


भ्गवत्पतञ्जलि-विरचित 


' व्याकरण महाभाष्य . 


(प्रथम नवाह्विक) 


अनुवादक 
चारुदेव शास्त्री: 


मोतीलाल बनारसीदास: 
दिल्ली ॥ वाराणसी ए “पटना 


छः | 
(0-0. Prof. Satya-Vrat,Shastri Collection, New, Delhi, Digitized by eGangotri 
| दै 





भगवत्पतञ्जलि-विरचित 
व्याकरण-महाभाष्य 
(प्रथम नवाहद्धिक ) 


हिन्दी अनुवाद तथा विवरण 


अनुवादक व विवरणकार 
श्री गान्धिचरितम्‌, अनुवाद कला, उपसर्गार्थ-चन्द्रिका, प्रस्तावतरङ्गिणी, 
वाक्यमुक्तावली, व्याकरणचन्द्रोदय, शब्दापशब्दविवेकेः 
आदि ग्रन्थो के निर्माता तथा वाक्यपदीय के परिष्कर्ता 





। चारुदेव शास्त्री 
एम. ए., एम. ओ. एल्‌. 


¢, 
he Mah si) 





) मोतोलाल बना रसीदास 
कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ 


क्क 


अकाशित तय 





नमो भगवते पतज्ञलये । नमो गुरुभ्यः । 
प्रकतकृतिविषयक किश्चिद्वक्तव्य 
महाभाष्य के प्रथम आह्विकत्रय का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए मेने लिखा था-- 


“यह अनुवाद किस लिये हुआ है । इस लिये नहीं कि महाभाष्य की भाषा किष्ट 
हे, दूर व्यवहित अन्त्रय आदि के कारण दुर्बोध है । भाषा इतनी सरल, सुन्दर तथा 
मधुर है जितनी कि कभी हो सकती है । वस्तुतः इतने प्रसाद और माधुर्यभरे कुछेक ही 

ग्रन्थ समस्त संस्कृत साहित्य में मिलते हैं । जैसे मीमांसा शाबर भाष्य, शाङ्कर ब्रह्मधूत्र 
भाष्य, अथवा उपनिषदों के संवाद-स्थळ । तो प्रश्‍न होता हे कि फिर इस हिन्दी अनुवाद 
की क्या आवश्यकता थी ? उत्तर में यही कहना होगा कि भाष्याराय अति गम्भीर है जो 
अध्रौडावस्थ सुकुमारमति छात्रों के लिये प्रायः अगम्य है । प्राचीन विवरणकारा केयट आदिं 
महाविद्वानों के संस्कृत में किय हुए व्याख्यान निइचय ही आजकल अधिक जटिल प्रतीत 
होने लगे हैं, विशेषकर उद्द्योतकार नागेश की उक्तियाँ दुरूह तशा व्यामोहक प्रतीत होती 
हैं । भाष्य के विषय में भतहरि ने अपने वाक्यपदीय में कितना यथार्थ वचन कहा हे 


अळव्धगाधे गाम्भीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्‌ । 
तस्मिन्नक्ृतबुढीनाँ नेवावास्थिउ निश्‍चय: ॥ 


> 


अर्थात्‌ भाष्य में जहां अथाह गहराई हे वहाँ रचना-सौन्द्य के कारण 
अत्यन्त प्राज्ञलता है । इत्थम्भूत भाष्य में असंस्कृत (अपरिपक्क) बुद्धिवालों को 
भाष्य के आशय का निश्चित ज्ञान न हो सका । यदि भतृहरि के समय में 
तथा उससे पूवं ऐसी अवस्था थी तो आज यदि भाष्याशग्र की दुर्बोधता की 
अनुभूति हो तो क्या आइचये हे । अतः हम ने भाषान्तर करते हुए सर्वत्र 
भाष्याशय को स्पष्ट करन का यत्न किया हे । स्थान-स्थान पर भाष्य के पौर्वापर्य 
की संगति दिखाने के लिये तथा भाष्यकार के अभिप्राय के स्पष्टीकरण के लिये 
सुविस्तृत टिप्पण दिये हैं । व्याख्येय पदों का अर्थ. निदेश तथा विग्रह आदि 
भी दिया हैं। इसी से इस कृति की कृतार्थता है, अन्यथा भाषान्तर मात्र व्यथ- 
सा होता । मुझे पूण आशा दै, भाश्य-म्मज्ञ विद्वान्‌ इस का आदर करेंगे और 
भाष्यार्थ जित्ताठु संस्कृत छात्र इसे रुचि से पड़ कर लाभ उठायेंगे ।? 

यह मेरी आशा पूर्ण रूप स सश्रद्ध हुई । विशेषज्ञ विद्वानों ने इस क्रति 
का सविशेष समादर क्रिया । छात्रवगे में इस का प्रचुर प्रचार हुआ। इस 


र RA भै € कों दः 
से मुझे प्रणा मिली कि में इस अनुवादकाय को आगे बढ़ाऊँ ॥ प्रकाशक 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


> >> NNN IRS 


1 


032) 
Vo 


























(२) 


महोदय श्रेष्ठी श्री सुन्दरलाल जी से पयाप्त प्रवर्तना प्राप्त हुई जिस से पराङ्मुख 
रहना मेरे लिये दुष्कर हो, गया । सो मैंने आगि बढ्ने का निश्‍चय किग्रा आर 
अगले छः आहिकों पर कार्य प्रारम्भ किया । कार्योन्तर व्यासङ्ग के कारण यह 
कार्यं ४ वर्ष के पश्चात्‌ सन्‌ १५६६ में समाप्त हुआ। दो वर्ष इस के मुद्रण 
_ म॑ ळगे। प्रथम तीन आहिकों का फिर से पर्याप्त परिष्करण किया गया । भाव- 
 प्रदर्वीनाथे अनेक नये टिप्पण दिये गय्रे। अगले छः आहिकॉ की सभ्रपञ्च विशद 
व्याख्या की गई । विस्तीर्णता का इतने से अनुमान हो सकता है कि नौ आहिकों 


परिमाण के ७४३ पृष्ठों में परिपूर्ण हुई हे । जहाँ 


_ भाष्यस्थ पद-वाक्यों का यथेष्ट विशकलन किया है वहाँ कैयट तथा नागेश की 
क्तियों का भी परिस्फुट विवेचन किया है । यथासंभव कोई भी” सन्दिग्ध स्थल 
व्याख्यानास्पृष्ट नहीं छोड़ा है । 
2 मुझे महान परितोष है कि मुद्रण अतिसुन्दर तथा परिशुद्ध हुआ है । पाठक 
- जन इमे अत्यन्त रोचक पायेंगे । 
` मुद्रित पाठ की जो डुलेभ परिशुद्धता सिद्ध हुई दे उस में मेरे स्नेह- 

भजन आयुध्मान्‌ पे० दुनीचन्द्र शास्त्री वि० बै० शोध-५स्थान साधु आश्रम (होश्यारपुर) 
; अन्यतम साहित्यमेशोधक्र ने जो मेरी सद्दायता की उसके लिये मैं इनका 
9 आभारी हूँ । इस निष्कारण प्रणय का एकमात्र निवेश मै इन्दे आशीवोद 


की यह व्याख्या 





यदि आयुः शेष हुई और जीवन निर्वाध निरातङ्क रहा तो यहृ पुण्य 
वर्षा में सिद्ध हो जायगा । यह सिद्धि भगत्रक्कपा और गुरुजनों के 


अनुवादक तथा विवरणकार 
विद्वच्चरणपङ्कजचञ्चरीक 
चारुदेच शास्त्री ॥ 





अथ शब्दानुशालनस्‌) 
१०५ ० © > 
अथेत्ययं शब्दो$घिकारार्थः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्र- 
अब शब्दानुशासन (= शब्द शिक्षण-नाम शास्त्र) का प्रारम्भ होता हे । 
यहां 'अथ? शब्द प्रारम्भ अर्थ में प्रयुक्त किया गया हे । शब्दानुशासन-नामक 





१. वेयाकरण-सम्प्रदाय में इसे भाष्यकार का वचन माना जाता हैं । भाष्य के 
लक्षण में स्वपदानि च वर्ण्यन्ते ऐसा कहने से भाष्यक्रार इसकी स्वयं व्याख्या करते 
हैं इसमें कुछ भी असमछझस नहीं । पर मनुभाष्यकार मेधातिथि इसे भगवान्‌ पाणिनि 
के सूत्र ग्रन्थ अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र मानते हैं। उनका कहना है कि-पौरुषेये- 
इवपि अन्थेषु नेव सर्वेषु प्रयोजनाभिधानमाद्वियते। तथा हि भगवान्‌ दाणिनिरनुक्स्वैव 
प्रयोजनम्‌ अथ शब्दानुशासनमिति सूत्रसन्दरभेमारभते ( मनु० १।१ ) । काशिकाकार 
अष्टाध्यायी की व्याख्या में प्रवृत्त हुए भथ शब्दानुशासनम्‌ को आदि में पढ़ते हैं 
और इसकी व्याख्या करते हें । इससे उनके मत में यह सूत्रकार का वचन है ऐसा 
झळकता है । अन्यदीय वचन से प्रारम्भ करने में कुछ भी औचित्य प्रतीत नहीं होता । 
कि च । पातज्ञल योगसूत्र का भथ योगानुशासनम्‌ प्रथम सूत्र हे, तो भथ 
शब्दानुशासनम्‌ यह पाणितीयाष्टक का प्रश्न सूत्र क्‍यों न हो । महा- 
भाष्यकार पतञ्जलि और योगसूत्रकार पतज्ञलि एक ही व्यक्ति थे, इसमें ऐतिह्य के 
अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं । वस्तुतः शब्दानुशासन अष्टाध्यायी की संज्ञा है और 
इसी बात को भाज्यक्रार शब्दानुशासन नाम शास्त्रम में नाम शब्द से स्पष्ट कर रहे 
हैं। अमरसिंह की अमर कृति का नाम भी प्रतिपाद्य विषय का निर्देश करते हुए 
नामळिङ्गानुशासन है । 

शब्दानुशासन शब्द में शब्दानामनुशासने शब्दानुशासनमू यह षष्ठी समास है । 
शब्दानाम्‌ यहां कर्म में षष्टी हे। अनुशासन क्रिया के कती आचार्य पाणिनि स्वतः 
गम्यमान हैं अतः उन्हें शब्द द्वारा नहीं कहा गया । केवल कर्म का ही प्रयोग किया गया हे । 
` कती क दोनों का प्रयोग न होने से उभय प्राति नहीं है, अतः यहां उभयप्राप्ती कर्मणि 


से षष्ठी न हो कर कतकमैणोः कृति से षष्ठी हुई दै) उस में कर्मणि च से षष्ठी समास - 


का निषेध न होगा तो इध्मप्रब्रश्चनः की तरह शब्दानुशासनम्‌ यह समास का रूप 
शुद्ध बन जायगा । 


२. अथ यह निपात आरम्भ अर्थ का द्योतक है । कोषकार इसे मंगळ 
परिपूर्ण ७ थी बज क 
भनन्तर, आरम्भ, प्रश्‍न, कात्स्न्ये ( ता) इन अर्था में पढ़ते हैं । पर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


I 


२ व्याकरणम दा भाष्य 


मधिकृतं चेदितव्यम्‌। केषां' शब्दानाम | लौकिकानां वैदिकानां जप 
छौकिकाँस्तावत्‌- गोरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिछंगो ब्राह्मण इति । वेदिकाः 
खल्बपि--शन्नो देवीरभिष्टये (अ. सं. १,१,१), इषे त्वोज्जे त्या (ते. सं. १,१, 
१,१), अग्निमीळ पुरोहितम्‌ (ऋ. १,१,१), अग्न आयाहि चीतय (सा. त. १, 
१,१) इति | 


शास्त्र (यहां से) प्रारम्भ होता है ऐसा जानना चाहिए । 

किन शब्दों का भनुशासन ? लौकिक भौर वेदिक इन दोनों प्रकार के 
शब्दों का। लौकिक शब्द जैसे-गौः, भरः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः (-पक्षी), 
स्रुगः, ब्राह्मणः । वेदिक भी जैसे- शन्नो देवीरभिष्टये, इषे त्वोज्जे त्वा, अग्निमीळे 
पुरोहितम्‌ , अग्न अ.याहि वीतये इत्यादि । 


मंगळ भथ शब्द का द्योत्य अर्थ नहीं । जैसे किसी दूसरे के लिय लिये जा रहे दही 
- का दर्शन मंगल है ऐसे ही अथ दाब्द वा श्रवण मंगळ है। भगवान्‌ शङ्कराचार्य का 
बचन भी है- अथान्तरप्रयुक्त एव ह्यथशब्दः रसपरा मङ्गळप्रयोजनो भवति । 


१. यद्यपि शब्दानुशासन शब्द में शब्द शब्द गुणीभूत हे। उत्तरपद 
अनुशासन के साथ उस का अर्थ संसृष्ट है पदार्थ: पदार्थेनान्वेति न तु तदेकदेशेन इस 
नियम के अनुसार शब्दानुशासन इस सम्पूर्ण पदार्थ के एकदेश - शब्द शब्द का पथक्‌ 
परामश न होने से केषां शब्दानाम्‌ यह प्रन अनुपपन्न हे । इस के स्थान में 
कीदृशं शब्दानुशासनम्‌ ? ऐसा प्रश्‍न होना चाहिये था । उसका उत्तर भी लौकिकानां 
वैदिकानां च न हो कर लौंक्किर्क वैदिक च ऐसा होना चाहिये तो भी सम्पूर्ण पदार्थ के 
एक्रदेश अथवा गुणीभूत शब्द शब्द का भी बुद्धि से परामशे कर के उक्त निर्देश 


बन जायगा । अन्यत्र भी भाष्यकार के ऐसे प्रयोग हैं, जैसे राजपुरुषोऽयम्‌ । 
कस्य राज्ञः ॥ 


२. लौकिक का अर्थ हे लोक में प्रसिद्ध। लोक से यहाँ सर्वलोक अभिप्रेत है। 
साधु शब्द लोक में सवत्र प्रसिद्ध होते हैं और अपभ्रंश कहाँ-कहीं । सो यहाँ सर्वलोक- 
प्रसिद्ध साधु शब्दों का अनुशासन है, अपभ्रंशो का नहीं । लौक़िक वाग्व्यवहार में 
पदानुपूर्वी नियत नहीं होती, वेदवाक्यों में पदानुपूर्वी नियत है, वह बदली नहीं जा 


सकती । अतः लौकिक शब्दों को एक-एक करके स्वतन्त्र रूप में पढ़ दिया है, पर 
वदिक शब्दों को मन्त्रस्थ-क्रम-विशिष्ट ही पढ़ा हे । 


३. शन्नो देवी ... ... यह अथवेवेद की पिप्पलाद शाखा का प्रथम मन्त्र है । श्री 


दुर्गामोइन भद्चचाये दारा सम्पादित था कलिकाता संस्कृत कालेज क्षनुसन्प्रानःपरन्थ-माला 


प्रथम भाद्विक ३ 


२ 


अथ गौरित्यत्र कः शब्दः | किं यत्तत्सास्तालाङ्गूलककुदखुर- 
विषाण्यर्थरूपं स शब्द: । नेत्याह । द्रव्यं नाम तत्‌ । यत्तर्हि तदिङ्गितं 
चेष्टिते निमिपितमिति ख शाब्दः | नेत्याह। क्रिया नाम सा । यत्तर्हि 
तच्छुछो नीलः कपिलः कपोत इति स दाब्दः । नेत्याह | गुणो नाम स: । 
यक्ताईद तद्भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वच्छिन्त सामान्यभूतं स शब्दः। नेत्याह । 





अब गौः इसमें कोनसा शब्द है ! क्या जो गलकम्बल, पूँछ, कुहान, खुर, 
सींगवाला पदार्थ हे वह शब्द है ? वयाक्ररण कहता है- नहीं, वह तो द्रव्य है । 

तो क्या जो सङ्केत करना (आंख भादि से हृदय के भाव का प्रकाशन) 
चेष्टा (शरीर की हलचल) तथा आँख का झपकना, वह शब्द हे? वेयाकरण कहता 
है--नहीं, वह तो क्रिया हे । 

तो क्या जो शुक्ल, नोल, कपिल (भूरा), कपोत (चितकबरा) है वह शब्द 
है । वेयाकरण कहता है--नहीं, वह तो गुण हे । 

तो फिर क्या जो भिन्न-भिन्न पदार्थो (द्रव्यो) में एकरूप हे और जो उनके 
नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, सब में साधारण, भनुगत है वह शब्द हे? 
चेयाकरण कहता है--नहीं, वद्द तो जाति है । 


में प्रकाशित पेप्पलाद संहिता प्रथम काण्ड देखें । संभवतः भाष्यकार पिप्पलाद 
शाखीय अथवेत्रेदी थे । खण्डिकोपाध्य्रायस्तस्मै चपेटां ददाति इस वचन से भी भाष्य- 
कार का अथवेवेदी होना संक्रेतित माना जाता है । 

१. लोक-्यवहार से यह विदित ही है कि शब्द अर्थबोधक वर्णात्मक 
ध्वनि को कहते हें, तो गौः यहां शब्द कोन सा है यह जिज्ञासा ही नहीं होती । 
फिर इस प्रश्‍न का क्या आशय हे ? लोक में शब्द और अर्थ का अभेद से व्यवहार 
ही इस शङ्का का बीज है । सामने उपस्थित गलकम्बल आदि वाले पदार्थ के विषय में 
जब प्रश्‍न होता हे--यह क्या है, अर्थात्‌ इसका वाचक्र (नाम) क्या है, तो हमारा 
उत्तर होता हे-यह गौ हे। यहां यह पदार्थ का संकेत करता हुआ उद्देश्य है और 
गौ विधेय है । दोनों का सामानाधिकरण्य से निर्देश हुआ हे । अर्थ शब्द हे ऐसा 
ह रहे हैं। सो शब्द और द्रव्य का श्रभेद तो इतने से ही स्पष्ट हे। इसलिये इस 
अभेद के कारण द्रव्य मै शब्द की शङ्का उपपन्न ही हे । रही जाति, गुण, क्रिया में 
शब्द की शङ्का की उपपत्ति, सो यूं है--जाति, गुण, क्रिया का, जो द्रव्य में रहते हैं, 
सीधा शाब्द के साथ अभेद न सही, तो भी जाति-व्यक्ति का, गुण-गुणी का, क्रिया- 


क्रियावत्‌. का अभेद होने से जाति, गुण, क्रिया से अभिन्न द्रव्य के साथ अभेंद-प्राप्त 
खे, 
हुए शब्द का जाति, गुण, क्रिया के साथ भी अभेद सिद्ध हो जाता है। गौः इस उच्चा- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


FF नड 
| न 


छि ष्याकरणमदाभाष्य 


आइतिर्नाम सा । कस्तहि शाब्दः | येनोच्चारितेन सास्नाळाङ्गूलककुद्‌- ` 
® ३ 
खुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः । 
~ 
अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनि शाब्द इत्युच्यते । तद्यथा-- 
८० [तय द ९ 
शाब्दे कुरु, मा शब्दं कार्षीः, शब्दकार्ययं माणवक इति ध्यान कुवन्नच- 
झुच्यते । तस्माद्‌ ध्वनिः शब्द: । 
॥ च 
कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ? रक्षोहागमलध्वसन्देहाः 
७ येयं ८ ~ 
प्रयोजनम्‌ । रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । लोपागमवर्णविकारश्ञो हि 





तो आखिर शब्द दे क्या ? 

जो उच्चरित ध्वनियां से अभिव्यक्त होकर गळकम्बळ, पूँछ, कुहान, खुर, 
सींग वाळे गो व्यक्तियों का बोध कराता दै वह शब्द है । 

अथवा लोक-व्यवद्दार में जिस ध्वनि से अर्थ का बोध होता हे चह शब्द 

कहलाता है । जैसा कि ध्वनि करते हुए एक छड़के को उद्देश करके कहा जाता है-- 

(भौर अधिक) शब्द करो, शब्द मत करों, यह लड़का शब्दकारी (शोर करने वाळा) 
है । अतः ध्वनि शब्द हे । 

शब्दानुशासन (शास्त्र के अध्ययन) के क्या-क्या प्रयोजन हैं ? 


रक्षा, ऊद्द (विभक्ति आदि का परिवर्तन), आगम (विधायक शास्त्र), 
छाघव (सरलता, आसानी), सन्दहनिवृत्ति--ये प्रयोजन हैं । 


. रण के अनन्तर बुद्धि में जो नाना अर्थ (द्रव्य के अतिरिक्त) जाति गुण क्रिया 


भासते हैं उनके साथ भी शब्द का तादात्म्य होने से उनके विषय में भी ये शब्द हैं 
यह शाङ्का युक्त ही दे । 


१. वैयाकरण का मत है कि उच्चारित होकर क्षणान्तर में नष्ट हो जाने वाले 
वर्ण अर्थ का बोध नहीं करा सकते । उनमें वाचकत्व नहीं। जो श्रवण का विषय हे 
वह बोधक नहीं । वेधाकरण शब्द को एक नित्य तत्त्व मानता है जो उच्चारित 
ध्वनियों से अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त होने पर उस-उस अर्थ का बोध कराता 
है। इसलिये उसे “स्फोट” कहते हैं, जिसका अर्थ है--स्फुटत्यथोंऽस्मादिति । 


२. यहाँ लोक-व्यवहार में जेसा शब्द समझा जाता हे उसका लक्षण किया है, 
काये > | से 
यह है, अनित्य है । #यायिक्‌ इसे ही शब्द समझते हे गव by eGangotri 


प्रथम आह्विक ५ 


सम्यग्वेदान्‌ परिपालयिष्यतीति । ऊषः खल्वपि। न स्र्वेलिज्ञैन च 
सर्वा भिर्विभक्तिभिवेंदे मन्त्रा निगद्ताः। ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण 
यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्नावैयाकरणः राकनोति यथायथं 
विपरिणमयितुम्‌ | तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌। आगमैः खल्वपि। ब्राह्मणेन 

( वेदों की) रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ना चाहिए। क्योंकि लोप, आगम, 
आदेश को जानने वाला वेदों की ठीक तरह से रक्षा कर सकेगा। ऊह भी प्रयोजन 
है । वेद में मन्त्र सभी छिङ्गों में और सभी विभक्तियों सहित नहीं पढे गये । उन्हे 
यज्ञ में प्रवृत्त हुए पुरुष को अवश्य ही उचित रीति स बदलना होता है। (और) 
व्याकरण न जानने वाला उन्द उचित रीति से बदल नहा सकता । इसलिए व्याकरण 
पढ़ना चाहिये । 


शास्त्र भी (ब्याकरणाध्ययन का) प्रयोजक (विधायक, प्रेरक) हे । (वह कद्दता हे) 


१, भाव यह है कि लोक में लोप, आगम और आदेशों को न देखकर और 
वेद में उन्हें देखकर व्याकरण न जाननेवाला भ्रान्त हो सकता हे और लोक का 
अनुसरण करते हुए वेदिक शब्दों को भी वैसे ही पढ़ने की चेष्टा करेगा ऐसी संभावना 
हो सकती हे । देवा अदुह--यहां 'र्‌ का आगम हुआ है और "त? का लोप। लोक 
में अदुद्दत ऐसा लङ्‌ ब्रहु० आए में प्रयोग होता हे । मध्या कतोविततं संजभार 
यहां द्द के स्थान में भ्‌ आदेश हुआ हे । लोक में संजहार रूप प्रसिद्ध है । 

२, प्रकृति याग में विनियुक्त मन्त्रों के देवतादि वाचक पदों को विकृति याग 
के देवता आदि का बोध कराने के लिए. बदलना ऊद्द कहलाता हे । सब इशष्टियायों 
की दर्शपूर्णमास प्रकृति है और सभी सोमयागों की अभिष्टोम याग प्रकृति है। जिसमें 
इतिकतव्यतः पूर्णरूप से ही कही होती है वह प्रकृतियाग होता है और जिसमें  प्रकृतिवद्‌ 
विकृति: कर्दव्या इस वचन से प्रकृति याग से ली जाती हे वह विकृति । अत्र प्रकृति 
याग के अग्नये त्वा जुष्टं निवेपामि इस मन्त्र में आये हुए अग्नि शब्द के स्थान 
पर सौर्य चरे निवैपेदू ब्रह्मवचैसकामः (त्रह्मतेज चाहता हुआ सूर्य को चरु की आहुति 
दे) इस वचन के अनुसार चतुथ्येन्त सूय शब्द का प्रयोग करके सूर्याय स्वा जुष्ट निर्‌- 
वपामि इस मन्त्र से आहुति देनी है । यह प्रकृति का उह है, विभक्ति का नहीं, विभक्ति 
वही रही । लिङ्ग का ऊह यथा-_देवीरापः छद्धाः स्थः में स्त्रीलिङ्ग, झुद्धाः के 
स्थानपर देवाऽऽज्य झुद्धमसि इस मन्त्र में आज्य शब्द के साथ अन्वित होने के कारण 
शुद्धम इस प्रकार नपुंसक लिंग में विपरिणाम । 

३. आगम के साथ आया हुआ भ्रयोजन शब्द भ्रयोजक को कहता है। यहाँ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६ व्याकरणमहाभाष्य 


निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो शेयइचेति। प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु 
व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यल्लः फळवान्भचति । 7१ न्नि > त्‌ 


लघ्वथ चाध्ययं व्याकरणम्‌ | ब्राह्मणनावइय शब्दा जेया इति। न 
चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शाब्दाः शाक्या ज्ञातुम्‌। असंन्देहार्थ 
चाध्येयं व्याकरणम्‌ । याशिकाः पठन्ति-स्थूळप्रपतीमाग्निचारुणीमनङ्चाही- 
माळभेतेति । तस्यां सन्देहः स्थूला चासौ पृषती च स्थूलपृषती, स्थूलानि 
पूषन्ति यस्याः सेयं स्थूलपृषतीति | तां नावेयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति । 
यदि पूर्वपदप्रक्कतिस्वरत्वं ततो बहुब्रीहिः; अथ समासान्तोदात्तत्वं 
ततस्तत्पुरुष इति । 





ब्राह्मण को बिना कारण ( लाभ आदि प्रयोजन-रहित) धमेस्वरूप छुः अंगों 
वाला वेद पढ़ना चाहिए और उसे जानना चाहिए। छुः अंगों में व्याकरण 
प्रधान हे और प्रधान मै किया हुआ यत्न प्रचुर फळ वाला होता है। 

लाघव के कारण व्याकरण पढ़ना चाहिए । ब्राह्मण को शव्द अवश्य जानने 
हैं । व्याकरण को छोड़ और किसी लघु ( छोटा, सरळ ) उपाय से शब्द जाने 
नहीं जा सकते । 

सन्देह की निवृत्ति के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिये । याज्ञिक (कर्मकाण्डी) 
लोग पढ़ते ह-स्थूलएषती गाय को अग्नि तथा वरुण देवताओं के उद्देश से आलस्भन 
करे अर्थात्‌ भेंट दे । स्थूलप्रषती इस विशेषण पद्‌ के भथ में सन्देह होता हे, वह 
मोटो भी है भौर बिन्दुमती भी हे (ऐसा अर्थ हे) अथवा जिसके ( शरीर पर ) स्थूल 
बिन्द है ऐसा | जो व्याकरण नहीं जानता वह उसके विषय में स्वर से निश्चय नहीं 
कर सकता । यदि ( समास “स्थूलपृषती? ) के पूर्वेपद ( स्थूल ) का अपना ही स्वर 
यहां हे तो यह बहुब्रीहि हे, यदि समास का अन्त्य अच्‌ उदात्त ह ता यह तत्उुर्ष ह। 
रक्षोहागमलध्वसन्देहाः यह द्वन्द्व बहुवचनान्त है, पर प्रयोजनम्‌ यह एकवचनान्त हे । 
यहां एकशेष हुआ हे--प्रयोजनी ( रक्षा) च प्रयोजनइच प्रयोजनरच प्रयोजनं (लघु) 
प्रयोजनइचति प्रयोजनम्‌ । पक्ष में प्रयोजनानि भी होगा । इसमें नपुंसकमनपुसकेनेकव- 
च्चास्यान्यतरस्याम्‌ (१।२।६९ )--यह शास्त्र प्रमाण हे! 

१, यहां असन्देह शब्द में सन्देह का प्रागभाव समझना चाहिये | प्रध्वंस नहीं । 





. वेयाकरण को सन्देह उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता | बल्कि उसे सर्वथा सन्देह उत्पन्न 


हौ नहीं होता। 
२. वेदार्थ मै स्वर (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ) नियामक है। मनमाना अथ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आतह्लिक ७ 


इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि--तेऽसुराः। दुष्टः 

ब्दः । यदधीतम्‌ । यस्तु प्रयुङ्क्ते। अविडांसः। विभक्तिं कुबन्ति। यो 

चा इमाम्‌। चत्वारि। उत त्व: | खकतुमिव। सारस्वतीम्‌ । दास्यां 
पुत्रस्य । सुदेवो असि वरुणेति । 


तेऽसुरा हेलयो हलय इति कुचैन्तः परावभूबुः। तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न 
स्ळेच्छितचे नापभाषितवे । स्ळेच्छो ह वा पष यदपशब्दः । तेऽसुराः 


दुष्टः शब्दः । “दुष्टः शाब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न 


दाब्दानुशासन के यह और भी प्रयोजन हें-तेऽसुराः । इष्टः शब्द: । यद- 
धीतम्‌ । यस्लु प्रयुङ्क्ते । अविद्वांसः । विभक्ति कुबन्ति यो वा इमाम्‌ । चत्वारि । उत 
त्वः । सक्तुमिव । सरस्वतीम्‌ । दशम्यां पुत्रस्य । सुदेवो असि वरुण इति। 

वे असुर हेलयः, हेलयः ( हे झात्रुओ, हे शन्नुओ ) चिल्लाते हुए पराजित हो 
गये । इसलिये ब्राह्मण को म्लेच्छन अर्थात्‌ अपभाषण नहीं करना चाह्दिये। जो 
अपशब्द हे वह निश्चय से म्लेच्छ है । तेऽसुराः । 

स्वर और वर्ण की दृष्टि से अझुद्ध उच्चारण किया हुआ दोषयुक्त शब्द 
अपने विवक्षित अर्थ को नहीं कहता । वह वाणीरूप वञ्च हो यजमान को मार देता हे 
जल इन्द्रशतन्न॒ ( दृत्र ) स्वर दोष के कारण मारा गया । दम दोष-युक्त शब्दों का प्रयोग 

कर, इसलिये हमें व्याकर ग पढ़ना चाहिये । दुष्टः दाब्दः | 





nn 


नहीं किया जा सकता । स्वर और संस्कार ( =्रकृति प्रत्ययादि से शब्द की व्युत्पत्ति ) 
जाने विना अथ का बोध नहीं हो सकता और स्वर संस्कार व्याकरण से ही जाने जाते 
हं। स्थूळऱषतो शब्द के अर्थ में जत्र सन्देह हुआ तो इसका निश्चय स्वर को देखकर 
ही हो सकता है । अब व्याकरण शास्त्र बताता हैं बहुघरीह प्रकृत्या पूवेपदम्‌ (६।२।१ ) 
अर्थात्‌ बहुत्रीहि समास में पूर्वयद का ही अपना स्वर ( =उदात्त ) रहता हे शेष निघात 
( अनुदात्त ) हो जाता हे । कारण कि पद में ( यहां समात होकर जो नया पद बर्ना 
हे उसमे भी) एक अच्‌ उदात्त होता है (अथवा स्वरित होता हे ) शेष अनुदात्त 
रहता है । स्थूल शब्द अन्तोदात्त हे। इसका पृषत्‌ के साथ समास हुआ 
हैं। समस्त पद में एक ही स्वर ( उदात्त ) होने से एषत्‌ निघात होगा । समास होकर 
स्त्रीत्व विवक्षा में डगितश्च ( ४।१।६ ) से डीपू प्रत्यय होगा । डीप्‌ प्रत्यय भी अनुदात्त 
होता है, अतः पृषती भी सारा अनुदात्त ही रहेगा। पर स्थूल के ल ( उदात्त )से 
परे पृ अनुदात्त को उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( ८।४।५६ ) से स्त्ररित होकर शेष दो 
अनुदात्तो का प्रचय रहेगा । तो स्थूळएंषती ऐसे स्वराइन होगा । तत्पुरुष में समासान्त 
उदात्त होने से स्थूलपूषती ऐसा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


८ वध्यांकरणमदाभाष्य 


तमथमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथन्द्वशञ्ञः श्वरतोऽपराधात्‌”॥ 
इति । ढुष्टाञ्छन्दान्मा प्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्‌ | दुष्टः शाब्दः । 
यद्धीतम्‌। “यदधीतमविज्ञातं निगदेनेव शाब्यते । अनज्नाचिँच 
झुष्केधो न तज्ज्वळति कर्हिचित्‌ ॥? तस्मादनर्थकं माधिगीष्महीत्यध्येय॑ 
व्याकरणम्‌ | यदधीतम्‌ । 
यस्तु प्रयुङ्के । “यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशछो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ 
व्यवहारकाले । सोऽनन्तमाप्नोति जये परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चाप- 


शाब्दः ॥ कः | वाग्योगविदेर्चे । कुत एतत्‌ । यो हि शब्दाज्ञानात्यपशाब्दा- 


_ जा (सन्त्रादि) अक्षरादिरूर से ग्रहण तो किया, पर समझा नहीं, कवळ पाठ 
मात्र से उच्चारण किया, वह कभी भो प्रकाश नहीं करता जैले अगि के अभाव में 
सूखा ईन्धन कभी नहीं जलता । यदधीतम्‌ | 

जो शब्दों के प्रयोगविशेष में कुशल व्यवहार के समय उन्हें ठीक-ठीक प्रयोग 
करता है वह राब्दाथ सम्बन्ध जानने वाला परलोक में भनन्त उत्कर्ष को प्राप्त होता 
और अपरब्दों से पाप का भागी होता हे । 

कौन ? 

शाब्दार्थ सम्बन्ध जाननेवाला ही । 


? १. ऐसी कथा हे कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इन्द्र ने मार दिया । अब 
त्वा इन्द्र को मारने के लिये एक अभिचार याग करता है। उसमें वह स्वाहेन्दशच्रु- 
बैधैस्व ऐसा मन्त्र पढ़ता है । यहां शत्रु क्रिया शब्द है संज्ञा शब्द नहीं । शत्रु-शातयिता 
=नाशक। अब त्वष्टा यह कहना चाहता था कि हे अग्नि तू ऐसे बढ कि तेरी ज्वालाओं 
में उत्पन्न हुआ असुर ( बृत्र ) इन्द्रशत्रु अथोत्‌ इन्द्र का नाशक हो । यह अभिप्रेत 
अथे तब सिद्ध होता यदि वह इन्द्रशत्रु शब्द को तत्पुरुष समास बनाकर इसके अन्त 
में उदात्त पढ़ता | पर उसने प्रमाद से पूर्वपद्‌ के प्रकृति स्वर से युक्त पंढ़ दिया जिससे 
यह बहुब्रीहि समास हो गया, जो अन्य पदार्थ प्रधान होता है जिससे वह. यह कह बेठा 
क्रि हे अग्नि तू इन्द्र है नाशक जिसका ऐसे रूपवाला होता हुआ बढु। तिस पर वृत्र 
उत्पन्न होता हुआ ही इन्द्र स मारा गया । यह कथा तेत्तिरीय संहिता के द्वितीय काण्ड 
के पञ्चम प्रपाठक में दी गई है। 

२, अनग्नौ--यहाँ उपदलेषरूप आधार में सप्तमी हे । उपरलेष=संयोग, 
सामीप्य। अर्थात्‌ जब अग्नि का ईन्धन के साथ संयोग नहीं । 

३. माङ्‌ उपपद्‌ होनेपर इङ्‌ अध्ययने का यह लढ उत्तमपुरुष बहु० में रूप-हे । 

४. प्रत्यासत्ति से ( पास मे श्र्यमाण होने से) वाग्योगविदू का ही दुष्यति 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम भाहिक ५ 


नप्यसौ जानाति | यथैव हि शाब्दज्ञाने धर्मः, एवमपराब्दश्ञानेऽप्यधमैः | 
अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति । भूयांसोऽपशाब्दाः, अद्पीयांसः शाब्दा इति | 

फकेकस्य हि शब्दस्य वहवोऽपश्रंशाः | तद्यथा । गोरित्यस्य इाब्दस्य 
गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्यवमादयोऽपञ्चंशाः। अथ योऽवाग्योगवित्‌। 
अज्ञाने तस्य शरणम्‌ | विषम उपन्यासः ! नात्यन्तायाऽज्ञानं शरणं भवितु- 
मर्हति । यो ह्यजानम्वे ब्राह्मणं हन्यात्‌ सुरां चा पिवेत्सोऽपि मत्ये पतित; 
स्यात्‌ । एवं तर्हि । खोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविदू दुष्यति चापः 
शाब्दः ॥ कः । अवाग्ग्रोगचिदच । अथ यो वाग्योगचिद्‌ , 1वज्ञानं तस्य 
शरणम्‌ । छ पुनरिदं पठितम्‌। श्राजाँ नाम इलोकाः। कि च भोः इळोका 








ऐसा केसे जाना ? 
जो शब्दों को जानता हे वह अपशब्दों को भी जानता है । जैसे शब्द-ज्ञान में 
धर्म हे वेसे ही अपराव्दज्ञान में अधर्म भो । अथवा अधिक अधम होता हे | 
क्यों 
इस लिये कि अपशब्द अधिक हें, शब्द ( उनकी अपेक्षा ) थोड़े हें । 
एक-एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश होते हं, जसे “गो' इस एक शब्द के गाची 
गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश होते हें। अब जो वाग्‌ अर्थ सम्बन्ध को 
हीं जानता उसका अज्ञान रक्षक होता हे, अर्थात्‌ अज्ञान उमे पातित्य से बचायेगा । 
यह कथन ठी 1 । अज्ञान पूर्णरूप से बचा नदी सकता । जा काइ न जानता हुआ 
भी ब्राह्मण की हस्या कर दे. अथवा सुरा पीए, मं मानता हूँ कि वंह भी पतित होगा । 
अच्छा तो सोऽनन्तमाप्नोत जये परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्द:--यह जो 
पढा है यहाँ इष्यति? का कर्ती कौन हे १ निड्चित ही अवाग्योगविद्‌ क्योंकि जो वाग- 
योग़रविदू ( शब्दार्थसस्बन्ध का जानने वाळा ) है विशिष्ट ज्ञान उसका रक्षक दै | 
यह वचन कहो पढ़ा है ! 
आज नामक इलोक हैं (वहां) । 
क्यों जी, इलोक भी प्रमाण होने लगे ! 





क्रिया-पद्‌ के साथ अन्वय होना चाहिये, ऐसा पूवपक्षी का अभिप्राय हैं। जिसे वह 
आगे युक्ति से पुष्ट करता है । 

१. कहने वाले का भाव यह है कि अज्ञान से किया हुआ कमे मानो न कियासा 
होता है, उस से पाप का प्रसङ्ग नहीं । 

२, इसे भाष्यक्रार स्वयं आगे चलकर अथवा पुनरस्तु ज्ञान एव धमः 
इत्यादि सन्दर्भ से स्पष्ट करेंगे । 2 

३. आज नाम से प्रसिद्ध कात्यायन प्रणीत इलोक कदे जाते हैं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१० व्याकरणमहाभाष्य 


अपि प्रमाणम्‌ । कि चातः । यदि इलोका अपि प्रमाणम्‌ , अयमपि इलोकः 

प्रमाणं भचितुमर्हति। “यढुदुस्बरवर्णानाँ घटीनां मण्डळं महत्‌ | पीतं न 

. गमयेत्स्वग किं तत्‌ क्रतुगतं नयत्‌ ॥” प्रमत्तगीत एष तत्रभचतः। यस्त्व 
प्रमत्तगीतस्तत्प्रमाणम्‌ । यस्तु प्रयुङ्क्ते ॥ 

अविद्वांसः | “अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नास्नो ये न प्छुति चिः । कामं 

तेषु तु बिप्रोष्य स्त्रीष्वित्रायमहं वदेत्‌ ॥” अभिवादे स्त्रीचन्मा भूमेत्यध्येयं 

व्याकरणम्‌ । अविद्वांसः ॥ 


इससे च्या हुआ ? 

यदि इलोक भी प्रमा! ६ तो यह इलोक भी प्रमाण हो जायेगा । 

जो तांबे के वर्ण वाळी म ब्यों का बड़ा समूह पीभा हुआ स्वर्ग की प्राप्ति 
नहीं करा सकता तो यज्ञ (सौः .नणी याग) में थोड़ा-सा सुरापान कभी स्वर्ग की प्राप्ति 
करा सकता है १ 

प्रमाद (अनवधान) से पढ़ा हुआ यह पूज्य का वचन है । 

जो (कोई अन्य) वचन सावधान होकर पढ़ा गया है वही प्रमाण है । 

अविद्वांसः । जो अविद्वान्‌ भभिवादन के उत्तर (आशीर्वाद वाक्य) में 
(भसिवादक के) नाम को प्लुत करना नदी जानते, बाहिर से भाकर उन के प्रति 
- मले ही अयमहमू=्यह में हूँ पेसा कहे जैसे स्त्रियों के विषय में कहने की रीति हे। 

अभिवादन में हमारे प्रति स्त्रियों का सा व्यवहार न ददो, भतः व्याकरण पढ़ना चाहिये। 


७ 


. १. सौत्रामणी-याग में किश्चित्‌ सुरापान का विधान हे, वह अज्ञाङ्ग है और 
अदृष्ट की उत्पत्ति में सहकारी हे । उस अदृष्ट से देत्यों को वश्चित करने के हेतु महदेदवर 
ने प्रमत्त-सा होकर उनकी इसमें अश्रद्धा उत्पस्न करने के लिये यह वचन कहा-- 
ऐसा सम्प्रदाय है । 

२. अभिवादन के विषय में मनु का ऐसा विधान है-- 
अभिवादात्पर विप्रो ज्यायांसमभिवादुयन्‌ । 
असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतंयेत्‌ ॥ 
नामधेग्रस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
तान्प्रा्ञोऽयमहं रयात्‌ स्त्रियः सवोस्तथेव च ॥ ( २ । १२२ ) 
अर्थात्‌ विप्र ( देवदत्त आदि ) अपने से बडी उम्र वाले को नमस्कार करना 
चाहता हुआ श्रपने नाम का उच्चारण करते हुए अभिवादये देवदतोह भोः ऐसा 
अभिवादन वाक्य बोळे । पर उन लोगों के प्रति जो प्रत्यभिवादन में नाम को प्छत 


क 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्विक ११ 


विभाक्ति कुवैन्ति । याज्ञिकाः पठन्ति--प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्या 
इति । न चाम्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिका: शक्याः कर्तुम्‌ । 
विभक्ति कुर्वन्ति॥ 

यो वा इमाम्‌। यो वा इमां . पदशः स्वरशोऽक्षरशाइच वाचं 
विद्धाति स आस्विजीनो भवति । आत्तिजीनाः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
यो चा इमाम्‌ ॥ 


विभक्ति लगाकर उच्चारण करते हें । यजुर्वेदी कर्मकाण्डी लोग पढ़ते हॅ-- 
प्रयाज मन्त्रो को विभक्ति-युक्त कर पढ़ना चाहिये, पर व्याकरण जाने बिना प्रयाजों 
को विभक्तियुक्त नहीं किया जा सकता । विभक्ति कुन्ति ॥ 

जो इसको । जो इस (वाणी का पद, स्वर तथा अक्षर के विषय में ठीक- 
ठीक उच्चारण करता है वह आरस्विजीन ( ऋत्विक्‌ प्राप्ति का अधिकारी यजमान 
अथवा ऋत्विक्‌ कम कराने का अधिकारी याजक) होता ३ | इम आस्तिजीन हों 
इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । यो वा इमाम्‌ । 


करना नहीं जानते, ऐसे ही सब स्त्रियों के प्रति भी अयमहम्‌ ही कहे । भगवान्‌ 
सूत्रकार पढत हैं-प्रत्यभिवादेऽशूद्रे ( ८ । २ । ८३ )। शाद्रविषयक प्रत्यभिवाद्न से 
अन्यत्र वाक्य की टि को प्लत होता हे । तदनुसार आयुष्मानेधि देवदत्ता३ इस प्रकार 
का आशझीवोद वाक्य होता हे । 

१. जब किसी कारण कर्म-विच्छेद हो जाय तो पुनराधेय इष्टि की जाती है । 
उस पुनराघेयेष्टि की इतिऊतेव्यता के विषय में यह वचन पढ़ा गया है । प्रयाज पांच 
होते हैं | थे पहले ही विभक्ति सहित पड़े ही हैं, फिर इस विधान का क्या अर्थ है। 
विभक्ति प्रत्यय है इससे प्रकृति का आक्षेप होता है और चूँकि त्वमझ्ने प्रयाजानां पुरस्तारवं 
पञ्चात्‌ ऐसा वेदवाक्य है, अतः अभि शब्द ही यहां प्रकृति ली जाती हे. और इसे 
प्रथमा ( सम्बुद्धि ), सप्तमी, तृतीया और द्वितीया इन चार विभवितयों से युक्त पढ़ा 
जाता है | समिधोड्ये आऊ. - व्येतु इत्यादि पांच मन्त्र हैं । पहले चार में अग्ने अग्ने 
अग्नावग्ने, अग्निना अग्ने, अग्निमग्ने इस प्रकार एक और अग्नि शब्द दिभक्ति युक्त 
पढ़ा जाता है । चतु प्रयाजेषु चतस्रो विभक्तीदेदाति नोत्तमे इस आपस्तम्ब के वचना- 

` नुसार अन्त्य पांचवें मन्त्र में अग्नि शब्द सविभक्तिक नहीं दिया जाता | 


२. विद्धाति-करोति, उच्चारण करता है। क्रिया-सामान्य से क्रियाविशेष 
विवक्षित है । वाजसनेय प्रातिशाख्य ( ८1२७ ) में भी कहा है-वर्णशोऽक्षरशो ज्ञानाद्‌ 
विभक्तिपदशोपि च । 

३. आर्खिजीन शब्द को दो प्रकार से व्युत्पादर्न करते हें । सूत्रकार कहते हैं-- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi: Digitized by eGangotri 


३२ ड्याकरणमहाभाष्य 


चत्वारि । “चत्वारि श्ट॒ज्ञा जयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सत्त हस्तासो 
अस्य । त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति महो देखो सत्यो आ विवेश ॥” इति। 
चत्वारि शएङ्गाणि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताइच | चयो अस्य 
पादाः चय: काळा भूतभविष्यद्वतमानाः । छे शीर्ष द्वौ शब्दात्मानी नित्यः 
कार्यश्च । सप्त विभक्तयः। त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे 
शिरसीति ! वृषभो वर्षणात्‌ । रोरवीति शब्द करोति | कुत एतत्‌ । रीतिः 
राब्दकर्मा । महो देवो मर्त्या” आविवेदाति महान्‌ देवः दाब्दः | मर्त्या 
मरणधर्म्माणो मनुष्यास्तानाविवेश । महता देवेन नः सास्यं यथा स्यादि" 
त्यध्ययं व्याकरणम्‌ । 

अपर आह-_चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्धाह्मणा ये 


चार । इसके चार सोंग हैं, तीन चरण हैं दो सिर हें और सात हाथ हैं। 
तीन स्थानों में बेधा हुआ वृषभ बड़ा शब्द करता हे । महान्‌ देव मनुष्यों में 
प्रवेश किये हुए है । जो इसके चार सींग कहे दें वे चार पदराशियां हैं और व हॅ-- 
नाम, आख्यात, उपसगे और निपात | जो इसके तीन पाद हैं वे भूत, भविष्यत्‌ , 
वर्तमान--ये तीन काळ हैं । जो इसके दो सिर कहे हैं वह दो प्रकार का शब्द हे-- 
एक नित्य, दूसरा कार्य (उत्पाद्य, अनित्य) । जो इसके सात हाथ हैं वे सात विभक्तियां 
हैं। “तीन स्थानों में बँधा हुआ! इस का अर्थ है--छाती; कण्ठ व सिर में बैंधा हुआ । 
(कामनाओं की) दृष्टि करने से वह वृषभ हें। रोरवीति का अर्थ हे शब्द करता हे । 
यह केसे ? रु धातु शब्द करने अर्थ में पढी है। महो देवः इत्यादि का अर्थ है-- 
(वह) मद्दान्‌ देव रूप शब्द मरण-स्वभात्र वाले मनुष्यों के भीतर प्रवेश किए हुए 
है। उस महान्‌ देव के साथ हमारा सायुज्य हो, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 

दूसरा कहता है--वाणी चार पदों में परिच्छिन्न हे, इन चार पदों को मन 





'यज्ञत्विग्भ्यां घबनो ( ५। १। ७१ ) अर्थात्‌ यज्ञ और ऋत्विक्‌ से उसके योग्य है 
इस अथे में क्रम से घ, खनू प्रत्यय होते हैं । इससे खमूप्रत्ययान्त आत्विजीन का अर्थ 
यजमान हुआ । इस पर वार्तिककार का कहना है कि यज्ञत्विग्भ्यां तत्क्मीईतीति चोप- 
संख्यानम्‌ इससे ऋत्विक्‌ के कमे. में योग्य होनेवाले में प्रत्यय होकर आविजीन 
ऋत्विक्‌ ( याजक ) का बोधक होता है । द 

१. ऋ० ४। ५८।३॥ 

२. वेद में वाक्‌ भादुदात्त पढ़ा है। पद्पाठ में भी पृथक्‌ पद ही पढ़ा है । 
अतः यद्‌ प्रवधान्त स्वतन्त्र पर है ऐवा प्रतीत होता है। प्रथमान्त का अन्वय सीधा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्विक १३ 


मनीषिणः । गुहा ओणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
चत्वारि चाकपरिमितानि पदानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग- 
निपाताइच । तानि विटुर्त्रहझणा ये मनीषिणः । मनस इपिणो मनीषिणः 
गुहा जीण निंहिता नेङ्गयान्त। गुहायां जीण निहितान नङ्गयान्त न 
चेष्टन्ते न निमिपन्तीत्यर्थः | लुरीयं वा एतद्वाचो यन्मनुष्येषु वतते चतुर्थ 
मित्यर्थः | चत्वारि ॥ 

उत त्वे: । “उत त्वः पञ्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः श्टण्वन्न श्टणो- 
त्येनाम्‌। डतो त्वस्मे तन्वं चिसस्रे जायेच पत्य उशती सुवासाः”? उत 
त्वः अपि खल्वेकः पझ्यन्नपि न प्यति वाचम्‌। अपि खलब्वेकः शटण्वन्नपि 
न श्रणोत्येनाम्‌ इति अविद्रांसमाहार्धम्‌। उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे तज्ञ 
विञ्गणुते । जायेच पत्य उशती सुवासाः । तद्यथा जाया पत्ये कामयमाना 


का संयमः किये हुए ब्राह्मण जानते हैं | इसके तीन भाग गुफा में छिप हुए चेष्टा नहीं 
करते | वाणी के चौथे भाग को मनुष्य ( साधारण अवैयाकरण ) बोलते हैं ॥ चार 
वाणी के परिच्छेदक पद-समूह नाम आख्यात उपसगै और निपात हैं । मनीषी ब्राह्मण 
उन्हें जानते हैं। मन पर अधिकार रखने वाळे मनीषी कहलाते हैं--गुहा'***--*-- 
नेङ्गयन्ति का भर्थ यह है कि तीन (भाग) गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते, 
झपकते नही । तुरीयः" `` `` वदन्ति का अर्थ यह हे कि यह वाणी का चौथा भाग है 
जो सनुष्यो में है (जो सजुष्य=अवेयाकरणों के व्यवहार में आता है) । चत्वारि । 

और एक । उत त्व:--इस सन्त्र का अर्थ यह हे--कोई एक वाणी को देखता 
हुआ भी नहीं देखता, दूसरा इसे सुनता हुआ भी निश्चय ही नहीं सुनता । ऋचा 
का यह आधा भाग अविद्वान्‌ के विषय में ह। उतो विमल्ने का भर्थ यह हे कि और 
किसी दूसरे के प्रति अपने स्वरूप को खोल देती हे । जायेव””“सुवासाः का अय यह 
है कि जिस प्रकार सुन्दर झुन्न वख धारण किये हुए (ऋतु-स्नाता) खी कामना करती 


लग जाता है--वाक्‌ चत्वारि परिमितानि पदानि भवति । षष्टी पूर्वपद समास मानने में 
जहां स्वर से विरोध पड़ता है वहां समास भी असमर्थ ही होता है, क्योंकि वाक्‌ का 
पदानि के साथ सम्बन्ध है । यहाँ चारों पदों से नाम, आख्यात, उपसगे और निपात 
ही अहण इष्ट है, परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी का नहीं । पढ़ कहने से ही 
उनका व्यवच्छेद हो जाता है । 
१. ऋ० १।१६४।४५॥ 
२. वेद में त्व एक अर्थ का वाचक सर्वनाम है। 
३. विसखे--यह विपूर्वक स्द का लिट्‌ प्रथम पु० एक० का रूप है । 
४. उशती--वश कान्तौ इस धातु का दात्रन्त स्त्रीलिंग रूप हे । 
५. सुवासाः, शोभने वाससी यस्याः सा । रजस्वला स्री मळवद्वासाः ( मेले 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१४ व्याकरणसदाभाष्य 


: ० ४ ७ (0 ~ SA 85% ~ 
सुवासाः स्वमात्मानं वित्रणुते एवं वाग्‌ वाग्विदे स्वात्मानं विद्षणुत । 
वाङ्नो विद्जणुयादात्मान मित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । उत त्वः ॥ 

सक्तुमिव । “सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनखा 
चाचमक्रत । अत्रा खखायः सख्यानि जानते भत्रैपां छच्मीर्निहिताऽधि 
चाचि ॥ सक्तुः सचतेकुर्घावो भवति। कसतर्वा विपरीताद्‌ विकसितो 
भवति । तितउ परिपचनं भवति | ततवद्वा तुन्नवद्वा । धीरा भ्यानवन्तः । 
मनसा प्रज्ञानेन । वाचमक्रत वाचमङ्पत । 

अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते। क्व। य एष दुर्गा मार्ग 
एकगम्यो वास्चिषयः । के पुनस्ते | वैयाकरणा: । कुत एतत्‌ । भद्रैषां लक्ष्मी- 


हुईं अपने पति के प्रति अपने शरीर को प्रकट करती हे इसी प्रकार वाणी वाणी को 


जानने वाले के प्रति अपने स्वरूप को प्रकट कर देती हें। वाणी अपने “स्वख्प को 
हमारे प्रति प्रकट करे इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । उत त्वः। 

सत्तुओं की तरह । जैसे सत्तुओं को चाळनी से छानते हैं ऐसे ही जत्र (जिस 
अवस्था में) ज्ञानी लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बल वाणी का व्याकरण (विइलेषण, 
प्रकृतिप्रत्यय-विभाग, दाव्दापशब्द-विवेचन) करते हैं तब ( उस अवस्था में ) समान 
दरोन वाळे आपस सं सायुज्य को अनुभव करते हॅ । कल्याणमयी लक्ष्मी इनकी वाणी 
में निहित होती है सक्तु सच धातु से निष्पन्न होता हे, इसे धोना (साफ करना) 
कठिन होता हे । हो सकता है कि सक्तु कसू धातु के आद्यन्त विपर्यय करने से बना 
हो, खिळा सा होता है ( इससे धात्वर्थ की संगति होती हे )। तितउ का अर्थ 
चाळनी है | यह विस्तार वाली अथवा छिद्रों वाली होती हे (इस लिये तिर.उ नाम 
हुआ)। धोर ध्यानी होते हें । मनसा का झर्थ हे प्रकृष्ट ज्ञान से। वाचमक्रत का 
अर्थ हे वाणी को व्याकृत किया । उत त्वः ॥ 

यहाँ समानख्याति ( समान दुरान ) वाळे होकर सायुज्य को भनुभव 
करते हैं । 


कहा? 
यह जो एक मात्र गम्य (साँकरा) दुर्गम वाणी का मागे है (वहा) । 
वे कौन हैं ? 


कपड़ों वाली स्नान न करने से ) होती है, इसीलिये उसे मलिनी भी कहते हैं । 


स्नान करने पर वह शुभ वस्न पहन लेती है, इतल्यि उसे यहाँ सुवासाः कहा है । 
१. अमर कोष में तितउ पुँल्लिज्ञ पढ़ा है । भाष्यकार-वचन-प्रामाण्य से 
नपुंसक लिङ्ग भी साधु है ॥ 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्विक १५ 


निहिता अधि वाचि | एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीनिहिता भवति । लक्ष्मी- 
लेक्षणात्‌ भासनात्परिवृढा भवति | सक्तुमिव ॥ 

सारस्वतीम्‌ । याज्ञिकाः पठन्ति “आहिताग्निरपदाव्दं प्रयुज्य 
प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टि निर्वपेत्‌ ।” प्रायश्चित्तीया मा भूमेत्यध्येयं 
व्याकरणम्‌ । सारस्वतीम्‌ ॥ 

दशास्यां पुत्त्रस्य । याज्ञिकाः पठन्ति--“दशम्युत्तरकाले पुत्त्रस्य 
जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमवृद्धं त्रिपुरुषानूकमनरि ~ 
प्रतिष्ठितम्‌ ।” तद्धि प्रतिष्टठिततमं भवति ' ड्यक्षर चतुरक्षरं वा नाम छृतं 
कुर्यान्न तद्धितम्‌ इति। न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता चा श्या 
विज्ञातुम्‌ | दशास्यां पुत्त्रस्य ॥ 

खुदेवो असि | “सुदेचो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः | अनु- 
क्षरन्ति काकुदं सूर्य सुषिरामिव ॥” सुदेवो असि वरुण सत्यदेचोऽसि । 
यस्य त सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः । अनुक्षरन्ति काकुद्म्‌। काकुदं 

वैयाकरण । 

यह क्या ? 

क्योंकि इनकी वाणो सें कल्य़ाणमयी रूचमी. निहित होती है। लक्ष्मी को 
इसलिये लक्ष्मी कहते हैं क्योंकि वह लक्षण करती हे, चमकती हे । अथवा अधिकार 


सरस्वती देवता को दिये जाने वाली | यजुर्वेदी लोग पढ़ते हँ--अग्न्याधान 
करके अपदाब्द का प्रय्रोग कर बेठने पर प्रायद्दिचत्त के निमित्त सरस्वती देवता के लिए 
इष्टि-याग कर । हस प्रायश्चित्त के योग्य न हौँ इस लिये हमें व्याकरण पढ़ना 
चाहिये । सारस्वतीम्‌ ॥ 

दशमी रात्रि के अनन्तर पुत्र का । याज्ञिक लोग पढ़ते हैं--पुत्र के जन्म से 
दशमी रात के बीतने पर (अर्थात्‌ ग्यारहवें दिन) उत्पन्न हुए पुत्र का नाम रखे, 
जो आदि में घोषवान्‌ वर्णवाला हो, . बीच में अन्तःस्थ वण वाला हो और वृद्धि स्वर 
(आ, ऐ, भो) से युक्त न हो, जो पिता के तीन पूर्व पुरुषों के नाम का स्मरण कराता 
हो और जो इत्रु के नाम के रूप में प्रसिद्ध न हो । [नाम दो अक्षर वाल अथवा चार 
अक्षर चाला रखें, वह कृदन्त हो, तद्धितान्त न हो । व्याकरण के बिना कृत्‌ वा तद्धित 
प्रस्ययों का ज्ञान ही नहीं हो सकता है । दशम्यां पुत्रस्य ॥ 

तू शोभन देव है । हे वरुण तू सुदेव=सत्यदेव दे जिसके गले से निकळती 
हुई सात नदियां (रसात विभक्तियां) ताल में बहती हें ' काकुद तालु होता हे कारण 
कि काकु नाम जिह्वा का हे और वह उसमें उठाकर छगाई जाती दै । सूर्म्यं छुषिरामिव— 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५६ व्याकरणमद्दाभाष्य 


तालु । काङुजिंह्वा, सास्मिन्नुयत इति काङुदम्‌। लूम छुषिरामिव 
तद्यथा शोभनामूर्मि सुषिरामग्निरन्तः प्रविश्य दहति एं ते सप्त सिन्धवः 
सप्त विभक्तयस्ताल्यलक्षरन्ति। तेनासि सत्यदेवः। सत्यद्‌चाः स्यामत्य- 
ध्येय व्याकरणम्‌ । सुदेवो असि ॥ 

कि पुनरिदं व्याकरणमेवाधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्वाख्यायतं 
न पुनरन्यदपि किञ्चित्‌ । ओमित्युकत्वा त्तान्तशैः शमित्यादीन्‌ शब्दाः 
न्पठन्ति। पुराकल्प एतदासीत्‌- संस्क्रारोत्तरकाळं ब्राह्मणा व्याकरण 
समाधीयत । तेभ्यस्तत्तत्स्थानकरणाजुप्रदानश्षेभ्यो चेदिकाः शब्दा उप-. 





जैसे अग्नि सुन्दर खोखली लोहे की प्रतिमा को अन्दर प्रविष्ट होकर जलाती है इसी 
प्रकार सात सिन्धु अर्थात्‌ सात विभक्तियां तेरे ताल में बहती हैं । इससे तू सत्यदेव 
है । हम भी सत्यदेव हों, अतः हमें व्याकरण पढ़ना चाहिये । सुदेवो असि । 

क्या कारण दै कि केवळ व्याकरण पढ़ना चाहने वालों के लिये प्रयोजन बताये 
जा रहें हैं, कुछ और ( वेद आदि ) पढ़ने वालों क लिये नहीं * ( वेद पढ़ना चाहते 
हुए तो ) ओम्‌ (स्वीकार करता हूँ) कहकर प्रपाठक-प्रपाठक करके “शमू' इत्यादि शब्दों 
को पढ़ते हैँ । पुरातन युग में ऐसा था उपनयन संस्कार के पडचात्‌ ब्राह्मण व्याकरण 
पढ़ना प्रारस्भ कर देते थे, तब जब वे. वर्णोच्चारण-स्थान ( कण्ठादि ) करण ( जिह्वा 
के अग्न, उपाप्र भादि भाग) और अनुप्रदान ( आभ्यन्तर च बाह्य प्रयत्न-सेद्र॒त 
विद्वत संवार विवार भादि ) जान लेते थे तो उन्हें वैदिक शब्दों का उपदेश किया 
जाता था। आजकल वेसा नहीं। ( आजकल तो ) पदले वेद को पढ़ते हैं और 


१. ओम यहां स्वीकार अर्थ में है, अभ्यादान अर्थ में नहीं। अधीष्व (पढ़ो) 
के उत्तर में शिष्य भोम्‌ का उच्चारण करता है, स्वीकार करता हूँ, अथोत्‌ जैसे आपकी 
आज्ञा वैसे करता हूँ। । 

२, वृत्तान्तश: मै शस्‌ प्रत्यय वीप्सा अर्थ में है। वृत्तान्त का यहां प्रपाठक अथे है। 

३, ब्राह्मण बालक का उपनयन आठवे अथवा गर्भे से आठवें वर्षे में करने 
की विधि, । ऐसी छोटी अवस्था में जब व्याक्ररणाध्ययन प्रारम्भ हो जाता था तो 
- अनतिप्रौढ होने से उन बालकों को व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन विषय में जिज्ञासा 
नहीं होती थी, तो उस समय प्रयोजनान्वाख्यान भी नहीं होता था। पर अब वेदा- 
ध्ययन पहले ही प्रारम्भ हो जाता है । वेदाध्ययन को समाप्त कर प्रौढावस्था को प्राप्त 

हुए ब्रह्मचारी यह राङ्का करने लगतें हैं, जोक तथा वेद से हमने उभयविध दाब्द 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by, eGangotri 


प्रथम भाहिक : १७ 


दिदड्यन्ते । तदद्यत्वे न तथा । वेदमधीत्य त्वरिता चक्तारो भवन्ति 
ध्ेदान्नो वैदिकाः शाब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः । अनर्थकं व्याकरण- 
मिति ।' तेभ्य एवं विप्रतिपन्नवुद्धिभ्योऽभ्येदृभ्यः सुहृद्भूत्वा आचार्य इदं 
शास्त्रमन्वाचष्टे । इमानि प्रयोजनान्यध्येयं व्याकरणमिति । 

डक्तः शब्द; । स्वरूपमप्युक्तम्‌। ध्रयोजनान्यप्युक्तानि। शब्दाचुशासन- 
मिदानीं कर्तव्यम्‌ । तत्कथं कर्तव्यम्‌। कि शब्दोपदेशः कर्तव्य आहोस्विद्‌ 
पशब्दोपदेश आहोस्विदुभयोपदेश इति । अन्यतरोपदेशेन इतं स्यात्‌ ! 
तद्यथा भक्ष्यनिँयमेनाभक्ष्यप्रतिषेधो गस्यते। पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या इत्युक्त 


Monn Sh oats nsec on ss Me 40 कक 
पढ़कर उतावळे हुए एक दम कहने ळग जाते हॅ--वेद से हमने वेदिक शब्द जान 
लिये, और लोक से लौकिक । व्याकरण का (हमें) कुछ प्रयोजन नहीं । उन विपरीत 
बुद्धि वाळे छात्रों का सुहृदू बन कर आचार्य (पतञ्जलि, रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयो- 
जनमू को वार्तिक मानने वाळों के मत में कात्यायन) इस शास्त्र (प्रयोजन निर्देशक) 
का अन्वाख्यान करते हें और कहते हैं यह प्रयोजन हैं, व्याकरण पढ़ना चाहिए । 

शब्द से क्या ग्राह्य दे यह कह दिया । शब्द का स्वरूप भी कहद दिया गया | 
प्रयोजन भी कह दिये । अब झब्दानुशासन करना चाहिये | सो कैसे किया जाय १ प 
क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिये, अथवा अपशब्दों का, अथवा दोनों का? 
किसी एक के उपदेश से काम चळ जायगा । जसे भक्ष्य का नियम करने से अअक्ष्य 
का निषेध स्वतः ही आ जाता है। पांच नखों वाळे पांच ही भक्ष्य हैं. ऐसा कहने खे 
गिनाये हुए पाँच नखों वाळे पांचों से अतिरिक्त पांच नख बाळे अभदय हैं, ऐसा बिना 
कहे ही प्रतीत होता दै। 





लौकिक व वैदिक जान लिये, अब व्याकरण का हमें कुछ प्रयोजन नहीं रहा । 

१, त्वरिताम्=जातत्वराः । ग्रहप्रवेशाय त्वरमाणाः, बिदाइ करके गृहस्थ बनने 
के लिये उतावले--ऐसा प्रदीपकार कैयट का भाव है। भाष्यकार को यह विवक्षित 
है वा नहीं इसमें सन्देह है। 

२, नियम शब्द यहां परिसङ्ख्या अथे में प्रयुक्त हुआ है । मीमांसक विधि 
नियम और परिसर्या का इस प्रकार लक्षण करते हैं-- 

विधिरत्यन्तमप्राष्तौ नियमः पाक्षिके सति | 

' तत्र चाम्यत्र च प्रा्ौ परिसक्ख्येति गीयते ॥ 
अपूर्व अत्यन्त अविदित क्रिया का जब विधान किया जाता हे तत्र उसे विधि 
अथवा भपूई विधि कहते हैं जैसे बरीही््रोक्षति ( धान पर जल छिड्कता हे)॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१४ ष्याक्रणसद्दाभाष्य 


गम्यत एतद्तोन्येऽमक्ष्या इति । अमक्ष्यप्रतिषेधेन वा भक्ष्यनियमः । तयथा 
-झभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अभक्ष्यो आ्रस्यसूकर इत्युक्ते गम्यत पतद्‌ 
आरण्यो भक्ष्य इति । एवमिहापि । यदि तावच्छन्दोपदेशः क्रियते, गौरि- 
त्येतस्समिन्डुपदिष्टे गम्यत पतद्‌ गाव्यादयोऽपशाब्दा इति । अथाप्यपशब्दो- 
पदेराः क्रियते, गाव्यादिघूपदिष्टेषु गम्यत एतद्‌- गौरित्येष शब्द इति । 


अथवा अभक्ष्य का निषेध करने से भक्ष्य का नियम हो जाता है जैसे गांव का 
कुक्कुट भभक्ष्य दे, गांव का सूअर अभक्ष्य है ऐसा कहने से जंगल का भश्य है ऐसा 
( बिना कदे ही ) प्रतीत द्वो जाता हे । इसी प्रकार यहां भी । यदि शब्दों का उप- 
देश किया जाय, गौः ऐसा उपदेश करने पर यह (स्वये) जाना जाता है कि गावी आदि 
अपशब्द दें। और यदि अपशब्दों का उपदेश. किया जाय, तो गावी आदि का 
उपदेश किये जाने पर यह ( अपने आप ) जाना जाता है कि गो शब्द है। 





यह वचनं इदम्प्रथमतया (इससे पहले कोई दूसरा नहीं) बतलाता है कि 
द्शोपूर्णमास इष्टियों में ब्रीहि का प्रोक्षण किया जाना चाहिये। यह ब्रीहि का 
संस्कारक होकर यज्ञाद्र हे । इसका अनुष्ठान न हो तो यज्ञ विकलाङ्ग होगा । 
प्रकृत बचन न होता तो इसका हमें केसे पता चलता? जो क्रिया कई प्रकार से 
(क्रम से ) सम्पादन की जा सकती हो वहां एकका नियम कर देना नियम अथवा 
नियमविधि कहलाती दै । अब यज्ञाथै चावल (ब्रीहि ) को वितुष ( तुष रहित ) करना 
इष्ट है। वितुष करना कई एक क्रियाओं द्वारा ( अनेक क्रियाओं द्वारा सम्पन्न होने की 
योग्यता होने पर एक समय किसी एक से ) सम्भव है जैसे अवहनन अथवा अवघात 
( उल्ल में मूसळ से कूटने ) से, मदेन ( मसलने ) से अथवा नखविदलन 
. ( नाखूनों से छीलने ). से। यहां शास्त्र नियम करता है त्रीहीनवहन्ति, चावलों का 
अवघात ( ही ) करे । परिसङ्ख्या वह विधि है जो अपूर्व विधान तो कुछ नहीं करती 


जिसके न करने से प्रत्यवाय हो, पर एक ही समय में सम्भव, पहले से विदित, दो वा, 


दो से अधिक क्रियाओं में से एक का नियम कर देती है । पञ्च प्रञ्चनखा भक्ष्याः । यह 
परिसङ्ख्या दै । यहां पांच पांच नखोंवाले शशक आदि का भक्षण का विधान नहीं 


किया गया। क्षुधा की निवृत्ति के लिये यत्‌ किंचित. शशक .आदि पदार्थ का. ` 


` भक्षण तो प्राप्त ही ( पहले से विदित ही ) है। मनुष्य ने इसे शास्त्र से नहीं सीखना । 
अब कथा के शमन के लिये वह चाहे तो एक ही समय पांच-पांच नखों वाले शशकादि. 
को भी खा सकता हे और इन पांचों से अतिरिक्त पांच नखोंबाले मनुष्य आदि को 


 भी। अब इस प्रकार अनेक क्रियाओं की युगपत प्राप्ति प्रसङ्ग ) होने पर शास्त्र 


नियम करता है पांच नखों वाळे 'चश्कादि पांच ही भक्ष्य ( खाने योग्य ) हैं, अर्थात्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 






प्रथम आहिक , १९ 


किं पुनरत्र ज्यायः। लघुत्वाच्छब्दोपदेशः। लघीयाञ्छव्दोपदेशः । 
गरीयानपशब्दोपदेशः । पकैकस्य शाब्दस्य बहचोऽपश्चंशाः। तद्यथा गौरि- 
त्यस्य शब्दस्य गाची गोणी गोता गोपोतलिकत्येवमादयोऽपश्रंशाः। 
इष्टान्वाख्यानं खल्वपि भवति । 

अधैतस्मिञ्शब्दोपदेश सति कि शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः 
कर्तव्यः, गौरश्चः पुरुषो हस्ती शकुनिद्धगो ब्राह्मण इत्येवमाद्यः शब्दाः 
पठितव्याः । नेत्याह । अनस्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिषदपाठः | 
एवं हि श्रूयते-बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्षलहस्त्र प्रतिपदोक्तानां शब्दानां 
शब्दपारायणं' प्रोवाचै नान्तं जगाम । बृहस्पतिइच प्रवक्ता, इन्द्रश्वाध्यता, 

तो इन दो उपायों में से बढ़िया उपाय कौन सा हे? 

लघु होने से शब्दोपदेश । शब्दों का उपदेश दूसरे को अपेक्षा थोड़े में हो 
जाता हे, अपश्ब्दों का उपदेश विस्तार से होता दै। एक-एक शब्द के अनेक अपन्न 
(विङ्कत=सेस्कार-रहित रूप ) होते हे । जते गौः इस एक शब्द के गावी, गोणी, गोता, 
गोपोतलिका इत्यादि अपञ्रंश होते हैं । ( साधु शब्द के प्रयोग में धर्म होता है इस 
कारण) इश्प्राप्तिजनक शब्दों का भी इस प्रकार अन्वाण्यान=अनुझासन हो जाता हे। 

अब्र शब्दों का उपदेश होना चाहिये ऐसी व्यवस्था होने पर प्रश्‍न यह द्दे कि 
शब्दों के बोध के लिये एंक-एक करके शब्द पढे जायें जसे गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, 
शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादि । नहीं ऐसा महीं । शब्दों के बोध में शब्दों को एक- 
एक करके पढ़ देना कोई उपाय नहीं । . ऐसा सुनते हैं--( देवगुरु ) बृहस्पति ने एक 
हजार दिव्य वर्षो तक इन्द्र को प्रतिपदोक्त शब्द-पारायण पढ़ाया, पर समासि तक न 
पहुँचे । बृहस्पति जैसा पढ़ाने वाला (आचाये) हो, और इन्द्र जैसा पढ्नेवाला शिष्य हो, 


इन पांचों से भिन्न पांच नखवाले अभक्ष्य (न खाने योग्य ) हैं। परिसङ्ख्या का 
निषेध सें तात्पथ होता हैं। प्रकृत में यदि शब्दों का उपदेश किया जाय तो उनका 
श्रवण से साक्षात्‌ बोध हो जायगा और तदूभिन्न अपशब्दों का निषेध साक्षात्‌ न कहा 
छुआ भी गम्यमान ( =प्रतीयमान ) रहेगा । पांच नखोंवाले भक्ष्य ये हैं-शशकः 
शल्यकी गोधा खङ्गी कूमेरश्‍च पश्चमः--खरगोश, सहा, गोह, गेण्डा और कछुआ । 

१. मानुष वर्ष ( =३६५ दिन ) दिव्य ( देवताओं का ) एक दिन रात के 
बराबरहे। ˆ”. ` 7: डी § 

२, शब्दपारायण “शब्द योगरूढ होकर प्रन्थविशेष का नाम है ऐसा केयट 
का कथन हे । प्रतिपदोक्तानासं. इस विशेषण को देने के लिये. फिर शब्दानाम्‌ 
यह विशेष्य पढ़ा हैं, यह भास रही. पुनरुक्ति को निवारण करने के निमित्त यत्न 
मात्र है । वस्तुतः यह वैदिक काल से चली आ रही एक शैली थी--जैसे विद्या हि स्वा 
` गोपति शूर गोनाम्‌. ( ऋ० १०।४७।१ ) इत्यादि अनेक स्थलों में देखी जाती है । 

३. प्र पूवक बरू ( वच्‌) का मुख्याथै पढ़ाना है--स्वाघ्यायप्रवचनाभ्यां मा प्रमदः । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


Re) न DTT NTS SR eR 
छ्रपारयासो प गोटी (47० १४13८] इत्य चष्मा + 
डन ञ्जादशार त्रं नारित। जुर्म व्‌ शुरु स दभ्ो। - 
RS न्य टि ( अनल 02 2४/9) डू लम द्म ज्ल र 
दिव्यं वर्षलहस्ममध्ययनकालो न चान्तं जगाम कि पुनरद्यत्वे । यः सर्वथा 
चिरं जीबति वर्षशतं जीवति। चतुर्भिश्च प्रकारैबिद्योपयुक्ता भवति 
आगमकालेने. स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यचहारकालेनेति । तत्र 
चास्यागमकाळनैवायुः त्स्नं पर्युपयुक्त स्यात्‌ । तस्मादनभ्युपायः शब्दानां 
प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । 

-  कर्थ तहीँमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः । किंचित्सामाम्यविशेषवल्लक्षणं 
प्रवत्यम्‌ | येनाज्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौ घान्प्रतिपद्येरन्‌। कि पुन- 
स्तत्‌ । उत्सर्गापवादौ । कश्चिदुत्सगैः कतेव्य» कह्चिदपवाद्‌ः। कथँ- 
जातीयकः पुनरुत्सर्गः कर्तव्यः कथंजातीयको5पवादः । सामान्येनोत्सर्गः 
कर्तव्यः | तद्यथा कर्मण्यण्‌ । तस्य विशेषेणापबादः। तद्यया-आतो 

जलदः | 7) OR त 0 

तिस पर भी एक हजार दिव्य वर्ष ( खम्बा ) पढ्ने का समय, तो भी समाप्ति न 
हो सकी, आज करू का तो कहना ही क्या। जो बहुत चिर तक जीता है वह सौ 
बरस जीता दे । ह 

चार प्रकार से विद्या का उपयोग होता दै--गुरु से पढ़ते समय, स्वयं गुरुसुख 
से अधीत को भावृत्ति करते समय, (शिष्यों को) पढ़ाते समय भौर यज्ञादि कमे 
में व्यवद्दार (प्रयोग) के समय । उस प्रतिपद्‌-पाउ की अवस्था में इस (विद्यार्थी) 
की सारी आयु गुरु से पढ़ते-पढ़ते ही समाप्त हो जायगी। अतः शब्दों के बोध के 
लिये प्रतिपद पाठ कोई उपाय नहीं. । 

तो शब्दों को केसे जाना जाय ? 

कोई छोटा सा सामान्य-विशेष वाला शास्त्र बनाना चाहिये जिससे थोड़े से 
यत्न से बड़ी-बड़ी शब्द-राशियों को जान जायं । 

ऐसे (शास्त्र) रक्षण का क्या स्वरूप दे ? र 

उत्सर्ग और अपवाद । कोई लक्षण उत्सर्गात्मक होगा, कोई भपवादात्मक । 

उत्सगै का केसा स्वरूप होता है। अपवाद का केसा स्वरूप होता दे ! 

सामान्यरूप से कथन उत्सगै होता दै जेसे कर्मण्यण, कर्मकारक (मात्र) उपपद 
होने पर धातु मात्र से अण्‌ प्रत्ययः हो | उस उत्सग का विशेष कथन से अपवाद, 
जैले आतोऽनुपसगे कः कमे कारक (मात्र) उपपद होने पर उपसगे-रहित आकारान्त 
धातु से क प्रत्यय हो । कर 


१. आगमकालेन इत्यादि में आधार में करणत्व की विवक्षा करके तृतीया 
प्रयुक्त हुई दै ऐसा नागेश का मत है.। हमारा विचार है कि यहां उपलक्षण में तृतीया 
हे, आगमकालनोपलक्षिता विद्योपयुक्ता उपयोगवती भवति । 

२, पा ३।२।१॥ ३. पा० ३।२। ३॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





९52 


प्रथम भाद्विक २१ 


कि पुनराकृतिः पदार्थ आहोस्विद्‌ द्रव्यमू । उभयमित्याह । कथं 
ha b 
ज्ञायते । उभयथा” ह्याचाय्येण सूत्राणि पठितानि। आह्कतिं पदार्थ मत्वा 
जात्याख्यायामेकस्मिन्वहुचचनमन्यतरस्याम्‌ इत्युच्यते । व्यं पदार्थ मत्वा 
सरूपाणाम्‌ इत्यकरोष आरभ्यते । 





क्या पद्‌ का अधै--जाति है अथवा द्रव्य ? 

वैयाकरण कहता है--दोनों (जाति और द्रब्य) । 
` (यहद) केसे जाना जाय ? 

दोनों अथौ को स्वीकार कर आचाय पाणिनि ने सूत्र पढ़े हैं । 


. पद्‌ का अर्थ जाति है ऐसा मान कर जात्याख्यायाम्‌- इत्यादि सूत्र पढ़ा है । 
द्रव्य पदार्थ है ऐसा स्वीकार कर सरूपाणाम्‌ इत्यादि से एक शेष आरम्भ किया हे । 


१. व्याकरण शातन में किसी एक पक्ष से सवत्र व्यवस्था न हो सकने से कहीं. 


जाति को पदार्थ माना है और कहीं व्यक्ति ( द्रव्य ) को। यदि एक हीः पक्ष का स्वैत्र 
आश्रयण हो, व्यक्ति ही पदार्थ है ऐसा सर्वत्र इष्ट हो तो सम्पन्ना त्रीहयः यहां व्यक्तियों 
( धान्य के कणों ) का बहुत्व होने से बहुवचन सिद्ध है ( साध्य नहीं ) अतः उसके 
लिये जात्याज्यायाम्‌-- इत्यादि बहुवचन-विधान-रूप यत्न सूत्रकार क्यों करे। और 
यदि जाति ही पदार्थ हे ऐसा मत अभिमत हो तो जाति नाम एकार्थ होता है, 
उसे कहने के लिये एक शब्द का ही प्रयोग प्राप्त होता है, उसी से तज्जात्यवच्छिन्न 
सकल व्यक्तियों की उपस्थिति हो जायगी, अतः अनेक व्यक्तियों को कहने के रयि 
अनेक शब्दों के प्रयोग का प्रसङ्ग ही नहीं, तो फिर सरूपाणाम्‌ एकशेषः 


( समानरूप वाले शब्दों में से एक रहे, निवृत्त हो जायं एक विभक्ति परें होने पर) . 


ऐसा योग-निर्माण करने का यत्न क्यों किया । इससे प्रतीत होता हे कि यहाँ 
आचार्य पाणिनि व्यक्तिं पदार्थ है ऐसा मान रहे हैं। यहाँ इतना विशेष जान लेना 
चाहिये कि जहां जाति पदार्थ होता है वहां जाति में क्रिया का अन्वय न हो सकने से 
जात्याश्रय (जाति के अधिष्ठानभूत ) व्यक्ति का जाति द्वारा बोध होता है । ब्राह्मणो न 
इन्तव्यः । यहाँ ब्राह्मण शब्द जातिवाचक है, हनन क्रिया ब्राह्मणत्व जाति में संभव 
नहीं, उसका व्यक्ति में ही अन्वय हो सकता है । जहां व्यक्तिपरक निर्देश हे-इमा 
गावः सुदोहाः, वहां जाति का उपलक्षक के रूप में बोध होता हे। गावः=गोत्वो 
पुक्षिता=गोतल्वावच्छिन्ना गोव्यक्तयःनसास्तादिमन्तः पदार्थाः। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३२ व्याकरणमहाभाष्य 


कि पुनर्नित्यः शब्द आहोस्वित्कार्यः' । सङ्ग्रह एतत्प्राधान्येन परी- 
क्षितम- नित्यो वा स्यात्कायाँ घेति । तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । 
तत्र त्वेष निर्णयः-यद्येच नित्यः, अथापि कार्यः, उभयथापि लक्षणं 
प्रवत्यैमिति । 
कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रदत्तम्‌ 

सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' १-१ 

सिद्धे शष्देऽर्थे सम्बन्धे चेति। 

क्या शब्द नित्य है अथवा कार्य (अनित्य) ! 

संग्रह ग्रन्थ में इस पर मुख्य रूप से विचार किया गया है कि शब्द नित्य 
है वा अनित्य । यहाँ दोनों पक्षों में प्रसक्त दोष कह दिये हैं । शास्त्र की प्रवृत्ति के 
प्रयोजन भी कह दिये हें । वहाँ यही निर्णीत किया गया दे, चाहे नित्य हो चाहे 
अनित्य, दोनों पक्षों में शास्त्रारम्भ होना.ही चाहिये । 

तो किस अभिप्राय को लेकर भगवान्‌ आचार्य पाणिनि का शास्त्र प्रदत्त 
हुआ है ? (उत्तर) 

(वा०) शब्द, अर्थ भोर उनके सम्बन्ध के सिद्ध रद्दते हुए । 

अब यहाँ सिद्ध शब्द का क्या भ्थे हे? 

सिद्ध शब्द नित्य का समानार्थक है। _ 





——. 


१. मीमांसक आदि कुछ लोग ध्वनि से व्यज्गय नित्य वर्ण को ही शब्द मानते हैं । 
उन के मत में पद और वाक्य सब वर्ण-समूह-रूप.ही हैं । वैयाकरण लोग वर्ण से भिन्न 
पद्स्फोट या नित्य वाक्यस्फोट को ही शब्द मानते हैं। कुछ नयायिक आदि केवल अनित्य 
ध्वनि को ही शब्द मानते हैं । उनके मत में सार्थक अनर्थक ध्वनि ही शब्द हे | स्फोट की 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार शब्द विषय में सन्देह होने स यह प्रश्‍न किया गया है कि-- 
किं पुननित्यः शब्द भाहोस्वित्‌ कार्य; । | 

२. दोनों अवस्थाओ में दोषों का निराकरण किया जा सकता हे । इस हेतु से। 

३. किस अभिप्राय को लेकर, अर्थात्‌ शब्द अर्थ और इनका सम्बन्ध इनकी 
सिद्धि को मानकर अथवा असिद्धि को। प्रश्‍न का तात्पथ ग्रह हे कि यदि शब्द अर्थ 
और सम्बन्ध लोकसिद्ध हैं तो शा्लारम्भ व्यर्थ है और यदि ये असिद्ध हे. तो शात्ना- 
रम्भ शक्य ही नहीं । अथोत्‌ सर्वथा शास्र अनारम्भणीय ही ठहरता है । 

४. यह समाहार दन्द है--शब्दरच, अर्थश्च, सम्बन्धइचेति शब्दार्थसम्बरन्धम्‌ , 
तस्मत्‌ शब्दा्थेसम्बन्थे । तीनों का त्रिकालाऽ्वाधितः ( नित्य ) अवियोग दिखाने के 


लिये समाहार इन्द्र का आश्रयण किया हे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम भाह्षिक २३ 


अथ सिद्धशब्द्स्य कः पदार्थः । नित्यपर्यायचाची खिद्धशः 
कथं ज्ञायते । यत्कूटैस्थेष्वविचालिषुं भावेषु वर्ते। तद्यथा- सिद्धा यौः, 
सिद्धा पृथिवी, सिद्धमाकाशमिति । ननु च भोः कार्येष्वपि वर्तते तयथा--. 
सिद्ध ओदनः, सिद्धः सूपः, सिद्धा यवाशूरिति । यावता कार्येष्वपि वतेते, 
तत्र कुत पतच्नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणं न पुनः कार्ये यः सिद्धशब्द इति । 

संघ्रहे तावत्‌ कार्यप्रति्वन्द्रिभावान्मन्यामहदे नित्यपर्यायचाचिनो 
्रहणमिति । इहापि तदेव । 

अथवा सन्त्येकपदान्यप्यबघारणानि । तद्यया-अब्भक्षो वायुभक्ष 

हृति--अप एव अक्षयति, वायुमेच भक्षयतीति गम्यते । एवमिहापि । सिद्ध 
एव न साध्य इति । 

यहद कैसे जाना जाय ? 

क्योंकि यह एक स्वरूप-स्थिंत (अविनाशी), एकत्र नित्यावस्थित पदार्था को 
कहने भें प्रयुक्त होता हे। जैसे द्यकोक सिद्ध दै, प्रथिवी सिद्ध है, आकाश सिद्ध है । 

क्यों जी, (सिद्ध शब्द) कृत्रिम (क्रिया से बने) पदाथा को कहने में भी तो ` 
प्रयुक्त होता है । जेते--भात (सिद्ध) बना है, दाळ (सिद्ध) बनी है, यवागू (पतला 
भात) (सिद्ध) बनी हे । चूंकि यह सिद्ध होने वाळे अथा को कहने में भी प्रयुक्त होता 
है तो यहाँ नित्य ससानार्थक का ग्रहण हे न कि उस सिद्ध शब्द का जो सिद्ध होने _ 
वाळे (क्रियानिष्पाथ-कार्य) अथे में प्रयुक्त होता है, यद कैसे जाना जाय ? 

संधह अन्थ सै “सिद” 'कार्य” शब्द के विरोधी रूप में प्रयुक्त होने से 
हम समझते हैं कि वहाँ “नित्य? अथ वाळे का ग्रहण है । यहाँ भी वेसा ही। 

अथवा एक (इकेरे) पद से अवधारण ( नियम ) देखा जाता द। जैसे-- 
अब्भक्षः--पानी ही पीता है, वायुभक्षः, वायु ही खाता हे--ऐसा बोध होता हे । इसी 
प्रकार यहाँ भी । (जो) सिद्ध ही है साध्य (कभी) नहीं, ऐसा अथे जाना जाता ह । 





१. कूटसयोघनः तद्वद्‌ ये तिष्ठन्ति। भयो हन्यतेडस्मिन्निति अयोघनः, 
बह लोह संघात ( निहाई ) जिसपर लोहे को कूटा जाता है | 4 

२. विचालः स्थानान्तरसङ्क्रमः, दूसरे स्थान में जाना . विचाळ कहलाता 
` है। दूसरी जगह अष्टाध्यायी में रूपान्तरापत्तिविचाळः रूप का बदलना विचाल का अधे 
अभीष्ट है ( काशिका ५।२।४३ ) | 

३. एकं पदे यस्यावधारणस्य तदेकपदस्‌ ( बहुत्रीहि )। एव शब्द का प्रयोग 
होने पर द्विपद अवधारण ( नियम ) होता है । एव वहां द्योतक होता हे। द्योतक के 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 6091800 





रद 
हे 





२२ व्याकरणमहाभाष्य 


अथवा पूवपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः । अत्यन्तैसिद्धः सिद्ध इति। 
तथ्यथा_देवदत्तो दत्तः, सत्यभामा भामेति । न 

अथवा व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणम्‌ इति 
नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । 

_ कि पुनरनेन वण्येनं । किं न महता कण्ठेन नित्यशब्द एवोपात्तः, 
यस्मिन्नुपादीयमानेऽसन्देहः स्यात्‌। मङ्गलार्थम्‌ । माङ्गलिक आचांयों महतः 
शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थं सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । मङ्गलादीनि हि 
शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च 
सिद्धार्था यथा स्युरिति । | के 





अथवा यहां पूर्वपद का लोप समझना चाहिये। अत्यन्त सिद्ध को सिद्ध 
कह दिया है । जैसे देवदत्त को दत्त, सत्यभामा को भामा (कह देते हँ) । 
अथवा व्याख्यान (स्पष्टीकरण) से विशेष बोध हो जाता हे, सन्देह मात्र से 


लक्षण अलक्षण नहीं बन जाता इस कथन के भनुसार यहां नित्यपर्यायवाची सिद्ध 
शब्द का अहण हे.ऐसा व्याख्यान करेंगे । ` 


तो फिर इस यत्न से व्याख्येय ( सिद्ध ) शब्द से क्या लाभ? गळा खोळ 
कर 'नित्य? शब्द ही क्यों नहीं पढ़ा, जिसके उपादान से सन्देह ही न रहता ? 


सङ्घछ के लिये । मङ्गल ( अनिन्दित भभीष्ट अर्थ को सिद्धि ) चाहता हुआ 


` भाचा बड़े भारी शाख-समुदाय ( -नार्तिक समूह ) के मङ्गल के लिये आदि में | 


सिद्ध शब्द का प्रयोग करता है, क्‍योंकि आदि में मङ्गल वाळे शाख प्रचरित होते हैं, 
इनके जानने वाळे वीर ( वाद में बिजेता ) और दीर्धायुवाळे द्वोते दै भौर पढ़ने वाळे 
कृतार्थ होते दें । न न 





बिना भी अर्थसङ्गतिवश जव नियम का बोध हो जाता है तब एकपद भवधारण 
कहलाता है। लक | 
१. अत्यन्तं. कालापरिच्छेदेन सिद्ध = अत्यन्तसिद्ध:, अर्थात्‌ सभी कालों 
में सिद्ध । 
२. वर््य=च्याख्या योग्य, यत्न से व्याख्येय । शक्याथ में 
१ य र थं में कृत प्रत्यय । 
यस्सेन वर्णयितुं शक्यं वर्ण्यम्‌ । ब्याख्या-गस्यम्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


्रथमआह्िक . २७ 


अयं खलु नित्यशब्दो नावश्यं कूटस्थेष्वविचालिषु भावेषु वतेते । 
कि तर्हि । आभीक्ष्ण्येपि वतेते । तद्यथा- नित्यप्रेहसितो नित्यप्रजल्पित 
इति । यांवताभीष्षण्येपि वतेते तत्राप्यनेनैवार्थः स्यात्‌ व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणम्‌ इति । पश्यति त्वाचायों मह्ञलार्थश्चैच 
खिद्धशब्द आदितः प्रयुक्तो भविष्यति, शक्ष्यामि चैनं नित्यपर्यायवाचिनं 
वर्णेयितुमिति । अतः सिद्धशब्द एवोपात्तो न नित्यशब्दः | 

अथ क॑ पुनः पदार्थं मत्वा एष विग्रहः क्रियते- सिद्ध शब्देज्ये 
सम्बन्धे चेति। आइतिमित्याह। कुत पतत्‌ । आक्कतिह्दि नित्या 
द्रव्यमनित्यम्‌ । 


यह नित्य शब्द भी एकरूप अविनाशी तथा एकत्रावस्थित पदार्थों को ही 
कहता ददो ऐसा कोई नियम नहीं | तो क्या? आवृत्ति ( अभ्यास ) अर्थ में भी आता 
हवे । ज॑से--नित्य ( =बार-बार ) हँसता रहता दे, नित्य बोलता रहता हे । जब कि यहद 
अभ्यास अर्थ में भी आता दे तो वहां भी इसीसे निर्वाह हो जायगा ( इसीसे काम 
- लेना दोगा )--ध्याज्यान से विशेष बोध दो जाता है, सन्देह मात्र से लक्षण भक्षण 
नहीं हो जाता । पर जाचार्य देखते हैं, आदि में प्रयुक्त हुमा सिद्ध शब्द मङ्गल के 
लिये रहेगा और (साथ दी) में इसे नित्य का पर्यायवाची. भी बतला सकूँगा । अतः 
सिद्ध? शब्द ही पढ़ा है, नित्य नहीं। २ 

अब प्रश्‍न होता हे--किसे-पदाथे मानकर यह विग्रह किया जाता है--शब्द, 
अथे और इनके सम्बन्ध के नित्य होने पर । आकृति को (पदाथ मानकर) । 

यह कैसे ? 

आकृति नित्य है, द्रव्य अनित्य है । 





१. नित्यं इसितुमारब्धः-्प्रशब्दः आदिकर्मणि । कतेरि क्तः। 


२. आदितभ्मभादौ । आद्यादित्वात्‌ तसिः। आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ से 
यहाँ सब विभक्तियों के अथ में तसि प्रत्यय होता है। | 

३. जब यह निश्चित हो चुका कि वातिक में सिद्ध शब्द नित्य का पर्यायवाची 
हे तो प्रश्‍न होता हे कि शाब्दाथैसम्बन्धे इसका जो. शब्दे$्थे सम्बन्धे च ऐसा 
विग्रह किया गया है सो किसे पदार्थ मान कर किया गया है--जाति ( और आकृति ) 
अथवा द्रव्य । प्रइनकती जाति की सिद्धता ( नित्यता) को तो समझ सकता है पर 
उसे आकृति और द्रव्य की नित्यता खटकती दै, उसे खीकार करने में संकोच है । 
शब्दाधैसम्बन्धे इस द्वन्द्व के समीप में स्थित सिद्धे इस पद. का शब्द, अर्थ, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri . 


२३ व्याकरणमहा भाष्य 


अथ द्रव्ये पदार्थ कथं विग्रहः कर्तव्य; । सिद्धे शब्दे अर्थसस्वन्थें . 
चेति। नित्यो ह्यथवतामर्थेरभिसस्वन्धः । 
अथवा द्रव्य एव पदार्थे एष चिग्रहो न्याय्य;--सिद्धे शब्दे अर्थ 
. सम्बन्धे चेति । द्रव्यं हि नित्यमाछृतिरनित्या। कथं ज्ञायते । एवं हि इश्यते 
लोके झरत्कयाचिदाकृत्या युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाङतिसुपस्य घटिकाः 
क्रियन्ते, घटिकाङतिसुपसृद्य कुण्डिकाः क्रियन्ते। तथा सुवर्ण कयाचिदा- 
' रत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाङतिसुपस्रद्य रूचकाः क्रियन्ते, रुचकाकृति- 
झुपस्र्य करकाः क्रियन्ते, कटकाङतिसुपसद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते। पुनरा- 


यदि द्रव्य पदार्थ हो तो केसा विग्रह करना चाहिये । 

सिदे शब्दे अर्थसम्बन्धे च इस प्रकार ( विग्रह करना चाहिये )। क्योंकि 
शब्दों का अर्थी के साथ सम्बन्ध नित्य है । 
2 अथवा द्रव्य को पदार्थ मान कर भी यह विग्रह युक्त है--सिद्धे शब्दें अथे 
सम्बन्धे च ( शब्द, अर्थ, सस्वन्धों के सिद्ध होने पर )। कारण कि द्रब्य नित्य है 
और आक्रति अनित्य है । 

कैसे जाने? | 

ऐसा लोक में देखते हैं मिट्टी किसी एक आकृति से युक्त पिण्ड ( गोळा ) 
बन जाती हे, पिण्ड आकार को मिटाकर छोटे-छोटे घड़े बनाए जाते हैं, इन घड़ों की 
आङ्गति का मिराकर ङुण्डिकाएँ बनाई जाती हैं । इसी प्रकार सोना किसी एक आकृति 
से युक्त हुआ पिण्ड बन जाता है, पिण्डाकार को मिटाकर रुचक नाम के भूषण 
बनाए जाते हैं, रुचको की आकृति को मिटाकर कड़े बनाए जासे हैं, कड़ों के आकार 
को मिटाकर स्वस्तिक बनाए जाते हैं । गडाया हुआ. फिर सुचणे ` पिण्ड बना हुआ 


सम्बन्ध- इन तीनों के साथ अन्वय होता है । इन्द्रादौ दन्द्वान्ते ढन्दवसमीपे च श्रूयमाणं 
. पदं प्रत्येकमसिसस्बध्यते-ऐसा न्याय है । 

१. यहां द्रव्य के अनित्य होने से अर्थ को सम्बन्ध. का विशेषण बना दिया 
गया है । पर फिर यह प्रश्‍न उपस्थित होता हे कि अनित्य अर्धी के साथ शब्दों का 
सम्बन्ध नित्य केसे हो सकता है ? वह इस तरह से है कि शब्द में अर्थवोधन की 
योग्यता सहज हे । यही योग्यता शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है । वह 
अर्थ के अनित्य होते हुए भी अनित्य नहीं हो जाता । नष्ट और भावी वस्तु का 
भी शब्द से बोध होने से बौद्ध ( आन्तर, सूक्ष्म, वासना रूप सें स्थित ) अथ के साथ 

नित्य सम्बन्ध बना रहता है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





[तत्वले जळू रात एचनयरे बह जीढ़ी 


प्रथम आह्निक २७ 


चैत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरयाऽऽङृत्या . युक्तः खदिराङ्गारसवर्णे कुण्डले 
भवतः । आळतिरल्या चान्या च भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव । आठत्युपमर्देन 
द्रव्यमेवावशिण्यते । | 
आकुतावपि पदार्थ एप विग्रहो न्याय्यः--सिद्धे शाब्दे अर्थ सम्बन्धे 
चेति। नयु चोक्तम--आळतिरनित्येति। नैतदस्ति । नित्या५५छतिः । कथम्‌ 
न कचिदुपरतेति कृत्वा सर्वत्रोपरता भवति । द्रवव्यान्तरस्था तूपलभ्यते । ` 
` अथवा नेद्मेव नित्यलक्षणम्‌- “धव कूटस्थमविचाल्यनपायोपजन- 
विकार्यचुत्पत्त्यचुद्धयव्यययोगि यत्तन्नित्यमू इति । तद्पि नित्य यस्मिस्तत्त्व 
न चिहन्यते । 
सोना फिर किसी दूसरी आकृति से युक्त होकर खैर के (घघकते हुए) कोयले के 
समान दो ङुण्डलै के रूप भै परिणत हो जाता है। आक्रति ( बदलकर ) और 
होती जाती है, द्रब्य वैसे का वैसा रहता है । आझ्कति-विदोष के नाश होने पर द्रव्य 
ही बचा रहता है । 
आक्कति (जाति) को भी पदार्थ मानकर यह विग्रह युक्त है--सिद्धे शब्दे अर्थ 
सम्बन्धे च । 
अजी अभी कहा. था--भाकृति अनित्य है। ऐसा नहीं। आकृति नित्य 
(ही) है। 
किसी एक द्रव्य से अनभिव्यक्त (अनुदूभूत=अप्रत्यक्ष) होने से सभी द्रव्यो में 
अनभिन्यक्त रहे ऐसा नहीं, दूसरे द्रव्य में तो इसकी उपलब्धि होती ही है । 
. अथवा कोई यही नित्य का लक्षण नहीं--जों ध्रव (= कूटस्थ ) एक मात्र रूप 
सें अवस्थित ( रूपान्तर-प्रतिभास-रहित ), परिणाम-रहित, उपजन ( = विपरिणाम ) , 
अपचयःरूप विकार-रहित, उत्पत्ति वृद्धि और क्षय-रहित हो वह नित्य होता है । वह भी 
नित्य होता है कि जिसके नए होने पर उसमे रहने वाळा घमे (तस्व) नष्ट न हो । 


१. आदृत्तः=आवर्तितः, औटायाः हुआ, गणाया हुआ । आइपूर्वेक बत्‌ 
(णिच्‌) का ऐसा अर्थ है इसमें अमरकोप का तैजसावसेनी मूषा यह पाठ 
प्रमाण है । र 
नं २. इस पर नागेश का वचन है--अच्च्यल्ते विकले! कतृत्वे बोध्यम्‌ । 
यह बात भी प्रायिक है । इस विषय में हमारी कृति शब्दापशब्दविवेक की भूमिका मै 
उद्देश्य-विधेय प्रकरण देखें । र - 

३. यहां. श्रव शब्द का कूटस्थ व्याख्यान है, अर्थान्तर नहीं । इतना कहने 
से संसर्गानित्यता ( संसगे-संस्लेष, सामीप्य के कारण जो अनित्यता ) का परिहार 


त्ता : प्र नस ५ ण; न्य 
म ८७भक्के अड हसना इ DORR RYE १ 1 बुड 
झिया । खजर्ण छने -तरयादू्नलम्‌ ड्र्छ्दा डरका 











२८ च्याकरणमहाभाष्य - 


कि पुनस्त्वम्‌ । तद्भावस्तत्त्वम्‌ । आकृतावपि तत्त्वे न विहन्यते । 
अथवा कि न एतेन-इदं नित्यमिदमनित्यमिति। यन्नित्यं तं पदार्थ 
मत्वैष विग्रहः क्रियते-सिद्धे शब्देष्थे सम्बन्धे चेति। 
कथं पुन्ञौयते-सिद्धः शब्दोऽर्थः सम्बन्धइचेति । 
लोकतः १-२ 
यल्लोकेऽथमर्थसुपादाय शब्दान्प्रयुञ्जते, नेषां निवृत्तौ यल कुर्वन्ति । 
ये पुनः काया भावा निवृत्ती तावत्तेषां यल्ः क्रियते । तद्यथा-घढेन कार्य 
करिष्यन्कुम्भकारकुलं गत्वाह- कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामीति । न ताव- 
ता ता क्या पदाभ है)» | 
किसी वस्तु का स्वभाव, (उसमें रहने वाला धर्म जो उसके स्वरूप को बनाता 
है वह) तत्त्व है। आकृति में भी तत्त्व नष्ट नहीं होता । 
अथवा हमें इससे क्या यह नित्य है, यह अनित्य हे,-जो भी नित्य है 
(आक्रति हो वा द्रव्य हो ) उसे पदार्थ मानकर यह विग्रह किया जाता है--सिद्धे " 
शब्देऽर्थे सम्बन्धे च। ` 
यह केसे जाना जाय कि शब्द, अर्थ, सम्बन्ध ये तीनों ही नित्य है? 
(बा०) लोक से । 2: 226 
` क्योंकि लोक में उस-उस अर्थ को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, 
पर इन शब्दों के निर्माण में यत्न नहीं करते। .परन्तु जो पदार्थ क्रिया से निष्पन्न होते 
हैं उनकी निप्पत्ति (सिद्धि) के निमित्त यत्न किया जाता है । जैसे--घड़े से काम लेना 
चाहता हुआ कुम्हार के घर जाकर कहता है-घडा बनाइये, में इससे काम ढुँगा । 


किया है। जैसे स्फटिक ( विलौर ) के पास लाक्षा आदि के पडे होने से उसका अपना 
स्वरूप तिरोहित हो जाता है और लाक्षा का रुप ( लौहित्य-लाली ) -उसमें प्रति- 
भासित होने लगता है । ज्यों ही लाक्षा को परे हटाओ यह लौहित्य-प्रतिभास भी हट 
जाता है । विचाल कहते है रुपान्तरोत्पत्ति को, जो परिणाम .कहलाता है । धर्मी 
(वस्तु ) के अवस्थित रहते हुए उसमें जो पूर्व धर्म की नित्रत्ति होकर एक नये घर्म 
की उत्पत्ति होती है उसे साङख्य दर्शन में परिणाम कहते हैं जैसे बद्री फल में परिपाक 
होने पर द्यामता तिरोहित हो जाती है और रक्तिमा ( लाली ) का आविभाव हो जाता 
है- यही परिणाम है । इसी प्रकार दूध का दही रूप विकार परिणाम है। अविचालि 
कहने से परिणामानित्यता का भी परिहार कर दिया है। शेष अनपाय-इत्यादि विशेषणों 
से अ्घ्व॑ंसानित्यता का निरास कर दिया है । अनपायोपजनविकारि--इसका विग्रह इस 
` अकार है-अपायरच उपजनश्च इत्यपायोपजनौ, तौ च विकारौ च ( कर्मधारयः ), 





' लट-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्विक २९ 


च्छब्दान्प्रयुयुक्षमाणो वैयाकरणकुलं गत्वाह- कुरु शब्दान्प्रयोक्ष्य इति। 
तावत्येवार्थमुपादाय शब्दान्प्रयुञ्जते । 
यदि तहिं लोक एषु प्रमाणम्‌ , किं शास्त्रेण क्रियते । 
लोकतोऽर्प्रयुक्ते झब्दग्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः १-३ 
लोकतोडर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। किमिदं 
धर्मनियम इति। धर्माय नियमो धर्मनियमः, धर्माथौ' वा नियमो धर्म 
नियमः, धर्मप्रयोजैनो चा नियमो धर्मनियमः। _ 
८ यथा छौकिकवैदिकेषु १-४ 





पर शब्दौ का प्रयोग करना चाहता हुआ वैयाकरण के घर जाकर नहीं कहता है-- 
(मेरे लिये) शब्द बना दीजिये, में इन्हें प्रयुक्त करूँगा। तसम ला समय 
ही) उस-उस अर्थ को कहने के लिये शब्दो का प्रयोग करते हँ । 

“ यदि लोक शब्द, अर्थ, सम्बन्ध- इनमै प्रमाण है (अर्थात्‌ ये तीनो सिद्ध हें 
ऐसा बताता है) तो शाख क्या बनाता है ? 

(वा०) लोक व्यवहार से अर्थ के निमित्त शब्द का प्रयोग सिद्ध होने पर शास्त्र 
चस का नियम करता है । धमीनियम का क्या अर्थ है? धर्म के लिये नियम, घर्म-ख्प 
नियस, असे है प्रयोजन (प्रयोजक) जिसका ऐसा नियम । 

चा० जैसे लोक और वेद मै १४ - 


अस्य स्तः, इत्यपायोपजनविकारि ( मत्वर्थौय इति: ), तङ्भ्न्िम्‌ अनपायोपजनविकारि । 
यहां वाष्योयणि ने जो छः भाव विकार माने हैं उन्हीं का निषेधसुख परिगणन किया 
गया है । अपाय, उपजन, उत्पत्ति ( =सत्ता व जन्म ), ब्ृद्धि, व्यय ( नाश )। व्ययेन 
योगोऽस्यास्ति इति व्यय-योगि, तड्िजम्‌ अव्यययोगि । 

१. धमीय नियमः--यह तादथ्ये सम्बन्ध को दिखाने के लिये अर्थ-निर्देश है, 
विग्रह-वाक्य नहीं । 

२. यहां नियम धर्म के लिये है अतः नियम को धर्म नाम से कह दिया है। जो 
जिसके लिये होता है. उसे वही नाम दे दिया जाता है। तादथ्योत्ताच्छन्यम्‌ । सो यहाँ 
कमैघारय समास विवक्षित है, जिसका विग्रह होगा--धमेरचासौ नियमरच । 

३. घमैप्रयोजनः का फलितार्थ धर्मप्रयोज्य है। प्रभाकर आदि के मत में 
लि आदि का क्रियाजन्य अपूर्व (अदृष्ट) रप कार्य वाच्य है। जब बह अपनी सिद्धि के 
ल्यि पुरुष को प्रेरित करता है तो उसे नियोग कहते हैं, वही धर्म है। यही घर्म असाधु- 
शब्द के निदृत्तिर्प नियम का कारण बनता है। इन के मत में अपूव (धर्म) ही 
यागादिका मुख्य फल है, स्वर्गादि तो गौण । 


९९-0०: Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३० व्याकरणमहाभाष्य | 


प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः-यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा 
लौकिकचैदिकिष्विति प्रयुञ्जते । अथवा युक्त एवात्र तद्धितः । यथा लौकिकेषु 
चैदिकिषु च तान्तेषु। लोके तावद्‌ अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अअक्ष्यो ग्राम्य- 
सूकर इत्युच्यते । भक्ष्यं च नाम क्षुत्मरतिघातार्थसुपादीयते । शक्यं चानेन 
इवमांसादिभिरपि क्ुत्मतिहन्तुम्‌। तत्र नियमः क्रियते--इद्‌ं भक्ष्यमिदम- 
भक्ष्यमिति। तथा--खेदात्स्नीषु प्रवृत्तिम॑वति। समानश्च खेदविगमो 
गस्यायां चागम्यायां च । तत्र नियमः क्रियते--इयं गस्येयमगस्येति। वेदे 


दाक्षिणात्य (दक्षिण मै रहने वाले) लोग तद्धित-रुचि होते हैं, जैसे लोके वेदे 
प्व ( लोक व वेद में ) इस प्रकार प्रयोग न कर लौकिकवैदिकेछु ऐसा व्यवहार करते 
हैं । अथवा यहां तद्धित युक्त ही दै ( इस में तद्धितप्रियता कारण नहीं ), जैसे लोक- 
प्रसिद्ध व वेदप्रसिद्ध सिद्धान्तो ( सिद्धान्त प्रतिपादक वाक्यां) में। लोक में कहा _ 
जाता है--ग्राम का कुक्कुर अभक्ष्य दै, आम का सूअर अभक्ष्य है। भोज्य पदार्थ का 
“ अहण क्षुधा की निवृत्ति के लिये किया जाता है और क्रुधा को पुरुष कुत्ते के मांस 
आदि से भी मिटा सकता है । वहां नियम किया जाता है--यह भक्ष्य है, यह अभक्ष्य 
है । इसी मुकार राग से पुरूष स्त्री से समागम करता है और स्त्री चाहे समागम योग्य 
हो अथवा समागम के अयोग्य, राग की निवृत्ति तो ( दोनों में ) एक सी है। वहां 
- नियम किया जाता है--यह समागम-योग्य दै और यह समागम के अयोग्य । वेद में 
स्वात्मसिद्वथनुकूलस्य नियोज्यस्य: प्रसिद्धये । 
कुर्वत्स्वगोदिकमपि प्रधानं कार्यमेव .नः ॥ 

१. समुदायेषु उत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते--अथोत्‌ः शब्दोंका कुछ ऐसा 
स्वभाव है कि जो समुदाय-वाचक शब्द होते हैं वे समुदाय के एकदेश को कहने में भी 
व्यवहृत हो जाते है । लोक और वेद दोनों शब्द समुदायरूप अर्थ को कहते हैं और लोक | 
के एकदेश ( अवयव ) और वेद के एकदेश ( अवयव ) को भी। ऐसी अवस्था में 
यथा लोके वेदे च ऐसा ही कहना युक्त ( गौरवदोष-रहित ) होता । पर तद्वित में रुचि- 

' विशेष के कारण वार्तिककार समुदाय ( अवयवी) लोक व वेद और इनके एकदेश 
. ( अवयव ) में ( जो वस्तुतः अभिन्न हैं ) भेद की कल्पना करके आधाराधेय भाव रूप 
सम्बन्ध बनाकर तत्र भवः इस अर्थ में तद्धित ( ठञ्‌ ) प्रत्यय करते हैं। अर्थ केवल 
“होक में? विद में! इतना ही है। जब तान्त विशोष्य हो तो वह न लोकस्वरूप है न 
वेदस्वरूप, किंठ लोक और वेद के अन्दर वर्तमान है, वहां आधाराधेय-भाव _ वास्तव है 
अतः तत्र भवः अर्थ में तद्वित युक्त ही है । तद्धितप्रियता तद्धितप्रत्यय करने में हेतु नहीं | 
२. शक्यं चानेने दवमांसादिभिरपि कवत्‌ प्रतिहन्तुम्‌। शक्‌ धातु से लिङ्ग-सर्वनाम 


` नपुंसक युक्त कर्मे-सामान्य में यत्‌ प्रत्यय कर के शक्यै क्षुत्‌ प्रतिहन्तुस्‌ यह रूप बना है। 





जी | _ पीछे से छुध्‌ इस ज्रीलिङ्ग पद के साथ सम्बन्ध होने पर भी अन्तरङ्गसंस्कारो बहिरङ्ग- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
° 





प्रथम भाहिक ३१ 


खल्बपि-पयोबतो' ब्राह्मणो यवागूचतो राजन्य आमिक्षावरतो वैश्य इत्यु- 
च्यते । व्रत च नामाभ्यवहारार्थसुपादीयते । शक्यं चानेन शालिमांसादी- 
न्यपि ब्रतयितुम्‌। तच नियमः क्रियत । तथा बैल्वः खादिरो वा यूपः स्यात्‌ 

वळ र 

इत्युच्यते । यूपइच नाम परवनुवन्धार्थसुपादीयते । दाक्यं चानेन यत्किञ्चिदेव 
काष्ठसुच्छरित्याँचुच्छित्य वा पग्युर्चुवन्डुम्‌। तत्र नियमः क्रियते। तथा 
अग्नौ कपालान्यधिश्रित्याभिमन्त्रयत--भ्रगूणामद्भिरसां घर्मस्य तपसा 
तप्यध्वम्‌ इति । अन्तरेणापि मन्त्रमग्निर्देहनकर्मा कपालानि सन्तापयति। 
तत्र च नियमः क्रियत--एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवतीति । एवमिहापि 
भी--बआह्वण दूध का आहार करे, क्षत्रिय यवागू ( पतली भात ) का ही और वैश्य 
आसिक्षा का ही । कोई भी खाद्य वस्तु आहार रूप में ली जा सकती है वह मांसौदन, 
आदि का भी आहार कर सकता है । वहाँ नियम किया जाता है । 

इसी ग्रकार यूप बिल्व का अथवा खैर का बना होना चाहिये ऐसी विधि 
है । यूप पछ बाँधने में उपयुक्त होता है । कोई व्यक्ति किसी भी काष्ठ को लेकर उसे 

छीर कर ( तराश कर ) अथवा बिना छीले उससे पछ को बाँध सकता हे । वहाँ 

नियम किया जाता है । इसी प्रकार अग्नि पर कपालों को रख कर उस पर मन्त्र पढ़ता 

है—श्गुओं और अङ्गिरस्‌ गोत्र के ऋषियों के तेज की गरमी से तपो। मन्त्र के 
बिना भी जलाने की क्रिया करने वाळा अग्नि कपालो को तपायेगा ही। वहाँ नियम 
किया जाता है--ऐसा करना कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार यहाँ भी शब्द और 
संस्कारेण न बाध्यते । इस न्याय से शक्यम्‌ यह नपुंसक लिङ्ग ही रहेगा । रकया इस 
प्रकार स्रीलिङ्ग नहीं वनेगा । जैसा कि रामायण में भी प्रयोग है शक्‍्यमअझलिसिः पातुं 
वाताः केतकगन्धिनः । यदि पहले से छुघध्‌ रूप कर्मविशेष के साथ सम्बन्ध करके शकू 
से यत प्रत्यय करेंगे तो ख्रीलिङ्ग का विशेषण शक्या क्षुत्‌ प्रतिहन्तुम ही बनेगा । उस में ` 
यदि प्रतिघात क्रिया का छुध्‌ कर्म विवक्षित हो और शक्रोति किया का प्रतिघात, तब 
झुधं प्रतिहन्तुं शक्यम्‌ ऐसा तीसरा रूप बनेगा । ये तीनों ही रूप उक्त रीति से शद्ध हैं । 

१. पयो ब्रतयतीति पयोत्रतः। कमेण्यण्‌ । यहाँ ब्रत प्रातिपदिक से भोजन 
( खाने अर्थ में णिच्‌ होकर प्यन्त धातु ब्रति से अण्‌ कृत्‌ प्रत्यय हुआ है। 
ब्रतयति=भुङ्क्ते । अन्यत्र ब्रतयति=भोजनं परिहरति । 

२. क्षार के योग से सन्तप्त दूध के फट जाने पर उसका जो तरल भाग है, 
उसे आमिक्षा कहते हैं, स्थूल भाग को वाजिन कहते हैं । 

३. उच्छित्य-सन्तक्ष्य, छीलकर, तराशकर । श्रिञ्‌ का ल्यबन्त रूप है। उदू 
उपसग-वश अर्थान्तर हुआ है यही संगत अर्थ है। गाइकर तथा सीधा खडा कर यह 
अर्थ नहीं, कारण कि यहाँ दो प्रकार का नियम किया गया है । पशुबन्धन काष्ठ बिल्व 
होना चाहिये या खैर, इस से अतिरिक्त नहीं । दूसरा नियम यह है कि वह काष्ठ यूपः | 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, लाला डिलमा Bs _ | 
बुम नब? नन दत्यचि समयश्च | 


Aare: 





- ३२. घ्याकरणमहाभाज्य 


समानायामर्थावगतौ शब्देन चापशब्देन च धर्मनियमः क्रियते शब्देनैवार्थो- 
ऽभिधेयो नापशब्देनेति। एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि अवतीति । 
. अस्त्यप्रयुक्तः 

सन्ति चै शब्दा अप्रयुक्ताः । तद्यथा--ऊष, तेर, चक्र, पेचेति । 

किमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ताः । प्रयोगाद्धि भवाञ्छन्दानां साघुत्वमध्यव- 
- स्यति। य इदानीमप्रयुक्ता नामी साधवः स्युः। खशासनायां £ 

इद्‌ तावद्‌ विप्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति वै शब्दा र । 
` यदि सन्ति नापरयुक्ताः, अथांप्रयुक्ता न सन्ति, सन्ति चाप्रयुक्ताइचेति विप्रति- 
चिद्धम्‌। प्रयु्ञान पच खलु भवानाह सन्ति शब्दा अप्रयुक्ता इति। कचे 
'दानीमन्यो भवज्ञातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यात्‌। नेतद्‌ 
विप्रतिषिद्धम्‌ । सन्तीति तावद्‌ ब्रूमः, यदेताञ्शास्त्रविद्‌ः शासत्रेणानुविदधते। 





अपशब्द से एक बराबर अर्थ बोध होने पर धर्म नियमः किया जाता है--शब्द से 
अर्थ कहना चाहिये, अपशब्द से नहीं । ऐसा करने से अभ्युदय होता है। 

(बा०) अग्रयुक्त (शब्द) भी दै । 

निइचय ही अप्रयुक्त शब्द भी हैं । जैसे--ऊष, तेर, चक्र, पेच । 

इससे क्या, यदि अप्रयुक्त शब्द भी हैं? 

आप प्रयोग से ही तो शब्दों के साधुत्व का निश्‍चय करते हैं । हो सकता दै 
जो अग्रयुक्त हैं वे असाधु हों । 

यह कहना कि अप्रयुक्त शब्द हैं, परस्पर-विरूड है । यदि शब्द हैं तो अप्रयुक्त 
नहीं हैं, और यदि अप्रयुक्त हैं तो नहीं हैं, हैं भी और अप्रयुक्त भी, यह परस्पर- 
विरोधी बात है। ( और यह भी बड़ा कौतुक है कि ) र न उस शाब्दो का 
अयोग करते हुए ही यह कहते हैं कि (ये) शब्द अप्रयुक्त हैं। 

इस समय आप जैसा दूसरा कौन पुरुष शब्दों के प्रयोग में चतुर होगा ! (नहीं) 
यह परस्पर विरोधी वचन नहीं है । हम कहते हैं शब्द हैं क्योकि शास्त्रकार इनका शाख 


रूप होना चाहिये । यूप-रूपापत्ति बिना तक्षण आदि व्यापार के संभविनी नहीं, क्योंकि 
` कहा है--अष्टाश्रियूपो भवति ( आठ किनारों वाला यूप होता है )। अतः निखनन 
(गाइना) और उच्छ्यण (सीधा खडा करना) यद्यपि दोनों विधि के अंग है पर प्रकत ` 
नियमका विषय नहीं हैं । यूपसुच्छूयते इस नियम विधि का यहां श्रवण भी नहीं है। 
१. साधु का यहां कुशल अथे है । यहां भाष्यकार की प्रशंसा में तात्पर्य दै । 
दूसरे लोग यहाँ सोत्मास ( कटाक्षगमित ) कथन समझते हैं। प्रयोग करना और साथ 


ही कहना कि ये शब्द प्रयुक्त नहीं होते, यह तो बड़ी चतुराई (चालाकी) है। 





(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


3% 


प्रथम आहिक ३३ 


अप्रयुक्ता इति बूमः, यल्लोकेऽप्रयुक्तां इति। यदप्युच्यते--करचेदानीमन्यो 
भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यादिति। न व्रूमोऽस्माभि- 
रप्रयुक्ता इति । किन्तर्हि लोकेऽप्रयुक्ता इति । नजु च अंवानप्यभ्यन्तरो लोके। 
अभ्यन्तरोऽहं लोके, न त्वहं लोकः। 
अस्त्यम्रयुक्त इति चेन्नार्थे शब्दप्रयोगात्‌ 

अस्त्यप्रयुक्त इति चेत्‌। तन्न। कि कारणम्‌। अर्थे शाब्दप्रयोगात्‌। 

अर्थे शाब्दाः प्रयुज्यन्ते । सन्ति चैपां शाब्दानामर्था येष्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते । 
अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वातू. 


द्वारा अनुकरण ( अथवा अन्वाख्यान ) करते हें । हम कहते हैं ये अग्रयुक्त हैं, क्योंकि 


लोक में इनका प्रयोग नहीं । यह तुम्हारा कहना कि इस समय आप जैसा दूसरा कौन 
पुरूष शब्दा के प्रयोग में चतुर होगा, ( इसमें हमारा यह कहुना है कि ) हमारा यह 
अभिप्राय नहीं कि हमारे द्वारा अप्रयुक्त हैं, किन्तु लोक में अग्रयुक्त हैं । 

क्यों जी, आप भी तो लोक के भीतर ही हैं । 

(ठीक है) सें झोक के भीतर हूँ , पर लोक तो नहीं हूँ । 

(वा०) शब्द अप्रयुक्त भी होता है-यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं । अर्थ 
से शब्द का प्रयोग होने से । 

शब्द आप्रयुक्त भी है ऐसा कहना ठीक नहीं, कारण कि अर्थ को कहने के लिये 
शब्दों का प्रयोग होता है और इन शाब्दा के अथ दें जिनमें ये प्रयुक्त होते हें । 
(दा०) अप्रयोग ( भी ठीक ही है ), इनके स्थान में अन्य शब्दों का प्रयोग 
होने से । 

१. इससे अप्रयुक्त ( असाधु ) शब्दों का अन्वाश्यान करनेवाली व्याकरणस्मति 
अप्रमाण हो जायगी । 

२. अभ्यन्तरोहं लोके इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार लोक शब्दों को 
अर्थ बोधन कराने के लिये प्रयुक्त करता है वैसे मैने इनका प्रयोग नहीं किया, मैने तो 
इनका स्वरूप दिखाने के लिये उच्चारण किया है। लोक शब्द से भाष्यकार का 
अभिप्रायू(जन समुदाय से है जो अर्थ को कहने के लिये शब्दों का प्रयोग करता है । 
उष, तेर, चक्र, पेच--ये क्रम से वस्‌, त, इ, पच्‌ धातुओं के लिट्‌ लकार के मध्यम 
पुरुष बहुवचन में रुप हैं। 

३. प्रयुज्यत इति प्रयोगः ब्दः, सोऽन्यो यस्याथैस्य स प्रयोगान्यः । यहां पूर्व- 
निपात-प्रकरण के अनित्य होने से सवेनाम अन्य का पर निपात हुआ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३४ घ्याकरणमहाभाष्य 


अप्रयोगः खल्वप्येषां शब्दानां न्याय्यः। छुतः । प्रयोगान्यत्वात्‌ । 
यदेषां शाब्दानामथै5न्याञ्छब्दान्प्रयुञ्जते । तद्यथा--ऊपेत्पस्य शब्दस्या 
क यूयसुषिताः, तेरेत्यस्याथै क यूयं तीर्णाः, चक्रेत्यस्यार्थे छ यूयं कतवन्तः, 
पेचेत्यस्याथै क यूयं पकचन्त इति। 

अप्रयुक्ते दीर्घसत्रबत्‌ 

यद्यप्यप्रयुक्ता अवश्यं दीर्घसत्रवलक्षणेनानुविधेयाः । तद्यथा दीर्ध- 
सत्त्राणि वार्षशतिकोनि वार्षसहस्जिकाणि च। न चाद्यत्वे कङ्चिदप्याहृरति । 
केवलम्चषिसम्प्रदायो' धमै इति इत्वा याशिकाः शास्त्रेणाविद्धत । 

सर्वे देशान्तरे" 


5 इ उ उं चा प्रयोग होगे. 

इन शब्दों का अप्रयोग भी ठीक ही है । कैसे ? अन्य शब्दों का प्रयोग होने 
से । क्योंकि इन शब्दों के अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे--ऊष इस 
शब्द के अथै में क यूयसुषिताः ( आप कहाँ रहे ) इस वाक्य मै उषित शब्द का 
प्रयोग, तेर इस शब्द के अर्थ में क यूयं तीर्णाः ( तुम कहाँ तैर) इस वाक्य में 
तीर्ण शब्द का प्रयोग और चक्रे शब्द के अर्थ में क़ यूयं तवन्तः ( तुमने कहाँ 
कार्य किया ) इस वाक्य मै तवन्तः शब्द का प्रयोग तथा पेचे इस शब्द के अर्थ 
भै क यूय पक्कवन्तः ( तुमने कहव पकाया ) इस वाक्य भै पक्कवन्तः शब्द का प्रयोग । 

( चा० ) अप्रयुक्त शब्दो के विषय मै दीधैसन्रौ की तरह । 

यद्यपि अग्रयुक्त हैं तो भी रूम्बे समय तक रहने वाळे यज्ञों की तरह शाखः 
द्वारा इनका अन्वाख्यान करना ही होता है। जैसे सौ वर्ष तक और हजार वे तक 
रहने वाळे यज्ञ होते हैं, पर आजकल इन्हें कोई नहीं करता । केवल वेदाध्ययन धर्म है 
ऐसा मानकर याज्षिक लोग शास्त्र से इनका अन्वाख्यान करते हें। 

(वा०) सभी (अप्रयुक्त शब्द) दूसरे देशों मै । 


_____.N Ts MSN 

१. वर्षाणां शतं व्षेशतम्‌। वर्षशत(द्वितीया) भावीनि वार्षशतिकानि। प्राग्वतीयष्ठञ्‌ । 

२. ऋषिः्वेद । सम्प्रदायः--सम्यक्‌ प्रकर्षेण दीयते गुरुणा शिष्यायेति । 
गु्ष्ययनपू्ेक ही शिष्य का वेदाध्ययन होता है । 

३. जिस प्रकार दीधे सत्रों के आजकल न किये जाने पर भी उनके विषय के 
अध्ययन और ज्ञान से पुण्य होता है, इसी प्रकार पाणिनि के समय में अप्रयुक्त पर 
उससे पू प्रयुक्त शाब्दों के ज्ञानमात्र से पुण्य होता दै, अतः उनका इस व्याकरण में 

` अनुशासन समूळ और युक्त ही है । किं च। इन शब्दों का पूवेकाल में प्रयोग होता था, 
यह भी वर्तमान व्याकरणस्ट्रति में इनके अनुशासन के बल पर ही जाना जाता है। 

४, वस्तुतः जिन शब्दों को हम अप्रयुक्त समझते हैं वे भी किसी न किसी 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम भाहिक ३५ 


सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते न चैवोपळभ्यन्ते । उप- 
लब्धौ यलः क्रिग्रताम्‌ । महाज्शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती 
अयो लोकाः, चत्वारो वेदाः खाङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्चर्य- 
शाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकार्विशतिधा बाहवृच्ये , नवधाऽऽथर्वणो 
वेदः, वाकोवाक्यमँ,, इतिह्ासः,पुराणं वैद्यकमित्येतावाञ्छन्दस्य प्रयोगविषयः। 
एतावन्तं शाब्दस्य प्रयोगाविषयमनञ्ुनिशम्य सन्त्यभयुक्ता इति वचनं केवलं 
साहसमात्रमेव । एतस्मिइचातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र 
तन्न नियतविषया इच्यन्ते। तद्यथा शवतिर्गतिकमा कम्बोजेष्वेब भाषितो 
भवति । विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति। हस्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहतिः 


थे सभी ( अप्रयुक्त) शब्द दूसरे देशों मै प्रयुक्त होते हैं, पर हमारी 
उपलब्धि का विषय तो नहीं हैं। उपलब्धि के लिये यत्न करना चाहिये। शब्द 
प्रयोग का बहुत बड़ा क्षेत्र है । प्रथम तो एथिवी के ही सात द्वीप हैं। तीन लोक 
हैं । चार वेद हैं अङ्ग और रहस्य सहित । इनके नाना भेद हैं--यजुवैंद की १०१ 
शाखा हैं, सामवेद के १००० मागे हैं, बहूवृर्चो का आम्नाय २१ प्रकार से भिन्न दै और 
अथवैवेद्‌ ९ प्रकार से । ( यही नहीं ) वाकोवाक्य भी है, इतिहास है, पुराण है और 
वैद्य भी--इतना शब्द के प्रयोग का विषय हे । इस सारे शब्द के विषय को जाने 
विना “अग्रयुक्त शब्द भी हैं? पेसा कहना केवळ साइसमान्न है । 
इस बहुत बड़े प्रयोगक्षेत्र में शब्द अपने-अपने नियत विषय में ही प्रयुक्त 
हात ६ 
असे शब्‌ धातु का तिङन्त रूप में कम्बोज लोग ही प्रयोग करते हैं, आये. 
लोग इससे बने हुए ( कृदन्त ) शव का प्रयोग करते हैं। हम्म्‌ धातु सुराष्दू देश में 
रंह्‌ प्राच्य और सध्य देश मै देखी जाती हैं आये लोग तो ( इस अर्थ में ) गम्‌ का 
दूसरे देश में प्रयुक्त होते हैं । केवळ हमारा उनके विषय में ज्ञान नहीं होता, कारण 
कि प्रयोग का क्षेत्र अति महान्‌ है । 
१. रहस्य शब्द का अर्थ उपनिषद्‌ है, कोई वेदमूलक मन्वादि स्मृति को भी 
` रहस्य कहते हैं । “ 
२. बहव ऋच एषां सन्ति ते बहब॒चाः, ऋग्वेदिनः। बहब॒चानाम आम्नायः 
(वेदः) बाइइच्यम्‌ । 
३. प्रस्नोत्तरूूप ग्रन्थ को वाकोवाक्य कहते हैं। जैसे--किं स्विदावपनं महदू 
भूमिरावपनं मइत्‌ ( यज्ञः २३४५-४६ ) । 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


SS SSIS मगि 





३६ च्याकरणमहासाष्य 


प्राच्यमध्येपु, गमिमेच त्वायाः प्रयुञ्जते । दातिळवनार्थ प्राच्येषु, 

दात्रसुदीच्येजु । 
थे चाप्येते भवतोऽप्रयुक्ता अभिमताः शाब्दा एतेषामपि प्रयोगो 
इच्यते । क । वेदे । तद्यथा--सप्तास्थे रेवती रेवदूर्ष, यद्वो रेवती र्व्त्यं 
तदूष, यन्मे नरः शरुत्यं ब्रह्म चक्र, यचा नइचक्रा जरसं तनूनाम इति । 

किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्म आहोस्वित्मयोगे | 

ज्ञाने धर्म इति चेत्तयाऽधमः 

ज्ञाने धर्म इति चेत्तथाञ्धरमौ5पि प्राप्नोति। यो हि शब्दाआनात्यप- 
शब्दानप्यसौ जानाति। यथैव शाब्दज्ञाने धर्म एबमपशब्दशञानेऽप्यथमेः । 
अथवा भूयानधर्मः प्नोति । भूयांसो द्यपशब्दा अल्पीयांसः शब्दाः । एक 
कस्य शाब्दस्य बहवो5पश्चेशाः। तयथा गौरित्यस्य गाची गोणी गोता 
_गोपोतलिकेत्येवमादयो$पथशाः | _______---- जा । 2534003: 


क्या 
ही प्रयोग करते हें । दा ( तिङन्त ) का काटने अर्थ में प्रयोग प्राच्य लोगों में होता 
है, दात्र ( दन्त नास ) का प्रयोग उदीच्य लोग करते हैं । 

और जो शब्द आपने अप्युक्त मान रखे हैं उनका प्रयोग भी होता है । कहाँ ? 
चेद में । जैसे ससास्ये इत्यादि श्रुति में उ का प्रयोग है, यन्मे इत्यादि श्रुतियों में 
चक्र शब्द का प्रयोग है । 

क्या शब्द के ज्ञान मै धमे (लाभ ) होता है अथवा प्रयोग में ? 

( बा० ) यदि ज्ञान में ध हो तो वैसे अधमे ( भी होना चाहिये )। - 

ज्ञान में धर्म कहोगे तो अधमे भी होना चाहिये। जिस प्रकार शब्द-ज्ञान में 
धर्म होता है इसी प्रकार अपशब्द ज्ञान में अधमे भी होगा । अथवा अधर्म अधिक 
होगा । अपशब्द अधिक हैं और उनकी अपेक्षा शब्द थोड़े हैं । एक-एक शब्द के बहुत 
से अपभ्रंश होते हैं । जैसे गो शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि 
अपञ्नंश हैं । , 


१. ऋ० सं० ४।५१।४॥ ऋ° सं० १।६५।११ ॥ ऋ० से० १।८९।९॥ 

२. पुकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके कामधु 
भवति--णऐसी श्रुति है । वार्तिककार से कहा हुआ धर्मे-नियम श्रुतिमूलक है। पर इस 
श्रुति में ज्ञान और प्रयोग दोनों में धर्म ( अभ्युद्यरूप फलवाला ) कहा गया है। अतः 
प्रकृत मै प्रश्‍न किया गया है ।- क्या ऐसा समझा जाय कि ज्ञान से धर्म होता दै, शद्ध 
प्रयोग तो केवळ इस बात का सूचक होता है कि शब्द अच्छी तरह जाना गया है 
अथवा यूँ. समझें: कि दध प्रयोग से धर्म होता दै, शड प्रयोग हुआ है इसका सम्यकू 
ज्ञान से अनुमान होता है! | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आहिक ३७ 


आचारे नियमैः 
आतचारे पुनऋषिर्नियम वेद्यते-तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुन्तः 
परावभूड्ुरिति । | 
अस्तु तर्हि प्रयोगे । 


प्रयोगे सर्वळोकस्य 

यदि प्रयोगे धर्मः सवौ लोकोऽभ्युद्येन युज्येत। कश्चेदानीं भवतो 
मत्सरो यदि सवौ लोकोऽभ्युद्येन युज्येत । न खलु कशञ्चिन्मत्सरः । प्रयला- 
नर्थक्यं तु भवति । फलवता च नाम प्रयल्लेन भवितव्यम्‌। न च यत्नः 
फलाद्‌ व्यतिरिच्यः । 

नजु च ये छतप्रयल्लास्ते साधीयः शब्दान्प्रयोक्ष्यन्ते, त एव खाघीयो- 
ऽभ्युद्येन योक्ष्यन्ते । 

व्यत्रिकोऽपि बै लक्ष्यते । दश्यते हि-क्कतम्रयलाश्चाप्रवीणा अकृत- 
प्रयत्नाइच प्रवीणाः । तत्र फळव्यतिरिकोपि स्यात्‌ । 

( बा० ) आचार में नियम है। 

चेद आचार ( प्रयोग ) में नियम बतलाता है। वे असुर देऽर्यः, हेऽल्यः 
ऐसा अपम्रयोग करते हुए पराजित हो गये । 

तो प्रयोग में (धर्म) सही । 

( बा० ) प्रयोग में धमे मानने से सभी का ( एक समान अभ्युदय होगा ) । 
यदि प्रयोग से धर्म हो तो सभी अभ्युदय से युक्त हो जायेंगे । 

तो इससें आपको जलन क्‍यों ! 

जळून कोई नहीं, प्रयत्न तो व्यथै पड़ता है । प्रयत्न को फलवान्‌ होना चाहिये । 
प्रयत्न फलव्यतिरिक्त ( फळरहित_) नहीं होना चाहिये । 

जती, जिन्होंने प्रयत्न किया है वे दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह (अति 

शुरू रूप में) शब्दों का प्रयोग करेंगे और वे ही अधिक अभ्युदय से युक्त होंगे। 

वैपरीत्य ( उल्टापन उल्टापन ) भी देखा जाता है- व्याकरण में ) प्रयत्न करने पर 
भी कोई ( प्रयोग में ) प्रवीण नहीं होते और कोई एक बिना प्रयत किये ( प्रयोग में ) 
प्रवीण होते हैं । ( जैसे प्रवीणता का भेद है वैसे ). वैसे ) वहाँ अभ्युद्य-रू्प फळ का भी 
अभाव रहेगा । 

१. आचार-ब्यबहार, प्रयोग । नियम-सह्ोच । अपशब्दों के प्रयोग का 
अनिष्ट फल-निर्देश करने से वेद, साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये, ऐसा नियम 
सूचित करता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३८ ब्याक्रणमहाआष्य 


एव तहि नापि ज्ञान एव धमौ नापि प्रयोग एव । किन्ति 
शास्त्रपुर्गके प्रयोगेऽम्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन 
शास्त्रपूर्वकं प्र | वेद्‌- 
शास्त्रपूर्वकं यः शब्दान्प्रयुङ्क्ते सोऽभ्युदयेन युज्यते । तञ्ुल्य वेदः 
शाब्देन । चेदशब्दा अप्येवमभिवदन्ति-योऽग्निष्टोमेन यजते य उ चैनमेवं 
चेदे, योग्नि नाचिकेतं चिनुत य उ चैनमेवं वेद । 
अपर आइ-तत्तुस्थं वेदशब्देनेति। यथा वेद्शब्दा नियमपूर्वमघीताः 
फळवन्तो भवन्त्येवं यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान्प्रयुङ्क्ते सोऽभ्युद्येन युज्यत 
इति। 
अथवा पुनरस्तु ज्ञान एव धर्म इति। नखु चोक्तम्‌-ज्ञाने धर्म इति 
चेत्तथाऽधर्म इति। नेष दोषः। शब्दप्रमाणका वयम्‌ । यच्छब्द आह 
तदस्माकं प्रमाणम्‌। शब्दच शब्दज्ञाने धमेमाह, नापशब्दज्ञानेऽधर्मम्‌ ! 
तती NN 


ऐसी स्थिति में ( प्रयत्न की अनर्थकता होने पर ) यह मानना होगा किन तो 
केवल ज्ञान में धम है और न केवळ प्रयोग में, किन्तु 

( वा० ) शास्त्रबोध-पूर्वक प्रयोग में धमै है, वेद भी ऐसा ही कहता है।जो 
कोई शास्त्र को जानकर ( साधु रूप से ) शब्दों का प्रयोग करता है, वह अभ्युदय से 
युक्त होता है । वेद के शब्द भी ऐसी ही बात कहते हैं---जो अग्निशोस याग करता है 
झर जो इसे ( शास्त्र से ) जानता है, जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है और 
जो इस चयन को ( विधिशास्त्र से ) जानता हे । 

दूसरा कोई ततुत्यं वेदशब्देन इसका इस प्रकार व्याख्यान करता है--जिस 
प्रकार वेद के शब्द नियमपूर्वक पढ़े गये फल वाळे होते हैं इसी प्रकार जो शास्त्रज्ञान- 
पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता दै चह अभ्युदय से युक्त होता है । 

अथवा फिर ज्ञान में ही धर्म मान छो । अजी, अभी कहा था-- 

यदि ज्ञान में धर्म मानोगे तो उसी प्रकार अधमे भी प्राप्त होगा । यह कोई 
दोष नद्वी। दम शब्द ( श्रुति भाप्तोपदेश ) को प्रमाण मानते हैं । शब्द शब्द के 
ज्ञान में धर्म कहता है, अपशब्द के ज्ञान मे अधमे नहीं कहता । और जो कोई कमै न 


१. यहां शब्दक्रमादर्थक्रमो बलीयान--इस न्याय से य उ चैनमेवं वेद इसका 
अथ पहले होना चाहिये । जो अगिनष्टोम को जानकर इसका अनुष्ठान करता है ; यहां 


वेद भी ज्ञातपूर्वक अनुष्ठान का विधान करता है 11 Digitized by CG 


प्रथम आहिक ३५ 


यच्च पुनरशिष्टाप्रतिषिद्धं नैव तद्दोषाय भवति, नाभ्युद्याय । तद्यथा हिक्कित- 
हसितकण्डूयितानि नैव दोषाय भवन्ति, नाभ्युद्याय ।. 

अथवाऽभ्युपाय एवापदब्दशोनं शब्दज्ञाने । यो ह्यपरान्दाज्ञानाति 
शब्दानप्यसौ जानाति। तदेवं ज्ञाने धर्म इति घुचतोऽथीदापन्नं भवति-- 
अपशब्दन्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्म इति। 

अथवा कूपखानकवदेतद्धविष्यति ।' तयथा कूपस्वानकः कूपं खनन्य- 
द्यपि सुदा पांसुभिइचाचकीणो भवति, सोऽप्सु संजातासु तत एव तं शुण- 
माखादयति येन स दोषो निईण्यते, भूयसा चाभ्युद्येन योगो भवति। 
एवमिहापि । यद्यप्यपशब्दन्ञानेऽधर्मस्तथापि यस्त्वसौ शाब्दज्ञाने धर्मस्तेन 
च स दोषो निघोनिष्यते भूयसा चाभ्युद्येन योगो भविष्यति । 


तो विहित हो और न ही प्रतिषिद्ध हो उसके करने से न दोष होता है और न अभ्युदय; 
जैसे हिचकची, हंसी और खुजली करना न दोषकारक होता है और न ही 
अभ्युद्यकारक । 

अथवा अपशब्द-ज्ञान शब्दज्ञान में उपाय ही है। जो कोई अपशब्दों को 
जानता है वह शब्दों को भी जानता है । इस प्रकार ज्ञान मै धमे है ऐसा कहने 
वाले के लिये पै में अपशब्द ज्ञान होने पर जो शब्दज्ञान होता है उसमें धर्म है यह 
अर्थ-सासथ्य से ही सिद्ध हो जाता है । 

अथवा यह कँ को खोदुन वाळे की तरह होगा । जैसे कूर को खोद्ने वाला 
कूप को खोद्ता हुआ सिडी और धूलि से विलिस ( दूषित ) हो जाता है, पर पानी 
तिकलेन पर वह उस स्वानपान आदि इष्ट-साधन उत्कर्ष को प्रास होता है जिससे वह 
दोष नष्ट हो जाता हे, और बड़े अभ्युद्य से योग होता है। इसी प्रकार यहाँ भी। 
यद्यपि अपशब्द ज्ञान में अधर्म दै ( ऐसा मान भी लिया जाय ) तो भी जो शब्द-ज्ञान 
में धर्म है उससे दोष ( पाप ) नष्ट हो जायया और बड़े अभ्युदय से योग होगा । 


१. शब्द ज्ञान में अविनाभावी रूप से. अपशब्द ज्ञान होता दै, अपशब्दज्ञान 
उसमें सहकारी ( सहायक ) होता है । अपशब्दों को स्वरूपतः जान लेने पर तड्भिन्न 
शब्दों का ज्ञान होता है। फल शब्द ज्ञान से उत्पन्न होता है, तदङ्गभूत अपशब्द-ज्ञान 
का एथकू फल कुछ नहीं । 

२. यहां कतौ में ण्चुल्‌ किया है, प्रकृत में शिल्पी विवक्षित न होने से शिल्पिनि 
व्युनू ( २।१।१४५॥ से ष्वुन नहीं हुआ । ष्वुन्‌ होनेपर खनक रूप होता । 

३. निर्‌ पूर्वक हन धातु का कर्मवाचक लुट का प्र पु० एक० में रूप है। 

cc ककन किये Wgoygrjpoi. Digitized by eGangovri 








३० च्याकरणसहाभाष्यं 


यदप्युच्यते आचारे नियम इति । याज्ञे कर्मणि स नियमोऽन्यत्रा- 
नियमः। एवं हि श्ूयते-यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो वभुः अत्यक्ष- 
धर्माणः परावरज्ञं विदितवेदितव्या अधिगतयाथातथ्याः । ते तत्र 
भवन्तो यद्वा नस्तद्वा न इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते, याक्षे पुनः 
कर्मणि नापभाषन्ते । तैः पुनरसुरेयाक्ष कर्मण्यपभाषितम्‌ , ततस्ते पराभूताः । 

अथ व्याकरणमित्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः। 

सूजम्‌। 

सूत्रे व्याकरणे पष्ठवर्थोऽनुपपन्नः 

सूत्रे व्याकरणे षष्ठयौ नोपपद्यत व्याकरणस्य सूत्रमिति। कि हि 

तदन्यत्सज्राद्‌ व्याकरणं यस्याद्‌ः सूत्रे स्यात्‌ । 


_ जि भन को YD जि NNR St MM I ला अडी 
और जो कहा है कि आचार अर्थात्‌ व्यवहार में धर्म का नियम है, वह नियम 
यज्ञसम्बन्धी कर्म में लागू होता दै, अन्यत्र नहीं । ऐसा सुनते हँ---यवैन और तर्वत्‌ नाम 
के ऋषि हुए धर्म को साक्षात्‌ किये हुए जो पर और अवर मरहम को जानते थे, जिन्हें 
ज्ञेयमात्र का ज्ञान था और जिन्होंने शेय के सत्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कियां-था । 
चे पूज्य लोग यद्वा नः, तद्वा नः (जो कुछ हमारे लिये हो, वही हमारे लिये हो) ऐसा 
न कहकर यर्वाणस्तर्वाणः इस तरह का प्रयोग करते थे ( जिससे उनकी इसी नाम से 
प्रसिद्धि हो गई), पर वे यज्ञ कमै में अपभाषण नहीं करते थे। असुरों ने यज्ञ कमै से 
अपभाषण किया, अतः वे पराजित हुए । 


अब ( यहद विचायै है ) कि व्याकरण शब्द का क्या अथै है । 

सूत्र ( अथं है )। 

(वा०) व्याकरण का अर्थ यदि सूत्र हो तो षष्टी का अर्थ संगत नहीं होता 
ध्याकरण का सूत्र । व्याकरण सूत्र से कौनसा भिन्न पदार्थ हे जिसका वह सूत्र हो । 
विकल्प से चिण्वड्काव होने से हन्‌ के हृ को घ्‌ हुआ और उपधां बृद्धि हुई । पक्ष में 
नि्णिव्यते ऐसा रूप होगा । 

१. आयः मुद्रित भाष्य पुस्तकों मै परापरज्ञाः ऐसा पाठ है, पर द्वे ब्रह्मणी 
वेदितव्ये परं चैवाबरं च--श्त्यादि में अवर देखा जाता है, वही प्रकृत में होना चाहिये ) 


पराप्रज्ञाः ऐसा पाठ हो तो परा विद्या और अपरा विद्या इन दोनों को जानने वाले--- 
> यह अधेदै। 


२ ययादयै 101. <भावःटयाधातथ्यस । तया5नतिक्तम्य यथातथम्‌॥ ..... 


प्रथम आह्निक ४१ 


शब्दाप्रतिपत्तिः 
शब्दानां चाप्रतिपत्तिः प्राप्नोति। व्याकरणाच्छ्व्दान्प्रतिपद्यामहे इति। 
न हि सूत्रत एव शब्दान्प्रतिपद्यन्ते । कि तहिं व्याख्यानतरच । 
लजु च तदेव सूत्र विग्वहीत व्याख्यानं भवति। न केवलानि चचों- 
पदानि व्याख्यानम्‌- बृद्धि, आत्‌, ऐज्‌ इति । कि तहिं। उदाहरणं प्रत्युः 
दाहरणं वाक्याध्याहारे इत्येतत्सखुदित व्याख्यानं भवति । 
एवं तर्हि शाब्दः । 
शब्दे ल्युडथः 
यदि शब्दों व्याकरणं स्युडथाः नोपपद्यते । व्याक्रियन्ते शब्दा अने- 
नेति व्याकरणम(। न हि शब्देन किश्चिद्‌ व्याक्रियते । केन तहिं। सजेण । 


(वा०) शब्दों का बोध भी नहीं । 

( सूत्र अर्थ होने पर ) शब्दों का बोध न हो सकेगा । हम व्याकरण से शब्दा 
को जानते हैं” ऐसा व्यवहार भी न बन सकेगा। सूत्र मात्र से तो शब्दों को जानते 
नहीं । 

तो किससे ? 

व्याख्यान से भी । 

अजी, वही सूत्न पदच्छेद करके पढ़ा हुआ व्याख्यान हो जाता है। 

केवळ विभाग करके पढे गये पद व्याख्यान नदी बन जाते 

वृद्धि, आत्‌, ऐच्‌। 

तो क्या ? 

उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्यादार--प्रद सब मिळजुळकर व्याख्यान 
बनता है । 

तो ऐसी अवस्था में व्याकरण का अथ शब्द मान छो। 

(वा०) शब्द अर्थ हो तो ब्युद्‌ प्रत्यय का अर्थ नहीं जुडता । यह व्याकरण 
है इस लिये कि इससे शब्दों का प्रकृतिप्रत्यय-आदि-रूप विभाग किया जाता है । 
शब्द से तो कुछ भी विभाग नहीं किया जाता । 

तो किससे! 

सूत्र से। 

१. वाक्य को बननिवछि पद जो दूसरे सूत्रों में पड़े हैं उनकी स्वरितप्रतिज्ञ 
के बल पर कल्पना करना प्रकृत में वाक्याष्याहार है । 

. ` ` २, यहाँ यह मानकर आक्षेप किया गया है कि त्युद्‌ करण ( और अधिकरण ) 
में ही होता है। 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४२ व्याकरणसहाभात्य 


भवे च तद्धितः 

भवे च तद्धितो नोपपद्यते-व्याकरणे अचो योगो वैयाकरण इति । 
नहि शाब्दे भवो योगः । क तर्हि । सूत्रे । 

्रोक्तादयश्च तद्धिताः 

प्रोक्तादयइच तद्धिता नोपपद्यन्ते। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌। 
आ।पिशळं काशक्ृत्स्नमिति। नहि पाणिनिना शब्दाः प्रोक्ताः । किं तर्हि। सूत्रम्‌। 

किमर्थमिद्सुभयसुच्यते भवे प्रोक्तादयइच तद्धिता इति । न प्रोक्ताद- 
यञ्च इत्येव भवेऽपि तद्धितइचोदितः स्यात्‌। 

पुरस्तादिद्‌माचार्येण इष्टं “भवे च तद्धितः’ इति पठितम्‌। तत उत्तर- 
कालमिद्‌ इष्टं प्रोक्तादयइच तद्धिता इति, तदपि पडितम्‌। न चेदानीमा- 
चार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति । | 

अयं तावददोषः--यदुच्यते “गब्दे ल्युडर्थ' इति। नाव्यं करणाधि- 
करणयोरेच ब्युड्‌ विधीयते। कि तर्हि। अन्येष्वपि कारकेषु इत्यल्युडो बहुलम्‌ 
इति | तद्यथा--प्रस्कन्दनं प्रपतनंमिति। 

(बा०) तत्रभवः “उसमें होता है” इस अर्थ में तद्वित प्रत्यय भी नहीं हो 
सकेगा-- व्याकरण में होनेवाला योग वैयाकरण होता है। ( यहां व्याकरण से तद्धित 
अण्‌ हुआ हे ) । शब्द में तो योग होता नहीं । 

कद्दाँ होता है । 

सूत्र में । 

वा० तेन प्रोक्तम्‌ (४।३।१०१॥) से होने वाले तद्धित भी नहो सकेंगे। 
पाणिनि से प्रोक्त को पाणिनीय कहते हैं, इसी तरह आपिशलि से प्रोक्त आपिशल और 
काशकृत्स्न से प्रोक्त काशङ्कत्स्त कहलाता है । पर पाणिनि ने शब्दों का प्रवचन भहीं 
किया, सूत्र का किया है । 

ये दोनों बाते भव अर्थ में तद्धित, और प्रोक्त आदि अर्थो-में तद्धित क्यों 
कही जाती हैं ? और प्रोक्त आदि तद्वित कहने से ही क्या भव अर्थ मै भी तद्धित 
प्रत्यय का आक्षेप (= संकेत) न हो जायया ? 

पहले आचार्य की इष्टि में भवे च तद्धितः आया और उसे उन्होंने पढ़ दिया, 
पीछे उन्होंने प्रोक्तादयरच तद्धिताः इसे देखा और इसे भी पढ़ दिया । अब आचा 
सूत्रों को पढ़कर नहीं हराते हैं । 


१. प्रपतति अस्माद्‌ इति प्रपतनम्‌ ग्रपातः = सगुः, अतटः, विना ढलान के 
सीधी खड़ी हुई, ऊँची चट्टान । 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








प्रथम आहिक् ४३. 


अथवा शाब्दैरपि शब्दा व्याक्रियन्त-तदथ्थथा-गौरित्युक्ते सर्वे 
सन्देहा निवर्तन्ते, नाश्वो न गर्दभ इति। 


अयं तहिं दोषः--भबे प्रोक्तादयइच तद्धिता इति । 
एवं तर्दि-- 
लक्ष्यलक्षण व्याकरणम्‌ 


लक्ष्य च लक्षणं चैतत्ससुदिति व्याकरण भवति। कि पुनलैक्ष्यम्‌, कि 
वा लक्षणम्‌। शाब्दो लक्ष्यः, सूत्र लक्षणम्‌। एवमप्ययं दोष+--समुदाये 
व्याकरणशब्दः प्रवूत्तो$चयचे नोपप्यते। सत्राणि चाप्यधीयान इष्यते 
चेयाकरण इति। नेष दोषः। समुदायेषु हि शब्दाः प्रदत्ता अवयवेष्वपि 
वर्वन्ते । तद्यथा-पूर्वे पञ्चालाः, उत्तरे पञ्चालाः, तैले सुक्तम्‌, छृतं भुक्तम्‌, 
ais Nose SERA 


कायय स पिल MR 
जो कहा था कि शब्द अर्थ होने पर शब्द में ल्युद प्रत्यय का अर्थ न घटेगा । 
इसमें कोई दोष नहीं । करण तथा अधिकरण में ही ब्युद्‌ प्रत्यय होता हे इसमे कोई 
नियस नहीं । बहुत बार दूसरे कारकों के अथे में भी कृत्य और ल्युद्‌ देखे जाते हैं, 
जैसे प्रस्कन्दन, प्रपतन इत्यादि (मे) । 

अथवा शब्द भी दूसरे शब्दों का व्याख्यान करते हैं जैसे गो कहने से सारे 
सन्देह निवृत्त हो जाते हैं, न घोड़ा है न गधा । 

यह एक दोष रह गया--'उसमे होता हे? इस अर्थ में और प्रोक्त आदि तदित 
नहीं हो सकेंगे । 

तो इस अवस्था से । 

(बा०) लक्ष्य और लक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता है । लक्ष्य क्या हे और 
लक्षण क्या है । शब्द लक्ष्य है और सूत्र लक्षण हे । ऐसा होने पर यह दोष बना रहेगा 
समुदाय में प्रदत्त होने वाला व्याकरण शब्द अवयव में प्रवृत्त न हो सकेगा । केवळ 
सूत्रों को पढ्नेवाछे को भी घैयाकरण कहना इट ही है। यद कोई दोष नहीं। 
समुदाय को कहनेवाळे ( जिनका समुदायत्व प्रबृत्ति-निमित्त दै ) शब्द अवयव अथे 
में भी भ्रयुक्त होते हैं, जैसे पञ्चाल के पूपैभाग को पूवेपञ्चाल कहते हैं, उत्तर भाग 
को उत्तरपञ्जाल, औषध आदि में संस्कृत झेळ और घृत को मात्रा को लक्ष्य करके 
कहने की रीति है-(झैंने) तेल खाया, (मैने) घी खाया । वख आदि के एक 
देश के झुक्छ, नीळ, कपिल, कृष्ण आदि होने पर कदा जाता है वख आदि शुक्ल 


REP न 
१. व्याक्रिया से यहां भी पुथग्माव ( जुदा करना ) अथवा प्रविभाग अर्थ 
विवक्षित है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४४ व्याकरणमहाभाष्य 


शुक्लो नीलः कपिलः, कृष्ण इति । एवमयं ससुदाये व्याकरणशब्दः प्रदृत्तो 
ऽवयवेष्वपि वर्तते। 

अथवा पुनरस्तु सूत्रम्‌। 

नजु चोक्तम--सत्रे व्याकरणे पष्ठयर्थोद्ुपपन्न इति। तेष दोषः। 
व्यपदेशिवद्भावेन भविष्यति.। 

यदप्युच्यते शाब्दाप्रतिपत्तिरिति। न हि सूत्रत एच शब्दान्‌ प्रति- 
पद्यन्ते । किन्तर्हि व्याख्यानतइचेति। परिह्ृतमेतत्‌-तदेव सूत्रं विग्रहीतँ 
व्याख्यानं भवतीति। ननु चोक्तम्‌- न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानम्‌ 
ब्रद्धिः, आज्‌ , पेजिति। किन्तहिं। उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार 
इत्येतत्ससुदितं व्याख्यानं भवतीति । अविजानत पतदेवं भवति । सूत्रत एव 
हि शब्दान्प्रतिपद्यन्त । आतइच सूत्रत एव । यो ह्यत्सू्रं कथयेन्नादो शृह्येत। 

अथ किमो वर्णानाझुपदेराः । 


नीळ, कपिर अथवा कृष्ण है । इसी प्रकार यह व्याकरण शब्द समुदाय का वाचक 

'होता हुआ भी अवयवो को भी कहने में प्रवृत्त होता है। 

अजी, वहाँ यह भी तो कहा था कि सूत्र अर्थ होने पर व्याकरण से षष्ठी 
- विभक्ति संगत न होगी । यह कोई दोष नहीं । मुख्य के साथ जैसा व्यवहार होता है 
गौण (कल्पित ) के साथ भी वेसा व्यवहार होता है इस न्याय से षष्ठी विभक्ति की 
संगति लग जायगी । र 

ओर जो कहा था कि सूत्र अर्थ होने पर शब्दा का बोध न हो पायेगा, 
क्योंकि (केवल)सूत्र से शब्दों को नहीं जानते हैं किन्तु व्याख्यान से भी । इस दोष का 
परिहार किया जा चुका जब यह कहा गया कि वही सूत्र पदच्छेद से व्याख्यान बन जाता 
हे । अजी यह भी तो कहा गया था--केवळ विभाग करके पढे हुए पद व्याख्यान नहीं 
हो जाते--शद्धिः, आत, ऐच्‌। तो क्या ? उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार-- 
यह सब मिळजुळ कर व्याख्यान होता है । न जाननेवाळे के लिये ऐसा होता है, 
सूत्र से ही शब्दा को जानते हें । और इस हेतु से भी सूत्र से ही जानते हैं--जो 
भी सूत्र का अतिक्रम करके कहेगा, वह उसका वचन न माना जायगा। 

अब यह विचाये है कि वर्णी का उपदेश किस लिये किया गया है । 


१. व्यपदेशिवज्ञावेन--जिस पदार्थ का किन्ही निमित्तो के कारण एक 
विशिष्ट मुख्य नाम (व्यपदेश ) होता है जिससे उसे कहा जाता है उसे व्यपदेशी 
कहते हैं, पर उन निमित्तों की अनुपस्थिति में भी एक अकेले पदार्थ से व्यपदेशी के 


जी 3 उल्य ( जैसे ८ब्युपदेशी से), आल में, लहे... हुए कार्य तिये जाते.है.) «दस्त. अतिदेश को 





प्रथम आह्विक ४५ 


वृत्तिसमवायाथे उपदेश; 

वृत्तिसमवायार्थों वर्णानामुपदेशः । किमिदं बृत्तिसमवायार्थ इति। 
वूत्तये समवायो वृत्तिसमवायः बृत््यथौ वा समवायो बुत्तिसमवायः। चृत्ति- 
प्रयोजनो वा समवायो वृत्तिसमवायः। का पुनर्दृत्तिः। शात्मप्रवृत्तिः । 
अथ कः समवायः। वर्णानामाहुपूव्येण संनिवेशः! अथ क उपदेशः। 
उच्चारणम्‌ । कुत एतत्‌। दिशिरु्वारणक्रियः। उच्चार्य हि वर्णानाह-- 
उपदिष्टा इमे चर्णा इति । 

(वा०) बृत्ति समवाय के लिये वर्णों का उपदेश है। 

बृत्ति समवाय क्या चीज है ? | 

वृत्ति के लिये समवाय वृत्तिसमवाय है, वृत्ति का उपकारक समवाय वृत्ति- 
समवाय है अथवा बत्ति का प्रयोजक समवाय वृत्तिसमवाय है 

बृत्ति क्या चीज है ! 

शास्त्र की प्रवृत्ति । 

समवाय क्या पदार्थ है? 

वर्णौ का क्रम से रखना । 

उपदेश क्या दै? 

उच्चारण । 

यह कैसे ? 

दिश्‌ धातु उच्चारणार्थक है। उच्चारण करके ही तो कहता है इन वणों का 
उपदेश हो गया । ग 
व्यपदेशिवद्भाव कहते हें । अत इन्‌ (४।१।९५) से अदन्त प्रातिपदिक ( सुबन्त बनाकर ) 
से अपत्य अर्थ में इज प्रत्यय का विधान है, सो अइन्त दक्ष से इन्‌ होकर दाक्षि सिद्ध 
होता है। अब अ अन्त में होने से दक्ष शब्द का अदन्त यह व्यपदेश ( विशिष्ट- 
अपदेश=नाम) है, सो यह इस व्यपदेशवाला अथवा व्यपदेशी है, पर अ (विष्णु ) तो 
असहाय अकेला दै, इसे अदन्त इस व्यपरेश वाला अर्थात्‌. व्यपदेशी तो नहीं कहा 
जा सकता, तो भी जहां तक शास्र कार्य का सम्बन्ध हे इससे भी व्यपदेशी का सा 

व्यवहार क्रिया जाता है । अस्यापत्यम्‌ इः । इन्‌ प्रत्यय होता है । भाष्यकार 

आयन्तवदेकस्मिन्‌ ( १।१।२० ) के स्थान पर व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ ऐसा 
न्यास चाहते हैं । 

१, वर्ण समाम्नाय के होनेपर अच्‌. आदि संज्ञाओं की सिद्धि होने से थोडे में 
ही शास्न की प्रबृत्ति हो सकेगी और इग्यणः सम्प्रसारणस, / १।१।४५) आदि यथा- 
सङ्ख्य सञ्ञा भी हो सकेगी । 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





| 


पदेशः कतेव्यः । एवंगुणा अपि हि वर्णा इष्यन्ते । 


` यह प्रश्‍न है । 





७६ व्याकरणसहा भाष्य 


अनुबन्धकरणाथेरच 
अचुवन्धकरणार्थशच वर्णानामुपवेशः--अघुवन्धानासङक्ष्यामीति । 
न ह्यनुपदिश्य वर्णाननुवन्धाः शाक्या आसङ्क्तुम्‌। स एप घर्णानाझुपदेशो 
बरत्तिसमवायार्थहचालुवन्धकरणार्थशच । वृत्तिसमवायश्चाङुवन्धकरणं च 
प्रत्याहारार्थम्‌ । प्रत्याह्मारो वृत्त्यर्थः । 
ष्टबुद्धचर्थश्च 
इृष्टबुद्धधर्थशच वर्णानामुपदेशः--इषान्वर्णान्भोत्स्यामहे' इति। न 
हालुपद्दिय वर्णानिष्टा वर्णाः शाक्या विज्ञातुम्‌ । 
इष्टबुद्धयर्थरचेति चेदुदात्तानुदात्तस्वारतानुनासिकदी्प्छतानामप्युपदेशः 
इष्टवुद्धयर्थरचेति चेदुदात्ताजुदात्तस्वरिताजुनासिकदीर्घप्डुतानामप्यु- 


(वा०) भनुबन्ध लगाने के लिये भी । 

अनुबन्ध लगाने के लिये भी वर्णी का उपदेश किया है- भै अनुबन्धा को 
लगाउँगा । पर वर्णी का उच्चारण किये विना अनुबन्ध लगाए नहीँ जा सकते । सो वह 
वणी का उपदेश ब्रत्ति-समवाय (>शास्त्र-प्रवृत्ति ) के लिये भी है ओर अनुबन्ध 
लगाने के लिये भी । वृत्तिसमवाय और अनुबन्ध ळगाना प्रत्याहार बनाने के लिये है । 
प्रत्याहार शास्त्र की प्रवृत्ति के लिये है । 

(वा०) इष्ट ( वणौ ) के बोधन के लिये भी । 

दृष्ट वर्णी के बोध के लिये भी वणौ का उपदेश किया है, हम इष्ट वर्णी को 
जानेंगे इसलिये | क्योंकि बिना उपदेश किये इष्ट वणे जाने नदी जा सकते। 

( चा० ) इष्टवणी के बोध के लिये यदि वणा का उपदेश मानते हो तो 
उदात्त, अनुदात्त, स्तरित, अनुनासिक, दीर्ध, पछुत--इनका भी उपदेश करना चाहिये । 
इन गुणों वाले वर्ण भी इष्ट ही हैं । 

( वा० ) जातिपरक निर्देश होने से इष्टसिद्धि हो जायगी। अत्व जाति का 
उपदेश होने से सभी प्रकार की अ व्यक्तियों का ग्रहण ( बोध ) हो जायगा। इसी 
प्रकार इत्व जाति का और उत्व जाति का उपदेश सभी प्रकार के इवण और उवर्ण 
का ग्रहण करा देगा । 


१. भोत्स्यामहे=बोधयिष्यामः । यहां णिच्‌ का अर्थ अन्तर्भूत है, प्र यय से नहीं 


कहा गया । 
२. अत्याहारसून्नों में के अ इ उ आदि अचों का एकभ्रुति से पाठ होने से 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आहिक ४७ 


आक्कत्युपदेशात्सिद्धम्‌ 
अवर्णाछृतिर्पदिष्टा सर्वमवर्णकुले ग्रहीष्यति । तथेवणोळृतिः । 
तथोवर्णाकृतिः । 
आक्कत्युपदेशात्सिद्वमिति चेत्संबृतादीनां प्रतिषेधः 
आशत्युपदेशास्सिद्धमिति चेत्संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः । के पुनः 
संत्रुताद्यः। संत्रृतः कलो ध्मात एणीकृतोऽम्तूकूतोडको ग्रस्तो निरस्तः 
प्रगीत उपगीतः क्विण्णो रोमशा इति । अपर आह-- 
ग्रस्तं निरस्तमवळम्वितं निहेतमस्वूरुत ध्मातमथो विकम्पितम्‌ । 
सन्दष्टमेणीकृतमर्धकं दुतं विकीर्णमेताः स्वरदोषभावनाः ॥ इति। 
अतोऽन्ये व्यञ्जनदोपाः। 
नष दोपः । `` ,› ¦ =. 53.35 4000 त त 
(बा०) आकृति उपदेश से यदि इएसिद्धि मानते हो तो संब्ृत आदि ( दोषों ) 
का प्रतिषेध करना चाहिये । 
तो संदृत आदि कौन से हैं । 
संश्रुत, कल, ध्मात, एणीकृत, अम्वूकृत, अर्धक, अस्त, निरस्त, प्रगीत, उपगीत, 
क्ष्वण्ण और रोमश। दूसरा कोई ( बृत्तिकार ) कहता है--अस्त, निरस्त, अवरूस्वित, 
निरत, अस्वूकत, ध्मात, बिकस्पित, सन्द, एणीकृत, अर्थक, दुत और विकोर्ण--ये 
स्वर दोघ हैं । इनसे भिन्न च्यञ्जनोच्चारण के दोष हैं । 





१. संत्रत आदि स्वरों के उच्चारण में दोष परिगणित किये हैं। संवृत अ 
का तो गुण ही है, शेष स्वरों के विषय में दोष रहेगा । जिह्वामूल की कण्ठ के समीप 
स्थिति होने से संद्तता नामक गुण हस्व अ में आता है । कल=अपने स्थान को छोड 
दूसरे स्थान से उच्चारित होना, जिसे काकली कहते हैं। ध्मात--जब खास की 
अधिकता से हस्व भी दीध झऊकता है । एणीकृत--साधारण रूप, जहाँ यह सन्देह हो 
कि इसने ओ का उच्चारण क्रिया है अथवा औ का। अम्बूकृत--जो व्यक्त होता हुआ 
भी मुँह के अन्दर उच्चारित हुआ सा सुनता है । अर्धक--जो दीर्घ भी हस्व प्रतीत होता 
है। प्रस्त--जो जिह्वामूल में निणहीत, अव्यक्त । निरस्त--निष्ठुर ( कर्कश ) अथवा 
मतान्तर में त्वरित । प्रगीत--साम की तरह गाकर उच्चारण किया हुआ । उपगीत-- 
समीप में दूसरे वर्ण के गाने से अनुरक्त। क्विवण्ण-कम्प 3 । रोमश--गम्भीर। 
अवलम्वित--वर्णान्तर से मिला हुआ । निहेत- रक्ष । सन्दष्ट--वढाकर उच्चारण 
क्रिया हुआ । विकीर्ण--आगे आनेवाले दूसरे वर्ण में जा मिला हुआ अथवा एक होता 
हुआ भी जो अनेक भासता हो । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४८ . व्याकरणमहासाष्य 

। गर्गादिबिदादिपाठात्संइतादानां निवृत्ति: ॥ 

गगादि बिदादिपाठात्संवृतादीतां निवृत्तिभैविष्यति । हा 
अस्त्यन्यद्‌ गगीदिबिदादिपाठे प्रयोजनस्‌। किम्‌ । सुद i 


७, ~ ०, ~ परः ग 
साधुत्वे यथा स्यादिति एवं तहाष्टादशधा !भन्ना निवृत्तकळादिकामवणर 
प्रत्यापत्ति वक्ष्यामि । सा तर्हि वक्तव्या । 


ढिङ्गायी तु प्रत्यापत्तिः ॥ 





MR क जप या 
( चा० ) गगौदि गण तथा बिदादि गण-पाठ से ( अनिष्ट ) संदृत आदि की 
निवृत्ति हो जायगी । 
गगौदि, बिदादि पाठ का तो और प्रयोजन है । क्या १ 
( गगौदि ) समुदायों का साधुत्व हो इसलिये । 
ऐसी अवस्था में जैसे कछादिदोष रहित अठारह प्रकार के ल्‌ की आऊ के 
५, ? अन्त मै/प्रत्यापत्ति ( नुतः स्वरूप प्राप्ति) कही है वैसे ही “३५ “उ' आदि के विषय 
में भी कह दूँगा । 
तो यह प्रत्यापत्ति तुम्हें कदनो पड़ेगी ( अर्थात्‌ इससे गौरव दोष आयगा ) । 
( बा० ) कछादि-दोषरूप ढिक्का की निवृत्ति के लिये भी मत्यापत्ति रहेगी (और 
इससे अनुबन्धों के स्थान मै इन दोषों को लिङ्ग स्वीकार करने से अनुबन्धो की सी 
निवृत्ति हो जायगी, जिससे कुछ भी शोरव नहीं होगा) । 


१. समुदाय से यहां गगे आदि समुदाय अभिप्रेत हैं। जहां ररीदिगण पाठ में 
उपदेश से विशिष्टवर्णोनुपूर्वीं का साधुत्व ज्ञात होता है वहां इनके अन्तर्गत अकार 
आदि में कलादि दोषों की झल्यता भी प्रतीत होती है । क्योंकि आचार्य ने इन्हें शुद्ध 

{ ही पढ़ा है, पर इतने से गाग्यै आदि अन्य समुदायों में वर्तमान अकार आदि के कल 
आदि दोषों की निवृत्ति न हो सकेगी--ऐसा कैग्रट के अनुसार अर्थ है । नागेश इससे 
बिपरीत अर्थ लेते हैं। उनका कहना है कि गगे आदि के गण में पाठ का प्रयोजन 
गरी आदि प्रहृतियों से यश्‌ आदि प्रत्यय करके निष्पन्न गाग्य आदि समुदायों का साघुत्व 
4 बताना है, इस में चरितार्थ हुआ गगांदि पाठ संइत आदि दोषों की निवृत्ति न 
कर सकेगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





प्रथम आह्विक 2 ४९ 


लिङ्गाथी सा तर्हिं भवति । तत्तर्हि वक्तव्यम्‌। 'यद्यप्येतदच्यते, अथे 
बैतर्हि अनेकमजुवुन्धशतँ नोच्चार्यमित्लंशा च न वक्तव्या, लोपच न 
चक्तव्यः । यदखुबन्धै;' क्रियते तत्कलादिभिः करिष्यते । 


सिध्यत्येवम्‌, अपाणिनीय तु भवति | यथान्यासमेवास्तु । नचु 
चोक्तम--आहत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संवृतादीनां प्रतिषेध इति । परिद्दत 
मेतत्‌ --गर्गादिविदादिपाठात्संव्वतादीनां निदृत्तिम॑विष्यतीति । ननु चान्यद्‌ 


` तब धातु आदि में कछादि लिङ्ग कर दिये जाय । जब यह कहा जाय तो सैंकड़ों 
अनुबन्ध नहीं लगाने पड़ेंगे, इत्संज्ञा भी नहीं करनी होगी, ( इत्सज्ञक का) लोप भी 
नहीं कहना पड़ेगा । जो कार्य अनुबन्धों द्वारा होता है वह ( सब ) कलादि ढिङ्गोँ द्वारा 
किया जायगा । 
हौँ इस तरह भी इष्ट सिद्धि हो जायगी, पर यह पाणिनीय शास्त्र के प्रतिकूल 
होगा । तो आहत्युपदेशात्‌ सिद्धम--यह जो कहा था, वही ठीक है । अजी वही ठीक 
कैसे ? उसके मानने से तो प्रसक्त हुए संबृत आदि दोषों का निषेध करना चाहिये 
ऐसा कहा था। पर उसका उत्तर दिया जा चुका जब यह कहा गया--गगांदि, बिदादि 
गण पाठ से संबृत आदि ( दोषों ) की निवृत्ति हो जाएगी। अजी वहां यह भी तो 
कहा गया था कि गगोदि, बिदादिगण-पाठ का दूसरा प्रयोजन है। क्या? ( गगांदि ) 
ससुदायौ की साधता जिससे हो। अच्छा तो गगोदि बिदादि पाठ से दोनों कार्य 








१. यद्यपि > यदा, जब । 

२. अथंवेतर्हि = तदा, तब । 

३. जैसे अधिकार सूचित करने के खयि स्वारित चिह्न कर दिया जातां है, 
ही आत्मनेपद के लिये ए शीङ्‌ आदि धातुओं को अनुदात्तेत्‌ और कित्‌ न पढ़कर 
कृलदोषयुक्त पढ़ दिया जायगा ।. कछादात्मनेपदम्‌ ऐसा सूत्र-न्यास कर दिया जायगा । 
इसी प्रकार स्वरितेत्‌ तथा भित्‌ धातुओं को ध्मातदोषयुक्त पढ़ दिया जायगा । तब 
ध्मातात्कतृगामिनि क्रियाफले--एऐसा सूत्र-न्यास होगा । ये कलादि दोष लिङ्ग-रूप से 
आसक्त किये गये प्रक्रिया दशा में श्रूयमाण होंगे, प्रयोग में तो अकार आदि शुद्ध ही होंगे, 

क्योंकि शास्त्र के अन्त में प्रत्यापत्ति कह दी गई दै । 

४. वर्ण समाम्नाय का समर्थन करते हुए जब यह कहा कि इसमें अचो और 
हलो का जातिपरक निर्देश है, तब संव्रत ( अकार में यह दोष नहीं प्रत्युत गुण ही दै) 
आदि दोष अतिप्रसक्त हुआ, इसके वारण के लिए गौरव-युक्त व्याख्यानसापेक्ष इस 
प्रकार के समस्त शास्त्र के अन्यथाकरण ( अदल बद्ल.) में वृरिचिकविषभीतः सर्पण दृष्टः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


EARS NE ASS Co hs हे 
















५० र ` ` व्याकरणमहाभाष्य 


गर्गादिबिदादिपाठे प्रयोजनम्‌। किंम्‌। ससुदायानां साधुत्वं यथा जक \ 
एवं तहीभयमनेन क्रियते-पाठइ्चैंव विशेष्यते, कलाद्यश्च नि न्ते । 
कथ पुनरेकेन यत्नेनोभयं लभ्यम्‌। लभ्यमित्यद्‌ । कथम । द्विगता अपि 
द्वेतवो भवन्ति । तद्यथा आघ्राइच सिक्ताः पितरङ्व प्रीणिता इति । तथा 
चाक्यानि द्विष्ठानि भवन्ति- ब्वेतो घावति, अलस्बुसानों यातत । र 
अथवा इदं तावदयं प्रष्टव्यः -- क्वेभे संदरताद्यः शयेर \ 
आगमेषु। आगमाः शुद्धाः पठ्यन्ते । विकारेषु तर्हि। विकारा आपे शुद्धाः 
पठ्यन्ते । प्रत्ययेषु तर्हि । प्रत्यया अपि शुद्धाः पठ्यन्ते। चातुणु तह । 
घातबोपि शुद्धाः पख्यन्ते । प्रातिपदिकेषु तर्हि । प्रातिपद्कान्यपि शुद्धानि 


ष अहि परो आदि न 
किए जाते हैं--पाठ भी विशिष्ट होता है (इस-इस आज॒पूर्वी-विशेष वाळे गगे आदि 


. प्रातिपदिकी से यन्‌ प्रत्यय हो औरों से न हो) और कछ आदि दोष भी निवृत्त किए 


जाते है । 
पर क्या एक ही यत्न से दो फलों की प्राप्ति हो सकती है? 
हा, द्दो सकती है ॥ { 
केल! 
कुछ हेतु ऐसे होते हैं जो दो प्रयोजनो को सिद्ध करते हें । (जैसे जब आम्रवृक्ष 
के मूळ में बैठा हुआ मनुष्य पितृतर्पण करता है तो) आमों का सिंचन भी हो जाता है 
ओर पितरों की तृप्ति भी । इसी प्रकार वाक्य भी हृथथक होते है वती “धावति 
` इस वाक्य के दो अभे हैं--छुत्ता यक्ष से दौड़ता है, झ्वेत गुणवाळा दौड़ता है। 
अलम्बुसानां याता इस वाक्य के भी दो अथे दें--अलम्बुस नामक देश को जानेवाला, 
बुसों को प्राप्त करने वाला समये है । - 
अथवा इससे (आइस्युपदेश से संद्रतादि दोषा की प्रसक्ति बतानेवाळे से) हम 
पूछते हैं कि ये संग्र॒तादि कहां सुने जा सकते हैं। यदि कहो आगमों में। आगम तो 
(भआाचाये ने) झुद्ध पढ़े हैं। तो विकारों (आदेशों) में सही। विकार (आदेश) भी 
शुद्ध पढ़े हैं । तो प्रत्ययों में । प्रत्यय भी शुद्ध पढ़े हैँ । तो धातुओं मै । धातु भी शुद्ध 
पढे हैं । तो प्रातिपदिको मै । प्रातिपदिक भी शुद्ध पढ़े हैं। तों फिर जिन प्रातिपदिकों 
(बिच्छू के विष से डरे हुए को सांप ने डसा) यह न्याय लागू होता है । 
१. गर्ग आदि. गण-पठित प्रातिपदिकों के अकारादि तो आचार्य के उच्चारण से 
- दोषडाज््य ही हैं, अपठित प्रातिपदिकों के अकारादि भी ऐसे ही शुद्ध जानने चाहियें, यह 
अभिप्राय है। १ 


. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





प्रथम आदिक ५१ 


पठ्यन्ते। यानि तर्हग्रहणानि प्रातिपदिकानि । एतेषामपि स्वरवर्णानुपूर्वी- 

ज्ञानार्थं उपदेशः कर्तव्यः । शरः षप इति मा भूत्‌। पलाशः पलाष इति 
मा भूत्‌। मञ्चको मञ्जक इति मा भूत्‌। 

॒ आगमाइच विकाराइच प्रत्ययाः सह धातुभिः । 

उच्चायैन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ताः कलादयः ॥ 


इति प्रथमं पस्पशाहिकम्‌ ॥ 


nF प MSO नायी 
क्रा विधिवाक्यों में उदेश नहीं किया है (उनमें)। उनका भी स्वर और वणौनुपूवी 
के ज्ञान के लिए सङ्ग्रह इष्ट है, ताकि शश के स्थान सें षष, पलाश के स्थान में 
पलाष, मञ्चक के स्थान में सञ्जक न हो। _ . 
आरस, आदेश, प्रत्यय और घातु--प्रे सभी शुद्ध उच्चारण किए हैं, अतः 
इन कलादि दोषों का प्रसङ्ग ही नहीं ॥ 
यहां पस्पशा नामक प्रथम आहिक समाप्त हुआ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक का संक्षिप्त सार 


इस आहिक के अ इ उ ण्‌ ॥१ १.१॥ इस सूत्र से केकर झ भ न्‌ ॥१.१.०॥ 
NY ताक विभिन्न विषयों पर शङ्का समाधान सहित विचार किया गया है। क्रमशः 
प्रत्येक सून्न के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- ; 

अइउण्‌ 

१. प्रक्रिया दशा में अकार विवृत है यह अ अ (८।४।६८) सूत्र से ज्ञापित करके 
` विद्वतोपदेश के प्रयोजन बताये हैं। 

२. अस्य च्वौ इत्यादि अनुपृत्तिनिदैशो के अकार को स्त्र एक मान कर. अण्‌ 
सिद्ध किया है। 

३. अकार को एक मानने में प्राप्त दोषों का समाधान किया है । फिर व्यक्ति- 
पक्ष में अकार की भिन्नता दिखा कर आकृतिपक्ष में सवत्र एक अकार सिद्ध क्रिया है। 

ऋ लक्‌ 

रूकारोपदेंश का प्रयोजन बताकर वार्तिककार न छकार का खण्डन कर दिया है। 

किन्तु भाष्यकार न अशक्तिजानुकरणार्थ रूकारोपदेश को माना है। 
ए ओ ठू, ऐ औ च्‌ 

१, एत्‌ ओत्‌ ङ्‌, ऐत्‌ औत. च्‌ इस प्रकार तपरनिर्देशयुक्त सूत्रन्यास का खण्डन 
करके ए ओ ङ्‌, ऐ औ चू यदी न्यास निर्दोष सिद्ध किया है । 

२, वर्ण ग्रहण में वंगैकदेशों का ग्रहण नहीं होता यह सिद्ध करते हुए उस पक्ष 
में प्राप्त दोषों का समाधान किया है। 2. न 

_ हयवरेंदू | 

१. ह य व र टू और हळू यहां हकार के दो बार उपदेश का प्रयोजन बताकर 
हयव र्‌ टू इस न्यास को. निर्दोष सिद्ध किया है। साथ ही ह र य व दू इस न्यास में 
दिए गए, दोषों का समाधान भी कर दिया है। : 

२, अयोगवाहों का लक्षण तथा उदाहरण देकर उनके पाठ का प्रयोजन बताया है। 

३, वर्णी की अर्थवत्ता और अनर्थकता पर विचार करते हुए धातु-प्रातिपदिक- 
प्रत्ययनिपातस्थ वर्णौ को अर्थवान्‌ सिद्ध किया है। 

४. प्रत्याहारो में अचुबरन्धों का अहण नहीं होता यह बताकर अणुदिसूत्र मै 
अणू ग्रहण का प्रयोजन बताया है। 

लण्‌ 

अइ उ ण्‌ और ल ण्‌ में दो वार णकार अनुबन्ध लगाने का प्रयोजन बताते 

हुए व्याख्यानतों विरेप्रप्रतिपत्तिनद्दि सन्देहादलक्षणम्‌ यह परिभाषा ज्ञापित की है। 
झमकङणनमस्‌,क्षभन्‌ 

नमळणनमूमें मकार अनुबन्ध का खण्डन किया है। मह ची क 
दिखा क्‍्दडस् अ ति दे साथ दो अवर समाम्नाय के ॥ 
कल का निर्देश भी किया है ॥ न 


अथ द्वितीयाहिकम्‌ 
अइउण्‌ ॥१॥ 
` अकारस्य विवृतोपदेश आकारग्रहणाथ: ॥१॥ 


अकारस्य विवृतोपदेदः कर्तव्यः । कि प्रयोजनम्‌ । आकारग्रहणार्थ; । 
अकारः सवर्णप्रहणेनाकारमपि यथा ग्रहणीयात्‌ । कि च कारणं न ग्रहूणीयात्‌। 
विवारभेदात्‌। किमुच्यते विवारभेदादिति, न पुनः कालभेदादपि। यथैव 
ह्ययं विवारभिन्नः, एवं कालभिन्नोपि । सत्यमेव तत्‌ । वक्ष्यति- तुल्यास्य- 
प्रयत्न सवर्णम्‌ इत्यतरास्यग्रहणस्य प्रयोजनम्‌- आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च 


अइउण्‌ ॥१॥ 

( वा० ) अकार विबृत उपदेश करना चाहिये, आकार के ग्रहण के लिये । 

अकार का वित्त उपदेश करना चाहिये । क्या प्रयोजन हे ! आकार के 
अहण (बोधन) के लिय । ताकि अकार अपने सवणे के अहणद्वारा आकार का भी महदण 
कराये । क्या कारण है कि ग्रहण नहीं करायेगा ? विवृत-प्रयत्न रूप भेद से। विवृत- 
प्रयत्न-भेद्‌ से--ऐसा क्यौ कहते हो, कालभेद से भी-- ऐसा क्यों नहीं कहत? जैसे 
यह आकार विवृत होने से भिन्न है वैसे ही काल से (द्विमान्निक होने से) भी भिन्न है। 
ठीक है, पर आचाथे तुल्यास्यप्रयलं सवर्णम्‌ इस सूत्र में आस्य-ग्रहण का प्रयोजन बताते 
हुए वह--जिनके आस्य ( सुख ) में स्थान और प्रयत्न समान हैं वे ( आपस में ) 
सवणीसंज्ञक होते हें । काळ तो आस्य से बाहर हे । अतः कार भेद होते हुए भी 
उकार आकार का ग्रहण करा देगा, पर विव्ृतरूप प्रयत्नमेद के कारण नहीं करा सकेगा। 


Wr, 2 22 FRE 

१. यहां अ इ उ आदि वर्णो के अर्थवान्‌ होने पर भी अर्थवत्ता की विवक्षा न 
होने से उन से परे सु आदि विभक्ति की उत्पत्ति नहीं की गई है । आद्गुणः आदि अच्‌ 
सन्धि भी इसी लिये नहीं होती कि वर्णोपदेशकाल में अभी अच्‌ आदि संज्ञाओ की निष्पत्ति 
नहीं हुई । जव तक पहले पथक्‌ २ वर्ण नहीं पढे जायेंगे तब तक अच्‌ आदि प्रत्याहार 
कैसे बनेंगे १ और जब तक अजादि प्रत्याहार नहीं बन जाते तब तक आद्गुणः आदि की 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 2 

२. अकार लोक में संत्रत ही है, पर शास्त्र प्रक्रिया में जब तक इसे विश्वत न 
माना जाय, काम नहीं चल सकता । प्रयलभेद के कारण अ और आ की सवर्ण संज्ञा 
न होगी, और इस लिये । अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ( १।१।६९ ) इस महणक शाज्न ` 
की प्रवृत्ति न होने से अस्य च्वौ ( ७४३२ ) इत्यादि में अ से आ का ग्रहण (बोध) 
नहीं होगा । जिससे गङ्गी भवति इत्यादि रूप की सिद्धि न होगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक का संक्षित सार 


इस आहिक के अइ उ णू ॥१ १-१॥ इस सूत से लेकर झ भ ज्‌ ॥१.१.८॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्का समाधान सहित विचार किया गया है। क्रमशः 
प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- | 

अइडण 
१. प्रक्रिया दशा में अकार विद्वत है यह अ अ (८।४।६०) सूत्र से ज्ञापित करके 
* विद्वतोपदेश के प्रयोजन बताये हैं। ; 

२. अस्य च्वौ इत्यादि अनुदृत्तिनिदेशों के अकार को सवत्र एक मान कर अण्‌ 
सिद्ध किया हे । | 

३, अकार को एक मानने मै प्राप्त दोषों का समाधान किया हे । फिर व्यक्ति- 
पक्ष में अकार की भिन्नता दिखा कर आकृतिपक्ष में स्त्र एक अकार सिद्ध क्रिया है । 

नर लुक 

रूकारोपदेंश का प्रयोजन बताकर वार्तिककार न ळकार का खण्डन कर दिया है। 
किन्तु भाष्यकार न अशक्तिजानुकरणार्थ कारोपदेश को माना है। 

ए ओ ह्‌, ऐ औ च 

१, एत्‌ ओत ङ्‌, ऐत्‌ औत च्‌ इस प्रकार तपरनिदेशयुक्त सूत्रन्यास का खण्डन 
करके ए ओ छ्‌, ऐ औ च्‌ यही न्यास निर्दोष सिद्ध किया है । 

२, वर्ण ग्रहण में वंणैकदेशों का प्रहण नहीं होता यह सिद्ध करते हुए उस पक्ष 
में प्राप्त दोषों का समाधान किया है। 2 

हयवरट्‌ 

१. ह य व र टू और हरू यहां इकार के दो बार उपदेश का प्रयोजन बताकर 
हय व र ट्‌ इस न्यास को निर्दोष सिद्ध किया है। साथ ही ह र॒य व द्‌ इस न्यास में 
दिए गए दोषों का समाधान भी कर दिया है। । र 

२, अयोगवाहों का लक्षण तथा उदाहरण देंकर उनके पाठ का प्रयोजन बताया है। 

३. 'वर्णा की अर्थवत्ता और अनर्थकता पर विचार करते हुए धातु-प्रातिपदिक- 

` प्रत्ययनिपातस्थ वर्णो को अर्थवान्‌ सिद्ध किया है। 

४. प्रत्याहारों मै अनुबन्धो का ग्रहण नहीं होता यह बताकर अणुदित्सून्न मै 
अण्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताया है । 


ल्ण्‌ 
अइ उ ण्‌ और ल ण्‌ में दो बार णकार अनुबन्ध लगाने का प्रयोजन बताते 
हुए व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणम्‌ यह परिभाषा ज्ञापित की है। 
नसङणनसू, झ भस्‌ 
नमङ्णनमूमें मकार अनुबन्ध का खण्डन किया है। अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति 
दिखा कर उसका अथे किमा है । साथ ही अक्षर समाम्नाय के ज्ञान से स्वगेप्राप्ति रूप 
फल का: तिर्देदा/ सी क्रिया है ००॥००॥००, New Delhi Digitized by eGangotr 








2 


अथ द्वितीयाहिकम्‌ 
अइउण्‌ ॥१॥ 
` अकारस्य विवृतोपदेश आकारग्रहणार्थः ॥१॥ 


अकारस्य विबृतोपदेशः कर्तव्यः । कि प्रयोजनम्‌ । आकारग्रहणार्थः । 
अकारः सवर्णग्रहणेनाकारमपि यथा ग्रहणीयात्‌ । कि च कारणं न ग्रहूणीयात्‌। 
विवारभेदात्‌ । किसुच्यते विवारमेदादिति, न पुनः कालभेदादपि । यथैव 
ह्ययं चिवारभिन्नः, एवं कालभिन्नोपि । सत्यमेव तत्‌। वक्ष्यति-तुल्यास्य- 
प्रयत्नं सवर्णम्‌ इत्यतरास्यग्रहणस्य प्रयोजनम्‌- आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च 


अइउण्‌ ॥१॥ 

( चा० ) अकार विवृत उपदेश करना चाहिये, आकार के ग्रहण के लिये । 

अकार का वितृत उपदेश करना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? आकार के 
अहण (बोधन) के लिय । ताकि अकार अपने सवणे के महणद्वारा आकार का भी अहण 
कराये । क्या कारण है कि ग्रहण नहीं करायेगा ? विवृत-प्रयत्न रूप भद से। विवृत- 
प्रयत्न-भद से--ऐसा क्यौ कहते हो, कालभेद से भी-- ऐसा क्यों नहीं कहत? जैसे 
यह आकार विवृत होने से भिन्न है वैसे ही काळ से (ट्विमात्रिक होने से) भी भिन्न है। 
ठीक है, पर आचाये तत्यास्यप्रयबै सवर्णम्‌ इस सूत्र में जास्य-महण का प्रयोजन बताते 
हुए केगे--जिनके आस्य ( सुख ) में स्थान और प्रयत्न समान हैं वे ( आपस में ) 
लवणेसंशक होते हें । काळ तो आस्य से बाहर है। अतः काल-भेद होते हुए भी 
उकार आकार का ग्रहण करा देगा, पर विवृतरूप प्रयत्नभेद के कारण नहीं करा सकेगा। 


१. यहां अ इ उ आदि वर्णो के अर्थवान्‌ होने पर भी अर्थवत्ता की विवक्षा न 
होने से उन से परे सु आदि विभक्ति की उत्पत्ति नहीं की गई है । आद्गुणः आदि अच्‌ 
सन्धि भी इसी लिये नहीं होती कि वर्णोपदेशकाल मै अभी अच्‌ आदि संज्ञाओं की निष्पत्ति 
नहीं हुई । जब तक पहले पृथक्‌ २ वणे नहीं पढे जायेंगे तब तक अच्‌ आदि प्रत्याहार 
कैसे बनेंगे ! और जब तक अजादि प्रत्याहार नहीं बन जाते तब तक आद्गुणः आदि की _ 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

२. अकार लोक में संत्रृत ही है, पर शास्त्र प्रक्रिया मै जब तक इसे विद्वत न 
माना जाय, काम नही चल सकता । प्रयलमेद के कारण अ और आ की सवर्ण संज्ञा 
न होगी, और इस लिये । अणुदित्सवर्णस्य चाप्नत्ययः ( १।१।६९ ) इस प्रहणक शास्र 
की प्रवृत्ति होने से अस्य च्चौ ( ७४1३२ ) इत्यादि में अ से आ का ग्रहण (बोध) 
नहीं होगा । जिससे गङ्गी भवति इत्यादि रूप की सिद्धि न होगी । 


बट 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 







५३ व्याकरणमहाभाष्य 


ते सवर्णसंज्ञा भवन्तीति । बाह्याइच पुनरास्यात्कालः' । तेन स्यादेव काल- 
भिन्नस्य ग्रहणम्‌, न पुनर्विवारभिन्नस्य । 

कि पुनरिदे विद्वृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते, आहो- 
स्वित्सं्तस्योपदिश्यमानस्य विद्वतोपदेशश्रोद्यत । विद्वतस्योपद्रियसानस्य 
प्रयोजनमन्वाख्यायते । कर्थं ज्ञायते। यदयम्‌--अ अ इतिं इत्यकारस्य 
विद्वतस्य संच्रृतताप्रत्यापत्ति शास्ति । 

न्नेतदस्ति शापकम्‌। अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । 
“किम्‌ । अतिखद्वः, अतिमाळ इत्यत्रान्तर्यतो वित्वतस्य विवृतः पाप्नोति, 


यहाँ (इस वार्तिक मै) क्या समझा जाय-क्या किये हुए विद्वतोच्चारण का प्रयोजन 
बताया जा-रहा है अथवा संवृतोच्चारण के स्थान में विव्रतोचारण करना चाहिये यह 
कहा जा रहा दै ? किये हुए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है । यह केसे 
जाना जाय? इससे कि आचाये (शास्त्र के अन्त में ) अ अ इति सूत्र के द्वारा 
_ विद्रुत अकार को पुनः संबृत गुण की प्राप्ति का विधान करते हैं। 

यह कोई इस बात का ज्ञापक नहीं । अ अ इति इस वचन का कोई और 
प्रयोजन है। . र 

क्या ? 

` अतिखट्वः, अतिमारः यहाँ सदृशतम आदेश विवृत के स्थान में विवृत प्रा 


१. काळ के विषय में कई मत हैं, पर मुख्य दो हैं-- 

(१) क्रिया ही काल है। : 

(२) क्रिया से अतिरिक्त क्षण समूह काल है । किसी वस्तु के अन्दर होनेवाली 
क्रिया को दूसरी वस्तु की क्रिया परिच्छिन्न करती है। यहां दूसरी बाह्य वस्तु की अपेक्षा 
करने से काल को बाह्य कहा गया है । जैसे निमेष आदि क्रिया के भेद से मात्रा आदि काल 
कहा जाता है। 

अथवा नाभि प्रदेश में ही किए गए विशिष्ट प्रयत्न (वायुः की .अल्पता, अधिकता) 
से हल, दीधे रूप काल की अभिव्यक्ति होने से और नाभि आस्य (मुख ) से बाह्य है इस 
कारण से भी काल को बाह्य कहा है। 

._ २. यह अष्टाध्यायी का अन्तिम सूत्र है। इसमें प्रथम अ उद्देश्य है और 
द्वितीय विधेय है। अर्थ यह है कि अभी तक प्रक्रिया (प्रयोग साधना) के निमित्त इस 
अष्टाध्यायी शास्त्र मे जो हस्व अ विद्वत माना गया था, वह श्रयोग-इशा मै सर्वत्र संबृत 
होता है ऐसा समझना चाहिए। इसी लिए पूर्व के विद्वत होने से और उससे उत्तरवर्ती 
द्वितीय भ के संदृत होने से अयत्नमेद के कारण सवर्ण दीप एकादेश नहीं हुआ । 


CC-0. Prof. 5898 चा Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ण्ण 


संवृतः स्यादित्येवमर्थ प्रत्यापत्तिः' । नैतद्स्ति। नेव लोके न च वेदेऽकाणे 
विद्वुतोस्ति। कस्तहि.। संवृतः। योस्ति स भविष्यति। तदेतत्प्रत्यापत्तिवचनं 
ज्ञापकमेव भविष्यति विद्व॒तस्योपदिइयमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायत इति) ` 
कः पुनरत्र यिशेषः। विद्दतस्योपदिद्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायेत, 
संइतस्योपदिदयमानस्य वा विद्वृतोपदेशइचोद्येतेति। न खलु कङ्चि- 
द्विशेषः। आहोपुरुषिकामातच' तु । भवानाह-संद्तस्योपदि्यमानस्य 
विद॒तोपदेशकचोद्यत इति । वयं तु ब्रमो-विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयो- 
जनमन्वाख्यायत इति। 


होता दे, संबृत हो, अतः आचार्य ने प्रत्यापत्ति का बिधान किया है। नही, ऐसा 
नहीँ । न तो लोक में ओर न ही वेद में अकार कहीं विद्वत हे । 

तो केसा ? 

संबृत । जो दै वही तो (आदे खूप में) होगा । 

इसलिए यह अ अ इति रूप प्रत्यापत्ति का शासन इस बात का ज्ञापक ही 
रहेगा कि किए गए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है । 

इसमें क्या भेद हे--किए गए वित्रृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रद्द दै ऐसा. 
साने अथवा संवृतोच्चारण किए गए के स्थान मै विद्ृतोच्चारण करना चाहिए, ऐसा ? 

कुछ भी भेद नहीं । अभिमानमात्र है। आप कहते हँ--किए गए संबृतोच्चारण 
के स्थान में विदृतोच्चारण करना चाहिए, हम कहते हँ--किए गए विवृतोच्चारण 
का प्रयोजन बताया जा रहा है । 


१. ज्ञापक का खण्डन करने के लिए कहते हैं कि इस अ अ रूप प्रत्यापत्ति का 
और प्रंयोजन है और प्रयोजन रहते ज्ञापक होता नहीं । प्रयोजन यह है कि अतिखट्वः 
आदि प्रयोगों में जहां गोस्त्रियोरुपसभेनस्थ (१।२।४८) से दीर्घ आकार को हस्व होता दै 
वहां वह हस्व संद्रत हो, स्थानी आ के विश्रुत होने से आन्तरतम्य (सद्शतम होने से) 
उसके स्थान में हस्व अ विद्वत न हो जाय । अतः अकार का आचार्य ने विदृत-गुण-युक्त 
उपदेश किया है इसमें कोई ज्ञापक नहीं । यदि कहो कि अकार के वित्रत उपदेश के 
बिना अकार और आकार का सावर्ण्य न होने से आकार के अच्‌ न होने पर अतिखट्वः 
के आकार को हस्व प्राप्त ही नहीं ( इसलिए आचार्य ने अकार का विहृतोपदेश किया है 
ऐसा मानना होया) तो इसका उत्तर यह है--उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः (७।३।४६) 
इस ज्ञापक से सिद्ध होता है कि आकार को भी हस्व होता है। क्योंकि उदीचामातः० यहद 
सूत्र आकार के स्थान में हुए हस्व अकार को इत्व विकल्प करता है । 

२. आदो अई पुरुष इत्यदोपुरुषः । मयूरव्यंसकादि समासः। तस्य भाव आदी 
पुरुषिका । मनोज्ञादि होने से बुञ्‌ । अर्थ--अहेकार । 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


| र ५६ | व्याकरणमहाभाष्य 


'तस्य बिबृतोपदेशादन्यत्रापि' बिद्ृतोपदेशः सवर्णग्र्णार्थः ॥२॥ 


तस्यैतस्याक्षरसमाम्नायिकस्य विद्टतोपदेशादन्यत्रापि विद्वतोपदेशः 

ः कर्तव्यः । क्वा 5न्यत्र । धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातस्थस्य । कि प्रयोजनम्‌। 

.. सवर्णग्रहणार्थः। आक्षरसमाम्नायिकेना5स्य ग्रहणं यथा स्यात्‌। [किं च 

द कारणं न स्यात्‌। विवारभेदादेव। आचार्यप्रवृत्तिशापयति--भवत्याक्षर- 

समास्नायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणमिति | यदयम्‌- अकः सवणे दीर्धः’ 

, इति प्रत्याहारेऽको' ग्रहणं करोति । कथं इत्वा ज्ञापकम्‌ । न हि इयोराक्षर- 
समाम्नायिकयोर्युगपत्समवस्थानमस्ति । नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 


(वा० ) इस अकार का यहाँ ( प्रत्याहार सूत्र में ) विवृतोपदेश से अन्यत्र भी 
विद्वृतोपदेश करना चाहिए, सवणे अहण के लिए । 
इस अकार का जैसे अक्षरसमाम्नाय में विवृतोच्चारण किया है वैसे ही अन्यत्र 
भी करना चाहिये। 
र अन्यत्र कहाँ ? 
® धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय तथा निपात में श्रूयमाण अकार का । 
क्या प्रयोजन ? र 
सवर्णे ग्रहण के लिये । ह 
अक्षर समाम्नाय वाळा अकार इस दूसरे अकार का ग्रहण करा सके । 
'किस कारण ग्रहण नहीं करा सकता ? 
` विदृतरूप प्रयत्न भेदसे । र 
आचाय का व्यवहार ज्ञापन करता है कि अक्षरसमाम्नाय वाला ( विशत ) 
अकार धातु आदि वर्तमान ( संवत ) अकार का ग्रहण कराता ही है । क्योंकि 
_ आचाय अकः सवणे दीधः इस सूत्र में प्रत्याद्वार के रूप में अक्‌ का ग्रहण करता है । 
ओ- यह केसे ज्ञापक बनता है ? 
.  खेक्षरसमाम्नाय-स्थित दो अकारों' क्री एक ही काळ में सह-स्थिति का 
` सभवनही। | 
यह कोई ज्ञापक नहीं । 


> त त ता 
: १. अन्यत्र धातु आदि में। पढे हुए धातु आदि का अकार जो कि (व्यक्ति पक्ष 
. में उच्चारण-उत्चार॒ण मै वर्णभेद होने से) अक्षरसाम्नाय वाळे अकार से भिन्न है, उसके 
व्र विषय में भी विवृतत्व की प्रतिज्ञा करनी चाहिये, क्योंकि वह आचार्य ने संगृत ही पढ़ा है । 

द अग २, अक्षर समाम्नाय के अकार का विद्वतोपदेश होने पर भी ( त में 
. तदाभिन्न प्रयोगस्थ अ तो संवृत ही रहा, प्रयल-भेद्‌ के कारण न 
इसका अहण न करा सकेगा, सो इसे भी कार्याचे वित्त करना चाहिए। इस पर ' 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Digitized by eGangotri 










द्वितीय आह्निक ५७ 
अस्ति ह्यन्यदेतस्य बचने प्रयोजनम्‌। किम्‌ । यस्याक्षरसमाम्नायिकने ` 
ग्रहणमस्ति तदर्थमेतत्स्यात्‌-खट्वाऽऽढकम्‌, मालाऽऽढकमिति । सति 
प्रयोजने न ज्ञापकं भवति । तस्माद्विववृतोपदेशः कर्तव्यः। क एप यत्नश्रोद्यते 
विश्वतोपदेशो नाम । विद्युतो वोपदिञ्येत संवृतो वा । को न्वत्र विशेषः । 
स एष सर्व एवमर्था यत्नः क्रियते-यान्येतानि प्रातिपदिकान्यग्रहणानि 
तेपामेतेना भ्युपायेनोपदेशइचोद्यते, तद्‌ गुरु भवति । तस्माद्‌ वक्तव्यं धात्वा- 
दिस्थइच विद्युत इति । 
दौधप्ठुतवचने च संबृतनिवृत्त्यर्थ: ॥ ३ ॥ 


इस ( अकः सदर्णे दीघैः ) वचन में अक्‌ ग्रहण का कोई और प्रयोजन है । 

क्या ? ४ 

जिस ( आ ) का इस अक्षर-समाम्नाय वाले हस्व ( विद्रुत ) अ से ( सवर्णता 
के कारण) ग्रहण होता है उसके ल्यि यह अकू महण चरितार्थ है । (जैसे) खट्वाढकम्‌, 
मालाढकम्‌ (यहाँ खट्वा आढकम्‌, माळा आढकम्‌ दो ( विवृत अत एव सवर्ण ) आकारों 
के स्थान में सवण दीर्घ एकादेश हुआ ) । जब प्रयोजन सिद्ध होता हो, तो ज्ञापक 
नहीं वनता । इस लिये धातु आदि में का अकार विवृतोच्चारण करना चाहिये । 

विवृत उच्चारण करना चाहिये इसमें वार्तिककार का क्या अभिप्राय है! 

सूत्र अथवा गणो में पढ़े हुए धातु आदि में आये हुए सभी अवणौ को आचार्य 
पाणिनि विवृत पढ्‌ देंगे, विवृत पढ़ें अथवा संवृत, प्रयास का तारतम्य कुछ भी न होने से 
गौरव-ऊछाघव कुछ भी नहीं। सो यह यत्न इस लिये किया जा रहा है कि जिन शश, 
पराश, सञ्चक आदि प्रातिपदिकों को किसी सूत्र व गण में नहीं पढ़ा है उनके भी 
अकार का इस उपाय से विवृत उच्चारण विधान किया जा रहदा है, अन्यथा स्वतन्त्र . 
रूप से एथक्‌-प्थक्‌ उनका उच्चारण करने से गौरव होता। इस लिये ( लाघव के लिये ) 
चातु आदि में के अकार का विवृत उच्चारण करना चाहिये ऐसा वचन अपेक्षित है । 

( वा० ) दीधे और प्छत ( आदेश ) विधान में भी संवृत की निवृत्ति के 
लिय धातु आदि में वर्तमान अ का विवृत उपदेश करना चाहिये । 


कहते हैं कि एक लौकिक प्रयोग में एक साथ दो तो क्या एक भी अक्षर समाम्नायस्थ 
अ दुर्लभ है, पर आचार्य ने अकः सवर्णे दीघेः (६।१।१०१ ) सूत्र में अ से प्रारम्भ 
करके अक्‌ प्रत्याहार पढ़ा है। अक्‌ का अ अक्षरसमाम्नायस्थ अ है, ककार रूप चिह के 
होने से, सो यह प्रतिज्ञा स विदृत है । इसका धात्वादिस्थ अ सवणे. तभी हो सकता दै जब 
कि वह भी इसी प्रकार वित्रत हो । यदि वह आचार्य को विद्वत अभिप्रेत नहीं था, तो अकू 
प्रत्याहार के स्थान में इक्‌ प्रत्याहार पढ़ते । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri + 





७८ व्याकरणमहाभाष्य 


` दीर्घप्लुतवचने च संब्रृतनिववत्त्यथौ विद्युतोपदेशः कर्तव्यः । दीर्घ- 
प्लुतौ संचुती मा भूतामिति। बृक्षाभ्याम्‌, देवदत्ता ३ इति । नेच लोके न च 
वेदे दीर्घप्लुतौ संवत स्तः । को तर्हि । विद्वती । यौ स्तस्तौ भविष्यतः । 
स्थानी प्रकल्पयेदेतावनुस्वारो यथा यणम्‌ 
संचृतः स्थानी संततौ दीर्घप्लुतौ प्रकर्पयेत्‌। अनुस्वारो यथा यणस्‌। 
तद्यथा- सँय्यन्ता, सँव्वत्सरः, यँल्लोकम्‌, तँर्लोकम्‌ इति । अनुस्वारः 
स्थानी यणमजुनासिके प्रकल्पयति । विषम उपन्यासः । युक्त यत्सतस्तन्न 
_ प्रक्लप्तिभवति। सन्ति हि यणः सानुनासिका निरनुनासिकाइच । दीर्घप्लुतौ 
पुनर्नेव लोके नेव च वेदे संती स्तः। कौ तर्हि । विद्वती। यौ स्तस्तौ 
भविष्यतः । एवमपि कुत एतत्‌--तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ अचिष्यतः, न 
पुनस्तुल्यप्रयत्नौ स्थानभिन्नौ स्याताम्‌, ईकार ऊकारो वेति । वक्ष्यति-- 
स्थानेन्तरतम इत्यत्र स्थाने इत्युवर्तमाने पुनः स्थानेत्रहणस्य प्रयोजनं 
यच्रानेकविधमान्तर्ये तत्र स्थानत एवान्तर्य बलीयो भवतीति । 


इस लिये. कि ( हस्व अ के स्थान में ) किये हुए दीर्घ और प्छुत कहीं सबृत 
न हो जॉय । वृक्षाभ्याम्‌ ( दृक्ष भ्याम्‌ ), देवदत्ता ३ ( देवदत्त ३ )। ( परन्तु यह 
' कोई प्रयोजन नहीं ) क्योंकि न लोक में और नहीं वेद में दीध और प्छुत संद्रत होते 
हैं। तो कैसे होते हैं ? विद्वत । जैसे होते हैं वैसे आदिष्ट होंगे। 

पर संबृत स्थानी अपने सश संबृत दीधे और प्लुत की कल्पना कर लेगा, 
जैसे अनुस्त्रार अपने सदश अनुनासिक यण की। जैसे- सँय्यन्ता ( संयन्ता ), 
सैंव्वत्सरः ( संवत्सरः ), यँल्लोकम्‌ ( यं लोकम्‌), तँस्छोकम्‌ ( ते लोकम्‌ ) इत्यादि में 
अनुस्वार ( जो अनुनासिक के स्थान में हुआ है.) अपने स्थान में अनुनासिक यण 
(य व ल ) को कल्पना करता हे । यह दृष्टान्त ठीक नहीं । जो विद्यमान ( सिद्ध ) है 
उसकी कल्पना तो युक्त है । यण्‌ ( य व र--दोनों ) प्रकार के प्रसिद्ध हैं, पर दीर्घ च 
प्छुत कहीँ भी संबृत नहीं, न लोक में, न वेद में । तो कैसे हैं ? , 

* विवृत । » ! 
जेसे हैं वैसे होंगे। | 
ऐसा होने पर भी यह क्योकर है कि हस्व (संवृत) अ के स्थान में तुल्य स्थानं (कण्ठ्य) 
पर मिन्न-प्रयत्न वाळे अर्थात्‌ विवृत ) दीर्घ और प्छुत आकार तो होते हैं, तुल्य प्रयत्न 
वाळे पर मिन्न-स्थान वाळे इंकार अथवा उकार नहीं ? ( उत्तर — . 
 स्ञानेऽन्तरतमः इस सूत्र में आचार्य कहेगे--स्थाने पद की ( षष्ठी स्थाने योगा 
- इस सुन्न से ) अनुदृत्ति आने पर भी फिर स्थाने अहण का प्रयोजन यह है कि जहाँ 


१. सृतः संवृता अन्यत्राभवसाम्नः यह वचन किन्ही सामग आचार्यौ का है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय. आह्निक ५९ 


तत्राुबत्तिनिर्देशे सवणाग्रहणमनण्त्वात्‌ ॥ 
तत्नानुद्धेत्तिनिदेशे सकर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति अस्य च्वौ, यस्येति 
च। किं कारणम्‌ अनप्त्वौत्‌। न ह्येतेऽणः, येऽचुबृत्तो । के तर्हि । येऽक्षर- 
समास्नाय उपदिइ्यन्ते । 
एकत्वादकारस्य सिद्धयै, ॥ 
पुकोऽयमकारो यश्चाक्षरसमास्नाये यश्चालुब्रत्तौ, यच धात्वादिस्थः । 
अनुबन्धसङ्करस्तु ॥ 


नाना प्रकार का सादृश्य हो वहां स्थान-कृत साइश्य बलवत्तर होता हे । 

(चा०) तो भी साक्षात्‌ .शास्त्र-प्रवृत्ति के अनुकूल सूत्र-निर्देश ( अर्थात्‌ 
प्रत्याहार-रहित ) में सवर्णे का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह निर्देश, अण नहीं । 
जैसे, अस्य च्वौ सूत्र मै निर्दिष्ट इ अ से सवणे दोघे ई और आ का ग्रहण न हो सकेगा, 
तथा यस्येति च सूत्र में निर्दिष्ट इ अ से सवर्ण दीर्घ ई और आ का ग्रहण न हो सकेगा । 
इन सूत्रो में उच्चारण किए हुए अ, इ अण्‌ नहीं । अण्‌ से अक्षर-समाम्नाय में उपदि अ 
इ उ इत्यादि का ग्रहण होता है। . 

( वा० ) अकार के एक होने से इष्ट सिद्धि हो जाएगी (अर्थात्‌ उक्तदोष नहीं 
आएगा) । 

जो अकार अक्षर समाम्नाय में दै, जो प्रत्याहार-रहित सून्रनिर्देश में, जो धातु 
आदि में है, वह सब एक ही हैं 

( या० ) एर ऐसा होने से अचुबन्ध-सङ्कर प्राप्त होता हे । 


उनके मत मै ईकार ऊकार भी संब्ृत प्रयत्न वाले होते हें । इस लिए संबृत अकार के 


स्थान मै संद्रत इकार ऊकार प्राप्त होते हें । जैसे संब्रत अकार के स्थान में तुल्य स्थान 
वाले भिन्न प्रयत्न वाले दीधे प्छत अकार प्राप्त होते हैं वैसे तुल्य प्रयत्न वाले भिन्न 
स्थानवाले ईकार ऊक्रार क्‍यों न हो जावें यह प्रश्‍न है ॥ 

१. अचुद्वत्तिनि्देशः -- बृत्तिसनुगत इत्यचुद्रत्तिः । अत्यादयः क्रान्ताद्यथ 
द्वितीयया इससे प्रादिसमास, अनुवृक्तिरैचासौ निर्देशश्च = अचुवृच्तिनिर्देशः । इत्ति = 
शास्त्रप्रश्रत्ति, उसके अनुकूल निदेश, जहां प्रत्याहार का आश्रयण न करके वर्णो का लक्ष्य- 
संस्कार के लिए सीधा उच्चारण है, जैसे अस्य च्वौ (४।३२) में अ का। ; 

२. अस्य च्वौ-- इस में जो अ पढ़ा है यह अण्‌ नहीं, जैसे आ अण्‌ नहीं वैसे 
ही अ भी नहीं, क्यों(प्रति उच्चारण में वर्णभेद होता है ऐसा व्यक्तिपक्ष में माना जातां 
है। प्रत्याहारस्थ क्‌ ( जैसे अक्‌ में, ण्‌ जैसे अण्‌ में) आदि से अक्षरसमाम्नायस्थ अ का 


अनुमान हो जाता है, पर अस्य च्चौ में तो वैसा चिह नहीं है। 


३. अकार, इकार आदि नित्य व्यक्तियां हैं, एक ही अ व्यब्जक-वनि-भेद से 


भिन्न सा भासता है, जैसे एक ही मुख आदिं खन्न, तैल, आदश (दपण) मे प्रतिबिम्बभेद | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


८ ६० व्याकरणमहाभाष्य 


अजुबन्धसंकरस्तु प्राप्नोति। कर्मण्यण्‌ आतोऽनुपसग कः, इति 

केऽपि णित्कृत प्राप्नोति । 
एकाजनेकाउ्प्रहणेषु चानुपपत्तिः ॥ 

एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चाजुपपत्तिर्भवति। तत्र को दोषः। किरिणा गिरि 
णत्येकाज्लक्षणमन्तोदात्तत्व प्राप्नोति । इह च घटेन तरति घटिक इति 
द्वयज्लक्षणष्ठन्‌ न प्राप्नोति.। 

द्रव्यवच्चोपचाराः ॥ . 

द्रव्यचच्चोपचाराः ग्राप्नुवन्ति। तद्यथा व्येषु नैकेन घटेनाने 

युगपत्कार्य करोति । एवमिममकारं नानेको युगपदुच्चार्‍येत्‌। 
विषयेण' तु नानालिङ्गकरणासिद्धम्‌ ॥ 


: अर्थात्‌ अ के एक होने से एक अनुबन्ध के कार्य के साथ साथ दूसरे अनुवन्ध 
के निमित्त से कायौन्तर भी प्रसक्त होता है, जैसे क प्रत्यय का अ और अण्‌ प्रत्यय 
का अ यदि एक ही है तो आतोनुपसमे कः, . की प्रवृत्ति होने पर गोद रूप बनेगा और 
' सत्रत्वविवक्षा मै ङीप्‌ होगा नकि दाप्‌, कारण कि क का अ इत्संजक णकार वाला 
भी हे ऐसा समझा जाएगा। इतना ही नहीं णित्त के कारण आतो युक्‌ से युक्‌ 
आगम भी प्राप्त होता है । क 
(वा० ) जिन सूत्रौ मै एकाच्‌ अनेकाच्‌ का--निमित्त रूप से ग्रहण किया है 
उनमें इष्ट रूप की असिद्धि रहेगी । छ 
इससे यह दोष आयगा कि किरिणा, गिरिणा यहां एकाच्‌ हो जाने से विभक्ति सावे कन्या स 
अन्तोदात्त हो जाएगी और घटेन तरति घटिकः यह रूप न बन सकेगा, कारण कि टीम A, 
उन्‌ प्रत्यय द्वयच्क से विधान किया है, पर यहां अ व्यक्ति के एकत्व के कारण घट Rahs 
शब्द एकाच्‌ हो जाएगा । नो $ नाच्न, 
(वा० ) अकार के साथ द्रब्य का-सा व्यवहार ग्राप्त होता है । जैसे द्रव्यो के 
विषयं में ऐसा हैकि अनेक लोग एक ही घट से एक ही समय में कार्य नहीं करते। इसी 
तरह अनेक लोग इस एक अकार को एक साथ. उच्चारण न कर सकेंगे । 
(चा० ) विषय विषय में जो आचाय अकार के साथ भिन्न-भिन्न लिङ्ग 


से नाना भासता है। अतः सब अ अण्‌ ही, है । अतः सर्वत्र ग्रहणक शास्त्र (अणुदित्सवर्णस्य 
चाप्रत्ययः) की प्रश्नत्ति होगी । यह व्यक्ति-स्फोट वादी सिद्धान्त्थेकदेशी का मत है । 

१. वार्तिककार ने विषयत्व-रूप सामान्य को लेकर और अधिकरणत्व के स्थान 

में करणत्व की विवक्षा कर विषयेण यह तृतीया-एक वचन का प्रयोग किया है, भाष्यकार 

क वणा को दृष्टि मे रखकर अधिकरणता का बोध कराने के लिए विषये-ऐसा, प्रयोग 

 करतेहे। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








द्वितीय आहिक 1 ६१ 


यदयं विषये विषये नानालिड्रमकारं करोति कर्मण्यण्‌, आतोलुप- 
सगे कः, इति तेन ज्ञायते नानुवन्धसङ्करोस्तीति । यदि हि स्यान्नानालिङ्ग- 
करणमनर्थक स्यात्‌ । एकमेवायं सर्वगुणंमुच्चास्येत्‌ । नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 
इत्संज्ञाप्रक्ल॒प्त्यर्थमेतत्स्यात्‌ । न ह्यायमचुवन्धैः शल्यकवच्छक्य उपचेतुम्‌ । 
इत्संज्ञायां हि दोषः स्यात्‌ । आयम्य' हि दवयोरित्संज्ञा स्यात्‌ । कयोः। . 
आद्यन्तयोः । एवं तर्हि-- 

विषयेण तु पुनर्किङ्गकरणास्सिद्म्‌ ॥ 

यद्यं विषये विषये पुनर्ङिङ्गमकारं करोति-आग्दीव्यतोऽण्‌, शिवादि- 
भ्योण्‌ इति। तेन ज्ञायते नाजुवन्धसङ्करोस्तीति । यदि हि स्यात्पनर्ङिङ्ग- 
करणमनर्थकं स्यात्‌ । 

अथवा पुनरस्तु 


जोड़ता है, जैसे कर्मण्यण्‌- इसमें ण्‌ आतोनुपसगे कः--इसमें क्‌, इस से जानते हें कि 
एक ही स्थल में नानाऽनुबन्ध-निमित्तक कायों का साङ्कर्य नहीं होगा । यदि यह साझये 
हो जाय, तों भिन्न-भिन्न लिङ्ग लगाना व्यर्थ हो जाए । एक अकार को सभी अनुबन्धो 
सहित पढ़ दे। यह कोई ज्ञापक नहीं । नानालिज्ञों (अनुबन्धा) का गाना इत्संज्ञा की 
सिद्धि के लिए चरितार्थ रहेगा । एक ही अकार को शस्यक (सेहा जो उपर नीचे कांटो 
से ढपा हुआ होता है) की तरह अचुयन्धा सें ढांपा नहीं जा सकता, कारण कि इत्संज्ञा 
स दोष आएगा । यत्न करने पर दो की इत्संज्ञा हो सकेगी । आदि और अन्त के हलो. 
की । अच्छा तो-- 

(बा०) विषय-विषय में जो आचायै अकार को बार-बार एक ही लिङ्ग (अनुबन्ध) 
से युक्त करते हैं, जैसे प्राग्दीव्यतोऽण्‌ यहां और फिर शिवादिभ्योऽण्‌ -- यहाँ भी, 
इससे जानते हैं कि अनुबन्ध-संकर नहीं होता । यदि हो तो बार-बार एक ही लिङ्ग 
को लगाना व्यथ हो जाय । 

अथवा फिर वही पहले पढ़ा हुआ-- 





१. गुण से यहां अनुबन्ध विवक्षित है । अनुवन्ध कार्य करने के लिए आश्रित 
किये जाते हे, अतः उपकारक होने से गुण शब्द से व्यपदिष्ट किए जाते है । सर्वगुणम्‌ = 
सर्वातुबन्धम्‌ । कमेण्यण न कह कर कमणि कण्ट्‌ ऐसा कहे । 

२. आयम्य, यत्न कर। आङ्‌ यम्‌ का अर्थ खींचना, लम्बा करना होता है। यत्न 
. करना गौणार्थ है । कण्द्‌ इस अनुबन्ध समुदाय के आदि क्‌ की लशक्कतद्धिते (११३1४) 
से इत्संज्ञा हो जायगी, अन्त्य द्‌ की हलन्त्यम (१।३।३) २ तत्सेज्ञा हो जाएगी, पर बौच 
के ण्‌ की तो किसी शास्त्र से इत्संज्ञा न हो सकेगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६२ व्याकरणमहाभाष्य 


विषयेण तु नानाळिङ्गकरणा स्सिद्म्‌ ॥ 


इत्येव। नयु चोक्तम्‌-इत्संश्ञाप्रक्प्त्यथैमेतत्स्यादिति । नेष दोषः । 
लोकत एतत्सिद्वम्‌ । तयथा लोके करिचिदेवं देवद्त्तमाह-- 
` इह सुण्डो भव, इद जटिलो भव, इह शिखी भवेति। यस्लिङ्गो यत्रोच्यते 
तब्लिङ्गस्तच्रोपतिष्ठते । एवमयमकारो यल्लिङ्गो यत्रोच्यते तल्िङ्गस्तत्रोप- 
स्थास्यते । 

यद्प्युच्यते-एकाजनेकाज्ग्रहणिषु चाजुपपत्तिरिति- 


> एकाजनेका्म्रहणेषु चावृत्तिसंख्यानात्‌ । 


एकाजनेकाज्य्रहणेषु चावृत्तः संख्यानादनेकाच्त्वं भविष्यति। तद्यथा--- 
सप्तद्श सामिधेन्यो भवन्ति इति चिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌ इत्यायृत्तितः 
सप्तद्शत्वं भवति | एवमिहाप्यादृत्तितोऽनेकाच्त्वं भविष्यति। भवेदाद्त्तितः 


(वा०) विषयेण तु नाना इत्यादि वार्तिक न्यास ही अनुबन्ध-सङ्कर-रूप दोष की 
निवृत्ति कर देगा । अजी, अभी कहा था कि नाना ढिङ्गौ का लगाना इत्संज्ञा की सिद्धि 
के लिए चरितार्थ रहेगा और ज्ञापक न हो सकेगा। मत हो, इससे कुछ .ब्रिगड़ता नहीं । 
नाना-सिङ्ग-हेतुक सङ्गर का अभाव तो लोक से सिद्ध दै । जैसे लोक में कोई देवदत्त को 

. ऐसे कहता हे-- 

यहाँ (सन्यासाश्रम मै) मुण्डी हो, यहां (ब्रह्मचयाश्रम मे) जटावान्‌ हो, यहां 
(गृहस्थाश्रम मे) शिखावाला हो । (एक होता हुआ भी वह देवदत्त) जिस चिह्न वाला 
जहां कहा जाता है उस चिह्न वाला वहां उपस्थित हो जाता है । इसी प्रकार अकार 
भी जिस चिह्ववाला (णित्त्व, किच्च, टित््वादि) जहां कहा जाता है उस चिह्नवाला वहां 
उपस्थित हो जाएगा । ५ 

- और जो कहा गया है कि जिन सूत्रों में एकाच, अनेकाच का ग्रहण है वहां 
इष्टसिद्धि नहीं होगी, उसका उत्तर यह है-- : 

( वा० ) एकाच अनेकाच्‌. के ग्रहण सं आश्ोत्त द्वारा लब्ध संख्या से 
अनेकाच्त्व हो जायगा । जैसे ( वेद में कहा है) विक्रतियाग मै सत्तरह समिदाधान के 
मन्त्र होते दें । वस्तुतः वहां तरह मन्त्र होते हैं, जिनके प्रथम और अन्तिम मन्त्र को 
तीन बार उच्चारण करके सत्तरह संख्या बन जाती है। इसी प्रकार यहाँ ( घट 
आदि में) आवृत्ति से अनेकाच्त्व हो जाएगा, ( जिससे द्वयच से विहित ठन्‌ प्रत्यय 


- हो जाएगा और घटिकः यह इष्ट रूप सिद्ध हो जाएगा )। अच्छा आदृत्ति करके 


। इष्यै सिद्व हो जाने से दूषण (सूत्र की अव्याप्ति ) का परिहार संभव होने पर भी 
ओ- यहा किरिणा गिरिणा में स्वरूप से एकाच्त्व ( एक ही इकार ) के होने से एकाच्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New 





द्वितीय आह्निके ' ६३ 


. कार्य परिहृतम्‌ । इह तु खळ किरिणा गिरिणेत्येकाज्ळक्षणमन्तोदात्तत्वं 
घराप्नोत्येच'। एतदपि खिद्वम्‌। कथम्‌ । लोकतः। तद्यथा कपिसहस्ममेकां 
कपिल/मेकेकशः सहस्तकृत्वो दत्त्वा तया सर्वे ते सहस्रदक्षिणाः सम्पन्नाः । 
एवमिदहदप्यनेकाच्त्वं भविष्यति। यदप्युच्यते द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्जु- 
सन्तीति । भवेद्‌ यदसंभवि कार्य तन्नानेको युगपत्कुयोत्‌ । 


को मानकर जो विभक्ति की अन्तोदात्तता ग्राप्त होती हैं वह तो होकर रहेगी ( यह 
दूषण अपरिहृत रहा ) । 
। इसका परिहार भी हो जाएगा। 
कैसे ? 
लोक व्यवहार से । 
जैसे एक हजार ऋषि एक-एक करके एक ही कपिला गौ को हजार बार (किसी 
ब्राह्मण को) देते हैं, इससे वे सहस्र गोदान करनेवाले कहे जाते हैं. ( सहस्र गोदान 
का फल उन्हें मिलता है, न कि एक गोदान का) । इसी प्रकार यहां भी अनेकाच्त्व हो 
जाएगा । जो यह कहा है कि अकार के एक होने से इसके साथ द्रव्य का सा व्यवहार 
प्राप्त होता है । (उसमें हमें यह कहना है) जो कायै असम्भव है वह भले ही अनेक 
पुरुष एक ही ससय न कर सकें, जो काये हो सकता हैं उसे अनेक लोग भी एक साथ 





१. यदि अ एक ही है तो घट शब्द एकाच्‌ हो जाएगा, तब इससे तरति 
इस अर्थ में नौहयचः उन्‌ (४।४।७॥) से ठन्‌ प्रत्यय न हो सकेगा और घटेन तरति, 
इस अर्थ में घटिकः यह इष्ट रूप न वन सकेगा। इस सूत्र से यहाँ अव्याप्ति रहेगी । 
इसका परिहार आवृत्ति से किया है। 

२. किरि, गिरि में यदि इकार व्यक्ति एक ही है तो यह किरि { सूअर ) और 
गिरि शब्द स्वरूप से एकाच्‌ हुए, तो सावेकाचस्वृतीयादिर्विभक्तिः ( ६।१।१६८ ) इस 
सूत्र की अतिव्याप्ति होकर किरिणा, गिरिणा--थे पद अन्तोदात्त हो जायेगे । 


३. यहाँ कुछ विद्वान, दान प्रतिग्रहमाला समझते हें । वे ऋषि दाता भी हैं 
और प्रतिग्रहीता भी। सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम ऋषि केवल दाता ही होगा, 
प्रतिग्रहीता नहीं.1 ऋषियों का प्रतिग्रहीतृत्व उनके दातृत्व का अपकर्षक भी है। वस्तुतः 
स्वत्व-नितत्तिपूर्वक दानकर किसी प्रतिग्रहीता ब्राह्मण से प्रत्येक ऋषि उस एक 
कपिला गौ को मोल लेकर उसे ही प्रतिग्रह-एप में लौटा देता है । यहां लोकव्यवहार 
से यह सिद्ध होता है कि -- गौणी मुख्या वा उत्तरा सङ्ख्या पूवी संख्यां बाधते, 
` आवृत्ति से यहां एक ही गौ सहस्र = संख्याक हो गयी, क्योंकि उन सहस्त ऋषियों 
को एक गोदान का फल नहीं. मिला, किन्तु सहन गौओं के दान का । ऐसे ही प्रहृत में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





सूत्र की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 


६३ व्याकरणमहाभा्य 


यत्खलु संभवि कार्यमनेकोपि तद्युगपत्करोति । तद्यथा-घटस्य 


` दर्शने स्पर्शनं वा । संभवि चेदं कार्यमकारस्योच्चारण नाम, अनेकोऽपि तदू 
युगपत्करिष्यति \ न 


आन्यभाब्य तु कालशब्दव्यवायात्‌ ॥ ११ ॥ 

आल्यभाव्यं त्वकारस्य । कुतः । कालशब्दव्यवायात्‌ । कालव्यवा- 
याच्छब्दव्यवायाच्च । कालव्यवायादू--दण्ड अग्रम्‌। दाव्द्व्यचायात्‌-दण्डः । 
न चैकस्यात्मनो व्यवायेन भवितब्यम्‌। भवति चेद्भवत्यान्यभाव्यमकारस्य । 


युगपच्च देशपृकत्वद्शनात्‌ ॥ १२ ॥ 
` युगपच्च देशंपृथक्त्वदर्शनान्मन्यामह आन्यमाव्यमकारस्येति। यद्यं 
युगपदू देशएथकत्वेघूपलभ्यते-अइवः, अर्कः, अर्थ इति । न ह्येको देवदत्तो 
युगपत्स्नुष्ने च भवति मथुरायां च । - 
यदि पुनरिमे वर्णाः 


NS RS २ 
करते हैं जैसे घड़े का स्पर और दर्शन । अकार का उच्चारण- रूप कार्यं भी हो सकता 


हे, अनेक लोग इसे पुकसाथ उच्चारण कर सकते हैं ।. 

(चा० ) अकार अन्यान्य ( नाना ) होने चाहिये कालकृत व्यवधान तथा शब्द 
कृत व्यवधान होने से । 

` अकार का नानात्व सिद्ध होता है। केसे! काळकृत व्यवधान तथा शब्दक्कत च्यव- 

धान के कारण । कालकृत व्यवधान, जैसे दण्ड अग्रम्‌, यहाँ । शब्द कृतव्यवधान, जैसे 
दण्ड, यहाँ । एक ही पदार्थ मै व्यवधान नहीं होता है तो ( निश्चित ही ) अकार 
नाना है । हः 

( चा० ) एक साथ नाना देशो ( स्थाना ) में उपलब्ध होने से । 

एक साथ नाना स्थानौ में देखे जाने से हम समझते हैं कि अकार नाना है । 
क्योंकि यह अरव, अर्क इत्यादि स्थलों में एक-साथ देखा जाता है ७ एक ही देवदत्त. 
एक साथ खुघ्न और मधुरा में नहीं हो सकता । 


यदि ये वणे पक्षियों की तरह होवे । 


स्वरूप से यद्यपि किरि, गिरि ( इ के एक होने से) एकाच्‌ हैं, पर आवृत्ति से प्रात हुई. 


उत्तर संख्या द्रयचकता स्वरप-सिद्ध पूर्व संख्या एकाचूत्व को. वोध लेगी और इससे यहां 


१. अन्यस्य भावः = अन्यभावः स एव आन्यभाव्यम्‌ । स्वार्थे प्यञ्‌ । 
२०८देशसे यहां ब्रणी-ऽससुदाय। छपत शब्द का. प्रहण: दै by eGangotri 


द्वितीय आहिक ६५ 


दाकुनिवत्स्यु: || 
तद्यथा शक्कनय आशुगमित्वात्पुरस्तादुत्पतिताः पञ्चाद्‌ दहयन्ते। 
अयमकारो द्‌ इत्यत्र दृष्ठो ण्ड इत्यत्र रच्यते । 
~_s ~ मेवं ~ तेषु 
नैवं शक्यम्‌। अनित्यत्वमेवं स्यात्‌ । नित्याइच शब्दाः । नित्येषु च . 
CS ~ ~ वण र पोपः 
शब्देषु कूटस्थैरचिचालि भिर्यणेर्भ वितऱ्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
~ 
यदि पुनरिमे वर्णाः 
आदित्यवत्स्युः ॥ 
तद्यथा-पक आदित्योऽनेकाधिकरणस्थो युगपद्‌ देशपृथक्त्वेषृप- 
५.५ नको ~ ७, न 
ळभ्यते । विपम उपन्यासः । नको द्रष्टाः5दित्यमनेकाधिकरणस्थं युगपद्‌ 
देशापृथक्त्वेपूपलभतेऽकारे पुनरुपलभते । अकारमपि नोपलभते । कि 
कारणम्‌। थ्रोत्ोपलब्थिंवुद्धिनिय्रोह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः। 
७ ° च 
एकं च पुनराकाशम्‌ । आकाशदेशा अपि वहवः । यावता वहवस्तस्मादान्य- 
भाव्यमकारस्य । ` 


जैसे पक्षी आगे की ओर उड़े हुए शीघ्रगति के कारण पीछे की ओर देखे जाते 
हैं इसी प्रकार द में देखा हुआ अ ण्ड में ( पीछ की ओर ) देखा जाता है ( अथोत्‌ 
वर्ण-संक्रस = स्थान परिवर्तन हो जाता है )। 
यहे नहीं हो सकता, कारण कि इस प्रकार शब्द में अनित्यता आ जायगी । 

परन्तु शब्दों में वणी को कूटस्थ ( नित्य अवस्थित ) स्थानपरिवर्तेन-रहित, हास, बृद्धि 
देश से रहित होना चाहिये । 

यदि थे वर्ण-> 

( चा० ) आदित्य की तरह हों 

जैसे एक ही सूये उदय आदि काल में अनेक स्थानों में स्थित, भिन्चःभिश्न स्थानों में 
( रहने वाळे छोगों से ) साथ देखा जाता है ( ऐसेही एक ही अकार भी )। यह 
द्टान्त ठीक नही । ( यहाँ विषमता है भौर वह यह है कि ) एक ही पुरुष भिन्न-भिन्न 
स्थानों में वर्तमान सूये को भिन्न-भिन्न स्थानों में एक-साथ नहीं देख पाता, अकार को . 
तो देखता है ( इससे अकार व्यक्तियों का नानात्व ही सिद्ध होता दै. )। इस पर एइत्व- 
-चादी फिर कहता है-- अकार को भी इस प्रकार एथक्‌ एथक्‌ स्थानों में नहीं देखता । 
क्या कारण ? शब्द ( स्फोट रूप) श्रोत्र से उपलब्ध तथा बुद्धि से निगृहीत, ध्वनि से 
अभिव्यक्त होता है, और आकाश इसका देश है। आकाश एक अखण्ड वस्तु है। (नहीं) 
आकाश के भी नाना प्रदेश हैं । ( अयात्‌ उपाधिमेद से मठाकाश घटाकाश, इत्यादि 
नाना आकाझ-देश हैं )। चूँकि नाना प्रदेश हैं इसीलिये तदाश्रित अकार भी नाना हं 
एक नहीं । 

१. श्रोत्रोपलब्धिः = श्रोत्रेणोपलम्यत इति । कर्मणि क्तित्‌। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by,eGangotri 


Ss 
“4 
शव 





६६ | व्याकरणमहाभाप्य 


आक्नतिग्रहणास्सिद्वम 


अवणीकृतिरुपदिष्टा सर्वमवर्णकुलं ग्रहीष्यति, तथेवणौक्कतिः, 
. तथोवणोरुतिः । साफ 4 
तद्वच्च तपरकरणम्‌ ॥ 

एवं च कृत्वा तपराः क्रेयन्ते--आछ्ृतिग्रहणेनातिम्रसक्तमिति। ननु च 
सर्वर्णप्रहणेनातिप्रसक्तमिति कृत्वा तपराः क्रियेरन। प्रत्याख्यायते तत्‌ 
लचणेऽप्ग्रहणमपंरिमाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्वाञचेति 1 
| हल्म्रहणेषु च ॥ 
किम्‌ । ` आहृतिग्रहणात्सिड्मित्येव । झलो झलि, अवात्ताम्‌, 
COR -+ 77 अवात्तै । यत्रैतन्नास्ति-अण्‌ सवर्णान््रह्मतीति । 


( वा० ) आकृति ( जाति ) का ही सबैत्र ग्रहण होने से समस्त दोषों का वारण 
और सर्वे सिद्धि हो जायगी.। " 
, कार जाति का निर्देश होने से सारे अकार-कुछ का अर्थात्‌. अठारह प्रकार के 
अकार का ग्रहण हो जायगा । इसी प्रकार इकार जाति का निर्देश होने से, इंसी प्रकार 
उकार जाति का ( शेष समी वणी के विषय में भी ऐसे ही जानो ) । 
( वार ) इसी लिय तो तपर किया गया है। 
आकृति ग्रहण ( जातिनिर्देश से जहाँ अतिप्रसङ्ग का भय होता है वहाँ आचाय 
तपर करते दे) । र 
क्यों जी, तपर तो जहाँ. सवण ग्रहण से अतिप्रसङ्ग होता हो उस के चारण के 
लिये भी किया गया हो सकता है । ( नहीं ) सवण-प्राहक शास्त्र में पढे हुए अण्‌ का 
सवर्णे$ण्ग्रहणमपरिभाव्यमाकृतिम्रहणादनन्यत्वाच्च इस वचन से भत्याख्यांन किया गया है । 
विल 2 A डर 


१. त्यदादीनामः, इत्यादि में वर्णसमाम्नाय में जातिपरक निर्देश है इस पक्ष 
में तथा उदात्त आदि गुण भेदक नहीं होते इस पक्ष में दीध आदि के वारण के लिये 
अणुदित्सूत्र में अप्रत्यय ( = अविधीयमान ) का ग्रहण करना आवश्यक है। उदित. ग्रहण 


भी इष्ट भी इष्ट है, केवल अण का प्रत्याख्यान किया गया है । 


२. व्यक्तिपक्ष मै झळ से एक तकार-व्यक्ति का बोध हेगा। झलो झालि सूत 
में यदि पञ्चम्मन्त झलः पद से त्‌ का. ग्रहण होगा तो सप्तम्यन्त झलि पद्‌ से दूसरी तकार- 
' व्यक्ति का ग्रहण नहीं हो सकता। तो प्रहृत में ( अवात्‌ स्‌ ताम्‌ इत्यादि में ) स॒ 
का लोपल होले, जीए, असाता, तिद, न होगा | ( ऐसा होने पर 


. Digitized by eGangotrt 


द्वितीय आह्विक र ६७ 


रूपसामान्याद्वा ॥ 


रूपसामान्त्राद्वा सिद्धमेतत्‌ । तद्यथा-तानेव शाटकानाच्छादयामो 
ये मथुरायाम्‌, तानेव शालीन्भुञ्ज्महे ये मगधेषु, तदेवेदं भवतः कार्षापणं 
यन्मधुरायां ग्रहीतम्‌, अन्यस्मिंदचान्यस्मिन्‌ रूपसामान्यात्‌ तदेवेदमिति । 
एवमिहापि रूपसामान्यात्सिद्वम्‌॥ 





( वा० ) जिन सूत्रों में हळू का अहण है उनमें भी आकृति-निर्देश से इष्ट . 
सिद्धि हो जायगी। . 

जहाँ अण्‌ नहीं और इस लिये सवणेग्रहण का प्रसङ्ग ही नहीं, जैसे झल्‌ से परे 
स्‌ का लोप होता है झळ परे होने पर- अवात्‌ स्‌ ताम्‌=अवात्ताम्‌, अवारस्‌ 
तम्‌ = अवात्तम्‌ , अवात्सूत = अवात्त । 

( वा० ) अथवा ( जातिपक्ष का आश्रयण न करनेपर ) हल्महण वाले सूत्रों में 
रूप की समानतां को लेकर इष्टसिद्धि हो जायगी । 

ज्ञेस--हम उन्ही शाटकों को पहन रहे हैं, जो मधुरा में थे, उन्ही चावलो को 
खा रहे हैं जो मगध में थे, यह आप का वही कापोपण है जिसे ( आपने ) मथुरा 
में लिया था। और-और पदार्थ में केवल रूप-साधश्य से ऐसी प्रतीति होती है कि 
यह वही है । इसी प्रकार प्रकत मे हळू वर्णी में ( प्रति उच्चारण वर्णमेद होजे पर 
भी ) रूपसाइश्यसे यह वही वणे है ऐसी प्रतीति होने से सब इष्ट ( काये ) सिद्ध हो 
जायगा ॥ - 





भी सूत्र ( झलो झलि ) व्यथ नहीं हो जाता । वह अबान्ध्र स्‌ ताम्‌ इत्यादि स्थलों में 
चरिता रहेगा, यो कि वहाँ झछ्‌ पद से दो भिन्न व्यक्तियों ध्‌ त्‌ का ग्रहण है ) । अतः 

अवात्ताम्‌ आदि की सिद्धि के लिये जातिपक्ष स्वीकार करना होगा। तब झल से जो त्‌ 
ग्रहीत होता है वह तत्वावच्छिन्न परक है । बह तकारमात्र लिया जाएगा। 

7 ३. व्यक्ति पक्ष [ में उदात्त आदि, हस्वदीर्घादि अनुनासिक, निरनुनासिक आदि 

भेद के कारण अचों में रूप-सामान्य दुरुभ है, अतः वहाँ रूपसामान्य को लेकर निवाह 

नहीं हो सकता । हाँ, हलों में इस प्रकार का कोई धर्मभेद न होने से स्प-सामान्य का 

आश्रय करके सामान्य-मूलक अमेद का आरोप करके निर्वाह हो जायगा । झल पद से 

गृहीत हुए एक तकार व्यक्ति के साथ दूसरे तकार व्यक्ति का रूपसामान्य होने से अभेदा- 

* रोप करके झल्त्वेन ग्रहण हो जायगा, जिससे अवात्ताम्‌ आदि रूप-सिड में बाधा न 

होगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


भ 27% 30325 RN Ee 





६८ व्याकरणमहा भाज्य 


कलक ॥ 

अथ लकारोपदेशः किमर्थः । कि विशेषेण लकारोपदेराश्वीचत न 

पुनरन्येषामपि वर्णनाबुपदेशश्चोद्यते । यदि किञ्चिदन्येपामपि वर्णानामुपदेशो 

' प्रयोजनमस्ति, ळकारोपदेशस्यापि तद्भवितुमरहति । को वा विशेष: । अयमस्ति 

विशेषः । अस्य हि लकारस्याल्पीयांश्चैव प्रयोगविषयः ।. यइ्चापि प्रयोग- 

बिषयः सोऽपि कळूपिस्थस्येब। क्लपेषच ळत्वमसिद्धम्‌। तस्यासिद्धत्वाः 
₹कारस्यैवाच्कार्याणि भविष्यन्ति । नार्थं लूकारोपदेशेन । 
अत उत्तरं पठति | 

लकारोपदेशा. यदृच्छाशक्तिजानुकरणप्टवत्यायथः ॥ 

लकारोपदेशः क्रियते यदच्छाशव्दार्थो$शक्तिजानुकरणार्थः प्छुत्या- 

चर्थश्व। यदच्छाशब्दार्थस्तावत्‌-+यदच्छया. कर्चित्‌ रूतको नाम । तस्मिन्नः 

च्कार्याणि यथा स्युः--द्ध्य्छतकाय देहि, मध्व्ल्तकाय देहि उदकछूलछत- . 

कोऽगमत्‌, प्रत्यङ्ङ्लतकोऽगमत्‌। चतुष्टयी शब्दानां प्रबृत्तिः-जातिशब्दा 
गुणशब्दाःक्रियाशब्दा यदच्छाराब्दाइचतु्थोः । 


ऋलक्‌ । १ 

यही प्रश्‍न होता है कि ( आक्षरसमाझाय मै ) रूकार उपदेश (टुकार पढ्ने) 
का क्या प्रयोजन है । पर विशेष करके ठकारोपदेश के विषय में क्या पूछते हो, दूसरे 
वणी के उपदेश के विषय में क्‍या नहीं पूछते हो । यदि दूसरे वणी के उपदेश का कोई 
प्रयोजन हे वह रूकारोपदेश का भी हो सकता है । अथवा भेद क्या है ? भेद यह 
है--प्रथम-तो छूकार के प्रयोग का विषय ही थोडा है और जो है भी वह क्रूप 
धातु के छकार का ही। और क्ल॒प्‌ का लस्व असिद्ध होने से अच्काये ( अच्स्थानिक, 
अच-निमित्तक कार्य ) ऋकार को ही हो जायेगे, लकारोपदेश का कुछ प्रयोजन नहीं । 

इसलिये उत्तर पढ़ते हैं-- 

( चा० ) लकारोपदेश यहच्छा ( संज्ञाशब्द ), अशक्ति से किये हुए अनुकरण, 
तथा प्छुतःआदि कार्यों के लिए चाहिये । 
पहले यदच्छा को लीजिये--अपनी इच्छा से किये गये संकेतके कारण कोई लूतक 
नाम से प्रसिद्ध है। उस रूतक नाम के परे रहते अच्‌ निमित्तक कार्य जिस प्रकार 
हो सकें--( जैसे ) क 
दध्य्ळूतकाय देहि ( रूतक नामक पुरुष को दही दो ), मध्व्छृतकाय देहि (शहद 
कृतक नामक पुरुष को दो, हुन दो वाक्या में दावे और मधु के इ, उ के अनन्तर 


(8511 Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ६९ 


अशक्तिजालुकरणार्थ:--अशक्त्या कयाचिद्‌ ब्राह्मण्या ऋतक इति 
प्रयोक्तव्ये रूतक इति प्रयुक्तम्‌! तस्यानुकरणं ब्राह्मण्यछूतक इत्याह कुमारय्‌ 
तक इत्याह । 

प्टुत्याद्यर्थरच । के पुनः प्लुत्यादयः। प्ळुतिद्रिवेचनस्वरिताः । 
क्छश्तशिखः । क्ल्प्तः। प्रकल्पः । प्लुत्यादिषु कार्येषु कुपेलेत्वे सिद्धम्‌ 
तस्य सिद्धत्वादच्कार्याणि न सिध्यन्ति । तस्माद्‌ लूकारोपदेशः क्रियते । 

ज्ञेतानि सन्ति प्रयोजनानि । 
लतक के लकार आने पर ळ को अच मानकर इ, उ के स्थान मै यण्‌ हुआ है और 
जैसे उदङ्ड्लतकोऽगमत्‌ , प्रत्यङ्ङ्लतकोऽगमत्‌ ( रूतक उत्तर की ओर गया, रूतक 
पर्चिस की ओर गया) इन दो वाक्यों में उदङ और प्रत्यङ्‌ के ङ से परे छूतक का 
लकार होने से अच्‌ मानकर इगुट्‌ आगम हुआ है । चार प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
देखा जाता है--जाति शब्द, गुण शव्द, क्रिया शब्द और चोथे यदच्छा शब्द । 

आशक्ति से किए गए उच्चारण के अनुकरण के लिए--(जैस) किसी एक ब्राह्मणी 
ने असामर्थ्यं के कारण ऋतक उच्चारण न करके रूतक ऐसा उच्चारण कर दिया । दूसरा 
यह बताने के लिए कि उस ब्राह्मणो ने केसा उच्चारण किया उसका अनुकरण करते 
हुए कहता है--त्राह्मप्यू छतक इत्याह, कुमारयळतक इत्याह (यहाँ ल को अच्‌ मानकर 
ब्राह्मणी-शब्द के अन्त्य ई को यण्‌ हुआ हे) । 

- प्लुत आदि कार्यों के लिए भी (अचो में रू का उपदेश (पाठ) होना 

चाहिए )-- यहां प्लुत आदि कौन से कार्य समझने चाहिए १ प्छते द्विवचन और 
स्वरितै । प्छृत ऊँसे कळ३प्तशिख में, द्विवचन ( द्वित्व ) जैस क्लप्सः मै, स्वरित 
जैसे प्रकटः सें। इन कार्यों के प्रति कृपो रो छः (८।२।१८) सूत्र से कृप 
धातु के ऋ के स्थान में जो लकार हुआ है वह सिद्ध हे ( क्योंकि यह कार्य त्रिपादी 
होने पर पर हैं और हर्त्रविधि पूर्व हे)। ल का अचां में पाठ किए. बिना ये काये 
सिद्ध नहीं हो सकते, अतः ल का अक्षरसमाम्नाय में अचा के. मध्य में पाठ 
किया गया है। 

ये प्रयोजन नहीं-- (इसमे हेतु)-- 


१. गुरोरनृतो5नन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ( ८1२1८६ ) से प्लत । 

२. अनचि च ( ८४४५७ ) से द्वित्व । 

३. प्रक्लुष्तः मै .गतिरनन्तरः ( ६।२।४५ ) से प्रके प्रकृति-स्वर उदात्त होने स 
झप निघात होने से उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८।४।६६ ) से कल स्वरित होता है । 
गतिरनन्तरः की प्रत्रत्ति के लिए यहां कप्‌ का अन्तर्भावित प्यर्थ समझना चाहिए, तभी 
उसमें सकर्मकता आयगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





७० व्याकरणमहाभाष्य 


न्याय्यमावात्कप्पन संज्ञादिषु ॥ 

न्याय्यस्य ऋतकशब्दस्य भावात्कर्पनं संशादिषु साधु मन्यन्ते । 

ऋतक एथासौ न लूतक इति। अपर आह न्याय्य ऋतक दाब्दः शाखा 

न्वितोस्ति, स कल्पयितव्यः साधुः संज्ञादिछु। ऋतक एचासौ, न लूतक 

इति । अयं तहिं यदच्छारब्दोऽपरिहारयः-ल्टफिड ल्वफिइइचेति। एषोपि 

ऋफिड ऋफिड्इच कथम्‌? अरतिमरदत्तिरचैव हि लोके लक्ष्यते, फिड्‌- 

फिइवौणादिकी प्रत्ययौ। त्रयी च शब्दानां पत्तिः -- जातिशब्दा 

गुणशब्दा क्रियाशब्दा इति । न सन्ति यदच्छाशब्दाः । 

अन्यथा रत्वा प्रयोजनसुक्तमन्यथा इत्वा परिहारः। सन्ति यहृच्छा- 

शाब्दा इति कृत्वा प्रयोजनमुक्तं नै सन्तीति परिहारः। समनि चार्थे शास्त्रा- 
वि ळा ग 0... 


RoR 00 ०-२ कयास 
(घा० ) न्याय्य ( प्रकृति प्रत्यय से निव्पन्न ) ऋतक शब्द के होने से उसी 
का संज्ञा आदि में प्रयोग करना उचित है ऐसा मानते हैं। अतः उस पुरुष का 
संस्कृत नाम ऋतक है, लृतक नहीं । दूसरा कोई दृत्तिकार इस वातिक का ऐसा 
ब्याख्यान करता है शास्त्रानुकूर संस्कारवान्‌ ऋतक शब्द है, उसी का संज्ञा आदि 
अं प्रयुक्त हुए असाधु शब्द के स्थान मै अनुमान कर लेना चाहिए, वह ऋतक ही है, 
` छतक नहीं ( इससे कतक के क्र को निमित्त आदि मानकर अच्काय हो जाएगा, रू 
के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं ) । 
अच्छा तो यह यदृच्छाशब्द मानना ही होगा--लफिड, लफिइ । यह भी व्युत्पन्न 
साधुरूप में ऋफिड और ऋफिइ ही है। केसे? ऋ धातु का प्रयोग लोक में देखते 
ही हैं, फिड और फिड औणादिक प्रत्यय हैं। इस लिए कहना होगा कि शब्द तीन 
प्रकार के ही हैं--जाति-शब्द, गुण-शब्द तथा क्रिया-शब्द । यदच्छा-शब्द कोई नहीं है। 
एक प्रकार का कथन करके प्रयोजन बताया, और उससे भिन्न प्रकार का कथन 
करके परिहार बताया यदृच्छा शब्द हैं, इस पक्ष को स्वीकार कर लुकारोपंदेश का 
प्रयोजन बताया । यदच्छा शब्द नहीं होते ऐसा मानकर रूकारोपदेश की कर्तच्यता का 
निषेध कर दिया (सो उचित नहीं)। (और रही न्याय्य शब्द ऋतक आदि के प्रयोग 
अथवा अनुमान की बात) वहां हमें यह कहना है कि वाच्याथ के एक होते हुए ही 


FI नाते 


~ 


१. न सन्ति-यद्च्छा शब्दों का क्रिऽशाब्दों मै अन्तभीव करके। आचार्य ने 
अव्युत्पत्तिपक्ष का आश्रयण करके छकार का उपंदेस किया है, वार्तिककार व्युत्पत्तिपक्ष का 
आश्रयण कर इसका खण्डन करते हैं। 

२. समाने चार्थे । यहां ऋतक शब्द असाधु तक शब्द का निवतेक होगा यह 
जो पू युक्ति न्याम्याभावात्कल्पनं संज्ञादिष में दी गई है वह ठीक नहीं। कारण कि 
अर्थ के समान हाते हुए शास्त्रानुसारी ( शास्त्रव्युत्पादित ) रूप अशास्त्रान्वित ( अव्यु- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ः ७१ 


न्वितोञशास्रान्वितस्य निवर्तको भवति | तद्यथा- देवदत्तशब्दो देवदिण्ण- 
वाब्दे निवर्तयति, न गाव्यादीन्‌। नैष दोषः । पक्षान्तरैरपि परिद्दारा भवन्ति। 
अनुकरणं शिष्टाशिष्टाप्रतिषिद्धेपु यथा लौकिकवैदिकेषु ॥ 
अनुकरणं हि शिष्टस्य वा साधु भवति, अरिष्टाप्रतिषिद्धस्य वा, नेव तदू 
दोषाय भवति, नाभ्युद्याय। यथा लौकिकवैदिकेषु। यथा लौकिकेए वेदिकेषु 
च कृतान्तेषु। लोके तावत्‌-य एवमसौ ददाति; य एवमसौ यजते, य पवमसा- 
वधीत इति तस्याजुझुर्वन्‌ दद्याञ्च यजेत चाधीयीत च। सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते। 


0000000 य NSS 2 RNS BS ME 
संस्कारवान्‌ शब्द संस्कारहीन का निवतेक होता है जैसे- देवदत्त शब्द देवदिण्ण 
शब्द को हटा देता है, पर गावी आदि ( संस्कारहीन भिन्नाथैक ) शब्दे को तो नहीं 
हराता । यह कोई दोष नहीं, पक्षान्तर का आश्रयण कर के भी परिहार (खण्डन आदि) 
होते हैं । 

( वा० ) अनुकरण शिष्ट ( विहित ) का अथवा जो न तो शिष्ट हो और न ही 
प्रतिपिद्व हो उस का, साधु होता हे, जैसे--लोकिक तथा वैदिक क्रियाओं में । 

अनुकरण शिष्ट का साधु होता है, अथवा जो न रिष्ट हो और न ही प्रतिषिद् 
हो, उसका । यह दूसरा अनुकरण न कुछ हानि करता है और न मङ्गरुकारी होता हे। 
जैसे लौकिक और बैदिक कमो में। पहले लोक में उदाहरण लीजिये--जो इस 
प्रकार देता है, जो इस प्रकार यज्ञ करता है, जो इस प्रकार पढ़ता है, उसका अनुकरण 
करता हुआ यदि कोई दे, यज्ञ करे अथवा पढ़े, वह भी मङ्गल से युक्त होगा । वेद में 
सी--ओो ये प्रजापति लोग इस प्रकार दीर्घ-काल-भावी यज्ञों को करते उन का 


1008 18-22 222 SRS SR 
त्पादित ) रूप का निवतेक होता है । यहां तो अर्थ भेद है--ऋतक में क्रिया प्र निमित्त 
है और छतक में शब्द प्रश्नत्तिनिमित्त है । इसका भाष्य में उत्तर नहीं दिया या। इस 
पर कैयट का यह कहना है कि अव्युत्पन्न-संज्ञाशब्दपक्ष में भी परम्पराप्राप्त 'शश्जनों से . 
प्रयुक्त-पूर्व संज्ञाएं ही प्रयोग मै लानी चाहियें। भाव यह है कि ऋतक भिन्नार्थक हेने 
से छूतक का निवर्तक मत हो, दिष्टद्वारा प्रयुक्त न होने से ही उसकी निशृत्त हो 
जाएगी । 
१, जैसे द्रन्यपक्ष में सह्पाणाम्‌ एकशेष एकविभक्तौ इस का आरम्भ किया गया 
है और जातिपक्ष में अत्याध्यान । व्यक्तिपक्ष में अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इस सूत . 
में अण्‌ ग्रहण किया जाता है, जातिपक्ष में इसका प्रत्याख्यान । उपदेशेऽजनुनासिक 
यहाँ अनुबन्ध अनेकान्त ( अनवयव=अवयव-भि्) हें ऐसा मान कर उपदेश ग्रहण क्रिया 
जाता है, अनुवन्ध एकान्त ( अवयव ) हैं इस पक्ष में उपदेश ग्रहण का प्रत्याश्यान । 
ऐसे ही और भी पक्षान्तर-द्वारक परिहार के उदाहरण हैं। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





७२ व्याकरणम हां भांप्य 


`चेदेऽषि-य णवं विश्वखजः सत्राण्यध्यासते इति तेषामनुकुर्चेस्तद्वत्स- 
आण्यध्यासीत, सो$प्यभ्युदयेन युज्यते । अशिष्टाप्रतिघिद्ध यथा-य 
एवमसौ हिक्कति, य एवमसौ हसति, य एवमसौ कण्ड्यतीति तस्यानु कुर्वन्‌ 
हिकेव्य हसेच्च कण्ड्येच्च नेव च तद्दोपाय स्यान्नाभ्युद्याय । यस्त खल्वसौ 
च्राह्मणं हन्ति, एवमसौ सुरां पिवतीति तस्याजुङुरय्तराह्मणं इन्यात्सुरां चा 
पिवेत्सोपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । 
_ विषम उपन्यासः। यश्चैवं इन्ति, यञ्चानुहन्ति, उभौ तो हतः। यश्चापि 
पिवति, य्वानुपिवति, उभौ तौ पिवतः। यस्तु खल्वेवमसौ व्राह्माण हन्ति,पव- 
मसौ सुरा वा पिवतीति तस्यनुकुर्वन खातानुछिप्तो माल्यगुणकण्ठः कदलीस्तम्भं 


७859000 EPS सरस ND तमा 
अनुकरण करता हुआ कोई और दीर्ध कालभावी यज्ञ करे वह भी मडळ से युक्त 
होगा । अशिष्ट- अप्रतिषिद्ध का उदाहरण यह्‌ डे जो यह इस प्रकार दिचकचाता है, . 
जो यह इस प्रकार हसता है, जो यह इस प्रकार. खुजली करता है, उसका अनुकरण 
करता हुआ कोई दूसरा हिचकचाए, हंसे अथवा खुजली करे, न तो यह अनुकरण 
कुछ हानि करेगा और न मङ्गझ। पर जो ब्राह्मंण की हत्या करता है .( यह निषिद्ध 
कमै है ) और जो इस प्रकार सुरा पीता है (यह भी निषिद्ध कर्म है) उसका अनुकरण 

' करता हुआ कोई दूसरा ब्राह्मण की हत्या करे अश्रवा सुरा पीए बह भी ` निश्चित ही 
पाप कमे करन से पतित हो जाएगा । 

यह इशान्त ठीक नहीं । जो इस प्रकार मारता है और जो उसका अनुकरण करते 

हुए मारता हैं, वे दोनों (एक समान) मारते हे । और जो पीता है और जो उसका अनु- 
करण करते हुए पीता है, वे दोनों बराबर पीते हैं । पर जो कोई इस प्रकार ब्राह्मण को 
मारता है और जो कोई इस प्रकार सुरा पीता है, उसका अनुकरण करता हुआ स्नान 

` पूरक चन्दन-छेप कर गळे में पुष्पमाला धारण किए कदळी-स्तम्भ को काटे अथवा 

स ण टा 


१. विषम उपन्यासः । वातिककार का दिया हुआ दृष्टान्त ठीक नहीं । यहां एक 
पहले मारता है और दूसरा पीछे मारता है, हनन क्रिया दोनों की एक ही है । अनुकरण 
पदचात्करण को नहीं कहते । क्रिया-साव्द्य होना चाहिए, जैसे भाष्यकार उदाहरण से 
स्पष्ट करते है । अनुकार्य के असाघु होने पर भी अनुकर अनुकरण.साध ही होता हे । जिस प्रकार 
कोई व्राह्मण की हत्या करता है, अथवा सुरापान करता है, उसी प्रकार यदि कोई कदली- 
स्तम्भ का छेदन करता है अथवा दूध पीता है तो दोषी नहीं होता । इस वात को 

, झलकाने के लिए भाष्यकार स्नातानुलिप्तः, और माल्यगुणकण्डः-- ये दो विशेषण देते 
ह । पहले विशेषण से उसकी स्वस्थचित्तता टपकती है, दूसरे से स्वळड्कृत होने से 
प्रत्यक्षविषयता अथवा प्रकटरूपता प्रतीत होती है, क्योंकि अलङ्क्रिया अपने आएको 
दूसरों की रुचिका विषय बनाने के लिए की जाती है ।. अक्कत्य निषिद्ध कमे करने वाला 

` न ठु स्वस्थचित होता हे और न प्रकट-रूप । वह छज्जा-वशं छिपना चाहता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


श्र ae PORTER 0 10७0 


St Ce 


जु मदग ध्म बनन छले नर्णञमाम्नाम अभ्य रदा 


~ भ पः उ) १ j | 
द्वितीय भाहिक | : ७३ 


_ छिन्द्यात्पयो चा पिवेत्‌, न स मन्ये पतितः स्यात्‌। एवमिहापि य एवमसावप- 
शब्द प्रयुङ्क्त इति तस्यालुकुर्वन्नपशब्द प्रयुक्षीत, सोप्यपशब्दभाक्‌ स्यात्‌ । 


अयं त्वन्यो5पदाव्दपदार्थकः शब्दो यदर्थ उपदेशः कर्तव्य; । न हने हि 


शब्दार्थकः शब्दो5पदाब्दो भवति। अवश्य चैतदेवं विज्ञेयम्‌। यो हि मन्यतेऽ 
पशब्द्पदाथकः राब्दो$पडाब्दो भवतीति, अपशब्द इत्येव तस्याऽपशब्द्‌ः 
स्यात्‌ । न चैपोऽपराच्द्‌ः । - 

अर्थ खल्यपि भूयोज्युकगणशब्दो ऽपरिहार्यः, यदर्थ उपदेशः कतेव्यः | 
साध्यूल्कारमधीते, मध्वूलकारमधीत इति। कस्थस्य पुनरेतद्चुकरणम्‌। 
क्ल्ट्पिस्थस्प। यदि क्लपिस्थस्थ, कल्पेश्च छत्वमसिद्धम्‌ , तस्यासिद्धत्वारकार 
एवाच्कार्यांणि भविष्यन्ति। अवेतदर्थन नार्थः स्यात्‌। अयं त्वन्यः 
कलूपिस्थपदार्थकः शब्दः, यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः । इदमवद्यं 





दूध पिए, मेरे बिचार में वह पतित न होगा। इसी प्रकार जो कोई अपशब्द का 
प्रयोग करता है उसका अनुकरण करता हुआ स्वयम्‌ भी अपशब्द्र का प्रयोग करे, 
बह अपशब्द प्रयोग के कारण से दधी होगा । 

परन्तु जहां (अनुकार्य) अपशब्द का प्रत्यायक ( बोधक, वाचक ) (अनुकरण) 
शब्द प्रयुक्त होता है उसके लिए वर्ण-समाम्नाय में रुकार का उपदेश करना ही 
होगा । अपरव्द्‌ का वाचक शब्द स्वयम्‌ अपशब्द नहीं होता । ऐसा अवश्य स्वीकार 
करना होगा । जो ऐसा मानता है कि अपशब्द का वाचक शब्द भी अपशब्द होता है, 
उसके लिए अपशब्द भी अपशब्द (असाधु शब्द) हो जाएगा, पर वस्तुतः अपशब्द 
अपदाब्द नही । 

किंच । एक (साधु) अनुकाय रू भी है जिसके अनुकरण (जो साधु ही होगा) के 
लिए अवशय व्ण-समाम्नाय में उपदेश करना होगा । यथा साध्वूलकारमधीते (रूकार 
का झुद्ध उच्चारण करता है), मध्वूलूकारमधीते (रूकार का मधुर उच्चारण करता है) 
इन स्थलों में । यदि पूछो कि यह कहाँ के रूकार का अनुकरण है तो हम कहेंगे- क्लूप- 
धातु के रूकार का। यदि कूप धातु के लकार का (प्रकृत मे) अनुकरण है, तो 
हो, पर इसके लिए वर्णसमाम्नाय मै“ कार उपदेश करने का कुछ प्रयोजन नहीं । 
कारण कि क्लपू का रू पृवैन्नासिदस ( ८।२।१ ) से असिद्ध है, अच-निमित्तक 
कायै ( प्रकृत सें यण्‌ ) ऋ को मानकर हो जाएगा । क्रूप के रू के लिए उपदेश भळे 
ही व्यथै हो । पर मध्वूककार इत्यादि में जो छ है वह कळप का रू नहीं, किन्तु उसका 


अनुकाय रूप से बोधन कराने के लिए अनुकरण-रूप है। (अनुकायं अनुकरण का भेद 


22% 2207: 54 2 कक कक पंड की 
०3. अपशब्दं प्रयुन्जीत, अपशब्द को उसी अर्थ में प्रयुक्त करे तो उसने वही 
क्रिया की, अनुकरण नहीं किया, इससे वह दोषी होगा । 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


७४ व्याकेरणमहा भाष्य 


कर्तव्यम' प्रकृतिवदनुकरणे भवतीति। (किं प्रयोजनम्‌। दविः पेचन्त्वि- 
त्याह तिङ्ङतिङ इति निघातो यथा स्यात्‌ । अग्नी इत्याह ईढ्देद्‌द्ि- 
वचने प्रगृह्यमिति प्रणुह्यसंज्ञा यथा स्यात्‌। यदि प्रकृतिवद्चुकणण सवती- 
' त्युच्यते, अपशब्द एवासौ भवति - कुमार्यू लृतक इत्याह। ब्राह्मण्यूलुतक 
इत्याह। अपशब्दो ह्यस्य प्रतिः । न चापशाब्दः कृति; । न ह्यपक्चान्दा उप- 
दिइ्यन्ते । न चानुपदिषा ्रतिरस्ति । 


स्वीकार कर) इस अनुकरण रूप ळू भें अच्‌ कार्ये हो सकें तदर्थ इसका वर्ण समाम्नाय 
मे अज के मध्य में पाठ होना चाहिए । (इस पर एकदेशी कहता है) रू के पाठ की 
कोई. आवश्यकता नहीं । इसके स्थान में प्रकृतिवदनुकरणं भवति ( अनुकरण 
“ में प्रकृति-अलुकाय का धर्मे आ जाता है ) यह परिभाषा स्वीकार करनी चाहिए । 
(जिससे अनुकरण रू में असिद्धता आ जाएगी )। तो इस परिभाषा का 
( और ) क्या प्रयोजन है? द्विः पचन्तु इत्याह -- दो बार पचन्तु इस शब्द 
का उच्चारण करता है -- यह अतिङन्त द्विः शब्द से परे आए हुए पचन्छु 
` शब्द को तिङन्त मानन से उसे तिङ्अतिङः (-८।१।२८ ) सूत्र से निधात (सर्वानु- 
दात्त) होता हैं । इसी प्रकार अग्नी इत्याह में भी अग्नी को द्वित्वबोधक दिवच- 
नान्त मानकर प्रगृह्मसंज्ञा होकर प्रकृतिभाव होता है। और यदि प्रकृतिवत:--इस 
परिभाषा को मान लो तो कुमायूलृतक्‌ इत्याह इत्यादि मै अनुकरण लृतक प्रकृति 
( अनुकायै रूतक ) के धमै को छिप हुए अपशब्द ही ठरता है। (अपशब्द = 
असाधु शब्द मै शास्त्र की प्रवृत्ति न होने से इसके लिए ख का उपदेश अनावश्यक 
है ) । (इस पर सिद्धान्ती का कहना हे) पर शास्त्र में कही भी अपशब्द प्रकृति नहीं । 





१, द्विः पचन्तु इत्याहृ में पचन्तु शब्द तिङन्त प्रतिरूपक है, तिङन्त नहीं, 

शब्दपरक निर्देश होने से क्रिया और कारक का यहाँ कुछ भी अभिधान नहीं, इसी 
प्रकार अग्नी इत्याह में अग्नी द्विवचनान्त-प्रतिभासी होता हुआ भी ह्वित्व का अनभिधायक 
होने से (अथात्‌ दो अग्नियां इस अर्थ को न कहने से): द्विवचनान्त नहीं है। प्रकृति- 
वद्नुकरण अवति इस न्याय से पचन्तु को तिउन्त और अग्नी को द्विचनान्त मानकर 
शास्त्रप्राप्त कार्य किया गया है । 

२. मध्वूूकारमधीते इत्यादि में साधु लू के अनुकरण के लिए वर्ण समाम्नाय 
में ळुकारोपंदेश का कुछ भी प्रयोजन नहीं यह प्रतिपादन कर पूर्वपक्षी आगे बढ़ता है 
और यह कहना चाहता है कि अशक्तिज ( अतएव असाधु) शब्द के अनुकरण के लिए. 

भी ठुकारोपेरश व्यथ है । 
: ३. प्रकरण से शास्त्रीय प्रकृति ही अभिप्रेत दै, शास्त्र-निबन्धन कार्य का ही 
। अतिदेश बिधान किया जा रहा है । अपशब्दत्व न तो शास्त्रीय कार्य है और न उसका 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ७५ 


. एक्देशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ प्छुत्यादयः ॥ 


एकदेशाविकृतमनन्यवद्धवतीति प्लुत्यादयोपि भविष्यन्ति । यदि 
एकदेशविछृतमनन्यवद्धवति इत्युच्येत, राक्षः क च, राजकीयम्‌ अल्लोपोऽन 


इति लोपः प्राप्नोति । 


_ एकदेराविकृतमनन्यवत्‌ षष्ठीनिर्दिष्टस्य । यादि बष्टीनिर्दिटस्येत्यु- । 
च्यते क्ळूश्तशिख इति प्छुतो न पराप्नोति। न छात्र ऋकारः षछ्ठीनिर्दिषट; । 
कस्तर्हि । रेफः । ऋकारोप्यत्र षष्ठीनिर्दिष्टः । कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देशः 


प उ; रः छः पो रो ल इति। शमर अगे न ला 


समरे सच 
| ने अपशब्द का उच्चारण नहीं किया और बिना उच्चारण किये प्रकृति नर - 
| 


नास का कोई पदार्थ नहीं है। 


काडा: ( 


(वा०) रहे प्लुति आदि कार्य, वे भी ऋ के अवयव-भूत रेफ को लत्व रूप 


विकार हो जानेपर भी अन्य न हो जाने से सिद्ध हो जायेंगे ( सो उन कार्यों 


~ 


के 


लिये भी क का उपदेश अनावश्यक है ) । [ छोक मै भी देखा जाता है किसी वस्तु 
के एकदेश के विकृत हो जाने से बह अन्य नहीं हो जाती । (पूँछ कट जाने पर भी यह 
कुत्ता है ऐसा व्यवहार होता ही है ] पर प्रयोजनवादी इस लौकिक न्याय को मानने 


में यह दोष देखता है--राज्ञः क च (४।२।१४०) इस सूत्र. से राजन्‌ शब्द 


से 


शेषिक छ प्रत्यय होता है और साथ ही क अन्तादेश होता हे । जिससे राजकीय 
झब्द सिद्ध होता है । यदि एकदेश विकृत होने पर राजक्‌ में राजन बुडि, बनी रहती 
हे तो अल्लोपोऽनः ( ६।४।१३४ ) इस शास्त्र से अढ्लोप होना चाहिये । इस पर 
प्रस्थाख्याता कहता है--एकदेश विकृत होने पर बही स्थानी अन्यव॒त्‌ नहीं होता जिसका 


विकार (>आदेश) विधायक शास्त्र मै षष्ठी से निर्देश किया गया हो। प्रकृत सूत्र 


मे 


अनः ऐसा घष्ठीनिदेश करके अकू रूप आदेश नहीं विधान किया है, किन्तु राजन्‌ के 
न्‌ के स्थान में कू अन्तादेश विधान किया है, सो यहाँ राजक्‌ रूप के अकू 
में अन्‌ बुद्धि नहीं छाई जा सकती है। अन्‌ न होने से अस्लोपोऽनः का प्रसङ्ग नहीं । 
इसपर शङ्का होती है--यदि पष्ठी-निर्दिष (स्थानी) में ही एकदेशविकार होनेपर 
अनन्य बुद्धि होती है तों क्ठू३प्तशिख में कृपो रो लः सूत्र मे वह के पहीमि्िट न हेने न होने 


से ल में ( ऋ का धमे) अच्छ नहीं आएगा, सो प्छत न हो. सकेगा. 





उक्त सूत्र मै रेफ घष्टीनिर्दिट है, नकि ऋकार। नहीं। ऋकार भी यहाँ बष्टीनिर्दिट 


है। केस ? सूत्र मै कप यह विभक्तिरेहित निर्देश है, ततः उः यह ऋ का षष्टी 
निर्देश है । ततः रः यह भी षष्ठयन्त पढ़ा है । 
|r 


से 


SE MH न डी: से 1 तौ 
अतिदेश किया जा सकता है । इस कथन से भाष्यकार अशक्तिज के अनुकरण के लिए 


लुकारोपदेश आवश्यक है इसकी स्थापना करते हैं। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitizedby eGangotri 


७६ व्याकरणमहाभाष्य 


अथवा पुनरस्तु अविशेषेण । नखु चोक्तं राज्ञः क च राजकीयम्‌ अलो 
पोऽन इति प्राप्नोति इति। न्नेष दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌ इचादीनां सम्प्रसारणे नका- ` 
रान्तग्रहणमनकारान्तप्रतिषेधार्थम्‌ इति । तत्प्रकतसुत्तरत्रानुवतिष्यते-अल्लो 
पोऽनः, नकारान्तस्येति | इह तर्हि क्‍्लूरेप्तशिखे अनुत इति प्रतिषेधः 
प्राप्नोति | 
रवत्प्रतिषेधाच्च | 


रवत्प्रतिषेधाव्वेतत्सिध्यति । गुरोररवते इति वक्ष्यामि । यदि अरवत 


` अथवा जो भी कोई एकदेश-विकृत होता है ( चाहे वह विकार विधि में षष्टी- 
निर्दिष्ट दो अथवा न हो ) वह अन्यवत्‌ नहीं होता, ऐसा ही कहो । 
अजी, अभी कहा था- राज्ञः क च सूत्र से राजकीय शब्द निष्पन्न होता है। 
यहाँ अल्लोपोऽनः सूत्र से राजक्‌ में राजन्‌ बुद्धि के बने रहने से अन्‌ के अ का लोप 
प्राप्त होता है। यह कोई दोष नही । आगे ( ६।४।१३३ पर ) वार्तिककार इत्रादीनां 
सम्प्रसारणे--- `` “इत्यादि वार्तिक पढेंगे जिसका अर्थ यह है कि नकारान्त इन्‌ आदि 
शब्दों को सम्प्रसारण हो, भनकारान्तो को न हो । उसकी अनुवृत्ति अल्लोपोऽनः 
( ६।४।१३४ ) सूत्र में आएगी, अर्थ होगा नकारान्त अन्‌ । ( यहाँ तो ककारान्त अन्‌ 
है )। पर इस न्याय के बल पर रू में क बुद्धि होने से क्ठुडेसशिख मै गुरोरचृतो$न- 
न्त्यस्याप्यकेकस्य प्राचाम्‌ ( ८।२।८६ ) सूत्र से ऋ को प्ळुत का निषेध प्राप्त होता है । 
' रेफवान्‌ का प्रतिषेध करने से ( क्छुश्सशिख में ) प्लुत रूप इष्ट सिद्धि हो 
जायगी। गुरोरवत इस प्रकार सूत्र को पढुँगा । यदि ऐसा न्यास करोगे अर्थात्‌ जो रेफवाला 
न हो उसे प्छत होता है ऐसा कहोगे तो होतू ऋकार यहाँ सवणेदीधे होकर होत ३ कार 


१. भाव यह है कि लौकिक न्याय से द्वित्व और स्वरित क्लुपिस्थ छ में ऋ 
बुद्धि करके सिद्ध हो जायँगे उससे छ में अच्छा आ जाएगा, पर क्ळ३्सशिख में प्त 
न हो सकेगा, अतः जैसे अशक्तिज के - अनुकरण के लिए लकारोपंदेश आवश्यक है 

' वैसे ही प्छति के लिये भी छु पढ़ना होगा । ' 
२. गुरोरनृतः-- इस को बद्ल कर गुरोररवत:-- इत्यादि रूप से पढ़ दूँगा--- 
यह ढकारोपदेश-खण्डक ( लुकारोपदेश के प्रयोजन को न माननेवाला ) कहता है । 
इस नये न्यास से प्रयोजनवादी द्वारा दिये गये दोष का परिहार करना चाहता है। 
यहाँ रवान में नित्ययोग में मतुपू किया है। नित्य रेफ वाला ऋ ही है छ नहीं । 
(अद्यपि छ मै एकदेश विक्कतन्याय से क्रबुद्धि हो जाएगी) पर जैसे पुच्छहीन श्वा में 
श्वत्व व्यपदेश होने पर भी पुच्छवान यह व्यवहार नहीं होता, ऐसे ही छ रेफवान है 





ओ- (ऐसा व्यवहार नहीं होता ।. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्निक ७७ 


इत्युच्यते होठ ऋकार होतू ३ कार अत्र न प्राप्नोति । 'गुरोररवतो हस्वस्थे' 
इति वक्ष्यामि । ख पप सूत्रभेदेन लृकारोपदेशः प्लुत्याद्यर्थः सन्पत्याख्या- 
यते, सैपा महंतो वंशस्तस्वारळट्वाऽनुृष्यते॥ 
एओङ्‌ ॥३॥ ऐ औच्‌ ॥४॥ - 

इदं विचार्यते-इमानि सन्ध्यक्षराणि तपराणि वोपदिश्येरन्‌ पत्‌ 

ओत्‌ङ्‌ पेत्‌ औत्‌ च्‌ इति, अतपराणि वा यथान्यासम्‌ इति। कश्चात्र विशेषः। 
सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदश३चेत्तपरोच्चारणम्‌ । 
सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशइचेत्तपरोच्चारणं कतेव्यम्‌। 
प्लुत्यादिष्वाज्वाधिः | 

__ प्लुत्यादिष्वजाश्रयो विधिनं सिध्यति। गोरे त्रात नौ ३ चरात इत्यत्र 
अनचि च इस्यच उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति द्विवचनं न प्राप्नोति। इह च 
प्त्यङ्डैश्तिकायन, उदङ्डौ ३ पगव इति अचि ङ्सुडागमो न प्राप्नोति। 


20000 2000 प रि भि क नि 
में प्छुत न हो सकेगा, कारण कि ऋ रेफवान्‌ है। इस दोष के वारण के लिए में गुरो- 


ररवतो हस्मस्य ऐसा पढूँगा । सो यह सूत्र को अदलबदळ करके ` जो प्छुति आदि 
के लिए लुकारोपदेश प्रयोजनवान्‌ है उसका प्रत्याख्यान एक बडे वंश स्तम्ब (बांसझुट) 


से लट्वा नामक (तुच्छ फळ) को खैच कर ' उतारने के समान हे । (अर्थात. आयास 


अत्यरथिक और फल अत्यल्प, अतः युक्त नहीं) ॥ 
_ ऐ ओढू ॥३॥ ऐ औच्‌ ॥४॥ 
यहां यह विचार का विषय है--ये सन्ध्यक्षर तपर पढे जाएं, एत्‌ ओतड़ ऐत्‌ 
औत्‌ चष इस प्रकार, अथवा अतपर जैसे कि सूत्रों में पढ़े हैं। इसमें क्या भेद है ?. 
( बा० ) सन्ध्यक्षरों (ए ओ ऐ औ ) में यदि तपरोच्चारण का फल है तो इन्हें 
तपर पढ़ना चाहिय । ( पर फल न होने से आचायै ने तपर नहीं किया ) 

ˆ ( बा) प्लत आदि होने पर अच्‌ को मानकर जो विधि प्राप्त होती है वह न 
हो सकेगी । गो ३ त्रात यहाँ अनचि च इस सूत्र से अच्‌ से परे यर्‌ को ह्िवेचन विधान 
किया है, सो ( द्विमात्रिक ओ, औ की अच संज्ञा होनेसे ) न हो सकेगा । और प्रत्यडू- 
हे ३ तिकायन, उद॒डडौ ३ पगव यहाँ अच्‌ को आश्रय करके जो ङ्मुट्‌ आगम का 
विधान किया है ( तपर होने से द्विमात्रिक ए, ओ, पे; ओ को अच. संज्ञा होगी, 
त्रिमात्रिक को नही । ) सो यह ङ्मुट्‌ आगम न हो सकेगा । 


१. ऐसा न्यास करने से नित्य रेफवान्‌ जो हस्व हो उसी को प्छत का निषेध 
होगा, दीर्घ को नहीं, इससे कुछ भी अनिष्टप्रसङ्ग न होगा। गुरोररवतो हस्वस्यनगुरो 
रवतो हृस्वस्य न । अमानोनाः प्रत्षिधे इस वचन के आधार पर व्यस्त अ शब्द निषेधार्थ 
स्वीकार किया जाता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri ° 


® 


७८ व्याकरणमहाभाष्य 


प्लुतसंज्ञा च । 
प्लुतसंज्ञा चं न सिध्यति। ऐ ३ तिकायन, औ ३ पगव ऊकालोउझ 
स्वदीधप्लुत इति प्लुतसंज्ञा न प्राप्नोति। सन्तु तह्मेतपराणि । 
अतपर एच इग्भ्रस्वादेश । 
यद्यतपराणिं एच इग्घस्वादेश इति बक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌। एङो 
हस्त्ादेशशासनेष्वर्ध एकारोऽध ओकारो वा मा भूदिति। नजु च यस्यापि 
तपराणि तेनाप्येतद्वक्तव्यम्‌। इमाचेचौ समाहारवणौँ मात्रावणस्य मात्रेवणो- 


वर्णयोः, तयो हुस्वादेशशासनेषु कदाचिदवणेः स्यात्‌, कदाचिद्‌ इवणोवर्णी । 
0 SD) MIN Ue an MIN 


( वा० ) प्लुतसंज्ञा भी । 
प्छुतसङ्ज्ञा भी न हो सकेगो। ऐ३्तिकायन, औडपगव । उकालो उझूस्वदीधे- 
प्छुत इस शास्त्र से तपर ( द्विमात्रिक ) एच की अच्‌ संज्ञा होने से त्रिमात्रिक एच 
अच ही नही तो उसकी प्लुत संज्ञा केसे होगी ? त्रिमात्रिक अच्‌ की ही तो प्लुत संज्ञा 
विधान की है । अच्छा तो तपररहित जैसे अब पढ़े हैं वैसे रहने दीजिये । 
(वा० ) यदि ए ओ ऐ औ अतपर ही रहें जैसे पढे हैं, तो एच. के स्थान में 
हस्वादेश कतेव्य हो, तो इक्‌ ही हस्त हो यह वचन करना पड़ेगा। इस वचन का क्या 
'प्रयोजन है ? जहाँ जहां एङ्‌ को हस्त्रादेश विधान किया गया है वहां वहां अर्ध एकार, 
,अधै ओकार न हो जाए। अजी, जो इन्हें तपर पढ़ना चाहता है उसे भी यह वचन (सूत्र) 
करना ही होगा । (कारण कि) ये ऐच्‌ ( ऐ औ ) समाहार बणे हैं, जिनमें एक 
मात्रा अवण की है और एक-एक मात्रा इदण और उडवणे की। उनको हस्त्र करते 
समय कभी अवण हो जाएगा कभी इवर्णवा उवर्ण। अवणे कभी भी न हो (इस लिए)। 
ऐच को हस्त कतँब्य हो तो एच इग्प्रस्वादेशे ( १॥१॥४८ ) इस वचन से कुछ 
प्रयोजन नहीं । ऐचोर्चोत्तरभूयस्त्रात. इस वातिक से इसका प्रत्याख्यान कर दिया 


i 


१, अतपरत्व की दशा में ए, ओ द्विमात्रिक भी होंगे, एकमान्निक भी। 
एकमात्रिक ए ओ का भी अच्‌ करके ग्रहण होगा। द्विमात्रिक ए ओ के स्थान में 
अन्तरतम होने से अर्ध ए, अर्थ ओ (एक मात्रिक ए, एकमात्रिक ओ ) हस्व हो 
जायेंगे, सो एङ्‌ के लिए सूत्र करना पडेगा । $ 
२. तपरत्व पक्ष में भी ऐच के लिये सूत्र के आरम्भ की आवश्यकता है, कारण 
कि ऐन समाहार वर्ण हैं, इन में अवर्ण, इवर्ण और उवर्ण एक-एक मात्रा के हैं 
जिससे कमी अ ( हस्व ) होगा और कभी इ वा उ। ऐच्‌ में अवर्ण के विश्लिष्ट> 
स्फुट उपलभ्यमान होने से संरिलष्ट अवण होने की अवस्था में प्रसक्त हुए अध एकार व 
अर्ध ओकार हस्वादे 


rof. तो संभव नह). New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ७९ 


मा कदाचिदवर्णो भूदिति। प्रत्याख्यायत एतत्‌-ऐचोइचोत्तरभूयस्त्वोद्‌ 
इति। यद्वि प्रत्याख्यानपक्षः, इदमपि प्रत्याख्यायते--सिद्धमेड: सस्थानत्वादूँ 
इति। नचु चैङः सस्थानतरावर्ध एकारोडर्थ ओकारः । न तौ स्तः। यदि 
हि तौ स्यातां तावेवायस्चुपदिशित्‌। ननु च भोइछ्न्दोगानां सात्यसु्रिरा- 
णायनीया अधमेकारमर्धमोकारे चाधीयते--सुजाते एरवसचते, अध्वयो 
ओद्विभिः खुतम्‌ , शुक्रं ते एन्यद्‌ , यजतं ते एन्यद्‌ इति । पारिपदकृतिरेषा 
तत्र भवताम्‌। नैवं लोके नान्यस्मिन्वेदेऽथं एकारोऽरथं ओकारो वाऽस्ति । 
FT एकादेशे दौधैग्रहणम्‌ । 

| एकादेशे दीर्घग्रहणं कर्तव्यम-आदूशुणो दीर्धः, वृद्धिरेचि दीर्घः इति। 
कि ्रयोजनम्‌। आन्तर्यतस्न्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां जिमात्रचतुर्मात्रा 


है । रही एङ को हस्त्र करैव्यता के निमित्त एच इग्‌ इस सूत्र की आवश्यकता, सो भी 
नहीं । सिद्धमेङः सस्थानत्वात्‌ इस वार्तिक से सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है। 
वार्तिकार्थ यह दै -पङ्‌ के स्थान में हस्वादेश इ, उ ही होंगे कारण कि इ उ, ये ए, 
ओ के तुल्य स्थान वाले हें । अजी, अर्थ एकार अर्ध ओकार इनके साथ अधिक स्थान 
तुल्यता रखते हैं (बे हो जायंगे) । नहीं । वे तो हैं ही नहीं । यदि वे होते तो आचाये 
उन्दी को पढ़ते । अजी, यह कैसे कहते हो कि अर्थ एकार अर्थ ओकार हैं ही नहीं, 
देखिये सात्यश्चुभरिराणायनीय सामगान करने वाले ऋषि सुजाते एश सूनृते, अध्वर्यो 
ओद्विभिः सुतम्‌ , शुक्र ते पेन्यद्‌ यजतं ते एन्यत्‌ इत्यादि मन्त्रं में अधे पुकार अधे 
ओकार पढ़ते हैं। यह्‌ तो उन पूज्यां को अपनी परिषदा में उच्चारण करने की रीति है। 
न तो लोक में और न ही किसी दूसरे (साम से भिन्न) वेद में अर्थ एकार अधे ओकार 
देखा जाता है। i 
(बा०) एकादेश में दीधे का ग्रहण । | 
जहाँ ( पूर्व और पर के स्थान में ) एकादेश विधान किया है वहाँ दीर्घ का 
ग्रहण (उच्चारण) करना पड़ेगा--भादू गुणः इस सूत्र को आदूगुणो दीर्धः ऐसे पढ़ना - 
पड़ेगा, बृद्धरेचि इसे वृद्धिरिचि दीधैः ऐसे पढ़ना पडेगा । इसका क्या प्रयोजन है? 
जहाँ ( पूर्व और पर ) स्थानी ( मिलकर ) त्रिमान्न व चतुर्मात्र हो जाते हैं वहाँ उनके 
स्थान में एकादेश कहीं त्रिमात्र व चतुर्मात्र न हो जाय, कारण कि आदेश 
स्थानी के अन्तरतमन्सदृतम होना चाहिये । दीधै ग्रहण करने से द्विमात्रिक एच 
१. ऐ ओ में अ की मात्रा और इ, उ की १३ मात्रा है, इस लिये कहा है 
. यहां उत्तर भाग भूयान्‌ ( अपेक्षया अधिक ) है । 
र. एङः सस्थानत्वात्‌। प्रातिशाख्यमत है कि ए, ओ शुद्ध तालव्य और शुद्ध 
कण्ठय हैं । > 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


य व्याकरणमहाभाष्य 


आदेक्षा मा भूवश्चिति। खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्र), खढ्वा उदकम्‌ खद्चोदकम्‌, 
खटवा ईषा खट्वेषा, खट्वा ऊढा खदचोढा, खदा एलका खरेलका, 
खर्चा ओदनः खट्यौदनः, खदघा ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः, खटवा 
औपगवः खट्वौपगव इति। तत्तहिँ दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌। उपः 
रिष्टादू योगविभागः करिष्यते-अकः सरवण एको भधति। ततो दीर्धः। 
दीर्घएच स भवति । यः स एकः पूर्वपरयोः इत्येवं निर्दिष्ट इति । इह्दापि 
तहि प्राप्नोति पश्यम्‌, विद्धम्‌ , पचन्तीति । नेप दोषः । इष्ट॒ तावत्पशुमिति 
“अस्येकः' इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं सिद्धे सति यत्पू्यग्रहणं करोति तस्यै- 
तहरयोजन यथाजातीयकः पूर्वस्तथाजातीयक उभयोर्यथा स्यादिति । विद्धः 
मिति। पूर्व इत्येवासुचर्तते । अथवा ५ ५ वार्यप्रवत्तिज्षीपयति--नानेन सस्प्र- 
(ण॒ ओ, फ क्षो) ही आदेश होगा । खट्वा इन्द्रःन्खट्वेन्द्रः, खट्बा उद्कमूळखट्वो- 
दकम्‌, खट्वा ईषास्खट्वेषा, खट्वा ऊढा-खद्वोढा, खदट्वाएलका>खदबैलका, 
` खट्या ओदनः-खटवौदनः, ख्या. ऐतिकायनः-खट्वैतिकायनः, खदा औषगव: 
खटवीपगवः ( यहाँ पहले चार उदाहरणा भै स्थानियों के त्रिमात्र होने से आदेश 
त्रिमात्र प्राप्त था, पिछले चार उदाहरणों में स्थानियाँ के चवर्मात्र होने से आदेश 
चतुमीत्र प्रात था )। तो क्या दीैग्रहण करना ही पड़ेगा! दीधे ग्रहण नहीं 
करना पड़ेगा । (कैसे ?) अगले सूत्र अकः सवर्ण दीर्घः को इस प्रकार विभक्त करके 
पढ़ेंगि--(१) अकः सवणे एको भवति ( यहाँ एकः पूर्वपरयोः से एकः यह भा 
रहा है ), दीर्धः (२), वह दीधै होता है (कौन ?) वही जो पूर्व और पर के स्थान सें 
एक हुआ है। अच्छा यहद ( दिये हुए गुण वृद्धि के उदाहरणों में ) तो निर्वाह हो 
जायगा, पर इससे अन्यत्र भी दी की प्राप्ति हो जायगी-पश्ुम्‌ , विद्धम्‌ , पचन्ति 
इत्यादि स्थलों में (यहाँ सत्र एकादेश विधि हे) । नदीं इससे कुछ दोष नहीं आयगा। 
पहले पशुम्‌ को लीजिये । यही अम्येकः ऐसा सूत्र न्यास करते तो भी पुक देश हदो 
जाता, फिर अमि पूर्वः ऐसा जो न्यास किया अथीत्‌ जो वहाँ पूर्वे ग्रहण किया उसका 
यह प्रयोजन है जिस प्रकार का पूर्व (स्थानी) है उसी प्रकार का आदेश दोनों के स्थान 
में हो ( इससे पम. में हस्व एकादेश, रमाम्‌ और वातप्रमीम्‌ में दीध होता है )। 
बिद्वम- यदा व्यध्‌ क्त इस अवस्था में ग्रहिज्या-सूत्र से य्‌ को सम्प्रसारण इ हो 
ज्ञानपर सम्प्रसारणाच्च ( ६।१।१०८ ) सूत्र में पूर्व: को भ्रजुदृत्ति होने से पूर्वे के ही 
सदृश एक आदिश होता है, पर्व हस्व इ के सदश ही अ, इ- इन दोनों के स्थान में 


आदेश होता.है,। दाह हे a Yrat गनि 1 है की ion दसती मु की : 
= अथवा आचार / पाणिन ) को प्रदत्त बतलीती' है कि"“संम्प्रसारणाच्च से 


द्वितीय भाहिक न ८१ 
सारणस्य दीर्घो अवतीति यदयं हल उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य दीर्घत्वं शास्ति। 
पचन्तीति । 'अतो गुणे परः’ इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं सिद्धे सति 
यद्गुपग्रहर्ण करोति तस्येतत्प्रयोजनम्‌ यथाजातीयकं परस्य रूपं तथाजातीय- 
कसुभयोयेथा स्यादिति । इह तर्हि खदवइयाँ मालदर्य इति दीर्धवचनादकारो 
न, अनान्तर्यादेकारौकारौ न । तत्र को दोपः । विग्रहीतस्य श्रवणं प्रसज्येत । 
न चूमो यत्र क्रियमाणे .दोपस्तज कर्तव्यमिति । कि तर्हि । यत्र क्रियमाणे न 
दोपस्तञ कर्तव्यमिति । क च क्रियमाणे न दोपः । संज्ञाबिधी- वृद्धिरांदेच 
दीर्घ, अदेङ्‌ गुणो दीर्घ इति। तत्त दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्‌। न कतंव्यम्‌। 
कस्मादेवान्तर्यतस्िमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां च्रिमात्रचतुर्माचा आदेशा न 
भवन्ति । तपरे गुणवृद्धी। नलु च तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः । नेत्याह 
तादपि परस्तपरः । यदि तादपि परस्तपरः ऋदोरप्‌ इतीहेव स्यात्‌-यबः 


जो एकादेश होता है वह दीर्ध नहीं होता, कारण कि आचाय हरः (६४२) | 
इस सूत्र से जो सम्प्रसारण को दीर्घ विधान करते हैँ वह निममार्थ रहेगा । परयन्ति 
( पच्‌ अ अन्ति ) में अतो गुणे परः ऐसा कहने से ही पर-रूप एकादेश हो जाता, 
तो भी जो उप ग्रहण करते हैं. (अतो गुणे पररूपम्‌) इससे यह जतलाना चाहते हैँ 
कि यक्षा जैसा पर का रूप हे ( वह हस्त है ) वैसा ही दोनों के स्थान में एकादेश 
होता है। अच्छा, तो खटवा ऋश्यः, माला क्रश्यः यहां गुण न हो सकेगा । एकादेश 
दरी होता हे इससे अकार ( जो गुणसंज्ञक हे) न हो सकेगा। एकार और आकार 
(जो दीधे गुणसंज्ञक हैँ) भी न हो सकेंगे, क्ग्रौकि वे स्थानिया के अन्तरतम नहीं हें । ` 
ऐसी अबस्था में खट्वा ऋझ्यः, माला ऋश्यः ऐसा जुदा-जुदा ही श्रवण होगा, यह दोष 
आएगा। ह 8 
हम यह नहीं कहते हैं कि जहाँ दीधै ग्रहण करने से दोप आता हैं वहां 
दीई ग्रहण किया जाए, किन्तु जहाँ दीधे ग्रहण करने से दोष नदीं आता वहां 
दीर्य महण करना चाहिए । कहां दीधे ग्रहण करन से दोष नहीं आता र्ट संज्ञाविधि 
में। वृद्धि संज्ञा-विधायक वृद्धिरादै सूत्र को बृद्धिरादेच दीः ऐसे पढ़ेंगे । गुण- 
संज्ञा-विधायक सूत्र को अदेङ्‌ गुणो दीघेः ऐसे पढ़ेंगे । तो क्या फिर दीधे अहण करना 
चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर त्रिमात्र चतुमोत्र स्थानियों को सदृशतम त्रिमात्र 
चतुमात्र (गुण-बरद्धि-रूप) आदेश क्या न होंगे ? गुणवृद्धिसंज्ञा-विधायक शास्त्र मै 
संज्ञी एड व ऐच॒ तपर पढ़े है। अजी तपर का अय तो तः परो यस्मात सोऽयं तपरः 
(त्‌ परे हो जिससे वह तपर होता है) ऐसा बहुत्रीहि समास मान कर अर्थ किया 
जाता है । नहीं । पञ्चमी तत्पुरुष मानकर तादपि परस्तपरः त्‌ से जो परे हो वह भी 
तपरः कहलाता है । इससे तपर ( तत्काळ = द्विमात्रिक ए ओ की गुण संज्ञा, और 
तत्कारूनदविमात्रिक ऐ औ की वृद्धि संजा होगी )। यदि त. से परे जो हो वह भी 


" CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 











२२ व्याकरणमहाभाष्य 


स्तवः, ळवः पव इत्यत्र न स्यात्‌। नेष तकारः । कस्ति । दकारः । किं 
दकारे प्रयोजनम_। अथ कि तकारे' । यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दकारोऽपि। अथ 
सुखसुखार्थस्तकारः, दकारोपीति । 


MET न एरिया 
तपर होता है तो ऋदोरप्‌ (३।२५७) इस सूत्र से (उ के तपर होने से ) यवः, 
स्तवः मै ही अपू प्रत्यय हो सकेगा, खवः, पवः में नहीं। (क्योंकि यहां छु, पथे 
दीचे उकारान्त घातु हैं ) । यहां स्वतः सिद्ध तकार नहीं जिसे जइत्य होकर दकार हो 
गया है, किन्तु स्वतः सिद्ध दकार है। दकार का क्या प्रजाजन है! हस आपसे पूछते ह 
तकार का क्या प्रयोजन दै ? यदि कहा असन्देह ( सन्देह निशि के हए ) तकार 
पढ़ा है, दकार का भी असन्दे् के लिए ही उच्चारण साना जा सकता है। यदि 
कहो तकार, उच्चारण-सौकये के लिए पढ़ा दै, दकार का भी वही प्रयोजन माना जां 
सकता है । 


१. समास--द्रय-वादी पूछता है--आप जो यहां केवल बहुब्रीहि समास मानते 
हैं, तो तपरकरण व्यर्थ हो जाता है। दी ऋकार अण्‌ नहीं । अतः अणुदित्सून्न से 
तङ्विज्काल वाले ऋकारं के ग्रहण का कोई प्रसङ्ग नहीं। शनण्‌ होने से (अण्‌ ने होने से) 
ही गुण अभेदक होंगे, अतः उनकी प्राप्ति (तङ्केद-भिननों के ग्रहण ) के लिए भी तपर 
करेन का कुछ प्रयोजन नहीं । १ 

२. दकारोपीति । 

यदि कहो कि उक्त भाष्य का तित्स्वरितम्‌ सूत्रस्थ भाष्य से विरोध है। 
क्योंकि वहाँ तित्‌ में प्रत्ययग्रहण किया है जिससे तित. प्रत्यय को स्वरित हो। तित्‌ 
आदेश को स्वरित न हो । उससे दुभ्याम्‌ में दिव उत्‌ से हुए हस्व उकार आदेश को 

' स्वरित नहीं होता । फिर वहां प्रत्यय ग्रहण का खण्डन करते हुए दिव उत्‌ में तपर न 
मानकर उद्‌ इस प्रकार दपर माना है और तपरस्तत्कालस्य सूत्ञ में तपर के समान दपर 
में भी तत्कालता स्वीकार की है । यहां ऋदोरप्‌ में दपर मानकर तत्कालता का अभाव 
मान रहे हैं तो इसका उत्तर है कि ऋदोरप्‌ में दकार से तातर्य थकार या धकार से है। 
ऋदोरप्‌ मै दपर नहीं समझना चाहिए बल्कि थपर या धपर है। थ या ध को जस 
होकर दकार हो गया है। इस लिए दपर न होने से तत्कारता नहीं होगी । दकार को 
चर होकर त्तपरस्तत्काळस्य ऐसा सूत्र अभीष्ट है। वस्तुतः तित्स्वरितम्‌ सूत्र का 
भाष्य केवल प्रौढिबाद मात्र है । दपर में तत्कालता इष्ट नहीं है। तपर में ही इष्ट है। 
इस लिए ऋदोरप्‌ में तपर न होने से दोष न होगा और द्भ्याम्‌ में उत आदेश के 
तपर होने पर भी तित्स्वरितम्‌ से स्वरित न होगा । क्योंकि प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव 
अहणम इस परिभाषा «जे. तित्‌:प्रत्यग्र-का-दी/प्रहण होगा, देश राजी | 


द्वितीय आहिक ८३ 


इद्‌ विचार्यते--य एते वर्णेषु वर्णकदेशों वर्णान्तर-समानाक्कतय पतेः 
षामवयवग्रहणेन ग्रहणं स्याद्वा न वेति । कुतः पुनरियं विचारणा । इह हि 
सखुदायाँ अप्युपदिश्यन्ते अवयचा आपि । अभ्यन्तरदच समुदायेऽवयवः 
तद्यथा बक्षः प्रचलन्सहावयबैः प्रचलति। तत्र ससुदायस्थस्यावयस्यावयव- 
ग्रहणेन ग्रहणं स्याद्वा नवेति विचारणा । कङचात्र विशेषः 


(कळकळ क in 


अब यह विचार का विषय है--ये जो वणो में वतमान वणो के अवयव, जो 
स्वतन्त्र वणौ के समानाकार हैं, अवयव सदृश स्वतन्त्र वणे मानकर जो काये स्व॒तल्त्र 
वणौ को प्राप्त होता है वह इनमें होगा अथवा नहीं । यह विचार ( सन्देह ) क्याकर 
उत्पन्न होता है ? इस लिए कि यहां शास्त्र में समुदायों का भी उपदेश हे ओर उनके 
अवयवो का भी । और अवयव समुदाय के भीतर वर्तमान होता है, जिस प्रकार दृक्ष 
जब हिलता है तो अपने अवयवो को साथ लिए हुए ही हिता है। इस लिए 
समुदाय के भीतर वर्तमान अवयव को प्रथग्प्रहण करके तन्निमित्त कार्य होना चाहिए 
अथवा नहीं, यह सन्देह होता है । तो इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? 


१. आकार आदि में अकार आदि सहश अवयव, ऋकार ठुकार में रेफ लकार 
सदृशा अवयव, सन्ध्यक्षरों में अकार इकार उकार सरश अवयव दीख पढ़ते हैं, इन 
में केवल ( = स्वतन्त्रतया प्रयोग में श्रूयमाण) अकारादि को जो कार्य ग्राप्त होता है, 
वह होगा अथवा नहीं--यह विचार है। 


२. समुदायों का भी उपदेश है । यथा ऋल, एऐ, ओऔ का । अवयवों का भी, 
असे अइ उ (ण्‌) र (द्‌)ल (ण्‌) का। यहां दो पक्ष उपस्थित होते हैं-- | 
( १) अहणपक्ष (२) अग्रहणपक्ष । ग्रहणपक्ष में सन्देह का बीज यह है कि जहां समुदाय- 
परक निर्देश है ( यथा ऋल एऐ इत्यादि) वहां अवयबों (रेफ ल अ इ इत्यादि) का 
प्राधान्य से निर्देश नहीं »तिसपर अवयवभूत अकार की एच आदि समुदाय संज्ञा 

होने पर भी स्वतन्त्र अकार के रूप में उसका ग्रहण संभवी है । अग्रहण पक्ष में 
अवयवों के समुदाय में तिरोहित होने स, समुदाय के घटकतया उपकारक होने से, अपने 
कार्य के प्रति अप्रयोजक होने से जैसे नरसिंह में नरत्वादि कुछ भी नहीं । समुदाय एच 
आदि के अवयव में अत्व आदि कुछ भी न होने से वर्णान्तर के साथ सारूप्यमान से 
उसमें तन्निबन्धन कार्य नहीं होना चाहिए--यह शङ्का का बीज है। इस पक्ष में इक्ष 
दृष्टान्त दिया है। समुदाय को कार्य हुआ तो उसके अवयवों को अपने आप हो गया, 
समुदाय-रूप वृक्ष के कम्प में अवयवों का कम्प नान्तरीयकतया सिद्ध ही है। ) 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





८४ . घ्याकरणमहाभाज्य 
बर्गकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षरंबिधिप्रातिषेध: । 
वर्णेकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षराश्रयो दिधिः a 
स प्रतिषेध्यः । अग्ने इन्द्र, वायो उदकम्‌, अक सबणे दीर्घ इति दीत 
पराप्नोति । ६ र 
दौर्घे हृस्वबिधिम्रतिषेधः | 
धे ६ ; लय हस्वस्य 
दीचे हस्वाश्चयो विधिः प्राभोति स ्रतिषेध्यः। आय तह 
पिति कति तुग्‌ इति तुक्‌ प्रापोति । नैष दोषः! आचार्यप्रदृत्तिर्शापयति न 
* दी हस्वाश्र्‍यो विधिर्भवतीति यद्यं दीर्घाच्छे तुकं शास्ति। नैतदस्ति 
ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य बचने प्रयोजनम्‌। किम्‌? "पदान्ताद्वा इति 
` विभाषा वक्ष्यामीति यत्तहिं योगविभागं करोति। इतरथा हि दीर्घात्पदा- 
PR OO 





(चा० ) वणौ के अवयवों को यदि स्वतन्त्र वर्ण ( जिनके वे सदश हैं ) मान ' 
लिया जाए तो सन्ध्यक्षरौ में समानाक्षरों के आश्नित जो विधि प्राप्त होती है उसका 
प्रतिषध करना होगा अग्ने इन्द्र --यहाँ सन्ध्यक्षर ए के अवयव इ को पृथक्‌ वर्ण 
मानकर अकः सवर्णे दीर्धः इस सूत्र से दीघ प्राप्त होता है। इसी तरह. वायो उदकम्‌-- . 

` यहाँ भी ओ के अवयवभूत उ को मानकर दीघे प्राप्त होता है।' 

(वा० ) दीधे,मै हस्त्र के आश्रित जो विधि प्राप्त होती है उसका प्रतिषेध 


` करना होगा। आल्य प्रय--यहां छू के ऊकार फें अवयव हस्व उ क्रो पृथग वणे सान 


कर हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ इस सूत्र से तुक का आगम प्राप्त होता हे । यह कोई दोष 
नहीं । आचार्य की प्रवृत्ति वतलाती है कि दीधे से ( उसके अक्रयचः) हस्व के आशित 
विधि नहीं होती, क्योंकि आचाय दीय से परे छ परे होने पर तुक का बिधान करते 
"है। यह ज्ञापक नहीं बन सकता । इस वचन का कुछ और प्रयोजन है। क्या? पदा- 
न्ताद्वा इस विकल्प विधायक शास्त्र में दीर्घात्‌ इसकी अनुवृत्ति हो, इस लिए । अच्छा, 
तो जो दीघोत्पदान्ताद्वा इस प्रकार एक सूत्र न करके योगव्रिभाग करके दीघोत यह. 
जुदा सूत्र पढ़ा है यह जापक रहेगा । (अन्यथा अपदान्त दीधे, चेच्छियते इत्यादि के. 
व्यकारोत्तरवर्ती ए के अवयव इ (हस्त्र ) से परे छेच से ही तुक्‌ की सिद्धि हो 


PRBS TO > 


१. समान शब्द से यहां पूवीचार्यो के संकेतानुसार अक्‌ वर्णो का ग्रहण होता 

। पूर्वाचायी का सूत्र है--दश समानाः--अआइईउ ऊ ऋ ऋ छ छू--ये दस 

समानाक्षर कहलाते हे । ; चळ 
“२, यदि दीर्घात्‌ ऐसा न पढ़ा जाए तो कुडयच्छाया यहाँ भी विकल्प से 


ENS तुक्‌ होगा \ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
ठे ~ 





= 


द्वितीय आहिक ८५ 


न्ताद्वा इत्येव त्रयात्‌ । इह तहिं--खद्वाभिः, अतो मिस ऐस्‌ इत्येस्भावः 
प्रामाति.। तपरकरणसामर्थ्यान्न भविष्याति । इह तर्हि याता वाता अतो लोप 
आर्धधातुक इत्यकारलोपः प्राभोति । ननु चात्रपि तपरकरणसमधथ्यादेव न 
भविष्यति । अस्ति ह्यन्यत्तपरकरणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌। स्वस्यं लोपो मा 
भूदिति । अथ क्रियमाणेऽपि तपरे परस्य लोपे इते पूर्वस्य कस्मान्न भवति। 
परलोपस्य स्थानिवदूभावादसिँद्धत्वाच्च । एवं तर्ह्यचार्य्रवृत्तिज्ञापयाति 

नाकारस्थस्या5कारस्य लोपो भवतीति । यदयम्‌ आतोऽनुपसगे कः इति 
ककारमलुवन्ध करोति । कथं ङृत्वा ज्ञापकम्‌। कित्करणे पतत्प्रयोजनम्‌- 
कितीत्याकारलोपो यथा स्यादिति । यद्याकारस्थस्याऽकारस्य लोपः स्यात्‌, 

















जाने से दीध ग्रहण व्यथै होता )। अच्छा तो खट्वाभिः यहां हस्ता्रय विधि अतो 
भिस ऐस्‌ से भिस्‌ के स्थान में ऐस्‌ ग्राप्त होता है। ( उत्तर ) अकार तो तपर करने 
के बळ पर यहाँ पुस नहीं होगा (प्रकृत मै यदि ऐस्‌ हो जाए तो तपरकरण व्यथ हो 
जाय )। अच्छा तो याता वाता --- यहां अतो लोप आर्धधातुके इस सूत्र से आ के 
भीतर के हस्त्र अ का लोप दोना चाहिए । अजी यहाँ भी तपरकरण कें वळ पर ही झोप 
नहीं होगा । नहीं, यहाँ तपरकरण का कोई दूसरा प्रयोजन है। क्या ! सारे दीर्घ 
आ का लोप न हो जाए (आ के एक अवयव अका लोप तो होगा ही)। यदि 
पूछो तपर करने पर भी परले अ का लोप होने पर पूर्व अ का लोप क्यों नहीं होता ठो 
हम कहेंगे स्थानित्रद्वात्र होने से और असिद्ध होने से । ऐसी अंवस्था में आचाये-प्रदत्त 
बतलाती हे-- ; 

आकार के भीतर वसमान अ का लोप नहीं होता, क्योंकि आचाये आतो- 
उसुपसग कः ( ३। २। ३ ) इस सूत्र में प्रत्यय को इत्संज्ञक ककार-सहित पढ़ते हैं । 
यह क्यों कर जापक हुआ! कित्करण सें यही तो प्रयोजन है कि कित्प्रत्यय परे 
होने पर ( धातु के) आ का छोप हो जाय। यदि आकार के भीतर वर्तमान अ 

8-30: SS यी 





१. अतपर होने पर अ अपने सवर्णों का ग्राहक होगा, जिससे सम्पूर्ण आ का 
लेप होने लगेगा । 

२. असिद्चदुन्नाभात्‌ ( ६।४।२२ ) . इस शास्त्र से। यह इस तरह समझना 
चाहिये-अपाचितराम्‌ में चिणो छुक्‌ ( ६।४।१०४) इस शास्र से त का ठक 
होनेपर तराम्‌ शब्द का भी जब इसी शास्त्र से छुक प्रात हुआ तो इसी शास्त्र से 
किए हुए त-ठुक को असिद्धवत्‌ मान कर व्यवधान होने से तराम्‌ शब्द के लुक 
को रोका जाता है, इसी प्रकार प्रत में अतो छोपः शास्त्र सै किये गये परले अ के « 
लोप को असिद्धवत्‌. मानकर इसी शास्त्र से प्राप्त पूर्वे अ के लोप को रोका जाता है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


८६. व्याकरणमहाभाष्य 


- कित्करणमनर्थकं स्यात्‌ । परस्याकारस्य लोपे इते द्र्‍रयोरकारयोः पररूपे 
हि सिद्धं रूपं स्याद्‌ गोदः कस्बळद इति। पच्यति त्वाचार्यो नाकारस्थ- 
स्याऽकारस्य लोपः स्यादिति, अतः ककारमचुचन्धं करोति। नैतदस्ति 
ज्ञापकम्‌ । उत्तराथमेतत्स्यात्‌- तुन्दशोकयोः परिख्जापचुदोः इति। 
यत्तर्हि गापोष्टक्‌ इत्यनन्याथ ककारमडुवन्ध करोति । 


एकवर्णवच्च 1 
- एकवर्णवच्य दीर्घो भवतीति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । चाचा तर- 
` तीति द्वयज्लक्षणष्टन्मा सूदिति। इह च वाचो निमित्तम्‌, तस्य निमित्तं ` 
संयोगोत्पातौ इत्यजुवर्तमाने गोद्वयच इति द्रथज्लक्षणो यन्मा भूदिति । 
अत्रापि गोनौग्रहणं ज्ञापकम्‌- दीर्घाद्‌ द्रथज्लक्षणो विधिनं भवतीति । अयं 
तु सवेषामेव परिहारः , 


` का ( अतो लोपः से ) लोप हो जाय तो इस सूत्र में कित्करण व्यर्थ हो जाय। आ 
(=भ+अ ) के परले अका लोप होने पर प्रत्यय के अ और ' प्रकृति के अवशिष्ट 
अ के स्थान में (अतो गुणे ६।१।९७से) पररूप पुकादेश होने पर इष्ट रूप 
गोदः; कम्बलदः सिद्ध हो जायगा । पर आचार्य जानते हैं आकार के अवयव-भूत 
अ का लोप न होगा । अतः ककार अनुवन्ध लगाते हें । पर यह तो जापक नहीं बन 
सकता | यहाँ का क प्रत्यय उत्तर सूत्रों में अनुवृत्ति के लिये रहेगा । जैसे तुन्द- 
शोक्योः परिम्रजापनुदोः (३।२।५) इस सूत्र में । अच्छा तो जो गापोष्टक्‌ ( ३। २।८ ) 
में जो ककार अनुबन्ध लगाया है जिस का दूसरा प्रयोजन ही नहीं, वह ज्ञापक रहेगा । 

(चा०) एक वर्ण की तरह । ; 

दीध एक वर्ण एकाच होता है ऐसा कहना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? वाचा 
तरति इस विग्रह को आश्रित कर वाच्‌ से ( नोदयचळन्‌ ४। ४। ७ से.) द्रथच्कता 
( दो अचों ) को मान कर कहीं ठन्‌ प्रत्यय न हो जाय । और वाचो निमित्त संयोग 
उत्पातो वा इस विग्रह को आश्रित कर के गोदयचः ( ५1१।३९ ) इस सूत्र से वाच में 
दयच्कता को मान कर कहीँ, यत्‌. न हो जाय । नहीं, ऐसा नहीं होगा । यहाँ भी गो और 
नो का इन दोनों सूत्रों मै इथच से जुदा ग्रहण होने से ज्ञापित होता है दीर्ध से दयज्‌- 
निमित्तक विधि नहीं होती । पर वक्ष्यमाण उत्तर सभी दोषों का एक ही परिहार है-- 





१. सति प्रयोजने न ज्ञापकं भवति प्रयोजन हो तो ज्ञापक नहीं होता । यहाँ तो 
कित. करण प्रयोजनवान्‌ हे । यदि प्रत्यय कित. न हो ( जो यहाँ है ) तो आकार के उत्तर- 


आग अकार का अतो लोपः से लोप होने पर धातु के अवशिष्ट अ और प्रत्यय के 


अका पररूप एकादेश हो जाने पर और इस को धातु के प्रति अन्तवद्भाव होने 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotrh 1 © 





2 द्वितीय भाद्विक ः र ड७ 


नाळ्यंपवृक्तस्यावयवे तद्विधिर्यथा द्रव्येषु । सब्धन्दना नमक: चरा- 
ला5व्यपवृक्तस्यथाइवयवाश्रयो विधिर्भवति यथा व्येषु त्यया 
व्येषु सपद्श सामिधेन्यो भवन्ति इति न सपतद्शारत्निमात्रं काष्ठमग्ना- 
वभ्याधीयते। विषम उपन्यासः । प्रत्युचँ चैव हि तत्कम चोद्यते । असम्भव- 
इचाग्नो वेद्यां च। यथा तहिं सतदश प्रादेशमात्रीरादवत्थीः समिधो 
5भ्यादधीत इति न सप्तदशप्रादेशमात्रै काष्ठमग्नावभ्याधीयते । अत्रापि 
प्रतिप्रणब॑ चैतत्कर्म चोच्यते। तुल्यइचासंभवो5ग्नौ वेद्यां च । यथा तर्हि 


( वा० ) अभिन्नतया भासमान वर्ण समुदाय के. अएथग-भूत ( अस्वतन्त्र ) 
अवयव को तत्सदृश, स्वतन्त्र, भिन्न वणे के तुल्य विधि नहीं होती जैसे दव्या में। जैसे 
(वेद में कहा है) सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति अथोत्‌ समिदाधान के सत्तरह ऋमन्त्रों 
से सत्तरह ( एक-एक हाथ लम्बी) समिधा रखी जाती हैं, पर इस वचन के आधार पर 
सत्तरह हाथ छम्बी एक ही लकड़ी तो अग्नि में नहीं रखी जाती ( यद्यपि वहाँ भी एक 
एक हाथ छम्ब टुकड़े समुदाय-घटकतया विद्यमान हैं, पर वे अभिन्न-बुडि-गम्य-ससुदाय 
के असिज अखतन्त्र अवयव हैं, सत्तरह हाथ लम्बे उस एक काळ में सत्तरह काइ हँ 
देसी बुद्धिं नहीं होती, अतः तदाश्चित काये नहीं होता) । यद दान्त ठीक नहीं । 
पक्क एक ऋचा को उच्चारण कर एक-एक समिधा को रखने का विधान है 
और अग्नि व वेदी में सत्तरह हाथ लम्बा काप्ठ रखा भी नहँ जा सकता । ( अच्छा 
तो दूसरा दान्त लीजिए) जैसे सत्तरह एक-एक बालिइत लम्बी. अइवत्थ ( पीपल ) 
की समिधाओं को अग्नि में घरे--इस विधान बल परं सत्तरह बारिइत रम्या 
उक्त ही काड अग्नि में नहीं घरा जाता । (यहाँ भी इशान्तविषमता है ) यहां भी 
प्रति ओकार उच्चारण के साथ एक-एक काळ धरने की विधि है। और (यथपि 
बालिश्त शल्प-प्रसाण है, हाथ का आधा है तो भी ) यहाँ भी १७ बालिशत म्बे 
एक ही काठ के अग्नि व देदी में आधान का पहले जैसा असम्भव है। अच्छा तो 








से और उसे सुपि च से दीप होने पर भी एकदेशविक्ठतन्याय से धात्वन्तावंयव ही 
रहने से छन्दोगाय यहाँ आतो धातोः ( ६।४।१४० ) से आ लोप होने लंगेगा । यह कोई 
दोष नहीं । सन्निपात परिभाषा से यहाँ लोप नहीं होगा। अदन्त अङ्ग अथोत्‌ अ को 
आश्रित कर के जो डेयैः से य हुआ है वह अ के लोप का निमित्त नहीं बनेगा । 

१. व्यपबृक्त व्यपवर्गो भेदः । अविद्यमानं व्यपद्रक्तमस्यत्यव्यपदक्तम्‌, तस्य 
अमिन्नबुद्धिविषयसमुदायस्य । अव्यपदक्तस्य और अवयवस्य-- ये दोनों व्यधिकरण 
घष्ठियोँ हैं, समानाधिकरण नहीं, अब्यपदृक्त के अवयव का एसा अर्थ है, न कि 
अव्यपबृक्त जो अवयव उस का ऐसा । 

२. और सम्भवमात्र को लेकर कार्य नहीं होते, कार्य-निमित्तक बुद्धि हो तभी होते हैं। 


CC-0. Prof. ‘Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


८८ | व्याकरणमहाभाप्य 
७. [a क्रीयते 
तेलं न विक्रेतब्यम्‌, मांसं न विक्रेतव्यम्‌ इति व्यपद्यक्त च न विक्रीयत, 
अव्यपबृक्ति गावः सर्धपाइच विक्रीयन्ते। तथा लोम नखं स्पृष्द्वा 
शौचं कर्तव्यम्‌ इति व्यपबुक्तै स्पृष्दवा नियोगतः कतब्यम्‌। अव्यपवृक्त 
क > १-९ ७०० स्वर ट्ट भर 
कामचारः । यत्र तर्हिं व्यपवर्गोस्ति । क्क च व्यपचर्गोस्ति । सन्ध्यक्षरेपु । 
सन्ध्यक्षरेष॒ विवृतलात । 

यद्चा5वर्ण विध्ुततरं तदन्यस्माद्वर्णाद्‌ । ये अपीवर्णोवर्णे विद्यततरे 

ते अन्याभ्यामिवर्णोबर्णास्याम्‌। अथवा पुने गृह्यन्ते । 
अग्रहणं चन्नुइबिधिलादेशविनामणु ऋकारग्रहणम्‌ । 





यह इन्त ढीबिए-- ( स्म्रतिकार का वचन है ) तेल नहीं बेचना चाहिए, मांस नहीं 
नही बेचना चाहिए, परण्णथग्भूत तो[बिचा जाता है, और अप्रश्रग-भूत जैसे गो और तिल - 
नहीं: बेचे जाते इसी प्रकार ( स्मृति है-- ) लोमों को और नखौ को छूकर स्नान . 
करे। यहां जुदा हुए-हुए छोमों और नखा को छूकर अवश्य स्नान करना होगा, परन्तु 
शरीरस्थ लोम, नखों को छूकर इच्छा हो स्नान करे, अनिच्छा हो, न करे। अच्छा तो 
जिस समुदाय में प्रथकृता भास रही हो ( वहां अवयवाश्चित कार्य क्यों न हो! )। 
हां एथकता भासती हे? सन्ध्यक्षरों में। .. 

( वा० ) सन्ध्यक्षरों में वित [होने से (अवयवाश्रित कार्य नहीं होगा) । इन 
सन्ध्यक्षरों में जो अवण ( अवयव ) दे वह लोक मै प्रयुक्त स्वतन्त्र अ की अपेक्षा 
-विद्वततर है ( अतः यह उसका सवणे नहीं.) आर जो इ वणे और उ बणे है वे भी 

दूसरे इत्रण उवणे से विवृततर हैं ( अतः यहां के इवणे उवण स्वतन्त्र इवणे 
उवणे के सवर्ण तही ) । अथवा इन अवयवो का स्वतन्त्र वर्णी की तरह अहण नहीं 
होता--यह पक्ष रहे । 

( बा० ) यदि ग्रहण नहीं होता तो चुद्‌ विधि, लादेश, विनाम ( णत्व ) की 
कतैव्यता में ऋकार का ग्रहण करना होगा । 


१. परमार्थतः पृथग्‌ उपलभ्यमान स्वतन्त्र वर्णो की समुदाय में अवयव-रूप 
से अन्तः सत्ता नहीं है, केवळ वर्णोन्तर साइर्‍्य से प्रत्यभिज्ञा होती है। समुदाय वणो 
में समुदाय बुद्धि भी तात्त्विकी नहीं है, यहाँ भ्रान्तिवशा अवयवाभास होने से बेंसी बुद्धि 
कल्पित होती है । 


` त्र्‌ 





पंदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्या्दानामत्यन्तं प्रविवेको न करचन ॥ 

इस वाक्यपदीय-वचन के अनुसार स्फोट को सिद्धान्त माननेवाळे वैयाकरणों के 
' लिये इस पूर्व पक्ष का कौन सा अवसर है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
Lo 





द्वितीय आहिक ८९ 


अग्रहणं चेन्चुइविधिलादेशविनामेछु ककारग्रहणे कतब्यम, | 'तस्मा- 

न्वुड द्विहलः? (७४७१) ऋकारे चेति वक्तव्यम्‌। इदप यथा साच. 

आनृधतुः, आच्रघुरिति। यस्य पुनरन्ते द्विदळ इत्यव तस्य सिद्धम | यस्याप 

न गृह्यन्ते तस्याप्येप न दोषः। द्विहल्त्रहणं न करिप्णते तस्मान्चुङ भचतात्यव ! 

यदि न क्रियते आटतुः, आडरित्यत्रापि प्राभोति। अक्षोतिग्रहणे नियमार्थ 

भविष्यति,  अहनोतेरेवा$वर्णोपधस्य,  नान्यस्या5वणाप्स्यात ! 
(डुड्विधिः)। 

ळादेशे च ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । छृपो रो लः ऋकारस्य चेति वक्त- 

.ब्यम्‌। इह्दापि यथा स्यात--कलूप्तः क्लूतवानिति। यस्य पुनग्रेह्मन्ते र्‌ इत्येच 

तस्य सिद्धम्‌। यस्यापि न गृहान्ते तस्याप्येप न दोप: । ऋकारोप्यत्र निर्दि- 


इयते। कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देराः--रुप, उः, रः, छः, कृपो रो ल इति! 


| 


में लिट्‌) यहां भी लुटू का आगम हो जाय। जिसके मत में वर्णी के एकदेश का 


हो जाएगा । जिसके सत में ग्रहण नहीं होता उसमें भी यह (क्रकारप्रहणरुप) दोष 
नहीं आता । वह द्विहल्‌ का ग्रहण न करेगा तस्मान्नुइ्‌ ( अवति), इतना ही सूत्र 
न्यास करेगा । यदि ऐसा किया जाएगा, आटतुः, आहुः--यहां भी नुट्‌ की प्राप्ति 
होगी । (नही होगी) अश्नोतेश्च ( ७४७२ ) सूत्र में अञ्चङू धातु का नुट्‌ विधान 
के लिए जो अहण किया है वह नियमार्थ होगा, अथात्‌ अवर्ण उपधावाले धातु . को 
यदि बुट्‌ हो तो अशूङ्‌ को ही हो, अन्य को न हो। ( लुड्विधि के विषय में 
कह दिया ) । 

छादेश विधि में भी ऋकार का ग्रहण करना होगा । कपो रो लः ( ८।२।१८ ) 
यहाँ ऋकारस्य च ( ऋकार को लादेश हो ) ऐसा पढ़ना चाहिए, ताकि क्ळ्सः 
क्लुप्तवान--यही भी रत्व हो जाय। जिसका यह पक्ष है वर्णी के एकदेशों का स्वतन्त्र 
वणौ के रूप में अहण होता है उसके छिये तो सूत्र में पढ़े हुए रः से ही कार्यसिद्धि 
हो जायगी । (ऋकारस्य रेफ भाग को लह करने से इष्ट सिद्धि हो जायगी)। जिसका 
पक्ष है ग्रहण नहीं होता, उसके विषय में भी ऋकारग्रदण गौरव रूप दोष नहीं आता। 
(क्योंकि) यहाँ ऋकार का निर्देश पहले से ही किया हुआ है। वह केसे ?- कृपो 
रो लः सूत्र सें कप यह भविभक्तिक ( विभक्ति-रहित ) निर्देश दै, ऋ का षष्ठयन्त 
रूप उः है, कृप के पकारोत्तरवसी आकार से सिक कर ओ गुण हुआ है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


लर्‌ 





“लिये इस पूर्वे पक्ष का कौन सा अवसर है । 


८८ र व्याकरणमहाभाप्य 


र ७ 
तैले न विक्रेतव्यम्‌, मांस न विक्रेतव्यम्‌ इति व्यपचक्त चन विक्रीयत, 
अब्यपदवक्तं-गावः सर्पपाइच विक्रीयन्ते। तथा लोम नखं स्पष्ट्वा 
शौचं कर्तव्यम्‌ इति व्यपचृक्त स्पृष्दवा नियोगतः कर्तव्यम्‌ । अव्यपबुक्त 
कामचारः । यत्र तर्हि व्यपवर्गोस्ति । क च व्यपवर्गोस्ति। सम्ध्यक्षरेषु। 

सन्ध्यक्षरेषु बिद्रृतत्रात्‌ । ` 
यद्चा5वर्ण विद्वुततरं तदन्यस्मादवर्णाद्‌ । ये अपीवर्णोवर्णे विद्वततरे 
ते अन्याभ्यामिवर्णोबर्णाभ्याम्‌ । अथवा पुनेन गह्यन्ते । 
अग्रहणं चन्चुडूविधिलादेशविनामषु ऋकारग्रहणम्‌. । 


Oo Se RRR 
यह दृष्टान्त ढीजिए-- ( स्म्रतिकार का वचन है ) तेल नहीँ बेचना चाहिए, मांस नहीं 


बेचना चाहिए, परष्द्रथग्भूत तो/बेचा जाता है, और अप्रथग-भूत जैसे गो और तिल 
नहीं बेचे जाते इसी प्रकार ( स्मृति है-- ) लोमों को और नखों को छूकर स्नान . 
करे । यहाँ जुदा हुए-हुए लोमों और नखों को छूकर अवश्य स्नान करना होगा, परन्तु 
दारीरस्थ लोम, नखों को छूकर इच्छा हो स्नान करे, अनिच्छा हो, न करे। अच्छा ता 
जिस समुदाय में एकता भास रही हो ( वहां अवयवाश्रित कार्य क्या न हो? )। 
कक्षां प्रथकृता भासती हे? सन्ध्यक्षरों में। .. 
( वा० ) सन्ध्यक्षरों में विदत [होने से (अवयवाश्रित कार्य नहीं होगा) । इन 
सन्ध्यक्षरों में जो अवण ( अवयव ) है वह लोक में प्रयुक्त स्वतन्त्र अ की अपेक्षा 


_वित्रततर है ( अतः यह उसका सवणै नहीं.) आर जो इ वर्ण और उ वर्ण हे वे भी 


दूसरे इत्रण उबण से विवृततर हें ( अतः यहां के इवणे उवण स्वतन्त्र इवणे 
उवर्ण के सवण तही )। अथवा इन अवयबों का स्वतन्त्र वर्णी की तरह अहण. नहीं 
होता--यह पक्ष रहे । 

( बा० ) यदि ग्रहण नहीं होता तो चुद्‌ व्रिधि, लादेश, विनाम ( णत्व ) की 
कतेव्यता में ऋकार का ग्रहण करना होगा। 


१. परमार्थतः पृथग्‌ उपलभ्यमान स्वतन्त्र वर्णो की समुदाय में अवयव-रूप 
से अन्तः सत्ता नहीं है, केवल वर्णोन्तर साइश्य से प्रत्यभिज्ञा होती है । समुदाय वरणो 
में समुदाय बुद्धि भी तात्त्विकी नहीं है, यहां भ्रान्तिवश अवयवाभास होने से चेसी वुद्धि 
कल्पित होती है । 

र पंदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कहचन ॥ 
इस वाक्यपदीय-वचन के अनुसार स्फोट को सिद्धान्त माननेवाले वैयाकरणो के 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by.eGangotri 


त 


द्वितीय आहिक ८५९ 


अग्रहणं चेन्चुइविधिलादेशविनामेपु ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 'तस्मा- 
न्युड द्विहलः? ( ७४७१) ऋकारे चेति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌-- 
आदुधतुः, आनुघुरिति। यस्य पुनर्गह्मत्त द्विहल इत्येव तस्य सिद्धम्‌। यस्यापि 
न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः। द्विहल्यहणं न करिष्यते तस्मान्नुड्‌ भवतीत्येव। 
यदि न क्रियते आरतुः, आडुरित्यत्रापि प्राभोति। अश्नोतिग्रहणं नियमार्थे 
भविष्यति, अइनोतेरेचाऽवर्णोपधस्य, नान्यस्याऽवणोपधस्येति । 
( डड्विधिः ) । 

लादेशे च ऋकारग्रहणं कर्तब्यम्‌ । रुपो रो छः ऋकारस्य चेति वक्त- 
ब्यम्‌। इहापि यथा स्यात्ततः क्लप्तवानिति। यस्य पुनर्गह्मन्ते र इत्येव 
तस्य सिद्धम्‌ । यस्यापि न णृह्यन्ते तस्याप्येष न दोपः। ऋकारोप्यत्र निर्दि- 
इयते । कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देश*--कृप, उ:, रः, लः, कृपो रो ल इति। | 





तस्मान्नुइ्‌ द्विहलः इस सूत्र में ऋकारे च ( ऋकार परे होने पर भी ) ऐसा 
पढ़ना होगा ताकि आनृधतुः ( त्ध्‌ का प्र०.पु० द्विवचन में लिट्‌ ), आनुघुः ( बहु० 
में छिट्‌) यहां भी लुटू का आगम हो जाय। जिसके मत में वर्णो के एकदेश का 
स्वतन्त्र वणौ के रूप में ग्रहण होता है, उसके लिए द्विहः कहने से ही चुटू आगमे 
हो जाएगा । जिसके मत में ग्रहण नहीं होता उसमें भी यह (ऋकारग्रहणरूप) दोप 
नहीं आता । वह द्विहल्‌ का ग्रहण न करेगा तस्मान्नुड्‌ ( भवति), इतना ही सूत्र 
न्यास करेगा । यदि ऐसा किया जाएगा, आटतुः, आइः--यद्दो भी चुट्‌ की प्राप्ति 
होगी । (नहीं होगी) अश्नोतेश्च ( ७४७२ ) सूत्र मे अञ्च्‌ धातु का लुट्‌ विधान 
के लिए जो ग्रहण किया है वह नियमार्थ होगा, अथोत्‌ अवण उपधावाले धातु ,को 
यदि जुर्‌ हो तो अझूङ्‌ को ही हो, अन्य को न हो। ( जुड्विधि के विषय में 
कह दिया ) । 

छादेश विधि में भी ऋकार का ग्रहण करना होगा। कृपो रो लः ( ८।२।१८ ) | 
यही ऋकारस्य च ( ऋकार को लादेश हो ) ऐसा पढ़ना चाहिए, ताकि क्लः 
क्लप्तवान--यहाँ भी लत्व हो जाय। जिसका यह पक्ष दै वणो के एकदेशों का स्वतन्त्र 
वणी के रूप मै ग्रहण होता है उसके लिये तो सूत्र में पढ़े हुए रः से ही कार्यसिद्धि 
हो जायगी । (ऋकारस्थ रेफ भाग को लख करने से इष्ट सिद्धि हो जायगी) । जिसका 
पक्ष है अहण नहीं होता, उसके विषय में भी ऋकारग्रहण गौरव रूप दोपः नहीं आता। 
(क्योंकि) यहाँ ऋकार का निर्देश पले से ही किया हुआ है। वह केसे ? कृपो 
रो लः सूत्र भें कृप यह अविभक्तिक ( विभक्ति-रहित ) निर्देश है, ऋ का षष्ठ्यन्त 
रूप उः है, कृप के पकारोत्तरवर्ती अकार से मिल कर ओ गुण हुआ है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


जा ब्याकरणमहाभाष्य 
अथवा उभयतः स्फोटमार्ज निर्दिश्यते रश्ुतेल॑क्ष॒तिर्भवतीति । ( छादेशः ) 
विनामे ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । रषाभ्यां नो णः समानपदे ऋकारा- 
च्चेति वक्तव्यम्‌ । इद्दापि यथा स्यात्‌-आतृणां पितृणामिति । यस्य पुन- 
गह्यन्ते रपाभ्यामित्येब तस्य सिद्वम्‌। न सिध्यति। यत्तद्वेफात्परं भक्तेः 
स्तेन व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति। मा भूदेवम्‌ । अड्व्यवाये इत्येच सिद्धम्‌। 
न सिध्यति। वर्णकदेशाः के चर्णग्रहणन शुह्यन्ते ये व्यपद्रक्ता अपि वणौ 
भवन्ति । यच्चापि रेफात्परं भक्तेः, न तत्कचिदपि व्यपदुक्त श्यते । पवे ` 
. तहि योगविभागः करिष्यते, .रषाभ्यां नो णः समानपदे, ततः 'व्यवाये' । 
व्यवाये च रपाभ्यां नो णो भवतीति । ततः “अट्कुप्वाङ्चुस्भि इति । 
इदमिदानीं किमर्थम्‌। नियमार्थम्‌। एतैरेवाक्षरसमाम्नायिकेब्येवाये, नान्येः, 








अथवा ऐसा समझिये कि यह ( कृपो रो छः ) सूत्र भे दोनो स्थानी र और आदेश क 
' में जातिस्फोट र, छ का निर्देश दै । (यह लादेश विषय मै कह दिया) 
विनाम (णत्ब विधि) में ऋकार का ग्रहण करना होगा । जहाँ णत्व विधायक 
शास्त्र रपाभ्यां नो णः समानपदे पढ़ा है वहीं उसके साथ क्रकाराच्च ( ऋकार से परे 
भी) ऐसा कहना चाहिये । ताकि मातुणाम्‌ पितणाम-यहौ भी णत्व हो सके । जिस 
का ग्रहण पक्ष है उसके मत में तो रघाश्याम्‌ इतने से ही कार्य-सिद्धि हो जायगी। नहीं 
होगी । जो रेफ रूप भाग से परे अज-भक्ति है उससे व्यत्रधान के कारण रषाभ्याम्‌ 
इस सूत्र से प्राप्ति ही नहीं। मत हो। अट्कुप्वाङ्‌ सूत्र से अट्रूप व्यवधान होने पर 
भी णत्व होता हैं, (सो णत्व निर्बाध है) । णत्व ( इस सूत्र से भी ) नहीं हो सकेगा। 
बर्णों के एकदेश (अवयव) थे ही तो वणेरूप से गृहीत होते हैं जिनके सदश स्वतन्त्र 
वर्ण हैं । रेफ रूप भाग से परे जो अच भक्ति मानी जाती है वह ( तत्सदृश वणे) कहीं 
भी दीखता नहीं । अच्छा तो हम योगविभाग करेंगे । रपाभ्याम्‌-इस सूत्र को पढ़कर 
व्यवाये यह वचन पढेंगे, अर्थ होगा र्‌ ष्‌ से परे न्‌ को ण्‌ होता है और (किसी वर्णके) 
व्यवघायक होने पर (भी) यहद णत्व हो जाता है । इसके अनन्तर अद्कुप्बाङ्नुम्भिः 
(अट्‌ , कवर्ग, पवर्ग, आङ्‌, नुम्‌ इनके द्वारा व्यवधान होने पर) ऐसा पढ़ेंगे । यह किस 
लिये ? नियम करने के लिये । अक्षर-समाम्नाय में उपदिष्ट वर्णी द्वारा यदि व्यवधान 
हो तो इन्डी (अट्‌ , कवरी, पवश, आङ्‌ और नुम्‌) द्वारा व्यवधान होने पर णत्व हो, अन्य 


इस प्रकार वाक्यभेद हो जाता है। पर यह न्याय है कि एकवाक्यता के संभव होने पर 


` वाक्‍य-भद का आश्रयण युक्त नहीं, अतः भाष्यकार पक्षान्तर का उपन्यास करते हें । 
२, यह नियम अक्षर-समाम्नाय में पढे हुए वर्णे द्वारा व्यवधान का संकोच करता 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





द्वितीय आह्विक ९ 


इति। यस्यापि न ग्रह्मन्ते तस्याप्येष न दोषः। आचार्यमत्रृत्तिज्ञापयति-भवति 
ऋकाराच्नो णत्वमिति, यदयं श्वुभ्नादियु नुनमनशब्दै पठति । नेतदस्ति ज्ञाप- 
कम | ब्र॒द्धयर्थमेतत्स्यात्‌-नार्नमनिः । यत्तर्हि तृप्नोतिदाव्दं पठति | यच्चापि 
नुनमनशब्दै पठति। नजु चोक्तं दद्धयर्थमेतत्स्पात्‌ । बहिरङ्गा वृद्धिरन्तरङ्ग 
णत्वम्‌ । असिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्गे । अथवा उपरिष्टाद्योगविभागः करिप्यते । 
ऋतः नो णो भवति । ततः 'छन्द्स्यवग्रहात्‌' ऋत इत्येव । 


प्छुतावैच इढुतौ॥ 


एतञ्च वक्तव्यम्‌। यस्य पुनर्गृह्मन्ते गुरोप्रेरित्येव प्लुत्या तस्य सिद्धम्‌। 
यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । क्रियत एतन्न्यास एच । 








द्वारा व्यवधान होने पर न हो। जिसका अग्रहण पक्ष है उसे भी यह ऋकार ग्रहण-रूप 
दोष नहीं आता । आचार्य को प्रबृत्ति बतळाती है ऋकार से परे न्‌ को ण्‌ होता है जो 
घे छुस्नाति गण भें नुनमन शब्द पढ़ते हैं ( प्राप्त था तभी तो वारण करने के लिये 
क्चभ्नाति गण में पाठ कर दिया )। नहीं यह कोई ज्ञापक नहीं । इस ( नृनमन ) का 
पाठ तो इसलिये किया गया हो सकता है कि जब्र अपत्याथ इन्‌ प्रत्यय आने पर आदि- 
बृद्धि होकर पूवे पद में रकार मिल जाय तब उससे परे न्‌ को ण्‌ न हो। नानमनिः . 
ऐसा रूप हो.। अच्छा जो इसी गण में तृप्नोति शब्द पढ़ा है, यह ज्ञापक रहेगा । और . 
नुनसन शब्द का पाठ भी ज्ञापक होगा । अजी अभी कहा था कि उसका पाठ वृद्धि 
होकर नानेमनिः रूप में रकारनिमित्तक णत्व को रोकने के लिये हो सकता है। नहीं। 
( बहिर्भूत निसित्त इन्‌ प्रत्यय होने से ) बृद्धि बहिरङ्ग है और ( अन्तर्भूत निमित्त 
होने से ) णत्व अन्तरङ्ग हे । अन्तरङ्ग शाख की दृष्टि से. बहिरङ्ग शाख्र असिद्ध होता 
है ( सो ऋकार निसित्तक णत्व को रोकने के लिये ही नुनसन शब्द का पाठ है)। 
अथवा अगले सूत्र को विभाग करके पढ़ेगे--ऋतः (सूत्र के अविभक्तिक ऋत्‌. की 

` पञ्चमी । और अथे होगा ऋ से परे न्‌ को ण होता है। तब छन्दस्यवग्रहात, पढ़ेंगे 
जिसमें पूरै सूत्र ले ऋतः इसकी अनुदृत्ति होगी । 

( अहणवादी का कथन )--प्छतावैच इदुतौ ( ८२।१०६ ) अर्थात्‌ ऐच के 
अवयव इ, उ को प्छुत होता है--यह तुम्हें कहना पडेगा । जिस के मत में अवयदी 
का स्वतन्त्र चणा की तरह ग्रहण होता है, उस के मत में गुरोरतृतः इत्यादि सत्र से “ 
ही प्लुत हो जायगा।. ( उत्तर ) जिस के मत में अहण नहीं होता, उस में भी कोई 
दोष नहीं ( गौरव नहीं आता ) । सूत्रकार ने पहले ही इस वचन को सूत्ररूप में: पढ़ 

, रखा है ( यहाँ कोई अपूर्द वचन नहीं पढ़ना है ) 1 





है। रेफ रूप भाग से परे जो अज्भक्ति मानी जाती है उसका नहीं, सो वहां ब्यवाय इस 
योगविभाग से निबाध णत्व होगा । 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





| ५२ व्याक्रणसहाभाथ्य 


SOS [os 


तुल्यरूपे' संयोगे द्विव्यञ्जनविधिः ॥ 


८ थिन ~ [$ > 
तुल्यरूपे संयोगे द्विन्यजनाश्रयो वि सिध्यति कुशकः, 


EN > > >> ८०१ 
पिश्प्पली, पिश्त्तमिति | यस्य पुनर्शह्मत्ते तस्य डो ककारो) छा पकाल) छा 


~ > 
तकारो । यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि दौ ककारौ, छो पकारौ, दी तकारो । 
कथम्‌ । मात्राकालो$त गम्यते। न च मात्रिकं व्यञ्जनसास्त । अनुपदिषट 
सत्कथं शक्यं विज्ञातुम्‌ । असञ्च कथं शक्यं -प्रतिपत्तम्‌ | यद्याप ताचद्नः 
तच्छक्यते वक्तुं यत्रैतन्नास्ति-अण्‌ सवर्णान्गरह्लातीति । इह तु कथम्‌ 


तळँलोकम्‌ > 
सयैँयन्ता, सवँवत्सरः, यढूँछोकम्‌, तले इति । यन्रैतदस्त्यण्‌ सवर्णान्‌ 





.---:::->८:>>>> 





( चा०.) ( ग्रहणवादी फिर दोष देता है )--तुल्यरूपवाळे अवयव जिस बणे 

में हैं और जो संयोगसंज्ञा के योग्य ( एक ) वर्ण है वहां तुम्हें ( अग्रहणबादी को ) 

` हल-द्य-आश्रित॑ संयोगसंज्ञा अप्रा होने से कहनी चाहिये । जिस से संयोग के प्रे 
होने पर पूर्व .की गुरु संज्ञा होने से गरोरतृतः-- से कुश्क्कुट, पिइप्पछी, पिउत्त 
इत्यादि में प्डुत हो सके । ( हमारे मत में अवयव-भूत ककारादि को लेकर दो 
ककार, दो पकार, दो तकार हैं )। ( उत्तर-- ) जिसके मत सें अहण नहीं होता 
उसके मत में भी दो ही ककार, दो ही पकार और दो ही तकार हें । तुम पूछो केस ! 
(तुम्हारा यहाँ क, प्प, मत में एक वर्ण मानना आन्ति है) कारण कि मात्रा काल संयोग 
का बोध हो रहा है, पर मात्रा काल वाला व्यञ्जन तो है नहीं। जब आचाये ने उसका 

` प्रत्याहारसत्रों में उपदेश नहीं किया तो उसकी सत्ता केसे जानी जाय और जो 
अविद्यमान है उसे केस स्वीकार किया जाय । यहाँ पूवेपक्षी ( अहणवादी ) कहता 
है कि जहाँ अण भिन्न वणी क्क, प्प, त्त आदि में अणुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९) 
ग्रहणक शास्त्र नही लगता वहां तुम भछे ही उपदेशाभाव और असत्त्वरूप अग्रहण 

' में हेतु दे सको, पर जहां सगैँयन्ता, सबैँवत्सरः, यढँछोकम्‌,, तलँछोकम्‌ आदि में अण्‌ 
से गृहीत होने से साक्षात्‌ उपदेश न होने पर भी उपदिषटत्व और सत्व है ही 1 वहां . 
_अण रूप यू, व्‌, छू अपने सवर्णो का ग्राहक होने से दो य्य, दो च्व, दो ल्छ को एक 
' वण हळू के रूप में अहण ( बोध ) कराबैंग सो अग्रहण पक्ष मे दो हळू न होने से 
संयोग संज्ञा न बनेगी । (उत्तर--) यकारादि के अण्‌ होने पर भी द्वियकारंदि को वह 
अहण नहीं करा सकता, जो है उसीका ग्रहण करा सकता है। य्य आदि सात्राका- 


oo —्—्—CD@ 


१. तुल्यरूपावयवः संयोगस्तुल्यरूपः। मध्यमपदुछोपी समासः । तुल्यरूप- 
संयोग की पूर्वपक्ष में एकवर्णता दै, सिद्धान्त में वणंद्रयरूपता । शीघ्रोच्चारणवशात्‌. 
` एकत्व ज्ञान तो श्रान्त है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


निकली लत 


द्वितीय लाडि ९३ 


शुह्णातीति । अत्रापि मात्राकालो गृह्यते । न च मात्रिक व्येञ्जनमस्ति । अनु- 
पदिष्टं सत्कथं शक्यं विज्ञातुम्‌। असञ्च कथं शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । 
हयवरट्‌ ॥ ५॥ 
सबै वर्णाः सकदुपदिष्टाः अयं हकारो द्विरुपद्श्यते--पूर्वश्चेच 
परइच । यदि पुनः पूर्वं एवोपदिञ्येत, पर एव चा । कश्चात्र विशेषः। 
हकारस्य परोपदेरेऽड्ग्रहणेषु हग्रहणम्‌ ॥ 


इकारस्य परोपदेशेऽ इग्रहणेणु हग्रहणं कर्तव्यम्‌ आतोटि नित्यम्‌, शइ्छोटि, 
दीर्घांदटि समानपादे हकारे चेति बक्तब्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌-महाँ 
हिसः।. 
उत्वे च ॥ 
उत्वे च हकारप्रहण कर्तव्यम्‌ अतो रोरप्लुतादप्लुते हशि च हकारे 
Lomb 00000 Ns ECU SSE NN 
लिक हैं, व्यञ्जन ( हरू ) तो मात्राकालिक होता नहीं (वह तो अर्धमान्निक होता है), 
उसका आचाये ने उपदेश नहीं किया, उपेदश के बिना उसकी सत्ता केस जानी जाय। 
जो अविद्यसान है उसे कैसे स्वीकार किया जाए ? 
हयवरट्‌ ॥५॥ 
सभी वणी का ( वर्णसमाम्नाय में ) एक ही बार उच्चारण किया गया है, पर 
हकार ही का दो बार उच्चारण किया गया है, पहले भी और पीछे भी । यदि पहले 
ही उच्चारण किया जाए अथवा पीछे ही, तो इसमें क्या भेद पड़ता है? 
(वा० ) इकार के केवळ पर उपदेश होने पर जिन सूत्रों में अद्‌ अहण किया 
है उनमें इकार भी ग्रहण करना चाहिए, ( जैसे ) आतोऽटि नित्यम्‌ , शइछोडटि , 
दीर्घादटि समानपदे इन सूत्रों में हकार परे होने पर भी ( इन सूत्रों से विहित कार्य ) 
होते हैं ऐसा कहना चाहिए ताकि मही हि सः--यहाँ भी रत्व और अनुनासिक हो जाय। 
(वा०) उस्व की कतेव्यता मै भी हकार अहण करना चाहिये अतो रोरप्छुताद- 


१. सानुनासिक और निरनुनासिक यहाँ दो वर्ण है ।. 

. २. यह सूत्र अद्पत्याहारार्थं हकार के उपदेश में प्रसङ्गोच्चारित है। अट्कुप्वाङ्‌ 
आदि के साथ प्रसङ्ग से पढ दिया है । वस्तुतः इस अदू में हकार के उपदेश का 
प्रयोजन नहीं । क्योंकि इकार परे रहते शकार का मिळना सर्वेथा असम्भव है । 

३. उत्व के साथ भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि यहाँ अश अत्याहार में भी 
इकार के उपदेश का प्रयोजन समझना चाहिये । भो हसति देवा हसन्ति, आदि में हृकार | 
परे रहते र की मेले हींते हेन 0777 Conesior, New Deli Digiized by eGangoMr 








९४ व्याकरणमहाभाष्य 


चेति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌--पुरुषो हसति त्राह्मणो हसतीति। 
अस्तु तहिं पूर्वोपदेशः । : र 
पूर्वापदेशे किच््क्सेड्विधयो' झल्महणानि च ॥ 

यदि पूर्वोपदेशः कित्त्वं विधेयम्‌-स्निहित्वा, स्नेहित्वा, सिस्नि- 
हिपति, सिस्तेहिपति रलो व्युपधाद्धलादेः इति कित्त्वं न भाप्तोति। 
क्सविधिः- क्सइच विधेयः- अघुक्षत्‌, अलिक्षत्‌ शल इशुपधादनिटः 
क्स इति क्सो न प्राप्रोति । इड्विधिः- इस्‌ च विधेयः--रुदिडि वलादि- 
लक्षण इप्न प्राप्नोति । झट्ग्रहणानि च । किम्‌ । अहकाराणि स्युः । तत्र को 
दोषः । झलो झलि इतीह न स्यात्‌--अदाग्धाम्‌ अदाण्धम्‌। तस्मात्पूर्व- 
इन्चिवोपदे एव्यः परदच। यदि च :किँचिदन्यत्राप्युपदेशे प्रयोजनमस्ति 
तत्राप्युपदेशः कर्तव्यः। पू 

इदं विचार्यते-अयं रेफो यकारवकाराभ्यां पूर्व एवोपद्श्यित हरय- 
घर्‌ इति, पर एव वा यथान्यासम्‌ इति । कइचात्र विशेषः । 
प्लुते की अनुवृत्ति करते हुए हशि च सूत्र में इकार परे होने पर भी उत्व हो ऐसा 
कहना चाहिये ताकि पुरुषो हसति, आह्मणो हसति यहाँ भी उत्व हो जाय । अच्छा तो 
पूव ही उपदेश हो । नह 

(बा०) यदि पूर्व ही उपदेश हो तो कित्त्व विधि, क्स विधि तथा इट्‌ विधियाँ 
नहीं सिद्ध होतीं और जहाँ झल्‌ ग्रहण किया गया है वह हकार-रहित होगा । 

यदि पूर्वापदेश ही किया जाय तो कित्त्व का विधान करना पडेगा । स्निहित्वा, 
सिस्निहिषति, सिस्नेहिषति में रलो व्युपधाद्धलादेः--इस सूत्र से हकार के रल्‌ प्रत्या- 
हारान्तर्गत/होने से सेट्‌ क्स्वा और इडादि सन्‌ विकल्प से कित्‌ नहीं हो सकते । क्स- 
ब्रिधिः- -क्स का भी विधान करना पडेगा । अधुक्षत., अछिक्षत्‌ (दुह और छिद्द का कुछ) 
में शक इगुपधादनिटः क्सः इस सूत्र से क्स की प्राप्ति नहीं होती। इड्विधि--इट्‌ का - 
भी विधान करना होगा (क्यों कि अव) वलादि प्रत्ययनिमित्तक इट्‌ की प्राप्ति नहीं। 


` झल्ग्रदण भी । क्या कहना चाहते हो? यही कि झू प्रत्याहार हकार रहित हो जायेंगे । 


- अब इस बात पर विचार किया जाता है रेफ का यकार वकार से पूरै ही 
उच्चारण करके (सूत्र को) हरयवट्‌ इस रूप से पढ़ा जाय अथवा जैसे आचार्य ने इसे 
रखा है (हयवरट्‌ के रूप मे) । तो इसमें क्या विशेष है ! 


१. यहाँ विधि शब्द मै कमेणि कि प्रत्यय समझना चाहिये । कित्त्व क्स इद्‌-- 


ये विधेय हैं । 
“२. वर्णो का उपदेश किसी शास्त्रीय प्रयोजन के लिये किया जाता है ( केवल ) 


| ; स्वरूपबोधन दिवे नेहीं१ Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय भाहिक ९५ 
रेफस्य परोपदेशे5नुनासिकदिर्वचनपरसवर्णप्रातिषेधः ॥ 
रेफस्य परोपदेशेऽनुनासिकद्विर्वचनपरसचर्णानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
अनुनासिकस्य-स्वर्नयति, प्रातर्नयति यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा 
(टा४४५) इत्यनुनासिकः प्राप्रोति । Mn छ भद्रहदः यरः 
(८।३।३६) इति द्विर्वचनं प्राम्नोति । —कुण्डं रथेन, वनं रथेन 
अनुस्वारस्य ययि (८।४।५८) इति परखवर्णः प्राप्रोति। अस्तु तर्हि 
पूर्वोपदेशः । । 
पूर्वापदेशे कित्वप्रतिषेधो व्यळोपवचनं च ॥ 
यदि पूर्वोपदेशः कित्वं प्रतिषेध्यम्‌ । देवित्वा दिदेविषति रलो व्यु- 
पधादिति किरवं प्राप्नोति । नेष दोषः। नैवं विज्ञायते रलः व्युपधादिति। कि 
तर्हि । रलः अव्‌ व्युपधादिति । किमिदम्‌ अव्‌ व्युपधादिति । अवकारान्तादू 
ब्युपधादू अवूव्युपधादिति। व्यलोपवचनं च- व्योइच छोपो वक्तव्यः । 


(वा०) रेफ का पर उपदेश करने पर अनुनासिक, द्विवचन और परसवर्ण 
का निषेध कहना होगा । अनुनासिक के निषेध का विषय स्वनैयति, प्रातर्नयति, यहाँ 
यरोजुनासिकेऽनुनासिको वा इस सूत्र से रेफ को यग्‌ प्रत्याहारान्तर्गत होने से अनु- | 
नासिक प्राप्त होता है । द्विवचन के निषेध का विषय--मद्रह॒दः, अब्रद्ददः यहाँ अचो 
रहाभ्यां द्वे सूज्ञ से रेफ के यरप्त्याद्दारान्तरैत होने से द्वित्व प्राप्त होता है । परसवण 
के निम का विषय---ऊुण्ड रथेन, वनं -रथेन यहीँ अनुस्वारस्य ययि परसवणेः इस सूज्ञः. 
से रेफ के सथू प्रत्याहारान्तगेत होने से अनुस्वार को परसवर्णे प्राप्त होता है। अच्छा 
तो (रफ का) पूचे उपदेश ही हदो । 

(बा०) पूई उपदेश होने पर कित्व का प्रतिषिध करना होगा और वकार यकार 
का लोप भी कहना होगा । * 

यदि (रेफ का) पूर्व उपदेश किया जाय तो कित्व का प्रतिषेध करना होगा 
देवित्वा दिदेविषति । यहाँ ब्‌ के रर्‌ प्रत्याहारान्तर्गत होने से रलो व्युपधाद्धलादेः 
संश्च (१1२२६) इस सूत्र से सेट्‌ क्त्वा और सेट्‌ सन्प्रत्यय को विकल्प से कित्त्व प्राप्त 
होता हे । यह कोई दोष नहीं । हम सूत्र का पद्च्छेद रलः व्युपधात्‌ ऐसा नहीं समझते 
किन्तु रळः अव्‌ व्युपधात्‌ ऐसा समझते हैं । तो अव्‌ व्युपधात्‌ इसका क्या अर्थ है! जो 
व्युपध हो पर वकारान्त न हो उससे । व्‌ य्‌ का लोप भी--गौधेरः, पचेरन्‌, यजेरन्‌, जीव्‌ 
धातु से रदानु प्रत्यय करने पर -- ऐसे स्थलों मे कहना होगा, कारण कि अब रेफ 
वल्त्याहारान्तर्गत न रहा अतः लोपोव्योवेलि ( ६१६६ ) इस सूत्र से छोप नही... 
सकेगा । सह. कोड जोष नही ल्योवेकि सून से, रोक मी. निर्देश, (उच्चारण) आचार्य 


3३ च्याकरणमद्दाभाष्य 


गोधेरः, पचेरन्‌, यजेरन्‌, जीवे रदालुः-जीरदालस! । बळीति लोपो न 
प्राोति । न्नेष दोषः। रेफो ५प्यञ्ज निर्दिश्यते लोपो व्योर्‌ बेलि इति, रेफे च 
_ वलि चेति। 
अथवा पुनरस्तु परोपदेशः। नजु चोक्तं रेफस्य परोपदेशेऽसुनासिकः 
द्विशचनपरसवर्णप्रतिषेध इति। अनुनासिकपरसवर्णयोस्ताचत्मतिपेधो न 
-वक्तव्य:, रेफोष्मणां सवणी न सन्तिं। द्वियचनेऽपि। नेमौ रहो कार्यिणो 
द्विवचनस्य । कि तर्हि । निमित्तमिमो रहो द्विवचनस्य । तद्यथा ब्राह्मणा 
भोज्यन्तां माठरकौण्डिन्यौ परिवेविषातामिति । नेदानी तो सुञ्जाते' । 


इदं विचार्यत--इमेऽयोगवाहा न क्कचिदुपदिइयन्ते श्रूयन्ते च१ तेषां 





ने किया है, लोपो व्योर्वैलि ऐसा सूत्रन्यास अभिप्रेत हे । ( संहिता कायै से रेफ 
'का लोप हुआ है )। अथे हुआ वळू परे होने पर भी लोप हो और रेफ परे होने 
प्र भी । | 
अथवा ( सूत्रानुसार ) परोपदेश ही रहे ( क्या हानि हे? )। अजी अभी कहा 
था, परोपदेश होने पर अनुनासिक, द्विवेचन और परसवर्ण का प्रतिवेध करना होगा । 
अनुनासिक और परसवे के निषेध करने की कोई आवश्यकता नहीं, कारण कि रेफ 
झर ऊष्म वर्ण ( श प स ह ) के सवणे नहीं होते । रहा द्विदचन का निषेध, सो भी 
न कहना होगा, कारण कि हकार यर्‌ प्रत्याहार र के अन्तर्गत न होने से द्वित्व-रूप कार्य 
: का भागी ही नहीं, ओर रेक यद्यपि यर्‌ है तो भी द्वित्व विधि सें निमित्त होने से 
कायी नही हो सकता । ( इसमे लौकिक दृष्टान्त देते हैं ) जेसे आह्मणों को भोजन 
कराया जाय, माठर और कौण्डिन्य (मठर और कुण्डिन गोन्नज ब्राह्मण) भोजन परोसें। 
. परोसते हुए वे स्त्रयम्‌ भोजन नहीं करते । 
अब इस बात पर विचार किया जाता है कि इन अयोगवाह नामक वर्णी का 
कहीं भी उपदेश नहीं किया, पर शास्त्र मै और छोकव्यवहार में इनका श्रवण होता है। 
अतः शास्त्र-काये के लिए इनका उपदेश होना चाहिए । अयोगवाह नाम के कौन से 


१. सामान्यतया यह लोकव्यवहारसिद्ध बात. है कि विशेष विधि द्वारा 
सामान्य विधि की बाधा हुआ करती है। अचो रदाभ्यां हे इस द्विव विधि में यर्‌ 
सामान्य है । रेफ विशेष है । उसका निमित्तत्व प्रत्यंक्ष विद्दित है। यर्‌ प्रत्याहारान्तर्गत 
होने पर भी उसका कार्यित्व प्रत्यक्ष विहित नहीं है किन्तु अनुमेय हे किन्तु अनुमेय है। प्रत्यक्षविहित 
रेफ का निमित्तत्व उसके कार्यित्व को बाध लेगा तो मद्रहदः में रेफ को द्वित्व नहीं 
` होंगा। दध्युदकम्‌ आदि में इको यणचि से होनेवाले यणादेश में तो इक्‌ का स्थानित्व 
द्म है । अति ईस निमित्ते के अस्तगेत' इकू'का०'निंभित्त७ः/ अलुसेय-है वहो इक्‌ का 





द्वितीय भाहिक १७ 


कार्यार्थसुपदेशाः कर्तव्यः। के पुनरयोगवाहाः । विसर्जनीयजिह्वामूलीयोप- 
ध्मानीयाजुस्वारनासिक्ययमाः। कथं पुनरयोगवाद्दाः । यदयुक्ता वहन्ति 
अजुपव्शिइच श्रूयन्ते । क पुनरेषासुपदेशः कर्तव्य; । 
ं अयोगवाह्दानामटूछु णत्वम्‌ ॥ 

अयोगवाहानामद्सूपदेशः कर्तव्यः। कि प्रयोजनम्‌। णत्वम्‌ उरःकेण, 

उरःकेण, उरःपेण, उर~पेण । अड्व्यवाय इति णत्वं सिद्धं भवति । 
इार्षु जशुभावषत्वे ॥ ः 

शर्षूपदेशः कर्तव्यः । कि प्रयोजनम्‌। जशूमावषत्वे। अयमुब्जिरुपध्मानीयोपधः 
पठचते। तत्र जइत्वे छदे उब्जिता, उब्जितुमित्येतद्रूपं यथा स्यात्‌। यद्युब्जि- 
रुपध्मानीयोप्ः पठ्यते, उब्जिजिषतीत्युपध्मानीयादेरेव द्विर्वचनं प्राप्तोति। 


वर्ण हैं ? (उत्तर)--विसगे, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, अनुनासिक 
और यम । इन्हें अयोगवाह क्यौ कहते हैँ ? इसलिये कि इनका योग-उपदेश (अक्षर: 
समाम्नाय में) किया नहीं, और इनका शास्त्र और लोक मे बहुन=्च्यवदार होता दै । 
तो इनका कहाँ उपदेश करना चाहिये ? 

(वा०) अयोगवाहों का अट्‌ प्रत्यादार में अन्तर्भाव करना चाहिये । इससे 
कया सिद्ध होगा ? (उत्तर) णत्व । उरः केण, उर#केण उरःपेण उर^पेण, यहाँ अट्कृत 
व्यवधान होने पर भी णत्व सिद्ध होता है । 

(वा०) शर्‌ प्रत्याहार में अयोगत्राही का अन्तभाव करना चाहिये । इससे 
क्या सिद्ध होगा ? जळू आव ओर घस । 

उब्ज धातु उपध्मानीयोपध ( जिसमें उपध्मानीय उपधा है ) पढ़ा है। शर्‌ 
में पाठ होने ले ( शर्‌ झटू के अन्तत हे ) झां जश्‌ झरि ( ८४५३ ) इस सूत्र से 
उपध्मानीय को जश्‌ होने पर उब्जिता, उब्जितुस्‌ ऐसा रूप सिद्ध होगा । ( शङ्का ) 
यदि उब्ज उपध्सानीयोपध पढ़ा हे ऐसा स्वीकार करते हो तो अजादेद्वितीयस्य 
(६।१।२) सूत्र से उपध्मानीय सहित द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व प्राप्त होता 
स्थानित्व प्रत्यक्ष होता हुआ भी उसके निमित्तत्व का वाधक नहीं होता, क्योंकि तस्मादि- 
त्युत्तरस्य इत्यादि यण्‌ विधान रूप ज्ञापक्रों से स्थानी होता हुआ भी इक्‌, यण्‌ का 
निमित्त बन जाएगा । उदकम्‌ का उकार इक्‌ भी है और अच भी है। वहाँ उकार का 
स्थानित्र प्रत्यक्ष दे । निमित्तत्व अनुमेय है । लक्ष्याबरोध से कहीं पर बाध्यवाधक 
भाव में विशेष आदर भी नहीं किया जाता । जैसे चिचीषति यहां दीप और कित्व दोनों 

की प्राप्ति में कोई भी पहले हो सकता है। 
१. यदि द्विर्वचन की कव्यता में जदत्व असिद्ध है अथवा यदि पूर्वच्रासिटी- 
यमद्विवेचने इस परिभाषा के अनुसार जश्व सिद्ध ही है । दोनों अवस्थाओं में उबिब्जि- 
षति ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


॥ 


९८ ब्याकंरणंमंहांभांष्ये 


दकारोपधे पुनर्‌ “न न्द्राः संयोगादयः” इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति । 
यदि दकारोपधः पठघते, का रूपसिद्धिः उब्जिता उब्जितुमिति। 
असिद्धे भ उदूजेः ॥ 

इदमस्ति- “स्तोः इचुना चुः” इति, ततो वक्ष्यामि भ उदूजे+, उदूजेः 
इचुना सन्निपाते भो भवतीति। तत्तर्हि वक्तव्यम्‌? न वक्तव्यम्‌ निपातनादेच 
सिद्धम्‌। किं निपातनम्‌। “अझुजन्युब्जी पाण्युपतापयोः” इति। इहापि तर्हि . 
प्राप्नोति अभ्युद्गः समुद्गः इति। अकुत्वविषये तन्निपातनम्‌। अथवा नितदुन्जे 
रूपम्‌ । गमेरेतद्‌ इथुपसगोड़ो विधीयते । अभ्युदूगतो$भ्युदूगः, समुदूगतः 
ससुदूग इति। षत्वं च प्रयोजनम्‌। सर्पिःषु धनुःषु। शर्व्यवाये इति षत्वं 
सिद्धं भवतीति। “सम्बिसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि’ इति विसर्जनीयग्रहणं न कर्तव्य 
भवति। जुमइचापि तर्हि ग्रहणं शक्यमकतुम्‌। कथं सर्पीषि धनूंषि । 


भि 000 dM ४ पणि त 
` है इससे उब्जिजिषति यह दृष्ट रूप सिद्ध न होगा । दकारोपध ( उद्ज्‌ ) सानने पर 
तो, न न्द्राः संयोगादयः, ( ६1१३ ) इस सूत्र से दकार के द्विवचन का निषेध हो 
जाने से द्वितीय एकाच जिस्‌ को द्वित्व होगा । यदि दकारोपध ( उदूज्‌ ) पाठ है तो 
उब्जिता, उन्जितुम्‌ इन रूपों की सिद्धि केसे होगी ! 
FR - असिद्धे भ उदूजेः ॥ 
असिद्ध काण्ड त्रिपादी मै स्तोः श्चुना श्चुः ( ८४४० ) यद्द पढ़ा है, वद्वा 
. इसके आगे भ उदूजेः ऐसा पढ़ देंगे, अथै द्दोगा-- इचु (शकार चवरी) के योग 
में उदूज्‌ के सकार तवगै को म हो ( और वह अव्यवहितपू्थ दू को ही होगा )। तो 
क्या ऐसा अपूबै वचन करना चाहिए ? नहीं । निपातन से ही इष्टसिदि हो जाएगी । 
कौन सा निपातन? भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः ( ७३६१ ) ( यहीँ न्युब्ज में 
दू के स्थान में भू निपातित है, और जइत्व से उसे ब्‌ हुआ है ) । यदि निपातन 
मानते हो तो ( बाधकान्येव ' निपातनानि भवन्ति इस वचन के अनुसार ) अभ्युद्रः 
समुद्रः यहाँ भी दकार का श्रवण न होकर ब्‌ का ही “श्रवण होना चाहिए। (उत्तर) 
यह विशिष्टविषयक निपातन है जहां चजोः कु घिण्ण्यतोः ( ७२1५२ ) सूत्र से 
कुत्व प्राप्त हो और कुत्वाभाव निपातन किया हो वही इस भत्व का विषय है । 
अथवा यूँ समझिए-- ये दोनों रूप उच्ज्‌ धातु के नहीं हैं। येतो गम्‌ धातु से दो 
उपसर्ग अभि उदू, और सम्‌ उद्‌ रहते ड प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं। अभ्युद्गः 
अभ्युद्गत, समुदून्न्समुद्त । 3 
शर्‌ पाठ में घत्व भी प्रयोजन दे । जैसे सपिःघु घनुःु यहां शर्‌ कृत व्यवधान 
होने पर बिहा है १. स. भए का सदसी छाम है .तम्विसर्जनीयाव्येवाये$पि 


द्वितीय आडिक ९९. 


अचुस्वारे ते 'दार्‌व्यवाये! इत्येव सिद्धम्‌। अवश्यं चुमो ग्रहणे कर्तव्यम्‌ । 
अनुस्वारविशेषणं नुम्प्रहणम्‌। चुमो योजुस्वारस्तस्य यथा स्यात्‌, इह मा 
भूत्‌--पुंस्विति । अथवा5विशेषेणोपदेशः कतेव्यः । किं प्रयोजनम्‌ । 
अविशेषेण संयागोपधासंज्ञा$लोन्त्यद्विवचनस्थानिवद्वावप्रतिषेधा: ॥ 
अविशेषेण संयोगसंज्ञा प्रयोजनम्‌, उ३ेब्जक, हलो 5नन्तराः संयोग 
इति संयोगसंज्ञा । संयोगे गुर्विति शुरुसंज्ञा गुरोरिति प्लुतो भवति। उपधा- 
संज्ञा च प्रयोजनम्‌- दुप्कृतम्‌ , निष्कतम्‌ , दुष्पीतम्‌ , निष्पीतम्‌ , इदुदुः 
(८।३।५८) —इस सूत्र मे विसजैनीय अहण नहीँ करना पड़ता (यह लाघव है ) । 
तो सूत्र में नुम्‌ का ग्रहण भी छोड़ा जा सकता है । यदि पूछो सपौषि, धनूंषि में घत्व 
कैसे सिद्ध होगा ? नुम्‌ को अनुस्वार करने पर अनुस्वार अयोगवाह के शर्‌ अन्तःपाती 
होने से शर्‌ व्यवाये-इसी से षत्व हो जायगा । ( नहीं ) चुम्‌ का तो भव्य ग्रहण 
करना होगा । सूत्र में नुम्‌ ग्रहण अनुस्वार का विशेषण है, ( अनुस्वार विशेष्य 
है), अभे हुआ जस्‌ का ( नुम्स्थानिक ) जो अनुस्वार तत्कृत व्यवधान होने पर 
घत्व हो, इससे पुंस यहां षत्व नहीं होता ( यहां पुम्स्‌ के म्‌ को अनुस्वार हुआ दै )। 
अथवा किसी प्रत्याहारविशेष में न पढ़कर अयोगवाहो को अळू आदि 
सामान्य प्रत्याहार में पढ़ना चाहिए । क्या प्रयोजन दै ? 
( वा० ) सामान्यरूप से अळू आदि प्रत्याहार में अयोगवाह के पाठ के ये 
प्रयोजन हैं--संयोगसंज्ञा, अलोन्त्यविधि, द्विवचन तथा स्थानिवद्भावग्रतिषिध-सिदि । 
सामान्य रूप से अळू अन्तपीत होने से संयोगसंज्ञा-रूप प्रयोजन सिद्ध होता है—. 
` उशब्जक, यहां हलोनन्तराः संयोगः ( १।१।७) इस सूत्र से संयोगसंज्ञा, संयोगे 
गुरु ( १।४।११ ) इस से गुरु संज्ञा और उस गुरु को गुरोरचतः (८ ।२।८६) इत्यादि 
सूत्र से प्लुत सिद्ध होता है। उपधा संज्ञा प्रयोजन है--दुष्छतम्‌ , निष्कृतम्‌ , दुष्पीतस्‌ , 
निष्पीतम्‌- यहाँ दुष्कृतम्‌ इत्यादि मै विसजैनीय (जिह्वामूलीय, उपध्मानीय) को अङ्‌ 


१. अनुस्वार शर्‌ प्रत्याहारान्तगेत है, इस लिए अनुस्वार-कृत व्यवाय में भी 
षत्व सिद्ध ही था, तो नुम्‌-ग्रहण क्यों किया १ नुमू-प्रहण नियमार्थ है। नुम्‌ के स्थान 
में जो अनुस्वार हुआ उसी के व्यवाय होने पर षत्व हो अन्यत्र मत हो । जिस तरह 
नक्षत्र इष्ट्वा वाचं विसजेत्‌ (नक्षत्र दर्शन होने पर मौन व्रत तोड़ दे) यहां नक्षत्रदशन 
काल-विशेष का उपलक्षण है, जिससे दिन में नक्षत्र दशन होने पर भी मौन-त्याग नहीं 
होता, और रात्रि को मेघादि के होने से नक्षत्र दीन न होने पर मौन त्याग होता है, 
इसी तरह नुम्‌ के होते हुए अनुस्वार के अभाव में षत्व नहीं होता, पर नुम्‌ के न रहने 
पर तत्स्थानापन्न अनुस्वार के होने पर षत्व होगा। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१०० ज्याकरणसहाभाष्य | 


पधस्य चाप्रत्ययस्येति षत्वं सिद्धं अचति। नेतदस्ति प्रयोजनम्‌। न इदुः 
दुपध-प्रहणेन चिसजेनीयो विशेष्यते | किं तहि । सकारो विशेष्यते-इदु- 
दुपधस्य सकारस्य यो विसर्जनीय इति । अथवोपधाप्नहर्ण न. करिप्यते, 
इदुद्भ्यां लु परे विसंजनीयं विशेषयिष्यामः -इवुदूभ्याञ्चुत्तरस्य विसजे- 
नीयस्येति। अळोऽन्त्यविधिशच प्रयोजनम्‌ शरक्षस्तरति, छुक्षस्तरति। 
` अलोन्त्यस्य विधयो भचन्तीत्यलोऽन्त्यस्य सत्वं सिद्धं भवति । एतदपि 
नास्ति प्रयोजनम्‌ । निर्दिच्यमानस्यादेशा भवम्तीति विसर्जनीयस्यैव 
भविष्यति । द्विवचनं च प्रयोजनम्‌ उरः=कः : उर^पः ¦ अनचि च अच 
उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति द्विर्वचनं सिद्धं भवति। स्थानियद्भावप्रति- 
बेघइच प्रयोजनम्‌-यथेह भवति उरःकेण, उरःपेणेति अड्व्यवाय इतिं 
त्वम्‌, णवमिद्दापि स्थानिवद्भावात्‌ घामोति-च्यूढोरस्केन महोरस्केः 
नेति । तत्रानल्विधाविति प्रतिपेधः सिद्धो भवति । 


SS अ 
मानकर उकार, इकार की अलोन्त्यात्‌ पूवे उपधा ( १।१।६५ ) इस शास्त्र से उपधा 
सज्ञा सिद्ध होती दै । तब इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८।३।४१) इस सूत्र से विसजैनीय 
को पत्व हो जाता है । यह कोई प्रयोजन नहीं । इदुदुपथ--यद विसजैनीय का विशेषण 
नहीं; तो किस का ? यद सकार का विशेषण है ( विसर्ग होने से पूवे सान्तावस्था में 
इकारोपध उकारोपध जो सकार उस के विसगे को पत्व'होता है ऐसा अर्थ होगा) । 
शथवा प्रङृतसूत्र मै उपघा अण न करेंगे, इकार उकार को परविसअनीय का विशेषण 
बनायर । अथे होगा--इ, उ से अव्यवद्ित उत्तर जो विसर उसे घत्व होता है । 
अलोन्त्येविधि भी प्रयोजन हे--जैसे बृक्षः तरति, प्लक्षः तरति में विसजनीयस्य सः ( ८! 
३1३४) इस सूत्र से विसजैनीयान्त को स्‌ प्राप्त होने पर पप्ठी निर्दिष्ट कार्य अन्त्य अल्‌ के 
स्थान मै होता है, इस वचन से अन्त्य अळू बिसगै के स्थान में होता है। यह भी प्रयोजन 
नहीं । सकार आदेश है और आदेश सूत्र में साक्षात्‌ निर्दिष्ट के स्थान में होते हैं इस . 
परिभाषा के अनुसार स्‌ विसगे के ही स्थान में होगा । द्विवचन भी प्रयोजन है-- 
उर^कः :, उर%८ पः : यहाँ विसजञनीय, जिह्वामूलीय उपध्मानीय के अल प्रत्याहार 
में पाठ करने से यर्‌ प्रत्याहारान्तगेत होना भी अपने आप सिद्ध हो जाता है, तब 
अनचि च सूत्र से अच्‌ से परे यर्‌ को द्वित्व हो जाता है। स्थानिवद्ाबप्रतिषेध 
भी प्रयोजन है--जैसे उरः केण, उरःपेण अड्व्यवाय होने पर भी णत्व होता है, 
वैसे ही स्थानिवरद्धाव से व्यूढोरस्केन महोरस्केत यहाँ भी प्राप्त होता दै। अव बिसजै- 
जीय के अछ्‌ होते से स्थानी अल के आश्रित यदि कोई विधि कतेव्य हो तो अनत्विधौ 
इस वचन से स्थानिवद्भाव का निषेध दो. जाता है ( जिस से स्‌ का व्यवधान होने 
से णत्व रुक जाता दै 


। ३ 
(९-0. Prof. दे) Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri ° 


` द्वितीय आह्निक | १०१ 
कि पुनरिमे वर्णा अर्थवन्तः, आहदोस्विदनर्थकाः । 
ज़ अर्थवन्तो वर्णधातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामर्थदर्शनात्‌ ॥ 
अर्थवन्तो वर्णाः । कुतः; धातुपातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णाना- 
मर्थद्शनात । धातव एकवर्णा अर्थवन्तो इञ्यन्ते पति, अध्येति-अधीते 
इति । प्रातिपदिकान्येकवर्णान्यर्थवन्ति आभ्याम्‌, एभिः, एषु। प्रत्यया 
अर्थवन्तः--औपगवः, कापटवः । निपाता एकवर्णा अर्थवन्तः--अ अपेहि, 
इ इन्द्रं पय, उ उत्तिष्ठ, अ अपक्राम । धातुप्रातिपदिकय्त्ययनिपाताना- 
मेकवर्णानामर्थदर्शनान्मन्यामहे-अर्थवन्तो वर्णा इति। 
वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌ ॥ 
वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनान्मन्यामहे$थैवन्तो वर्णां इति। कूपः 
सूपो यूप इति । कूप इति सककारेण कदिचदर्था गम्यते । सूप इति ककारा 





तो क्या ये (सभी) वणे अर्थवान्‌ हैं अथवा अनर्थक हैं ? 
(वा०) वर्ण अर्थवान्‌ हैं. क्योकि हम देखते हैं कि एकवणेघटित धातु, 
प्रातिपदिक, प्रत्यय और निपात अर्थ वाले हैं । 
| बण अर्थवान्‌ हैं । यह क्योकर इसलिये कि एक वर्ण वाले धातु, प्रातिपदिक, 
प्रत्यय और निपातों का अर्थ देखने में आर्ता है। धातु एकवर्णघटित आथेवान्‌ देखे 
जाते हैं. ( अले ) इण्‌ ( गत्यर्थक ), अधिइक्‌ ( स्मरणार्थक ), अधि इङ्‌ ( अध्य- 
यनार्थक ) । प्रातिपदिक एकवणैघटित अथे वाले देखे जाते हैं ( जैसे ) आभ्याम्‌, 
एसः, एुषु ( यही विभक्ति परे होने. पर इदम्‌ के स्थान में अ मात्र अवशिष्ट रहता 
है और यही तद का बोधक है )। प्रत्यय ( एकवर्णघटित ) अर्थ वारे देखे जाते हैं, 
( जैसे ) औपगबः, कापटवः ( यहाँ अण्‌ प्रत्यय है )। एक वणे वाळे निपात अर्थवाळे 
देख जाते हैं, ( जैसे ) अ अपेहि, इ इन्द्रं पददय, उ उत्तिष्ठ, अ अपक्राम ( यहाँ अ, 
` हू, उ का वितर्कं आदि अर्थ है ) । सो धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय और निपात--इनका 
एकत्रणेघटित होने पर भी अर्थ देखा जाने से हम समझते हैं कि वणे. अर्थवान्‌ हें । 
(वा०) वर्ण के बद्छ जाने पर अर्थ बद्र जाने से ॥ 
वर्ण के बदळ जाने पर अर्थ बदळ जाने से हम जानते हें कि वर्ण अर्थवान्‌ 
हैं । (उदाहरण) कूपः, सूपः, यूपः । कूप शब्द में जब तक ककार हे तब कुछ विशेष 
yi 202 सिक SRS त 


१. प्रक्रियोपयोगी प्रकृति-प्रत्ययों का वर्ण स्फोट मान कर वाचकत्व कहा गया, 
है । शात्र-व्यवहार मै ही इसका उपयोग है । इस वासना से वासितान्तःकरण शार 
भी लोकव्यवृह्दार में ऐसा 


मा कहते rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





RN व्याकरणमद्दाआष्य | 
पाये सकारोपजने चार्थोन्तरै गस्यते। यूप इति ककारसकारापाये डी 
पजने चार्थान्तरं गस्यते। तेन मन्यामहे - स कूपाथः स म अल 
सुपे सूपार्थः स सकारस्य, यो यूपे यूपार्थः स यकारस्येति । 

.वर्णीबुपलब्धी चानथगतेः ॥ 

वर्णाइपरुब्धो चानथगतेमेन्यामंहे5थवन्तो वणी इति। वृक्ष ऋक्षः, 
काण्डीर आण्डीरः। वृक्ष इति सवकारेण कञ्चिदथौ गम्यते, ऋक्ष इति 
बकारापाये सोथाँ न गम्यते। काण्डीर इति सककारेण कश्चिदर्था गम्यते, 
आण्डीर इति ककारापाये सोथों न गम्यते । कि तर्हच्यते-अनुर्थगतेरिति। 
न साधीयो ह्यत्नार्थस्य गतिर्भवति। पर्व तहींदं पातव्यं स्यात्‌-वर्णाचु- 
'पलब्धी चातदर्थगतेरिति। किमिद्‌मतदर्थगतेरिति। तस्यार्थस्तदर्थः। तदर्थस्य 
गतिस्तदर्थगतिः । न तदर्थगतिरतद्‌र्थगतिरतद्‌र्थगतेरिति। अथवा सोर्थस्त- 
दर्थस्तदर्थस्य गतिस्तदर्थगतिः न तदर्थगतिरतदर्थगतिरतदर्थगतेरिति। स 
अर्थ का बोध होता है । सूप में ककार के चले जाने से और सकार के आ जाने से.कोई 
दूसरा अथ प्रतीत होता है। यूपं में ककार सकार दोनों के चळे जाने से और यकार 
के आ जाने से कुछ और ही अर्थ का बोध होता हे । इससे हम जानते हैं. कि कूप 
शब्द मै जो कमा अर्थ है वह ककार का है, सूप में जो सूप अथे है वह सकार का है 

और यूप मै जो यूपाथ (यज्ञिय पञ्च-बन्धन काष्ठ) है वह यकार का है । 
` (बा०) वर्ण का अदशन (अश्रवण) होने पर (पूवे) अथै का बोध न होने से ॥ 
(मा०) वर्ण का अदशन (अश्रवण) होने पर जो (पूर्व) अये का बोध नहीं होता 
इससे हम जानते हैं कि वणे अथैवान्‌ है । (उदाहरण) वृक्ष ऋक्ष, काण्डीर आण्डीर । 

' वकार सहित वृक्ष का कुछ विशेष अर्थ ( पादप ) अवगत होता है, जब वकार नहीं 
रहता तो क्रक्ष मात्र से उस अथ का बोध नहीं होता । इसी प्रकार काण्डीर शब्द जब 
ककार सहित है तब किसी एक अथे का बोधक होता है, जब ककारके चले जाने से 
आण्डीर रूप रहता है तब उस अथे का बोधक नहीं होता । अनर्थगतेः यहां क्यों 
कहा है ! इस वचन से अच्छी तरह अथ की प्रतिपत्ति नहीं होती। अच्छा तो ऐसा 
पढ़ना चाहिए _ वर्णानुपलब्धौ चातदर्थगतेः । अतदर्थगतेः इसका क्या अथे दै? 
तदुर्भ:-उसका अथे। तदर्थगतिः=उसके अथै की प्रतीति। नन्पूवैक पञ्चम्यर्थं .का अथे 
होगा=उसके अथे की. प्रतीति न होने से। अथवा तदर्थः ( समानाधिकरण तत्पुरुष 
मानकर)न्वह अथ । तदुर्थगतिः5उस अथ का बोध । नन्पूवैक पञ्चम्यन्त अतदर्थगतेः 
का अथै होगा-उस अथे का बोध न होने से। तो फिर ऐसा निर्देश करना चाहिए 


१. ऋक्ष=्नक्षत्र (नपुंसक लिंग में), भाल, (पुल्लिंग मे) । काण्डीर=काण्डवान्‌ 
र्शारघारीत०काएडीरज्मपडवाच,। साइपरयाय आए भी दै. और, एऩी.भी । 


द्वितीय आहिके १०६ 


तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः | उत्तरपदलोपोत्र द्रष्टव्यः। तद्यथा 
उष्टूसुखमिव सुखमस्य उष्ट्रमुखः, खरमुखः । पवमतदर्थंगतेरनर्थगतेरिति। 
सङ्धातार्थवत्ताच्च ॥ 
सङ्घातार्थवत्त्वाच्च मन्यामहे अर्थवन्तो वर्णा इति। येषां संघाता अर्थ- 
वन्तः, अवयवा अपि तेपामर्थबन्तः। [येषां पुनरवयवा अनथकाः समुदाया 
अपि तेषामनर्थकाः] तथयथा--एकञ्चक्षुप्मानः दशने . समर्थः तत्समुदायः 
शतमपि समर्थम्‌। एकइच तिलस्तैळदाने समर्थः तत्समुदायः खार्यपि 
चैलदाने समर्था । येपां पुनरवयवा अनर्थकाः ससुदाया अपि तेपामनर्थकाः। 
तद्यथा--एकोन्धो दर्शनेऽसमर्थस्तत्समुदायः शतमप्यसमर्थम्‌। एका च . 
सिकता तेळूदानेऽसमथी तत्समुदायश्च खारीशतमप्यसमर्थम्‌। 
यदि तहीमे वणी अर्थवन्तः, अर्थवत्कृतानि प्राप्नुवन्ति । कानि । 
अर्थवत््रातिपदकम्‌ इति प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिकादिति स्वाद्युत्पत्तिः, 
सुबन्तं पदमिति पद्संज्ञा। तत्र को दोषः। 'पद्स्य' इति नलोपादीनि 
आप्तुबन्तिधनंचनमिति। __ वनमिति । ं 
नहीं । अनभैगतेः में ( नन्‌ की अपेक्षा से) उत्तरपद तद्‌ का लोप समझना चाहिए । 
जैसे (अन्यत्र भी) उप्टूमुखमिव सुखमस्य इस विग्रह के आश्रित उष्टूसुखः (और इसी 
प्रकार खरसुखः) में उत्तरपद मुख का लोप देखा जाता है। ऐसे ही अतदर्थगतेः के 
स्थान मै अनर्थगतेः (उत्तरपद तद्‌ का लोप करके कदा दे) । 
( वा० ) सङ्घात (वणैससुदाय) के अ्ैवान्‌ होने से ॥ 
सङ्घात के अभैवानू होने से हम जानते हें वणे अथेवानू होते हैं। ( इसमें 
नेतु=्अनुकूछ तर्क यह है )॥ ( जिन अवयव के ) सझात अथेवान्‌ होते हें वे 
अवयव भी अवात्‌ होते हैं । [ और जिनके अवयव अनथैक होते हैं उनके सझात- 
समुदाय भी अनथक होते हैं ] जैसे एक. पुरुष (आंखोवाला देखने में समथ दे ऐसे 
सौ का समुदाय भी समथै दै । एक तिल तेल देने में समथ है ऐसे तिलो का समुदाय 
खारी परिमाण भी तेल देने में समथै है । और जिनके अवयव अनथक होते हैं उनके 
समुदाय भी अनधक होते हें । जैसे एक अन्था पुरुष देखने मै असमथे दै, ऐसों का 
समुदाय सौ अन्धे भी देखने मै असमथै हैं । रेत का एक कंण तेल देने में असमर्थ दै, 
उनका समुदाय सौ खारी परिमाण भी तेल देने में असमर्थ है। 
। यदि ये वर्ण अधैवान्‌ हैं ऐसा स्वीकार करते हो तो जो ( शास्त्रीय ) कार्य. 
अर्थवान्‌ को होते हैं. को होते हैं इन्हें भी होने छगेगें। वे कौन से हैं? अर्थवान्‌ शब्द की प्राति- 
पदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्ययौ की उत्पत्ति होती है और स्वादि- 
प्रत्ययान्त (सुबन्त) की पदसंज्ञा होती हे । इसमे क्या दोष आता है! पदसंज्ञा होने पर 
नलोपः प्रातिपदिकन्तस्य इत्यादि से घन बने इत्यादि में नढोप आदि प्राप्त होते हैं। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri . 


नशा 
~ 


१०४. व्याकरणमद्दाभाप्य 
5 > र च्य © 
| सङ्घातस्यैकार्थ्योत्सुबमावो वणात्‌ ॥ 
सङ्घातस्यैकत्वमर्थः । तेन वर्णात्सुवुत्पत्तिने अविष्यति । 
अनभकास्तु प्रतिवर्णमथीनुपलब्धेः || 
अनर्थकास्तु वर्णाः । कुतः । प्रतिवर्णमर्थाउुपलब्धेः । नहि प्रतिवर्ण- 
मर्था उपलभ्यन्ते । किमिदं प्रतिवर्णमिति । वर्ण वर्ण प्रति प्रतिचर्णस्‌ । 
वणेब्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थद्शनात्‌ ॥ 
_ चर्णव्यत्ययापायोपजन विकारेष्वर्थदर्शनान्मन्यामहे-अनर्थका वणी 
इति । चर्णव्यत्यये-कतेस्तर्कः, कसेः सिकताः, हिंसेः सिंहः। वर्णव्य- 
त्ययो नार्थव्यत्ययः । अपायो लोपः-हतः, . च्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन्‌ । बणी- 


पायो नार्थापायः । उपजन आगमः--लविता ळचितुम्‌। वर्णोपजनो नार्थो- . 
पजनः, विकार आदेशः--घातयति घातकः । वर्णविकारो नार्थविकारः । 


9... eeeeeee——o————————eo—————oo्j्i् अ j 


प्रत्ययो की उत्पत्ति नहीं होती । 

सङ्घात ( वर्ण समुदाय ) का एकत्व अर्थ है, अतः सङ्घात से सु प्रत्यय की 
उत्पत्ति होगी, प्रतिवणे से नहीं (यद्यपि एक-एक वणे का भी एकत्व अथे दै) । 

(बा०) वर्ण तो अनर्थक हैं प्रतिवणे में अथे की उपलब्धि न होने से ॥ 

ओज वणे तो अनर्थक हैं । केसे? प्रत्येक वर्ण मै अर्थ के न देखे जाने से । वर्ण-वर्ण 

में दो अथौ की उपलब्धि होती नहीं । प्रतिवर्णम्‌ का क्या अर्थ है ? वर्ण वर्ण से । 

(वा०) वर्ण व्यत्यय (पूर्वापर वर्ण व्यत्यास), वर्णापाय ( वर्ण-छोप,), वर्णोपजन 
(वणांगम) और वर्णविकार (वर्ण-आदेश) के होने पर अर्थ देखे जाने से ॥ 

वर्णव्यत्यय, अपाय, उपजन, विकार इन के होने पर ( भी) अर्थ देखे जाने 


` से हम जानते हैं कि वणे अनर्थक हैं । वर्णव्यत्यय होने पर कृती छेदने से तर्क सिद्ध 


होता है, कस गतौ से सिकता, हिसि हिंसायाम्‌ से सिंह । यहाँ वर्णव्यत्यय तो स्पष्ट 
है पर अर्धैच्यत्यय कुछ भी नहीं । अपाय नाम लोप का है। जैसे हतः घन्ति घ्नन्तु 
अप्तन्‌ मे हन्‌ धातु के(मध्यवर्ती अकार का लोप हुआ है | वर्णापाय तो है पर अर्थापाय 
कुछ भी नहीं । उपजन नाम आगम का.है। जैसे कविता लवितुम--यहॉ रूधातु से 
आर्धधातुक प्रत्यय को इट्‌ आराम ( उपजन ) हुआ है, पर भर्थोपजन कुछ भी नहीं । 
विकार नाम आदेश का है । जैसे घातयति, घातकः। यहाँ हन्‌ के ह को घ हुआ । 


बणैरिकार तो हुआ है अर्थविकार कुछ भी नहीं। ( यदि वणे अथवान होते तो ) जैसे 


द्वितीय आह्विक १०५ 
यथेव वर्णञ्यत्ययापायोपजनविकारा भवन्ति, तद्ददरशव्यत्ययापायोपजन- 
विकरेर्भवितव्यम्‌ । न चेह तद्वत्‌ । अतो मल्यामहे--अनर्थका वर्णा इति । 

उभयमिदं वर्णयूक्तम--अथवन्तोष्नर्थका इति च। किमत्र न्याय्यम्‌। 
उभयमित्याह । कुतः । स्वभावतः । तद्यथा समानमीहमानानां चाधीया- 
नानां च केचिदर्थेर्युज्यन्त, अपरे न । 

न चेदानी कश्चिदर्थवानिति इत्वा सर्चेरर्थवद्धिः शक्यं भवितुम्‌; 
कङ्चिङ॥5चर्थक इति कृत्वा सर्वेरनर्थकेः । तत्र किमस्माभिः शाक्य कर्तुम्‌ 
यद्धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपाता एकवणी अर्थयन्तोऽतोऽन्येऽनर्थका इति । 
स्वाभाविकमेतत्‌ । कथं य एष भवता वर्णानामर्थवत्तायां हेतुरुपदिष्टः-- 
अर्थवन्तो वर्णी घातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातःनामेकचर्णीनामर्थद्शीनाद्व्य- 
त्यये चार्थान्तरगमनाद्वणीनुपलच्धौ चानर्थगतेः सङ्कातार्थवत्त्वाच्चेति। सङ्घा- 
तान्तराण्येवैतान्येवञ्जातीयकान्यर्थीन्तरेषु वतन्ते कूपः सरूपो यूप इति। यदि 
हि वर्णव्यत्ययक्कतमर्थान्तरगमनं स्यात्‌ , भूयिष्ठः कूपार्थः समे स्यात्‌, खुपा- 
थश्च कूपे, ङूपार्थशच यूपे, यूपार्थदच कूपे, सपार्थरच यूपे, यूपार्थश्च सुपे । 


व्ेव्यत्यय आदि होते हैं देसे ही अथैब्यत्य आदि भी होने चाहिये थे, . पर ऐसा होता 
नहीं । इस से हम जानते हैं कि वर्ण अनर्थक हैं । 

चणे के विषय में यह दोनो बातें कही गई हें--अर्ण अर्थवान्‌ हैं, वणे अनेक 
हैं। इस मे न्याय्य पक्ष कौनसा दै ? दोनो पक्ष न्याय्य हैं। यह केस ? स्वभाव से | 
जैसे एक बरावर यत्न करते हुए और पढ़ते हुए छात्रौ में से कुछ अर्थवान्‌ ( सफल ) 
होते हैं, दूसेर नहीं । स 

किसी एक के अर्थवान्‌ ( सफल, अर्थथुक्त ) होने से सभी तो अर्थवान्‌ नहीं हो 
जाते और न ही कोई एक अर्थशून्य ( असफल, अथेरहित ) है तो इतने से सभी अस- 
फळ हों ऐसा कोई नियम हे । यहाँ हमें क्या सिद्धान्त करना चाहिये-यही कि एक. 
वर्णघटित घात, प्रातिपदिक, प्रत्यय, निपात अथैवान्‌ हैं, इनसे अतिरिक्त अनर्थक हैँ। 
और यह स्वभावसिद्ध दै । ये जो पूम्रैपक्षी ने वणी की अर्थवत्ता ( सार्थकता ) में हेतु 
दिये हे--भर्थवन्तो वणी धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णोनामर्थदशनात्‌ इत्यादि 
उनका क्या समाधान है ? (इस पर सिद्धान्ती कहता है) कूप, सूप, यूप, इत्यादि स्वतन्त्र 
एक दूसरे से असम्बद्ध सङ्घात हैं और इसीलिये भिन्न-भिन्न अर्थी मै वतमान हैं। यदि 
वर्ण के बदलने से सङ्घात ( एक माना हुआ ) का अर्थ बदलता हो, तो बहुतसा 
कृपा सूपशब्द से बोधित होना चाहिये (कुछ अश न भी हो), सूप का बहुतसा अर्थ 
कूप शब्द से, बहुतसा कूपाथै यूपशब्द से, बहुतसा यूपाथै कृपशब्द से, बहुत सा सूपां 
यूपशब्द से और बहुतसा यूपार्थ सूपशब्द से। पर चूँकि सूप का अंशमात्र अर्थ भी 


,CC-0. Prof. SAtya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


~ 


९०६ ध्याकंरणमहां भांप्ये 


यतस्तु खळुं न किश्चित्सूपस्य वा यूपे, यूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा यूपे, 
सूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा सपे, सूपस्य वा यूपे । अतो मम्यामहे-सेङ्लाता- 
म्तराण्येतान्येचञ्जातीयान्यर्थोन्तरेषु वर्न्त इति। 
इद्‌ खल्वपि भवता चर्णानामर्थवत्तां घुबता साधीयोऽनर्थकत्वं द्योतितम्‌। 
यो हि. मन्यते--यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य) यः सूपे सूपार्थः स सकारस्य, 
यो यूपे यूपार्थः स यकारस्येति, ऊपदाब्दस्त्वस्यानर्थकः स्यात्‌। तत्रेदमपरि- 
इतं सङ्घातार्थवत्त्वाञ्च इति। एतस्यापि प्रातिपदिकसंश्षायां परिहारं वक्ष्यति । 
अइउण्‌, ऋरूक्‌, ए ओङ्‌) ऐ ऑच्‌ । 
्रत्याहरेऽतुबन्धानां कथमज्प्रहणेषु न 
_यूपशब्द से बोधित नहीं होता, नाहीं सूप क्रा यूपशब्द से, यूप राही सय का यूपस्द से, यूप का कपशब्द से, कप कृपशब्द से, कूप 
का यूपशब्द से, सूप का कृपशब्द से, कूपं का सूप शब्द से, इससे इम जानते हैं कि 
कूप, सूप, यूप- यै स्वतन्त्र सङ्घात अपने-अपने अथौ मै व्यवहृत होते हंत 
आपने वणी की अर्थवत्ता का उपपादन करते हुए बहुत अच्छी तरह से उन 
की अनभैकता झलका दी । यदद जो आप मानते हैं कि जो कूप शब्द में कूपाथे है वह 
ककार का है, सूप शब्द में जो सूपाथ दे वह सकार का है, यूपशब्द मै जो यूपाथ है 
वह यकार का दै, ऐसा मानने से उप" शब्द तो अनर्थक हदो जाता है (यहद क्यो नहीं . 
देखते! ) । रदा सङ्घातार्थवत्वाच्च इस हेतु का उत्तर, सो उसे भी प्रातिपदिकसंज्ञावि- 
घायक सूत्र 'अर्थवदधातुरग्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ सें कहेंगे । 
अइ उण्‌, ऋ लक्‌, ए ओंङ्‌, ऐ औच्‌। . 
('वा० ) अच्‌ प्रत्याहार भै जो अनुबन्ध (ण्‌, क्‌, इ, च्‌ ) सुने जाते हें उन 
_ का अच अहण से ग्रहण क्यों नहीं होता -_____ १. 2 
१. इसी बात को वाक्यपदीयकार महानैयाकरण श्रीभतृहरि ने इस प्रकार कारिका 
सें निबन्धन किया है-- न 
न कूपसूपयूपानामन्वयोथेस्य विद्यते । 
अतोऽर्थान्तरवाचित्वं सद्भातस्यैव गम्यते ॥ र 
२, बहा यह परिहार कहा है--दृष्टो तदर्थेन गुणेन गुणिनोऽयैभावः, ऐसा 
देखा जाता है कि एक-एक अवयव में जो गुण नहीं है वह भी कहीं अवयवी ( सङ्घात) 
में आ जाता है जैसे रथ के प्रत्येक अङ्ग में गति क्रियाविषयक सामथ्यै नहीं तो भी 
समुदाय रथ में गति--सामथ्ये होता है, अथवा जैसे सुरा के प्रत्येक घटक अवयव-- 
द्रव्य में मादकता गुण नहीं तो भी अवयवी ( उन अवयवों से घटित ) ( समुदाय ) 
सुरा में मादकता देखी जाती है, सो यह ' कोई नियम नहीं कि संघातं यदि अथेवान्‌ है 
तो अवयव भी अधवान ही हों । अतः जहां अन्वय-व्यतिरेक से अ्थवत्ता _ सिद्ध हो-वहीं 


स्वीकार करनी चाहिए, ने ते जल? करनी च कि सबैत्र । 
astri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय भद्विक: १०७ 


य एतेऽक्षु प्रत्याहाराथी अनुबन्धाः क्रियन्ते पतेषामज्प्रदणेन ग्रहण 
कस्मान्न भवति । कि च स्यात्‌ । दाथि णकारीयति, इको यणचि इति 
यणादेशाः प्रसज्येत । 

। आचारात. 

किमिद्माचारादिति । आचार्याणासुपचारात्‌ । नैतेष्वाचार्या अच्का- 
याणि कृतवन्तः । 
200 अप्रधानत्वाते, 

अप्रधानत्वाच्च । न खब्वेतेषामक्षु प्राधान्येनोपदेशः क्रियते | क 
तहि । हल्षु। कुतः । एषा ह्याचार्यस्य रैली लक्ष्यते यष्नुल्यजातीयांस्तुल्य- 
जातीयेषूपदिशति--अचो5श्ठु हलो हल्पु । 

लोपश्च बलवत्तरः 


जो थे अचो मै प्रत्याहार (अक्‌, अण्‌ आदि ) के लिए ङ्ग्व यासर (जळ मण जादि ) के लिए अनुबन्ध क्‌, ण, आदि | क्‌, ण्‌, आदि 
किए गय हैं इनका अज्महण से (अच्‌ कहने से) ग्रदण क्यौ नहीं होता? क्या हो (यदि 
हो नाय) ? दधि णकारीयति--यहां इको यणचि ( ६।१।७७ ) से यणादेश होने 
छगेगा । 

आचारात्‌ 

आचार इसका अथै है। आचायौँ का व्यवहार, उससे । आधचायी ने इन 

कू ण्‌ आदि के परे होने पर अचु-निमित्तक काये नहीं किया । र 
व अप्रधान होने से 

प्रधान होने से भी । इन क्‌ ण्‌ आदि का अचों में प्रधानतया उपदेश (उच्चारण) 
नहीं किया दै । तो कहाँ प्रधानतया उच्चारण किया है? हली में । यह क्‍यों कर? 
आचाय की ऐसी शेळी दीखती है कि तुल्य जाति के वणी को एक साथ उपदेश करते 
हैं अचो का एक साथ उपदेश करके पश्‍चात हरू का उपदेश करते हैं । 

लोप भी बलवत्तर है । 


अ 

१. आचार्य का व्यवहार, उससे । तृथिस्टपिकृषः काश्यपस्य ( १।२।२५) में 
मृषि के इ से परे कृषि के ककार के परे होने पर यण्‌ न करना यह आचार है। 

२, प्रधानाप्रधानसंनिधौ प्रधानमेव कार्याणां प्रयोजकम्‌ अथात. प्रधान व अप्रधान 
के साथ उच्चारित होने पर प्रधान को ही कार्य होता है ऐसा न्याय है। परार्थ होने से 
अनुबन्ध अप्रधान हैं, अतः इनकी अच्‌ संज्ञा नहीं होती । 

“ “7 ज्ञीलादागता शैली, समवधानपूर्विका प्रवृत्तिः । 
४. लोप पर, नित्य और अन्तरङ्ग होने से बलवत्तर है, अथोत पहले ही अनु- 


नन्धो का.लोप, होने,से इंसा:विषान, काल में उनके न होने से उनकी अच्‌ संज्ञा नहीं 


ection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१०८ व्याकरणसहा भाष्य 


लोप: खल्बपि तावद्धवति। 
~ ~, ० ० $ 
ऊकालोंऽजिति वा योगस्तत्काळानां यथा भवेत ! 
अचां ग्रहणमच्कायं तेनैषां न भविष्यति ॥ 


अथवा . योगविभागः करिष्यते -- ऊ कालोऽच्‌ उ ऊ उ ३ इत्येदं- 
कालो भवति । ततो 'हस्वदीर्घप्लुतः हस्वदीधप्ुतसंज्ञशच स भवति 
ऊकालोऽचं। एवमपि कुक्कुटं इत्यत्रापि प्राप्नोति। तस्मात्पूचोक्त एव 
परिहारः । एप एवाथः । अपर आह-- 
स्वादीनां वचनात्‌ प्राग्यात्रत्ताबदेव योगोऽस्तु । 


लोप भी निइचय से इन क्‌ ण्‌ आदि का हो जाता हे । 

( बा० ) उकालो ञ्च ऐसा योगविभाग करने से उ ऊ उ ३ काल वाले 
वर्णी की अच संज्ञा होने से इन क्‌ ण आदि को अच निमित्तक काय नहीं होता । 

अथवा योगविभाग किया जायगा । ऊकालो5च इतना एक सूत्र होगा । अथे 
होगा उ ( एकमात्रिक ) ऊ ९ द्विमात्रिक), उ ३ (त्रिमात्रिक) वणा की अच 
संज्ञा होती है। दूसरा . सूत्र होगा-- हस्वदीधेप्छतः, ` अथै होगा-- पुकमात्रिक, 
द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अच क्रम से हस्व, दोघे, प्छुत संज्ञक होता है । 

पर इस प्रकार एकमात्रिक वर्ण की अच्‌ संज्ञा होने से कुक्कुट में क्क (संयोग- 
रूपएक अक्षर) की (एक मात्रिक होने से) अच्‌ संज्ञा होने लगेगी, अतः पूर्वोक्त परिद्दार 
ही ठीक रहा । (ऊकालोऽज वातिक से कहे हुए ।) अर्थ को दूसरा वार्तिककार 
ऋषि यू कहता है-- 

(चा० ) उक्रालोऽज्ञूस्वदीधेप्डतः, इस सूत्र में हस्वदीघप्छतः इस अंश से 


होती । अनुवन्धों की उच्चारण-काछ में ही सत्ता है, इत्संज्ञा के आधार पर जो काये प्राप्त 
होता है उसे वे अविद्यमान होते हुए भी करते हैं, स्वयं किसी कार्य का विषय नहीं 


बनते । ी 
१. अकार आदि का उपदेश होने से और सवर्णों का ग्रहण होने से अचृत्व सिद्ध 


ही है, योग विभाग से काल-विशिष्ट विशेष-विशिष्ट अकारादि की. ही अच्‌ संज्ञा होने से 
अनुबन्धों का ऊकाल ( एकसात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ) न होने से अचत्व नहीं । 
२. वण समाम्नाय में ककार जाति का निर्देश होने से मात्रिक क्क्‌ को अच्‌ 


समझ कर प्रइन है । 
३. यद्यपि यहां--दो ककार हैं, और दो वर्णो से एक जाति की अभिव्यक्ति 


नहीं होती’, यह भी परिहार हो सकता ह, तो भी पूव कहा हुआ--मात्राकालोअत्र 
गस्यते न्च सातिक न्यून्जनमस्ति 5: ile हिहार्‌ अभिमत, है... by eGangotri 


द्वितीय आह्निक 9०० 


अच्कार्याणि यथा स्युस्तत्कालेष्वक्षु कार्याणि ॥ 

अथ किमर्थमन्तःस्थानामण्सूपदेशः क्रियते । इह ख यै यूँ यन्ता । स 
बँ चू वत्सरः, य छू छूँ लोकं, त छू छै लोकमिति परसवर्णस्याखिदत्वादः 
नुस्वारस्यैव द्विर्वचनम्‌ । तत्र परस्य परसचणे कते तस्य यय्ग्रहणेन ग्रहणात्‌ 
पूर्वस्यापि परसवर्णो यथा स्यात्‌। नेतदीस्त प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्थेतत्‌- 
, द्विवेचने परसवणित्वं सिद्धं वक्तव्यमीत | यावत सिडत्वसुच्यते परसवण 
एव तावद्धवति । परसवर्ण तर्हि छते तस्य यश्रेह्रणन हणाद द्विवचनं यथा 
स्यात्‌ । मा भूद्‌ द्विवेचनम्‌। नड च भेदो भवति-सति दि जिय- 
कारकम्‌ । असति द्विर्वचने द्वियकारकम्‌ । नास्ति भदः । सत्यपि हवन 
क्वियकारकमेच । कथम्‌ । 'हलो यमाँ यमि लोपः इत्येचमेकस्य लोपेन 
अन कक व्यि किण क क नमनाला 





पूवव ऊकालोड्यू इत्येवे रूप ही एथक्‌ योग रहे, जिससे एकमात्रिक, द्विमात्रिक, 
न्रिसात्रिक अचौ को ही अच्‌ को उद्देश्य अथवा निसित्त मान कर विधान किए कार्य 
हो सकें । 

अत्र इस पर विचार किया जाता है कि अन्तःस्थ वर्ण य च रू का अण्‌ 
प्रत्याहार में पाठ करने का क्या प्रयोजन है। यहाँ सं यन्ता, सँ वत्सरः, ये लोकप , ते 
लोकम्‌, इस अवस्था में वा पदान्तस्य (८४५९) इससे यय्‌ परे होने पर अनुस्वार 
को परसभ्ी भी प्राप्त होता है ओर अनचि च से द्वित भी । द्विवचन शास्त्र अनचि च 
९ ८४४७ ) की दृष्टि में परसवणे शास्त्र वा पदान्तस्य ( ८॥४। ५९ ) के असिद्ध 
होने से अजुस्वार को द्वित्व ही होगा। तब स॒ - - यन्ता इस अवस्था में परले 
अनुस्तार को परसवर्ण भैं करन पर ग्रहणक शास्त्र अणुदित्‌ के लगने पर 
अणूत्येन गृहीत होने पर सानुनासिक यकार के ययू प्रत्याहारान्तःपातो हो जान से 
पूरै अनुस्वार को भी परसवणे हो जाय ( यह प्रयोजन है )। ( जिससे स यू यै 
यन्ता रूप सिद्ध हो जाय )। यह कोई प्रयोजन नहीं । आगे कहेंगे कि द्विवेचन 
की कपैब्यता में परसवणे को सिद्ध कहना चाहिए । अब चूँकि परसवर्ण सिद्ध है, अतः 
पर होने से पहले परसवण ही होगा । अच्छा तो अब भी अण्‌ में पाठ का प्रयोजन - 
बना रहा, कारण कि अनुस्वार को परसवण सं होने पर और ग्रहणक शास्त्र के 
बळ पर इस यर मान कर अनचि च से द्वित्व हो जाएगा । मत हो द्वित्व . 
( द्वित्व का कुछ प्रयोजन नहीं, अतः अण भै पाठ की सार्थकता नहीं ) । अजी 
द्वित्व सप्रयोजन है, इससे शब्दरूप में भेद होता है। जब द्वित्व हो तो शब्द 
(स थें यूँ यन्ता ) तीन यकारो वाळा होता हे, द्वित्व न हो तो द्वियकार वाला । 
नहीं कुछ भद नही । द्वित्व होने पर भी द्वियकार वाला ही रूप होता है। केसे ! 
हलो यमा यमि छोपः (८1४६४) इससे एक यकार का लोप हो जाएगा। तो. 


0. Prof. Satya i Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





Er (१० कक कन क 
७ 


(100 ० व्याकरणमहाभाष्य 


भबितब्यम्‌। एवमपि भेदः । सति द्विर्वचने कदाचिद्‌ द्वियकारकम्‌ ळय 
त्रियकारकम्‌ । असति त्रियकारकमेव । स॒ एष कर्थ भेदो न स्यात्‌ । य 
नित्यो लोपः स्यात्‌ । विभाषा च स ळापः। यथाऽभेदस्तथास्तु । 

अनुवर्तते विभाषा शरोअचि यद्वारयत्ययं द्वित्वम्‌ । 


यदयं शरोऽचि’ इति दविर्वचनप्रातिषेधं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचाया- 

5नुवर्तते विभाषेति। कथे इत्वा शापकम्‌। 
नित्ये हि तस्य लोपे प्रतिषेधार्थो न करिचित्स्यात्‌ । 

यदि नित्यो लोपः स्यात्‌ प्रतिषिधवचनमनर्थकं स्यात्‌ । अस्त्वत्र . 
द्विवचनम्‌, झरो झरि सवर्णे’ इति लोपो भविष्यति । पश्यति त्वाचार्यः- 
विभाषा स लोप इति ततो द्विर्वचनम्रतिषेधं शास्ति । नेतदस्ति ज्ञापकम्‌। 
नित्येपि तस्य लोपे स प्रतिषेधो$वच्यं वक्तव्यः । यदेतत्‌ “अचो रहाभ्याम्‌' 
इति द्विवेचनं लोपापवादः स. विज्ञायते । कथम्‌ । यर इत्युच्यते । एतावन्तश्च 








भी भेद रहेगा । द्वित्व होने पर कभी ( पाक्षिक लोप दोने पर ) द्वियकारवाला, कभी 
( छोपाभात्र पक्ष में ) तीन यकार वाळा । जब द्वित्व हुआ ही नहीं तो द्वियकारवाला 
एक ही रूप होता है । यह भेद केसे न हो? तभी जब हलो यमां-- यह लोप नित्य 
हो। पर यह लोप विभाषा होता है । जिस प्रकार (द्वित्व शास्त्र की प्रवृत्ति और . 
अप्रवृत्ति में एक समान रूप रहे वैसे ही द्दो। 
( वा० ) हलो यमाँ-- में झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ( ८।४।६२ ) से विभाषा 
( अन्यतरस्याम्‌ ) की अनुबृत्ति आती है । क्‍योंकि आचाये शरो$चि ( ८।४।४९ ) सूत्र 
से द्वित्व का प्रतिषिध करते हें । यह ज्ञापक कैसे हुआ ! न 
( वा० ) उस हलो यमां-- छोप के नित्य होने पर शरोऽचि से द्वित्व प्रतिषिध 
करना ब्यथै दै । ठ 
यदि लोप नित्य हो तो प्रतिषेध-वचन (इारोऽचि) ब्यथ हो जायगा। निषेध 
वचन न हो, द्वित्व हो, तो भी झरो झरि सवणे ( ८४५५ ) से द्वित्व से निष्पन्न हुए 


'एक यकार का (नित्य) लोप हो जायगा। पर आचाय जानते हैं कि वह झरो झरि संवरणे 


से विहित लोप वैकल्पिक है, अत एव द्वित्व का प्रतिषेध करते हैं । यह कोई ज्ञापक 
नहीं । झरी झरि सवर्णे के लोप के नित्य होने पर भी वह प्रतिषेध (शरोऽचि) अवश्य 


` कहना होगा ।. यह जो अचो रदाभ्याम्‌ ( ८।४।४६ ) हित्व शास्त्र है, यह लोप का 


` श्रपवाद है ॥ केसे ? द्वित्व यर्‌ को कहा है। इतने ही तो यर्‌ हैं--यम्‌ और 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय भाह्विक ३१४ 
थरः। यदुत झरो वा यमो वा । यदि चात्र लोपः स्याद्‌ द्विर्वचनमनर्थकं स्यात्‌। 
किन्तर्हि तयोयोँगयोरुदाहरणम्‌। यद्‌इते द्विर्वचने ज्रिव्यञ्जनंः संयोगः 
प्रत्तम्‌, अवत्तम्‌, आदित्यः । इहेदानीं सामर्थ्याल्लोपो न भचति, एबमिहापि 
लोपो न स्यात्‌ क्षेति वर्षतीति । तस्मान्नित्येपि लोपे5वच्यं स प्रतिपेधो 
बक्तव्यः । तदेतदृत्यन्तै सन्दिग्धं वतत आचार्याणां विभापाऽजुवर्तते न वेति। 

. लण्‌ ॥६॥ 
अयं णकारो द्विरलुबध्यते पूर्वशच्ैय परश्च । तत्राण्प्रहणेष्विण्प्रहणेयु 
च सन्देहो भवति पूर्वेण वा स्युः परेण वेति। कतमस्मिंस्तावद्ण्य्रहणे 
सन्देहः, ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः इति । 2 
( असन्दिग्धम्‌ ) 


असन्दिग्धं पूर्वैण न परेण । कुत एतत्‌ । 


Smo Ns मती 20203 SE 2 RE पपप 
झर्‌ । यदि यहाँ ( द्वित्व द्वोने पर ) लोप हो, तब द्वित्वविधान अनर्थक हो जायगा। तो 
इन झरो झरि, हलो यमां- इनका ` क्या उदाहरण है? जहाँ द्वित्व किये बिना तीन 
व्यब्जनों का समुदाय है, जैसे प्रत्तम्‌, ( प्र दा तमप्रदूत तम्‌ ), अवत्तम्‌, आदित्यः 
( आदित्‌ यूय ) । कत्ती दत्तौ में अचो रहाभ्यां दवे द्वित्व परिधान व्यथ मत ददो इसलिये 
झरो झरि से लोप नहीं होता । जैसे द्विव सामथ्यै से लोप नहीं होता, इसी प्रकार 
क्ति वर्षति में भी लोप नहीं होगा । इसलिये लोप के नित्य होने पर भी शरोऽचि 
यह प्रतियेघ कहना पड़ेगा । सो यद्द अत्यन्त सन्दिग्ध हे कि आचायों के मत मं हलो 
यमां यमि लोपः, झरो झरि सवर्णे मै झयो होऽन्यतरस्याम्‌ से विभाषा (=भन्यतरस्याम्‌) 
की अनुवृत्ति आती है अथवा नहीं । 





लण्‌ ॥ ६॥ ट्र 
यह णकार दो बार अजुबन्ध-रूप से आया है--पहले और पीठे । सूत्रों में 
जहाँ जहाँ अण्‌ अहण किया है अथवा इण्‌ अहण किया दै वहाँ पै णकार (जइउण्‌ 
इस सूत्र के णकार ) से प्रत्याहार समझना चाहिये अथवा परले णकार ( लण्‌ सूत्र 
के णकार ) से । 0 १ 
कौन से अणुप्रहण में सन्देह हैं ! दूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः ( ६।३।१११ ) 
इससूत्र के अण्‌ के विषय में | . ' : कता 
यु ` (निसन्दैह Yo 
निःसन्देद यहाँ अण्‌ पदै णकार से छिया जाता है पर से नहीं । पह णा ! 
RS ण स 
0००किए: सी, अतस, के डेसर से तथा इतिकारों की सल्ला पर रचित 





११९ - च्याकरणसदाभाण्ये 


परा$भावात्‌ । 

नहि ढूलोपे परेऽणः सन्ति। नजु चायमस्ति--आतढ आढ इति के 
एवं तर्हि सामर्थ्यात्पूर्वेण, न परेण। यदि हि परेण स्यादण्यरहणमन 
स्यात्‌ । 'दूळोपे पूर्वस्य दीर्घो$चः' इत्येच त्रूयात्‌ । अथ चतदपि न ब्रूयाद्‌ . 
अचो होतद्धवति-हस्वो दीर्धः प्लुत इति । 

अस्मिस्तहीण्यरहणे सन्देहः-केऽणः इति । असन्दिग्धं पूर्वेण, न 
परेण | कुत एतत्‌ । पराभावात्‌ । नहि के परेऽणः सन्ति। नद चायमस्ति 
गोका नौकेति । एवं तर्हि सामर्थ्यात्पूवेण, न परेण । यदि हि परेण स्यादण्‌ 
ग्रहणमनर्भैकं स्यात्‌। केऽचः इत्येव बूयात्‌ । अथबैतदपि न घूयात्‌। 
अचो ह्येतद्भवति-हृस्वो दीर्घः प्लुत इति। 





(वा०) पर अण्‌ के न होने से । 

दुळोप होने पर परछे अण्‌ (ऋ से लेकर कू तक ) होते ही नदीं । देखिये 
.( ढलोप होने पर ) आतृढआइढ मै ऋ रूप पर अण्‌ सिळता है। अच्छा, तो अण्‌ 
ग्रहण-सासथ्य से इम जानते हैं. कि यहाँ पू ण्‌ से अण्‌ ग्रहण होता है, पर से नहीं । 


` यदि परळे से हो अणु-प्रहण अनर्थक हो जाय ।. तब तो ढुलोपे पूर्वस्थ दोघोऽचः ऐसा 


ही के । “अथवा अचः कदने की आवश्यकता नहीं । हस्य, दीधे, प्छुत अच्‌ को ही तो 
होते हैं (ये अच मात्र के धमे हैं )। 


तो इस अणू-अहण में सन्देह है केऽणः ( ७४१३ ) इति। निःसन्देह पूर्व 
ण्‌ से महण होता है, परे से नहीं। केसे जानें ? परळे अण्‌ के अविद्यमान होने से । 
क समासान्त परे रहते परळे अण्‌ का संभव नहीं है । अजी यह देखिये गोका नौका में 
क परे रहते ओ-औरूप परळा अण्‌ मिळता है। अच्छा तो अण-प्रहण-सामथ्यै से पूर्व ण॒ 
से अण्‌ लिया जाएगा, पर से नही यदि पर ण्‌ से अहण हो, तो अण्‌ ग्रहण अनर्थक 
हो जाय । केऽचः ऐसा ही कह दे। अथवा अचः यह भी न कहे, हस्त, दीर्घ, प्छुत अच 
को ही तो होते हैं । ड 


वृत्तियो स यह स्पष्ट जाना जाता है कि लोप भें विभाषा की अनुत्रत्ति आती हे। हलो 


यमां यमि लोपः में भी और झरो झरि सवणे में भी। इस लिय सऱूँुयन्ता आदि में 
द्वित्व हुए यकार के लोपाभाबपक्ष में तीन यकारों के श्रवण के लिये अणुदित्सत्न में .अण्प्रहण 
करना आवश्यक है । यदि दो यकार वाला रुप ही अभीष्ट होता तो अण ग्रहण न करके 


` अजुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः इस प्रकार अच्‌ ग्रहण ही पर्याप्त था । 


3८-०यदि/ कडे भोपाळ (क्षसा उपानक्‌-अस्यारसा) यह कऱ्यरे रहते पर्ला 


द्वितीय आहिक . ११३ 


अस्सिंस्तह्मण््रहणे सन्देहः--'अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति। 
असन्दिग्धं पूर्वेण, न परेण। कुत पतत्‌। पराभावात्‌। नहि पदान्ताः 
परेऽणः सन्तिं । ननु चायमस्ति-कर्द ह इति । एवं तर्हि सामर्थ्यात्पूवैण 


तो इस अण्ग्रहण में सन्देह दै-अणोऽप्रणहमस्यानुनासिकः ( ८। ४। ५७)। 
निःसन्देद यहाँ पूवै ण्‌ से अण्‌ लिया जायेगा, परे से नहीं । कैसे जानें? परके अण 
न होने से । पदान्त परले अण्‌ नहीं मिलते । अजी कते इते में पदान्त परला ऋ-रूप 
अण्‌ मिलता है । अच्छा तो अण्ग्रहण-सामथ्य से पूवे णकार से अण लिया जायगा, 





~ 


अण्‌ नहू का इकार संभव है। नद्दो धः से उपानत्‌ में हुए हकार के धकार को 
पूवत्रासिद्धीय होने से असिद्ध मान कर हकार सुनाई देगा । इसी प्रकार गीष्का ( गीरेव 
.गीष्का) अहा गिर्‌ का रेफ भी विसे के असिद्ध होने से परला अण्‌ क परे रहते संभव 
है, तो इसका उत्तर है--न मु ने में न इस योगविभाग से न्दो धः, खरवसानयोः आदि 
के असिद्धत्व का निषेध हो जायगा तो उक्त प्रयोगों में परळा अण्‌ न मिलेगा । 


१. यदि कहो वृक्ष इश्चतीति बक्षत्रद्‌ । तमाचष्टे दृक्षव्‌ । यहां णाविष्ठवद्भाव 
से टिलोप होकर णिजन्त बृक्षवि शब्द सिद्ध हुआ, उससे विच्‌ परे रहते णिलोप होकर 
बुक्षब्‌ यह रूप बनंता है । इसमें परजा अण्‌ वकार पदान्त में संभव है । तो इसका उत्तर 
है अणोऽप्रणह्मस्यानुनासिकः मै अप्रगृद्यस्य इस पर्युदास से अच्‌ रूप अण्‌ को ही अनु- 
नासिक होना माना जायगा, हलू रूप अण्‌ को नहीं । क्योंकि प्रगरह्म संज्ञा अच्‌ की ही 
होती है । बक्षवू मै वकार हळू रुप अण्‌ है, अच्‌ रूप नहीं है । इस लिये उसे अनुनासिक 
नहीं होगा । भाष्य का पदान्त अणों के अभाव में तात्पय नहीं, किन्तु अनुनासिक प्राप्ति 
योग्य पदान्त अण्‌ नहीं मिलते इसमें तात्पयै है । बृक्षवृच इस किवन्त से तदाचष्टे अर्थ 
में णिच्‌ तथा टिलोप होकर ब्रक्षवि यह नामधाठु बनता है । उससे कती अर्थ में यदि 
विच्‌ न करके किप्‌ करें तो क्क विधि प्रति न स्थानिवत्‌ के वचन से णिलोप दिलोप के ' 
स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाने से ब्रक्षव्‌ के बकार को अहिज्या० से सम्प्रसारण प्राप्त 
होता है। साथ ही लोपो ब्योवैछि से वकारलोप भी प्राप्त होता है। विच्‌ करने में 
_ स्थानिवद्भाव हो जायगा तो सम्प्रसारण तथा वलोप दोनों ही रुक जाते हैं। इक्षव्‌ करोति 
इस सन्धि में हरि स्वेषाम्‌ ( ८।३।२२ ) से वकार का लोप करने में तो पूर्वत्रासिद्धे 
न स्थानिवत्‌ से स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाने से वकार का लोप प्राप्त होता है वह 
अझ्‌ ग्रहण की अनुब्ृत्ति करके रुक जाता है। उससे अर्‌ प्रत्याहारान्तर्गत हळू परे रहते 
ही हरि सर्वेधाम से जकाए का. सेप, होगा। करोति.का. ककार झ्य से. बाहय,इळू है इस 
लिये इक्षव्‌ करोति में वकार का लोप नहीं होता । 





११४ व्याकरणसहा भाण्य 


न परेण । यदि दि परेण स्याद्‌ अण्ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । अचो5प्रगृह्मस्या- 
जुनासिक इत्येच ब्रूयात्‌। अथवैतदपि न घ्रृयात्‌। अच एव हि प्रगृह्मा 
भवन्ति । 

अस्मिस्तहीण्य्रहणे सन्देहः-“उरण्‌ रपरः । असन्दिग्धं पूर्वेण, न 
परेण | कुत एतत्‌। पराभावात्‌। न ह्यः स्थाने परेऽणः सन्ति। नज 
चायमस्ति कर्थ हर्चर्थमिति । किं च स्याद्यद्यञ्ञ रपरत्वे स्यात्‌। ह्यो 
रेफयोः श्रवणं प्रसज्येत । 'हलो यमां यमि लोपः इत्येबमेकस्यात्र लोपो 
भविष्यतीति । विभाषा स ळोपः, विभाषा श्रवणं प्रसज्येत। अयं तर्हि 
नित्यो लोपः “रो रि" इति । पदान्तस्येत्येवं सः। न शक्यः स पदान्तस्ये- 
त्येवं चिज्ञातुम्‌। इह हि लोपो न स्यात्‌-जर्गृधेलेङ्‌ अजघीः, पास्पदधेः 
अपास्पाः इति । इह तर्हि मातृणां पितृणामिति रपरत्वं प्रसज्यते । आचार्य- 
_प्रबृत्तिज्ञोपयति नात्र रपरत्वं भवतीति । यदयम्‌ 'ऋदत इद्धातोः’ इति.घातु- 
ग्रहणं करोति । कथे कृत्वा ज्ञापकम्‌ । घातुग्रहणस्यैतत्रयोजनम्‌- इह मा 
भूत्‌ मातृणां पितृणामिति । यदि चात्र रपरत्वं स्याद्धातु्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । 


Rf MU) ts I मो. 
परलछे से नहीं । यदि परे से ग्रहण हो अण्-ग्रहण व््यंथ हो जाय। अचो$प्रगृह्मस्यानु- 


नासिकः ऐसा ही कहे । अथवा अचः यह भी न कहे, अच्‌ को ही उद्देश्य कर के प्रमृद्य 
संज्ञा विधान की गई दै । ४ 
तो इस अण्ग्रहण में सन्देह है--उरण्‌ रपरः ( १।१। ५१ )। निःसन्देह 
पूरै णकार से अण लिया जायगा। परके से नहीं। यह क्यॉकर ! परले अण्‌ 
के न होने से ( ऋ के स्थान में परळे अण मिलते ही नहीं )। अजी क्रथम्‌, इर्नथस्‌ 
में ऐसा ररूप अण्‌ मिलता है। क्या हानि हो यदि यहाँ रपर हो जाय। दो रेफ 
सुनाई देंगे । ( नहीं ) हलो यमा यमि लोपः इस से एकका लोप हो जायगा। 
` बह लोप. विभाषा है ( नित्य नहीं ), अतः पक्ष में ( दो रेफों का ) श्रवण प्रसक्त 
दोगा। अच्छा ( हलो यमां यमि-से लोप नहीं करेंगे किन्तु ) रो रि ( 4।३। १४ ) 
जो नित्य विधि है, उस से लोप करेंगे। पर रो रि तो पदान्त रेफ का लोप विधान 
करता हे । नहीं, ऐसा नदी माना जा सकता । गृध्‌ धातु के यङ्लुक्‌ के ङ लकार 
में और स्पध धातु के यङ्लुक्‌ के कङ्‌ में अजघीः, अपास्पाः--ये रूप न वन सकेंगे। 
अच्छा तो मातृणाम्‌, पितुणाम्‌--यदै रपर हो जायगा। ( नहीं होगा ) आचाय की 
प्रबृत्ति ( व्यवहार ) बतछाती है कि यही रपरत्व नहीं होता । कारण कि आचाय 
ऋत इद्धातोः (७११००) इस सूत्र में धातु ग्रहण करते हैं। कैसे ज्ञापक हुआ ? 
धातु महण का यही प्रयोजन है कि सातुणां पितणाम्‌ में रपरत्व न हो । यदि यहाँ भी 
रपरत्व हो जाय, धातुप्रदण व्यर्थ हो जाय । कारण कि रपरत्व होने पर (मातर्‌) ऋ अन्त्य 
न रह, तो इस आप ही: महो १०आचाये “जानते हैं ४ कि7 थहाँ"(*अंधाठु के अवयव 


FS > IS Sess 


` द्वितीय आह्विक 2 १९७ 


रपरत्वे कृतेऽनन्त्यत्वादित्यं न भविष्यति । पश्यति त्वाचार्यों नाच रपरत्वं 
भवतीति, ततो धातुम्रद्रण करोति। इहापि तर्हि न प्राभोति चिकीपति, 
जिहीरबतीति । मा भूदेवम्‌ । 'उपधायाइच' इत्येचं भविष्यति । इहापि तर्हि 
ग्राझोति मातृणां पितृणामिति । तस्मात्तत्र धातुग्रहणं कर्तव्यम्‌ । एवं तर्हि 
समर्थ्योत्पूर्वेण, न परेण । यदि परेण स्यादण्प्रहणमनर्थक स्यात्‌ , उरज़पर 
, इत्यव ब्रूयात्‌ । 
अस्मिस्तह्यण्ग्रहणे सन्देहः--अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति । 
असन्दिग्ध परेण, न पूर्वेण । कुत पतत्‌ । 
सवर्णेऽण्‌ तु परं द्युक्रत्‌ । 
यदयम्‌ उक्तेतू इत्युकारे तपरकरणं करोति । तज्ज्ञापयत्याचार्यः 
परेण, न पूर्वणेति । 
इण्ग्रहणेषु तर्हि सन्देहः । असन्दिग्धं परेण, न पूर्वेण । कुत पतत्‌ । 


कससञाीी--ऊअऋ फससफ5फसऊउफाा.ा3कफड। ्ििि—¬ि_ििँििँीििि—ूिeि _ ल्‍ ल्‍_ बिन 


ऋकार को दोघे करते समय ) रपरत्व नहीं होता, अतः घातु ग्रहण करते हैं । तो यहाँ 
भीक, ह से सन्‌ प्रत्यय परे रहते ऋ को दोघे रपर ऋ होने पर इत्व की प्राप्त 
न रहेगी । ऋतइद्धातोः से इत्व न हो, उपधायारच ( ७१।१०१ ) इस सूत्र से इत्व 
हो जायगा । तो इसी सूत्र से सतुणाम्‌ पितृणाम्‌ में ( रपर दीधे होने पर ) भी उपधा 
को इत्र होने रगेगा । इसलिये ऋत इद्धातोः में धातु ग्रहण सप्रयोजन होने से करना 


ही होगा ( सो यह ज्ञापक न हुआ )। इसलिये प्र्त अण्ग्रहण पूर्वे ण्‌ से होगा, ` 


~ 


परळे णू से नहीं। यदि परले ण॒ से हो तो अण्‌ ग्रहण व्यथे हो जाय, उरच्‌ रपरः ऐसा 
ही पढ़ देते । 

अच्छा तो इस अण्‌ ग्रहण में सन्देइ दे---अणुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९)। 
निःसन्देह परळे ण्‌ से अण्‌ लिया जायगा, पूर्व स नदीँ। यह फेस? | 

(बा०) अणुदित्सवणैस्य सूत्र में अण परले णकार से लिया जाता है पूर्व से 
नहीं इसमें उक्त इस सूत्र मै जो तपर किया है वह ज्ञापक है । 

आचार्य जो उऋत्‌ ( ७४५७ ) ऋ के स्थान में ऋ का विधान करते हुए उसे 
तपर करते हैं इससे ज्ञापित करते हैं कि अण प्रत्याहार परे णकार से लिया जाता 
है पहले से नहीं । 

तो इण्‌ ग्रहण में सन्देह है । निःसन्देह इण परले णकार से लिया जाता है, 
पूव से नहीं। यह केस ? 

१. उक्तेत्‌ ( ७।४।७ ) इस सूत्र में तपर इस लिये किया है कि अचीक्ृतत्‌ में 

~ > र दि € ER 

नाकार के स्थान में ककार ही हो. दीप. अकार न हो be अण्‌ अहण 


हो तो ऋक्रार अण्‌ नहीं, अतः भिन्न काळ (क्र) का ग्राहक नहीं होगा । 


॥ 16 Cf YO 





११६ `¦ व्याकरणसहासाष्य 


्वोरन्यन्र परेणेणू स्यात्‌ । 
यत्रेच्छद्वि पूर्वेण, सखद्य ग्रहणे तत्र करोति-य्वोरिति। तच्च गुरु 
भवति । कथे कत्वा ज्ञापकम्‌ । तत्र विभक्तिनिर्देशे संशय ग्रहणे चाद्धचतस्लो 
मात्राः । प्रत्याहारग्रहणे पुनस्तिस्तो मात्राः । सोऽयमेवं छघीयसा न्यासेन 
सिद्धे सति यद्‌ मरीयांसं यत्नमारभते टज्शापयत्याचार्यः परेण, न पूर्वेणेति । 
कि पुनर्वणॉत्सत्ताचिवायं णकारो द्विरचुवध्यते । 
व्याख्यानाच्च द्विरुक्तित: । 
एत्तज््ञापयत्याचायो भवत्येषा परिमाषा-च्याख्यानतो विशेष- 
ग्रतिपत्तिर् हि सन्देहादलक्षणम इति । अणुदित्सवर्णस्य हृत्येतत्परिहाय 
पू्ेणाणूग्रहणम्‌, परेणेण्‌ ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । 


_\S कक न ७ ENN 
(बा०) इ का समदेन ( यणादेश से निवृत्ति ) करके जहाँ इकार उकार 


का ग्रहण किया है जैसे अचि शनुधातुश्रुवां य्वोः ( ६।४।७७ ) सूत्र में, उसे छोड़कर 
अन्यत्र सब स्थलों में इण्‌ प्रत्याद्दार परले णकार से लिया जाता द्दे। 

जहाँ आचाये चाहते हैं कि पूवै णकार से इण्‌ प्रत्याहार लिया जाय वहीँ 
दे हण का ग्रहण न करके इ को यणादेश करके य्वोः ऐसा निर्देश करते हैं । 
यह निर्देश गुरु होता दै । यह ज्ञापक कैसे होता दै ! यणादेश करके विभक्तिसहित 
य्वोः ऐसा उच्चारण करने पर ३३ सात्राये होती हैं। प्रत्याहार ( विभक्ति सहित ) 
इणः उच्चारण में ३ मात्रायें होती हैं। आचाय जो लघु न्यास ( सात्रा-त्रयात्मक ) 
से कार्य सिद्ध होने पर गुरुतर न्यास ( ३६ मात्रात्मक ) करते हैं. इससे यह जतळाते 
हैं कि इण मत्याह्ार परके णकार से लिया जाता है, पूर्व से नहीं । 

प्रत्याद्वार सून्नों मे यह ण्‌ क्यों दो बार लगाया गया दै ! क्या दूसरा वर्ण 
छगाने को नहीं रद्दा था ? 

__ (वा) णकार का दो बार उच्चारण होने से ( परम्परा प्राप्त ) व्याख्यान से 

शब्द्र (अण,इण) शक्ति का निश्‍चय होगा । 

ण्‌ रूप अनुबन्ध दो घार लगाने से भाचाये यह ज्ञापन करना चाहते हैं कि 


। यद परिभाषा होती है-ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेंद्ति सन्देद्दाद्लक्षणम्‌ अर्थात्‌ 
_ ( सन्देद होने पर ) च्याख्यान से एककोटिक निइचयात्मक ज्ञान हो जाता है, - 
सन्दे मात्र से लक्षण (-शास्त्र ) अलक्षण ( अननुष्ठापक ) नहीं हो 


जाता । हम ऐसा व्याख्यान करेंगे कि अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इस एक को 


2. र तपर होने से ऋकार केन तो स्थानी होने का कोई प्रसङ्ग है, न आदे - 
तर (कतः) लिप मद तरकु जः किपर तै । 


द्वितीय आह्निक ११७ 


ञमडणनम्‌ ॥७॥ झमन्‌ ॥८॥ 


किमर्थमिमौ मुखनासिकावचनाबुभावजुवध्येते, न अकार एवाचः 
बध्येत । कथं यानि मकारेण ग्रहणानि, सन्तु अकारेण । कर्थ--हलो यमां 
यमि लोपः’ इति । अस्तु अकारेण । हलो यञां यञि लोपः इति। 
नेवं शक्यम्‌ । झकारभकारपरयोरपि झकारभकारयोलीपः प्रसज्येत । 
न झकारभकारौ झकारभकारयोः स्तः । कर्थ--पुमः खय्यम्परे इति । पतद्‌- 
प्यस्तु अकारेण 'पुमः खय्यञ्परे" इति । नेवं शक्यम्‌। झकारभकारपरेऽपि 
हि खयि रः प्रसज्येत। न झकारमकारपरः खयस्ति। कर्थ-'ङमो हस्वादचि 
ङसुण्नित्यम इति । पतदप्यस्तु अकारेण 'डओ हस्वादचि ङशुण्नित्यम्‌' 
इति । नैवे शक्यम्‌। झकारभकार्‍योरपि हि पदान्तयो्ईकारभकारावागसो 
स्वाताम्‌ । न झकारभकारौ पदान्तौ' स्तः । एवमपि पञ्चागमास्त्रय आगमिनो 


छोड़कर अण्‌ प्रत्याहार पूव णकार से लिया जाता है और इण्‌ परले णकार से ही। 
ञमङणनम्‌ ॥ ७॥ झभञ्‌ ॥ ८ ॥ 

क्या कारण है कि यहाँ दो अनुनासिक म, न्‌ अजुबन्ध रूप से पढे हैं ? क्या 
एक ही जकार अनुबन्ध से काम न चलेगा ? जिन प्रत्याहारों म॑ मकार अनुबन्ध है 
वहाँ कैसे होगा ? वही भी मकार के स्थान में जकार अनुबन्ध रहे । उदाहरण--हलो 
यसां यसि लोपः यहाँ सकार अत्याहार-सम्पादक अनुबन्ध है, अब इस के हट जाने से 
जास कैसे परतु होगा ? जकार अनुबन्ध लगा देंगे और हलो यनां यनि लोप: ऐसे 
पढेंगे । ऐसा नहीं हो सकता । झ स परे रहते भी पू झ भ का लोप होने छगेगा । 

( नहीं यह कीई दोष नहीं ) झ स परक झ भ हैं ही नहीं । अच्छा पुमः 
खब्यम्परे ( ८।३।६ ) यहाँ मकारानुबन्ध से अम्‌ प्रत्याहार पढ़ा हे, यहाँ केसे इष्ट 
कार्य होगा ? यहाँ भी मू के स्थान में न्‌ अनुबन्ध लगा देंगे । और सूत्र को पुमंः 
खय्यब्परे ऐसे पढ़ेंगे । ऐसा नहीं हो सकता । झकारभकार परक खय्‌ होने पर भी पूर्व 
पुम्स्‌ के स्‌ को रु होने छंगेगा । ( यह कोई दोष नहीं ) । झकारभकार-परके 
खय्‌ मिलता ही नहीं । अच्छा तो ङमो हस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ ( 4३1३२ ) । यद 
कैसे होगा? इसे भी जकार अनुबन्ध से पढ़ देंगे और सूत्र का रूप होगा--डमो हस्वा- 
दचि ङमुन्‌ नित्यम्‌ । ऐसा नहीं हो सकता। पदान्त झकारभकार 'को क्रम से झकार 
अकार आगम होने लगेंगे । ( यहद कोई दोष नहीं ) पदान्त झकार भकार मिलते ही 
नहीं । ऐसी अवस्था में भी ( लक्ष्यसंस्कार वेला में ) आगम पांच (ङ म ण झ भ ) 


१८८ पमे सदा, सेज हो. जाते ला ही है। रहा उज्‌ का 
झ, उसका संयोगान्तस्य लोपः से लोप हो जाता दै । 








११८ ! व्याकरणमहाभाण्य 


चचेषम्यात्सङ्ख्यातानुदेशो न प्राप्नोति। सन्तु ताबद्येपामागमानामागासिनः 
सन्ति। झकारभकारौ पदान्तौ न स्त इति त्वाऽऽगमाचपि न भावेष्यतः। 
अथ किमिदमक्षरमिति। 
अक्षरं नक्षरं विद्यात्‌ । 
न क्षीयते न.क्षरतीति वाउक्षरम्‌ 
इनोतेवी सरो5क्षरम्‌ ।. 
अइनोतेर्वा पुनरयमौणादिकः सरन्प्रत्ययः | अश्नुत इत्यक्षरम्‌। 
वर्ण वाहुः पूरवसूत्र 
अथवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा क्रियते । 
किमर्थमुपदिस्यते 





होंगे और आगमी केवळ तीन ( ङ म ण ), सो सङ्ख्या-विषमता के कारण सङ्ख्या- 
ताचुदेश न होगा । ( अथोत्‌ तीन आगमियों में प्रत्येक को पांच आगम होंगे। यह 
कोई दोष नहीं )। जिन आगमो के आगमी हैं उन्हें वे हो जाएं, झकार भकार 
पदान्त हैं ही नहीं उनके आगम भी नहीं होंगे । 

अब यह विचार प्रस्तुत होता है कि अक्षर किसे कहते हैं ? - 

( बा० ) अक्षर को नक्षर समझ । अथवा जो क्षीण नहीं होता अथवा जो 
अपने स्वरूप से प्रच्युत नहीं होता, उसे अक्षर कहते हूँ । 

अञ्ूङ्‌ ( व्याप्त्यथैक )'से औणादिक सरन्‌ प्रत्यय किया गया है, जो व्याप्त 
होता है । 

पूर्व सूत्र ( पूर्वाचायो के व्याकरण ) में वर्ण की अक्षर संज्ञा की गई है। 

वा० अक्षर ( वणी ) का किस लिये उपदेश किया है? - 

७/1 - इस प्रकार भाष्यकार ने मकार अनुबन्ध का खण्डन कर दिया है । 

२. भाष्य में अक्षर समाम्नाय इस शब्द का व्यवहार हुआ है, यो वा इमा 
स्वरशोऽक्षरशः इत्यादि प्रयोजन-परक भाष्य में अक्षर शब्द का, अतः तदर्थवोध के 
लिये प्रक्ृत प्रश्‍न है । 

३. अक्षर यह क्रियाशब्द है, चाहे छि क्षये से व्युत्पन्न माना जाय चाहे क्षर 
संचलने से। परमार्थ रूपमै ब्रह्मतत्त्व ही अक्षर ( अविनाशी ) है । वर्णपदवाक्य-र्प 
स्फोट अथवा जाति स्फोट की तो व्यावहारिकी नित्यता है । सभी शब्दों का आकाशादि 

कौ तरह सृष्टि के आदि में उतात्ति और प्रलय में विनाश होता दै । 
ड ' होता है ह य से औणादिक Delhi प्रत्यय से, अक्षर शब्द निष्पन्न 
होता 


द्वितीय आह्विक ११९ 
अथ किमर्थसुपदेशाः क्रियते । 
वर्णशानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वतते । 
तदर्थमिष्ठ्युद्धयथ॑ छष्वर्थं चोपदिश्यते ॥ 
सोऽयमक्षरसमास्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितइचन्द्रतारक- 
~ ~ ~ ० [००० 7 सर्ववेद्पुण्पफल ~ ~ 
बत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सर्ववेदपुण्यफलावापिश्चास्य ज्ञान 
भवति, मातापितरौ चास्य स्वगे लोके महीयेते ॥ 


(>. 


इति श्रीमद्भगवत्पतञ्नलिविरचिते व्याकरणमहामाष्ये 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे 
द्वितीयमाहिकम ॥ 


( उत्तर ) वा० --यह अक्षर समाम्नाय जिससे वर्ण जाने जाते हैं (जो वर्णी . 
का ज्ञापक है ), जो वाणी का बन्धन (प्रतिपादक ) है, जिसमें ब्रह्म (स्वेद ) स्थित 
है उस (शास्त्र ) की प्रवृत्ति के लिये, (इष्टबुद्धयर्थ ) कलादिदोष रहित वणेज्ञान के 
खमि, ( लब्बश्र ) अनुबन्धकरण के लिये उपदेश किया गया है। 

सो यह अक्षर-समाम्न्य ( वाक्समाम्ताय ) वाणी के सङ्ग्रह का उपाय है। 
इसे पु ( इृष्फछ ) युक्त, फळ (अदृष्ट फल ) युक्त, चन्द्र और तारों की तरह 
स्वलंकुत श्रह्मतत्व॒ ही रुब्दर्पतया भासमान समझना चाहिये। इसके परिज्चान से 
सर्ववेदाध्ययन-लम्य पुण्य-फल की प्राप्ति होती है, इसके ज्ञाता के माता पिता ( भी ) 
स्वर्ग शोक में सम्मान के पात्र होते हैं ॥ 





१. चतुईशसून्नी-रप ( माहेर सूत्र नाम से प्रसिद्ध) और तन्मूलक 
भगवत्पाणिनिकृत अद्टाध्यायी शास्त्र । 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








तृतीय आहिक का संक्षित सार 


इस आहिक में बृद्धिरादेस ॥१।१।३॥ इस सूत्र से लेकर इको गुणवृद्धी ॥१।१।३॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्डासमाधान सहित विचार किया है । क्रमशः प्रति- 
- पाद्य विचार ये है-- 

बृद्धिरद्दिच-- १. वृद्धिरादेच्‌ मै चोः कुः से प्राप्त कुत्व का समाधान किया 
है, तथा तङ्कावित अतद्भावित सभी आदैचों की बृद्धि संज्ञा स्वीकार की है । 

२. संज्ञाथिकार का प्रयोजन बताकर उसका खण्डन किया हे । संज्ञा संज्ञी के 
असन्देह को भी युक्ति प्रमाणो से सिद्ध किया है। . 
5३. बृद्धिरादैच के बृद्धि शब्द को मङ्गलार्थं मानते हुए बृद्धि संज्ञा में प्राप्त 
` इतरेतराश्रय दोष का समाधान्‌ किया है। 
“प्रत्येकः शब्द के बिना भी आ ऐ औ इनमें प्रत्येक की वृद्धि संज्ञा सिद्ध 
करके आदैच्‌ में तपरकरण ऐच के लिये सिद्ध किया है । 

इको युणवृद्धी-- १. 
किया है । 

२. गुण, वृद्धि शब्दों से विहित गुणबृद्धि में ही इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति ` 
मानी है । 

३. इक्‌ परिभाषा को अल़ोन्त्यपरिभाषा का शेष अथवा अलोन्त्य का अपवाद 
दोनों ही न मानकर स्वतन्त्र परिभाषा स्वीकार किया है । उससे अनिश्‍चित गुण, वृद्धि 
के स्थानियों में इक्‌ पद . की उपस्थिति होती है यह सिद्धान्त व्यवस्थत किया है। 
पक्षान्तर में अलोन्त्यशष में प्राप्त दोषों का समाधान भी किया है। 


४. बृद्धि ग्रहण का प्रयोजन बताते हुए अतो हलादेरेधोः में अकार ग्रहण से ' 
सिच्यन्तरङ्गं नास्ति यह ज्ञापित किया है । 


५. इक्‌ परिभाषा को स्वतन्त्र विधि न मान कर विधिशेषभूत सिद्ध किया । 


इक्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताकर सूत्र को सार्थक सिद्ध 


" CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अथ तृतीयमाहिकम्‌ । 


वृद्धिरादेच्‌ ॥ (१।१।१)॥ 


कुत्वं कस्मान्न भवति चोः कुः पदस्य इति । भत्वात्‌ । कथ भसज्ञा । 
अयस्मयादीनि च्छन्दसि इति । छन्दसीन्युच्यते, न चेदे छन्द! । छन्दो- ˆ 
वत्सूताणि भवन्ति। यदि भसज्ञा, “वृद्धिरादेजदेळू गुणः” इति जइत्वमपि 
न प्राप्नोति । उभयसंज्ञान्यपि च्छन्दांसि श्यन्ते | तद्यथा 'स सुप्डुभास 
ऋक्वता गणेन? पदत्वास्कुत्वम्‌ । भत्वाञ्जइत्चे न भवति.। एवमिहापि 
पद्त्वाज्जइत्व॑ भत्वात्कुत्वं न भविष्यति । 


किं पुनरिदं तद्भाबितम्रहणम्‌- शृद्धिरित्येवं ये आकारेकारोकारा 


वद्धिरादच्‌ (१।१।१` इस सूत्र में पदान्त च्‌ को चोः कुः (.८।।३० ) सूत्र र 
कबर्गादेश क्यों नहीं हुआ ? 

असंज्ञा होने से । 

असंज्ञा केसे (हुई) ! 

अयस्मयादीनि च्छन्दसि (११४२०) इस सूत्र से । 

पर यही तो छन्दोवियय में यह भसंज्ञा-विधि हे ऐसा कहा हे, और ग्रह 
(प्रकृतसूत्र) छन्द (वेद) नही है। | 

यदि असंज्ञा मानकर ( छुत्व का वारण करते हो) तो वृद्धिरादेजदेह गुणः 
ऐसा संहितापाड में जइत्य ( चकार के स्थान जू ) भी न हो सकेगा । 


छन्दौ में एक-साथ दोना संज्ञायें देखी जाती हें। जैसे--स मुष्डुभा स ऋक्वता 
गंणन--यहाँ ऋक्वता में पदसंज्ञा होने से ऋच्‌ के च्‌ को कुत्व हो गया, पर साथ 
ही असंज्ञा होने से जर॒त्व ( कको ग्‌) न हुआ। इसी प्रकार यहाँ भो (सूत्र में भी ) 
पदसंज्ञा मानकर जर्त्व हो गया, पर असंज्ञा मानकर कुत्व न होगा । 
अब यह विचार है फि सूत्र में तद्भावितां का ग्रहण है अर्थात्‌ वृद्धि शब्द 
उच्चारण कर के जो आकार, ऐकार, आकार भावित (-विहित, उत्पादित ) होते द्ध 
Map विक MRR TS 





x 
[देच ग्रहण प्रतीत होता दै, अतः यह मरन अनुपपश्न 
(१. सूत्र में आदैच्‌ सात्र का ही महण मता होता है, अतः यह भर 


हे । नहीं । शास्त्र मै पक्षद्वय के देखे «कश से प्र युंब्क-ही'हेल' 'छणादि संज्ञाओं में 





१२२ व्याकरणमदानाष्य 


भव्यन्ते, तेषां मरणम्‌, आहोस्विदादेज्मात्रस्य । कि चातः। यदि तद्धावित- 
ग्रहणे शालीयो मालीय इति दृद्धलक्षणइछो न प्राप्नोति। आज़्मयम्‌, शालः 
' मयम्‌, दुद्धलक्षणो मयण्न प्राप्नोति। आघ्रशुत्तायनिः, शालगुप्तायनि:, 
वृद्धळक्षणः फिञ्‌ न प्राप्नोति। 
अथदैज्मात्रस्य ग्रहणम्‌, स्वो भासः सर्वैभाल इति “उत्तरपदवृद्धौ 
सर्वे च” इत्येष विधिः प्राप्नोति । इह च तावती भाया यस्य ताचदूभार्यः 
याबदूमार्यः “वृद्धिनिमित्तस्य-” इति पुंबदूभावप्रतिषेधः प्राप्नोति । अस्तु 
` तहि-आदैज्मात्रस्य ग्रहणम्‌। ननु चोक्तम्‌-सवौ भासः सर्वभासः इत्य्‌ 
“उत्तरपद सर्वे च” इत्येष विधिः प्रामोतीति। नैष दोषः। मेले 
“उन का ग्रहण है, अथवा जो भी कोई आकार, पकार, -औकार हों उन सबका १ 
इससे क्या ! ; ; 
यदि तदूभाविता का ग्रहण है तो झालीयः, साढीयः--यह इद्धाच्छः 
(४।२। १४) इस सूत्र से प्रत्यय की प्राप्ति ही नहीँ। आम्रमयम्‌, शालमयम्‌ 
` यहाँ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ( ४।३।१४४ ) से वृद्धसज्ञा को निमित्त मान कर होनेवाला 
विकार और अवग्रत्र अथे में विहित मयट्‌ न हो सकेग।। आशध्रशुक्तायनिः, शालूगुप्ता- 
यनिः, यही “उदीचा वृद्धादगोत्रात? ( ४।१।१५७ ) से ( अपत्या में ) फिन्‌ न हो 
“सकेगा । ( आम्रगुप्तस्यापत्यम्‌ आम्रगुप्तायनिः ) । 
यदि कहो कि यहाँ आकार, ऐकार, औकार मात्र. ( तदूभावित हों अथवा 
अतवूभाचित ) का ग्रहण है, तो सवो भासः सर्वभासः यहाँ ( कमैधारय तत्पुरुष 
समास में ) उत्तरपद में बृद्धिसज्ञक आकार होने से उत्तरपदत्रद्धो सर्वे च (६1२1१०५ ) 
से सशब्द अन्तोदात्त हो जायगा। और तावती भयो यस्य तावद्भायैः, यावद्‌- 
भार्यः--यहा श्रद्धिनिमित्तस्थ च तद्भितस्यारक्तविकारे (. ६।३।३९ ) से [ना 
सर्वनाम्नः (६।३।५१) से आये आकार की भी. ३द्धिसंञ्चा होने से और उसके सत्त्व में 
तद्धित प्रत्यय वतुप्‌ की निमित्तता से] पुंवदूभाव निषेध प्राप्त होता है। 
अच्छा ( यदि तदूभावित पक्ष सं दिये हुए दूषणौ का उद्धार नहीं हो सकता) 
तो आकार, ऐकार औकार मात्र का ग्रहण सही, (इसमें क्या हानि है? ) । 
अजी अभी कहा गया है कि कर्मधारय तत्पुरुष सबैभासः मै 'उत्तरपददृद्धौ 
' सर्वं च (६।२।१०५) से सवै शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । 
यह कोई दोष नहीं । उत्तरपद्वृद्धी इस पद का उत्तरपद की वृद्धि होने पर 


तद्भावित पक्ष का ग्रहण है और लोप संज्ञा में अदर्शन मात्र का ग्रहण है। सूत्र में 


०५, च 
वृद्धि हला हे छ इसकी आत्रत्ति स्वीकार कर अथवा एकशेष 
` अङ्गीकार कर तद्रावित आं का ग्रहण होता हे | उस, अवस्था में शब्द 
त्य -0. Prof, विशेषण a ग रहेगा Shastri र 200161, शः ba; tized b, म, एक बृद्धि * 
संशावान आर्दन्‌ का विदेषण रहेगा और दूसरा संज्ञापरक।  ” 


तृतीय आह्निक १२३. 


विक्षायते--उत्तरपद्स्य वृद्धिरुत्तरपदवृद्धिरुत्तरपदवृद्धाविति । कथं तहिं । 
“डत्तरपद्स्य?? इत्येवं प्रकृत्य या वृद्धिस्तद्वत्युत्तरपदे, इत्येवमेतद्विज्ञायते। 
अवश्य चैतदेवं विज्ञेयम्‌। तद्भावितग्रहणे सत्यपीह प्रसज्येत -सर्वः कारकः. 
खर्वकारक इति । 

यदप्युच्यते--इह तावती भार्या यस्य तावद्भार्यः, यावद्धार्य इति च 
“वृद्धिनिमित्तस्य--” इति पुंवद्धावप्रतिवेधः प्राप्नोतीति । नेष दोषः । नेवं 
विज्ञायते--वुद्धनिं मित्तं तरद्धिनिमित्तं वृद्धिनिमित्तस्येति | कथं तर्हि । चुद्ध- 
निमित्तं यस्मिन्लोय वृद्धिनिमित्तेः, वृद्धिनिमित्तस्येति । कि च बृद्धेर्नि- 
मित्तम्‌। योऽसौ ककारो अकारो णकारो वा । अथवा यः हैत्स्नाया वृद्धे- 
निमित्तम्‌ । करूच हूत्स्नाया बृद्दे्निमित्तम्‌ । यस्त्रयाणामाकारैकारी- 
काराणाम्‌। 

संज्ञाधिकारः संज्ञासम्प्रत्ययाथेः ॥ 

“अथ संज्ञा” इत्येवं प्रकृत्य बृद्धयादयः शब्दाः पठितव्याः । कि 
ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिये, किन्तु उत्तरपदस्य ( ५।३।१० ) इस अधिकार 
में जो बृद्धि विधान की गई हो त्युक्त उत्तरपद परे होने पर, ऐसा अर्थे है । और 
शवऱ्य ऐसा ही अर्थ मानना होगा । कारण कि तद्भावित आ के ग्रहण करने पर 
की सर्वैकारकः इस तत्पुरुष समास में भी ( जहाँ कारक में क के ऋ को अचो्णिति 
से बृद्धि होकर आ हुआ है ) उक्त सूत्र से सवे शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । 

और जो थह कहा है कि तावदूभायेः, यावदूभायैः में ( तद्भावित ग्रहण न 
करने पर ) व्रद्धिनिमित्तस्य--इस सूत्र से पुंबदूभाव का प्रतिषेध प्राप्त होता है, 
सो यह भी कोई दोघ नहो । वृद्धिनिमित्तस्य इस पद का इद्धिका निमित्त, उसका 
पुसा अथै नहीं, किन्तु वृद्धि का निमित्त जिसमें है, उसका ऐसा अथे ह्े। 

फिर बुद्धि का निमित्त है क्या? 

जो (इत्सञ्चक) प्रसिद्ध क्‌, ज्‌, ण्‌ । अथवा जो सकल वृद्धि का निमित्त हो। 

सकळ वृद्धि का कौन सा निमित्त है? 

जो तीनों अर्थात. आकार, ऐकार, औकार का निमित्त हो । 

(वा०) संज्ञा का अधिकार करना चाहिये संज्ञा के बोध के लिए । अथ संज्ञा 
अब संज्ञा-विधान का आरम्भ होता है--ऐसा कह कर वृद्धि आदि संशा शब्दों 

३. लिसित्त शब्द के उपादान से ही यहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि लिया जाता है, 
अन्यथा वृद्धेस्तद्धितस्य ऐसा ही कहे, दृद्धि का निमित्त होने से तद्धित को वृद्धि कह दिया 
जायगा । ( जेस आयु इतम्‌ में आयु का निमित्त होने से एत को आयु कह दिया ws 

छि । चाहिये । व्यधिकरण 
दम दल कह 0०४ क 





RT ४५ - ८ भार 77 
धं र NE 





१२४: व्याकरणमहाभाष्य 


प्रयोजनम्‌ । संज्ञासस्म्रत्ययार्थः | वृद्धयादीनां शब्दानां संज्ञा इत्येष सस्मः 
त्ययो यथा स्यात्‌। | 
इतरया सम्प्रत्ययो यथा लोके ॥ 


अक्रियमाणे हि संज्ञाधिकारे वृद्धयादीनां संभेत्येष सस्मत्ययो न 
स्यात्‌। इदमिदानीं वहुसत्रमनर्थक स्यात्‌ । अनर्थकसित्याह । कथम्‌ । 
यथा लोके । लोके ह्यर्थवन्ति चानर्थकानि च वाक्यानि इच्यन्ते । अर्थवन्ति 
तावत्‌-देवदत्त गामभ्याज शुक्ला दण्डेन, देवदत्त गामभ्याज रृष्णास्‌ 
इति । अनर्थकानि दश दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनं पलाळपिण्डः, 
अधरोरुकमेतत्कुमायाः स्फेयक्कतस्य पिता प्रतिशीन इति । 


संज्ञासंश्यसन्दहर्च ॥ 


क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संज्ञासंल्ञिनोरसन्देहो वक्तव्यः। कुतो 
होतत्‌-ब्ृद्धिशब्दः संज्ञा, आदैचः संक्षिन इति। न पुनरादेचः संज्ञा, बुद्धि 


शब्द; संज्ञीति । 
को पढ़ना चाहिये । 

क्या प्रयोजन है ? 

संज्ञाओं के बोध के लिये । वृद्धि आदि शब्दों के विषय में ये संशाण हैं 
ऐसा बोध हो सके, इस लिये । , 

(वा०) नही तो ऐसा बोध न हो सकेगा जैसे लोक में । 

यदि संज्ञाधिकार न किया जाय तो वृद्धि आदि शब्द संज्ञाएँ हैं ऐसा बोध न 
होगा । ऐसा होने पर बहुत से सूत्र अनर्थक हो जायंगे। यह जो आप अनर्थक कहते 
™ सो ES 0 २०. लो ७8 च्य w र छळ = > ८१ हे 
हैं सो केस ? जस लोक में लोक में दोनों प्रकार के वाक्य देखे जाते हैं--सार्थक 
ओर अनर्थक । पहले साथैको को ठीजिये--देवदत्त गामभ्याज शुझ्लां दण्डेन ( देवदत्त 


` सफेद गौ को डंडे से हांको) देवदत्त गामभ्याज कृप्णाम्‌ (देवदत्त काली गौ को हांको) । 


अनथैक जेस--दस दाडिम (दाड्‌), छः अपूप (पू), कुण्ड, बकरी का चाम, फल- 
शून्य काण्डों का समूह, कुमारी का यह लहंगा, स्फ्यकृत्‌ का पिता प्रतिश्याय युक्त है! 

` (वा०) संज्ञा और संज्ञी का असंदिग्धरूप से निर्देश होना चाहिये । 
संज्ञा अधिकार के किये जाने पर भी यह संज्ञा है, यह संज्ञी है इसका विस्पष्ट 


रूप से कथन होना चाहिये। क्या कारण है कि वृद्धि शब्द संज्ञा हो और आदेच संशी 
हौ 9 आदैच-सेश्ञ मौरशृदिः द्द सशी क्यों नो हो कध्या, Digitized by 60918007 रे 


तृतीय आहिक १२५ 


यत्तावदुच्यते-संज्ञाधिकारः कर्तव्यः संज्ञासस्पत्ययार्थ इति, न 
कर्तव्यः । 
आचार्याचारास्सेश्ञासिद्विः ॥ 

आचार्याचारात्सज्ञासिद्धिर्भविष्यति । किमिदमाचार्याचारादिरी ' 
-आचार्याणाझुपचारात्‌। 

यथा लौ किकतेदिकेषु ॥ 

तद्यथा ळोकिकेषु वैदिकेषु च छतान्तेषु । लोके तावत्‌ मातापितरौ 
पुत्रस्य जातस्य संडृतेऽवकाशे नाम कुर्यात देवदत्तो यक्षद्त्त इति । तयो- 
रुपचारादन्येपि जानम्ति इयमस्य संज्ञेति । वेदे याज्ञिकाः संज्ञां कुवन्ति 

स्फ्यो यूपश्चषाल इति। तन्न भवतामुपचारादन्येऽपि जानन्ति इयमस्य 
संजेति एवमिहापि-इहैच तावत्केचिद्‌ व्याचक्षाणा आइः बृद्धिशाब्द्‌ः 
संज्ञा, आदैचः संज्ञिन इति। अपरे पुनः 'सचि वृद्धि” इत्युक्त्वाऽऽकारेः 
कारौकाराजुदाहरन्ति । तेन मन्यामहे यया प्रत्याय्यन्ते सा संज्ञा, ये 
प्रतीयन्ते ते संज्ञिन इति । 

_ यकुप्युच्यते- कियमाणेपि संभाजिका स संज्ञाधिकारे संन्नासंज्िनोरसन्देहो 

सह जो कहा गया है कि संज्ञाधिकार करना चाहिये संज्ञाओं के बोध के 
लिये । इसके करने की कोई आवश्यकता नहीं। २. 

( वा ) आचायौँ के व्यवहार से. सज्ञा की सिद्धि हा जायगी । 

आचायौँ के आचार से संज्ञा-सिद्धि हो जायगी। 

आचार्याचार से क्या अभिप्राय है? 

आायें ( बृत्तिकारों ) का व्यवहार । 

( बा० ) जैसे लौकिक व वैदिक व्यवहारौ में । ४ 

सस लोकिफ तथा वैदिक ब्यवहारों में ( संज्ञा जानी जाती है) । लोक में 
देखते हैं कि माता-पिता नवजात पुत्र का युद्धा . स्थान ( घर के भीतर में देवदत्त, 
यज्ञदृत्त इत्यादि नाम धरते हवे उन के ब्यवहार स दूसरे लोग भी जानते हैं कि यह 
उस बालक की संज्ञा है । वेद में याजिक ( यज्ञकाण्ड के द्रटा ऋषि) यज्ञोपकरणों के 
स्फ, यू, चषालं इत्यादि नाम चरते हैं । उन पूज्या के व्यवहार से दूसरे भी जानते 
हैं कि यह उस-उस पदार्थ की-सज्ञा हे। इस से हम जानते हैं कि जिस शब्द से 
पदार्थों का प्रत्यायन किया जाता है बह संज्ञा है; जो प्रतीत होते हैं वे संजी हैं । 

जो यह कहा गया है कि संज्ञाधिकार करने पर भी संज्ञा और संजी का 

३. खर का वना हुआ खङ्ग सदृश यञ्चसाधन । 
. ३, छील तराश कर बनाया हुआ यशियपश्लुबन्धन-काष्ठ । 
८५) पू अर मग में स्थापित" येपन्वेज्यन्नासक का: 0०७०४ 








_ २६ च्याकरणमहाभाप्य 


वक्तव्य इति । 
संज्चासंश्यसन्दहञ्च | 
संज्ञासंज्ञिनोरसन्देहः सिद्धः । कुतः । आचार्याचारादच । उक्त 
आचार्याचारः । 
ह र | अनाकृतिः ॥ 
अथवाऽनाकतिः संज्ञा, आङतिमन्तः संज्ञिनः । लोकेऽपि ह्याक्रतिमतो 
मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा कियते । 
लिङ्गन वा ॥ 
अथवा किञ्चिर्लिङ्गमासज्य वक्ष्यामि इत्थंलिङ्गा संक्षेति। बृद्धि. 
शब्दे च तल्लिङ्गं करिष्यत, ` नादेच्छव्दे । 
इद्‌ तावदयुक्तं यदुच्यते-आचार्याचारादिति । किमत्रायुक्तम्‌ । 
तमेषोपाळभ्य अगमकं ते सूत्रम्‌ इति, तस्येच पुनः प्रमाणीकरणमित्येतद्‌- 


रूप से निर्देश करना चाहिये । 

(बा० ) संज्ञा ओर संज्ञीका असन्देहे ( विवेक ) सिद्ध ही है । कैसे ? 
आचार्यी के आचार से। आचायौँ का आचार क्या चीज है यह पहले बता चुके हैं । 

( वा० ) अनाकृति ( आकृतिरहित ) । 

अथवा आङ्गति-रहित शब्द संज्ञा है और आकृति वाले शब्द संज्ञी हैं। 
लोक में भी आङति वाले मांसपिण्ड की देवदत्त' यह संज्ञा की जाती है । 

( वा० ) अथवा लिङ्ग ( चिह्न ) से । 

अथवा कुछ चिह्न लगा कर कहूँगा इस प्रकार के चिह्न वाला संज्ञा शब्द 
है। - बृद्धि" शब्द में वह कल आदि दोष रूप चिह्न कर दिया जायगा । आदैच 
शब्द में नहीं किया जायगा । ६ 

आपंका यह कहना कि आचार्य ( सूत्रकार ) के व्यवहार से ( संज्ञा का पता 
चरु जायगा ) युक्त नहीं । 

इस में क्या अयुक्त है? ः 

यही कि पहले ( हे सूत्रकार ) तेरा सूत्र ( सम्बन्ध का ज्ञापफ न होने से ) 
_स्राधक ( अनर्थक ) है, इस प्रकार-निन्दावचन कहकर पीछे उसी को ( अर्थात्‌ उसी 

; १. ( वार्तिक में ) असन्देहः यह बहुब्रीहि है,. अवमानः सन्देहोत्र । 


¢ निवतक चाहिये र र 
सन्देह का निवतक शब्द कहना , अर्थात्‌ “परा संज्ञा” ऐसा वचन 
१८ पद्ना चाहिये ५0 Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotr 


तृतीय आह्विक पट्ट १२७ 


युक्तम्‌ । अपरितुष्यन्‌ खल्वपि भवाननेन परिहारेण 'अनाकृतिलिक्ञेन वा 
इत्याह । -. 
तच्चापि वक्तव्यम्‌ । यदयप्येतदुच्यते। अथवैतर्हि इत्संज्ञा न वक्तव्या 
ळोपछ्च न बक्तव्यः। संज्ञालिङ्गमुवन्धेणु करिष्यते। न च संशाया निब्जसि- 
रच्यते । स्वभावतः संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय्य स्वयं निवर्तते । तेनाजुवन्धाना- 
मपि निवृत्तिभविष्यति | सिध्यत्येवम्‌। अपाणिनीयं तु भवति । 
यथान्यासमेवास्तु । नचु चोक्तम-संश्ञधिकारः संज्ञासम्प्रत्ययार्थ 
इतरथा ह्यसम्प्रत्ययो यथा लोक इति ।-न च यथा लोके तथा व्याकरणे । 
प्रमाणमूते आचायोँ दर्भपवित्रपाणिः शुचावचकारो प्राङ्मुख उपविश्य महता 
प्रयत्नेन खूत्राणि प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम्‌, कि 
पुनरियता सुन्नेण। किमतो यदशक्यम्‌ । अतः संश्ञासंश्ञिनावेव । कुतो चु 
खल्वेतत्‌ संज्ञासंशिनावेबेति न पुनः साष्यः संज्ञासंक्षिनावेवेति । न पुनः साध्वनुशासने ऽ स्मिञ्शासत्े साधुः 
के वृत्तिकारों को ) प्रमाण सानना । और आपने भी इस समाधान ` :. ग्ट होकर 
ही अनाङ्कति्किक्षेन बा— यह दूसरा समाधान कदा है। 
तो लिङ्ग रगाना होगा । ( इस प्रकार के ढिङ्ग वाळा शब्द संज्ञा है ऐसा 
कडना होगा ) । यथपि ऐसा वचन करने से ( गौरव होगा तो भी अपेक्षाकृत लाघव 
ही होगा ) कारण कि अब ( अनुवन्धों को ) इत्संज्ञा नदीं कहनी पड़ेगी, इत्संज्ञको 
का लोप भो नहीं कहना पड़ेगा। संज्ञा का छिङ्ग ( कछ आदि चिह्न ) अनुबन्धो मे 
किया जायगा । संज्ञा की निइत्ति वचनसाध्य नहीं है । संज्ञा का ऐसा स्वभाव है, 
संज्ञी का बोध करा कर स्वये निवृत्त हो जातो है । इससे अनुबन्धो को भी निइत्ति हो 
जायगी (इतना लाघव होगा)। हौँ -._ है, पर ऐसा करना अपाणिनीय होगा । 
दो जैले आचाय ने सूत्र पढ़ा है वैसे दी रहने दो । अजी, अभी आपने कहा 
था--सज्ञाधिकार कहना चाहिये ताकि कौन सब्द संज्ञा दै यह बोघ हो सके, नदीं तो 
सम्बन्ध की प्रतोति न होगो जैसे लोक मै । नदीं, जैसे लोक मै यैसे ही व्याकरण-शास्त्र 
' में हो--यह कोई नियम नही । प्रामाण्य को प्राप्त भगवान, सूत्रकार ने कुशापीड 
से पवित्रपाणि हो, छुद्ध प्रदेश में स्थित हो, पूर्व की ओर मुँह कर, आसन पर बैठ, बड़े 
प्रयत्न से इन सूत्रों को रचा है उनमें एक वर्ण भी अनथक नह हो सकता, इतने वणो 
से घटित समग्र सूत्र की अनथैकता तो दूर रदी। 
इस से क्या यदि एक वणे भी अनर्थक नहीं ! 
इस से यही आता है कि वृद्धिशब्द संज्ञा है और आदैच्‌ संजी दै । 
क्या शब्दसाघुत्व का अनुशासन करनेवाले इस शास्त्र मै इन दो त्रद्धि 
आदैच्‌ का साधुत्व तो नहीं बताया जा रदा १ " 


००-०१९०प्रमाणभूत' आच्यय्येःणण्ञामाए्य, प्राप्त; अ आप्ताबात्मनेषदी \ 


by eGangotri 





- १९२८ व्याकरणमहा भाष्य 


त्वमनेन क्रियते। कृतमनयोः साधुत्वम्‌। कथम्‌। वृधिरस्मायविशेषेणोपदिष्टः 
- प्रकृतिपाठे, तस्मात्‌ क्तिन्प्रत्ययः । आदेचोप्यक्षरसमास्माय उपदिष्टाः । 
प्रयोगनियमार्थ तहींदू स्यात- श्ृडिशब्दात्पेर आदैचः प्रयोक्तव्या 
इति । नेह प्रयोगनियम आरभ्यते । किन्तर्हि संस्कृत्य ` संस्कृत्य पदान्य- 
त्सुज्यन्ते तेपां यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति | तद्यथा--आहृर पाञ्रम्‌, 
पात्रमाहरेति। 
दिशास्तहमे स्युः । व्रद्धिशव्दस्यादैच आदेशाः । पष्ठीनिर्दि्टस्या- 
देशा भवन्ति । न चात्र षष्ठी पश्यामः 
आगमास्तहींमे स्युवृंद्धिशब्दस्यादेच आगमः । आंगमा अपि पछ्ठीनि- 
दिएस्यैवोच्यन्ते। लिङ्गेन च। न चात्र पष्ठी न खल्वप्यागमछिङ्गं पश्यामः 
इनका साधुत्व पहले ही बताया जाचुका है । धातुपाठ में व्याकरणाध्येता के 
' लिये वृध॒ का सामान्यरूपेण उपदेश कर दिया गया है, उससे परे किन प्रत्यय विहित 
हे, आदैच भी अक्षर-समाम्नाय में उपदिश हैं । ; 
तो यह सूत्र प्रयोगविषयक नियम करनेवाला हो सकता हे--अथीत 
बृद्धिशञ्द से परे (नकि पूर्व) आदैच दाब्दों का प्रयोग होना चाहिये । इस शस्त्र में 
- प्रयोग ( अयुज्यमान पदों का क्रमविषयक ) नियम बताने का उपक्रम नहीं किया 
गया दे, किन्तु उन प्रयोगों का साधुत्वान्वाख्यान मात्र किया जाता है, पीछे वक्ता 
की इच्छानुसार उनका परस्पर सम्बन्ध होता है, जेसे आहर पात्रम्‌ ( पात्र लाओ ) 
घेसी भानुपूर्वी से भी कहा जाता है, पात्रमाहर ऐसा भी । 
तो ये आदेश हो सकते हें । वृद्धिशब्द के स्थान में आदैच आदेश होते हें । 
प्र आदेश षछीनिर्दिष्ट के स्थान में होते हैं, और यहाँ ( इस सूत्र में ) बही विभक्ति 
दीखती नही । 
तो ये आगम हो सकते हं--शद्धिशब्द को आदैच का. आगम हो । पर 
आगम भी पछीनिर्दिष्ट को ही होते हे । और आगम लिङ्ग (क्‌, ट्‌) से जाने जाते 
हैं। न तो यहाँ षष्टी दीखती हे और नहीं आगम-सिङ्ग दीखता हे। | 
और यहाँ प्रकृत-सूत्र मे यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों पद 
बुद्धि और आदैच्‌ समानाधिकरण और पुकविभक्तिक हें । और ऐसा सम्बन्ध केवल 
दो का होता है । कौन से दो का ? 


१. यहां षष्टी शब्द से षष्ठयथ का अभिप्राय हे । जहां पष्ठी विभक्ति के अर्थ 
का निर्देश है वहीं आदेश होते हैं, षष्ठी विभक्ति का निर्देश न होने पर भी यदि षष्टी 
का अथ हे तो आदेश हो जाते'हैं। जैसे नाभि नभं च, परस्त्री परशु च यहाँ नाभि को | 


नभ और परस्त्री को प । प मी म 
निर्देश नहीं हैं किन्ठु पष्ठो की अथै हैँ।' तै हँ य Iw [मिः ioNfSed ih षष्ठी , विभक्ति का 





तृतीय जाहिक १२९ 


इदं खल्वपि भूयः सामानाधिकरण्यमेकविभक्तिकत्वं चे । द्वयोइचैत- 
दूभवति । कयोः। विशेषणविशेष्ययोवी संज्ञासंजिनोर्वा | तचैतत्स्यात्‌-- 
विशेषणविशेष्ये इति । तब्च न। द्वयो हि प्रतीतपदार्थकयोलोके विशेषण- 
विशेष्यभावो भवति न चादेच्छब्दः प्रतीतपदार्थकः । तस्मात्संक्षासंक्षिनावेव । 


तत्र त्वेतावान्सन्देहः-कः संशी का संक्षेति। स चापि क्क सन्देहः । 
यत्रोभे समानाक्षरे । यत्र त्वन्यतरब्लघु सा संशा, यद्गुरु ख संशी । कुत 
पतत्‌ । लष्वर्थ हि संक्षाकरणम्‌ ।. तत्राप्ययं नावइयं गुरुलघुतामेवोपलक्ष- 
यितुमहेति, किन्तर्हि, अनाकृतितामपि। अनाकृतिः संशा आकृतिमन्तः 
सेशिनः । लोकेपि ह्याकतिमतो मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते । 

अथवाऽऽवर्तिन्यः संज्ञा भवन्ति । बृद्धिशब्दइचावतते, नादैच्छब्दः । 
सद्यथा--इतरत्रापि देवदत्तराब्द आवर्तते, न मांसपिण्डः । 


या तो विशेषण विसेष्यका, या संज्ञा और संजी का। तो ये दोनो विशेषण- 
विशेष्य हो सकते हैं । नहीं । प्रसिद्ध भर्थवाळे दो शब्दों का लोक में विशेषण-विशेष्य 
भाव होता है । पर लोक में आदैच तो अप्रसिद्ध हें । इसलिए यहां संज्ञासंशिभाव 
ही सामना चाहिए । र 

अब इसमें इतना सन्देह रहता दै--संज्ञी ( संज्ञावाला ) कौन दै, संज्ञा कौन 
हे । बह सन्देह भी कहां होता है ? जहां दोनों उद्दि्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान 
शब्द समसंख्यक अक्षरों वाळे हो । पर जहां दोनों में से एक लघ्वक्षर हो, वह संज्ञा 
लमझलनी चाहिए, जो अधिकाक्षर हो वह संज्ञी । यह क्योंकर! व्यवहार में लाघव 
के लिए संज्ञा की जाती है । पर केवल गुरुरुघुता को निर्णायक रूप से स्वीकार करना 
युक्त न होगा, अनाकृतिता ( भाकृति-दीनता ) को भी। संज्ञा अनाकृति होती है, 
संझी आक्नतिमान होते हैँ । लोक में भी भाकृतिवाले मांसपिण्ड की देवदत्त यह संज्ञा 
की जाती है । 

अथवा जो संज्ञाये होती हैँ उनकी विधिसूत्रो में आवृत्ति (पुनः पुन: उच्चारण) 
होती दै । बृद्धिशब्द की आधृत्ति देखी जाती है, आदैच्‌ शब्द की नहीं । जैसे अन्यत्र 

( छोक ) में भी देवदत्त शब्द की आवृत्ति होती है, मांस पिण्ड की नहीं । 


१. देवदत्तः पचति यहाँ सामानाधिकरण्य है किन्तु एकविभक्तिकत्व नहीं है । 
गौरदवः यहां एक विभक्तिकत्व है, सामानाधिकरण्य नही । वृद्धिरादैच्‌ यहाँ सामानाधि- 
करण्य और एकविभक्तिकत्व दोनों हें । इस लिये दोनों का अलग अलग ग्रहण किया है । 
कुछ लोग सामानाधिकरण्य शब्द का मानते हैं कुछ अर्थ का। दोनों के तात्पर्य में कोई 


CE [” Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digiti i 
भेद नहीं है f १ ollection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१६० ० ब्याक्रणसद्दासाष्य 


अथवा पूर्वोच्चारितः संक्षी, परोच्चारिता संज्ञा। झुल एतत्‌ । सतो हि 
कार्यिणः कार्येण भवितब्यम्‌। तथ्यथा-ईतशञ्रापि खतो मांसपिण्डस्य 
देवदष्त इति संज्ञा क्रियते । 
कथं वृद्धिरादेज इति । पतदेक्माचार्यस्य मङ्गलार्थे एय्यतास्‌। साङ्ग- 
लिक आचायौँ सहतः शाखौघस्य मङ्गलार्थ वृद्धिशब्दमादितः प्रयुड्क्ते । 
मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्त्यायुष्मत्पुख्थकाणि 
चाध्येतारइच वृड्धियुक्ता यथा स्युरिति | सर्वत्च हि व्याकरणे पूर्यो्चारिल; 
संशी, परोच्चारिता संज्ञा अदेङ्‌ गुण' इति यथा। 
दोषवान्खल्वपि संशाधिकारः। अएमेपि हि संक्षा क्रियते- तस्य 
परमाप्नेडितम्‌ इति । तच्नापीद्मजुवर्त्य स्यात्‌ । 
अथवाउस्थानेड्ये यत्नः क्रियते । नहीदं छोकादू. भिद्यते । यदीद्‌ 
____ ० प oT Hn MNS र” २ २ 


अथवा जिसका पूर्वोच्चारण है वह संही जानना चाहिए, जिसका पीछे 
उच्चारण है वहं संज्ञा । यह क्योकर ? इसलिए कि बुद्धद्वारा विषयीकृत अथे को 
पहले शब्द से कह कर उसको संज्ञा आादि काये विधान किया जाता हे, जैसे अन्यन्न 
(जोक में), बुढिसब्रूप मांसपिण्ड की देवदत्त सक्षा की जाती दै । 

सो बर॒द्धिरादेच्‌ यह सूत्र-न्यास कैसे हुआ ! (यहां जो क्रम का च्युत्तम हुआ 
है) यह भाचाय ने मङ्गल के लिए किया है, सो यदद एक दोष मर्षणीय है। सङ्गला- 
काङ्क्षी आचाये ने ब्रुत्‌ सून्रसमूह के मङ्गल के लिए वृद्धि शब्द को आदि मैं 
प्रयुक्त किया दै । कारण कि आदि में मङ्गलयुक्त शास्त्र प्रसिद्धि को ग्राप्त होते हैं, श्रोता 
बाद मै वीर ( अपराजित ) तथा चिरंजीव होते दे, और अध्येता दृद्धि-युक्त होते हैँ । 
ब्याक्रण सें सत्र पदछ उच्चारित संजी होता है और पीछे उच्चारित संज्ञा । जैसे 
अदेछ्‌ गुणः इस सूत्र में । न 

सज्ञाञधिकार करना भी दोषयुक्त ही है । अष्टम अध्याय में भी संशाये 
की जाती हैं जैसे तस्य परमाम्रेडितम्‌ (८।१।२) । जहां दो उच्चरित किए जाते हैं. उनमें 
से दूसरे को आम्रेडित कहते हैं । वहां भी इस अधिकार को अनुदृत्ति होगी । 


अथवा संज्ञा आदि. निर्देश-रूप यत्न का कोई अवसर नहीं। संज्ञा आदि 


` १. अपृक्त एकाछ प्रत्ययः यह संज्ञा सूत्र न मानकर परिभाषा सूत्र मान लिया 


जाएगा इस प्रकार सर्चत्र व्याः संडी रि 
हो जाता ह Prof. Satya याकरण में संज्ञा [का उच्चारण सजी, के बाद किया, हुआ सद्ध 


तृतीय आह्विक १३१ 


लोकाद्‌ भिद्येत ततो यत्नाह स्यात्‌। तद्यया-अगोजञाय कङ्चिद्‌ गां 
स्थानि कर्णे वा गृहीत्वोपदिशति--अयं गौरिति। न चांस्मायाचष्टे 
इयमस्य संज्ञेति। भवति चास्य सस्प्रत्ययः । - 

तत्रैतत्स्यात्‌-छृतस्ततन पूर्वरभिसस्वन्ध इति । इहापि छतः पूर्वैरभि- 
सस्वन्धः । कैः। आचार्यः। तत्रैतत्स्यातू--यस्मे तर्हि सम्प्रत्युपद्शिति 
तस्याकृत इति । लोकेऽपि हि यस्मै सस्मत्युपदिदाति तस्याकृतः । अथ तत्र 
कृतः, इद्दपि छतो द्रशव्यः ॥ 


सतो बृद्धयादिषु संज्ञाभावात्तदाश्रय इतरतराश्रयत्वादप्रसिद्विः ॥ 


सतः संश्षिनः संज्चाभावात्‌ । तदाथये संक्षाश्रये संज्ञिनि बडयादि- 
ष्वितरेवराश्वयत्वादभसिद्धिः । का इतरेतराश्रयता । सतामादैचां संशया 





निर्देश न होना कोई लोक से न्यारी बात नदीं हे । यदि शास्त्र में छोक से न्यारी बात 
हो तो अवश्य इसके छिए वचन-रूप यत्न करना द्दोगा । जैसे कोई गो को पहचानता 
नहीं, उसे दूसरा कोई गौ को ऊरुभाग अथवा कान से पकड़ कर बताता दै--यह 
चो ( बैड ) है, ओर यह नदी कहता कि यद इसकी संज्ञा (नाम) है। तिसपर भी 
उक्ष यथेष्ट बोध दो जाता है । 

वहा तो यह हो सकता है कि वृद्धौ ने अपने व्यवहार से गो शब्द का उस 
पदार्थ के साय (बाड्य वाचक) सम्बन्ध किया हुआ है । यहाँ भी पूर्व लोगो ने सम्बन्ध 
किया हुआ दै । किन्होते ? आचायौँ ने। उसमें भी ऐसा हो सकता है कि जिसके 
लिए अब उपदेश हो रहा है उसके लिए तो यह सम्बन्ध असिड है। (पर यह भी लोक 
के न्यारी बात नदी ) लोक मै भी जिसे गवादि शब्दाथै सम्बन्ध अभी बताया जा 
रहा है उसके लिए तो असिद्ध ही है। (यदि अनुमान आदि द्वारा) छोक में सिद्ध 
साना जाता है, तो शास्त्र सै भी सिद्ध मानने में कोई अड्चन नहों। टि 

( वा०) निसन्न का बृद्धयादि संज्ञा के साथ सम्बन्ध होने से तथा संज्ञी का 
सञ्ञा55श्चित होने से अन्योन्याश्रय होने से वाक्याथै को सिद्धि न होगी । 

ओ संज्ञी के विद्यमान होने पर संज्ञा होने से । तदाश्रय अर्थात्‌ संज्ञाऽऽश्रय संशी 

होने पर वृद्धयादि पढौ मै अन्योन्याश्रय होने से वाक्याथ न बन सकेगा । 


यहां कोन सा अन्योन्याश्रय है, New Delhi. Digitized by eGangotri 
आदैच्‌ पहले सिद्ध हो तो उनकी एृडिसंशा हो, और संज्ञा से भादे की 





FPSO फक Ty १. 


१३२ ज्याकरणमहाभाष्य 


भवितब्यम्‌, संक्षयो चादैचो भाव्यन्ते । तदेतद्‌ इतरेतणञ्जयं भषति । 
इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । तद्यथा--नौनोवि बद्धा लेतरत्ना- 
णाय भषति। द द 
नलु च भो इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि हच्यन्ते । तद्यथा--मौः 
शकटं बहति, शकटे च नावं वहति । अन्यदपि तत्र किंश्चिद्‌ भवति जलं 
स्थळं वा । स्थले शकटं नावे चहति । जले नीः शकरं बहति। . 
यथा तहिँ चिविष्टब्धकम्‌। तत्राप्यन्ततः खूजक भवाति। इद पुनरि- 
तरेतराश्रयमेव । 


सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्‌ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। नित्यशब्दत्वात्‌ । नित्याः शब्दाः, नित्येघु 
शब्देषु सतामादैचां संज्ञा क्रियते, न च संश्वयाऽऽदैचो भाव्यन्ते। 
उत्पत्ति होती है, अन्योन्याश्रय है। अन्योन्याश्चितकार्य, नहीं सिद्ध होते । जैसे एक 
(कणेधार रहित) नौका ऐसी ही दूसरी नौका से बांधी हुईं एक दूसरे की रक्षा करने 
में असमथ होती दै । 

अजी अन्योन्याश्रित कार्य भी सिद्ध होते हुए देखे जाते हैं, जैसे नौका छकड़े 
को देशान्तर में छे जाती है और छकड़ा नोका को । (यह दृष्टान्त ठीक नहीं ) कुछ 
और भी वहां विशेष होता है जळ अथवा स्थल । स्थळ मै छकड़ा नौका को छे जाता 
हे, जल में नौका छकडे को. (सो यहाँ अन्योन्याश्रय नदी) । 

अच्छा तो ब्रिविष्ट्धक इष्टान्त सही । यहां.भी भीतर कीछकादि कारणान्तर | 
सिद्धि का प्रयोजक है । प्रकृत मै तो अन्योन्याश्रय दोष अपरिहाये ही ठहरा । 

( वा० ) शब्द की नित्यता के कारण अन्योन्याश्रय दोष न होगा । 

इस दोष का परिहार हो जाता है । 

केसे ? 

शब्द नित्य हैं, इस हेतु से । 

शब्द नित्य हैं, शब्दो के नित्य होते हुए ( पहले से) विद्यमान आ, ऐ, औं 
की ( Rs ) संज्ञा को जाती है न कि संज्ञा द्वारा ( अपू ) जा, ऐ, शौ को घनाया 
जाता है। 


नर शड इ दाद सलभ 





तृतीय आाहिक ११३ 
यदि तर्हि नित्याः शब्दाः, किमर्थे शास्त्रम्‌ । 


किमर्थं शास्त्रमिति चेन्नित्रतकत्वात्सिद्धम्‌ ॥ 
निवर्तकं शास्त्रम्‌ । कथम्‌ । स्टुजिरस्मायविशेषेणोपदिष्टः। तस्य 


सर्वत्र सूजिबुद्धिः प्रखक्ता। तत्रानेन निश्वृत्तिः क्रियते मृजेरक्ङित्लु 
प्रत्ययेषु खुजिप्रसङ्गे मार्जिः साधुमवतीति । 


' बृद्धिगुणसंज्ञयोः प्रत्येकं वचनम्‌ ॥ 


चूद्धिगुणसंक्योः प्रत्येके ्रहणं कर्तव्यम्‌ । प्रत्येकं बुद्धिगुणसंशे भवत 
इति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌। समुदाये मा भूतामिति । 


अन्यत्र सहवचनात्समुदाये संज्चा प्रसङ्ग: || 
अन्यत्र सहवचनात्समुदाये बृद्धिगुणसंशयोरप्रसब्नः । यत्रेच्छति 
DS NSS RSIS न लल 

यदि शब्द नित्य हैं, तो शास्त्र किस काम का रहा? 

(चा० ) यदि पूछो शास्त्र किस काम का रहा, शास्त्र निवतेक होने से 
सफल है । 

शास्त्र नियतेक है । केस ? अध्येता के छिए एज धातु का सामान्यरूप से 
उपदेश कर दिया गया है । उसकी स्त्र सज रूप ही साधु है ऐसी बुद्धि होने छगी । 
सब शास्त्र इस प्रकार इसकी निवृत्ति करता है--कित्‌ झ्ति-भिन्न प्रत्ययों के परे 
"दते सज के प्रसङ्ग (अवसर) में माजि रूप साधु होता है। 

( वा० ) वृद्धिगुण संज्ञा करते समय प्रत्येक शब्द का उच्चारण करना 
चाहिए । 

अर्थात्‌ यह कहना चाहिए कि वृद्धि और गुणसंज्ञा आदैच्‌ ( भा, पे, औ ) 
और अदेङ्‌ ( भ, ए, ओ ) में के प्रत्येक की होती है । 

इसका क्या प्रयोजन है ? 

समुदाय ( आदैच्‌ अदेङ्‌ ) की मत हो । 

( वा० ) जहां सह शब्द उच्चारित नहीं होता वहां समुदाय की संज्ञा का 
प्रसङ्ग ही नही Satya Vrat Sh: 


जहाँ आचार्य समुदाय को काये करना चाहत हैं वही संह शब्द का उच्चारण 


१३४ व्याकरणमद्दा भ्य 


सहभूतानां कार्य करोति तत्र सहग्रहणम्‌। तद्यथा सह सुपा” “उभे 
अभ्यस्तं सह” इति। व 
प्रत्यवयवं च वाक्‍यपरिसमातते: । 
प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमातिई्यते । तद्यथा देवद्सयज्द्त्तविष्णु- 
मित्रा भोज्यन्तामिति। न चोच्यते प्रत्येकमिति। प्रत्येकं च साजे; परिः 
समाप्यते । 
नचु चायमप्यास्त दृष्टान्तः -सस्रुदाये चाक्यपरिसमाप्तिरिति । 
` तद्यथा गगोः शतं दण्डयन्तामिति। अर्थिनइच राजानो हिरण्येन भवन्ति; 
न च प्रत्येकं दण्डयन्ति। सत्येतस्सिन्दष्टाम्ते यादे तत्र सहग्रहणं क्रियते, 
इहापि प्रत्येकमिति वक्तव्यम्‌। अथ तत्रान्तरेण .सहग्रहणं सहभूतानां 
कार्य भवति, इद्दापि नार्थः प्रत्येकमिति वचनेन ॥ 
अथ किमर्थमाकारस्तपरः क्रियते । 


आकारस्य तपरकरणं सवर्णार्थम्‌.॥ 
आकारस्य तपरकरणं क्रियत। कि प्रयोजनम्‌। सवर्णाथम्‌ । तपरस्त- 





करते हैं जैसे सह छुपा ( २।१।४ ) उभेअभ्यस्तं ( ६।१।५ ) सह इत्यादि में । 

( वा० ) प्रत्येक में भी वाक्यार्थं की परिसमाक्षि देखी जाती है इस लिए भी 
प्रत्येक की संज्ञा होगी । जैसे देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र को भोजन खिछाओ । यह 
नहीं कहा जाता कि इनमें से प्रत्येक को, पर प्रत्येक में भोजन क्रिया पयेवसित 
( पूणेरूप से समाप्त ) होती है । 

अजी यहं भी तो दृष्टान्त है--समुदाय में वाक्याथ की समाप्ति होती है । 
जैसे गग लोगा से सो दण्ड (जुर्माना) लिया जाए। राजाओं को धन की अपेक्षा 
होती है पर वे प्रत्येक से दण्ड नहीं छेते। इस दृष्टान्त के होते हुए भी यदि वहां 
( गर्गदण्डन में ) सह अहण किया जाता हो तो यहाँ प्रकृत में भी प्रत्येकम्‌ यह कहना 
चादिए । पर यदि वहां बिना सद्दग्रहण समुदाय को कार्य होता है, तो यद्वां भी 
प्रत्येकम्‌ इस वचन का कुछ प्रयोजन नहीं । 

अब यह विचार उपस्थित होता है कि सूत्र में आकार तपर क्यों किया 
गया है । द 

( वा० ) आकार का तपर करना सवणे ग्रहण के लिए है। आकार. तपर 
किया गया है, , दलका, कया. प्रयोजन है... स म, के लिप, ॥.,.त्रपरस्तत्कालस्य 





तृतीय आहिक १३५ 


इति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्‌। केषाम्‌। उदात्तानुदात्तः 
स्वरितानाम्‌। कि च कारणं न स्यात्‌। 


भदकत्वात्स्वरस्य ॥ 


भेदका उदात्तादयः । कथं पुनर्शायते भेदका उदात्ताद्य इति। एवं 
इच्यते लोके य उदात्त कतेव्ये5जुदार्त करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै 
चपेटां ददाति अन्यत्त्वे करोषीति । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किन्तर्हि । इति-- 


भेदकत्वादूगुणस्य ॥ 


भेदकत्वाद्शुणस्येति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । आजुनासिक्यं नाम 
गुणः, तद्भिन्तस्यापि ग्रहणं यथा स्यात्‌। किं च कारणं न स्यात्‌। भेदकत्वाद्‌ 
शुणस्य। भेदका गुणाः । कथं पुनर्शायते भेदका गुणा इति। एवं हि इश्यते 





0216 0007 क मी क PL निम ननततिनितितासनननानमतननन 3, 
इस शास्त्र से अपने समान काळवाले दूसेर सवणे भाकारो का भी ग्रहण हो सके, 
इस लिए । किन का? 

उदात्त अनुदात्त स्त्रित ( आकारां ) का । | 

क्या कारण है कि ( तपर किए बिना ) इनका ग्रहण न होगा ! 

( वा० ) उदात्त आदि स्वरों के भेदक होने से ॥ 

उदात्त आदि भेदक हैं । 

यह कैसे जाना कि उदात आदि भेदक द्वोते ह! 

ऐसा लोक में देखा जाता है जो शिष्य उदात्त उच्चारण करने के स्थान में 
अनुदात उच्चारण करता है खण्डिक्रोपाष्याय उसके सुंद पर चएत देता दै यद कहते 
हुए कि तू कुछ और का उच्चारण कर रद्वा Ln 

तो यह तपरत्व का प्रयोजन दहरा न! तो झ्या कहना है? यह कि 

(बा० ) गुणों के भेदक होने से ॥ 

गुण के भेदक होने से यह कना चादिए । 

आजुनासिक्य गुण है, तदूगुणविशिष्ट का ग्रहण हो जाए इस लिए । क्या कारण 
है कि आनुनासिक्य गुण ( घमे) वाळे आदैच्‌ ( आ ऐ और भी ) का ग्रहण नहीं 


होता १ (९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१३६ व्याकरणमदहाभाष्य 


लोके-एको प्यमात्मौ उद्क नाम, तस्य गुणभेदादन्यत्त्व भवति-अन्यदिदं 
शीतम्‌, अन्यदिदसुष्णमिति । 

नजु भो अभेदका अपि गुणा इ्यन्ते। तद्यथा देवदत्तो सुण्ड्यपि 
जव्यपि शिख्यपि स्वामाख्यां न जहाति, तथा बालो युवा बृद्धो वत्सो 
दस्यो बलीवर्दे इति । 

उभयमिदं गुणेषूक्तम्‌- भेदका अभेदका इति । कि पुनरत्र न्याय्यम्‌ । 
अभेदका गुणा इत्येच न्याय्यम्‌। कुत एतत्‌ । यदयम्‌ 'अस्थिदधिसक्थ्य- 
इणामनङ्दात्तः' इत्युदात्तत्रहणं करोति तउ्ज्ञापयत्याचायोऽभेदका गुणा 
इति। यदि हि भेदका गुणा; स्युः, उदात्तमेवोच्चारयेत्‌ । 


गुणो के भदक होने से । गुण भेदक हैं । 
केसे जानते हो कि गुण भेदक होते हैं ? 


ऐसा ही कोक में देखते हें । सभी जल एक अभिन्नद्रच्य दै । उसका गुणभेद. 
से भेद हो जाता दै, यह शीत जळ और हे और यह उप्ण जल और । 





अजी गुण अभेदक भी देखे जाते दै, जैसे देवदत्त चाहे मुण्डित सिर वाळा 
हो, 'चाहे जटा वाळा और चाहे शिखा वाळा, अपने ( देवदत्त इस ) नाम को नहीं 
छोड़ता इसी प्रकार वही देवदत्त बाल्य यौवन और वृद्धत्व को प्राप्त हुआ भी देवदत्त 
ही रहता है। तथा एक ही गो-पिण्ड अवस्थाभेद से वत्स, दम्य भौर बलीवर्द 
कहळाता दै । ८ 

गुणा के विषय में दोनों बाते देखी जाती हैं--गुण भदक भी हैं और अभेदक 
सी । शास्त्र में कौन सा पक्ष न्याय्य ( युक्त ) हे । गुण अभेदक हैं यही न्याय्य है। 

. यह केसे जानें ? 

जो आचाये अस्थिदध्रिसकध्यकष्णामनङ्उदात्तः इस सूत्र में अनङ्‌ को उदात्त 
बतडाते हैँ इससे ज्ञापित करते हैं. कि गुण अभेदक होते हें । गुणों के अभेदक होने 
से उच्चारित किए गए उदात्त अनङ्‌ की तरह अजुच्चारित अनुदात्त का भी ग्रहण 
होता । यदि गुण भेदक हों तो उदात्तयुणयुक्त अनढ का उच्चारण कर दे ( जिससे 
तदूगुणविरिष् का ही ग्रदण होगा दूसरे का नहीं ) । 


१. आत्मन्‌ शब्द यहां द्रव्यवाची है । 


२. आम्नाय शब्दों में स्वर नियत है, अतः वेद सँ गुण भेदक ही हैं। 
नी ref Shastri (:018011011, के ही 2 मौ पिण्ड itize eGangotri 
लीक में दोना तरे से व्यवहार है । एक ड का वत्स आदि अवस्था 











तृतीय झाहिक १३७ 


यदि तहीँमेदकां गुणा अचुदात्तादेरन्तोदात्ताच्च यदुच्यते तत्स्वरि- 
तादेः स्वरितान्ताच्च प्राप्नोति । नेष दोषः। आश्रीयमाणो गुणो भेदको 
भवति । तदयथा-शुक्लमालभेत, कृष्णमालभेत । तत्र यः शुक्ल आलब्धव्ये 
कृष्णमालभते, न हि तेन यथोक्तं कृतं भवति । - 


असन्देहार्थस्त्दि तकारः । पेजित्युच्यमाने सन्देहः स्यात्‌ किंमिमाचे- 
चार्वेच, आहोस्विदाकारोप्य्र निर्दिश्यत इति। सन्देहमात्रमेतद्भवति। 
सर्वसन्देहेषु चेद्‌सुपतिप्ठते-व्याख्यानतो चिशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहाद- 
रक्षणम्‌ इति। त्रयाणां ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । अन्यत्राप्येब>्जातीयकेपु 








अच्छा यदि गुण अभेदक हैं तो जो काये अनुदात्तादि अथवा अन्तोदात्त को 
विधान किया जाता है वह स्वरितादि अथवा स्वरितान्त को भी होने लगेगा । यह 
कोई दोष नहीं । स्व-वाचक शब्द द्वारा निर्दिष्ट गुण भेदक ही होता है । जैसे शुक्ल 
का आलम्भन ( यागार्थं वध ) करे, कृष्ण का आलम्भन करे । ऐसी चोदना होते 
हुए जो शुक्ल के स्थान में कृष्ण का आलम्भन करता हे, वह शास्त्रोक्त अनुष्ठान 
नहीं करता । 

अच्छा तो प्रकृत मै तपर नहीं किया है, असन्देह के लिए तकार का उच्चारण 
किया है ऐसा समझना चाहिए । यदि त्‌ न पढ़ा जाय, केवल ऐच्‌ ही पढ़ा जाय 
तो सन्देइ होगा कि यहाँ ऐच्‌ मात्र का निर्देश हे अथवा आकार भी प्रडिलिष्ट है । यह 
केवळ सन्देह है ( कोई दोष नहीं ), और जहां भी सन्देह हो वहां यह परिभाषा 
उपस्थित होती हे-व्याख्यान से विशेष बोघ होता है, सन्देह होने से ही लक्षण 
अलक्षण नहीं हो जाता । तीनों का ग्रहण इष्ट है ऐसा विवरण कर देंगे । अन्यत्र भी 





भद से व्यवहार है, और यह बही गोपिण्ड है ऐसी पहचान होने से अभेद से भी । 
अत्र=्शास्त्रे । 

१, गुण-रहित का उच्चारण तो होगा नहीं, उच्चारण अवश्य ही उदात्त 
अथवा स्वरित सहित ही होगा । यदि गुण अभेदक होते हैं यह पक्ष है तो किसी एक 
स्वर से उच्चारण किया हुआ अकारादि स्वरान्तर-युक्त अकारादि का भी बोधक हो 
सकता है जब तक कि वह उच्चारितस्वर विवक्षित है यह बताने के लिए उसके साथ 
तद्वाचक उदात्त आदि शब्द का उच्चारण न हो। यदि गुण भेदक होते है यह पक्ष 
है तो किसी एक स्वर से उच्चारण करना ही अन्य-स्वर-युक्त अकारादि की निदृत्तिके 
लिए पर्याप्त होगा । ० 


न 'प्रस्थेडवू दमकक्यांदीना Satya ऑदीनास, ६॥२1 ८७) इस सूत्र हालात य के | 


१३८ च्याकरणमहाभाष्य 
सन्देहेषु न कंचिद्‌ यत्नं करोति । तद्यथा 'तोस्शसोः” इति । 


इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌- आन्तर्यतखिसात्रचतुर्माचाणां स्थानिलां 
त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशा मा भूबक्षिति। खट्वा इन्द्र; खद्‌ चेन्द्रः, खट्वा 
उदकम्‌ खट्वोदकम्‌, खदवा ईषा खट्वेषा, खट्वा ऊढा खद्योढा, खटूवा 
एलका खद्चैलका, खद्वा ओदनः खट्वौदनः, खट्वा पतिकायनः 
खट्वैतिकायनः, खद्वा औपगवः खद्वौपगव इति । 

आथ क्रियमाणेपि तकारे. कस्मादेव त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां 
न्रिमात्रचतुंमीत्रा आदेशा न भवन्ति। तपरस्तत्‌कालस्य इति नियमात्‌ । 
नज्जु तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः। नेत्याह । तादपि परस्तपरः। यदि 











इस प्रकार के सन्देहो मै कोई वचन-रूप यत्न नहीं किया जाता, जैसे औतोम्शसो: 
इस सूत्र में व्याख्यान से अवगत होता है कि आकार और ओकार-दोनों का 


निर्देश दै ) म्ल नैर स्त गे प्‌ 


तो तपर करण का.थद प्रयोजन है--आन्तरतम्य से त्रिमात्र चतुर्मात्र स्थानियौ 
को त्रिमात्र चतुर्मात्र आदेश न होने लग जाये । खट्वा इन्द्रः खट्वेन्दः ( यहाँ ए 
त्रिमात्र न हो ), खट्वा उदकं खट्वोदकम्‌, खट्वा ईषा खट्वेषा ( यहां ए चतुर्मात्र- 
नद्दो ), खटूवा उडा खट्वोडा, खट्वा एलका खट्वैलका ( यहां ऐ चतुर्मात्र न हो) 
खट्वा ओदनः  खट्वौदनः, खट्वा ऐतिकायनः, खट्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः 
खट्वौपगवः । 

प्रदन यह है कि तकार उच्चारण करने पर भी किस कारण त्रिमात्र 
चतुर्मात्र स्थानियाँ को त्रिमात्र चतुर्मान्न आदेश नहीं होते? तपरस्तत्कालस्य इस 
नियम से । पर त. जिससे परे हो वह तपर होता है (ऐच से तो त्‌ पूर्वोच्चारित है) । 
नहीं, त्‌ से जो परे हो वह भी तपर होता है । यदि त्‌ से परे भी तपर होता 





में भी पूवपद आद्युदात्त विधान किया हे । वह आकार की वृद्धि संज्ञा को सिद्ध करता है । 
माला के आकार की वृद्धि संज्ञा ह कर. माला यह शब्द समुदाय वृद्धियंस्याचामादिस्‌ 
तदू बृद्धम स इद्धसंशक हो जाता हे । अत्रद्ध न रहने से प्रस्थेञवृद्धम्‌ से पूवपद आगुदात्त 
प्राप्त नहीं था उसके विधान के लिए मालादीनां च (६।२।८८) यह चरितार्थ हो जाता है। 
अन्यथा माला शब्द बृद्ध स्तक न हो कर अबृद्ध ही रहता तो प्रस्थेञ्वृद्धम्‌ से ही उसमें 
स्वर सिद्ध था । यही व्याख्यान है । ओतोऽम्शसोः में भी इसी प्रकार व्याख्यान से आ 
ओतः यहःछेह पमा जाता. है. ८ New Delhi. Digitized by 60391800. 





तृतीय आहिक १३९ 


तादपि परस्तपरः, 'ऋद्दोरप” इतीहैव स्यात्‌--यवः स्तवेः, लवः पव 
इत्यत्र न स्यात्‌ । नेप तकारः। कस्तर्हि । दकारः । किं दकारे प्रयोजनम्‌ । 
अथ कि तकारे। यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दकारोपि। अथ सुखसुखार्थस्तकारः 
दकारोपि । वृद्धिरादेच्‌ ॥ 


इका गुणबृद्धी ॥ १।१।३॥ 
इग्ग्रहणं किमर्थम्‌ । 
इ्प्रहणमात्सन्ध्यक्षरव्यञ्जननिृत्यर्थम्‌॥ 


इग्ग्रहणं क्रियते । किं प्रयोजनम्‌ । आकारनिदृत्त्यर्थ सन्ध्यक्षरनिः 
दृस्यर्थ व्यः्जननिवृत्त्यर्थ च । 

आकारनिवृत्त्यथ तावत्‌-याता वाता । आकारस्य शुणः प्राप्नोति । 
इग्ग्रहणान्न भवति । सन्ध्यक्षरनिवृत्त्यर्थम्‌- ग्लायति म्लायति। सन्ध्यक्षर 





है तो ऋदोरप्‌ ( ३।३।५७ ) इस सूत्र से यवः स्तवः यहाँ ही अप्‌ प्रत्यय हो सकेगा, 
लवः पवः यहाँ नहीं । पर इस सूत्र मै तकार नहीं है । तो क्या है ? दकार । दकारो- 
च्चारण का क्या प्रयोजन है ? हम आप से पूछते हैं तकार उच्चारण का क्या प्रयोजन 
हे । यदि संदेहाभाव के लिए तकार है, तो दकार भी इसीलिए हो सकता हे । और 
यदि उच्चारण सौकये के लिए तकार है, तो दकार भी इसीलिए हो सकता हे । यहां 
श्रद्धिरादैच सूत्र की व्याख्या समाप्त हुईं ॥ 

इको गुणड्गद्धी ॥ 

इस सूत्र में इक्‌ का ग्रहण किस लिए किया है! 

(बा०) इक्‌ का ग्रहण, आकार सन्ध्यक्षर और व्यजन की निवृत्ति के लिये 
(किया गया है) ॥ 

इक्‌ का ग्रहण किया है । प्रयोजन क्या है ! 

आकार-निवृत्ति के लिये, सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये तथा ब्यज्जन की 
` निवृत्ति के लिये । 

आकार की निवृत्ति के लिये इक्‌ ग्रहण अर्थवान्‌ दै--याता वाता। यहाँ आकार 
को गुण प्राप्त होता है | इक्‌ ग्रहण से रुक जाता हं । सन्ध्यक्षर को नित्रृत्ति के लिये 
इक्‌ अहण चाहिये ग्लायति म्लायति । यहा सन्ध्यक्षर का गुण प्राप्त होता है, इक्‌ ग्रहण 
FanMon 3100020 या स प 





८0१.०दु. स्ड('अदादि'} हलळ-वक्रातन्ताहे ल्ामर./क्रप्रादि)रहीशे ऊकारान्त हैं । 





१४० व्याकरणमहाभाष्य 


स्य शुणः प्राप्तोति । इर्ग्रहणान्न भवति । व्य्जननिवृत्त्वथम:-उस्मिता 
उम्भितुम्‌ । उम्भितव्यम्‌ । व्यञ्जनस्य गुणः प्राप्नोति। इग्ग्रहणान्न भवति । 


आकारनिवृत्त्यथन तावन्नार्थः । आचार्यमवृत्तिज्षापयति-नाकारस्य 
गुणो भवतीति । यद्यम्‌ “आतोऽनुपसगे कः” इति ककारसजुवत्थ करोति । 
कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌। कित्करण पतत्प्रयोजनम्‌-कितीत्याकारळोपो यथा 
स्यात्‌ । यदि चाकारस्य गुणः स्यात्‌ कित्करणमनर्थकं स्यात्‌। गुणे कृते 
इयोरकारयोः पररूपेण सिद्धं रूपं गोदः कस्चलद्‌ इति। पश्यति त्वाचायो 
नाकारस्य गुणो भवतीति, ततः ककारमचुबन्धं करोति । 


सन्ध्यक्षरनिव्ृत्त्य्थैनापि नार्थः। उपदेशसामर्थ्यात्‌ सन्ध्यक्षरस्य 


गुणो न भवति | 


| व्यञ्जननित्वृत्त्यर्थेनापि नार्थः । आचायेभवृत्तिक्षीपयति न व्यञ्जनस्य 
गुणो भवतीति। यद्यं जनेर्ड शास्ति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । डित्करण 


से रुक जाता है । व्यल्जन की निवृत्ति के लिये भी इक्‌ ग्रहण चाहिये उम्भिता 


उम्भितुम्‌ । यहाँ व्यञ्जन (स्‌) के स्थान में (ओष्ट्र होने स) (ओ) गुण प्राप्त होता 
है, इक्‌ महण से रुक जाता दै । 

आकार निवृत्ति के लिये इक्‌ ' ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं । आचार्य का 
व्यवहार बताता है कि आकार को गुण नहीं होता। आचार्य का आतोऽनुपसगें कः 
इस सूत्र में ककार अनुबन्ध लगाना इसमे ज्ञापक है । यह ज्ञापक कैसे होता है? 
कित्‌ करने का यही प्रयोजन है कित प्रत्यय को निमित्त बनाकर ( आतो लोप इटि च 
(६।४।६४) इस सूत्र से धातु के आकार का लोप हो जाय। (पर) यंदि आकार को 
गुण (अ) होता हो तो कित्‌ करना व्यथ हो जाय । गुण होने पर ( शुण-रूप )अ 
और ( प्रत्यय-रुप ) अ के ( अतो गुणे ६।१।९७ ) इस सूत्र से पररूप होने से 
गोदः कम्बलदः-ये रूप सिद्ध हो जायंगे। आचार्य जानते हैं कि आ को गुण नहीं 
होता, अतः इष्ट-रूप सिद्धि के लिये ककार अनुबन्ध लगाते हैं । 

सन्ध्यक्षर की निइत्ति के लिये भी इक्‌ ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं । आचार्य 
ने ( ऐ औ ) सन्धयक्षरों को वर्णसमाम्नाय में पढ़ा है, वह पढ़ना ( उपदेश ) व्यथै 
हो जायगा यदि ऐ औ के स्थान मै गुण ( ए, ओ ) हो जाय। . 

व्यज्जन निवृत्ति के लिये भी इक्‌ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । आचार्य 
का व्यवहार बताता है कि ब्यब्जन को गुण नहीं होता। आचाय का जन घातु से उ 


द 5 प्रत्यय करना इस में जञापक हैं 0८ Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय भाह्विक १४१ 


एतत्प्रयोजनम्‌-डितीति टिलोपो यथा स्यात्‌। यदि व्यञ्जनस्य गुणः 

स्याद्‌ डित्करणमनर्थकं स्यात्‌ । गुणे इते त्रयाणामकाराणां पररूपेण सिद्ध 

रूपं स्यादुपसरजो मन्दुरज इति । पञ्यति त्वाचायों न व्यञ्जनस्य गुणो 

भवतीति । ततो जनेडे शास्ति। 

नेतानि सन्ति ज्ञापकानि । यत्तावदुच्यत--कित्करणं जापकं नाकारस्य गुणो 

भवतीति। उत्तरार्थमेतत्स्यात्‌- “तुन्दशोकयोः परिस्जापचुदोः” इति। 
यत्तर्हि “गापोएक्‌” इत्यनन्यार्थं ककारमनुबन्धं करोति । 


यदप्युच्यते-उपदेशसामर्थ्यात्सन्भ्यक्षरस्य गुणो न भवतीति। 
यदि यद्यत्सन्ध्यक्षरस्य प्राप्नोति तत्तदुपदेश-सामथ्याँद्‌ वाध्यते, आया- 
दयोपि तर्हि न प्राप्नुवन्ति। नेष दोषः। ये विधि प्रत्युपदेशोऽनर्थकः, 
स विधिवीध्यते'। यस्य तु विधेनिमित्तमेव, नासौ वाध्यते। गुणं च 


डित्‌ करेन का यही प्रयोजन है कि डित्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर टि-लोप 
हो जाय। ( पर ) यदि व्यञ्जन को गुण होता हो तो डित्‌ करना व्यथ हो जाय। 
(कारण कि) गुण होने पर तीन अकारों ( जकारोत्तरवर्ती अकार, न्‌ को गुण 
करने से प्राप्त अ तथा प्रत्यय का अ) का पर-रूप होने से उपसरजः, मन्दुरजः 
थे रूप सिद्ध हो जायंगे। आचाये जानते हैं कि व्यञ्जन को गुण नहीं होता, अतः 
जनू धातु से ड प्रत्यय का विधान करते हें। (और इस तरह इष्ट रूप की सिद्धि 
करते हैं ) । 

थे ज्ञापक नहीं हें । यह जो कहा गया हैं कि आतोऽनुपसग कः में कित्‌ 
करना इस बात का ज्ञापक है कि आकार को गुण नहीं होता, सो यह ( सप्रयोजन 
होने से ) उत्तर-सून्र तुन्दशोकयो: परिमृजापनुदोः में अनुवृत्ति के लिये होने से 
ज्ञापक नहीं । ४ र 

अच्छा तो गापोष्टक्‌ मै ककारानुबन्ध का तो और कुछ प्रयोजन नहीं सो यह 
ज्ञापक होगा । 

- यह जो कहा गया है उपदेश की साथैकता के लिए सन्ध्यक्षर को गुण न 
होगा । यदि जो-जो कार्य सन्ध्यक्षर को प्राप्त हो उस उस कार्य का उपदेश के बल 
पर बाध हो जाय तो सन्ध्यक्षरों को आय्‌ आदि आदेश भी न हो सकेंगे। यह कोई 
दोष नहीं । जिस विधि के होने से उपदेश अनर्थक होता हो उस विधि का बाघ 
होता है। जिस विधि का सन्ध्यक्षर निमित्त ही हो उसका बाध क्याँकर हो ? गुण 


न्न कासया अ पहाध भी पक्ष पंढ>प्संकतें छ ५३सःअवस्था में त्वया 





, तस्मादिग्ग्रहण कर्तव्यम्‌ ॥ 





१ ४२ व्याकरणमहांभाष्य 
अत्युपदेशोऽनर्थकः, आयादीनां पुनर्निमित्तमव ॥ 


यदप्युच्यते-जनेडवचनं ज्ञापकम्‌--न व्यञजनस्य गुणो भवतीति । 
सिद्धे विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति। न च जनेर्गुणन सिध्यति । 
कुतो ह्येतत- जनेर्गुण उच्यम'नोऽकारो भवति, न पुनरेकारो वा स्यादोकारो 


_ वेति आन्तर्यतोऽथमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य मात्रिको$कारो भविष्यति । 


पवमप्यजुनासिकः प्राप्नोति। पररूपेण शुद्धो भविष्यति। णवं तर्हि 
गमेरप्ययं डो बक्तव्यः । गमेशच गुण उच्यमान आन्तर्यत ओकारः प्राप्नोति । 





के प्रति (यदि गुण हो जाय) उपदेश अनर्थक हो जाता दै, आय्‌ आदि आदेशों का 
तो निमित्त ही हे । 

i यह जो कहा गया है कि जन्‌ धातु से ड विधान करना इस बात का ज्ञापक 
हे कि व्यञ्जन को गुण नहीं होता, (सो यह भी ज्ञापक नहीं ) (प्रकारान्तर से) कार्य 
सिद्धि होते हुए जा विधि आरम्भ की जाती है वह ( व्यर्थ होने से ) ज्ञापक होती दै । 
जन्‌ को गुण करने से तो इष्टरूप सिद्ध नहीं होता। इसमें क्या हेतु हें कि जन्‌ के 
नकार के स्थान में अ गुण हो, ए अथवा ओ न हो? ( उत्तर ) आन्तरतम्य 
से अधेमात्रिक व्यञ्जन के स्थान में पुकमात्रिक अ ही होना उचित है ( द्विमान्निक 
ए ओ नहीं) । पर अनुनासिक न्‌ के स्थान में अनुनासिक अ होगा । (काई 
हज नडी, अतो गुण से) पर-रूप होने ( पर=्शुद्ध प्रत्यय का .अ ही रूप होने ) से 
शुद्द अकार मिल जाएगा । अच्छा यदि यह बात है ( तो भी शापक नहीं बन सकता ) 
यह इ उत्तरत्र अनुवृत्ति के लिए साथैक है । अन्येव्वपि इइयते इस वचन से रामू 
स भी ड विधान किया जाता है। यदि गम्‌ को गुण विधान किया जाय तो स्थान के 
आन्तरतम्य से ( ओळय होने से) म्‌ के स्थान में ओ होगा। अतः इक्‌ ग्रहण 


करना चाहिए । 





ग्लायत इत्यादि रूप नहीं बनेगें। इसलिए ग्छै के स्थान मे ग्ले ही पड़ा जा सकता था 
वेसा न पढ़ कर जो ग्छै पढ़ा है उससे गुण का अभाव ज्ञापित होता है। आयादेश तो 
ग्लै पड़ने पर ही प्राप्त हो सकता है इस लिए ग्छै पढ्ने के साम्य से आयादेश का 
अभाव नहीं हो सकता । हों ग्छे न पढ़ कर ग्छै पढ़ने से जैसे गुण का अभाव ज्ञापित 
होता है वैसे आदेच उपदेशेऽशिति से होने वाला जो. ग्ला. यह आतव 


| (. “> होती . 2101, 93 ध्योल्यापमूठिमदाम Vrat 5140 Collection, New Deli. Digitized by है. जसू अभाव 
मौ प्राप्त होती हैं बह ने ध्यौस्योपमो्िमदाम, इस ज्ञापक स रुक जाएगा। 


तृतीय भांदवक १४३ 


यदीग्प्रहण क्रियते द्योः, पन्थाः, खः, इमम्‌ इति, पतेऽपीकः 
प्राप्नुचन्ति । 
सज्ञया विधाने नियमः ॥ 
संज्ञया ये विधीयन्ते तेपृ नियमः । 
कि वक्तव्यमेतत्‌ । न हि | कथमनुच्यमान गेस्यते । गुणवुद्धित्रहण- 
सामर्थ्यात्‌ । कथं पुनरन्तरेणं गुणश्वद्धप्रहणामिको गुणत्रुद्री स्याताम्‌ । प्रकृतं 
गुणब्ृद्धिय्रहणमबुवर्तते । छ प्रकतम्‌। “ब्रद्धियदैजदेङ्गुणः” इति। यदि 


यदि इक्‌ ग्रहण किया जाता है तो दिव औत. ( ७।१।८४ ) दिय के इक्‌ _ 
के स्थान में ञौ ( वृद्धि ) होनी चाहिए, पथिमथ्यूभुक्षामात्‌ (७,१८५) से पथिन्‌ 

के इक्‌ के स्थान में ओ (वृद्धि) होनी चाहिए, त्यदादीनामः ( ७२।१०२ ) सेनट्था 
तद्‌ से इकू न होने से अ (गुण) न हो सकेगा, तथा इदमू के द्वितीया एकवचन 
सेमी। 





(बा० ) जहाँ गुण बुद्धि शब्द उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान द्वे बहा 
इक्‌ के स्थान में वे गुण वृद्धि हों ऐसा नियम है । 


सञज्ञापूषक जो गण वद्धि विधान किए जात ह॑ उनमें यद नियम द्वे 
क्या इस वार्तिक रूप वचन के कहने की आवश्यकता हे ? नहीं । बिना वचन 


किण इस नियम का कैसे बोध होगा ? इस सूत्र में गुणग्रद्धिप्रहण के बल पर । पर 
यहां सून्न से गुणवृद्धि ग्रहण न करें ( अर्थात्‌ इकः इतना ही सूत्र पढे) तो इक्‌ के 
स्थान में गुणद्वद्धि हो इस विधेय का लाभ कैसे होगा? गुणर्वा५ का अधिकार 
(अस्ताव, प्रारम्भ) है सो इस सूत्र में गुणत्रद्धि की अनुवृत्ति आती है ( उससे ) । वह 


कौन सा अधिकार ? ब्रद्धिरादैच्‌ , अदेङ्गुणः । (यह सून्न-द्वय) 


१, पूव सूज्ञों से गुण वृद्धि की अनुग्रत्ति आने से गुणग्रद्धि इक्‌ के स्थान में 
होंगे, तो यहां सूत्र मै गुणब्रद्धि ग्रहण किसलिए किया ! इसलिए कि जहां गुणबृद्धि- 
शब्दोच्चारण पूरक ( गुण हो, वृद्धि हो) अदेङ्‌, आदैच्‌ का विधान है वह इकू के | 
स्थान में हो । (अन्यत्र नियम नहीं। वहां अनिकू के स्थान में भी शुणत्रद्धि होने 
मै कोई बाधा नहीं )। 

२. इस प्रश्‍न का उत्थान इस तरह होता है-जब प्रक्ृतसूत्न में गुणबृद्धि 
शब्द संज्ञापूर्वक विधान में इनका नियमन करने में चरितार्थ = क्षीणशक्तिक हो गए 
तब गुणदृद्धि का विधान केसे होगा । अर्थात्‌ उसके लिए अतिरिक्त गुणशद्धि 


चाहिए \CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३. पूर्व सूत्र बृद्धिरादैच्‌ में बृद्धि शब्द जैसे स्वस्पपदार्थक दै ( संज्ञापरक है) 


| 
| 
| 
| 
1 





१४४ ब्याकरणसहाभाष्य 


तदलुवर्तते अदेङ्गुणो दृद्धिशव इत्यदेडां ब्रृद्धिसंशापि प्राप्नोति । 
सम्वन्धमनुर्वतिष्यते-वृद्धिरांदेच्‌ । अदेङ्गुणः इति बृद्धिराद्दैच्‌ । ततः 
इको गुणवृद्धी इति गुणबृद्धिग्रहणमबुवर्तते, आदैजदेङ्ञ्रहणं निवृत्तम्‌ । 

अथवा मण्डूकगतयोचिकाराः । यथा मण्डूका उत्लुत्योत्म्छुत्य 
गच्छन्ति तह॒ृद्धिकाराः । - 

अथवैकयोगः करिष्यते--वृद्धिरादैजदेड्युणः, तत इको गुणवृद्धी 
इति । न चैकयोगेऽजुत्रृत्तिर्भवति। | 

अथवा अन्यवचनाच्चकाराकरणाच्च प्रकतापवादो विज्ञायते, यथो- 
त्सर्गेण प्रसक्तस्यापवादो वाधको भवति। अन्यस्याः संज्ञाया वचनाच्च- 
कारस्य चानुकर्षणार्थस्याकरणात्प्र्ताया वृद्धिसंज्ञाया गुणसंज्ञा वाधिका 
भविप्यति। यथोत्सर्गण प्रसक्तस्यापचादो वाधको भवति । 


__ TTD र SRS HS 
यदि ऐसा दै तो अदेङ्‌ गुणः में वृद्धि की अनुवृत्ति होने से अदेङ्‌ की दृद्धिसंञ्ञा भी 


प्रसक्त होती है । सम्वध्यमान ( जिस का आगे सम्बन्ध जुड़ता है ) की अनुदृत्ति 
होगी । पहले वृद्धिरादेच , तदनन्तर अदेङ्‌ गुणः, तदनन्तर अनुवृत्त सूत्र बृद्धिरादैच , 
तब इको गुणबृद्धी--इसमें केवल गुणबृद्धि की अनुदृत्ति होगी, आदैच्‌ - अदेङ्‌ की 
निवृत्ति हो जायगी । ३ 

अथवा अधिकार मेंढक की चाल चलते है, जैसे मेंढक उछल-उछळ कर 
( थोड़ा-थोड़ा अवकाश छोड़कर पदन्यास करते हुए ) चलते हैं, ऐसे ही अधिकार 
( अर्थात्‌ वृद्धि शब्द वृद्धिरादैच्‌ सूत्र से चलकर बीच में: आये अदेङ्गुणः को फांद 
कर इस प्रकृत सूत्र इको गणत्रद्धी में आजाता है, गुण शब्द अनन्तरपूर्व सूत्र से 
चला आता है )। ॥ 

अथवा बुडधिरांदैच और अदेङ्‌ गुणः को एकसूत्र के रूप में पढ़ा जायगा, तब 
इको गुणवृद्धी इसे पढ़ देंगे । एक योग में अनुबत्ति का झन्झट ही नहीं । 

अथवा अन्य संज्ञा ( गुणसंज्ञा ) कहने से और पूर्वसूत्र में कही हुई संज्ञा 
( उद्धिसंञ्चा ) के अनुकर्षण ( आगे को खेच लाने ) के लिये चकार न पढ़ने से 
प्रकृत बृद्धि संज्ञा को गुण संज्ञा बाध लेगी, जिस प्रकार उत्सर से प्रास हुए कार्य का 
अपवाद बाधक होता है। 


वैसे ही अदेङ्गुणः में अनुशत्त हुआ हुआ भी। यहां अर्थाधिकार का आश्रयण है, 


शब्दाधिकार का नहीं। _ 
“य; सम्बत "इति सम्बन्धे“ कमैणि धश ` अरव की  सैशीभूत बृद्धि शब्द 


तृतीय आहिक १४५ 


अथवा वश्ष्यत्येतत्‌- “अखुवर्तन्ते च नाम विधयः। न चालुवर्तना- 
देव भवन्ति । किन्तर्हि यत्नाद्भवन्ती'ति। : । 

अथवा उभयं निवृत्तम्‌-तदपेक्षिष्यामहे ॥ 

कि पुनरयमलोन्त्यशेषः, आहोस्विदलोन्त्यापवाद्‌ः। कथं चार्यं 
तच्छेषः स्यात्‌, कथं वा तदपवादः । 

__ गञ॒थचेकं वाक्यम्‌- तच्चेदं च, अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको 
गुणवृद्धी अलोन्त्यस्य इति । ततोयं तच्छेषः । अथ नानावक्यम्‌-तच्चेदे 
च, अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको गुणवृद्धी अन्त्यस्य चानन्त्यस्य च 
इति । ततोऽयं तदपवादः । 

कर्चात्र विशेषः। 

अथवा ( आचाय गोनर्दीय ) विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः ( ५।२।४ ) 
में कहुँगे--पूईविधिवाक्यों की उत्तर विधिवाक्यों मै अनुवृत्ति होती है, पर अनुवृत्ति 
मात्र से उन का सम्बन्ध नहीँ बन जाता, जब तक सम्बन्ध-स्थापन के लिये यत्नविशेष 
न किया जाय । वहाँ विभाषा अहणरूप यत्न है और प्रकृत सूत्र में पुनः गुणबद्धि 
मंहुणरूप यत्न है । | 

अथवा बृद्धिरदैच्‌ तथा अदेङ्‌ गुणः इन दोनों की स्वरितादिलिङ्ग के अभाव 
से निवृत्ति हो गई अब अपेक्षा-लक्षण लौकिक अधिकार का शा! लौकिक अ श्रयण करेगे ॥ 

अब यह विचार का विषय दै कि क्या यह इको गुणदद्धी अलोन्त्यस्य का 
शेष है अथवा अलोन्त्यस्य का भपवाद है । 

यह किस प्रकार उसका शेष हो सकता है, और किस प्रकार उसका अपवाद १ 

यदि (वह और यह) ये दोनों मिळ कर एक वाक्य बनायें । षहीनिर्दिष्ट के 
अन्त्य अळू को विधियाँ होती हैं, इको गुणदृद्धी को इसके साथ मिला कर इस प्रकार 
को एक वाक्य होगा--अन्त्य अळू इक्‌ को गुण वृद्धि होते हैं। अब इको गुणवृद्धी 
अलोन्त्यस्य का शेष (अङ्ग) हो जाता है। यदि भिन्न-भिन्न दो वाक्य रहै--अन्स्य 
अळू के स्यान में विधियां होती हैं, इक्‌ के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं चाहे वद इक्‌ 
अन्त्य हो अथवा अनन्त्य । तब यह अलोन्त्यस्य का अपवाद हो जाता है.। 

इसमें क्या अन्तर है! 





अदेङ्‌ गुणः यहाँ अनुदृत्त हो रहा है, यतः अदेङ्‌ के साथ इस का सम्बन्ध बनता नहीं, 
४ के पार 

अत > हुआ आदैच hm ( दार > क्ल 

के लिये साथे का उपादान और पार करने परे उस का परि ।' 


। 
| 





~ 


बे 


१४३ व्याकरणमहाभाष्य 


- वृद्विगुणावछोन्त्यस्येति चेन्मिदिमृजिएुगन्तळपूपधाच्छिद्ाशि- 
क्षिप्रश्षद्रेष्विग्ग्रहणम्‌ ॥ 
बुद्धिगुणावलोन्त्यस्येति चेन्मिदिखजिपुगन्तलघूपर्थच्छिदि क्िप्रक्षुद्रे" 


ष्विग्ग्रहण कर्तव्यम्‌। मिदेगुणः इक इति वक्तव्यस्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न्न 
प्राप्नोति । सजे्द रझिः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्ध न प्रप्नोति | 
पुगन्तलघूपधस्य शुणः इक इति वक्तव्यम्‌ अनन्त्यत्वाद्धि न प्नोति | 
ऋच्छेलिंटि शुणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 
कडशोडि गुणः इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । क्षिप्र- 
क्षुद्रयोगुणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्तोति। | 


स्वादिशप्रसङ्गश्चानिगन्तस्य || 
सर्वादेशश्च गुणोऽनिगन्तस्य प्राप्नेति याता बाता । कि कारणम्‌ । 


` (वाऽ) यदि बृद्धि और गुण अन्त्य अळू इक के स्थान में होते हैं तो मिद्‌; 
सञ्‌, पुगन्तलघूपघ, ऋच्छ्‌, दश्‌, क्षि, क्षुद्र-इनके इक्‌ को गुण हो ऐसा वचन 
करना पड़ेगा । मिदेगुणः -- यही इक्‌ के स्थान में गुण हो ऐसा कना चाहिये । 
(इ) यही अन्त्य नहीं है अतः गुण की प्राति नहीं । रजेबृद्धिः--यहाँ इक्‌ के 
स्थान में वृद्धि हो ऐसा वचन करना पड़ेगा, इक्‌ ( ऋ ) यही अन्त्य नहीं, अतः वृद्धि 
की प्राप्ति नही । पुगन्तलघूपधस्य च पुगन्त और छभूपघ को सादैधातुक भाघेघातुक 
प्रत्यय परे रहते गुण होता है सो अब यह न हो सकेगा, अतः इनके इक्‌ के स्थान 
में गुण होता है ऐसा कहना चाहिये, इक्‌ के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं । ( कच्छ) 
चातु को छिद्‌ पेरे रहते ऋच्छत्युतां गुणः ( ७४११ ) इससे गुण विधान किया 
गया है, वहाँ वह इसके इक्‌ ( क्र ) के स्थान में हो ऐसा कहना चाहिये, इक्‌ (क्र) 
के अन्त्य न'होने से प्राप्ति ही नदीं। कदशो5ठि गुण:--इसमें अङ परे होने पर दश्‌ 
को गुण विधान किया दै, यहाँ इक्‌ ( ऋ ) के स्थान' में गुण हो ऐसा कहना चाहिये, 
क्योंकि इक्‌ (ऋ ) के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं। क्षिप्रक्षुद् शब्दों को ( ईयस्‌ 
इष्ठन्‌, इमनिच प्रत्यया के परे रहते ) गुण-बिधान किया है, यहाँ भी इक्‌( इ, उ) 
के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिये, कारण कि इक्‌ के अन्त्य न होने से 
प्राप्ति नहीं । 
(वा० ) जो अङ्ग इगन्त नहीं है उस सारे के स्थान में गुण प्रसक्त होता है । 
जैसे याता वाता में या, वा को गुण प्राप्त होता है । 


टा रस प्रीति कॉ क्या किरण हे” Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय आहिक १४७ 


“अलोन्त्यस्य” इति षष्ठी चैव ह्यन्त्यमिकसुपसंक्रान्ता, अङ्गस्येति च 
स्थानपष्ठी । त्द्यदिदानीमनिगन्तमङ्ग तस्य गुणः सर्वादेशः प्राप्नोति । 

नेष दोषः । यथेव ह्यलोन्त्यस्येति षष्ठी अन्त्यमिकसुपसङ्क्रान्ता, 
एवमङ्गस्येत्यपि स्थानपष्ठी । तद्यदिदानीमनिगन्तमङ्गं तत्र पष्ख्येव नास्ति; 
कुतो गुणः, कुतः सर्चादेशः । 

एवं तर्हि नायं दोषसमुच्चयः । किं तर्हि । पूर्वापेक्षोयं दोषः । ह्यर्थे 
चायं चः पठितः मिदिस्जिपुगन्तळघूपधच्छिद शिक्षिप्रश्षुद्रेष्विग्प्रहण 
सर्वादेशाप्रसङ्गो ह्यनिगन्तस्य इति। 

मिदेर्भुणः इक इति वचनादन्त्यस्य न, अलोन्त्यस्य इति वचनादिको 
नञ । उच्यते च गुणः । स सवीदेशः प्राप्नोति । एवं सर्वत्र ॥ 
अस्तु तर्हि तदपवादः । 


हि :र्‍पपपपापलॅटक्ण्णा 








तच्छेष पक्ष में अलोन्त्यस्य इस पी का अङ्ग के अन्त्य इक्‌ के साथ सम्बन्ध 
हो जाता है, अङ्गस्य यह स्थानब ळी हे । अब जो अनिगन्त अङ्ग हे ( वहाँ घळी का 
अन्त्य अळू में उपसंहार ( सम्बन्ध ) न होने से ) मिदेगुणः इत्यादि में मिद्‌ आदि 
समुदाय के स्थान में गुण प्राप्त होता है । 

१ यह कोई दोष नहीं। जिस प्रकार अलोन्त्यस्य यह घछी अन्त्य इकू में उपसंहृत 
हो जाती है ( इक्‌ के साथ जुड़ जाती है ), इसी प्रकार अङ्गस्य यह स्थान षष्ठी भी 
अन्त्य इक्‌ में उपसंहृत हो जाती है। अब जो अनिगन्त अङ्ग हे वहाँ षष्टी ( अथीत्‌ 
अन्त्य इक्‌ में उपसंहृत पछी ) ही नहीं है, तो तच्छेष पक्ष में गुण की भी प्राप्ति नहीं 

हती, सवोदेश का तो क्या कहना। 

7 तो यहाँ पूर्वे दोष से भिन्न एक और दोष दिया है, ऐसा नहीं। तो कैसे है? 
पूर्व निदिष्ट दोष में यह हेतुकथन दै । चकार यहाँ हि के अथे (हेतु) में पढ़ा है। इन 
दोनों वार्तिकों को एक वाक्य के रूप में इस प्रकार पढ़ना चाहिए - मिदिसिजि- 
पुगन्तलूघूपधर्च्छिदशिक्षिप्रशलुतरप्विग्प्रदर्ण सवोदेशप्रसज्ञो ह्निगन्तस्य । 

मिदेगुणः, यहाँ जो गुण विधान किया है वह गुण प्रद्धि इक्‌ के स्थान में होते 
हैं”, इस वचन से अन्त्य द्‌ के स्थान में नहीं हो सकता, घळी निर्दिष्ट के अन्त्य अङ्‌ 
के स्थान सै काये होता हे इस वचन से इक्‌ के स्थान में नहीं होता । पर आचाये 
ने गुण-विधान किया है, ( शास्त्र व्यथै न हो) इसलिए वह सारे मिद्‌ रूप अङ्ग के 
स्थान में होगा, इसी प्रकार सञ्च आदि के विषय में जानो। ( अतः यह व्यवस्थित 
हुआ कि इक्‌ का महण करना च कि इक का अहण करना चाहिए )। र 

वा जागा Collection, New हो Digitized by eGangotri 


अच्छा तो यह अलोन्त्यस्य का अपवाद हो । 





१४८ व्याकरणसहासाष्य 
इङ्मात्रस्येति चज्जुसि सावधातुकाधधातुकहस्वादों गुणिष्वनन्त्यप्रतिषेधः ॥ 


इङ्मात्रस्येति चेज्ज्ञुसि सावेधातुकार्घघातुकहस्वाद्योगुणिष्वनन्त्य- 
प्रतिषेधो बक्तव्यः । जुसि गुणः--स यथेह भवति अजुहवुः अविभयुः इति! 
एवम्‌ अनेनिजुः पर्यवेविषुः अत्रापि प्राप्नोति। सावैधातुकार्घधाठुकयोर्गुणः- 
स यथेह भवति-कर्ता हतौ नयति तरति इति । एवम्‌ ईहिता इहितुम्‌ 
ईद्वितव्यम्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति । हृस्वस्य गुणः--स यथेह भवति-हे अग्ने हे 
चायो इति । एवं दे अश्निचित्‌ खोमसुद्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति। जसि गुणः-ख 
यथेह भवति-अग्नयो वायव इति। एवम्‌ अग्निचितः सोमसुत इत्यत्रापि 
प्राप्नोति। ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोरगुंणः-स यथेह भवति - कतैरि कारौ 
कतौर इति । एवं सुकृति सुतौ सुकृत इत्यत्रापि भ्राप्नोति। घेङिति गुणः 
स यथेह भवति-अग्नये वायवे इति। एवम्‌ अग्निचिते सोमसुते इत्यत्रापि ` 





(बा० ) यदि इक्‌ मात्र ( अन्त्य अथवा अनन्त्य इक्‌) को गुण-इद्धि होते 
हैं (यही अपवाद पक्ष है) तो जुस्‌ परे रहते गुण, सार्वधातुक-आधेधातुक प्रत्यय 
परे रहते गुण, हस्वादियौ को गुण, उ को गुण--इन विधियों में अनन्त्य इक्‌ को भी 
गुण प्राप्त होता है उसका प्रतिषिध करना चाहिए । ; 

जुस्‌ प्रत्यय परे रहते (जुसि च ७३।८३ से) जैसे अजुहनु:, अविभयुः में अन्त्य 
इक्‌ को गुण होता है, वैसे ही अनेनिजुः, पयवेविषुः मै अनन्त्य इक्‌ को भी द्वोने लगेगा । 

- सावधातुक आधेघातुक प्रत्यय परे रहते कतो इतौ नयति तरति में अन्त्य इक्‌ 
को गुण होता दै वैसे ही ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ में अनन्त्य इक्‌ को भी होने 
लगेगा । 

हस्व को गुण जैसे हे अभे, हे वायो में अन्त्य इक्‌ को होता है वैसे ही 
क हे सोमसुत में अनन्त्य इक्‌ ( चित्‌ में इ, सुत्‌ मेंड) को भी होने ` 
` छगेगा । 

जस्‌ प्रत्यय परे रहते जैसे अग्नयः, वायवः में अन्त्य इक्‌ को गुण होता है 
वैसे ही अभिचितः सोमसुतः में अनन्त्य इक्‌ को भी होने छगेगा । $ 

ऋतो झ्सिवेनामस्थानयोः ( ७।३।११०) इस सूत्र से विहित गण जैसे 
करि कर्तारौ कतोर: मै अन्त्य इक्‌ (ऋ) को होता है वैसे ही सुक्ति सुक्कतौ सुकृतः 
“म अनन्त्य इक्‌ को भी होने लगेगा । ऱ्य 


| घेर्डिति ( ७।३।१११ ) इस सूत्र से जैसे अग्नये वायवे में अन्त्य 
र नमक की होता शी. a व S पम्निञिते Celle मतें e ९111. Digitize eGan झं ड्कू्‌ ( ड ) 
2202. को गुण होता है बेस दो” अग्निचिते सोमसुते में अनन्त्यं इक्‌ ( चित्‌ में इ, तथा सुत्‌ 





तृतीय आह्विक १४९ 


प्रान्‍्नोति । ओगुणः-ल यथेह भवति वाञ्रव्यो माण्डव्य इति पं सुक्चुत्‌ 
सौश्रुत इत्यापि प्राप्नोति ॥ ; 


नैष दोषः । 


पुगन्तळधूपधम्रहणमनन्त्यनियमार्थम्‌ ॥ 


पुगन्तळघूपधश्रहणमनन्त्यनियमा्थ भविष्यति । पुगन्तलघूपधस्यैः 
चानन्त्यस्य नान्यस्यानन्त्यस्येति। 

प्रकृतस्यैव नियमः स्यात्‌ । कि च प्रकृतम्‌ । सावघातुकार्थघातुकयोः 
इति । तेन भवेदिह नियमान्न स्याद्‌ हिता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ इति । 
हस्वाद्योर्गुणस्त्वनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति । 

अथाप्येवं नियमः स्यात्‌-पुगन्तलघूपधस्य सावेधातुकार्घधातु- 
कयोरेवेति । एवमपि सा्वधातुकाधधातुकयोर्गुणो5 नियतः, सोऽनन्त्यस्यापि . 
प्राप्नोति ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यमिति। 
सें ड ) को भी होने लगेगा । , 

ओशुणः ( ६।४।१४६ ) इस सूत्र से भसेज्ञक के उ को जैसे बाभ्रव्यः, माण्डव्यः 
मै ( जहां उ अन्त्य है ) गुण होता है वैसे ही सश्चत सौश्रुत में अनन्त्य इक्‌ को भी 
गुण होने लगेगा । 

यह कोई दोष नहीं । 

( बा० ) पुगन्तरूवूपध ग्रहण अन्त्य के नियम के लिए होगा । यदि अनन्त्य 
इक्‌ को गुण हो तो पुगन्त और लघूपध अङ्ग के ही अन्त्य इक्‌ को हो और किसी 
अनन्त्य इक्‌ को नहीं ( ऐसा नियम होगा ) । 

पर नियम प्रकृत का ही होगा । 

क्या प्रकृत है ? 

साधधातुकार्धधातुकयोः ( ७५३।८४) । इससे हो सकता है कि ईहिता, 
ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ , सं नियम की प्रवृत्त होने से गुण न हो, पर (हस्वस्य गुणः इत्यादि 
शास्त्र से ) दस्वादियों को जो गुण-विधान है उसका नियम न होने से वह अनन्त्य 
इक्‌ को भी होने लगेगा । | 

नियम इस प्रकार भी हो सकता दै--पुगन्तरूघूपध को यदि गुण हो तो सार्व- 
घातुक आधधातुक प्रत्यय परे रहते ही दो। इस तरह भी सावधातुक आर्धधातुक 
प्रत्यय परे रहते जो गुण विधि दै उसका नियम न होगा। वह गुण अनन्त्य इक्‌ के 
स्थान में-भी. होने छेगा;-अर्थाव ईडिता, हिउ ईहिमसम् सै. गुण, का प्रसक्ष दोगा । 


8: 
न्य. 





१५० ब्याकरणसहा भाष्य 


अथाप्युभयतो नियमः स्यात पुगन्तळ्घूपधस्येव सार्वधातुकार्थः 
घातुकयोः । सार्वधातुकार्धधातुकयोरेव पुन्तळघूप्चस्येति | पवमप्ययं 
जुसि गुणोऽनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्रप्नोति अनेनिजुः पर्यवेविषुः इति । 

एवं तर्हि-नाय तच्छेषः, नापि तदपवादः । अन्यदेचेदं परि 
भाषान्तैरमसस्वैद्धमनया परिभाषया । 


परिमाषान्तरमिति च मत्वा क्रोष्ट्रीयाः पठन्ति 
नियमादिको गुणबृद्धी भवतो” विप्रतिषेधेन || इति । 


अथवा दोनों प्रकार का नियम होगा- पुगन्तलघृपघ को ही सावधातुक आर्ध- 
घातुक प्रत्यय परे होने पर, पुगन्तकघूपघ को गुण होता दै सावधातुक आर्धधातुक 
प्रत्यय परे होने पर ही । ऐसा होने पर भी जुस्‌ प्रत्यय परे रहते गुण का. नियम न 
होगा । वह अनन्त्य इकू को होने लगेगा । 
अतः (दोनों पक्षों में दोष होने से) न तो यह उसका शेष है और न अपवाद । 
यह एक स्वतन्त्र परिभाषा है जो अलोन्त्यपरिभाषा से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती । 
र (इस पक्ष मै क्रोष्टीय लोगो का समर्थन भी प्राप्त हे) । क्रोष्टीय लोग इसे 
परिभाषान्तर ( स्वतन्त्र परिभाषा ) मानकर ऐसा ( विप्रतिषिध वार्तिक ) पढ़ते हैं-- 
नियम (अलोन्त्यस्य) को बाधकर विप्रतिषिध से इको गुणद्रद्धी शास्त्र की 
प्रवृत्ति होती है । र 


१. अनेनिजु: में लघूपध अङ्ग है और सावधातुक प्रत्यय भी है, तो अनन्त्य 
इक्‌ को भी गुण की प्राप्ति है। 

पुगन्तलघूपधस्य च सूत्र के उभयतो नियमार्थ मानने पर भी जहाँ सार्वधातुक 
आर्धधातुक तथा पुगन्तलघूपध' दोनों ही नहीं हैं वहाँ का नियम न होगा तो है पिचव्य ! 
हे बुडे! बुद्धयः यहां स्वस्य गुणः तथा जसि च से पिचच्य में पि के अनन्त्य इकार 
तथा बुद्धि में बु के अनन्त्य उकार को गुण प्राप्त होता है । 

२. परिभाषान्तरम्‌-अन्तर=विशेष । अतः अन्यत्‌ भी कहा और अन्तर भी। 
पर्यायवचन न होने से दोनों के एक साथ प्रयोग में कोई विरोध नहीं । ` 

३. असस्बद्धस=न तो इन परिभाषाओं में शेष-रेषिभाव (= अङ्गाङ्गभाव, 
गुणप्रधान-भाव ) है और न उत्सर्गापवाद-भाव है । 


४. विधेय (गुण वृद्धि ) के द्वित्व का सूत्र में आरोप करके भवतः में द्विवचन 
का प्रयोग किया गंयाव्हे Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri अ 





तृतीय आद्विक १५१ 


यदि चायं तच्छेपः स्यात्तेनेव तस्यायुक्तो विप्रतिषधः । अथापि तद्‌- 
पबादः, उत्सगाँपवादयोरप्ययुक्तो विप्रतिपेधः । तत्र नियमस्यांवकाश-- 
“राज्ञः क च" राजकीयम्‌। “इको गुणवृद्धी” इत्यस्यावकाशः--चयर्ने- 
चायको ळवने लावक इति । इहोभयं प्राप्नोति-मेद्यति मार्टीति। ड्को 
भुणबुद्धी इत्येतद्भवति विप्रतिषेघेन । 

नेवं युक्तो विप्रतिषेथः । “विप्रतिषेधे परम्‌” इत्युच्यते । पूर्यश्चायं 
योगः, परो नियमः । 


इष्टवाची परशाच्दः। विप्रतिषेधे परं यदिष्टं तद्भवतीति। एवसप्य- 


MSRM र सप 

यदि यह इको गुणगरद्धी उसका शेष हो, तो उसी के साथ इसका विप्रतिषेध 
(तुल्य बळविरोध ) युक्त न होगा । और यदि यद्‌ उसका अपवाद है, तो भी उत्सगे 
ओर अपवाद का विप्रत्पिध अयुक्त है। नियम (अलोन्त्यस्य) का अवकाश है--राज्:क च 
(राजन से छ प्रत्यय हो और अन्त्य अळू न्‌ को ककारादेश हो )-- सिद्धरूप 
हुशा-राजकीयम्‌। इकः गुणवृद्धी इसका अवकाश है चयनं चायकः लवनं लावकः । 
यहां दोनों की प्राप्ति दै--मेद्रति मार्थि। इको गुणगरुद्धी इसकी प्रबृत्ति होती दै 
विप्रतिषिध से । 

यह्‌ विप्रतिविध युक्त नहीं । विग्रतिविध होने पर परशास्त्र प्रदत्त होता है, यदद 
सूत्र ( इको गुणब्रद्धी ) तो पूर्व है, और नियम ( अलोन्त्यस्य ) पर है । 

परशब्द इथ्वाची है। विप्रतितेध होने पर पर जो इश्ख्प का साधक है 
बह होता है । 

तो सी यहाँ विप्रतिचिध युक्त नहीं । -स्थानी का दो कार्यी के साथ योग होना 
बिप्रविषेध कहलाता है । यहां तो एक स्थानी को दो कायों के साथ योग ( दो कार्यों 
की प्राप्ति ) नहीं है । 


नारा" 











१. पूवीचाये अलोन्त्यस्य को नियम-नाम से कद्दते हैं।. 

२. अलोल्त्यपरिभाषा का यहाँ कुछ फल न होने से उसकी उपस्थिति नहीं, ऐसा 
आशय है। 

यद्यपि चायकः लावकः यहां भचोग्णिति से होनेवाली उृद्धि में अच्‌ स्थानी के 
निर्दिष्ट होने से इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति अनावश्यक है तो भी इडिग्रहण के लिङ्ग 
से अच्‌ को विशेषण मान कर अचूसम्बन्धी जो इकू उसको वृद्धि हो इस प्रकार इकू की 
उपस्थिति -मीनने में कोई हानिः्नहीं ऐसा आकाय Ri फाड॥००५ by Ooi 





१५२ व्याकरणमद्दाभोष्य 


युक्तो विप्रतिषेधः । ढिकार्ययोगो हि विप्रतिषेधः। न चाजैको द्विकार्य- 
युक्तः। नावश्यं ढिकार्ययोग पव विप्रतिषेधः । किंतर्हि । असम्भवोपि । स 
चास्त्यच्रासंवः । कोऽसावसंभवः । इह तावद्‌ दक्षेश्यः छक्षेभ्य इति । 
एकः स्थानी, द्वावादेशौ, न चास्ति संभवः यदेकस्य स्थानिनो द्वावादेशी 
स्याताम्‌ । इहेदामी- मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति इति दौ स्थानिनौ, एकादेश 
न चास्ति संभवः। इयोः स्थानिनोरेक आदेश स्यादित्यषोऽसम्भवः । 
सत्येतंस्मिन्नसम्भवे युक्तो विप्रतिषेधः । : 

पवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । द्वयो्टि सावकाशयोः समवस्थितयोर्वि- 
प्रतिषेधो भवति । अनवकाशक्चायं योगः । 


ननु चेदानीमेवास्यावकाशः प्रक्हतः चयनं चायको रचनं लावक 


काक Ss sis RN IRI 
यह कोई नियम नहीं कि अद आति विधि होता है । 


तो क्या ? असम्भव भी विप्रत्विध होता हे । वह असंभव यहाँ है । वह. असम्भव 
किं-स्वरूप है ? इसका प्रथम निदर्शन है---क्षेम्यः, प्लक्षेभ्यः । यहाँ सुपि च से यनादि 
सुपू प्रत्यय भ्यस्‌ परे होने पर अदन्त अङ्गरूप स्थानी को दीघे प्राप्त होता है और बहुवचने 
झत्यत से उसी को ए प्राप्त होता है । यह सम्भव नहीं कि एक स्थानी को दो आदेश 
हो । द्वितीय निद््दीन है--मेद्यति मेद्यतः मेद्यन्त-यहां दो स्थानी हैं, एक आदेश है 
( इको युणश्द्धी से मिदू का इ स्थानी है और अलोन्त्यस्य से मिदू का दू स्थानी है । 
यह संभव नहीं कि दो स्थानिया को एक आदेश हो ) । सो इस प्रकार के -असम्भव 
के होने से विप्रतिषेध युक्त ही है । 

ऐसा होने पर भी विप्रतिषिध अयुक्त ही है, कारण कि अपने-अपने विषय में 
सावकाश ( चरितार्थं ) एकत्र युगपत्माप्त दो विधिशास्त्रों का विप्रतिषेध होता है। 
यह योग (इको गुणबृद्धी) तो. अनवकाश है (इसका अलोन्त्य--से अनवरुरू 
(न घिरा. हुआ ) स्वतन्त्र विषय नहीं है )। 


अजी अभी अभी इसका अवकाश दिखाया गया है--चयने चायकः, लवनं 


१. द्विकायेयोगः- यह बहुत्रीहि हे । द्वाभ्यां कायौभ्यां योगो यस्य स्थानिनः 


स द्विकार्ययोगः। इसका विप्रतिषेध के साथ सामानाधिकरण्य इस तरह से हुआ कि 
विप्रतिषेध का विषय होने से स्थानी को ही विग्रतिषेध कह दिया है। 


2९२. एक साथ दो आदेश न हो सकने में हेतु यह है कि अ को दीघैत्व अनन्तर 
यनू 


परे होने पर विहित है और एत्व अनन्तर झळ परे होने पर । अब यह २ 
क्यो al की अपने | पर्न ने et भित्त ew De आन्त it a! i ह्‌ समन नहीं 
कि इन न को को अरे अन नित के संय अनन्य दी... 


तृतीय भाहिक १५३ 


इति । अत्रापि नियमः प्राप्नोति । नाप्राप्ते नियमेश्य योग आरभ्यत । 
याचता च नाप्राप्ते नियमेऽयं योग आरभ्यते, ततस्तस्यापवादोञ्यं योगो 
भवति । उत्सर्गापवादयोशचायुक्तो विप्रतिषेधः । अथापि कथंचिद्‌ “इको ` 
गुणञद्धी” इत्यस्यावकाशः स्यात्‌, पवमपि यथेह विप्रतिषिधादिको गुणो 
भवति मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति इति, पवमिद्दापि स्यात- अनेनिजुः, पर्यवे- 
विषुरिति। नानजु:, पल 

पं तहिं बृद्धिमचति गुणो भवतीति यत्र त्रयाद्‌ इक इत्येतत्तत्रोप- 
स्थितं द्रष्टव्यम्‌ । कि कृतं भवति। द्वितीया षष्ठी प्रादुभाव्यते। तत्र 
कामचारः, ग्रह्ममणन वेकं विशषयितुम्‌, इका वा शह्ममाणम्‌। यावता 
कामचारः, इह तावन्मिदिस्चजिपुगन्तलघूपधर्डिदशिक्षिमक्षुद्रेषु एह्ममाणमिकं 
विशषयिष्यामः-- एतेषां य इगिति। इहेदानीं जुसि सार्वधातुकार्धधातुक- 


UN nt OT RYT ngs SS MOR पस 
लावकः । यहां भी अलोन्त्यस्य की प्राप्ति दै । इसकी प्राप्ति होने पर ही इको यणद्रद्धी 
इस सूत्र का आरम्भ हे । चूँकि अलोन्त्यस्य की प्राप्ति होने पर ही इसका आरम्भ 
होता है भतः येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इस न्याय 
ले यह इको गुणब्रद्धी अलोन्त्यस्य का अपवाद ठहरता है और उत्सगै और अपवाद 
का विम्रतिषेध युक्त नदी । और यदि किसी प्रकार (ज्यो त्यो. अर्थात्‌ अलोन्त्यस्य 
की प्रवृत्ति का कुछ फळ न होने ले उसकी अप्रवृत्ति मानकर ) इको गुणइद्धी इसका 
स्वतन्त्र अवकाश मिल जाय, तो भी जैसे पूर्वे विप्रतिषध से मेश्वति, मेद्यतः, 
मेद्यन्त में इक को गुण होता है, वैसे ही अनेनिज्धः, पर्यवेत्रिषुः -भें भी इक्‌ को 
गुण होने रूगेगा । 

(अब सिद्धान्त पक्ष कहते हैं ) तो ऐसा समझना चाहिए कि जहाँ सूत्रकार 
यह कहे बृद्धि हो, गुण हो, वहां इकः यह पद उपस्थित हो जाता है ( इसे पदोप- 
स्थिति पक्ष कहते हैं ) ऐसा समझना चाहिए । 

इससे क्या होता है? 

एक दूसरा षण्ख्यन्त पद्‌ उपस्थित हो जाता हे । ऐसा होने पर यह स्वेच्छाचार 
है कि चाहे हम गृह्ममाण (सूत्र में पढे हुए षब्ख्यन्त ) पद को विशेषण मानकर 
इक्‌ को उसका विशेष्य मानें, अथवा इक्‌ को विशेषण तथा गृह्यमाण पश्थ्यन्त पद्‌ 
को विशेष्य ( पहली अवस्था मै अङ्गस्य यद अवयव प्टी होगी । दूसरी अवस्था में 
अनस्य स्थानष्ठी होगी और इक्‌ के विशेषण होने से तदन्तविधि होगी, अर्थात्‌ 
इगन्त अङ्ग को काये होगा ) । इससे सर्वेष्टसिद्धि हो जायगी। मिदिमजिपुगन्त- 
इत्यादि वार्विक में पढे हुए श ड इक्‌ को बि अथे होगा--इनका जो 
अवयव इक्‌ उसे गुण होता "खुशि" साभा कड ० स्यादि? भै“इक्‌ से ग्रह्ममाण 


१५४ ज्याकरणमहासाप्य 


` हृस्वाद्योगुणेष्विका ग्रह्ममाणं विशषयिष्यामः--पंतेषो शुणो भवति, इक” 
' इगन्तानामिति। 


अथवा सर्वत्रैवात्र स्थानी निर्दिश्यत । इद ताचन्मिदेरित्यविभक्तिको 
निदेशः, मिद्‌ पः मिदेरिति। अथवा षष्ठीसमासो अचिष्यति- मिद्‌? इः, 
मिदिः, मिदेरिति । क 

पुगन्तलघूपधस्येति । नेवं विज्ञायते पुगन्ताङ्गस्य छघूपधस्य चति । 
कथं तहि । पुकि अम्तः पुगन्तः, रष्वी उपधां लघूपधा, एगन्तशच लघूपधा 
च पुगन्तलघूपधम्‌, पुगन्तळघूपधस्येति । अवश्य चैतदेवे विज्ञेयम्‌, अङ्गः 
विशेषण सतीह प्रसज्येत भिनत्ति छिनत्तीति। 

ऋच्छेरपि प्रदिलष्टनिदैशोऽयम्‌- ऋच्छति ऋ ऋ ऋदताम-ऋच्छत्यू- 
ताम्‌ इति। 


उ 


IRV मा न MS MSI 
( पढ़े हुए स्थानी शब्दों ) को विशिष्ट करंगे--अथे होगा इनको गुण होता है, इग्विशिष्ट 


अर्थात्‌ इगन्ता को । 
अथवा इन सबसे स्थानी का निर्देश पहले से ही हुआ है। (केसे! ) मिद्‌ 
को ही पहले ढीजिए । यहां मिदेः में मिद्‌ अविभक्तिक निर्देश है और एः इ का 
धुष्ठ्यन्त रूप है। अथवा मिदेः यह पप्डी समास समझना चाहिए--मिद्‌ः इः 
( सिद्‌ का इकार ) मिंदिः, उसका घः्यन्त रूप हुआ--मिदेः। (इस प्रकार यहां 
स्थानी इक्‌ ( इ ) का स्पष्ट निर्देश है । र 
' पुग़न्तलघूपधस्य- यहां भी स्थानी निर्दिष्ट है ( कैस ? ) पुगन्त और लघूपध 
अङ्ग का ऐसा अथै नहीं, किन्तु पुकू परे होने पर (पुक्‌ आगम वाळे) अङ्ग के अन्त्य अवयव 
का और लघ्वी उपधा का, ऐसा अथे है । ( लघूपधा यह विशेषणविशेष्य समास है ), 
पीछे पुगन्तशच लघूपधा च इन दोनों का समाहार इन्द्र पुगन्तलघूपधम्‌ ऐसा हुआ । 
उसका षःख्यन्तरूप है पुगन्तलघूपधस्य । अवश्य ऐसा विग्रह समझना चाहिए, कारण 


. कि यदि लघूपध अङ्ग का विशेषण हो तो भिनत्ति छिनत्ति में भी गुण प्रसक्त होगा । 


ऋच्छि ( घातु ) में भी स्थानी का प्रइलेष से निर्देश है--ऋच्छति ऋऋ 
ऋताम-ऋच्छत्युताम्‌ । 





( 


१. यदि पुरान्तघूपधस्य च सूत्र में रूष्वी उपधा रूघूषधा तस्या गुणो 
भवति इस प्रकार स्थानी का निर्देश मानने तथा तच्छेष पक्ष के आश्रयण से वहां इक्‌. 
परिभाषा की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी तो लघूपघगुण के इग्लक्षण न होने से भिन्नम्‌ 
चिच्‌ मं बिङिति"च से गुण को निर्षेध् नही ओप" होगी तो इसको उतर हैं. त्रसिग्रधि- 


\ 
> रिग 5 र्ल गस Tg 


ES EE Sl IST ron अअ 


तृतीय आह्निक १५५ 


इरोरपि यौगविभागः करिष्यते -“उरङि गुणः” उः अछि गुणो 
भवाति ततो “दृशोः” दशेइचाङि गुणो भवति । उरित्येव । 


क्षिम्क्षुद्योरपि “यणादिपरं गुणः” इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेचं 
सिद्धे सति यत्पू्श्रहणं करोति तस्यैतत्प्रयोजनम्‌-इको यथा स्यादनिको 
मा भूदिति। 

अथ वृद्धिग्रहणं किमर्थम्‌। किं विशेषण वूद्धिअहणं चोद्यते न 
पुनर्शुणग्रहणमपि । यदि किञ्चिदूशुणश्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, वृद्धिग्रहण- 
स्यापि तद्‌भावितुमईति । को वा विशेषः । 


अयमस्ति विशेषः। गुणविधौ न क्वचित्स्थानी निर्दिश्यते । तत्राचद्यं 
स्थानिनिदेशार्थ गुणग्रहणं कर्तव्यम्‌। बृद्धिविधी पुनः सर्येत्रेव स्थानी 





जाएगी क्रट्शो$ळि गुणः इस सूत्र का इस प्रकार विभाग करंगे-उरढि गुणः 
चर को अङ्‌ प्रत्यय परे रहते गुण होता है। तब पढ़ेंगे दशेश्चाडि गुणः । इसमें 
पृश्रै योग से छ की अलुबृत्ति आएगी, अथे होगा--इश्‌ को अङ्‌ परे रहते गुण 
होता है और वह उसके ऋ को हो । 

स्थूलदूरयुवक्षद्कक्षिप्राणां यणादिपरं पूवेस्य च गुणः (६४१५६) यहाँ भी 
छन्न और क्षिप्र के विषय में स्थानी का निर्देश किया हुआ है। यहां यणादिपरँ गुणः 
ऐसा न्यास करने से भी लोप और (उ, इ को) गुण हो जाते, फिर जो पूर्व ग्रहण किया 
है उसका योजन यह है कि गुण इक्‌ को हो, इक्‌ से भिन्न '(च्यञ्जन ) को न हो । 

अब यह विचार का विषय है कि इको गुणगरद्धी झे वृद्धि ग्रहण का क्या 
प्रयोजन है । यह प्रश्‍न वृद्धि ग्रहण के विषय मेँ ही क्यों करते हो गुण अहण के 
विषय में भी क्यों नहीं करते ? यदि सूत्र में गुण अहण का कुछ प्रयोजन है, ( ऐसा 
समझते हो ) वही वृद्धि ग्रहण का भी हो सकता है । अथवा इनमें क्या अन्तर है? 

यह अन्तर है--गुण विधि में स्थानी का निर्देश किसी स्थल में हुआ है 
किसी मै नहीं भी हुआ। वहां स्थानी ( इक्‌ ) के निर्देश के लिए गुण ग्रहण अवश्य 
ही करना चाहिए । इृद्धि विधि में तो स्थानी प्रायः सबैत्र निर्दिष्ट है--जैसे अचोज्णिति 


TD tt क्क ME ल्न 
चविक्षिपिः क्नुः यहां कनु प्रत्यय को और हलन्ताच्च से सन्‌ प्रत्यय को जो कित्‌ किया दै 
उस ज्ञापक से इग्लक्षण न होने पर भी लघूपधगुण का निषेध हो जाएगा । अन्या 
गुष्यु_बिभित्सति यहां कनु reo में ल्घूपधगुण के इग्लक्षण न होने से वि 
निषेध -0. Pro भाति Satya Vrat ही यो Cgllection, New, र ieitized by eGangotri 
से निषेध की प्राप्ति ही नहीं करनी वचे है ० ० ७ 








१५६ व्याकरणसहा भान्य 


निर्विशयते “अचोड्णिति” “अत उपधायाः” “तडितेष्वचामादेः” इति । 
अत उत्तरं पठंति-- £ 
वृद्धिग्रहणमुत्तराथम्‌ || 
बृद्धिग्रहण क्रियते । किमर्थम्‌। उत्तरार्थम। “क्ङिति” इति 
प्रतिषेध वक्ष्यति । स वृद्धेरपि यथा स्यात्‌। 
कद्चेदानीं किङप्प्रत्ययेषु वृद्धेः प्रसङ्गः । यावता “ब्णिति” 


इत्युच्यते । . 
' तच्च मृञ्यथम्‌ ॥ 
मजेब्ेद्धिरविरोषेणोच्यते। सा क्ङिति मा भूत्‌- शषटः खृष्ठवानिति । 
इहाथ चापि ॥ 


इहार्थ चापि खज्यथे वृद्धित्रहणं कतव्यम्‌। मजेर्वुद्धिरविशेषेणोच्यते 
सेको यथा स्यात्‌, अनिको मो भूदिति। _______-__ भूदिति। 


( ७।२।११५ ) अत उपधायाः ( ७२1११६ ), तद्धितेः्वचामादे ( »२॥११७ ) में, 


सो वृद्धि अहण के विषय में प्रश्‍न युक्त ही है 

इसका उत्तर वार्तिककार पढ़ते हैं -- 

( वा० ) वृद्धि ग्रहण उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति के लिए है। 

बृद्धि ग्रहण किया है। किस लिए ? उत्तर सूत्र के लिए। क्डिति च इससे 
प्रतिषिध कहेंगे, वह प्रतिषिध जैस गुण का है वैसे वृद्धि का भी हो । 

पर क्डिस्प्रत्यय परे रहते वृद्धि का कौन सा प्रसङ्ग ( अवसर) है क्योंकि 
ब्रुद्धि की प्राप्ति नित., णिन्‌ प्रत्यय परे होने पर होती है । 

(वा० ) वह वृद्धि अहण सजि के लिए (सज धातुविषयक वृद्धि निषेध 
के लिए ) है । 

सज धातु को सामान्यरूप से (प्रत्यय-विशेष का आश्रयण किए बिना) इदि 
विधान की है । वह वृद्धि क्डित्‌ प्रत्ययं परे होने पर न हो-मृष्टः, मृछवान्‌ । 

( वा० ) यहाँ -मजि बृद्धि के लिए भी। 

यहां अर्थात्‌ सजेबद्धि! के लिए भी वृद्धि ग्रहण करना चाहिए । स्रज्‌ को 
बृद्धि सामान्यरूपेण अर्थात्‌ (इष्ट ) स्थानी का उच्चारण किए बिना विधान की 
गई है। वह इकू को हो, इकू-भिन्न को न हो, इस लिए इको गुणदृद्धी में वृद्धि 
ग्रहण इकू पद की उपस्थिति के लिए सफल हे । 

१. अलोन्त्य परिभाषा से अन्त्य के स्थान में बृद्धि होगी, अन्त्य यहां ज्‌ है-- 


atya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri .. 
यह अर्भित्रीर्य हे! 


तृतीय आाह्विक १५७ 
मृज्यर्थमिति चेद्योगविभाग त्सिद्धम्‌ ॥ 
बज्यर्थमिति चेद्योगविभागः करिष्यते मजे्बद्धिरच”” । ततः 
“ङिणति” जित णिति च वृद्धिमवति 'अचः इत्येव । 
यद्यचो बुद्धिरुच्यते, न्यम्‌ अटोपि वृद्धिः प्राप्नोति । 


अटि चोक्तम्‌ ॥ 
किसुक्तम्‌ । 'अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्य भवति’ इति । 


वृद्धिप्रतिषेधानुपपत्तिस्लिकृप्रकरणात, [ तस्मादिग्डक्षणा वृद्धि; ] 
बुद्धेस्तु प्रतिषधो नोपपद्यत । किं कारणम्‌ । इक्प्रकरणात्‌। इग्ल- 


सा क त सिक र क "7 oR 

(वा०) झज के इक्‌ को बृद्धि हो इस लिए बृद्धि ग्रहण किया हे यदि ऐसा 
कहते हो तो वह तो कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि योगविभाग से ही इष्ट सिद्ध हो 
जायगा । 

खृज्ञ के लिए यदि कहते हो, तो यहां योगविभाग कर हेगे--मृजेबद्धिरचः, 
ऐसा एक योग पढ़ेंगे ( अर्थात्‌ अगले सूत्र का अचः इस पूर्व योग के साथ 
पुग), इसके अनन्तर ञ्णिति यह पढ़ देंगे । इसमें पूवे योगसे अचः की 
अनुवत्ति आ जाएगी । 

यदि यहां बृद्धि अच्‌ को विहित है ऐसा कहते हो तो लावस्था में ही अट्‌ 
( आगस ) होने पर पश्चात, अच्‌ के स्थान सें होने वाढी वृद्धि अट्‌ को भी होने . 
लगेगी । 2 

(वा० ) अद के विषय में उत्तर दिया जा चुका है। क्‍या! 

र यह न्याय है कि जब दो अनन्त्यं स्थानियों को आदेश प्राप्त होता हो 
तो उस अनन्त्य के स्थान में आदेश हो जो अन्त्य के समीप हो । ( इससे अन्त्य 
जू के समीपवर्ती क्र को ही वृद्धि होगी ) । 

(वा०) बृद्धि का प्रतिषेध तो उपपन्न नहीं होता, इक्‌ का प्रस्ताव ( प्रक्रम= 
प्रकरण) होने से । 
बृद्धि का प्रतिषिध तो नहीं बनता । क्या कारण है? इक्‌ प्रकरण होने से | 








000 प्लावस्धा मेंड्ही मय करचे परबाट हित, मज, भी रज ही है, अतः 
युजेैद्धिरचः इस योग से अटू के भ को भी पृद्धि होने रुगगी । 





१५८ व्याकरणमहाभाष्य. 


~ 


क्षणयोरुणवृद्धयोः प्रत्षिधः। न चैवं सति सजेरिग्लक्षणा द्विर्भवति । 
तस्मान्सजेरिग्लक्षणा वृद्धिरेषितव्या । 

एवं तहि- इहान्ये चैयाकरणा सुजेरजादौ संक्रम विभाषा बृद्धिमार 
भन्ते--परिस्जन्ति परिमार्जन्ति, परिस्वजन्तु परिमार्जन्तु परिमस्जतुः 
परिममार्जतुरित्याद्यर्थम्‌। तदिहापि साध्यम्‌। तस्मिन्साध्ये योगविभागः 
. करिष्यते 'सजर्वद्धिरचो” भवति । ततः “अचि क्ङिति” अजादी च 
क्ङिति मजेबद्धिभवति । परिमान्ति परिमाजन्तु परिममाजतुः । 

किमर्थीमदम्‌। ४ 

नियमार्थम्‌ , अजादावेव क्ङिति नान्यत्र | क्वान्यत्र मा सूत्‌ । सप्टः 
मसष्टवानिति। ततो “वा” वाचि क्ङिति खजेवृद्धिमवाति। परिस्ुजन्ति 
परिमार्जन्ति परिमसजतुः परिममार्जतुरिति । 
क्ङिति शाख इक्‌-स्थानिक गुणवृद्धि का प्रतिषेध करता है। पर ऊपर कहे हुए 
' योग विभाग से झज की वृद्धि इग्लक्षणा इक्‌ को निमित्त मान कर न होगी, 
अतः क्ङिति से इस अज्‌ लक्षणा वृद्धि का निषेध न हो सकेगा। इस लिए निषेध 
की सिद्धि के लिए स्थानी के लाभाथ यहाँ इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति स्वीकार 
करनी चाहिए । 

इस पर इक्‌ परिभाषा की अनुपस्थिति सूचित करते हुए एकदेशी कहता 
है--पाणिनि से अतिरिक्त वैयाकरण यहां अर्थात्‌ स्रज्‌ के विषय में अजादि सङ्कम में 
अर्थात्‌ गुण-इृद्धि-प्रतिषिधक अजादि कित्‌, ङित्‌ प्रत्यय परे होने पर विकल्प से वृद्धि 
का विधान करते हें । उदाहरण--परिमजन्ति परिमाजन्ति, परिशअन्तु परिमाजेन्तु, 
परिममृजतुः, परिममाजेतुः । यह वैकल्पिक वृद्धि पाणिनीय लोगों को भी इष्ट होने से 
साध्य है। इसके साधन के लिए योगविभाग करेंगे--मजेईद्धिरचः ऐसा पढ़े, 
तदनन्तर अचि क्डिति ऐसा पढ़ेगे। अथ होगा--अजादि कित्‌, डित. प्रत्यय परे 
होने पर भी म्रज्ञ को वृद्धि होती है । परिमाजेन्ति, परिमाजेन्तु परिममाजेतुः । 

तो इस योगविभाग का क्या प्रयोजन है? 








` यह उत्तर योग नियमार्थ रहेगा--अजादि ही कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर 
बृद्धि हो। 
और कहां न हो--शषट: सृष्टवान्‌ (यहाँ क्त क्तवतु कित्‌ हैं पर अजादि नही) । 
इसके अनन्तर वा यह पथक्‌ योग पढेंगे, पूवेसूत्र से अचि क्ङिति की अनुदृत्ति 


आएगी जिससे हुए वैकल्पिकुरुप त्रि रिमूजन्ति, परिमाज़े न्त प्रिममजुतु: परिसमाजेतुः 
सिद्ध हो जायेंगे । टे 


तृतीय आह्विक १५९ 


इहाथमेच तहिं सिजर्थं दवाद्वग्रहणं कर्तव्यम्‌ । सिचि ब्रद्धिरविशेषेणो- 
च्यते सेको यथा स्यादू अनिको मा भूदिति । कस्य पुनरनिकः प्रप्नोति । 
अकारस्य । आचिकीर्षीत्‌ , अजिहीर्षीत्‌। नेतदार्ति। लोपोत्र वाधको भविष्यति । 
आकारस्य तहिं प्राप्नोति-अयासीत अवासीत्‌। नास्त्यत्र विशेषः सत्यां 
वृद्धावसत्यां वा । सन्ध्यक्षरस्य तहिं प्राप्नोति । नेच सन्ध्यक्षरमन्त्यमस्ति । 





अच्छा तो जैसे मजि के लिए, वैसे सिचि त्रृद्धिः परस्मैपदेषु (७२1१) 
से विधीयमान वृद्धि इक्स्थानिक हो इसके लिए इको गुणरद्धी में ब्रृद्धि ग्रहण 
करना चाहिप । कारण कि सिज्निमित्तक वृद्धि सामान्येन=स्थानिविरेप का 
आश्रयण किए बिना विधानको गई है, वह इक्‌ के स्थान में हो, इक्‌-भिन्न के 
स्थानमेनहो। 








पर सिचि बृद्धि कौन से अनिक्‌ के स्थान में प्राप्त होती है ? 

अकार के स्थान में । अचिकीपीत्‌ , अजिहीपीत--यहाँ । 

नहीं, अतो लोप आधेधातुके से अचिकीर्ष, अजिहीषे इन सन्नन्त अङ्गां के अन्त्य 
अ का लोप इस बृद्धि का बाधक होगा । 

अच्छा तो आकार के स्थान में बृद्धि प्राप्त होती है-अयासीन्‌, अवासीन्‌- 
यहीँ । 

यहाँ बृद्धि हो भथवा न हो, कुछ अन्तर नई पड़ता ( रूप एक द्वी 
रहता है )। 

सन्ध्यक्षर को बृद्धि प्राप्त होती है । 


पर अन्त्य ( दृद्धियोग्य ) सन्ध्यक्षर मिलेगा ही नहीं । 


१. एव यहां अपि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

२. यह अपवाद होने से सक्‌ और इट्‌ आगम पहले हो जायेंगे, तब आकार 
अन्त्य नहीं रहेगा सो सिचिश्रद्धि न हो मकेगी, यह परिहार भी दिया जा सकता 
था-कैयट । - 

३. यदि कहो गो शब्द से आचार क्विप्‌ करने पर गोरिवाचारीत्‌ अरावीत्‌ यहां 
नामधातु में गो यह सन्ध्यक्षर .अन्त्य है जिसे शद्धि सम्भव हे तो उसका उत्तर हैं 
सिचि अद्धिः परस्मैपदेयु में ऋत इद्धातोः से धातु ग्रहण की अनुतत्ति करके शुद्ध भातु 
रूप जो धातु हे उसे वृद्धि मानी जायगी। पीछे धातु बने नामधातु में सिचि बृद्धि न 


CC-0. Prof. Sqtyarat Sh: होगा Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
होगी । उससे अगवीत्‌ मं दोष न होगा । 











moe 


१६० य्याकरणमद्दा भाष्य 


नजु चेदमस्ति ढलोपे रते उद्वोढाम्‌ उद्चोढम्‌. उदवोढेति | नैतदस्ति । 
असिद्धो ढलोपः। तस्यासिदधत्वान्नैतदन्त्यं भवति । व्यञ्जनस्य तर्हि प्राप्नोति 
अभैत्सीत्‌ अच्छैत्सीत्‌ । हङन्तलक्षणा बृद्धिबोधिका भविष्यति यत्र 
तहि सा प्रतिषिध्यते “नेटि” इति अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ । सिचि वृद्धेरप्येष 
प्रतिषेधः । कथम्‌। लक्षणे हि नाम ध्वनति भ्रमति सुहर्चमापे 
नावतिष्ठत । OS © न छी 
अजी ऐसा सन्ध्यक्षर यहाँ उदवोढाम्‌, उदवोढम्‌, उदवोढ में ढळोप होने पर 
मिळता है ( उसे वृद्धि का प्रसङ्ग दै ) । 

नहीं, ऐसा नहीं । ढलोप के असिद्ध होने से पहले हलन्तलक्षणा वृद्धि होगी, 
तब ढलोप के होने पर उस के असिद्ध होने से ओकार अन्त्य न होगा, अतः उसे 
{सचि त्रद्धिः से वृद्धि न होगी । , 
| तो ब्यञ्जन के स्थान में बृद्धि प्राप्त होती है । अमैत्सीत्‌, अच्छेत्सीत्‌_ यहाँ 

इरन्तलक्षणा वृद्धि इस वृद्धिकी बाधिका होगी । 





पर जहाँ हरन्तलक्षणा का निषेध है नेटि ( ७।२।४ ) इस सूत्रसे जैसे अकोषीन, 
अमोपीत्‌ ( वहाँ व्यञ्जन को दी हो जाएगी ) । , 

जेटि प्रतिबंध हलन्तलक्षणा इद्धि का ही नहीं, सिचि वृद्धिका भी है। 
यह केसे ! - 

लक्षण ( सूत्र, शास्त्र ) का स्वभाव है कि वह ( अव्यक्त रूप से ) ध्वनन 
. करता हुआ सववत्र ब्याप्त होता है, अत एव किसी एक लक्ष्य में ही विश्रान्त नहीं 
हो जाता । - 





१. नेटि यह शास्त्र सामान्यरूप से इडादि परस्मैपद-परक सिच्‌ पेर होने पर 

हलन्त को जो भी कोई बुद्ध प्राप्त होतो है उस सबका निषेध करता है । अव्यक्त= 

, > निर्विशेष रुप से कथन को ध्वनन कहते हें । यहाँ भी नेटि हलन्त-लक्षणा बृद्धि का 
ही निषेध करता है एसी व्यक्ति (स्पष्टता) नहीं । ऐसा हो सकता है कि शास्त्र 

की प्रतिषेध्य विषय में प्रश्नत्ति होने से चरितार्थता होने पर दूसरे प्रतिषेध्य विषय में 
उसकी प्रबृत्ति न हो, अतः कहा है--अमति अर्थात्‌ सवेत्र ब्याप्त होता है । यह भी 

हो सकता है. कि, जब यह ( शास्त्र एक के निषेध में, व्याप्त, ही, रहा है उसी काल 


ection, New Delhi. Digifized by eGangotri 


में द्वितीय विधि प्रदत्त दो रदी दै और प्रत्त्त हुए विधि का निषेध हो नहीं सकता, 





तृतीय आह्विक १६१ 
अथवा “सिचि वृद्धिः परस्मैपदेयु” इति सिचि बृद्धि: प्राप्तोति। 
तस्या हळन्तलक्षणा वृद्धिबाधिका । तस्या अपि “नेटि” इति प्रतिषेधः । 


अस्ति पुनः क्वचिदन्यत्रापि अपवादे प्रतिषिद्धे उत्सगोपि न भवीते । 
अँस्तीत्याह-सुजाते अश्वसूज्ते, अध्वयौ अद्रिभिः सुतम्‌, शुक्र ते अन्य- 
दिति । पूर्वरूपे प्रतिषिद्धेऽयादयोपि न भवन्ति । 


उ्सरार्थमेव तर्दि सिजर्थं वुद्धिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । सिचि वृद्विरविरो- 





अथवा सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इससे समान्य रूप से सिच्‌ को निमित्त मानकर 
परस्मैपद्‌ प्रत्यय परे होने पर दृद्धि प्राप्त होती है । इसे हलन्तलक्षणा बृद्धि वाधती है 
और इस दछून्तलक्षणा का नेटि यह प्रतिषेध करता दै । 


क्या कहीं अन्यत्र भी ऐसा होता दै कि अपवाद का प्रतिषिध हो जाने पर 
उत्सग की भी प्रबृत्ति न हो ? हाँ होता दै, देखिये सुजाते अश्वसूनृते अध्वयो अद्रिभिः 
सुतम्‌, शुकं ते अन्यदिति । यहाँ प्रकृतिभाव से पूर्वरूप का निषेध हो जाने पर अयादि 
आदेश सी नहीं होते । 


अच्छा तो उत्तराथै ही अथीत्‌ सिचि वृद्धि के लिये इको गुणत्रद्धी में 
हि अहण करना चाहिये। सिचिबृद्धि सामान्यरूपेण ( बिना प्रत्यय विशेष का आश्न- 


(एक साथ ) व्यापार होता है। और वह शब्दबुद्धिकर्मणाँ विरम्य व्यापाराभावः 
इस न्याय के बळ पर्‌ । 


१. अपवादे प्रतिषिद्धेऽप्युत्सगी न भवति यदि कहो फिर तो इक्षौ में इद्धि 
के अपवाद पूर्वसवर्ण दीधे के नादिचि से प्रतिषिद्ध हो जाने पर फिर बृद्धिरेचि यह 
उत्सर्ग कार्य नहीं होना चाहिए तो उसका उत्तर है-वहां संघोदूघौ०, तौ सत्‌ 
इत्यादि ज्ञापको से उत्सगे कार्य की पुनः प्रबृत्ति हो जाएगी । 


२. चान्सः पादमन्यपरे ऐसा सूत्र पाठ मानकर यह कहा है । प्रक्ृत्याःन्तः 
पादंमच्यपरे ऐसा न्यास स्वीकार करमे पर तो उत्सर्ग एचोऽयवायावः और तदपवाद 
पुड: पदान्तादति -इन दोनों की निवृत्ति प्रकृत्या--सूत्र से हो जाती हे। न कि अपवाद | 


उत्सर्ग का बाध 
के द्वारा का प! Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
३. भ्रष्टावसर न्याय से । 








१६२ ब्याकरणसद्दा भाष्य 


बेणोच्यते सा कूङिति मा भूत्‌ न्यजुवीत्‌ न्यघुवीते । नेतदस्ति हा 
अन्तँरङ्गत्वादत्रोषङ्ङादेशे रुते5नन्त्यत्वाद्‌ वृद्धि सविष्यति। यदि त 
सिच्यन्तरङ्गं भवति-अकार्पीत्‌ अहात्‌, गुणे छत परत्व चानन्त्यत्वाद्‌ 
वृद्धिने प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ । “हरून्तस्य-- ” इत्येव भविष्यति! इह ताह 
न्यस्तारीत न्यदारीदँ । गुणे छते रपरत्वे चानन्त्यत्वाद्‌ वृद्धिर्ग प्रप्नोति । 


हलन्तळक्षणायाइच “नेटि” इति प्रतिपधः। मा भूदचम्‌। दान्तस्य ईत्यच 


RSS SS hy Da 
यण किये ), विधान को गई हे, वह कित्‌ डित प्रत्यय परे हाने पर न हो, यथा 


न्यनुवीत्‌ न्यधुत्रीन में नहीँ होती। 

यह कोई प्रयोजन नहीं। 

उङ आदेश अन्तरङ्ग दै वृद्धि बहिरङ्ग है, उवङ्‌ आदेश दो जान पर अङ्ग के 
भजन्त न होने से सिचि वृद्धि की प्राप्ति ही नदी रहती । 

यदि सिच प्रत्यय परे होने पर अन्तरङ्ग शाख को प्रवृत्ति होती हे 
अकार्षीत्‌ अदारीत्‌ --यहौँ ( अन्तरङ्ग ) गुण हो जाने पर रपर होने पर अच 
भनन्त्य होने से ही सिचि वृद्धि नही होगी। 

सिचि वृद्धि मत हो हलन्तलक्षणा वृद्धि हो जाएगी । 

अच्छा तो न्यस्तारीत न्यदारीत्‌ में (अन्तरङ्ग गुण और रपरत्व होने पर अच 
के अन्त्य न होने से सिचि इटि की प्राप्ति नहीं भोर रही हरन्तळक्षणा, उसका 
रकृत मे नेटि से निषेध हो जाता हे। 


तो 
के 





१. न्यनुव्रीत--निपूज णू स्तवने कुटादि तौदादिक का लड में रूप । 

२. न्यघुवीत---निपूर्व धू विधूनने कुटादि तौदादिक का छङ्‌ में रूप । 

३. उवङ्‌ आदेश को इडादि सिच्‌ की ही अपेक्षा है, वृद्धि को सिच और 
परस्मैपद्‌-इन दोनों की । अतः उवङ आदेश अन्पापेक्ष होने से अन्तरङ्ग है । 

४. अनन्त्यम्वात=अचोऽनन्त्यत्वात्‌। यद्यपि इक्‌ परिभाषा की अनुपस्थित में 
सिचिवृद्धि अन्त्य अल मात्र को प्राप्त होती हे, तथापि हलन्तलक्षणा वृद्धि द्वारा वाधित 
होने से इसका अजन्त अङ्ग ही विषय रह जाता है । अतः अन्त्य अचू के न होने से 
ऐसा कहा । 

५. न्यस्तारीत्‌--निपूमैक स्तृश्‌ आच्छादने का छङ्‌ में रूप । 


GC-0 न्यारी त्‌ निके Shastr विदार on, New D Digitized by eGangotri 
न्यदा णे का छु 


तृतीय आाहिक १६३ 


भविष्यति । इह तर्हि अलावीत्‌ अयावीत्‌ । गुणे कतेऽवादेशे चानन्त्यत्वाद्‌ 
वृद्धिन प्राप्नोति। हलन्तलक्षणायाइच “निटि” इति प्रतिपेधः मा भूदेवम्‌। 
“«छान्तस्य” इत्येवं भविष्यति । “ठकृन्तस्थ” इत्युच्यते, न चेदं लान्तम्‌। 
“छान्तस्य” इत्यत्र चकारोपि निर्दिश्यते । किं यकारो न श्रूयत। लुप्तनिर्दिष्टो 
चकारः । यद्येचम्‌ -मा भवानवीत्‌, मा भवान मंवीत्‌ । अत्रापि प्राप्नोति। 
अविमन्योनेति वक्ष्यामि । तद्वक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌ । णिदिवभ्यां तौ 
निमातव्यौ* । यद्यप्येतदुच्यते । अथ वैतर्हि णिइब्योः प्रतिषेधो न वक्तव्यो 
भवति । गुणे कृतेऽयादेशे च यान्तानां नेत्येव प्रतिषेधो भविष्यति । 


सिचि बृद्धि मत हो, अतो ठान्तस्य ( ७।२।२) इससे यहाँ बृद्धि हो 
जाएगी । अच्छा अळावीत्‌, अयात्रीत्‌ -- यहाँ ( अन्तरङ्ग) गुण होने पर अवादेश 
हो जाने पर अच्‌ अन्त्य न मिलने से सिचि वृद्धि न होगी । हलन्तलक्षणा का प्रकृत 
में नेटि से निषेध प्राप्त है । 

सियि बृद्धि मत हो, अतो ठान्तस्य से यहाँ बृद्धि हो जाएगी। पर सूत्र में 
लान्तस्य पेसा पढा है, यहां तो अङ्ग न लान्त दै और न रान्त, किंतर्हि अवादेश हो 
जाने से वान्त हे । व भी यहाँ निर्दिट होकर पीछे लोगो व्योवेलि से लुप्त हुआ है 
ऐसा समझना चाहिये । 


यदि ऐसा मानते हो तो अनिए प्रसङ्ग होता है मा भवानवीत्‌, मा भवान्‌ 
अबीत्‌ यहाँ भी वृद्धि प्राप्त होती है। 

इसके वारण के लिये अविमव्योने ऐसा निषेध वचन पढ़ दूँगा । 

तो क्या ऐसा अपू वचन पढ़ना होगा? 


नहीं, द्ययन्तक्षण---” ( ७२।५ ) इत्यादि सूत्र में णि र्वि के स्थान में अव्‌ और 
सव को पढ दिया जायगा। यद्यपि ऐसा कहा जाय तो भी गौरव कुछ भी नहीं, 
परन्तु लाघव है--णि दिव का सूत्र में प्रतिषेध नहीं करना पडता । अन्तरङ्ग गुण द्दो 
जाने पर अयादेश होने पर अङ्ग के यान्त होने से ही निषेध सिद्ध होगा । 





१. अयावीत्‌- थु मिश्रणामिश्रणयोः आदादिक का छू में रूप । 

२. (अ) मवीतू--मव--बन्धने भ्वादि प° माङ्‌ के योग से अडागम का लोप 
होने पर छड में रूप । 

३. निमातव्यौ--निपूर्वक मेङ्‌ प्रणिदाने भौवादिकं से तव्य प्रत्यय । इस धातु 
का नि क्के बिना प्रयोग दुलेभ हैं प च Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








१६४ व्याकरणसहाभाण्य 


एवं तह्यौचार्यभरदत्तिशीपयति न सिच्यन्तरङ्गं अवतीति यद्थम्‌ ` 'अतो 
हळादे्ळघोः” इत्यकारग्रहणं करोति। कथं त्वा ज्ञापकम्‌ | अकारग्रहणस्येः 
तत्मयोजनम--इह मा भूत-अकोषीत्‌ अमोषीत्‌। यदि सिच्यन्तरङ्गं स्याद्‌ 
अकारग्रहणमनर्थके स्यात्‌। गुणे इतेऽछघुत्वाद्‌ दृद्धिने भविष्यति । 
प्यति त्वाचायौ न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति, ततोऽकारश्रहणं करोति । 


ज्ेतदस्ति ज्ञापकम्‌। अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनस्‌। किम्‌ । 
यत्र शुणः प्रतिषिध्यते तदर्थमेतत्‌ स्यात्‌ न्यङुटीत्‌ न्यपुरीतू। 


___ LCS CMR: २२२ 

अच्छा तो आचारे की प्रवृत्ति बताती है सिच परे रहते अन्तरङ्ग शास्त्र की 
प्रवृत्ति नही होती, इसी हेतु आचाय अतो हलादेछेघोः ( ७।२।७ ) में अकार ग्रहण 
करते हैं । 

यह ज्ञापक कैसे है ? | 

भकार--ग्रहण का यह प्रयोजन है--अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ सै वैकल्पिकी बृद्धि 
न हो। यदि सिच्‌ परे रहते अन्तरङ्ग (गुण) हो तो अकार अहण व्यथ हो जाय, 
गुण होने पर लघु अक्षर न होने से यह बृद्धि न होगी । पर आचाये जानते हैं सिचत 
परे अन्तरङ्ग की प्रदत्ति नहीँ होती, अतः अकार ग्रहण करते हैं । 


नहीं । यह ज्ञापक नहीं बनता । इस वचन का और प्रयोजन है । 


जहां गुण का प्रतिषेध है वहां के लिए अतो हलादेः? में अकार अहण 
किया दै- न्यकुटीत्‌ , न्यपुरीत्‌ । अच्छा तो जो णि रिव का प्रतिषिध किया है वह इस 


१. सिच परे रहते अन्तरङ्ग कार्य नहीं होता इस विषय में येन नाम्नापि न्याय 
हाँ बहुत बड़ा समर्थक है । गुण आदि की अवश्य प्राप्ति में सिचि बृद्धि का विधान 
किया है इस लिये वह अन्तरङ्ग गुण आदि को याध लेगी। उसके चिरि जिरि के छड्‌ से 
अचिरायीत्‌., अजिरायीत्‌ तथा यङ्छगन्त नेनी चची के लुड्‌ में अनेनायीत्‌ अचेचायीत्‌ 
ये इष्ट रूप बन जाते हैं। अन्यथा अन्तरङ्ग गुण तथा . अयादेश हो कर यान्त हो जाते 
हायन्तक्षण० से वृद्धि प्रतिषेध हो जाता तो अनिष्ट रूप प्राप्त होता । 


२. अकोधीत--कष निष्कर्ष यादि सेट्‌ परस्मैपदी । इसका तिप्‌ परे छङ्‌ में 
रूप है। 

३. न्यपुरीत्‌--निपूवेक पुट संश्लेषणे कुटादि तुदादि सेटू परस्मैपदी इसका 
तिपू परे रहते छू में रूप । न 


"न्यकुटीत. Prof. 'न्यपुटीत: a Vaat थहा ollection, दधि "अप igiti अन्तरङ्ग (1; 1 
न्यकुटीत्‌ न्यपुटीत- यर्हा गुंग बदि को अपेक्षा अन्तरङ्ग है, उससे वृद्धि 


तृतीय आशिक १६५ 


यस्तर्हि णिइव्योः' प्रतिषेधं शाहिद तेन नेहवान्तरङ्गमिति दर्शयति। यच्च 
करोत्यकोरग्रहणं लघोरिति इतेपि। 


§ ~ 
तस्मादिग्लक्षणा वृद्धिः ॥ 
तस्मादिग्लक्षणा वृद्धिरास्थेया ॥ 


__ ६४६५१५० ७००0 0 अ ््स्स्स्स्स 
बात का ज्ञापक है कि सिच्‌ परे अन्तरङ्ग की प्रवृत्ति नहीं होती । और जो लघु कहने 
पर भी उसे अ से विशिष्ट करते हैं यह भी ज्ञापक है । 

(वा०) अतः यह ब्यवस्थित हुआ सिचि बृद्धि इग्लक्षणा माननी चाहिए ॥ 


2 841044004 SEs SND REEDED SE 
का बाध होता है, पीछे कुटादित्व रूप हेतु से गुण का निषेध होने पर भी पाक्षिकी बृद्धि 
नहीं होती, इसमें अतो हलादेरूबोः में अत्‌-प्रहण कारण है न कि भ्रष्टावसर न्याय 
जो सिद्धान्त में है ही नहीं । अतः अत्‌ ग्रहण की ज्ञापकता सिद्ध न हुई। 


१. अच्छा तो णि श्वि का जो प्रतिषेध किया है वह ज्ञापक रहेगा कि सिच्‌ 
परे अन्तरङ्ग शास्त्र की प्रबृत्ति नहीँ होती, कारण कि यदि हो, तो गुण होने पर यान्त 
होने से ही निषेध सिद्ध है। ज्ञापक होने पर उक्त निमान ( परिवर्तन ) का कुछ भी 
उपयोग नहीं । अयावीत्‌ अछावीत--यहां सिच्यन्तरङ्गै नास्ति इस बात के ज्ञापित 
हो जाने पर अन्तरङ्ग गुण न होने से अङ्ग के ( ओके स्थान में अवादेश के 
न होने से वान्त न होने के कारण अतो कान्तस्य में वकार प्रश्लेष न करना 
पडेगा और न अव्‌ मव्‌ में अतिप्रसक्त बृद्धि को वारण करने के लिए अविमच्योने 
ऐसा निषेध वचन पढ़ना होगा और न हीं अपूर्ववचन करने के गौरव के परिहार के 
लिये इयम्त--सूत्न में णि खि के स्थान में अबू अब्‌ को पढ्ने की आवश्यकता होगी । 

२. निरस्त किए हुए ज्ञापक को सिंहावलोकनन्याय से पुनः स्थिर करते हैं-- 
अतो हलादेकूघो: मै लघु ग्रहण करने पर भी जो अत्‌ अहण किया--यह ज्ञापक ही 
है। भाव यह है--यदि सिचि वृद्धिः--में इक्‌ महण न हो तो अकोषीत्‌ 
इत्या द मै अन्त्य अळू ( व्यञ्जन) को दृद्धि प्राप्त होती है उसे रोकने के लिए बाध्य 
विशेष चिन्ता पक्ष को लेकर जो आपने सिचि बृद्धि के अपवाद हलन्तलक्षणा बृद्धि 
का नेटि से निषेध होने पर ्रष्टावसरन्याय से सिचि बृद्धि की अप्राप्ति स्वीकार की, 
उस रीति से न्यकुटीत्‌ इत्यादि मै भी वृद्धि की अप्राप्ति रहेगी । 


३. तस्मात्‌ अतः न्यनुवीत्‌. इत्यादि में उव्‌ को बाध कर प्राप्त हुई बृद्धि 
क निषेध लिए, शा सि बि होती हे, गह मल हक 
प्रत्यय परे होने पर इग्लक्षणा गुणडाडि का निषधे हॉ इस लि ओर 'अकीषीव इत्यादि में 





१६६ उ्याकरणसदाभाष्य 


षष्ठयाः स्थानेयोगत्वादिगानि वृत्तिः ॥ 


षष्ठयाः स्थानेयोरत्वात्सर्वेपामिकां निश्वक्तिः प्राप्नोति। अस्यापि 
प्राप्तोति दधि मधु! पुनर्वचनमिदानीं किमर्थं स्यात्‌ । 


अन्यतरार्थे पुनर्वचनम्‌ ॥ 
अन्यतरार्थमेतत्स्यात्‌--सावधातुकार्धधातुकयोर्गुण एवेति । 


प्रसारणे च ॥ 

प्रसारणे च सर्वेषां यणां निवृत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि प्राप्नोति- 
वाता वाता । पुनर्वचनमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ । 

( वा० ) इको गुणइद्धी इस सूत्र में (इकः) यह पछी स्थानषष्ठी है शत 
इक्‌ की निवृत्ति (प्राप्त होती दै ) । 

इकः इस षष्ठी के स्थानेयोगा षी होने से इक्‌ मात्र का इको गुणबृद्धी से 
विधीयमासै गुणत्रद्धि रूप आदेश द्वारा निवृत्ति प्राप्त होती है । 

( यदि इको गुणब्रद्धी स्वतन्त्र विधि हे अनियमे नियमकारिणी परिभाषा 
नहीं ? तो मिदेशुणः इत्यादि से ) पुनः गुण आदि विधान किस लिए किया ? 

(बा०) अन्यतर ( दो में से एक गुण अथवा वृद्धि के लिये। ) पुनः विधान 
रहेगा । 

[इको शुणत्रदूधी से पर्याय (क्रम) से प्राप्त गुण बृद्धि मै से] एक के विधान 
के लिये पुनः विधान हो सकता है जैसे सार्वधातुकार्धातुक्योः में सावैधातुक 
आर्धधातुक प्रत्यय--रूप निमित्त होने पर गुण ही हो (बृद्धि न हो)। 


(बा०) सम्प्रसारणं में भी सब यणो की निवृत्ति प्राप्त होती है। याता वाता 
यदौ भी । तो वचिस्वपि-- इत्यादि पुनः सम्प्रसारण-विधान किस लिये किया ? 


अनिकू को गुण न हो इस लिए भी सिचि बृद्धि इग्लक्षणा स्वीकार करनी चाहिये । 


बाध्यसामान्यचिन्ता और भ्रष्टावसर न्याय तो एकदेशी की उक्ति है सिद्धान्त नहीं ॥ 


१. इको गुणवृद्धी यह स्वतन्त्र विधायक शास्त्र है। इको यणचि इसे 
अपने विषय में बाध लेगा, इससे वह शास्त्र व्यर्थ नहीं होता । इस पूर्व पक्ष का उत्थान 
विधिनियमयोर्विधिरेव ज्यायान्‌ इस न्याय के आश्रयण से होता दै । 


3: हयः ससर म रः क सन रें विधायक 


तृतीय आशिक १६७ 


विषयार्थ पुनवेचनम |) 
विषयार्थमेतत्स्यात्‌ वचिस्वपियजादीनां कित्येवेति । 


उरण्‌ रपरे च ॥ 
उरण रपरे च सर्वेषासकाराणां निवृत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि 
प्राप्नोति--कर्त हते इति । 


सिद्धं तु षष्ठ्यधिकारे वचनात्‌ | 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । षष्ठ्यधिकारे इमे योगाः कर्तव्याः । एकस्तावत्‌ 
क्रियते तत्रैव । इमावपि योगो षष्ठयधिकारमजुवर्तिष्येते। अथवा षष्ठयथि 
कारे इमौ योगावपेक्षिप्यामहे । अथवेदं तावदयं प्रएव्यः- सार्वधातुकाः 


SRP अर OR FV SNCS NAD SN ह 

विषय नियम (=निमित्त-नियम ) के लिय हो सकता है --त्रचिस्वपि और 
यज्ञादि धातुओं को कित्‌ प्रत्यय परे होने पर ही सम्प्रसारण हो ( अकित्‌ परे 
रहते न हो )। 

उरण रपरे; में भी ( स्थानषळी मान कर ) ऋकार मात्र की निवृत्ति प्राप्त 
होती हे । कते हते यहाँ भी । 

(वा० ) घळ्यधिकार में पढ्ने से इष्टसिद्धि ( सवौक्षेप समाधान-रूप ) 
ही जाती ६ । 

इन आक्षिपों का समाधान हो जाता हे । कैसे ? षष्ठी स्थानेयोगा से प्रारम्भ हुए 
पश्यधिकार सें ये सूत्र पढ़ने चाहिये । एक-उरण्‌ रपरः का तो पहले ही इस 
अधिकार में पाठ किया हुआ है। इस सूत्र से पुरै अथवा पश्चात्‌ इको गुणव्रद्धी तथा 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ पढ़ दिया जाएगा । 

अथवा घछ्यधिकार सें इन योगों (इको गुणबृद्धी, इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ) 
की अपेक्षां करेगे । 

अथवा स्वतन्त्र विधि मानने वाळे से हम यह पूछते हैँ- सामैधातुकाधे- 
शास्र स्वीकार कर अर्थ होगा-यण मात्र के स्थान में इक हो और उसकी सम्प्रसारण संज्ञा 
होती हे । इससे यण मात्र की निवृत्ति प्राप्त होती हे । 

१. उरण्‌ रपरः--यहाँ भी क्र के स्थान में अश्‌ हो और वह रपर हो- यह 
अथे होगा । 


११८ शास्त्रीयाधिकार म. जर सम्ब ection, New Delhi लौकिक अप होता पि ही लौकिक 
धिकार में भी, अतः शास्त्रीयाधिकार को कह कर अब लौकिक. अपका-लेक्षण अधिकार 





+ 





धातुकयोः इस शास्त्र से जो गुण होता है वह याता वाता में क्‍यों नहीं होता ? तुम्हारा 





१६८ ज्याहरणसहा जन्य 


घातुकयोर्गुणो भवति इतीह कस्मान्न भवति--याता याता। इदं तननापेक्षिः 
ध्यते-हको गुणवृद्धी' इति । यथैव तर्हि इदं तत्रापेक्षिष्यते एवमिहापि 
तदपेक्षिष्यामहे सार्चघातुकार्धधातुकयोः’ इति ॥ इको गुणबुद्धी ॥ 
इति श्रीमद्धगवत्पतञ्जछिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे तृतीयमाह्विकं समाधम्‌ ॥ 





उत्तर यही होगा न--इके गुणवृद्धी कि यहां हम इको गुणवृद्धी की अपेक्षा करेंगे 
(अर्थात्‌ सावेधातुकार्ध० से विद्वित गुण किसे हो इस अपेक्षा-आकाङ्क्षा से इको गुण- 
वृद्धी के साथ इसकी पुकवाक्यता करेंगे) इस लिये जैसे इको शुणवृदूधी इसकी 
सावैधातुका० में अपेक्षा है ऐसे ही इस में सावैधातुका० की अपेक्षा है जिससे इको 
गुणवृद्धी स्वतन्त्र विधि है इसका प्रत्याख्यान हो जाता है । 
को कहते हे । इसके लिए षष्ठी स्थानेयोगा को दो योगों में विभक्त कर दिया 
जायगा--(१) षष्ठी, (२) स्थानेयोगा । पूर्वयोग का अर्थ होगा--पष्ठ्यथिकार में 
जो कुछ अनुक्रम से कहा गया है वह जहां षष्ठीनिर्दिष्ट को कार्य विधान किया गया है, 
वहां उपस्थित हो जाता है। योग्यता के अनुसार ( इष्ट और व्याख्यान से भी ) इक्तो 
गुणढ्डी तथा इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ इन. दो की ही अपेक्षा होगी, न कि अनुक्रान्त 
मात्र की । 

१. जिस प्रकार बिधि को स्थानी की अपेक्षा=आकाइक्षा होती है इसी प्रकार 
इस ( इको शुणबृद्धी ) को भी अपने सम्बन्धौ विधेय के बोधक शास्त्र ( सा्ेधातुका० ) 
की अपेक्षा होती है ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्विक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में न धातुलोप आर्धधातुके ॥१।।४॥ इस सूत्र से लेकर 
नाञ्झलौ ॥१।१।१०॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्कासमाधान सहित विचार 
किया गया है । क्रमशः प्रत्येक सुत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 

न धातुलोप आधधातुके ॥ १।१।४॥ 

(क) सूत्र का पदकृत्य दिखा कर आधेत्रातुक ग्रहण को लोप तथा गुणबृद्धि दोनों 
का विशेषण निर्दोष सिद्ध किया है । 

(ख) सूत्र के इष्ट विषय का परिगणन करके इग्लक्षण गुणब्रद्धि का निषेध मानते 
हुए परिगणन का प्रत्याख्यान किया हे । 

(ग) अन्त में स्थानिवद्भाव द्वारा इष्टसिद्धि मान कर सूत्र का ही खण्डन कर 
दिया है । 

क्ङिति च ॥१।१।५॥ 

(क) तन्निमित्त प्रहग के प्रयोजन बताकर उसका खण्डन किया है 

(ख) इग्लक्षण गुणबृद्धि का निषेध मानते हुए लगवायनः, कामयते में इद्धिनिपेध 
का अभाव सिद्ध किया है । 

(ग) अचितवसू , असुनवम्‌ आदि मै स्थानिवद्धाव से प्राप्त लङ लकार का 
क्त्व मान कर उसके परे रहते डित्काय का यासुट्‌ के बिद्चन से निराकरण 
किया है । हे 

दीधीवेवीटास्‌ ॥१॥१॥६॥ सूत्र का प्रयोजन बता कर उसका सर्वथा खण्डन कर 
दिया है । 
हलोनन्तराः संयोग: ॥१।१।७॥ 

(क) . अनन्तराः शब्द में दोनों विग्रहों को निदोष सिद्ध कर हलों में प्रत्येक की 

सेयोगसंज्ञा रोकने के लिए कहे गये “सद? शब्द के प्रहण को अन्यथासिद्ध दिखाया है । 
` (ख) केवल दो हों के समुदाय में दो की मिली हुई एक संयोग संज्ञा मानी हे, 
किन्तु बहुत इलों के समुदाय में दो दो की भी अलग संयोग संज्ञा स्वीकार की हे और 


सारे समुदाय कीःसी?०: Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


_ १७० र ब्याकरणसहसाष्य 


(ग) गनिग्ढैयात्‌ इत्यादि में समुदाय की संयोगसंज्ञा पक्ष मै प्राप्त दोष का दो ३ 
की संयोगसंज्ञा मानकर निराकरण क्रिया है । 
(च) _ भिन्नजातीय को ही सवेत्र व्यवधायक मानते हुए स्वरानन्तर्दितवचनस्‌ इम 
वातिक का खण्डन किया है। साथ ही ग्राम शब्द के बहुत अथ बताये इ । ः 
सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः ॥१।१।८॥ 
(क) सुखनासिकावचनः का विग्रहपूयैक अथे बताकर सुख और नासिका ग्रहण का 
प्रयोजन बताया हे । 
(ख) प्रासादवासिन्याय से मुख ग्रहण का खण्डन कर दिया है। 
(ग) शब्दों को. नित्य मानकर अनुनासिकसेज्ञा में प्राप्त इत्रेतराश्रयदोष का 
समाधान किया है । 
| तुल्यास्यप्रयत्ने सवर्णन्‌ ॥१।१।९॥ 
| (क) . सून्नस्थ पदों का अलग २ विप्रहपूरवक अथे-निर्देश करके समस्त सूत्र का 
| अर्थ बताया हे । 
| (ख) आस्य शब्द के सुख और मुख में होनेवाले स्थान प्रयत्न ये दोनों अर्थ 
स्वीकार किये हैं । , 
(ग) मुख में होनेवाळे आभ्यन्तर प्रयत्नों की तुल्यता में ही सवणसंज्ञा मानते 
हुए आस्ये तुल्यदेशग्रयत्नं सवणेम्‌ इस वार्तिककारकृत सून्नन्यास का खण्डन किया है। 


(ब) बाह्य प्रयत्न बता कर सवर्णसंज्ञा में उनकी तुल्यता को अनावश्यक 
माना है। 






(ङ) जब गड द इन तुल्यप्रयत्न वाले भिन्नस्थान वाले वर्णो की तथा 
श छ, ष ठ, स थ इन तुल्यस्थान वाले भिन्न आभ्यन्तर प्रयत्न वाले वर्णी की सवर्णसंज्ञा 
रोकने के लिए तुल्यास्यप्रयत्नम मै इन्द्रगर्भ बहुत्रीहि समास न मानकर त्रिपद बहुब्रीहि 
या ततंपुरुषगभवहुत्रीहि समास स्वीकार किया हे । 


(न) ऋकार लकार की सवणेसंज्ञा मान कर ऋति ऋ वा, रूति ख वा वचनम 
इन वार्तिकों का खण्डन कर दिया है । 
. नाज्झलौ ॥१।१।१०॥ 


हर (क)' सूत्रस्थ अच्‌ शब्द को इको यणचि इत्यादि की तरह अपने सवर्णियों का 
' ग्राहक समझते हुए इकार का सवर्णी हरू शकार, दीर्घ ईकार .की तरह अच्‌ है ऐसा 
मान कर इससूननःसे शकार के “साथ दाकार' की।' संबे्संज्ञा का निषेधं प्रापिख्प दोष 


र 


चतुर्थ शाह्विक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार १७१ 
दिखाया है फिर इकार शकार के प्रय॒त्नभेद से या वाक्यापरिसमाप्ति न्याय द्वारा 
उसका समाधान करते हुए वाक्यपरिसमाप्ति का स्वरूप दिखाया है । 
(ख) पक्षान्तर में शकार के साथ शकार की सवर्णसंज्ञा न होने में भी कोई हानि 
नहीं यह दिखाते हुए परइशतानि कार्याणि में दो शकार हों या तीन हों श्रवण में कोई 
भेद नहीं पड़ता यह सिद्ध किया हे । 
(य) ऊष्मों का ईषद्वित्रत और रबरों या अशों का बित प्रयत्न मानते हुए एक 
प्रकार से इस सूत्र का खण्डन सी कर दिया है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अथ चतुर्थमाह्विकम्‌ 
न धातुलोप आर्थधातुके ।।१।१।४।। 


धातुग्रहणं किमर्थम्‌? ॥ 
इह मा सूत्‌ । ळूञ:लविता । लवितुम्‌ पूञ्‌-पचिसा । पचिलुम्‌॥ 
आर्घधातुकग्रहणं किमर्थम्‌? ॥ ` 





सूत्र में घातुग्रहण. किस लिये किया है। क्योंकि आधेधातुकसंज्ञक प्रत्यय 
धातु से ही विहित होता है । उस के परे होने पर धातु का ही लोप समझा जायगा ।' 


धातुम्रण के अभाव में जिस किसी का भी. लोप होने पर गुण वृद्धि का निषेध 
' ` प्राप्त होगा। ऊविता लवितुम्‌ । पविता पवितुम्‌ ( लल्‌ पन्‌ इट्‌ ठच्‌, तुसुन्‌ ) यहां 
| लान्‌ पून्‌ के जकार अनुबन्ध का लोप होने पर भी इस सूत्र से सार्वधातुकगुण का 
; निषेध प्राप्त होता दै वह न होवे इस लिये धातुअहण किया हे । छस पून्‌ में भकार 
| अनुबन्ध है, धातु नहीं हे । धातु तो केवळ क्रियावाची द्वोने से रू. प्‌ दें । तृच, तुसुन्‌ 
| प्रत्यय आधेधातुक हैं । उन के परे दोने पर सार्वधातुक गुण हो जाता हे । 


आर्थेधातुकम्रदण किस लिये किया दै ? 


१. सम्पूर्ण धातु का लोप होने पर तो गुणदृद्धि का प्रसङ्ग ही नहीं उठता 
_ जिस के लिय निषेध की आवश्यकता हो । जब धाठु ही छप्तहो गया तो गुणबद्धि 
* किसे करेंगे ऐसी अवस्था में यहां धातु के एकदेश अथवा अवयव में धातुशब्द 
लाक्षणिक माना गया है । जैसे कपडे का कुछ हिस्सा जल जाने पर भी कपड़ा जल गया 
एसा प्रयोग होता है इसी प्रकार यहाँ आर्धधातुक परे रहते धातु के अवयव का लोप 
होने पर गुणद्वद्धि का निषेध होता है । यह सूत्र का अर्थ है। 


२. यदि लोप और गुणइद्धि दोनों जब एक ही आर्धधातुक प्रत्यय को निमित्त 
मान कर हाँ तभी निषेध माना जाय तब तो धातुग्रहण व्यथ है। उसकी आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि छ्‌ पूञ्‌ के अकार अनुबन्ध का लोप तो अनैमित्तिक है। बिना किसी 
को निमित्त माने हो जाता हे । तृच्‌, तुमुन्‌ इन आर्धधातुक प्रत्ययों के आने से पूर्व ही 
हो गया है इस लिये कविता, लवितुम में गुणनिषेध न होगा । यह वात आगे 


३ स्पष्ट होगी |? Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri " 






चतुर्थ आहिक १७३ 

त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति ॥ 

कि पुनरिदमार्धधातुकग्रहणं छोपविशेषणम्‌। आर्धधातुकनिमित्ते 
धातुलोपे सति ये गुणवृद्धी प्राप्युतस्ते न भवत इति। आहोस्विद्‌ गुण- 
बृद्धिविशेषणमार्धधातुकग्रहणम्‌ । धातुलोपे सत्यार्धधातुकनिमित्ते ये गुण- 
बुद्धी प्राप्नुतस्ते न भवत इति ॥ पट 

किं चातः ? ॥ 

यदि. लोपविशेषणम्‌ । उपेद्धः प्रेद्धः अत्रापि प्राप्नोति। अथ 





त्रिधा वद्धो इभो रोरवीति यहां रोरवीति ( रोख्य-ईट्‌ तिप्‌ ) इस वैदिक ` 
प्रयोग में यङ्छुगन्त रोरूय घातु के अवयव य का लोप आर्धधातुक परे होने पर 
नहीं हुआ बल्कि उस से परे सार्वधातुक तिपू प्रत्यय है । उस में गुणनिषेध न हो जावे 
इस लिए आर्धधातुकग्रहण किया है । 


क्या सूत्र में यह आर्धधातुकम्रहण केवळ लोप का ही विशेषण माना है, 
गुणवृद्धि का नहीं ? जहाँ आर्धधातुक को निमित्त मान कर धातुलोप हुआ हो 
बहां प्राप्त गुणबुद्धि का यह निषेध करता हे । गुणवृद्धि चाहे आर्धधातुक को निमित्त 
सान कर न भी हो । लोप अवश्य आर्धधातुक निमित्तक होना चाहिए ऐसा मानते हैं?! 
या गुणश का विशेषण आधेधातुकमग्रहण माना है, लोप का नही । जहां धातुलोप 
होने पर आधैधातुक को निमित्त मान कर गुणः दवि प्राप्त हो वहां यह गुणबृृद्धि का 
निषेध करता हे । लोप चाद आधैधातुकनिमित्तक न भी हो ऐसा मानते है ! 

इससे क्या ? 


यदि खोप का विशेषण आर्धेधातुकग्रहण को मानते हैँ तो उपेद:, मेद: 
( उप, प्र-इन्घू-क्त ) यहां भी . गुणनिषेध प्रास होगा । क्योंकि यहां इन्ध्‌ के नकार 
का लोप आर्धधातुक क्त प्रत्यय को मान कर अनिदितां हलः० सूत्र से हुआ है। 
परन्तु उप और इन्ध में आद्गुणः से होने चाला गुण एकादेश आर्धेधातुक को मान 

१. रोरवीति में यडोचि च से हुआ यङ्‌ का लुक्‌ अनैमित्तिक हे । तिप्‌ सावेधाहुक 
के आने से पहले ही हो जाता है इस लिये लोप और गुण की एक आर्धधातुक निमित्तकता 
न होने स अहे जन भी अन्येथों' सिंध हो जोंतों हिप. Digitized by eGangor 





१७४ व्याकरणमहाभाष्य 


गुणबवृद्धिविशेषणम्‌। क्नोपयतीत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ 
थेच्छसि तथास्तु । अस्तु लोपविशेषणम्‌ ॥ 
कथम्‌ उपेद्धः प्रे इति? ॥ 
बहिरङ्गो गुणः । अन्तरङ्गः प्रतिषेधः । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ 





कर नहीं हुआ है। और यदि गुणदृद्धि का विशेषण आधेधातुकम्रहण को मानते हैं 
तो क्लोपयति ( क्नूय्‌, पुक्‌, णिच्‌, तिप्‌) यद्वां भी गुण का निषेध प्राप्त होगा । क्योंकि 
यहाँ आर्धधातुक णिच्‌ प्रत्यय को मान कर पुगन्त गुण हुआ है किन्तु लोपो 
व्योवेळि से होनेवाला क्नूय के यकार का लोप आर्धधातुक को मानकर नहीं 
हुआ है। ॥ स्क्रब क न्याम ड ते 

जैसी इच्छा हो वैसा मान लीजिये। आर्धधातुक को लोप का विशेषण 
सान लीजिये । 

आर्धधातुक को लोप का विशेषण मानने पर उपेद्धः, प्रेद्ट: कैसे बनेंगे ? 

उपेद्धः, प्रेदठः में आद्गुणः से होनेवाला गुण उप भौर इन्ध इन दो पदों की 
अपेक्षा रखने से बहिरङ्ग है । न घातुलोप सूत्र से होने वाला गुण का निषेध केवल 
इन्ध की अपेक्षा रखेन से अन्तरङ्ग है। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे अर्थात्‌ अन्तरङ्ग 
कार्य में बहिरङ्ग कार्य असिद्ध होता है इस परिभाषा के बळ से बहिरङ्ग हुआ गुण 
असिड दै । निषेध सूत्र को दृष्टि में नही आता। यदि पहळे उप और इन्ध का 
सम्बन्ध करके फिर क्त प्रत्यय खावें तब यद्यपि गुण अन्तरङ्ग है और निषेध सूत्र 
बहिरङ्ग है तो भी हर हालत सै जो भी बहिरङ्ग है उसके असिड होने से दोष 
नहीं होगा । 


१, यदि कहो नाजानन्तर्ये बहिष्ट्वप्रकळृसिः इस परिभाषा द्वारा असिद्ध 
परिभाषा का निषेध हो जाने से उक्त समाधान ठीक नहीं बनता तो इसका उत्तर है कि यह 
परिभाषा जहां दो अचों का आनन्तर्ये सूत्रविहित है वहीं असिद्ध परिभाषा का निषेध करती 
हैं। न घातुलोप सूत्र में यह प्रदत्त नहीं हो सकती । इको यणचि इत्यादि सूत्रों में दो अचों 
का अव्यवहित आश्रयण स्पष्ट निर्दिष्ट है वहीं यह परिभाषा असिद्ध परिभाषा का निषेध 
करेगी। जैसे अक्षय: ( अक्ष दिव्‌ क्विप्‌ ) यहां दिव्‌ के वकार के स्थान में च्छवो: झूड० से 
ऊठ्‌ आदेश होता है वह क्विप्‌ की अपेक्षा रखने से बहिरङ्ग है। नाजानन्तर्ये इस परिभाषा 
` द्वारा इको यणचि से दि के इकार को यण्‌ करने में बहिरङ्ग होता हुआ भी ऊढ असिद्ध 

नहीं होता । उपेद्ध:, प्रेड: यहां न धातुलोप सूत्र से गुणनिषेध करने में अव्यवहित 
` अचों का आश्रयण सूत्नोपात्त नहीं है, अतः नाजानन्तये इस परिभाषा का यह सूत्र विषय 
नहीं है। वैसे भी आद्गुणः यह गुण इग्लक्षण नहीं है इस लिएन धातुलोप सूज्ञ. का 
विषय उपे, मेड: नहीं हो सकता, 


९ =: esos New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ भाद्विक १७५ 


यद्येवं नार्थो धातुग्रहणेन । इह कस्मान्न भवति। लूञ्ञ्‌ लविता । 
ळवितुम्‌। पूञ्‌-पविता पवितुम्‌। आर्धधातुकनिमित्त लोपे प्रतिषेधः 
न चैष आर्धघातुकनिमित्तो लोपः 

अथवा पुनरस्तु गुणत्रृद्धिविशेषणम्‌॥ 

नजु चोक्तं क्लोपयतीत्यचापि प्राप्नोति ? 

नेष दोषः। निपातनात्‌ सिद्धम्‌। कि निपातनम्‌। चेले क्नोपेः इति ॥ 

परिगणनं कर्तव्यम्‌ । 

यङ्यक्‌क्यवलोपे प्रतिषेध; 
गुणक यङ्यक्क्यवलोपे/भ्रतिषेधो वक्तव्यः । यङ्‌ । बेभिदिता । मरीसूजः। 


यदि आर्धधातुक को लोप का विशेषण मानते हँ तो सूत्र में थातुग्रहण 
की आवश्यकता नही । लविता, छवितुम्‌। पविता, पवितुम्‌ यहां अकार अनुबन्ध 
का लोप होने पर गुणनिषेध क्यो नहीं होता? इस लिये नहीं होता कि यहां 
तृच, तुसुन्‌ इन आर्धधातुक प्रत्ययाँ को निमित्त मान कर अनुबन्ध का लोप नहीं 
हुआ है। वह तो अनैमित्तिक दै । आर्धधातुक के आने से पहले ही बिना किसी 
निसित्त को मान कर हो जाता हे । आर्धधातुक को निमित्त मानकर जहां लोप 
होगा वहीं यह सूत्र गुणदृद्धि का निषेध करेगा । इस लिये धाठुग्रहण के अभाव 
झै सी छविता, लवितुम मे दोष न होंगा । 

दीक है । चाहे आर्धधातुक को गुणवृद्धि का विशेषण मान लीजिये । 

झोपयति में जो गुणनित्रेध की प्रालि का दोष कहा था वह आर्धधातुक को . 
गुणवृद्धि का विशेषण सानने में कैसे समाहित होगा ? 


यह कोई दोष नटी । क्योंकि चेले क्नोपेः इस सूत्र में क्रोपेः इस निपातन | 


से यहां गुण सिद्ध हो जायगा। उक्त निपातन से गुण का निषेध न मान कर 
गुण का विधान ही स्वीकार किया जायगा । 

इस सूत्र के विषय का परिगणन कर देना चाहिये कि यहाँ २ पर गुण- 
वृद्धि का निषेध होता हे । यङ यक्‌ क्यच और वकार के लोप में गुणब्द्धि का 
निषेध होता है ऐसा कइना चादिये । बेभिदिता ( बेभिद्मइट्‌ तृच्‌ ) यहां यङन्त 
बेभिय धातु में तृच्‌ प्रत्यय आर्धधातुक को सान कर यस्य हेलः से यछ्‌ के यकार 
(समुदाय ) का लोप हुआ दै उसो तृच्‌ को मान कर प्राप्त होने वाला लघूपघयुण 
नहीं होता । सरीसजः ( मरीरज्य-अच्‌ ) यहां यङन्त भरीरज्य घाउ म अच्‌ प्रत्यय 
आधेधातुक को. निमित्त मान कर यडोचि च से यङ्‌ का झुकू हुआ हे । उसी अच 


को निमित्त सात क्र सास, होने वाळी मरेवुडिः से बडि नहीं होती। कृपुभिता (कुपुभ्य- 





१७३ व्याकरणसद्दाभाण्य 


यक्‌ । कुषुभिता । मगधकः । क्थ । समिधिता। इषदकः। बलोपे ¬ 
जीरदानुः । कि प्रयोजनम्‌ ? - > 
तुम्लोपस्निव्यतुबन्धलोपेऽप्रतिषिधाथम्‌ । 
जुम्लोपे स्लरिव्यलुबन्धलोपे च प्रतिषेधो मा भूदिति । जुस्छोपे। ` 
अभाजि। रागः । उपबईणम्‌। खिवेः अस्रेमाणम्‌। अचुवन्धलोपे-ल्ूञ्‌ 
_ळविता ळवितुम्‌। - ... Cs ह 
इट्‌ तृच्‌ ) यद्वां कण्ड्वादियगन्त कुपुभ्य धातु में तृच्‌ प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त 
मान कर यक्‌ के यकार का यस्य हरः से छोप हुआ है। उसी तृच्‌ को निमित्त सान 
कर प्राप्त होने वाळा उघूपध गुण नहीं होता । मगधकः ( सगभ्यःण्डुल. ) यहां 
' कृण्ड्वादियगन्त मगध्य धातु में ण्लुलू प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त मान कर 
यक्‌ के यकार का यस्य हलः से लोप हुआ है उसी प्बुलू को निमित्त मान कर 
प्राप्त होने वाली उपधघाउद्धि नहीं होती । समिधिता ( समिध्य-इट्‌ तृच्च ) यहां इच्छा 
क्यजन्त समिध्य धातु में तृच्‌ प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त सान कर क्यच्‌ के 
यकार का क्यस्य विभापा से लोप हुआ है। उसी तृच्‌ को निमित्त मान कर प्रास 
,होनेवाला छघूपघगुण नहीं “होता । दृषदकः ( इपद्य-ण्चुळ्‌ ) यहां इच्छाक्यजन्त दृषथ 
धातु में ण्बुळू प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त मान कर क्यच्‌ के यकार का क्यस्य 
विभाषा से लोप हुआ है। उसी ण्बुळू को निमित्त मान कर प्राप्त होने वाळी उपधा- 
बृद्धि नदी होती । वळोप का उदाहरण जीरदानुः हे । यहां जीव्‌ घातु से रदाइ 
प्रत्यय आर्धधातुक परे रहते लोपो व्योवेलि से जीव्‌ के वकार का लोप हुआ है । 
उसी रदानु को मान कर प्राप्त होने वाळा सा्ेधातुक गुण नहीं होता। 7? र्ध 
इस परिगणन का क्या प्रयोजन हे? यही कि चुम्खोपं अर्थांत, नकार के 
खोप में, खिव धातु के वकारळोप में तथा अनुबन्ध के लोप में गुणब॒द्धि का निषेध 
न दोवे । चुम्होप मै जैले--भभाजि। रागः। उपबईणम्‌ । ये उदाहरण हैं। इन में 
गुणबृद्धि का निषेध नहीं हुआ। अभाजि ( भब्जू-चिण छुङ्‌ ) यहां चिंण को मान 
कर भन्जेद्व चिणि से अन्जु के नकार का लोप हुआ है। उसी चिण को सान 
कर उपधावृद्धि हो गई । रागः ( रम्ज्‌-घन्‌ ) यहाँ घन्‌ को मान कर घणि च भावः 
करणयोः से रन्ज्‌ के नकार का लोप हुआ है । उसी घन्‌ को मान कर उपधादृद्धि 
हो गई । उपबईणम्‌ ( उप बृह-त्युट्‌ ) यहां त्युट्‌ प्रत्यय को मान कर वृद्देरच्मनिटे 
इस वासिक से वृह के नकार का लोप हुआ दै उसी ल्युट्‌ को मान कर ठबूपध गुण 
हो गया । सिव्‌ का अल्लेमाणम्‌ यह उदाहरण है । अखिव्‌-मनिन्‌, जहा नद युवक नञ्‌ पूरक 
हिंद म धातु से मनिन्‌ प्रत्यय हुआ है । मनिन्‌ प्रत्यय को मान कर लो व्योबाळ से 
ब्‌ के वकार का लोप होता है। उसी मनिन्‌ को मान कर स्सबैधातुक गुण हो 


१. प्राचीन आचार्यो के मत में नकार की नुम्सञ्चा है जा नुम्लोप से 








नड तात्पय नकारलीप की हैं Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आश्विक १७७ 


यदि परिगणनं क्रियते स्यदः प्रधथः हिमश्रथ इत्यत्रापि प्राप्रोति ॥ 
वक्ष्यत्येतत्‌ निपातनात्‌ स्यदादिषु इति । 
तत्तर्हि परिगणनं कर्तव्यम्‌ ? 
न कतेव्यम्‌ । 
जुम्लोपे कस्मान्न भवति ! 
इकूप्रकरणान्नुम्ठोप वृद्धिः । 
इग्लक्षणयोर्गुणबुद्धयोः प्रतिषेधः । न चैपेग्लक्षणा वृद्धिः । 
यदीग्लक्षणयोर्गुणबृद्धघोः प्रतिपेधः । स्यदः प्रश्नथः हिमश्चथः 


on 


गया । अनुबन्ध लोप में सविता, लवितुम्‌ ये उदाहरण हैं । यहां तहु के अकार 
अनुबन्ध का लोप होने पर भी तृच्‌, तुमुन्‌ प्रत्ययों को मान कर स्मन्रेधातुक गुण 
हो गया । न 

यदि सूत्र के विषय का परिगणन करते हैं तो स्यदः, प्रश्रथः, हिमत्रथः यहां 
भी उपधाश्रृद्धि प्राप्त होती है । क्योंकि न धातुलोप सूत्र तो यङ यक्‌ क्य 
आदि परिगणित विषय में ही ग्रुणबृद्धि का नियेध कर सकेगा । स्यदः ( स्यन्दू-घञ्‌ ) । 
प्रश्नथः, दिंसश्रथः ( प्र, हिस शरन्ध्‌-घन्‌ ) यहाँ सन्द श्रन्थु धातुओं से घन्‌ हुआ है । 
घन को सान कर स्थदो जवे, अवोपैधौद्यप्रत्रथद्विमत्रथाः इन सूत्रों से नकार का 

, लोप होता है । उसी घ को मान कर उपघाञ्जडि प्राप्त होती हैं । 

इसका उत्तर निपातनात्‌ स्यदादिषु इस दचन से आगे अभी देंगे। अर्थात, 
स्यदो जवे, अवोदैधो० मून्नों सै स्यद आदि निपातन करने से उपधावृद्धि का 
असाव समझा जायगा । 

तो फिर परिगणन कर देना चाहिये ? 

नहीं करना चाहिये । 

नकारलोप वाले अभाजि, राग: इन उदाहरणों में धातु के भवयत्र नकार 
का लोप होने पर उपधादृद्धि का निषेध क्यों नहीं होता ! 

न धातुलोप सूत्र में इको गुणबृद्धी इस पूर्वसूत्र से इकू पद को अनुद्रृत्ति 
आती दै । इस लिये इन्लक्षण गुणबृद्धि का ही यह निषेध करता दै । अभाजि, रागः 
में उपधालक्षण इदि है, इग्लक्षण नहीं तो निषेध नहीं होगा। जहां इक्‌ शब्द से 
बृद्धि कह कर वृद्धि की जाती है वह इग्लक्षणा वृद्धि होती-है। _ र 

यदि जहां इको गुणइद्धी यह परिभाषा सूत्र इक्‌ पद की उपस्थिति कराता है 
उस इग्लक्षणामुणक्वेक्रि का हीना धातुलोक.सूत्र निषध करता/है, अन्म नहीं तो स्यदः, 













१७८ व्याकरणमदाभाण्य 


इत्यत्र न प्राप्नोति । इह च प्राप्रोति । अवोदः एधः ओझः इति ॥ 
क निपातनात्‌. स्यदादिषु । 
निपातनात्‌ स्यदादिषु प्रतिषेधो भविष्यति । न च भविष्यति ॥ ८ 
- यदीग्लक्षणयोगुणवृद्धथोः प्रतिषधः । खिब्यबुवन्धलोपे कथम्‌ ॥ 
प्रत्यया श्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्‌ । ह 


आर्धधातुकनिमित्त लोपे प्रतिषधः। न चेष आर्धधाठुकनिमित्तो 
लोपः ॥ 
यद्यार्धधातुकनिमित्ते लोपे प्रतिषधः । जीरदाजुरित्यत्र न प्राप्तोति ॥ 


का > ल्न 
प्रथः, हिमश्रथः सै उपधाबद्धि हो जानी चाहिये क्योंकि यहां इग्लक्षण वृद्धि नहीं है। 


न घातुळोप सूत्र से यहाँ निषेध नहीं प्राप्त होता । और अवोदः ( अव उन्दू-घन्‌ )। 
एघः ( इन्घ-घन्‌ )। ओद्यः ( उन्दू-मन ) यहां इग्लक्षण . गुणइद्धि होने से उसका 
निषेध प्राप्त होता है । ८ 

५० स्यदः, अवोदः आदि में स्यदो जवे, अवोदैधो० इत्यादि निपातन करने से 
गुणब्रद्धि का भाव अभाव समझा जायगा । स्यदः मै इग्ळक्षण न होने पर भी निपातन 
से वृद्धि का निषेध हो जायगा । अवोदः में इग्लक्षण होने पर भी निपातन से गुण का _ 


- निषेध नहीं होगा । 


यदि इग्लक्षण गुणब्रृद्धि का ही न धातुलोप सूत्र निषेध करता है तो खिव्‌ के 
असेमांणम्‌ में और लज-लबिता, लवितुम्‌ यद्वां जकार अनुबन्ध के लोप में कैसे होगा ! 
यहां इृग्लक्षण गुण होने से उसका निषेध क्यों नहीं होता ? 

अन्यत्र अथात्‌ अलेमाणम्‌ और लविता, लवितुम्‌ मै प्रत्ययाश्रय होने से 


, आधधातुक प्रत्यय को निमित्त मानने से दोष न होगा । जहां आधधातुक प्रत्यय को 


निमित्त मान कर धातुलोप हुआ हो वहीं इग्खक्षण गुणइद्धि का निषेध होगा । 
अल्लेमाणम्‌ लविता, लवितुम्‌ मै वकार और अनुबन्ध का लोप आधेधातुक प्रत्यय को 
निमित्त मान कर नश हुआ हे इस ल्यि इग्लक्षण गुण होने पर भी उसका निषेध 
नहीं होगा । लविता, लवितुम्‌ में तो स्पब्ट ही जकार अनुबन्ध का लोप अनेमित्तिक है । 
चह किसी निमित्त को मान कर नहीं हुआ । अखेमाणम्‌ में यद्यपि सनिन्‌ को मान 
कर लोपो व्योवेळि से वकार का लोप हुआ है तो भी उसका निमित्त वळू वणे ही है, 
आधधातुक प्रत्यय नहीं है । इस लिय दोनों जगह गुण का निषेध नहीं होगा। 

` यदि आधधातुक प्रत्यय को निमित्त मान कर हुए धातुळोप में इग्लक्षण 


` युगि का८मिरेश मसाले. हजी त. ति ही आप्त होता । 


चतुथ आह्विक १७९ 


रके ज्यः सम्प्रसारणम्‌_। 
नैतज्जीवे रूपम्‌। रकि एतद्‌ ज्यः सम्प्रसारणं भवति | यावता | 
यावता चेदानीं रकि जीवेरपि सिद्धं भवति॥ 
कथमुपबहणम्‌ ?॥ 
बृहिः प्रकृत्यन्तरम्‌ । 
कथं ज्ञायते बृहिः प्र्ृत्यन्तरमिति ? ॥ 
अचीति हि लोप उच्यते। अनजादावपि इश्यत-निदृद्यत । 
अनिडीति चोच्यते। इडादावपि दृश्यते-निवर्हिता निवर्हितुम्‌ इति । 
क्योंकि यहां भी लोपोव्योवेलि से हुआ वकार का लोप आर्धधातुक प्रत्यय को निमित्त 
सान कर नहीं हुआ है । केवल वळू वर्ण को निमित्त माना है । 
जीरदानुः को जीव्‌ धातु से नहीं बनायेंगे। यह जीव्‌ धातु का रूप नहीं सानेंगे। 
वल्कि ज्या धातु से रक्‌ प्रत्यय करके ग्रहिज्या० से सम्प्रसारण और हलः से दीध हो 
कर जीरः बन जायगा । उस का दानु शब्द से बहुबीहि समास करेंगे तो पूर्वपद- 
प्रकृतिस्वर हो कर जीरेंदानुः इस प्रकार अवग्रह होगा और रेफ का अकार प्रत्यय के 
जीरऽदानुः इस प्रक 
आद्यदात्त होने से उदात्त होगा जो कि इष्ट है । सब पद॒पाठकारों ने यदी साना है । 
रदाजु प्रत्यय मानने में स्वर सिद्ध होने पर भी अवग्रह नहीं बनता इस लिये रदानु 
प्रत्यय नहीं सानेंगे। रक्‌ प्रत्यय मानने पर न केवळ ज्या से बल्कि जीव्‌ धातु 
खे भी जीरः बन सकेगा । लोपो व्योवेलि से जीव के वकार का छोप होकर जीरः की 
सिद्धि आसान ही है। जीव्‌ से बनाने में रक्‌ प्रत्यय के कित. होने से क्ङिति च से 
ही गुण निषेध सिद्व हो जायगा। 
उपबहणम्‌ कैस सिद्ध होगा ? । क्योंकि यहां त्युट्‌ प्रत्यय आधेघातुक 
को निसित्त मान कर बुंद धातु के नकार का झोप हुआ है तो इग्छक्षण लघूपध 
गुण का न धातुलोप सूत्र से निषेध प्राप्त होता है । 

- उपवर्दणम में वृहू धातु न मान कर वृह घातु मानेंगे । क्योंकि बृह्‌ बृदि 
बृद्धौ इस प्रकार भातुपाठ में वृष धातु एथक्‌ पढ़ा गया है । उससे त्युट्‌ प्रत्यय करके 
उपबहेणम्‌ बन जायगा। नकार झेप का झगडा ही न रहेगा। बृहेरच्यनिटि इस 
चार्तिक की भी आवश्यकता न होगी। 

कैसे जानें कि वृंह्‌ से एथक्‌ बृह्‌ धातु भी है? * 

` बृंहेरच्यनिटि इस वार्तिक से अजादि प्रत्यय परे रहते लोप कहा है किन्तु 
अजादि परे न होने पर भी नकार का लोप दीखता है जैसे--निवृद्वते । यहां 
अजादिभिश्न यक्‌ प्रत्यय परे होने पर नकार नहीं दीखता। इडादिभिञ्न प्रत्यय परे 
रहते झोप कहा है किन्तु इडादि प्रत्यय परे रहने पर भी नकारलोप दीखता है । 
जेसे--निर्वितीः ४निषिवम्‌। यहा इडादिः" तुः चरे रहते! कारण नही दीखता । 





१८० व्याकरणमहाभाष्य 


अजादावपि न दृश्यते--बृंहयति । बृंहकः । तस्मान्नार्थः परिगणनेन ॥ 

यदि परिगणनं न क्रियते । भेद्यते छेद्यते अघापि प्राप्नोति ॥ 

नष दोषः। धातुलोप इति वैवं विज्ञायते-घातोलापो धातुलोपो 
घालुलोपे इति । कथं तर्हि ? धातोलोपा यस्मिस्तदिदं घातुकोप धातुलोपे 
इति । तस्मादिग्लक्षणा त्रद्धिः ॥ 

यदि त्हीग्लक्षणयोर्गुणश्रद्धयोः प्रतिषेधः । पापचकः । पापठकः ।` 








इस से सिद्ध होता दै कि ग्रह वृद दो घात एथक २ दें। जहां नकार नहीं सुनाई 
देता वहाँ वह घातु मानी जाएगो ता उपबदणम्‌ यह बृहघाठु से ही बन जायगा । 
इस लिये परिगणन को कोई आवश्यकता नहीं । जो यक यक्‌ क्यवलोप० इस परिगणन 
के व्यावत्य थे वे सब अन्यथासि कर दिये गये हैं 

यदि परिगणन नहीं करते हें तो भेद्मते छेदत यहां भी लघूपध गुण का 
निषेध इस सूत्र से ग्राप्त होता है । क्योंकि ( भिदू-णिच्‌-यकू-त ) इस अवस्था में यक्‌ 
प्रत्यय आर्धधातुक को सान कर णरनिंटि से धात के अवयव णि का लोप हआ हे 
और णि प्रत्यय को सान कर लघूपध गुण हुआ है । 


यह कोई दोष नही । घातुलोप शब्द में . धातोलोंपः - धातुलोपः इस प्रकार 
घष्ठीतत्युरुप समास नही माना जाता बल्कि ातोळोपो यस्मिन्‌ तदिदं धातुलोपम्‌ 
इस प्रक्रार बहुब्रीहि. समास माना जाता है । उस से लोप और गणबृद्धि दोनों के 
ही आर्धधातुक प्रत्यय निमित्त होने पर गणइड्धि का निषेध होगा। अद्यते में लोप 
तो यक का मानकर हुआ है और लत्रूपधगुण णिचू को सान कर हुआ है । दोनों का 
एक आर्धधातुक प्रत्यय निमित्त नहीं है, भिन्न २ है इस लिये यहां गण का निषेध 
नहीं होगा । 
इस प्रकार एक ही आर्धधातुक प्रत्यय को निमित्त सान कर जहां धात के 
अवयव का लोप ओर इग्लक्षण गणवृद्धि प्राप्त हो वहीं यह सूत्र गणत्रृद्धि का 
निषेध करता हे अन्यत्र नदी यह स्थित हो गया। तस्मादिग्लक्षणा वृद्धि कहते 
हुए भाष्यकार ने इःलक्षण गाणब्ृद्धि का ही यद सूत्र निषेध करता है इस बात को 
स्पष्ट पुष्ट कर दिया हे । 
यदि एक ही आधंघातृक प्रत्यय को निमित्त मान कर जहां धात के 


अवयव का छाप भोर इग्लक्षण गुणब्रद्धि प्राप्त दा वहीं यह सूत्र गणवृद्धि का 
निषेध करता दै ता पापचकः ( पापच्य-ण्छुल ) । पापठकः ( पापञ्य-प्बुळू ) । 


दि मे भगधक; (सगनासबुलप्र 1. दारक (वय एव), यहां: इरलक्षणः'मुणवृद्ि न होने 





चतुर्थं आहिक १८१ 


मगधकः । दषदकः । अत्र न प्राप्नोति ॥ 
अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ | 
अकारलोपे इते तस्य स्थानिवद्भावात्‌ गुणवृद्धी न भविष्यतः ॥ 
अनारम्भो वा पुनरस्य योगस्य न्याय्यः ॥ 
अनारम्भो बा 


कथे वेभिदिता । मरीसृजकः । कुषुभिता । मगधकः । समिधिता . 
इति ? ॥ 

अत्राप्यकारलोपे कते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ गुणवृद्धी न 
भविष्यतः ॥ . 

यत्र तर्हि स्थानिवद्भावो नास्ति तदर्थमयं योगो वक्तव्यः। क्क च 


से उपधात्रृद्धि का निषेध नहीं प्राप्त होता। उक्त स्थलों में एक ही प्युल्‌ प्रत्यय 
आर्धधातुक को निमित्त मान कर धातु के अवयत्र यड्‌ और यक्‌ के अकार यकार 
का अतो लोपः, यस्य हलः से लोप हुआ है। उसी प्वुलू को निमित्त मान कर उपधात्रदधि 
ग्राप्त होती है । 
पापचकः आदि में अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने से उपधाब्रृद्धि नहीं होगी । 
अचः परस्मिन्‌, पूर्वविधौ सूत्र से पर ण्वुळू प्रत्यय को निमित्त मान कर अतो लोपः से 
हुआ यङ्‌ के अकार का. लोप पूवैविधि करने में स्थानिवत्‌ हो जायगा तो धातुस्थ 
अकार के उपधा में न रहने से वृद्धि न होगी । 
इस सूत्र का आरम्भ न करना भी ठीक है। अर्थात. यदि यह सूत्र न 
बनाया जाय तो भी कोई हानि नहीं । इसके सत्र प्रयोजन अन्यथा सिड हो 
ज्ञाते हैं । 
इस सूत्र के अभाव में वभिदिता, मरीमजकः, कुषुभिता, मगधकः, समिधिता 
ये केसे चनेगे ? 
इन सब में भी यड्‌ , यक्‌, क्यच्‌ के अकार का होप अचः परस्मिन्‌ सूत्र से 
स्थानिवत्‌ सान छेंगे तो गुणवृद्धि न होंगे । 
` जहां स्थानिवद्भाव नहीं हो सकता वहां गुणवृद्धि रोकने के लिए इस सूत्र की 
आवश्यकता है । स्थानिवद्भाव कहां नदी हो सकता! जहां हळू ओर अच्‌ दोनों के 


_ स्थान में आदेश हुआ है जैसे--लोळवः । (छोलय-अच) । पोपुवः ( पोषूय-अच्‌ )। 


मरी म ज्य-भच )॥ सरीसपः (सरीसप्य-ञच) । यहां ठोल्य आदि यडन्त 
१0). टा. Sat at Shastri Colleceon Nsw, ह हळ iti 1. 
धातुओं मे यकोचि च यङ्‌ का लुक दोता है। वे हेरे और॑'अ्व्दोनों के स्थान में 


१८२ व्याक्रणसहाआष्य 


स्थानिवद्धावो नास्ति । यत्र हलचोरादेद्ाः । लोलुबः । पोपुवः । मरीस्षज; । 
सरीसृप इति ॥ 


अत्राप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धाचाद्‌ गुणदुद्धी न भविष्यतः ॥ 
लुकि इते न प्राप्नोति। 


इदमिह सम्प्रधार्यं लुक्‌ क्रियतासल्लोपो चेति। किमत्न कर्तब्यम्‌। 
परत्वादल्लोपः 


नित्यो लुक्‌ । कृतेप्यल्लोपे प्राप्नोति अकुतेपि प्राप्नोति । 


लुगप्यनित्यः । कथम्‌ अन्यस्य छते लोपे पाप्नोति, अन्यस्याते । 
शान्दान्तरस्य च प्राप्युवन विधिरनित्यो भवति ॥ 








आदेश हे। उसमें अचः परस्मिन सुन्न से स्थानिवद्भाव नहीं हो सकता । क्योंकि अचः 
परस्मिन्‌ सूत्र तो केवळ अच के स्थान में हुए आदेश को ही स्थानिवत्‌ करता 
है। इस लिए लोळवः आदि में गुणब्रृद्धि रोकने के लिए न घातुकोप सूत्र की 
आवद्यकता है । 


2 यहां भी यङ के अकार का लोप अतो लोपः से करके अवशिष्ट य्‌ का यढोचि 
“च से लुक कर देंगे । उसमें अकारलोप के अचः परस्मिन्‌ से स्थानिवत्‌ होने से 
गुणबृद्धि न होंगे । (२1४71७४) 


} 
पहले यडोचि च|सि यङ्‌ का लुक होने पर अतो लोपःसि अकारलोप प्राप्त ही 
नहीं तो केसा स्थानिवद्भाव? और उससे गुणबृद्धि का प्रतिषेध ? 


, यहाँ यह विचारना चाहिए कि पहले यडोचि च से यडः का लुक कर या 
अतोलोपः से अकार का लोप? । क्या करना चाहिए? यडोचि च की अपेक्षा 
« अतो लोपः सूत्र के पर होने से विप्रतिषेध परे कार्यम्‌ के नियम से पहले अकार 
* का लोप करना चाहिए । 

लक नित्य है । अकार का लोप करने पर भी प्राप्त होता है और न करने 
पर भी। 

'लुक्‌ अनित्य भी है। क्योंकि अते लोपः के लगने पर केवळ य्‌ को प्राप्त 
होता हे और उसके न लगने पर पूरे य शब्द को प्राप्त होता है। यह नियम है 
कि जो विधि शब्दान्तर को प्राप्त होती दै -अथात्‌ परे किसी और शब्द को, बाद 


त 

 म्ंकिसी ओर शब्द को वह अनित्य होती है। इस शब्दान्तर को प्राप्त 

१1 जम ददने CC-0. Prof. अनित्य a Vrat ShastrigCollection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
. होने वाला लुक ठदरता ई। 





चतुर्थ भाहिक १८३ 


अनवकाास्त्हि लुक्‌ । 

सावकाशो लुक्‌ । 

कोऽवकारः 

अवरिष्टः । अथापि कथंचिदनवकाशो छक स्यादेबमपि न दोषः 
अल्लोपे योगविभागः करिष्यते। अतो लोपः । ततो यस्य। यस्य च 
लोपो भवति । अत इत्येव । किमर्थमिदम्‌ । छुक॑ वक्ष्यति तद्वाधनार्थम्‌ । 
ततो हल: । हळ उत्तरस्य यस्य च लोपो भवति ॥ 


इह तर्हि परत्वाद्‌ योगविभागाद्वा लोपो लुकं वाधेत। कृष्णो 
नोनाव बूषभो यदीदम्‌। ( ऋ० १,७९,२ ) नोनूयतेनोनाव । 
समानाश्रयो लुक्‌ लोपेन वाध्यते। करच समानाश्रयः। यः 


लगते का कदी अवकाश नहीँ । 

लुक्‌ सावकाश है । लोप के लगने पर भी छुक को अवकाश है । 

क्या अवकाश है? 

बाकी बचा य्‌ शब्द लुक्‌ का अवकाश है । अकार लोप होने पर देष य॒ का 

कुक हो सकता दै । यदि किसी प्रकार छुकू को अनवकाश मान भी छें तो भी 
दोष नहीं । क्योंकि अकार लोप के करने में योगविभाग कर लिया जायगा। जैसे 
अतो लोपः यह तो है ही । इसके बाद यस्य हल: इस सूत्र का योगविभाग करके 
यस्य और हल; थे दो सूत्र बना देगे। य॒स्य सूत्र में अतः की अनुवृत्ति लायेंगे तो 
अथै होगा---यकार के अकार का लोप होता है आर्धधातुक में। आगे हलः इस सूत्र 
में यस्य की जनञ्चत्ति रहेगी । यस्य यह नया बनाया हुआ सूत्र किस लिए होगा ! इस 
लिए कि यडोचि च से जो सीधा य शब्द का छुक्‌ प्राप्त होता हे उसे बाध छे। 
इस प्रकार विशेष यत्न करके लोळव: आदि में भी अकारलोप हदी करेंगे और उसे 
स्थानिवत्‌ मान कर गणवद्धि रोक लेंगे । इस सूत्र की आवश्यकता नहीं । 

यू तो इषणो नेनाव वृषभो यदीदम्‌ इस ऋग्वेदीय मन्त्र के नोनाव इस यङन्त 
नोनूय धातु के छिडन्त प्रयोग मै भी अकार का लोप पर होने से या योगविभाग 
के सामर्थ्य से योचि च से ग्राप्त लुकू को बाध लेवे और उसके स्थानिवत्‌ होने 
से अचोन्णिति बृद्धि नहीं होनी चाहिए ? | 

समानाश्रर्‍या अर्थात्‌ समान निमित्त वाला लोप झुकू का बाधक होगा । 


लोकुबः भादि मै अच प्रत्यय दोनो को” सीन निसि है| 'नोनोवे म॑ तो लिट 


सात 0070 --0290% 2? क नकल SbF tl ns 








CR ब्याकरणमहाभाष्य 


प्रत्ययाश्रयः । अत्र च प्रागेव प्रत्ययोत्पत्तेलुंग्‌ भवति । 
कथं स्यदः प्रथथः हिमश्रथः । जीरदाडुः । निकुचितः इति | 
उक्तं रेषे । 
किसुक्तम्‌। निपातनात्‌ स्यदादिषु । प्रत्ययाथयत्वाद्न्यच सिद्धम्‌ । 
रकि ज्यः सम्प्रसारणम्‌। निकुच^ऽप्युक्तम्‌। संनिपातलक्षणो विधिर 
निमित्तं तद्विघातस्येति । SARE CE 
प्रत्य की उत्पत्ति से पून ही यडोचि च से यङ्‌ का झुकू दो जाता है। उस सूत्र में 
चकार ग्रहण का प्रयोजन यही है कि बिना निमित्त के भी सर्वप्रथम यङ्‌ का झुकू 
हो जावे । 
इस सूत्र के अभाव में स्यदः, ्रश्रथः आदि केसे बनेंगे ! ड 
स्यदः प्रश्रथः जीरदानुः आदि शेष सब प्रयोगों के विषय में पहल उत्तर द्या 
जा चुका है। क्या? निपातनात स्थदादिषु। प्रत्ययाश्रयत्वादन्यन सिद्धम्‌ । रकि 
,ज्यः सम्प्रसारणम्‌ इत्यादि । निङुचितः के विषय में भी समाधान कहा गया हं। 
क्या ? संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इस परिभाषा से निकुचितः से 
दोष नहीं होगा। संनिपात परिभाषा का अर्थ है--जो दो के. परस्पर संनिपात 
>सम्बन्ध से कार्य होता है वह उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वाळी विधि का 
हेतु नहीं बन सकता । जो जिससे बने वह उसी का विघात नहीं कर सकता । 
- निकुचित: ( निकुच्चु-इद्‌ क्त) में जिस सट क्त प्रत्यय के किस्व के कारण बुःज्च धातु 
के नकार का अनिदितां० से खोप होकर वह उदुपघ बना दै। उदुपध अर्थात्‌ हस्व 
उकार उपधावाला होकर चह कुञ्च (कुच ) घात उदुपधाद्‌ भावादिकमणोः० सूत्र 
द्वारा क्त प्रत्यय के कित्व सम्बन्ध को नए करने में देतु नहीं बनेगा। अर्थात्‌ क्त 
प्रत्यय सें कित्र का निषेध न होकर कित्व ही रदेगा तो क्ङिति च सूत्र से छधूपध 
गुण का भभाव स्वतः .सिद्ध हो जाएगा । उसके लिए न धातुलोप सूत्र द्वारा गुण- 
निषेध करने की आवश्यकता नहीं दै ।' न 


१. इस प्रकार सब प्रयोजनों को अन्यथा सिद्ध करके भाष्यकार तथा वार्तिककार 
ने न धातुलोप आर्थधातुके इस सूत्र का खण्डन कर दिया दे । अन्त में प्रदीपकार 
कैयट लिखते हें कि यदि सर्वत्र यडन्त में यडोचि च से यह का लुक्‌ न मान कर यस्य 
इस सूत्र से यङ्‌ के अक्रार का लोप कर उसे स्थानिवत्‌ मानेंगे तो जङ्गमः ( जङ्गम्य-अच्‌ ) 
यहाँ यडन्त जंगम्य धातु के अवयव यङ्‌ कै अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से 
गमहनजनखनघसां लोपः क्डित्यनकि सूत्र स गम्‌ की उपधा का लोप प्राप्त होता है इस 
शङ्का का समाधान भी वे साथ ही कर देते है कि स्थानिवत. होकर अङ्‌ पर.हो जाएगा 


के तो अनङि यह निषेध होकर उपधालोप न 


होगा ॥ 
C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


i 





चतुथे भाहिक १८५ 


क्ङिति च ।।१।१।५।। 
क्डिति प्रतिषेध तन्निमित्तप्रहणम्‌ ॥ 

.क्डिति प्रतिषेधे तन्निमित्तग्रहणं कर्तव्यम्‌। क्ङिन्निमित्ते ये 
गुणवृद्धी प्राशुतस्ते न भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 

कि प्रयोजनम्‌ । 

उपधारोरवीत्यथम्‌ । 

उपधार्थं रोरवीत्यर्थं च। उपधार्थ तावद्‌ । भिन्नः । भिन्नवान्‌ इति । 
कि पुनः कारणं न सिध्यति। किङितीत्युच्यते तेन यत्र क्डित्यनन्तरो 
गुणो भाव्यस्ति तत्रैव स्यात्‌ । चितम्‌। स्तुतम्‌। इह ठु न स्याद्‌ भिन्नः, 
भिन्नवान्‌. इति ॥ 








क्ङिति च सूत्र से गुणइद्धि का निषेध करने में तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिये 
अयौत्‌ उस कित्‌, गित्‌, ङित्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर जो इग्लक्षण गुण ओर वृद्धि 
प्राप्त हों उनका निम्रध होता है ऐसा कहना चानिय । ( अन्यथा किङिति यह सप्तमी 
परसप्तमी या सत्सप्तमी भी संभव है--क्डिति परतः क्डिति सति वा। परसप्तमी 
सानने पर आर्थ होगा कित्‌, गित्‌, ङित्‌ प्रत्यय परे रहते जो इग्लक्षण गुणबृद्धि प्राप्त 
हों बे न होर । ओर सत्सक्षमी मानने पर अथै होगा-कित्‌ , गित्‌ , ङित्‌ की विद्यमानता 
मेंजो इग्लक्षण गुणबृद्धि बृद्धि प्राप्त हों चे न होप । निमित्त ग्रहण करने पर यह निमित्त- 
सपती बन जायगी तो अर्थ होगा--कित्‌, गित्‌, डित्‌ को निमित्त मान कर जो 
इग्लक्षण गुणवृद्धि प्राप्त हों वे ना होव । 


निसित्तग्रहण का क्या प्रयोजन होगा ? यही कि उपधा में गुण का निषेध हो 


` जायगा और रोरवीति ( रोरूय-लट्‌ इद्‌ तिप्‌ ) यहां यडछुगन्त रु धातु में गुण निषेध 


न होगा । उपधा मे जैसे -भिन्न:, भिन्नवान्‌ ( भिद्‌-क्त, क्तवतु ) यहां भिदू घातु की 
उपधा मे रघु इकार है । उस से परे क्त, क्तवतु प्रत्यय कित्‌ हैं । उनको निमित्त मान 
कर प्राप्त होने वाळे पुगन्तळत्रूपथस्य च इस लघूपध गुण का इस सूत्र से निषेध द्दो 
जाता है । क्या कारण है जो उपधा में गुण निषेध सिद्ध नहीं होता? यदि तन्निमित्त 
ग्रहण न करें तो क्ति यह सप्तमी परसप्तमी समझी जायगी उस अवस्था में 
तस्मिन्निति निदि पूवेत्य इस परिभाषा बल से जहां कित्‌, गित्‌, ङित्‌. प्रत्यय परे रहते 
अनन्तर अर्थात्‌ व्यवधानरहित सीधा इक्‌ होगा, वहीं इस सूत्र से गुण का निपेध हो 
सकेगा । जैसे चितम्‌, स्तुतम्‌ यश चि स्तु धातुओं के इकार उकार से सीधा परे 
क्त प्रत्यय कित्‌ है इस लिय यहीँ ही इस सूत्र से गुण निषेध होगा । भिन्नः, भिन्नवान्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१८६ व्याकरणमहाभाष्य 


नु च यस्य गुण उच्यत ते क्ङित्परत्वेन विशषेयिष्यामः । पुगन्तः 
लघूपधस्याङ्गस्य गुण उच्यते तच्चात्र किङत्परस्‌ ॥ 


पुगन्तळघूपधस्येति नैवं विज्ञायते पुगन्ताङ्गस्य लघूपधस्य चेति । 
कथं तर्हि । पुकि अन्तः पुगन्तः। ळष्वी उपधा ळघूपधा पुगन्तशच लघू 
पघा च पुगन्तलघूपघं पुगन्तळघूपधस्येति। अवश्य चैतदेवं विज्ञयम्‌ । 
अङ्गविशेषणे सतीह प्रसज्येत--मिनत्ति ठिनत्ति इति । 


रोरवीत्यर्थं च। तिधा वद्धो वृषभो रोरवीति । 


---::::२::२>>>>- 
न:::--.-.-_------.::३:::८:::२:८:२२-२२२-२२२:<>>>< 


सें भिद्‌ के दकार का व्यवधान होने से निषेध प्राप्त नही हो सकेगा । निमित्तम्महण 
करने पर तो व्यवधान होने पर भी निषेध सिद्ध हो जायगा । क्यों कि मिन्नः, 
मिन्नवान्‌ में क्त क्तवतु को निमित्त मान कर गुण प्राप्त होता है वह व्यवधान मै भी 
संभव है । 

परसप्तमी मानने में भी दोष नहीं है क्योंकि जिसको गुण कहा हे उसका 
ही विशेषण कित, रित्‌, ङित्‌ को जनायेंगे अन्य, का नहीं । जैसे पुगन्त० सूत्र में लघु 
उपधा वाले अङ्ग को गुण कहा है उपधा को नही, इस लिये रूघु उपधा वाळे अङ्ग से 
सीधे परे कित्‌ गित. ङित्‌ होने चाहिये ऐसा मानेंगे और वे भिन्नः, भिन्नवान्‌ में हैं ही। 
भिदू यह लघु उपधा वाळा अङ्ग है उससे सीधा परे क्त क्तवतु प्रत्यय कित्‌ हैं इसलिये 
इस सूत्र से गुण निषेध हो जायगा । - 
| पुगन्त० सूत्र का यद अर्थ नहीं है कि--पुक्‌ है अन्त में जिसके उस अङ्ग 
| को और लघु है उपधा म जिसके उस अङ्ग को गुण हो, बल्कि यह अथे दे-एक_ 
परे रहते जो अन्तिम अक्षर है उसको और लघु जो उपधा है उसको गुण हो। उक्त 
'  सूत्रका ऐसा ही अर्थ मानना भी चाहिये । अन्यथा यदि लघु उपधा को गुणन 

मान कर लघु उपधा वाले अङ्ग को गुण मानेंगे तो भिनत्ति, छिनत्ति ( भिद्‌ छिदू 

इनम्‌-तिप्‌ ) यहाँ इनम्‌ विकरणविशिष्ट भिनद्‌ छिनद्‌ “अङ्ग भी रघु अकार उपधा 
चारे होने से यहां भी भेनत्ति छेनत्ति इस प्रकार लघूपध गुण होकर अनिष्ट रूप 
प्रसक्त होगा । 

रोरवीति के लिए भी निमित्तग्रहण करना चाहिये। त्रिधा वद्धो वृषभो 
रोरनीति इस वेदमन्त्र के रोरवीति प्रयोग में इस सूत्र से गुणनिषेध न होवे । 
रोरवीति ( रोरूय-लद्‌ ईद्‌ तिपू ) में ङित्‌ यङ्‌ प्रत्यय का यडोचि च से लक्‌ हुआ है । वह 
प्रत्यय लक्षण से विद्यमान है । उसकी विमानता में इस सूत्र से साबैधातुक गुण का 
निषेध प्राप्त होता दै । निमित्तग्रहण करने पर यह दोष नहीं रहता क्योंकि सार्वधातुक 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





चतुर्थ आह्निक १८७ 
यदि तन्निमित्तग्रहणं क्रियते, राचडन्ते दोषः । रियति पियति 
धियति । प्राढुद्रुवत्‌ । प्रासुस्नुवत्‌ । अत्र न प्राप्नोति। 
श-चडन्तस्यान्तरङ्गछक्षणत्वात्‌ सिद्वम्‌ । 


अन्तरङ्गलक्षणत्वादियङघङोः कृतयोरनुपधात्वाद्‌ गुणो न भवि- 
ष्यति। एवं क्रियत चेदं तन्निमित्तग्रहणं न च कश्चिद्दोषो भवति। 


गुण का निमित्त यङ्‌ प्रत्यय नहीं है बल्कि तिप्‌ है। वह ङिति नहीं है अतः यहां 


~ 


गुण का निषेध नहीं हो सकता । 

यदि इस सूत्र में निमित्तम्रहण करते हैं तो श और चङ्गविकरणान्त प्रयोगों 
सें दोष होगा । रियति, पियति, धियति ( रि पि घि-शतिप्‌ ) यहां तुदादिगणीय रि, 
पि, घि धातुओं से तिपू प्रत्यय परे रहते श विकरण हुआ हे । तिप्‌ परे रहते 
रि अज, पिअ, घि अ इतना अङ्ग है। और श परे रहते . रि, पि, घि अङ्ग हैं । श 
प्रत्यय सार्वधातुकमपिन्‌ से ङित्‌ है। अतः उसको निमित्त मान कर प्राप्त 
होने वाळा सार्वधातुक गुण का इस सूत्र से निषेध होने पर भी तिप्‌ को निमित्त 
सान कर प्राप्त होने वाला लघूपथ गुण कैसे रुकेगा ? चह निमित्त ग्रहण करने 
पर भी नहीं रुक सकता । क्ङिति यह सत्सप्तमी मानने पर तो यहां छश्रूपध गुण 
का निषेध हो सकता है । क्योंकि शा प्रत्यय ङित्‌. विद्यमान है । उसकी विद्यामानता 
में गुण का निषेध हो जायगा। चाहे उसे निमित्त मान कर गुण प्राप्त हो या न 
सान कर । निमित्तग्रहण के अभाव में हम क्ङिति इस सप्तमी को किसी भी 
अर्थ में ले सकते हैं । किन्तु निमित्तग्रहण करने पर पैसा नहीं हो सकता अतः 
यहां गुणनिषेध का उपाय सोचना होगा । इसी प्रकार प्रादुद्भवत्‌, प्रासुखवत्‌ ( प्रदुख 
चङ्-छुङ्‌ तिप्‌ ) यहां प्रपूरक हु स्र धातुओं से लइ में तिपू परे रहते चङ्‌ विकरण | 
हुआ है । तिपू परे रहते दु अ, ख अ अङ्ग हैं। चङ्‌ परे रहते केवल दु, खु । चङ 
ङित्‌ है उसको निमित्त मान कर प्राप्त होने वाले सार्वधातुक गुण का इससे निषेध 
होने पर भी तिप्‌ को निमित्त मान कर ग्राप्त होने वाला छघूपधगुण केसे रुकेगा। 
निमित्तम्रहण करने पर भी यह सूत्र गुण का निषेध नहीं कर सकता । 


निमित्त अदण करने मै जो श और अङ विकरणान्तों का दोष कहा वह कोई 
दोष नहीं । क्योंकि यहां रियति, पियति इत्यादि में लघूपध गुण की अपेक्षा इयङ्‌ 
उवङ्‌ के अन्तरङ्ग होने से गुण को बाधकर पहले अचि इनुधातु० सूत्र से इयङ्‌ उव्‌ 
हो जायेगे फिर लघु उपधा के न रहने से गुण की प्राप्ति ही नहीं रहती। रियति 
आदि में रुघूपध गुण तिप्‌ को मान कर प्राप्त है वह बहिवैदी होने से बहिरङ्ग है। 


॥ 


और इयङ्‌ उवङ्‌ केवळ चड के अकार को मान कर प्राप्त हैं वे अन्तर्वती होने से 
~ (70-0:0101. Satya Vat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


Ed FRPES 


र 


१८८ व्याकरणमद्दाभाष्य 


इमानि च भूयस्तजिमित्तग्रहणस्य प्रयोजनानि हृतो हथः । उपोयते 
छीयमानि >, ~ 
औयत। लौयमानिः। पौयमानिः। नेनिक्ते इतिं ॥ 





अन्तरङ्ग हैं । असद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा बळ से अन्तरङ्ग कार्य में वदिरङ्ग 
असिद्ध होता है अतः पहले इयङ्‌ उवङ्‌ दी हो जायेंगे फिर गुण न होगा । इस प्रकार 
निमित्तग्रहण करने में कोई दोष प्रतीत नहीं होता । वढ्कि निमित्तप्रहण के ये भी 

_ बहुत से प्रयोजन हैं--हतः, हथः । उपोग्रते । औयत। लौयमानिः । पौयमानिः। 
नेनिक्ते ॥ हतः, हथः ( इन्‌-लद्‌ तस्‌ थस्‌ ) यहां भदादिगणोय हन्‌ थातु से रू छकार 
में तस्‌ थस्‌ प्रत्यय परे र्त शप्‌ का झुकू हुआ हे । तसू, थसू प्रत्यय सावधाठुकमपित. 
से क्ति हैं । यदि सूत्र में निमित्तप्रहण नहीं करते हैं तो तस्‌, थस्‌ के डित्‌ होने से 
उन की विद्यमानता में हन्‌ के गुणसंज्ञक अकार का अभाव हो जाना चाहिये । 
उस अवस्था में किङति यह सत्सप्तमी मान कर सूत्र का अथ होगा कित्‌. गित्‌ ङिति 
की विद्यमानता में गुण बृद्धि नहीं रहते । हुन में अकार गुण हे वह नहीं रहना 
चाहिए । निमित्तग्रहण करने पर तो यह दोष नहीं आता क्योंकि यहाँ तस्‌, थस्‌ 
को निमित्त मान कर हन को अकार _गुण नहीं हुआ है । वह तो पूवेस ही धातु 
में विद्यमान है । उपोयते ( उप-ऊयते ) यहां उपपूर्वक वेज धातु से कमेवाच्य के 
छद्‌ लकार में यक्‌ परे रहत वेज को सम्प्रसारण और दीघे' होकर उप के साथ ऊ 
का आदूगुण: से ओकाररूप गुण एकादेश हुआ हैं। ओयत यहां वेज्‌ धातु की लङ्‌ 
लकार के कमेवाच्य में यक परे रहते सम्प्रसारण ओर दीर्घ होकर आटश्च से आडागम 
के साथ ऊ को औ गृद्धि एकादेश हुआ है। निमित्तम्रदण न करने पर 
क्ङिति यह सत्सप्तमी मानी जाएगी । यहां यक्‌ प्रत्यय कित्‌ विद्यमान है । उसकी 
विद्यमानता मे इस सूत्र से ओ औ में गुणबृद्धि न रहने चाहिये । निमित्तग्रहण 
करन पर तो यह दोष नहीं आता क्योंकि यहाँ ओ ओ ये गुणब्रृद्धि कित्‌ यक्‌ 
प्रत्यय को निमित्त मान कर नहीं हुए हैं इस लिए उनका निषेध नहीं होगा । 


लौयमानिः, पौयमानिः ( ख्यमानस्यापत्मम्‌, पूयमानस्यापत्यम्‌) यहां 
लूयमान पूयमान शब्दों से अपत्य भर्थ में इज प्रत्यय हुआ हे । उसको निमित्त मान 
कर तद्वितश्वचामादेः से आदि वृद्धि भकार हुई है । ल्यमान पूयमान सें कित्‌ यक्‌ 
प्रत्यय के विद्यमान होने पर भो इस सूत्र से वृद्धि का निषेध नहीं होता क्योंकि वह 
यक्‌ को निमित्त मान कर नहीं हुई बल्कि इम्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर हुई है । 
नेनिक्ते ( निजळट्‌ त) यहां निज धातु से परे ऊद्‌ छकार में त प्रत्यय ङित्‌ है । 
उसके परे रहत जुहोत्यादिभ्यः इकुः सें शप्‌ को रछ होकर इलौ से निज को द्वित्व 
हुआ है । हळुविषय में अभ्यास के तिज़ शब्द का निजां. त्रयाणां गुणः इलौ 

CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थं भाहिक १८९ 


नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । इह तावत्‌ हतो हथ इति प्रसक्तस्यान- 
भिनिईत्तस्य प्रतिषेधेन नितरृत्तिः शक्या कर्तुम्‌! अयं च धातूपदेशाव- 
स्थायामेवाकारः । इह चोपोयते औयत लीोयमानिः पोयमानिः इति। 
बहिरङ्गे गुणबृद्धी । अन्तरङ्गः प्रतिपेधः। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे । 
नेनिक्ते इति परेण रूपेण व्यवहितत्वान्न भविष्यति । 


उपधार्थेन तावन्नार्थः । धातोरिति वर्तते । धातुं क्ङित्परत्वेन 


से गण होता है । उस अभ्यास के गण का इस सूत्र से निषेध नहीं, होता क्योंकि 
बह ङित्‌ तप्रत्यय का निमित्त मान कर नहीं हुआ हे। 


निमित्तम्रहण करने के हतः, हथः इत्यादि कोई प्रय'जन नहीं । हतः हृथः 
में तो इन्‌ धातु को उपदेशाबस्था में पहले ही अकार विद्यमान है उसका निषेध 
यह सूत्र नुदौ कर सकता । क्योंकि जो कार्य प्रसक्त अर्थात्‌ किसी से प्राप्त (नहीं, 
हो और अनभिनिईत्त अर्थात्‌ अभी हुआ न हो उसो को निषेध द्वारा रोका 
जा सकता है । हतः, हः में अकारगुण धातु में पूर्वे से विद्यमान है किसी से 
प्राप्त नहीं है भतः उसका निषेध इस सूत्र से नहीं हो सकता । उपोयते आदि में 
गुणञ्रद्धि बहिरज्ञ हें । उनका नि्रेध अन्तरङ्ग है। उपोयते में उप और उयते 
इन दो पदों का आश्रयण करने से ओकार गुण बहिरङ्ग है । निषेध केवळ उयते इस 
पुकपदस्थ यक का आश्रयण करने से अन्तरङ्ग हं। आयत मं आ ओर ऊ इन 
हो का आश्रयण करने से आकार वृद्धि बहिरङ्ग है। इसी प्रकार ढोयमानि 
पोयसानिः से यक्त से पश्वर्सी इन्‌ प्रत्यय का आश्रयण करने से बृद्धि बहिरङ्ग 
हे 1 निषेध केवळ यकू का आश्रयण करने से अन्तरङ्ग हे । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे 
इस परिभाधाब्ळ से निषेध करने में गुणग्रद्धि असिद्ध रहेंगे तो निषेध किस 
का होगा । नेनिक्ते में भी अभ्यास के निज्ञ शब्द को जो गुण हुआ हैं उस का 
निषेध नहीं होगा क्योंकि ङित्‌ तप्रत्यय के परे रहते पररूप अर्थात्‌ दूसरा 
अङ्गसंज्ञक जो निज शब्द है उसका व्यवधान हे । व्यवधान होने से निषेध न 
होगा । अभ्यास को गुण कहां गया हे उस से सीधा परे तप्रत्यय् नहीं हे । सत्सप्तमी 
सानने पर भी यहां इलुविषयक गुण का निषेध नदीं होगा क्योंकि तप्रत्यय 
और अभ्यास) दोनों के मध्य में दूसरे निज शब्द का व्यवधान हू । हा 
तप्रत्यय के निकटवर्ती अङ्गसंज्ञक निज शब्द को जो उपधा गुण प्राप्त होता है 
उसका तो निषेध होगा ही। 


वस्तुतः उपधा के लिये भी निमित्तग्रहण करने को आवश्यकता नहीं । 


क्डिति च सूत्र से होप आधे पूस से धातु की. अनुवृत्ति भा. 
फॉ; धात. झाप rat Shas जार, ection, New Delft. zed by eGangotri 


Sd 7 २५% ५ ४४४ ७०७४४७६ > निके 


ज्र ee (वर स्म बताती रस्म Erik 


१९० व्याकरणमहाभाष्य 


विशेषयिष्यामः यदि धातुर्विशेष्यते विकरणस्य न प्रामोति। चिचुतः। 
सुजुतः। लुनीतः पुनीतः इति । नैष दोषः । विहितविशेषणं आ 
घातोयौँ विहित इति। धातोरेव तर्हि न प्राप्नोति । नेवं विज्ञायते धातोवि- 
हितस्य क्ङितीति । कथं तहि, धातोर्विहिते क्ङितीति । 
अथवा 
कार्यकाढे संज्ञापरिमाषम्‌ । 


यत्र कार्य तत्र द्रष्टव्यम्‌ पुगन्तलघूपधस्य गुणो भवतीत्युपस्थित- 
मिदं भवति क्ङिति नेति॥ 


ही रही है। कित्‌ गित्‌ डित्‌ को उस धातु का विशषण बनायेगे . अर्थात्‌ क्डितू 
परे रहते जो धातु उसके इक को गुणत्रद्धि नहीं होते ऐसा अर्थ करेंगे तो भिन्नः, 
भिन्नवान्‌ में क्त क्तवतु इन कित्‌ प्रत्ययों के इसी प्रकार चिनुतः, नुतः में ङित्‌ इचु 
से अव्यवहितपूवै चि, सु के इक्‌ को गुण नहीं दोता। परे रहते मिद्‌ धातु है ही, उसके 
इक्‌ को गुणनिषेध सिद्ध हो जायगा । क्डित्‌ को धातु का विशेषण मानने पर चिनुतः, 
सुनुतः ( चि सु-इनु-तस्‌ ) छ॒नीतः,.षुनीतः ( लपू, इना-तस्‌ ) यहां ङित्‌ तस्‌ प्रत्यय 
के परे रहते चिनु, कुनी आदि में इचु, उना विकरण हैं, धातु “नहीं है इस लिये 
विकरण को गुणनिपेध नहीं हो सकेगा सो कोई दोप नहीं । क्योंकि धातु को विदित 
का विदोषण बनायेंगे। अर्थ होगा--धातु से जो विदित है उसे गुणश्रृद्धि नहीं ु 
होते बिङ्त्‌ प्रत्यय परे होने पर । इनु शना धातु से विहित है अतः इन्हें गुण 
नहीं होगा । पर विहित विशेषण मानने से धातु को ही गुण निषेध प्राप्त नहीं 
होगा यह दोष आता है । नहीं। धातु से जो विहित उसको गुणवृद्धि का निषेध 
होता है ऐसा नदीं समझना चाहिये । किन्तु ऐसा समझना चाहिये कि धातु से 
विहित ( विधान किया हुआ ) जो क्झित्‌ प्रत्यय उस के परे रहते ( चोद वह धातु 
हो चाहे विकरण दोनों को ही ) गुणबद्धि नहीं होते । तब चिनुतः, छनोतः में धातु 
के साथ विकरण को भी गुणनिषेध सिद्ध हो जायगा । क्योंकि धातु से विहित इनु 
इना ये विकरण भी डित्‌ हैँ । इस प्रकार क्डित्‌ पेर रहते न केवळ धातु को ही बल्कि 
धातु से विहित क्ङित्‌ विकरण को भी गुण वृद्धि नहीं होंगे । 


८.३ 


अथवा कायकार संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम से काम हो जायगा। इस 
नियम का अथे दै--संज्ञा और परिभाषा का जहां काम पडे वहीं उन की उपस्थिति 
मानी जाती है । इस लियि पुगन्तळघूपधस्य इस सूत्र म क्ङिति च यह्‌ सूत्र परिभाषा- 
रूप बना हुआ उपस्थित दोगा तो.उस समय सूत्र का अर्थ होगा--पुगन्त को और अङ्ग 
की लघु उपधा इकू को कित्‌ परे रहते गुण नहीं होता । तब भिन्नः, भिन्नवान्‌ में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुथ आहिक १९१ 


अथवा यदेतस्मिन्‌ योगे किङ्द्ग्रहणं तद्नवकाशँ तस्यानवकाश- 
त्वादू गुणबुद्धी न भविष्यतः ॥ 

अथवाचार्य प्रवृ त्तिज्ञांपयति--भवत्युपधालक्षणस्य गुणस्य प्रतिषिध 
इति। _ यदुं हे सिशृधिश्चषिक्षिपिः क्नुः । इको झळ, हृङन्ताञ्चेति 
क्लुसनो कितो करोति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करणस्येतत्म्रयोजनम्‌। 





भिद्‌ के दकार का व्यवधान होने पर भी येन नाव्यवधानं तेन व्यर्वाहतेपि वचन- 
प्रामाण्यात्‌ इस न्यायबळ से गुण निषेध सिद्ध हो जायगा । इस न्याय का अर्थ है 
जिस विधि में एक अक्षर का व्यवधान सवैथा अनिवार्य है, जो किसी प्रकार रोका 
नहीं जा सकता वहां उस विधिब्रचन के प्रमाण से ( विधियचन की सार्थकता के_छिये 
एक के व्यवधान में भी कार्य हो जाता है। न व्यवधानम्‌-अव्यवधानम्‌ । न 
अव्यवधान नाव्यवधानम्‌ अथीत अवश्य होनेवाला व्यवधान । क्योंकि किङित्‌ परे रहते 
सबैथा व्यवधान रहित लघु उपधा इक्‌ का मिलना असभव हे । एक अक्षर के 
व्यवधान से तो उपधा ही वनती है इसलिय पुगन्त सूत्र के वचनप्रमाण के आधार 
पर जरूरी होने से केवल एक अक्षर दकार का व्यवधान सह्य होगा । वहां व्यवधान 
होने पर भी गुण का न्थिध माना जायगा। 

अथवा पुगन्त० सूत्र में उपस्थित हुआ क्डिति च यह निषेध सूत्र अनवकाश 
डवे । अनवकाश होने से गुणबृद्धि न होंगे । अथोत्‌ क्ङिति च यह सूत्र गुणविधि- 
होने से प्रधानविधि पुगन्त० सूत्र को निश्चित विवश के परिप्कार के लिय 
अपने अनुरूप बनायेगा तो पुगन्त सूत्र वाळा यह सूत्र अन्य प्रधान विधि 
सम्बद्ध विङति च सूत्रों से भिन्न हो जायगा । पुगन्त सूत्र के लक्ष्यों में 
व्यवधान के कारण अप्रवृत्ति से यह अवकाश रहित बन जायगा । क्योंकि 
बिङित्‌ परे रहते अब्यधहित लञ्च उपधा इक्‌. कदापि कीं नहीं मिल सकता 
जहाँ यह साक्षात्‌ निधेष कर सके। उस अवस्था में अवकांशसून्य होने से 
यह सूत्र भिन्नः, मिश्षयान्‌ इत्यादि व्यवहित स्थलों में भी प्रदत्त हो 





जायगा। अन्यथा उपधागुण के विपय में कहीं निषेध न कर सकने से 
यह उस अंश में व्यर्थं होगा। 

अथवा आचार्य पाणिनि का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि उपधालक्षण 
गुण कां भी इस सूत्र से निषेध होता है। जो त्रसिग्रविधपेक्षिपः क्नु इस सूत्र 
. सें कनु प्रत्यय को तथा इको झळ के बाद हलन्ताच्च इस सूत्र से सन्‌ को कित्त्व 
किया गया है उससे ज्ञापित होता है कि ढघूपघ गुण का भी यह सूत्र निषेध 
करता है । कैसे ? क्यु और सनू को कित्‌ करने का यदी तो प्रयोजन है कि गृष्नु:, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१५२ व्याक्रणसहा भाष्य 


शुणः कथं न स्यादिति। यदि चात्र गुणनिषेधो न स्यात्‌ _कित्करण- 
मनर्थकं स्यात्‌ । पश्यति त्वाचायो अवत्युपधाळक्षणस्यापि गुणस्य 
प्रतिषध इति ततः क्नुसनौ कितौ करोति॥ न 


रोरवीत्यर्थेनापि नाथः। क्डितीत्युच्यते। न चाच कितं ङितं 
वा पझ्यामः। प्रत्ययलक्षणेन प्राप्नोति । 


न ढुमता तस्मिन्‌ । 


इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः । अथापि न छुमताङ्गस्येत्युच्यते। 
एवमपि न दोषः | कथम्‌ । न लुमता ठुप्तेऽङ्गाधिकारः प्रतिनिर्दिश्यते । 
कि तर्हि, योऽसौ लुमता लुप्यते तस्मिन्‌ यदङ्गं तस्य यत्कार्यं तन्न भवतीति। 
अथाप्यङ्गाधिकारः प्रतिनिर्दिदयते एघमपि न दोपः। कथम्‌ । कार्यकाल 
संज्ञापरिभाषम्‌ । यत्र कार्ये तत्र द्रष्ठव्यम्‌ ।  सार्यधातुकार्थधातुकयोरुणो 
भवतीत्युपस्थितमिदं भवति क्ङिति नेति । 





क्षिप्नुः यहाँ ग्ध, क्षिप्‌ को और विभित्सति, बुभुत्सते यहाँ भिद्‌ बुध्‌ को 
छघूपघगुण न हो । यदि उपधा इक्‌ में व्यवधान होने से यह निषेध न लगे तो 
उक्त प्रत्ययो को कित्‌ करना व्यर्थ हे । किन्तु आचाय समझते हैं कि उपधा 
इक्‌ में च्यत्रधान होने पर भी उपधालक्षण गुण की प्राप्ति होती है उसको रोकने 
के लिए क्नु, सन्‌ को कित्‌ करना आवश्यक है अतः उन्हें कित्‌.करते हैं । इस प्रकार 
अनेक परिहारों के प्रदुशन से निमित्तग्रहण का खण्डन आसानी से हो जाता है । 


८ रोरवीति प्रयोग के लिए भी निमित्तग्रहण की आवश्यकता नहीं है। कित्‌, 
गित्‌, ङित्‌ परे रहते गुणत्रृद्धि का निपेध कहा है । रोरत्रीति में कित्‌, गित, ङित्‌ 
कुछ भी परे नहीं । यडोचि च से ङित्‌ यङ्‌ प्रत्यय का छुक हुआ है वह 
प्रत्ययलक्षण से विद्यमान है। न छमता तस्मिन्‌ इस वार्तिक से प्रत्ययलक्षण का 
निषेध हो जाएगा तो ङित्‌ परे नहीं रहेगा । वेसे न छमताङ्गस्थ इस पाणिनिसून्न 
से भी प्रत्ययलक्षण का निषेध होकर कोई दोप न होगा। हम न लुमताङ्गस्य 
का यह अर्थं नहीं करेंगे कि कुमान्‌ शब्द से लुप्त होने पर केवल अङ्गाधिकारीय 
काये नहीं होता बल्कि यह अथ करेंगे कि छुमानू शब्द से लुप्त होने पर जो भी अङ्ग 
है उसको काये नहीं होता, चाहे वह कार्य अङ्गाधिकार का हो या उससे बाहर 
का हो । यह प्रत्यय छुमान्‌ शब्द से लुप्त है उसके परे होने पर रोर यह अङ्ग है 
उस का कार्य क्डिति च से सावधातुक गुण का निषेध है वह नहीं होगा तो 
गुण निर्बाध हो जाएगा । यदि न ऊमताङ्गस्य सूत्र में अङ्गाधिकारीय कार्य कां 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्निक १५३ 


अथवा छान्दसमेतत्‌ । दष्टानुविधिइछ्न्दसि भवति | 

अथवा वहिरङ्गो गुणः । अन्तरङ्गः प्रतिषेधः । असिद्धं बहिरङ्ग- 
मन्तरङ्गे । 

अथवा पूर्वस्मिन्‌. योगे यदार्धधातुकग्रहणं तदनवकाशं तस्यान- 
वकाशत्वाद्‌ गुणो भविष्यति। 


ही निषेध मानें तो भी दोष नहीं । क्योंकि कार्यकालं संज्ञापरिभापम्‌ इस उक्त 
नियम से क्ङिति च यह सूत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इस सूत्र में उपस्थित होकर 
अङ्गाधिकार का बन जायगा । .सार्वधातुकार्धधातुकयोः यह सूत्र अङ्गाधिकार का हृ । (७।३।८५ 


अथवा रोरवीति यह प्रयोग छान्दस अर्थात्‌ वैदिक है और छन्द में दष्टानुविधि 
अथात्‌ इट का अनुसरण होता है । वेद में जैसा देखा वेसा कर ढिया। रोरवीति में 
गुण दीखता है तो गुण ही रहेगा उसका निषेध नहीं होगा । 





अथवा रोरवीति में ब्हियेतीं तिप्‌ को मान कर होने वाला सावैधातुक गुण. 
बहिरङ्ग है ओर अन्‍्तवर्ती यङ्‌ के ङित्‌ को मान कर होने वाला क्ङिति च से निषेध 
अन्तरङ्ग ह । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा के बळ से बहिरङ्ग गण 
असिद्ध रहेगा तो निषेध किसका होगा । 

अधवा पहले गये हुए न धातुछोग सूत्र मै जो आधेधातुकम्रहण है वह अनव- 
काश है अर्थात्‌ निप्प्रयोजन है। उससे यहाँ प्रयोजन ले लिया जायगा।. उसके 
अनवकाश होने से सार्वधातुक परे रहते गुणनिषेध न होगा। न धातुलोप आर्धधातुके 
इस सूत्र में आधधातुक ग्रहण के विना भी धातुलोप शब्द में धातोलोंपो यस्मिन्‌ 
इस प्रकार बहुव्रीहि समास समझ लिया जायगा जिस प्रकार एकाचो हे प्रथमस्य 
सूत्र के एकाच: शब्द सें एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ यह बहुत्रीहि समझ छिया जाता है, 
तो फिर आधधातुक ग्रहण का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता । इस प्रकार पूर्व सूत्र 
में व्यथै हुआ आर्धधातुक ग्रहण इस बात का सामर्थ्यं रखेगा कि आर्धधातुक से 
भिन्न साथैधातुक में किसी से भी प्राप्त गुणनिषेध_न हो, केवळ आधेधातुः आधधातुक 
में ही गुण का निषेध हा। रोरवीति में तिप्‌ सावधातुक है अत: क्डिति च सूत्र 
से प्राप्त गुणनिधध भी आधधातुक के बळ से रुक जायगा । रोरवीति में यङ्‌ का 
छक्क अनैमित्तिक है अर्थात्‌ वह आधधातुक या सार्वधातुक किसी को भी निमित्त 
मान कर नहीं होता । यहाँ तिपू के आने से पूर्व ही हो गया है। आर्धधातुक के 


परे रहते होने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता अतः आधधातुक ग्रहण का व्यावत्यं कुछ 
: CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


NN 





१५४ व्याकरणमहाभाष्य 


इह कस्मान्न भवति। लैगवायनः | कामयते । 
` तद्वितकाम्योरिक्‌ प्रकरणात्‌ । 
इग्लक्षणयोगुणवृद्धयो: प्रतिषेधः । न चैते इग्लक्षणे । 
लकारस्य ङि्वादादेशेषु स्थानिबद्गावम्रसङ्गः । 
लकारस्य डित्त्वादादेदोषु स्थानिवद्भावः प्र।प्नोति । अचिनवम्‌ । 


' भी नहीं सिवाय इसके कि वह सार्वधातुक में गुणनिषध को रोके चाहे वह किसी से 


प्राप्त हो ।' 

यहां छैगवायनः और कामयते इन प्रयोगों में क्ङिति च सून्न स वृद्धि का 
निषेध क्यों नहीं होता ? लिगोरपत्यं कैगवायनः। छिगुशब्द से गोत्रापत्य में 
नडादिभ्यः फक्‌ से फक्‌ प्रत्यय दोकंर किति च से आदिदवुद्धि ऐकार हुई हे । 
कामयते मै कम्‌ धातु से स्वार्थ में कमेणिंड- से णिङ्‌ प्रत्यय होकर अत उपधाया 
से आकार वृद्धि हुई है। फक्‌ के कित्‌ होने और णिङ्‌ के ङित्‌ होने से वृद्धिनिषिध 


. प्राप्त होता है । 


तद्धित के लेगवायनः और कम्‌ धात के कामयते प्रयोग में वृद्धि का निषेध 
नहीं होता क्योंकि इको गुणवृद्धि इस पूर्व सूत्र से यहाँ इक्‌ पद की अनुबृत्ति 
आती है। इस लिये इग्लक्षण गुणबृद्धि का ही इस सूत्र से निषेध होगा । 
उक्त प्रयोगों में इग्लक्षण रुणद्धि नहीं हे । लेगवयनः में अचामादेः से कही हुई 
बृद्धि अजलक्षण है । और कामयते में उपधा अकार को कदी हुई वृद्धि उपघालक्षण 
हे । इग्छक्षण अर्थात्‌ इक्‌ शब्द की उपस्थिति से कही हुई बृद्धि नदीं हे भतः 
यहाँ निषेध नहीं होगा । 

जो लकार ङित्‌ हैं उनके स्थान में आदेश होने वाळे तिप्‌ आदि भी स्थानि- 
वद्धाव से ङित्‌ प्राप्त होते हैं। जैसे-अचिननम्‌ अमुनवम्‌ (चि सु-इनु-रूछ मिप्‌ 
अम्‌) अकरवम्‌ ( क-उ-छङ्‌ मिप्‌ अम्‌) यहां चि आदि धातुओं से परे लक लकार 
के स्थान में उत्तम पुरुष का एकवचन सिप्‌ (अम्‌) आदेश हुआ हे। वह ङित्‌ 


` रकार के स्थान मे होने से स्थानितद्धाय.के नियमानुसार पित्‌ होता हुआ भी ङित्‌ 
१. यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यडछक को छान्द्रस मान कर ही 


आधधातुकप्रहण व्यर्थ होता है अन्यथा नहीं । यदि लोक में भी यश्छक का 
प्रयोग मानें जेसा कि प्रायः प्रयोग में माना जाता है तब तो तोतोति ( तुवू-यङ्‌ 
लक-तिप्‌ ) दोधोति ` ( धुव-यङ्‌ छकू-तिथ्‌ ) इत्यादि यढरूगनन्‍्त प्रयोगों में तिप 
सार्वधाठुक्र के परे गुण निषेध रोकने के लिये आर्धधातुकगप्रहण सर्वथा आवश्यक है उस 
अवस्था में भाष्यकार का यह अन्तिम समाधान छोड़ देना होगा | 
CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्निक ११७ 


असुनवम्‌। अकरवम्‌ । 
लकारस्य डित्त्वादादेशषु स्थानिवद्वावप्रसङ्ग इति चेदू यासुटो 
ङिद्रचनात्‌ सिद्वम्‌ । 

यद्यं यासुटो. ङिद्वचनं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचायो न डिदादेशा 
ङितो भवन्तीति । 

यद्येतज्ज्ञाप्यत, कथं नित्यं ङितः । “इतइचेति! । ङितो यत्‌ कार्य 
तदू भवति । ङिति यत्कार्यं तन्न भवतीति । 
माना-जायगा तो उसके परे रहते क्ङिति च सूत्र. से सार्वधातुक गुण का निषेध प्राप्त 
होता हे । यदि कहो कि मिप्‌ पित्‌ है और पिच्च ङिन्न ङिच्च पिन्न भवति 
अथीत्‌ जो पित्‌ है वह ङित्‌ नहीं होता और जो डित्‌ है वह पित्‌ नहीं होता तो 
यह कल्पना तो भाध्यकार की है, वार्तिककार की नहीं, इस लिये उनके मत से 
ङित्‌ लकार के स्थान में होने वाला मिप्‌ ङित्‌ ही दै। 

लङ्‌ लकार के अचिनवम्‌ आदि में कोई दोप नही । क्योंकि यासुट्‌ परस्मेपदे- 
पूदात्तो ङिच्च इस सूत्र में जो लिङ्‌ मै होने वाले याधुट्‌ को ङित्‌ किया है वह 
आचार्य पाणिनि का व्यवहार इस बात का ज्ञापक हे कि डित्‌ लकार के स्थान में 
होने वाळे तिप्‌ आदि आदेश डित्‌ नहीं माने जाते। लिङ्‌ छकार स्वयं डित्‌ है । उसके 
स्थान में होने वाले आदेश यदि स्थानिवद्भाव से छित्‌ माने जाते तो तिप्‌ आदि 
के ङित्‌ हो जाने से उनको लिहू में हुआ यासुट्‌ आगम भी_यदागमन्याय स डितू भी यदागमन्याय से कि 
हो ही जाता फिर उसे डित्‌ करना व्यथै है । इस डित्‌ वचन से सिद्ध होता है कि 
रुकार का डिस्व आदेश सें नहीं आता। इस लिये लक का छित््व मिप्‌ में नहीं 


~ 


आयगा तो अचिनवम्‌ आदि मे गुण का निषेध नहीं होगा । 


यदि यह कदो कि उक्त ज्ञापक से लकार का डित्व आदेश में न मानने पर 
निःयं ङितः, इतश्च इन सूत्रों से होने वाळे कार्य केसे सिद्ध होंगे। नित्यं डितः से 
ङित्‌ लकार के स्थान में होने वाळे आदेश को स्थानिवद्भाव से छित्‌ मान - 
कर सकार का लोप होता है । जैसे--अभवाव, अभवाम, अचिनुम इत्यादि । इसी 
प्रकार इतरच से डित्‌ रकार के आदेश को ङित्‌ मान कर अभवत्‌, अचिनोत्‌ 
इत्यादि में तिप्‌ के इकार का लोप होता है--सो कोई दोष नहीं । इन काया में 
तो स्थानिवद्धात्र से डिस्व हो ही जायगा। क्योंकि जो ङित्‌ को होने वाला कार्य है 
वह तो स्थानिवद्भाव से आदेश को भी ङित्‌ मान कर हो जायगा लेकिन जो 
डित्‌ परे रहते किसी अन्य को होने वाला कार्ये है. वह आदेश को स्थानिवद्भाव से 
ङित्‌. मान कर नही होगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१९६ व्याकरणमहाभाष्य 


कि वक्तव्यमेतत्‌। नहि । कथमञुच्यमानं गंस्यते। याखुट एव 
डिद्धचनात्‌ । अपयोप्तइचैव हि यासुट्‌ समुदायस्य ङित्त्वे, ङितं चैनं 
करोति। तस्यैतत्‌ प्रयोजनं डितो यत्कार्यं तद्‌ यथा स्यात्‌, 
यत्कार्यं तन्मा भूदिति॥ 


दीधीवेवीटाम्‌ ।। १।१।६।। 


किमर्थमिद्सुच्यते ॥ 
गुणवृद्धी मा भूताम्‌ इति । आदीध्यनम्‌) आदीध्यकः । अविव्यनस्‌। 


5, 


क 





क्या यह बात कहनी होगी? नहीं । विना कहे केस समझी जायगी ? 
यासुट्‌ के ही ङित्‌ वचन से यह बात समझी जायगी । क्योंकि जो ङित्‌ को होनेवाला 
काय ह वह यासुट्‌ का कुछ भी विधेय नहीं ह जिसके लिये उसे ङित्‌ किया जाय । 
हाँ, ङित्‌ परे रहते जो अङ्ग को सम्भ्रसारण या गुणत्रृद्धि निषेध भादि कार्य हैं उन 
के लिये यासुट्‌ को ङित्‌ किया गया है । वह यासुट्‌ का कार्य है। जिससे वे कार्य 
यासुट्‌ के परे रहते हो जावें । क्योंकि अकेले यासुट्‌ आगम को ङित्‌ किया है इस 
लिये चह अपने आगमी लादेश समुदाय तिप्‌ आदि को ङित्‌ बनाने मे असमर्थ है। ˆ 
यद्यपि लादेश तिप्‌ आदि ही शुणप्रृद्धि के निमित्त हैं, यासुट्‌ नहीं, फिर भी 
यासुट्‌ के ङित्‌. वचन से उसके परे रहते भी गुणब्रृद्धि का निषेध हो जायगा । 
या यों समझिये-क्योंकि यासुट्‌ , तिप आदि की सहायता से ही अपना डित्त्व काम 
में झा सकता हे । सम्प्रसारणं आदि के निमित्त तिप्‌ आदि ही हैं यासुट्‌ नही । इस 
लिये उसको किया हुआ छित्त्व तिप्‌ आदि समुदाय के लिये उपयुक्त होगा । 
अर्थात्‌ उसके डित्त्व से वे डित समझे जञायंगे-तो उनके पर रहते डित्‌ क्य हो 
सकेंगे । चे तिवादि स्वयं खकार के डित्व से यदि ङित्‌ बन जाते तो यासुट्‌ को 
ङित्‌ करना व्यर्थ था। वेतो ङित्‌ थे ही। यासट्‌ भी उनको आगम होकर 
ङित्‌ बन ही जाता । यह यासर को ङित्‌ करना ही इस बात का सचक है कि 
डित्‌ तिबादि के परे रहते जा काय करने हें घे यासुट्‌ के डित्त्व द्वारा सिद्ध कर दिये 
जाव । अथात्‌ यासुट्‌ के डित्त को लकर तिवादि ङित्‌ माने जावें और उनके परे 
रहते अङ्ग को सम्प्रसारणादि काय हो जावे । इससे स्पष्ट हे_कि ङित्‌ परे रः हते जो 
कार्य अङ्ग को करन है उनके विषय में स्थानि अङ्ग को करन हे उनके विषय में स्थानिवद्भाव से लकार का डित्त्व आदेश. 
स नहीं माना जाता । केवल ङित्‌ को जो कार्य ताम्‌ तम्‌ सलोप आदि करने हं उन 
का डित्व आदेश सें स्थानिवद्भाव स माना जाता है । 
दीधीवेवीटाम्‌ यह सूत्र किस लिये बनाया है ? 


दीधीङ्‌ वेवीङ्‌ इन दो धातुओं तथा इडागम को 


= 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi RT bye नहस ल्यि 


चतुर्थं आह्विक १९७ 


आवेब्यकः ॥ 
अयं योगः शक्योऽकतुंम्‌। कथम्‌ । 


दीधीविञ्योरछन्दोविषयत्वाद्‌ 'दृष्टानुविधित्वाच्च छन्दसरछन्दस्य~ 
दोषेददीधर्युरैति च गुणस्य दशनादप्रतिषधः । 


दीधीवेव्योइछन्दोविषयत्वात्‌ । दीधीवेव्यौछन्दसोविषयौ । दष्टानु- 
विघित्वाच्च छन्दखः । दृष्टानुविधिश्व छन्दसि भवति। अदीधेत्‌, 
अदीधयुः इत्यत्र च गुणस्य दरीनादप्रतिपेधः। अनर्थकः प्रतिषेधः 
अप्रतिपेधः । प्रजापतिवै यत्‌ किंचिन्मनसा अदीधेत्‌। होत्राय वृतः 
कृपयन्नदीधेत्‌ । अदीधयुर्दाशाराज्ञे ब्वृता तः । 

भवेदिदं युक्तस्ुदाहरणमदीधेदिति । इदं त्वयुक्तमदीधयुरिति। 
अयं जुसि गुण: प्रतिषेधविषय आरभ्यते ख यथैव किङिति चेत्येनं चाधते 


यह सूत्र बनाया है | जेस--आदीष्यनम्‌, (आ  दीधी-इ्युट्‌ अन ) आदीध्यकः, ( आ 
दीधी-ण्बुळू अक ) आवेव्यनम्‌ ( आ वेवी-ल्युट्‌ अन ) आवेव्यकः ( आ बेवी-प्बुल्‌ 
अक्त ) यहा आइपूर्यैक दोधोड़ वेवीङ्‌ धातुओं से ल्युट्‌ और ण्बुळू प्रत्यय परे रहते 
क्रम से साँधातुक गुण तथा अचोष्णिति बृद्धि प्राप्त होती है। इस सूत्र से उनका 
निषेध होकर एरनेकाचः से यण्‌ हो जाता है । 

यह सूत्र नहीं बनाना चाहिये। क्योंकि दीधी वेदी दोनों धातु छान्दस हैं। 
दिक हैं । छन्द में द का अनुविधान होता है। वेद में जैसा दीख वैसा कर 
लिया जाता है.। वेद में ही अदीश्रेत्‌ ( दीधी-र तिप्‌) अदीधयुः ( दीघी-छङ्‌ 
` झि-जुस ) इत्यादि प्रयोगों में गुण भी दिखाई . देता है इस कारण यह निषेध 
अनधक है । प्रजापतिवें ** इत्यादि स्थल दीधी धातु को गुण होता है यह दिखा 
रहे हैं । 

अधीधेत्र्‌, अदीधयुः इन दो उदाहरणों मे अदीधेत्‌ यद उदाहरण तो ठीक 
है, पर अदीधयुः ठीक नहीं । क्योंकि यहां दीधी धातु से हड छकार में प्रथम- 
पुरुष का बहुवचन जुस्‌ हे। जुस्‌ में जुसि च इस सूत्र से होने वाळा गुण, 
निषेध विपय को बाधने के लिये बनाया है वह जैसे--क्डिति च इस गुणनिषेध 
को वाधता है वैसे दीधीवेवीटाम्‌ इस गुणनिषेध की भी बाध्यसामान्यचिन्तापक्ष को 
छेकर बाध लेगा तो यहां अनिवार्य रूप से गुण ही होगा । गुणनिषेध हो ही 
नहीं सकता फिर यह उदाहरण इस सूत्र की अनर्थकता को कैसे सिद्ध कर 
सकता है । हां, अदीधत. में तो यह निषेध प्राप्त है उसको कोई रोकने वाळा नदीं । 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


Ty 


१९८ च्याकरणमहाभाष्य 


एवमेनमपि बाधेत । 


नेष दोषः। जुसि गुणः प्रतिषेधविषय आरभ्यमाणस्तुल्यजातीये 
प्रतिषध वाधते । कश्च तुल्यजातीयः प्रतिषेधः । यः प्रत्ययाश्रयः । 
प्ररृत्याश्रयश्चायम्‌। अथवा येन नाप्राप्ते तस्य वाधनं भवति । न चाप्राप्ते 
क्ङिति नेत्येतस्मिन प्रतिषधे जुसि गुण आरभ्यते । अस्मिन्‌ पुनः प्राते 
चाप्राप्ते च ॥ | 

यदि तह्ययं योगो नारभ्यते, कथं दीध्यत्‌ इति, वेब्यत्‌ इति च ॥ 


दध्यादिति रयन्व्यत्ययेन । 
फिर भी वहां गुण का निषेध नहीं हो रहा इस से यह सूत्र अनथक सिद्ध हो 


जाता है। 
ह कोई दोष नहीं। इस सूत्र को व्यथ सिद्ध करने के लिये अदीधयुः 


उदाहरण भी दीक हे । क्योंकि जुसि च से होने वाळा गुण अपने समानजातीय 
निषेध को ही बाधेगा। जुस्‌ प्रत्यय है इस लिये क्त्‌, प्रत्ययों के आश्रित क्ङिति 
च सूत्र वाले गुणनिपेध को ही वह बाध सकेगा । दीधीवेवीटाम्‌ को नहीं । यह निषेध 
दीधी वेवी धातुओं का आश्रयण करने से प्रकृत्याश्रय है । अथवा येन नाप्राप्ते यो 
विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति इस न्याय से जुसि च सूत्र क्ङिति च 
को ही बाघेगा इसको नहीं। इस न्याय का अर्थ है--जिसकी अवश्य प्राप्ति में 


, जो विधि आरम्भ की जाती है वह उसी अवश्यप्राप्त विधि को ही बाघेगी । किसी 


अंश में प्रात किसी में अप्राप्त ऐसी विधि को वह नहीं बाधेगी । न प्राप्त-क्षप्राप्त। 
न अप्राप्त=नाप्राप्त अर्थात्‌ अवर्यप्राप्त। यहां बाध्यविरेष को देखना होया । 
क्ङिति च सूत्र की अवइय प्राप्ति में जुसि च का आरम्भ है। क्योंकि जुस्‌ प्रत्यय 
सा्वेधातुकमपित्‌ से डित्‌ है । उसके परे रहते सवदा क्ङिति च से गुणनिषेध प्राप्त 
है उसको बाधने के लिये जुसि च बनाया है। दीधीवेबीटाग- में यह बात नहीं। 
दीची बेबी धातुओं के अतिरिक्त अन्य धातुओं में ( जो दीधीवेबी० निषेध का अविषय 
हैं ) भी जसि च की प्रवृत्ति होतो है। इस लिये यह निषेध नाप्रात नहीं बल्कि प्राप्त 
तथा अप्रा हे । - र 


यदि यह सूत्र नहीं बनाते हैं तो दीध्यत्‌ वेव्यत्‌ ये प्रयोग कैसे बनेंगे ? थे 

बनेंगे ? 
दोनों लेट्‌ लकार के रूप हैं। लेटोऽडाटौ से तिप्‌ को अडागम भौर इतरच सा 
परस्मैपदेषु से तिप्‌ के इकार का लोप होता है। फिर गुण का निषेध हो कर तात्‌ 
से यण्‌ हो जाता है। इस सूत्र के अभाव में यहां गुणनिषेध केसे होगा ? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आहिक १९५ 


कत ~ 


दीध्यदिति वेव्यदिति च इयन्व्यत्ययेन भविष्यति ॥ 


इटच्चापि ग्रहणं शक्यमकर्तुम्‌ । कथम्‌ -अकणिषम्‌ अरणिषम्‌। 
कणिता शवो रणिता इवः इति। आधधालुकस्येड्चळादेरित्यत्न इडि- 
[a 


त्यजुवर्तमाने पुनरिड्ग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ इट्‌ इडेच यथा स्यात्‌ 
यदन्यत्‌ प्र/प्नोति तन्मा भूदिति । किं चान्यत्‌ पाप्नोति । गुणः॥ 

यदि नियमः क्रियते पिपठिषतेरप्रत्ययः पिपठीः दी्धत्वं न 
प्राप्नोति ॥ 


नष दोषः। आङ्गं यत्कार्यं तन्नियम्यते न चेतदाङ्गम्‌। अथवा 
अखिद्ध दीर्घत्वं तस्यासिद्धत्वान्नियमो न भविप्यति ॥ 


ie —— 











दीष्यन्‌ , वेव्यत्‌ ये दोनों प्रयोग व्यत्यय से इयन्‌ विकरण करने पर बन जायेंगे ।' 
व्यत्ययो बहुलम्‌ सूत्र से वेद मै दीधो ब्रेवी धातुओं को दिवादिगण का मान कर 
दयन्‌ विकरण लेट्‌ लकार में हो जायगा । इयन्‌ प्रत्यय सार्वधातुक्रमपित्र से ङित्‌ है। 
उसके परे रइते क्झिति च से गुणनिषेध हो कर यीवणयोदाधीवेव्योः सूत्र से दीधी 
वेरी के ईकार का लोप जायगा । 

सूत्र में इट्‌ का ग्रहण भी नहीं करना चाहिय । यःद कहो अकणिपम्‌ , अरणिषम्‌ 
( कण रण्‌ सिच-कुङ्‌ मिप्‌ अम्‌) कणिता, रणिता ( कणु-रण तास्‌-छुट्‌ तिपू डा ) 
कैसे बनेंगे । अर्थात्‌ यहां इडागम को प्राप्त लवूयघगुण का निषेध कैसे होगा ? 
तो इस का उत्तर है आधधातुकस्येड्वल्यारेः सूत्र में नडवशि कृति सूत्र से इटू की 
अजुयृत्ति आने पर भो जो फिर इद्ग्रहण किया हे उसका यह प्रयोजन ससझा जायगा 
कि इद्‌ इट्‌ ही रहे । किसी विकार को प्रास न हो। उसे जो अन्य काये प्राप्त हैं वे 
न हों । अन्य कार्य कोन से प्राप्त होते हें? गुण होने से इट्‌ इट्‌ नदी रहता। 
विकृत हो जाता हे इस थिये गुण नहीं होगा । 


यदि दुवारा इट्ग्रहण से इट्‌ इट्‌ ही रहे ऐसा नियम करते हैं तो पिपटी 
( पिपठिष्‌ क्विप्‌ ) यहाँ सन्नन्त पर्‌ धातु में सन्‌ को इद्‌ का आगम हुआ दै। 
उस से परें अप्रत्यय अर्थात्‌ अविद्यमान प्रत्यय क्थिप्‌ किया । ङुदन्त होने से 
प्रातिपदिक संज्ञा हो कर प्रथमा का एकवचन सु प्रत्यय किया फिर सुबन्त होने से 
` पद संज्ञा हुई । पदान्त मै वाँरुपघाया दी इकः से इट्‌ को दीर्घ होता है वह नहीं 
होना चाहिये । उससे भी इट्‌ विकृत हो जाता है । 


यह कोई दोष नहीं । केवल अङ्गाधिकारीय कार्य का ही नियम होगा। 
वॉरुपधाया दीधे इकः सूत्र तो पदाधिकार का दै, अङ्गाधिकार का नहीं, इस लिये इस 


CC-0. Prof. Satya राग Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२०० व्याकरणमहाभाष्य 


हलोऽनन्तराः संयोगः ॥२।१।७॥ 
अनन्तरा’ इति कथमिदं विज्ञायते अविद्यमानमन्तरं येपामिति। 
आहोस्विदविद्यमाना अन्तरा येषामिति। कि चातः । यदि विज्ञायते 
अविद्यमानमन्तरं येषामिति । अवग्रहे संयोगसंज्ञा न प्राम्रोति। अप्खु 
इत्यप्‌ऽस्त इति। विद्यते ह्यत्रान्तरमिति । अथ विज्ञायते अविद्यमाना 
अन्तरा येपामिति, न दोपो भवति॥ 


का नियम न होगा। अथवा वोरुपधायाः सूत्र पूत्रत्रासिद्वीय प्रकरण का है उसके 


असिद्ध होने से वह नियम कोटि में नदी आता। पिपठीः मे इटू को दीधे होने पर 
भी उस दोघे के असिद्ध होने के कारण इट्‌ अविकृत ही दिखाई देगा । 

सूत्र के अनन्तराः इस समस्त पद में कैसा गरिग्रह समझना चाहिये ? क्या 
अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌, ऐसा या अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌, ऐसा | पहले विग्रह 
में अन्तर शब्द है जिसका अथे अवकाश, व्यवधान है । दूसरे विग्रह में अन्तरा शब्द 
है जिसका अर्थ मध्य है। इस से क्या? अविद्यमानमन्तरं येपाम्‌ ऐसा विग्रह मानने 
पर अवग्रह में संयोगसंज्ञा नहीं! प्राप्त होती । आधी मात्रा काळ वाला अवग्रह माना 
जाता दै । अप्सु इति भप्‌ऽसु , यहां अपू के पकार और सु के मध्य में अबग्रह-जन्य 
अन्तर कालकृत व्यवधान होने से संयोग संज्ञा न हो सकेगी । अविद्यमाना अन्तरा 
येषाम्‌ इस विग्रह को यदि मानें तो कोई दोष नहीं होता । उस विग्रह में अथे 
होगा-जिन के मध्य में अन्य वणे अविद्यमान हैं वे हळू संयोग संज्ञक होते हैं । 





१. अनन्तराः . ऐसा कहने से क्य आधार काल का निषेध अभिप्रेत है अथवा 
[ 
आधेय वर्ण का, यह जिज्ञासा है । ° 


~ 


२. महीता ग्रह्दीतुम्‌ में जो इट्‌ को दीध होता हे वह पह्ोऽलिरि दीर्धः 


इस वचनसामर्थ्यं से सञ्च होगा । इसी प्रकार अलावीत्‌ इत्यादि में इट्‌ को जो 
सवर्णदीषे एकादेश होता है वह भी सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्य: इस वचन के 
सामर्थ्य से क्षन्तव्य समझना चाहिये । पिपठिष शब्द के नपुंसकलिङ्ग में प्रथमा 
द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में पिपठिषि कुलानि यह रुप बनता है। पिपठींषि नहीं 
बनता । वह अशुद्ध है । क्योंकि पिपठिष शब्द में सन्‌ प्रत्यय के अकार का क्किप परे 
रहते लोप हो जाने पर उसके स्थानिवत्‌ होने से झनन्त नहीं; स्वविधि प्रति 
स्थानिवन्न इस वचन से अजन्त भी नहीं, तो नपुसकस्य झलूच: से नुम्‌ होगा 
ही नहीं, इसलिये वहां सान्तमहतः संयोगस्य से इद्‌ को दीर्घ होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता ॥ इस प्रकार भाष्यकार ने इस सूत्न'का संपूर्णह्प से खण्डन कर दिया ॥ 

को विधिं प्रति न स्थानिवत्‌ ऐसी व्यवस्था होने से क्कि-निमित्तक्र कार्य में 
स्थानिवद्भावका निषेध दै क्रि परे रहते उप्त में स्थानिवत्‌ का निषेध नहीं है। इसल्यि 
जुम्‌ के कि-निमित्तक कार्य होने से स्थानिवद्भाव निर्बाध होगा । | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्विक २०१ 


यथा न दोपस्तथास्तु । अथवा पुनरस्तु अविद्यमानमन्तरं येषामिति। 
नजु चोक्तम्‌ अवग्रहे संयोगसंज्ञा न प्राप्रोति अप्सु इत्यप्‌ऽसु इति । विद्यत 
_ ह्यत्रान्तरमिति । नव दोपो न प्रयोजनम्‌ ॥ 
सैयोगसंज्ञायां सहवचनं यथान्यत्र । 
संयोगसंश्ञायां सहग्रहणं कर्तव्यम्‌ । हलोनन्तराः संयोगः सहेति 
वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌? सहभूतानां संयोगसंज्ञा यथा स्यादेकैकस्य 
मा भूदिति। यथान्यत्र । तद्यथा अन्यत्रापि यत्रेच्छति सहभूतानां कार्य 
करोति तत्र खहग्रहणम्‌। तयथा “सह सुपा’ । उभे अभ्यस्तं सह इति’ ॥ 
किं च स्याद्‌ यद्येकैकस्य संयोगसंज्ञा स्यात्‌ ? 
इह निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ । वान्यस्य संयोगादेः इति’ पत्वं प्रसज्येत। ` 





जिस विग्रह में दोष न हो वही मान को । या अविद्यमानमन्तरं येषास्‌ यही 
विग्रह मान लो । अवग्रह में संयोगसंज्ञा न हो सकने का जो दोष कहा है वद कोई - 
दोष नहीं । अप्‌ऽसु इस अवग्रह काल में पकार सकार की अयोग संज्ञा न होने 
से न कुछ दोष है और न प्रयोजन है । अवग्रहकार के अन्तर से संयोगसंज्ञा के होने 
न होने में कुछ अन्तर नहीं पडता | प्सु के परे रहते जो संयोगे गुर से अपु के अकार की 
गुरु संज्ञा है वद यथावत्‌ बनी रहेगी । यदि न भी रहे तो भी गुरोरनृतः इत्यादि से 
होने वाळे प्छुतकाय-अवग्रहकाल में अभीए न होने से न होंगे । अप्सु भवमः=अप्सव्यम्‌। 
युं अप्सव्य शब्द में अप्‌ऽसव्यम्‌ ऐसा अवग्रह पदपाठकार नहीं करते हें इस लिये 
वहाँ भी दोष न होगा । 

संयोगसंज्ञा में सह ग्रहण करना चाहिये । जैसे अन्यत्र स्थानों में किया गया 
है । हलोनन्तराः संयोगः सह ऐसा सूत्र बनाना चाहिये। उस से क्या लाभ होगा? 
सब की एक साथ मिळे हुओं को संयोगसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। एक २ की अलग 
. २न होगी। अन्यत्र भी आचार्य पाणिनि या कात्यायन जहां संमिलितों को एक 
साथ कार्य करना चाहते हैं वहां सह ग्रहण करते हैं जैसे सह सुपा,' उभे अभ्यस्तं सद्द . 
- यहां समाससंज्ञा और अभ्यस्तसंज्ञा में सह ग्रहण किया दै । 

क्या हो जायगा यदि संमिलित हलों मे एक २ की अलग २ संयोगसंज्ञा 
मान ली जावे ? १ 
नियोयात्‌ निर्वायात्‌ (निर्‌ या वा-लिङ्‌ तिप्‌) यहां निर्‌ उपसर्गपूवैक 
या धातु है । रेफ और यकार संसिलित हैं। उन में एक २ की अछूग २ संयोग . 
संज्ञा मानने पर या धातु संयोगादि बन जायगा तो वान्यस्य संयोगादेः से एत्वविकल्प 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


i, क न 
HTS 
. 


. ३०२ ` ज्याकरणसहासाण्य 


इह च सहषीष्टेति ऋतश्च संयोगादेः’ इतीर्‌ प्रसज्येत । इहच संहियते 
इति 'गुणोर्तिसंयोगाद्योरि'ति गुणः प्रसज्येत । इद्द च दषत्करोति 
समित्करोतीति 'सयोगान्तस्ये'ति छोपः प्रसज्येत । इह च शक्ता वस्तेति 
“स्कोः सयोगाद्योरन्ते च' इति लोपः प्रसज्येत । इद्द च निर्यातो निर्वातः। 
“सयोगादेरातो घातोरिःति निष्ठानत्वं प्रसज्येत ॥ 


नेष दोषः । यत्तावदुच्यते इह तावत्‌ निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ चान्यस्य 


` संयोगादेः इत्येत्वं प्रसज्येतेति । नेवं विज्ञायते संयोग आदिर्यस्य सोयं 


संयोगादिः संयोगादेरिति । कथं तहि । संयोगो आदी यस्य सोयं 
संयोगादिः संयोगादेरिति । एवं ताबत्‌ स्माङ्गं परिहृतम्‌ । यदप्युच्यते 
इह च इषत्करोति समित्करोतीति "संयोगान्तस्य लोप’ इति खोपः 








प्राप्त होगा | इसी प्रकार संहृषीष्ट ( सम्‌ हृ-लिङ्‌ सीयुट्‌ त ) यहां सम्‌ पूवक हृ धातु 
हे । मकार और हकार संमिलित हें । एक २ की अलग २ संयोगसंज्ञा मानने पर 
हृ धातु संयोगादि बन जायगा तो क्रतरच संयोगादेः से सीयुट्‌ को इद्‌ प्राप्त होगा। 
संहियत (सम्‌ हृ-छर्‌ यक्‌ त) में शुणोतिसंयोगाद्ोः से ह को गुण ग्राप्त होगा । 
रषत्‌ करोति समित्‌ करोति यहां तकार और ककार संमिलित हैं । दोनों की अलग २ 
संयोगसंज्ञा मानने पर इषत्‌ समित्‌ ये संयोगान्त पद बन जायेंगे तो संयोगान्तस्य 
लोपः-से तकार का लोप प्राप्त होगा । शक्ता वस्ता ( शक्‌ वसू-ठूच्‌ ) यहां ककार तकार 
या सकार तकार संमिलित हैं । दोनों की अलग अलग संयोगसंज्ञा मानने पर तकार 
झळ के परे रहते ककार सकार आदिभूत संयोग हैं उनका स्कोः संयोगायोरन्ते 


`च से लोप प्राप्त होगा। नियोतः निर्वातः ( निर्‌ या वा-क्त) यहां रेफ और 


यकार सम्मि रूत हें । दोनों की अलग अलग संयोगसंज्ञा मानने पर या धातु 
संयोगादि बन जायगा तो संयोगादेरातो धातोर्गखतः से निष्ठानत्व प्राप्त होगा । 


ये कोई देच नहीं । यह जो कहा कि निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ में वान्यस्य 
संयोगादेः से एत्त्रविकब्प प्राप्त होगा, “सो नहीं होगा क्योंकि संयोगादि शब्द का 
यह अथ नहीं करेंगे कि संयोग है आदि सें जिसके उसको एत्वविकल्प होता है बल्कि 
ऐसा अर्थ करेंगे कि दो संयोग हैं आदि में जिसके उस अङ्ग को एत्वविकल्प होता 
है । नियायात्‌ निवोयात सें दो संयोग आदि में नहीं हैं इस लिये एत्वविकल्प 
नहीं होगा । इस प्रकार तरच संयोगादेः, गुणोतिंसयोगायो: यहां संयोगादि शब्द में 
द्विवचनान्त विश्नह करने पर संहषीष्ट संहियते इत्यादि सब अङ्गाधिकारीय प्रयोगों 
सें दोष का समाधान दो जायगा । रषत्‌ करोति समित्करोति में भी संयोगान्तस्य 
लोपः के संयोगान्त शब्द में दो संयोग हैं अन्त में जिसके इस प्रकार द्विदचनान्त 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ भाहिक २०३ 


प्रसज्येतेति । नेवं विज्ञायते संयोगो5न्तो यस्य तदिद्‌ संयोगान्तं सयोगान्त- 
स्येति । कथं तर्हि। सयोगो अन्तौ यस्य तदिद्‌ संयोगान्तं संयोगान्तस्येति। 
यदप्युच्यते इह च शक्ता वस्तेति स्कोः सयोगाद्यो इति लोपः प्रसज्येतेतिं। 
नवं विज्ञायते सयोगो आदी संयोगादी संयोगाद्योरिति । कर्थं तर्हि । 
संयोगयोरादी संयोगादी संयोगाद्योरिति। यदप्युच्यते इह च निर्यातः 
निर्वातः इति 'संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः? इति निष्ठानत्वं प्रसज्येतेति । नेवं 
विज्ञायते संयोग आदिर्यस्य सोयं संयोगादिः संयोगादेरिति। कर्थं तर्हि । 
संयोगावादी यस्य सोये संयोगादिः सयोगादेरिति ॥ 


कथं इत्वैकैकस्य सयोगसंज्ञा प्राप्नोति ?॥ 


रत्येकं चाक्यपरिसमासतिरँष्टेति । तद्यथा। . वृद्धिगुणसंज्ञ प्रत्येकं 
भवतः ॥ 


नलु चायमप्यस्ति दृष्टान्त: समुदाये वाफ्यपरिसमाप्तिरिति। तद्यथा 


विग्रह करने पर दोष न होगा । इषत्‌, समित्‌ पदों के अन्त में दो संयोग नहीं हैं ।- 
शक्ता वस्ता में भी स्कोः संयोगाद्योः के संयोगादि शब्द में संयोगौ स्कौ आदी 
( आदिभूत संयोगसंज्ञक सकार ककार ) ऐसा कमेघारयसमास वाला विग्रह न 
करके संयोगयोः आदी स्कौ ( दो संयोगों के आदि में आने वाले सकार ककार) 
इस प्रकार षष्ठी समासवाछा विग्रह करेंगे तो राक्ता वस्ता में तकार झळ परे 
रहते दो संयोग नही हैं इसलिये ककार सकार का लोप न होगा । निर्यातः निर्वातः 
सें जी संयोगादेरातो धातोः सूत्र के संयोगादि शब्द में द्विवचनान्त विग्रह 


~ ~ 


करने पर निश्ठानत्व नहीं होगा । क्योंकि या धातु के आदि मे दो संयोग: नहीं हैं । 
संमिलित इलो में एक एक की अलग संयोगसंज्ञा केसे प्राप्त होती है ? 


क्योंकि समुदाय में प्रत्येक का अलग अलग वाक्यार्थ बोध भी दृष्टिगोचर 
होता है। जैसे--्रद्ध्रादैच्‌, अदेङ्गुणः ये बृद्धिगुण संज्ञाये आदेच, अदेङ्‌ 
समुदाय में प्रत्येक को अलग अलग होती हैं। अर्थात्‌ आ ऐ औ इन तीनों 
की अलग अलग वृद्धिसज्ञा और अ ए ओ इन तीनों की अलग अलग गुणसंज्ञा होती 
है। सब की समुदित एक वृद्धिसंज्ञा और गुणसंज्ञा नहीं होती । इसी प्रकार संयोगसंज्ञा 
सी संमिलितों में प्रत्येक की अलग २ प्राप्त होती है । प्रत्येकं प्रत्यवयवं वा वाक्यपरि- 
समाप्ति: यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय है । 

जहां प्रत्येके वाक्यपरिसमाप्तिः यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय हे वहां समुदाये 
वाक्यपरिसमाप्िः यह भी तो प्रसिद्ध न्याय दे । इसका अभे हे वाक्याथबोध सारे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





. २०२ ` च्याकरणमहाभाष्य 


इह च संहषीष्टेति ऋतश्च संयोगादेः इतीर्‌ प्रसज्येत । इह च संहियते 
इति 'गुणोतिंसंयोगाद्योरि'ति शुणः प्रसज्येत । इह च दृषत्करोति 
समित्करोतीति “संयोगान्तस्येति लोपः प्रसज्येत । इह च शक्ता वस्तेति 
'स्कोः सयोगाद्योरन्ते च' इति लोपः प्रसज्येत | इह च निर्यातो निर्बातः। 
“सयोगादेरातो घातोरि'ति निष्ठानत्वं प्रसज्येत॥ 


न्ष दोषः । यत्तावदुच्यते इह तावत्‌ निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ चान्यस्य 
` सयोगादेः इत्येत्वं प्रसज्येतेति । नेवं विज्ञायते संयोग आदिर्यस्य सोयं 
संयोगादिः संयोगादेरिति । कथं तर्हि । संयोगो आदी यस्य खोयं 
सथोगादिः संयोगादेरिति । एवं तावत्‌ सचेमाङ्गं परिहृतम्‌ । यदप्युच्यते 
इह च डषत्करोति समित्करोतीति 'सिंयोगान्तस्य लोप' इति लोपः 

















प्राप्त होगा । इसी प्रकार संहृषीष्ट ( सम्‌ ह-छिङ्‌ सीयुट्‌ त ) यहाँ सम्‌ पूवक हृ धातु 
है । मकार और हकार संमिलित हैं। एक २ की अलग २ संयोगसंज्ञा मानने पर 
हृ घातु संयोगादि बन जायगा तो ऋतरच संयोगादेः से सीयुट्‌ को इट्‌ प्राप्त होगा । 
संहियते (सम्‌ ह-रूद्‌ यक्‌ त) में शणोतिसयोगायोः से ह को गुण प्राप्त होगा । 
षत्‌ करोति समित्‌. करोति यहाँ तकार और ककार समिलित हैं । दोनों की अलग २ 
संयोगसंज्ञा मानने पर इषत्‌ समित्‌ ये सयोगान्त पद बन जायेंगे तो संयोगान्तस्य 
लोपः-से तकार का लोप प्राप्त होगा । शक्ता वस्ता ( शक्‌ वस-तृच्‌ ) यहां ककार तकार 
या सकार तकार संमिलित हैं । दोनों की अलग अलग संयोगसंज्ञा मानने पर तकार 
झळ के परे रहते ककार सकार भआदिभूत संयोग हैं उनका स्कोः संयोगायोरन्ते 
-च से लोप प्राप्त होगा। निर्यात: निर्वातः ( निर्‌ या वा-क्त) यहां रेफ और 
यकार सम्मि लत हें । दोनों की अलग अलग संयोगसंज्ञा मानने पर या धातु 
संयोगादि बन जायगा तो संयोगादेरातो धातोयेग्वतः से निष्ठानत्व प्राप्त होगा । 


ये कोई देष नहीं । यह जो कहा कि नियोयात्‌ निर्वायात्‌ में वान्यस्य 
संयोगादेः से एत्त्रविकल्प प्राप्त होगा, “सो नहीं होगा क्योंकि संयोगादि शब्द का 
यह अथै नहीं करेंगे कि संयोग है आदि सें जिसके उसको पत्वविकल्प होता हे बल्कि 
ऐसा अर्थ करेंगे कि दो संयोग हैं आदि में जिसके उस अङ्ग को एत्वविकल्प होता 
है। निर्यायात निवीयात में दो संयोग आदि में नही हैं इस लिये एत्वविकल्प 
नहीं होगा । इस प्रकार ऋतरच संयोगादेः, गुणोतिसयोगायो: यहाँ संयोगादि शब्द में 
द्विदचनान्त विग्र करने पर संहषी्ट संहियते इत्यादि सब अहाधिकारीय प्रयोगों 
सं दोष का समाधान हो जायगा। इषत्‌ करोति समित्करोति में भी संयोगान्तस्य 
लोपः के संयोगान्त शब्द में दो संयोग हैं अन्त मै जिसके इस प्रकार हिवचनान्त 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्विक २०३ 


प्रसज्येतेति । नेवं विज्ञायते सयोगोऽन्तो यस्य तदिदे संयोगान्तं सयोगान्त- 
स्येति । कथं तर्हि। सयोगो अन्तौ यस्य तदिदे संयोगान्तं संयोगान्तस्येति। 
यदप्युच्यते इह च शाक्ता चस्तेति स्कोः संयोगाद्योः? इति लोपः प्रसज्येतेतिं। 
नवं विज्ञायते सयोगो आदी संयोगादी संयोगाद्योरिति । कथं तर्हि । 
संयोगयोरादी संयोगादी संयोगाद्योरिति। यदप्युच्यते इह च निर्यातः 
निर्वातः इति 'सयोगादेरातो धातोर्यण्वतः’ इति निष्ठानत्वं प्रसज्येतेति । नेवं 
विज्ञायते संयोग आदिर्यस्य सोयं सयोगादिः संयोगादेरिति। कथं तर्हि। 
संयोगावादी यस्य सोयं संयोगादिः संयोगादेरिति ॥ 
कथं इत्वैकैकस्य संयोगसंज्ञा प्राप्नोति ?॥ 


प्रत्येकं वाक्यपरिसमासतिष्टेति । तद्यथा। . वृद्धिगुणसंज्ञ प्रत्येकं 
भवतः ॥ 


नज चायमप्यस्ति दृष्टान्त: सञ्चुदाये वाक्यपरिसमापतिरिति। तद्यथा 


विग्रह करने पर दोष न होगा । इषत्‌, समित्‌ पदों के अन्त में दो संयोग नहीं हैं ।- 


शक्ता वस्ता में भी स्कोः संयोगाद्योः के संयोगादि शब्द में संयोगौ स्कौ आदी 
(आदिभूत संयोगसंशक सकार ककार ) ऐसा कमेधारयसमास वाला विग्रह न 
करके संयोगयोः आदी स्कौ ( दो संयोगों के आदि में आने वाळे सकार ककार) 
इस प्रकार षष्ठी समासवाछा विग्रह करेंगे तो शक्ता वस्ता में तकार झळ परे 
रहत दो संयोग नहीं हैं इसलिये ककार सकार का लोप न होगा । नियातः .निर्वातः 
में भी संयोगादेरातो धातोः सूत्र के संयोगादि शब्द में द्विवचनान्त विग्रह 
करने पर निष्ठानत्य नहीं होगा । क्योंकि या धातु के आदि में दो संयोग: नहीं हैं । 


संसिङित हलो में एक एक की अळग संयोगसंज्ञा केसे प्राप्त होती हे ? 


क्योंकि समुदाय में प्रत्येक का अलग अलग वाक्यार्थ बोध भी दृष्टिगोचर 
होता है। जैसे--तरद्धिरादैच्‌, अदेङ्गुणः ये बृद्धिगुण संज्ञायं आदैच्‌, अदेङ्‌ 
समुदाय में प्रत्येक को अलग अलग होती हें । अर्थात्‌ आ ऐ औ इन तीनों 
की अलग अलग वृद्धिसज्ञा और अ ए ओ इन तीनों की अलग अलग गुणसंज्ञा होती 
हे । सब की ससुदित एक वृद्धिसज्ञा और गुणसंज्ञा नहीं होती। इसी प्रकार संयोगसंज्ञा 
भी संमिलितों में प्रत्येक की अळग २ प्राप्त होती दै । प्रत्येक प्रत्यवयत्रं बा वाक्र्यपरि- 
समाप्तिः यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय हे । 

जहां प्रत्येक वाक्यपरिसमाप्तिः यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय है वहां समुदाये 
वाक्यपरिसमाप्तिः यह भी तो प्रसिद्ध न्याय दै । इसका अथै दै वाक्याथबोध सारे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२०४ . व्याकरणमहाभाष्य 


गर्गाः शत दण्डयन्ताम्‌ । आर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति नच प्रत्यक 
दण्डयन्ति । सत्येतस्मिन्‌ दष्टान्ते यदि तत्र प्रत्यकसित्युच्यते इहापि 
सहग्रहणं कर्तव्यम्‌ । अथ तत्रान्तरेण प्रत्यकमीत बचने प्रत्येकं गुणवृद्धि- 
संज्ञे भवतः, इहापि नार्थः सहग्रहणेन ॥ 


अथ यत्र बहुनामानम्तर्य कि तत्र ढयोद्वेयो संयोगसंज्ञा भवति 
आहोस्विद्विशेषण । कश्चात्र विशेषः? समुदाये संयोगादिळोपो मस्जेः । 


समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेन सिध्यति। मङ्क्ता । मङ्क्तुम्‌। इद॒ च 
SRA Sn DR IR य NN 


समुदाय में होता है अळग अछग अवयवों में नही । जैसे यह दृष्टान्त है— 
गगैगोत्रीय लोगों को राज्ञा को ओर से सौ सुवणे का दण्ड हो ऐसा आदेश होता 
है। वह सारे गर्गसमुदाय पर लागू होता है उसके प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं । 


क्योंकि राजाओं को तो सौ सुवर्ण दण्ड चाहिये वे ( गगे समुदाय से प्राप्त हो 


जाने पर उसके) प्रत्येक व्यक्ति को दण्डित नहीं करते। इस प्रकार ये दोनों 
न्याय प्रसिद्द हैं। दोनों की प्रसिद्धि में यदि गर्गशतदण्डनन्याय को देखते 
हुए समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः -को प्रबळ माने तो बृद्धि और गुण संज्ञाओं 
मै समुदाय की संज्ञा रोकने के लिये प्रत्येक शब्द का ग्रहण करना चाहिये । 
“अर्थात्‌ गुणञ्चद्धि संज्ञायें समुदाय की न हो कर प्रत्येक की होती हैं. पेसा कहना 
चादिये। यदि प्रयेकं वाक्यपरिसमातिः को प्रबळ माने तो यहां प्रत्येक की 
सयोगसञ्चा रोकने के लिये सह शब्द का ग्रहण करना चाहिये । किन्तु यदि 
छक्ष्यानरोध से गुणब्रद्धि संज्ञाओं में प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः न्याय को मान 


छै तो वहाँ स्वयमेव प्रत्येक की गुणवृद्धि संज्ञायं हो जायेंगी । इस लिये _ 


प्रत्यक शब्द के ग्रहण की आवश्यकता नहीं रहती । यहां संयोगसंज्ञा में यदि 
समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः न्याय को मान ळें तो यहाँ भी स्वयमेव समुदाय की 
संयोगसंज्ञा हो जायगी इस लिये सहम्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। 

जहां बहुत से हरं का आनन्तर्यं हो, अर्थात्‌ बहुत से ` हळू व्यवधानरहित 
हों वहां दो दो की भी सयोगासंज्ञा होती है या सामान्यतया संभिछित बहुतों 
की. ही ? इसमें क्या विशेष हे ? हल समुदाय में बहुतों की संयोगसंज्ञा मानने 
पर मस्ज्ञ घातु के मङ्क्ता मङ्क्तुम्‌ रूपों में स्कोः संयोगाय़ोरन्ते च सूत्र से होने 
वाळा संयोगादि सकार का ळोप नहीं प्राप्त होता । मङ्क्ता, मङ्क्तुम्‌ (सस्ज्‌ 
. तृच्‌, तमुन्‌) यद्वां मस्ज्‌ धातु से तच तुमुन्‌ प्रत्यय परे रहते मस्जिनशोझलि 
से ग्राप्त नुमागम मिदचोन्त्यात्परः के नियम से मकार के अकार से परे हुआ 
' तो मनून्‌ बना। न, स, ज तीनों को संयोगसंज्ञा में सकार आंदि में न 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 






= 


चतुर्थ आह्निक २०५ 


निग्लेयात्‌ निर्ग्लायात्‌ निस्लँयात्‌ निर्म्लायात्‌ । “वान्यस्य संयोगादेरि!- 
त्येत्वै न प्राप्नोति । इह च संस्वरिषीष्टेति ऋतश्च सयोगादेरितीट्‌ न प्राप्तोति। 
इह च संस्वर्यते इति 'गुणोर्तिसंयोगाद्योः' इति गुणो न प्राभोति। इह च 
गोमान्‌ करोति यवमान्‌ करोतीति “संयोगान्तस्य लोप? इति लोपो न 
प्राभोति । इह च निग्लांनो निर्म्लान' इति संयोगादेरातो धातो- 
यण्वतः इति निष्ठानत्वं न प्राप्नोति 


अस्तु तर्हि द्वयोद्योः संयोगसंज्ञा । 
द्योहलोः संयोगसंज्ञेति चदू द्वियेचनम्‌ । 
इयोईलोः संयोगसंज्ञेति चेद्‌ द्विर्वचनं न सिध्यति । इन्द्रमिच्छति 


रहने से स्कोः संयो० सूत्र से सकार का लोप न हो सकेगा। दो की संयोगसंज्ञा 
में तो नस ओर सज ये दो संयोग हैं उनमें सज संयोग के आदि में सकार 
के होने से सलोप सिद्ध हो जाता है। यहां नुम्‌ करते हुए अभी मरजेरन्त्यातपूर्वो 
नुम्‌ वाच्यः इस वार्तिक का ध्यान नहीं किया गया है । उसका ध्यान आगे 
दिलायेंगे । क्योंकि सिद्धान्ततः वह आवश्यक है। उस नियम के अनुसार 
सस्त के जकार से पूथ नुम्‌ होगा तो स, न, ज इन तीनों की संयोगसंज्ञा में 
सकार के संयोगादि हो जाने से सलोप निर्बाध है। निग्ठैयाए निर्ग्लायात्‌ यहां 
ग्ला सें दो हों का आनन्तर्य है, बहुतों का नदी इस (5५ संयोगसंज्ञा न 
होगी तो वान्यस्य संयोगादेः सूत्र से एत्वविकल्प नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार 
संस्वरिगीष्ट यहां "४ में बहुत हरू न होने से संयोगसंज्ञा न होगी तो 
ऋतश्च संयोगादेः सूत्र से इद्‌ नहीं प्राप्त होता ओर संस्वयेते में गुणोति- 
संयोगाद्योः से गुण नहीं प्राप्त होता । गोमान्‌ करोति यहाँ मतुप्‌ प्रत्ययान्त गोमत्‌ 
शब्द को सु परे रहते नुमागम होकर न, त इन दो हरों का संयोग है 
बहुतों का नही, इसलिए संयोगसेज्ञा न दोने से संयोगान्तस्य लोप: से तकार 
का लोप नहीं प्राप्त होता। निग्लीनः यहां ग्ला मे दो हलो का संयोग है बहुतों 
का नहीं इसलिए संयोगसंज्ञा न होने से संयोगादेरातो धातोः सूत्र से निष्ठा- 
नत्व नहीं प्राप्त होता । 


अच्छा तो बहुता में दो दो हलों की संयोगसंज्ञा भान लीजिए । 
यदि बहुतों में दो दो हों की संयोगसंज्ञा मानते हैं तो द्वित्व सिद्ध 
दीं होता ॥८ इनमिच्छत , इन्ीयति। यहां, इव से इच्छायू में कयत्‌ हुना । 


i'w Delhi. Digitized by eGangotri 








२०६ व्याकरणमहाभाष्य 


इन्द्रीयति । इन्द्रीयतेः सन्‌ | इन्दिद्रीयिषति। न न्द्राः संयोगादय इति _ 


दकारस्य द्विवेचनं न प्राम्मोति॥ 
_ न बाजूविधेः । 
नवा. एष दोषः। कि कारणम्‌ । अजूविधेः। न्द्राः संयोगादयो 
न द्विरुच्यन्ते । अजादेरिति वर्तते ॥ 
अथ यद्येव बहूनां संयोगसंज्ञा । अथापि हृ॒योदयोः। किं 
गतमेतदियता सूरण । आह्योस्विदन्यतरस्मिन्‌ पक्षे भूयः सूच कर्तव्यम्‌ ॥ 
गतमित्याह । कथम्‌ । यदा तावद्‌ वहूनां संयोगसंज्ञा तदैवं 


विग्रहः करिष्यते--अविद्यमानमन्तरमेषाम्‌ इति । यदा दयोहयोः 


क्यचि च से इंकार हो गया । इन्द्रीय नामधातु से फिर इच्छार्थ में सन्‌ हुआ। 
` सन्‌ परे रहते धातु के द्वितीय ,पकाच न्द्री शब्द को द्वित्व करने में नन्द्राः 
संयोगादयः के वचन से जहां संयोगादि नकार छोड़ा जायगा वहां दकार 
सी संयोग्रादि होने से छूट जायगा तो दकार सहित द्री शब्द को 


हित्व न हो सकेगा । क्योंकि दो दो की संयोगसंज्ञा मै यहां नद और. | 


दर ये दो संयोग हेँ। पहले संयोग मे नकार आदि है। दूसरे में दकार। 
नन्दाः० सूत्र से दोनों का ही द्वित्व निषेध ग्राप्त होता है। बहुता की संयोगसंज्ञा 
पक्ष में तो दुकार संयोग के आदि में नहीं आता इसलिए उसके द्वित्व का 
निषेध नहीं हो सकता । 

यह कोई दोष नहीं । नन्द्राः संयोगादयः इस सूत्र में अजादेद्वितीयस्य से 
अच्‌ की अनुवृत्ति आती है । वह अच्‌ से परे संयोग के आदि में आने वाळे नदर 
के द्वित्व का निषेध करता है । सो इन्ट्री शब्द मै नकार तो इकार रूप अच्‌ से परे है 
इसलिये उसके द्वित्व का निषेध तो हो जायगा लेकिन दकार अच से परे नहीं हैं । 
उस को द्वित्व का निषेध नहीं होगा तो दुकार को द्वित्व होकर इष्ट रूप बन जायगा । 

संमिलित हलू समुदाय में चाहे बहुतों की संयोगसंज्ञा मानो चाहे दो २ की, 
क्या ये दोनों पक्ष इंलोनन्तराः संयोगः इस इतने सूत्र से सिद्ध हो जायेंगे या दोनों में 
, से किसी एक पक्ष के लिय दूसरा सूत्र बनाना होगा । 

हां दोनों पक्ष इसी सूत्र से सिद्ध हो जायेंगे । कैसे ? जब बहुतों की संयोग- 
संशा अभीष्ट होगी तब अविद्यमानमन्तरमेषाम्‌ ऐसा विग्रह करेंगे । और जब दो २ 





२ १. अनुदृत्त हुआ अजादेः यह पद कमेधारय है, अतः आदिभूत अचु से परे 


र अथे, (होस: Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ जाहिक २०७ 


संयोगसंज्ञा तदेव विग्रहः करिष्यते--अविद्यमाना अन्तरा येषामिति । 
दृयोश्ैवान्तर कञ्चिद्‌ विद्यते वानवा॥ 


एवमपि बहनामेव प्राभोति। यान्‌ हि भवानत्र षष्ठ्या प्रतिनिर्दिशति 
पतेषामन्येन व्यवायेन न भवितव्यम्‌ ॥ 


अस्तु तर्हि समुदाये संज्ञा। ननु चोक्तं समुदाये संयोगादिलोपो 
मस्जेरिति। नैष दोषः । वक्ष्यत्येतत्‌ 'मस्जेरन्त्यात्पूो मिदजुषङ्गसंयोगा- 
'दिलोपार्थमः इति ॥ 


की अभीष्ट होगी तब अविधमाना अन्तरा येषाम्‌ ऐसा । क्योंकि अन्तरा शब्द 
मध्यवाची है और मध्य में जो रखा जाता है वह दो २ के ही सेभव है। दो के ही 
चीच किसी का होना न होना होता दै । अर्थात्‌ दो ही मध्य बनते हैं । बहुत होने 
पर भी उन का मध्य दो दो से ही बनेगा | इस लिय वहां अन्तरा शब्द से विग्रह 
होगा। बहुतों मै मध्य का ठीक मापदण्ड न होने से वहां अन्तरा शब्द से विअह न द्दो 
कर अन्तर शब्द से होगा । अन्तर का अर्थ व्यवधान, विवर है । बहुतों में अन्तर के 
अविद्यमान होने पर संयोगसंज्ञा होगी । 

उक्त विग्रह (अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ ) करने पर भी हळू समुदाय में बहुतों 
की ही संयोगसंज्ञा प्राप्त होती है। दो २ की नहीं । क्योंकि 'दो दो अवयव वाले 
समुदाय को? इस अर्थ वाली दयोद्योः इस षळी से जिन वणी के मध्य में आप 
अन्य को अविद्यसान कहते हैं वे तो बहुत हैं। यह ठीक है कि उन में दो २ का बीच 
ठीक बन जायया लेकिन जब चे दो २ ही अध्यवद्धित होंगे तो बहुत बन जायेंगे उस 
अवस्था सें बहुतों की ही संयोगसंज्ञा प्राप्त होगी । 

अच्छा तो हलू समुदाय की ही संयोगसंज्ञा मान को। यह जो मङ्क्ता 
मङ्क्तुम्‌ में दोष दिया था वह कोई दोष नहीं। क्योंकि मिदचोन्त्यात्पर: 
का अपवाद मस्जेरन्त्यासूर्वा मिदनुक्कसंयोगादिलोपाथम्‌ यह वार्तिक है। उससे 
मस्ज्‌ के जकार से पूवे नुम्‌ होगा मकार के अकार से परे नहीं होगा तो सकार 
के संयोगादि हो जाने से स्तरोः० सूत्र से सकार का लोप सिद्ध हो जायगा। उस 
वार्तिक का अभे हे--मस्ज्‌ धातु के अन्तिम अक्षर जकार से पहले मित्‌ अर्थात्‌ 
नुस्‌ का आगम होता है अनुषङ्गलोप ( नुम्‌ के नकार का लोप ) और संयोगादि 
लोप को सिद्धि के लिये । अनुज्ञ यहु जुम्‌ के नकार की पूर्वाचार्यक्रत संज्ञा है। 
अनुषङ्ग का उदाहरण मरतः मग्नवान्‌ है । (मस्जू-क्त, क्तवतु) यहां मस्ज्‌ धातु से 
क्त, क्तवतु परे रहते मस्जिनशोईलि से प्रास चुसागम मस्जेरन्त्यात्‌ पूवे० इस वचन 


से मसज के जकार से पू हो जायगा तो नकार के उपधा में आ जाने से अनिदितां 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२०८ व्यांकरणमहा भाष्य 


अथवा अविशेषेण संयोगसंज्ञा विज्ञास्यते द्वयोरपि बहूनामपि । 
तत्र दथोया संयोगसंज्ञा तदाश्रयो लोपो भविष्यति । यदप्युच्त इह 
निग्ढैयात्‌ निग्लोयात्‌ निम्लेयात्‌ निम्लांयात्‌ 'वान्यस्य संयोगादेः 2 इत्येत्वं 
न प्रामोति । अङ्गेन संयोगादिं विशेषयिष्यामः । अङ्गस्य संयोगाद्‌रिति। 
एवं तावत्सर्वमाङ्ग परिहृतम्‌ । यदप्युच्यते इह च गोमान्‌, करोति 
यबमान्‌ करोतीति 'संयोगान्तस्य लोप? इति लोपो न प्राप्नोतीति, पदेन 
संयोगान्ते विशेषयिष्यामः। पदस्य संयोगान्तस्यति । यदप्युच्यते इह 
च निग्छौनो निर्स्छान इति संयोगादेरातो धातोः इति निष्ठानत्वं न 
प्रापोतीति धातुना संयोगादि विशेषयिष्यामः । धातोः संयोगादे- 
रिति । 


हल उपधायाः क्डिति सूत्र से 'नकार का लोप सिद्ध हो जायगा और साथ ही 
सकार के संयोगादि हो जाने से स्कोः० सूत्र से सकार का लोग भी सिद्ध हो 
जायगा । 





अथवा अव्यवहित हळू समुदाय की उपस्थिति में सामान्यरूप से दोनों 
की संयोगसंज। मानी जायगो--बहुतों की भी ओर दो दो को भो। जहां केवल दो 
ही होंगे वहां तो दो की होगो। किन्तु समुदाय में दोनों पक्ष माने जायेंगे तो 
मङ्क्ता मङ्क्तुम्‌ में मस्म के मकार के अकार खे-परे नुम. _करने पर -भी--नसज 
इस समुदाय में सज भी संयोग है, उसके आदिभूत सकार का स्कोः० सूत्र से 
लोप हो जायगा। जो निठियात आदि में दोष कहा था वह भी दो दो की 
` सयोगसंज्ञा मानने पर न होगा । यद्यपि निर्लेयात्‌ इत्यादि मे र गळ आदि तीन 
इलं का समुदाय है इस लिये जहां गक आदि दोनों की संयोगसंज्ञा. होने से 
इष्टसिद्ध होगा वहां रेफादिसद्धित समुदाय की भी संयोगसंज्ञा होने. से दोष प्रात 
होता है तथापि उसका समाधान यद दै कि ` वान्यस्य संयोगादेः आदि में संयोगादि 
को अङ्ग स विशिष्ट बनायेंगे अर्थात्‌ अङ्ग जो संयोगादि उसको पत्व विकल्प होता 
है ऐसा अर्थ करेंगे । निर्‌ का रेफ अङ्ग में शामिल नदीं दे वह समुदाय से छूट 
जायगा । इस प्रकार संस्त्ररिषीष्ट आदि. सब अङ्गाधिकारीय प्रयोगों में दोष का 
परिहार हो गया। गोमान्‌ करोति यहाँ भी नतक समुदाय को संयोग संज्ञा होने 
पर संयोगान्त को पद से विशिष्ट बनायेगे अथीत्‌ पद जो संयोगान्त उसका लोप 
होता है ऐसा अथे करेंगे तो करोति का ककार स्वयं समुदाय से छूट जायगा । निग्लोनः 
में भी रगछ समुदाय की संयोगसंज्ञा. संयोगादेरातो धातोः सूत्र के संयोगादि 
शब्द को धातु स विशिष्ट बनायेगे अर्थात्‌ धातु जो संयोगादि डस से परे निष्ठा- 


नत्व होता दै ऐसा क्षय करेंगे तो निर का रेफ समये समुदाय ले छट जायगा, 


चतुर्थ आह्विक द २०९ 
स्वरानन्तर्हितवचनम्‌ | 


स्वरैरव्यबहिता हलः संयोगसंज्ञा भवन्तीति वक्तव्यम्‌ । कि 
प्रयोजनम्‌। व्यवहितानां मा भूत्‌। पचति पनसम्‌॥ 

ननु चानन्तरा इत्युच्यते तेन व्यवहितानां न भविष्यति ॥ 

इप्रमानन्तर्य व्यवहितेपि । व्यचहितेप्यनन्तरशब्दो दश्यते । तद्यथा 
-अनन्तराविमौ ` ग्रामावित्युच्यते तयोञ्चेवान्ता नद्यश्च पर्वताश्च 
भवन्तीति ॥ 

यदि तहि अनन्तरशब्दो व्यवहितेपि भवति आनन्तर्यवचन- 
मिदानीं किमर्थ स्यात्‌ । 

आनन्तर्यचचनं किमर्थमिति चेदेकम्रत्पिधार्थम्‌ । पकस्य हलः 
संयोगसंज्ञा मा भूदिति ॥ 

किं च स्यादू यद्येकस्य हलः संयोगसंज्ञा स्यात्‌ £ 

इयेष उवोष । इजादेश्च शुरुमतोनृच्छ इत्याम्‌ प्रसज्येत ॥ 


जा हस ह दख 

स्वर अर्थात्‌ अच उन से अनन्तर्हित अव्यवहित हलो की संयोगसंज्ञा होती हवै ऐसा 
कहना चाहिये। क्या प्रयोजन है? पचति पनसम्‌ यहां पनसम्‌ में सकार मकार के बीच 
मे अकार का व्यवधान है । उसके व्यवधान मै सकार मकार की संयोगसंज्ञा न हो । 
अन्यथा स्कीः सेगोगादयोरन्ते च सूत्र से संयोगादि सकार का लोप प्राप्त होता है। 

यदि कहो कि सूत्र में अनन्तराः यह कहा हुआ है उस से अच के व्यवधान 
सें सयोगसंज्ञा न होगी तो इसका उत्तर है-- 

व्यवधान में भी अनन्तर शब्द का प्रयोग दीखता है । जैसे-अनन्तरौ इमौ 
ग्रामौ । यह दोनों गांव एक दूसरे के अनन्तर हैँ ऐसा कहते हैं लेकिन उन के मध्य 
में नदियां और पहाड़ होते हैं । - 

यदि कहो कि व्यवधान में भी अनन्तर शब्द का प्रयोग होने पर सूत्र में ' 
अनन्तराः यह किस लिये कहा गया है तो उत्तर दै | 

एक हळू की संयोगसंज्ञा रोकने के लिये सूत्र में अनन्तराः कहा गया द्दै। 

क्या हो जायगा यदि एक हळू की भी संयोगसंज्ञा हो जावे? 

यही होगा कि इयेष उवोष ( इष्‌ उष्‌-लिट्‌ तिप्‌ णळू ) यहाँ इष्‌ उष्‌ धातुओं 
के हळू बकार की संयोगसंज्ञा होने पर संयोगे गुरु से इ, उ की गुरुसंज्ञा होगी तो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२१० - व्याकरणसहाभाष्य 


नवाऽतजातीयव्यतायात्‌ । 


नवा पष दोषः। कि कारणम्‌। अतञ्जातीयस्य व्यवायात्‌ । 
अतज्जातीयकं हि लोके व्यवधायकं भवति । कथं पुनक्षायते अतज्जातीयकं 
हि लोके व्यवधायकं भवतीति । एवं हि कंचित्‌ कश्चित्‌ एच्छति- 
अनन्तरे पते ब्राह्मणकुले इति। स आह नानन्तरे । व्रषलङुलमनयो- 
रन्त्रेति ॥ 232 

किं पुनः कारणं कचिदतज्ञातीयकं हि लोके व्यवधायकं भवति 
क्रचिन्नेति ? ॥ 


सर्वत्रेव ह्यतञ्जातीयकं व्यवधायकं भवति ॥ 
कथमनन्तराविमी ग्रामाविति? ॥ 


ग्रामशब्दोऽयं बहर्थः । अस्त्येव शालासमुदाये वर्तते । तद्यथा- 
ग्रामो दग्ध इति । अस्ति वाटपरिक्षेपे वर्तते । तद्यथा ग्रामं प्रविष्ट 
' इति। अस्ति मनुष्येषु वतते । तद्यथा ग्रामो गतो ग्राम आगत इति। 





धातु गुरुमान्‌ हो जायेंगे । इजादि हैं ही । तब इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः सूत्र से लि 
परे रहते आम्‌ विकरण प्राप्त होगा । 
यह कोई दोष नहीं हे । क्योकि अपने से भिन्न जाति वाले का ही , व्यवधान 
माना जाता है । अपने समानजातीय का नहीं । कैसे जाना ? लोक में यही दीखता है 
. कि भिन्न जातिवाला ही व्यत्रधायक होता दै । कोई किसी से यू पूछता है ये दोनों 
न्राह्मणकुळ अनन्तर हैं ? अव्यवहित हैं ? वह उत्तर देता है नहीं। अनन्तर नहीं हे । 
इन के मध्य में द्यद्रकुल का व्यवधान है । 


क्या कारण है लोक में कहीं तो भिन्चजातीय का व्यवधान माना जाता है 
कहीं नहीं माना जाता ? 9 
सभी जगह लोक में भिन्नजातीय का व्यवधान माना जाता हे । 


फिर अनन्तराविभौ ग्राभौ, यह प्रयोग कैसे होता है ? 


ग्राम शब्द के बहुत से अथ हैं । एक तो बहुत घरों का समूह ग्राम कहलाता 

है । जैसे ग्राम जळ गया । यहां घरसमूद्द के लिये ग्राम शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक 

कांटों वाला निकृष्ट माग या बाड़ा भी आम कहाता हे । जैसे ग्राम में घुस गया । 
हाँ गटकाकीण 0 1 या = च 

य्‌ क साग आ या दम शान न के लिये आम, का प्रयोग है । पक 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Co 


चतुर्थ आहिक २१५ 


4 


अस्ति सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते। त्था ग्रामो लब्ध 
इति । तद्य सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते तमभिसमी- 
वळ 


क््यैतत्‌ प्रयुज्यते अनन्तराविमी ग्रामाविति। सर्वत्रैव ह्येतज्ञातीयर्कं 
व्यवधायकं भवति ॥ 


शुव्वनासिक्ावचनोऽनुनासिकः ।॥१।१।८॥ 


किमिदे सुखनासिकावचनम्‌ ? ॥ 
सुखं च नासिका च सुखनासिकम्‌ । सुखनासिकं वचनमस्य 
सोऽयं सुखनासिकावचनः ॥ 
` ऱञर्ेवं सुखनासिकवचन इति प्राप्नोति । 


म 


Sn CS a TASER 
सनुष्यचाचक ग्राम शब्द है । जैसे ग्राम गया ग्राम आ गया | यहां मनुष्यों के लिय 
आम शब्द का प्रयोग दै । एक अरण्यसहित सीमासहित और पहाडी रीले आदि 
भूमि सहित आम कहलाता है । जैसे गांव की सीमा आत्ते पर कह देते हें--ग्राम- आ 
गया । इन उक्त अर्थों में जो अरण्य सीमा पर्वत आदि सहित अथै वाला ग्राम शब्द 
है उस का बिचार करके अन्तराविमौ ग्रामौ (ये दो गांव व्यवधान रहित हैं) 
यह प्रयोग होता है । उस अथे में नदी प्त आदि से ग्राम मिन्नजातीय नहीं रहता 
हे इसलिये सवेत्र भिन्न जातीय का ही व्यवधान होता है या भिन्नजाति वाळा ही 
व्यवधान करने वाळा होता है यह समझना चाहिये। हलोनन्तराः सूत्र में हळू से 
जिन्न जाति वाळे स्वर (अच) ही हैं अतः उन के व्यवधान का निषेध संयोगसंज्ञा 
में समझा जायगा तो स्वरानन्तर्हितवचनम्‌ इस वचन 'की कोई आवश्यकता नहीं है । 

हां भाज्यकार ने जो ग्राम शब्द के कई अथे कहे हैं चे आधुनिक कोषों में 

अन्वेबणीय हैं । कुछ लोग अर्थभेद होने पर भी शब्द में भद नहीं मानते । उन के 
मत में एक ही शब्द अनेकार्थबोधक शक्ति रखता है इस लिये एक ही ग्राम शब्द 
भिन्न २ अश्री का बोधक है किन्तु कुछ लोग अथे के भेद होने से शब्द में भी भेद 
मानते हें । उन के मत में शालासमुदाय आदि भिन्न २ अर्थी के वाचक आम शब्द 
भी भिन्न २ हैं । यहां भाष्यकार ने अथैभेद से शब्दभेद मानते हुए भिन्न २ माम 
शब्द स्वीकार किये हैं ॥ 

सूत्र में यह सुखनासिक्रावचनः क्या है? 

सुख और नासिका इन दोनों का समाहार इन्द्र सुखनासिक ६। 
सुखनासिक जिस का वचन दै, उच्चारणसाधन है वह मुखनासिकावचन दै । 

ज्ञो सुखनासिक्रवचनः पेसा होना चाहिये । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२१२ 2 `, व्याकरणमहाभाष्य 


निपातनाद्‌ दीर्घत्वं भविष्यति। अथवा झुखनासिकमाचचनमस्य 
सोऽयं सुखनासिकावचनः | अथ किमिदमावचनमिति । ईपद्वचनमावचन- 
म्‌। किचिन्सुखवचनं किंचिन्नासिकावचनम्‌ । सुखद्वितीया वा नासिका 
वचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः । मुखोपसंहिता चा नासिका 
वचनमस्य सोऽयं सुखनासिकावचनः ॥ 


अथ मुखग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


नासिकाचचनोलुनासिकः इतीयत्युच्यमाने यमाचुस्वाराणामेच 
प्राप्नोति | मुखग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति ॥ 


अथ नासिकाग्रहणं किमर्थम्‌ ? ॥ 











इस सूत्र में निपातन से दीर्घ होकर मुखनासिक्रावचनः हो जायगा । या इस 
में आवचन शब्द समझेंगे । आवचन का क्या अर्थ होगा ? इषत्‌ (थोड़ा) अर्थ में आङ्‌ 
` शब्द मानकर थोड़ा वचन उच्चारण साधन ऐसा अर्थ होगा। जिस में कुछ सुख से बोला 
जाय कुछ नासिका से, उसे मुखनासिकावचनः ऐसा कहेंगे। या सुखद्वितीया नासिका 
अथवा मुखोपसंहिता नासिका मुखनासिका । इस प्रकार मध्यमपदलोपी तत्पुरुष 
समास करके उसका वचन राब्द के साथ बहुत्रीहि समास करेंगे। उस अवस्था 
में समाहारद्वन्द्व न होने से नासिका को हस्व न होगा तो इष्ट रूप बन जायगा । 
सुखग्रहण किस लिये किया है ? 
र सुखग्रहण के अभाव मे केवल नासिक्रावचनोनुनासिकः इतना सूत्र होने पर 
. यम और अनुस्वार की ही अनुनासिकसंज्ञा प्राप्त होगी । कुँ खुँ गु धुँ ये ४ यम 
हैं । पलिक्नी, चखरूनतु:, जगृर्मिः, जधध्नु: यहां वर्गों के पञ्चस अक्षर परे रहते 
जो क, ख, ग, घ हैं उनके पूर्ववर्ती क, ख, ग, घ यम कहाते हें, और ० यह 
अनुस्वार का चिह्न है । अनुस्वारयमानां च नासिका स्थानमिष्यते इस पाणिनि शिक्षा 
. के वचनानुसार अनुस्वार और यमों का नासिका स्थान है । ये केवळ नासिका 
से बोले जाते हैं। इनकी अनुनासिकसंज्ञा होने से आडोनुनासिकरछन्दास इत्यादि 
अनुनासिकविधान स्थलों में ये ही आदेश प्राप्त होंगे जो कि अनिष्ट हें । विइवनो- 
रनुनासिकस्यान्‌ इत्यादि अनुनासिक के अनुवादस्थलो मे इनका भभाव होने से 
उन सूत्रों के अर्थ की अप्रतिपत्ति होगी । इसलिये नासिका के साथ मुखग्रहण 
भी करना चाहिये । मुखग्रहण करने पर जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते 
हैं ङ, न, ण, न, म इत्यादि, उनकी अनुनासिकसंज्ञा हो जायगी तो कोई दोष न होगा । 


नासिका ग्रहण किस लिये किया है ? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized १: eGangotri 


चतुर्थ आहिक * २१३ 


सुखवचनोचुनासिक इतीयत्युच्यमाने कचटतपानामेव प्राप्नोति । 
नासिकाग्रहणे पुनः क्रियमाणे.न दोषो भवति ॥ 


मुखग्रहणं शक्‍य़मकर्तुम। केनेदानीमुभयवचनानां सिद्धं भविष्यति । 
प्रासादवालिन्यायेन । तद्यथा केचित्यासादवासिनः। केचिद्‌ भूमिवासिनः। 
केचिदुभयवासिनः । तत्र ये प्रासादवासिनो, ग्रह्मन्त ते प्रासादवासिग्रहणन । 
ये भूमिवासिनो, गृह्यन्ते ते भूमिवासिग्रहणेन । ये तूभयवासिनो, 
ग्रहान्त ते प्रासादवासिग्रहणेन भूमिवासिग्रहणेन च । पवमिद्दापि 
केचिन्सुखवचनाः । केचिन्नासिकावचनाः । केचिदुभयबचनाः । तत्र ये 


ha 


सुखवचना, ग्रह्मन्ते ते मुखश्रहणेनं । ये नासिकावचना, ग्रह्यन्ते ते 
नासिकाग्रहणेन । ये उभयवचना, गह्यन्ते ते मुखग्रहणेन नासिका- 
ग्रहणेन च ॥ 

sr RNS fe RTS, SRS स्स्स 

नासिकाम्रहण के अभाव में मुखवचनोनुनासिक्रः इतना सूत्र होने पर जो 
केवल सुख से बोले जात हैं क चट त प आदि, उनकी अनुनासिकसंज्ञा प्राप्त होगी । 
उस अबस्था में पक्षम्‌ (पचु-क्त) यहां पच्‌ धातु के चकार को अनुनासिक मान 
कर उससे कित. क्त प्रत्यय परे रहते अनुदात्तोपदेशवनति० सूत्र से चकार का 
लोप प्राप्त होगा । ओदनं पचतीति ओदनपक्‌ यदां किबन्त पच धातु के चकार को 
अनुनासिक मान कर क्किप्‌ परे रहते अनुनासिकस्य क्रिझलोः क्ङिति सूत्र से उपधा- 
दी प्राप्त होगा । इसछिय मुखग्रहण के साथ नासिका ग्रहण भी करना चाहिये। 
नासिकाग्रहण करने पर कोई दोष न होगा । उस से सुख और नासिका दोनों .से बोले 
जाने वाळे वर्ण की ही अनुनासिकसंज्ञा सिद्ध हो जायगी । 
सूत्र सं सुख ग्रहण तो हरा ही देना चाहिये । यदि कहो मुखग्रहण के अभाव 

में मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाळे वणी को केसे अनुनासिकसंज्ञा होगी 
तो इसका उत्तर है --प्रासादवासिन्याय से । जैसे कुछ लोग प्रासाद (महर) में 
रहनेवाले हों । कुछ भूमि पर रहने वाले हों । कुछ प्रासाद और भूमि दोनों पर रहने 
वाळे हों । उन में जो केवळ प्रासाद में रहने वाहे हैं वे प्रासादवासी कढलायेगे । जो 
केवल भूमि पर रहने वाले हैं वे भूमिवासी कद्दलायेंगे । जो प्रासाद और भूमि दोनों 
पर रहने वाले हैं वे प्रासादवासी ओर भूमिवासी दोनों कहलायँगे । इसी प्रकार यहां 
भी कुछ वर्ण मुख से बोळे जाते हैं वे मुखवचन कहलायेंगे । कुछ नासिका से बोले 
जात हैं वे नासिकावचन कहलायेंगे । कुछ मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं 
बे मुखवचन और नासिकावचन दोनों ही कहलायँगे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२१४ व्याकरणसहा भाष्य 


भवेडुभयवचनानां सिद्धम्‌। यसाजुस्वाराणामपि प्राप्नोति 

नैव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 

इतरेतराश्जयं तु भवति । का इतरेतराश्रयता ? सतोचुनासिकस्य 
+> > ~ २. ७, 
संक्षया भवितव्यम्‌ । संज्ञया चानुनासिको भाव्यते। तदितरेतराश्रयं 
भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते ॥ 


अनुनासिकसंज्ञायामितरेतराश्रये उक्तम्‌ । 


किमुक्तम्‌ । सिद्धं तु नित्यशब्दत्वादितिः । नित्याः शब्दाः । 
नित्येषु च शब्दे सतोनुनासिकस्य संज्ञा क्रियते । न संज्ञया 
अनुनासिको भाव्यते ॥ ` 


यह ठीक है कि जो वणे मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं वे 
सुखवचन या नासिकात्रचन दोनों कहे जा सकते हैं जैसेङज ण न म आदि। 
केवल नासिक्रावचनोनुनासिक्रः इतना सूत्र होने पर भी उन की अनुनासिकसंज्ञा 
सिद्ध हो जायगी, लेकिन जो केवल नासिका से ही बोले जाते हैं जैसे यम और 
अनुस्वार, वे भी तो नासिक्रावचनः० इतने सूत्र से अनुनासिक प्राप्त होंगे जो कि 
अनिष्ट हैं । 

यम और अनुस्वारों की अनुनासिकसंज्ञा होने पर न तो कोई दोष है और 
न प्रयोजन है। क्योंकि अनुनासिक के अनुवादस्थलों में तो उन का सर्वथा अभाव 
ही है । रदे विधिस्यल, उन में भी स्थानेन्तरतमः इस अन्तरतम परिभाषा से 
सुखनचन के स्थान में मुखनासिका दोनों से बोळे जाने वाळा वर्ण ही आदेश होगा, 
न केवल नासिका से बोला जाने वाला ॥१ 





अजुनासिकसंज्ञा में इतरेताश्रयदोष तो आता है ? केसा . इतरेतराश्रयदोध ? 
यही कि अनुनासिकं वणे के पहले से विद्यमान होने पर तो अनुनासिकसंज्ञा होगी । 
और अनुनासिकसज्ञा द्वारा अनुनासिक वर्ण का विधान होगा यह इतरेतराश्रय दोष 
है । इतरेतराश्रय या अन्योन्याश्रय का अथै हैं---एक दूसरे के सहारे से होना । यह 
हो तो वहे हो और वह हो तो यह हो इस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित होने बाले 
कार्य नहीं हो सकते । ४ 

अनुनासिकसंज्ञा में प्राप्त इतरेतराश्रय दोष के विषय में पहले बृद्धिरादैच 
सूत्र भें समाधान कह चुके हैं कि शब्द नित्य है। नित्य शब्दों में पहले से ही 
अनादि काल से अनुनासिक वर्णे विद्यमान दै । उस को विद्यमान मान कर अनुनासिक- 


१. इस प्रकार मुखग्रहण का खण्डन कर दिया गया है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थं भाहिक २१५ 
- यदि तहि नित्याः शब्दाः किमर्थं शास्त्रम्‌ ?॥ 
किमर्थ शास्त्रमिति चेन्निवर्तकत्वात्‌ सिद्धम्‌ 


निवर्तकं हि शास्त्रस्‌ । कथम्‌ । आङस्मायविदोषेणोपदिष्टोऽन ञः 
नासिकस्तस्य सर्वत्राननुनालिकवुद्धिः प्रसक्ता। तत्रानेन निवृत्तिः 
क्रियते । छन्दस्यचि परत आङोऽननुनासिकस्य प्रसङ्गेडुनासिकः 
साधुर्भवतीति ॥ 


` तुस्यास्यश्रयत्नं सवर्णम्‌ ॥१।१।९॥ 


तुळ्या संमितं तुल्यम्‌। . आस्यं च प्रयत्नच आस्यप्रयत्नम्‌। 





संज्ञा हो जायगी । अनुनासिकसंज्ञाद्वारा नया अनुनासिक वर्ण नहीं विधान 
किया जाता । 


यदि शब्द नित्य हैं, पूव से ही अवस्थित हैं तो अनुनासिकसंज्ञा द्वारा 
अनुनासिकविधान शाख किस लिये है? 


नित्य शब्दों में अनुनासिक विधान शाख अभीष्ट विषय में अनुनासिक के 
अभाव को निवृत्त करने के लिये है। जेसे--आडोनुनासिकरछन्दसि यह अनुनासिके 
विधान शास्त्र आङ शब्द को अनुनासिक विधान करता है। उस विधान शास्त्र 
से प आङ शब्द इस अध्येता के लिये सामान्य रूप से अनुनासिकरहित 
उपदिष्ट है । उस आङ्‌ को बह अध्येता सबैत्न अनुनासिकरहित ही समझता 
किन्तु धनुनालिक-विधान शास्त्र उसकी इस बुद्धि को अभीष्ट विषय में निब 
कर देता दै जिसस वह समझ जाता है कि छन्द में अच्‌ परे रहते आङ्‌ को 
अनुनासिक प्रयुक्त करना साधु है। वहां अनुनासिकरद्दित प्रयोग अश्जुद्ध है । 
असाधु है। इस प्रकार नित्य शब्द रहते हुए भी शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध हो 
जाता है । - 
तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ इस समस्त शब्द के अन्तवर्ती पदों का॒विग्रहपूवक अर्थ 
दिखाते हें--तुल्या संमितं तुल्यम्‌ । जो तुला अर्थात्‌ तराजू से ठीक तुला हुआ ह 
वह तुल्य होता है । यहाँ तुळा शब्द केवल तुल्य की व्युत्पत्ति द्वारा साधुत्व' 
प्रदशन के लिये उपयुक्त हुआ है । वैसे तुल्यशब्द प्रवीण कुशळ आदि की तरह 
सदृश अथै में रूढ हे । इसमें अवयवार्थ कुछ नहीं । स्वभावतः सदश अथै में तुल्य 
शब्द की प्रवृत्ति होने से वही उसका प्रवृत्तिनिमित्त है। आस्य और प्रयत्न का 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२३६ | व्याकरणमहासाष्य 
तुल्यास्यं च तुल्यप्रयत्न॑ च सवर्णसंज्ञं भवति । 


कि पुनरास्यम्‌ ? 
ली किकमास्येम्‌ । ओष्ठात्‌ परश्चति प्राक काकलकात्‌ । 
कथं पुनरास्यम्‌ ? | 


अस्यन्त्यनेन वर्णानिति आस्यम्‌ । अन्नमेतदास्यन्द्ते इति चा 
आस्यम्‌ । 

अथ कः प्रयत्नः ? 

यतनं प्रयत्नः । प्रपूवांदू यततेर्भावसाधनो नङ्‌ प्रत्ययः । 


यदि लोकिकमास्यं, किमास्योपादाने प्रयोजनम्‌। सर्वेषां हि तत्‌ 
तुल्यम्‌ ॥ 


समाहारद्वन्द्व होकर आस्यप्रयत्नम्‌ बनता हे । फिर उसका तुल्य शब्द से बहुत्रीहि- 
समास करके सूत्र का अर्थ होगा--आस्य ओर प्रयत्न जिसके तुल्य हैं उसकी सवर्ण- 
संज्ञा होती है। 
आस्य किसे कहते हैं ? 
. छोकप्रसिद् मुख को आस्य कहते हैं। जो ओळ से लेकर काकलक 
_ ( टेंदुआ नामक ग्रीवा में उभरा हुआ प्रदेश ) से पूर्व तक शरीर का अवयव है । 
मख को आस्य क्यों कहते हैं ? 
Ye ~ £ 
न्य क्योंकि इस मुख से वर्णौ को फैंकते हैं, उच्चारण करते हैं, बाहर निकालते हैं 
इसलिये सुख को आस्य कहते हैं। या खाया जाता हुआ अन्न इस सुख को 
गीला करता है इसलिये भी मुख को आस्य -कहते हैं । अमु क्षेपणे या आइपूर्वक 
स्यन्दू इन धातुओं से आस्य शब्द सिद्ध होता है । 
प्रयत्न किसे कहते हैं ? _ 
चणो के उच्चारण में जो जिह्वा के अग्न उपाग्र आदि भागों से स्पश या 
-हरकत होती है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रपूर्वक यत्‌ धातु से भाव में यजयाचयत- 
विच्छपच्छरक्षी नङ्‌ सूत्र से नङ्‌ प्रत्यय होकर प्रयत्न शब्द सिद्ध होता है । 


यदिं लोकप्रसिद्ध मुख ही आस्य है तो सूत्र में आस्यम्रह | 

सु ण करने का 
क्या प्रयोजन है ? क्योंकि मुख तो सभी वरणो के उच्चारण में तुल्य है। मुख 
के ब्यापार के विना किसी वर्ण का उच्चारण संभव नहीं । ४ 


ध ४ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ भाहिक २१७ 
बक्ष्यत्येतत्‌- प्रयत्नविशेषणमास्योपादानमिति । 
सत्रणसंज्ञायां मिन्रदेशेष्त्रातिप्रसङ्ग: प्रयत्न सामान्यात्‌ । 


सवर्णसंज्ञायां भिन्नदेशेष्वतिप्रसङ्गो भवति । जवगडदशाम्‌। 
कि कारणम्‌। प्रयत्नसामान्यात्‌ । एतेषां हि समानः प्रयत्नः ॥ 


सिद्ध त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्ने सत्रणेम 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । आस्ये येषां तुल्यो देशाः प्रयत्नश्च ते 
सवर्णसंज्ञा भवन्तीति वक्तव्यम्‌॥ 


एवमपि किमास्योपादाने प्रयोजनम्‌ । सर्वेषां हि तत्‌ तुल्यम्‌॥ 


प्रयत्नविशेषणमास्योपादानम्‌। सन्ति ह्यास्याद्‌ बाह्याः प्रयत्नाः 
ते हापिता भवन्ति। तेषु सत्स्वसत्स्वपि सवर्णसंशा सिद्धा भवति। 
"0 SE RP NS RN AE 


यह बात अभी आगे कहेंगे कि प्रयतन का विशेषण बनाने के लिए सूत्र में 
आस्य ग्रहण किया है । 

सवर्णसंज्ञा करने में जिन वर्णो का स्थान भिन्न है, किन्तु प्रयत्न तुल्य है 
उन की सवणसंज्ञा प्रा होती है। जैसेजबग ड द॒ इन वणो का स्पृष्टसज्ञक 
प्रयत्न तो तुल्य दे किन्तु स्थान सब का भिन्न भिन्न है। ज का ताळु। ब का ओळ। 
ग का कण्ड। ड का मूधा और दका दन्त । अभी तक तुत्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌. 
इस सूत्र का यदी अर्थ है कि जिन का मुख और प्रयत्न तुल्य हो वे सदर्णसंज्ञक 
होते है । इन सव का सुख और प्रयतन तुल्य है केवल स्थान भिन्न है। इस लिये 
सुख और प्रयत्न के तुल्य होने से इन की आपस में सवणेसंज्ञा प्राप्त होती हे । 

अच्छा तो आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयः्नश्च ते .सवर्णसंज्ञा भवन्ति ऐसा सूत्र 
बना देंगे तब जब ग ड द्‌ को सवणेसंज्ञा न होगी। उस सूत्र का अथ होगा 
सुख में जिन वर्णी का स्थान और प्रयत्न तुल्य है उन की सवर्णसंज्ञा होती है।जब 
गड दृ का स्थान तुल्य न होने से सवर्णसंज्ञा न होगी । 

इस नये सूत्र में भी आस्य ग्रहण का क्या प्रयोजन हे क्योंकि स्थान और 
. प्रयत्न तो मुख में ही होते हैं । वह सब का तुल्य है । र 

आस्ये येष तुल्यो देशः० इस न्रे सूत्र में आस्यग्रहण प्रयत्न का विशेषण 
बनाने के लिये किया गया है । आस्य अथौत्‌ सुख, उस में जो स्पष्ट इेषत-स्पृष्ट आदि 
प्रयत्न होते हैं उन की तुल्यता होने पर सबर्णसंज्ञा हो। सुख से बाहर जो विवार | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२१८ " व्याकरणसहा साप्य 


के पुनस्ते? विवारसंवारौ, श्वासनादौ, घोषवदघोपता, अल्पप्राणता, 
महाप्राणतेति। तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीया विवृतकण्ठाः श्वासाङुप्रदाना 
अघोषाश्च । एके5ल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः | तृतीयचतुर्थाः संत्रृतकण्डा 
नादाजुमदाना घोषचन्तः | एकेऽस्पप्राणाः । अपरे महाम्राणाः । यथा 
तृतीयास्तथा पञ्चम; । आजुनासिक्यवजम्‌। आङनासिक्यसेषामधिको 
गुण; ॥ 

एवमप्यवर्णस्य सवर्णसंश्ञा न प्राप्नोति । वाहं ह्यास्यात्‌ 
स्थानमवर्णस्य ॥ 

सर्वसुखस्थानमवर्णमेक इच्छन्ति ॥ 


एवमपि व्यपदेशो न प्रकल्पते-आस्ये येषां तुल्यो देश इति ॥ 


संवार आदि प्रयत्न होते हैं उन की तुल्यता सवर्णसंज्ञा में आवश्यक नहीं । सवणे- 
संज्ञा मै बाह्य प्रयत्न छोड़ दिये जायेंगे । उन की तुल्यता होने 'न॑ होने पर भी 
सवणेसंज्ञा हो जायगी । वे बाह्य प्रयत्न कौन से हैं ? विवार, संवार, श्वास, नाद, 
घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण ये बाह्य प्रयत्न हैं। उन में कवर्ग आदि 
पांच वर्गों के पहले दूसरे क ख च छ आदि वर्ण विवार श्वास अघोष हैं । उन में 
भी पहले क च ट त प ये वर्ण अल्पप्राण हैं। दूसरे खछ उथफये वणे महाप्राण 
हैं। तीसरे चोथे ग घज झ आदि वर्ण संवार नाद घोष हैं। उन में भी तीसरे 
गजडद ब अल्पप्राण हैं और चौथेघझ ढ ध भ महाप्राण हैं । पांचवें ङ ज 
ण न म वर्ण तोसरे वर्णो के समान हें केवळ अनुनासिक धर्म को छोड़ कर । 
अनुनासिक धर्म इन पांचवें वणा का अधिक है । अर्थात्‌ पांचवें वर्ण संवार नाद 
घोष अल्पश्राण तथा अनुनासिक हैं । 

ऐसा होने पर भी अवणे की सवर्णसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । क्योंकि कुछ 
आचायो के मत में अवर्ण का स्थान काकलक से नीचे ग्रीवा के जोड के आसपास हे । 
वह आस्य से बाहर हे । आस्य में नहीं आता । 


अवण की सवर्णसंज्ञा हो जायगी। क्योकि कुछ आचार्य अवण का स्थान 
सारा सुख में ही मानते हैं। उनके. मत में आस्य के अन्दर ही अवण आ 
जायगा । 

अरणे का स्थान सारा मुख मानने पर सुख ही अवण का स्थान हो 


गाथा । सुल म स्थान न रहा । उस अवस्था में सुख में जिनका स्थान तुल्य है यह 
ब्यपढेश ( कथन ) नहीं बनेगा । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्विक २१९ 
व्यपदे शिवङ्कावेन व्यपदेशो भविष्यति ॥ 


सिध्यति । सूत्र तर्हि मिद्यते । यथान्यासमेवास्ठु । नलु चोक्तं 
सवर्णसंज्ञायां भिन्नदेरोप्यतिप्रसङ्गः प्रयत्नसामान्यात्‌ इति। नैष दोषः। 
नहि लोकिकमास्यम्‌ । कि तर्हि । तद्वितान्तमास्यम्‌ । आस्ये भवम्‌ 
आस्यम्‌ । “शरीरावयवाद्यत्‌? । कि पुनरास्ये भवम्‌ । स्थानं करणं च ॥ 


एवमपि प्रयत . . विशेषितो भवति ॥ 
प्रयत्नच विशापितः। कथम्‌! नहि प्रयतनं प्रयत्नः। किं तर्हि । 


EI न 

ब्यपदेशिवद्धाव से सुखरूप स्थान को भी सुख में स्थान मान लिया जायगा 
असुः्य में मुख्य के समान व्यवहार को व्यपेदेशिवञ्चाव कहते ह। जैसे राहोः शिरः 
राहु का सिर, यहाँ सिररूप राहु होने .पर भी राहु का सिर ऐसा कहा जाता है 
उसी प्रकार यहाँ भी सुखरूप स्थान को ही उपचार से मुख में स्थान सान लेंगे 
तो कोई दोष न होगा । 





इस प्रकार आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते सवर्णसंज्ञा भवन्ति इस 
नूतन सूत्र से इष्ट सवर्णसंज्ञा सिद्ध तो हो जायगी किन्तु तुल्यास्य प्रयत्नं सवरर्णम्‌ 
इस पाणिनि सूत्र का अङ्ग हो जायगा । इस ल्यि नया सूत्र न बना कर जैसा पाणिनि 
का सूत्र है वैसा हुल्यास्य प्रयत्नं सबर्णम्‌ यह सूत्र ही रहने दो । यह जो जब ग- 
ड द आदि में सवणेसंज्ञा प्राप्ति का दोष कहा था वह कोई दोष नहीं । क्योंकि 
हम लोक प्रसिद्ध मुख को आस्य नहीं मानेंगे किन्तु आस्ये भतम्‌. आस्यम्‌ इस 
प्रकार आस्य शब्द से तत्र भवः अर्थ में शरीरावयवाद्यत सूत्र से तद्धित यत्‌ 
प्रत्यय करके आस्य शब्द बनायेगे। उसका अर्थ “होगा आस्य में अर्थात्‌ मुख में. 
. होने वाळा.। क्या? स्थान और प्रयत्न । जिन वरणो के स्थान और प्रयत्न तुल्य 
होंगे वे सत्रण॑संशक हो जायेंगे तो ज बग ड द॒ की स्थान के तुल्य न होने से | 
सत्र्णसंज्ञा न होगी । र 


तद्वित प्रत्ययान्त आस्य मानने पर भी प्रयत्न अविशेषित रहता है। 
अर्थात्‌ अयत्न का विशेषण आस्य न रहा । तुत्यास्य प्रयत्नम्‌ यह दन्द्वगर्भ बहुत्रीहि 
है, ऐसा मान कर यह आक्षेप है, उस अवस्था में मुख से बाहर होने वाले 
प्रयत्न भी सवर्णसंज्ञा में आवश्यक हो जायेंगे । 


,अयत्न को भी विशेषित अथौत्‌ विशेषणयुक्त कर देंगे । कैसे ! केवल 


त्र को म नेंगे अपितु यत्न के प्रारम्भ को प्रयत्न मानेंगे । 
प्रयत्न मा र्ल आयत्ता नहीँ, SL, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२२० व्याकरणमहाभाष्य 


प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्न: । 


यदि प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः एवमप्यचर्णस्य एङीइच सवर्ण- 
संज्ञा प्राप्नोति । 


प्रहिलष्टावर्णावेतौ । 

अवर्णस्य तह्वैचोइच सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति । 
विद्वततरावर्णावेतो । 

एतयोरेव तर्हि मिथः सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति । 
नेती तुल्यस्थानौ । . 


उदात्तादीनां तहिं सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति। 


यत्न का प्रारम्भ स्पृष्ट आदि आभ्यन्तर प्रयत्ना से होता हे इस लिये उन की तुल्यता 
में ही सवर्णसंज्ञा होगी । उस में बाहों की आवश्यकता नहीं । 





यत्न के प्रारम्भ को प्रयत्न मानने पर अवणे और एङ्‌ (ए ओ) की भी 
` सवर्णसंज्ञा प्रा होगी । क्‍योंकि ए ओ में अवणे के भिश्चित होने से उन के उच्चारण में 
यत्न का प्रारम्भ अवण से है। 
ए ओ में यद्यपि अवर्ण मिश्रित है परन्तु वह प्रक्रिष्ट है। जैसे धूल और 
पानी मिले हुए एथक्‌ नहीं किये जा सकते वैसे ही ए ओ में मिश्रित अकार है । 


- ऐ औ में सही। वहाँ तो अवर्ण बिशिष्ट किया जा सकता है। यत्न का 
प्रारम्भ प्रयत्न मानने पर “ऐ” 'ओ? में मिश्रित अवणे को ऐ औ के साथ सवणेसंज्ञा 
प्राप्त होती है । 

ऐजी में जो मिश्रित अवणे हे वह स्वतन्त्र अचण से विवृततर है। 
स्वतन्त्र अवर्ण का प्रयत्न विश्वत है। ऐ औ मिश्रित का विवृततर है। इस प्रकार 
प्रयत्नभेद होने से सवणेसंज्ञा न होगी । 


ऐ औ को ही आपस में सवर्णसंज्ञा प्रास होती है । 


ऐ ओ दोनों तुल्यस्थान वाले नहीं हैं। ऐ कण्ठ तालु हैं। औ कण्डोष्ठ है। 
इस लिये यत्न का प्रारम्भ प्रयत्न मानने पर भी तुल्यस्थान वाले न होने से ऐ औ 
की सवर्णसंज्ञा नदी होगी । 


उदात्त अजुदात्त आदि स्तरों के उच्चारण में यत्न के प्रारम्भ का भेद 
होने चणे च्य च णंसंज्ञा ही ७ है; 
होने से उदात्तादि भेदभिन्न वणौ की सवणसजा नहीं प्राप्त होती ह, .......... 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, N 


चतुर्थ भाहिक २२१ 


अभेदका उदात्तादयः । 


अथवा किं न एतेन प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्न इति । प्रयतनमेव 
प्रयत्नः तदेव च तद्धितान्तमास्यम्‌ । यत्‌ समानं तदाश्रयिष्यामः ॥ 


कि सति भेद? ॥ 
सतीत्याह । सत्येव हि भेदे सवर्णखंज्या भवितव्यम्‌। कुत एतत्‌। 


उदात्तादि स्वर अभेदक माने गये हैं इस लिये उनमें भेद न होने से 
वहाँ सवर्णसंज्ञा हो जायगी । जब तक विशेष शब्द द्वारा उदात्त आदि का विधान 
न किया जावे तब तक उदात्तादि का परस्पर भद नहीं माना जाता यह सिद्धान्त 
अस्थि दधि० सूत्र के उदात्तग्रहण से ज्ञापित होता है जो पहले त्रद्धिरादैच्‌ सूत्र के 
आप्य में स्पष्ट हो चुका है । 








अथवा हमें इस से क्या कि यत्न के प्रारम्भ को ही प्रयत्न मानें, हम 
सामान्य प्रयत्नमात्र को प्रयत्न मान लेंगे । और तद्वितप्रत्ययान्त आस्य शब्द को 
मानेंगे । वाह्य और आन्तर सब प्रकार के प्रयत्नों में जो भी समान एवं तुल्य होगा 
उस को तुल्यता होने पर सवर्णसंज्ञा हो जायगी । 


क्या कुछ प्रयतनों के भिन्न होने पर और कुछ के समान होने पर झो उन 
में समान प्रयत्न होंगे उन की तुल्यता में सवणेसंज्ञा मानोगे या सर्वथा सब 
्रयत्नों के समान होने पर? भाव यह .है कि जिस प्रकार स्पष्ट आदि आभ्यन्तर 
प्रयत्ना के समान होने पर और विवार संवार आदि बाह्य प्रयत्नो के भिन्न होने 
पर सो सतर्णसेश्ञा मांनते हो तैसे विवार संचार आदि बाह्य प्रयत्ना के समान होने 
तथा स्पृष्ट आदि आभ्यन्तर प्रयत्ना के भिन्न होने पर भी सवर्णसंज्ञा मानते 
हो या नहीं ? 

कुछ प्रयत्न भिन्न होने पर ही समान प्रयत्नवालों को: सवर्णसंज्ञा मानेंगे। 
क्योंकि भेद होते हुए समानता में सवणेसंज्ञा ने दोना है । वह भेदमूलक ही होती है। 
यदि जहां सब कुछ समान हो वहां सवर्णसंज्ञा मानी जावे तो संवर्णसंज्ञा करना ही 
व्यथै होगा। भद होने पर समानता में सवणंसंज्ञा होती है इस विषय में झरो 
झरि सवर्ण सूत्र का सवणेग्रहण ही ज्ञापक दै। उस सूत्र में सवर्णप्रहण इस ल्यि 
किया है कि यथासेख्यमनुदेशः समानाम्‌ इस यथासंख्य नियम को रोक कर हळू 
से परे जो झर्‌ उस का सवर्णी झर्‌ पर रहते लोप हो जावे । जैसे शिण्डि यहां शिष्‌ 
धातु के लोट्‌ लकार मध्यमपुरुष एकवचन में अम्‌ विकरण के अकार का लोप 
` होकर शिन्ष्‌-धि इस अवस्था में झलां जश्‌ झलि सेष को ड, प्टुना प्डुः से घ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२२२ व्याकरणसहाभाष्य 


भेदाधिष्ठाना हि सवर्णसंशा। यदि हि यज्ञ सर्च समान तत्र स्यात्‌, 
सवर्णसंज्ञाबचनमनर्थकं स्यात्‌ ॥ 


यदि तहिं सति भेदे किंचित्लमानमिति इत्वा सवर्णसं 
भविष्यति । रकारछकारयोः षकारठकारयोः सकारथकारयोः सचर्ण- 
संज्ञा प्राभो'त | एतेषां हि सर्वमन्यत्‌ समानं करणवर्जम्‌ ॥ ; 


एवं तहि प्रयतनमेव प्रयत्नः । तदेव हि तद्धितान्तमास्यम्‌। न 
त्वयं दन्दः आस्यं च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नमिति। कि तहिं तरिपदो द 


को ढ होता है । फिर न्‌ को अनुस्वार परसवर्ण होकर ण्‌ होता है । उस हरू जकार 
से परे झर्‌ डकार का उस के सवर्णी झर ढकार के परे रहते लोप होता है! 
यदि सब कुछ समान होने पर सवर्णसंशा हो तो यहां डकार ढकार सद भ 
चम सकेग । सवणे न बनने पर ढकार परे रहते डकार का लोप न हो सकेगा ! 
क्योंकि डकार ढकार की अन्य सब समानता होने पर भी अल्पप्राण तथा सह!!! 
रूप बाह्य प्रयत्न की असमानता है। डकार अल्पप्राण है । ढकार महाप्राण २ 
संवार नाद घोष तथा स्पर प्रयत्न एवं मूधो स्थान दोनों के समान हैं। सत्र दः: 
समानता होने पर यथासंख्य नियम से ही काम चळ जाता तो सतर्णग्रहण घ्य भा; 
इस लिये वह इस बात का ज्ञापक है कि सब कुछ समान होने पर सवर्णसेज्ञा 
नहीं होती । 







सि 





यदि भेद होने पर समानता में सवर्णसंज्ञा होती है तो शकार छकार, पकाए 
ठकार और सकार थकार इन को भी आपस में सबर्णसंज्ञा प्राप्त होगी । क्यों'कि 
इन वर्णो का और सब समान है केवळ आभ्यन्तर प्रयत्न को छोड कर झा ए स छः 
आभ्यन्तर प्रयत्न विदत हे और छठ थ का स्पष्ट है । अन्य तालु आदि त्यात 
तथा विवार श्वास अघोध महाप्राण ये सब अयत्न समान, हैं । 





अच्छा तो प्रयत्न तो सामान्य प्रयत्न ही माना जायगा। और आस्य भी 
तद्धितभ्रत्ययान्त ही मानेंगे किन्तु तुल्यासयप्रयत्नम्‌ इस समस्त पद में आस्यं च 
प्रयत्नरच आस्यप्रयत्नम्‌ तुल्यमास्यम्रयत्नं यस्य ऐसा दन्द्॒गर्भ बहुत्रीहि . समास 
न सान कर तुल्य आस्ये प्रयत्न एषाम्‌ इस प्रकार त्रिपद बहुब्रीहि मानेंगे । अथवा 
तुल्य आस्थे तुत्यास्यः इस प्रकार पहले पदों का तत्पुरुष करके फिर प्रयत्न शब्द 





१. मयूरव्यंसकादि होने से यहां सप्तम्यन्त उत्तरपद वाग तत्पुरुष है 1. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ आह्विक २२३ 


बहुव्रीद्दि:। तुल्य आस्ये तुल्यास्यः । तुल्यास्यः प्रयत्न एषामिति । 
अथवा परस्तत्पुरुषस्ततो बहुव्रीहिः । आस्ये प्रयत्न आस्यप्रयत्नः । 
तुल्य आस्यप्रयत्न एपामिति॥ | 

तस्य । 


तस्येति तु वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ । यो यस्य तुल्यास्यप्रयत्नः 
स तस्य सवर्णसंक्षी यथा स्यात्‌ । अन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य 
सचर्णसंज्ञो मा भूत्‌ ॥ 
तस्पावचनं वचनप्रामाण्यात्‌ | 
तस्येति न वक्तव्यम्‌। अन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य सवर्णसंज्ञः 


` कस्मान्न भवति । चचनप्रामाण्यात्‌ । सवर्णसंज्ञावचनसामर्थ्यात्‌ । यदि 


हि अन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य सवर्णसंश्ञः स्यात्‌ सवर्णसंज्ञावचन- 
मनर्थकं स्यात्‌ । 
के साथ बहुब्रीदि मानेंगे । या आस्ये प्रयत्नः 'आस्यप्रयत्न इस प्रकार पिछले पदों 
का तत्पुरुष करके फिर तुल्य शब्द के साथ बहुत्रीहि समास मानेंगे तो उन सब का 
अथ होगा जिन का एक ही स्थान में तुल्य प्रयत्न हो उन की सवणंसंज्ञा होती है 
तो दकार कृकारादि की आपस में सवर्णसंज्ञा नहीं होगी । क्योंकि शकार छकारादि 
का जो स्थान हे तालु आदि, वह जहां है वहीं प्रयत्न तुल्य होना चाहिये । अथोत्‌ 
स्थान और प्रयत्न दोनों की एक जगह होनी चाहिये । दोनों एक ही स्थान पर हों, 
डळग अरग न हौं! तालु आदि मुख में हैं तो आभ्यन्तर प्रयत्न की तुल्यता में 
सत्रणसंज्ञा होगी बाहा को तुल्यता में नहीं । शकार छकारादि का आभ्यन्तर प्रयत्न 
तुल्य न होने ले सवणसंजा न होगी । 

सवर्णसंज्ञा में तस्य शब्द का ग्रहण करना चाहिये। जिस से जो जिस का 
समान स्थान प्रयत्न वाला है उस की उस से ही सवर्णसंहा हो । अन्य के समान 
स्थान प्रयत्न वाळे की अन्य के साथ सवर्णसंज्ञा न हो । 

सवर्णसंज्ञा में तस्य शब्द के महण की कोई आवश्यकता नहीं । सवणंसंज्ञा 
के वचनसामथ्य से ही अन्य के समान स्थान प्रयत्न वाले की अन्य के साथ सवणे- 


संज्ञा न होगी । यदि अन्य के समान स्थान प्रयत्न वाळे की अन्य के साथ सवर्णः 


संज्ञा हो जावे तो सवर्णसंज्ञा वचन ही व्यथै हो जायगा। सवर्णसंज्ञा इसी लिये 


की जाती हे कि जिस का जिस के साथ स्थानप्रयत्न मिलता है वह॒ उसी के साथ 





१. त्रिपद बहुत्रीहि मै सप्तम्यन्त का पूर्वनिपात होना चाहिये था, तुल्य आसे 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२२४ ` व्याकरणमहाभाष्य 
सम्बन्धिराब्देर्वा तुल्यम | 


सस्बन्धिराब्दैवी पुनस्तुल्यमेतत्‌ । तद्यथा सस्वन्धिशाब्द्‌ः मातरि 
वर्तितव्यम्‌ । पितरि शुश्रूषितब्यमिति। न चोच्यते स्वस्यां मातरि 
स्वस्मिन्‌ पितरीति । सम्बन्धाच्चैतद्‌ गस्यते या यस्य माता यश्च यस्य 
पितेति । एवमिहापि तुल्यास्यप्रयत्मं सवर्णमित्यञ्न सम्वन्धिशब्दाचेतो । 
तत्र सम्बन्धादेतदवगन्तव्यं यत्प्रति यत्‌ तुब्यास्यप्रयत्ने तत्प्रति तत्‌ 
सवर्णसंश भवतीति । 


ऋक्रारळकारयोः सवर्णविधिः । 


करकारलकारयोः सवर्णसंज्ञा विधेया । होत्‌-छकारः होतृकार इति। 
कि प्रयोजनम्‌ । अकः सवणे दीध इति दीर्घत्वं यथा स्यात्‌ । 








सवणंसंजञक हो । दूसरे के साथ नहीं । वैसे भी यह बात सम्बन्धी शब्दों के तुल्य 
समझिये । जैसे सम्बन्धी शब्द माता पिता आदि हें । जब हम कहते है कि माता 
का आदर करना चाहिये या पिता को सेवा करनी चाहिये तो वहां अपनी माता 
या अपने पिता न कहने पर भी. अपने ही माता पिता समझे जाते हैं दूसरे के 
नहीं । सम्बन्ध से यह स्वयं समझ लिया जाता है कि जो जिस की माता और 
पिता है वह उस का आदर या सेवा करे। इसी प्रकार यहां सवणेकंज्ञा में भी 
तुल्यास्यप्रयरन और सवर्ण थे दोनों सम्बन्धी शब्द हैं। वहाँ दोनों के सम्बन्ध 
से यद बात स्वयं समझ छो जायगी कि जिसका जिसके साथ स्थान प्रयत्न तल्य है 
डस की उस के साथ सवर्णसंज्ञा होती है । दूसरे की दूसरे के साथ नहीं। : 


नकार और लकार की सवर्णसंज्ञा कहनी चाहिये । क्योंकि दोनों के स्थान 
न मिलने से तुत्यास्य० सूत्र से सवर्णसंज्ञा नहीं प्राप्त होती। होतृ-लकारः यहां 
होत के ऋकार' से छुकार परे रहते सवर्णसंज्ञा हो जाने से अकरः सवणे दीर्धः सूत्र 
से दोनों के स्थान में दीर्ध ऋकार आदेश होकर होतृ कारः यह रूप सिद्ध हो 
जायगा । छृथण क्योंकि दीर्घ नहीं होता इस लिये ऋ लुके स्थान मे ळ का सवणे 
ऋ दीधे हो जाता है । मु - 





तुल्यास्यः यह तत्पुरुष पूवेपदाथे प्रधान होने से अगतिक की गति है, अतः भाष्य मै 
यह तृतीय प्रकार का समास माना है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अतुर्थ भाह्विक २२५ 
- नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । वध्यत्येतत्‌ सवर्णदीधत्वे ऋति क्र या 
बचनम्‌ | रूति रू वा वचनमिति । 
__ तत्सवर्णे यथा स्यात्‌ । इह मा भूत्‌ । दृध्य्लकारः मंध्ज्ल- 
कार इति ॥ 


यदेतत्‌ सवर्णदीर्घत्वे ऋतीतिं एतद्‌ ऋतः इति वक्ष्यामि। ततः 
ति | लकारे परतः लकारो चा भवतीति । ऋत इत्येव ॥ 


तन्न वक्तव्यं भवति ॥' 





यह कोई प्रयोजन नहीं । आगे अकः सवर्णे० सूत्र पर वार्तिक कहेंगे ऋति ऋ 
चा वचनम्‌। ठति छू वा वचनम्‌। उन का अर्थ है अक्‌ से परे ऋकार होने पर पक्ष 
में रेफद्वययुक्त द्विमात्रिक ऋ होता दै और पक्ष में दीधे होता है । खकार परे रहते 
पक्ष में लकारद्वययुक्त ड्विमात्रिक कु होता है और पक्ष में दीधे होता दै। उस से 
होत्ळ्कारः यहां रूकार परे रहते छ के दीर्ध न हाने के कारण स्थानेन्तरतम 
परिभाषा से पक्ष में ऋकार दीधै होकर. होतृकारः यह रूप बनं जायगा । | 


~ ~ 


उन वार्तिकों से दीधै विधान एवे ऋ र विधान करने में भी सवणंसंज्ञा 
की आवश्यकता दै । जिस से सवर्ण ऋकार लकार परे रहते ही पक्ष में दीर्घहो । 
दधि-लुकारः मधु-ळकारः यहां दीधे न हो। इकार उकार का सवर्णी रू नहीं है 
इसकिय दीर्घे न होकर यण्‌ होता हे । ऋ लू की सवर्णसंज्ञा के अभाव में यहां भी 


दीथे ऋकार हो जाता । 


ऋकारळकारयोः सवर्णसेज्ञा विधेया इस वचन के विना भी होतू- 
लकारःन्होतुकारः यह रूप बन जायगा। ऋति ऋ वा वचनम्‌ इस वार्तिक में जो 
ऋति यह सञ्ञस्यन्त है उसे बदल कर ऋतः इस प्रकार पञ्चम्यन्त करेंगे । ऋतः ऋ 
वा वचनम्‌ का अर्थ होगा ऋ से सवर्णी अच परे रहते रेफद्रययुक्त ऋ हो और पक्ष 
में दीधे हो । ऋ का सवर्णी ऋ ही होता है इस छियि दोत-ऋकारः यहां रेफद्वययुक्त 
ऋ के पक्ष में होतृकारः और दीर्धपक्ष मै होतृकारः ये दो रूप बन जायेंगे । ठति 
कु वा वचनमू में ऋतः इस पञ्चम्यन्त की अनुवृत्ति करके अर्थ होगा ऋकार से 
परे रूकार होने पर पक्ष में रेफलकारयुक्त छ और दीर्घ होता है। होतृ-ट्कारः यहाँ 
पक्ष में रू और दीधे होकर होत. ठकारः, होतृकारः ये दो रूप विना सवर्णसज्ञा के 
भी बन जायेंगे । 


सवर्णसँज्ञाविधायक इस वार्तिक के बनने पर ऋति ऋ वा वचनम्‌, सति 
कु वा वलनतसू इन, वार्तिनं के बनाने की आवश्यकता नहीं रहती । (सड 


at Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२२६ व्याकरणसद्दाभाष्य 


अवश्य तद्‌ वक्तव्यम्‌। ऊकालो ऽज््ूसवदीर्धप्लुतसं्ञो भवतीत्युः 
च्यते । न च ऋकार तकारो वाऽजस्ति॥ 

ऋकारस्य तकारस्य चाचुत्वं वक्ष्यामि । तच्चावश्यं वक्तव्यम्‌ । 
प्ुतो यथा स्यात्‌। होत-ऋकारः-होत॒कारः | होत ३ कार इति। होतृ- 
लकारः । होत्लकारः । होत्लु ३ कार इति ॥ | 

कि पुनरत्र ज्यायः ॥ 


विधायक एक वार्तिक करने में ही लाघव हे ) क्योंकि दोनों वार्तिकों से विधीयमान 
रेफद्वययुक्त ऋ और रेफलकारयुक्त रू दीर्घ माने गये हें । ऋकारळकारयोः वार्तिक 
से ऋ रू की सवर्णसंज्ञा होने पर अकः सवर्णे दीर्धः सूत्र से होत-ऋकारः यहां दो 
ऋकारों के रेफद्वययुक्त होने से और विद्वत होने से ऋ आर ऋ दोनों प्रकार के दी 
` हो कर होतृकारः, होतृकारः ये दोनों रूप बन जायेंगे। इसी प्रकार होतुं-ळकारः 
यहां भी छू ओर ऋ ये दोनों प्रकार के दीर्घ हो कर होत्ट्कारः, होतृकारः ये रूप 

बन जायेंगे । 

ऋति ऋ वा, कुति रू वा ये दोनों वातिक तो अवश्य बनाने होंगे क्योंकि 
किन्ही आचायों के मत में ये विधीयमान ऋ ढ ढाईमात्रावाले या ईंषत्स्पृ्ट प्रयत्न 
वारे होने से अच प्रत्याह्दारस्थ वितृत प्रयत्नवाले ऋ ळू के सवर्णी नहीं होंगे तो अकः 
सवणे से पक्ष में दोघे न हो सकेंगे । ऊकालो5ज हस्वदी्प्छतः सूत्र से द्विमान्निक 
अच्‌ की दीघे संज्ञा होती दै । ढाईमात्रावाले की नही । इस अवस्था में विधीयमान 
ऋ रू अच ही न होंगे तो दीधे केले होंगे । 

वार्तिकों द्वारा विधीयमान ऋ कु को अच्‌ माना जायगा । पर चूकि 
अच्त्व होने पर भी जब तक द्विमात्रिक नहीं तब तक इन की दीधेसंज्ञा न होगी, 
इस लिये इन्हें द्विमात्रिक मानना होगा । द्विमात्रिक मान कर दीर्ध संज्ञा हो जाने पर 
अकःसवर्णे० सूत्र से दोनों प्रकार के दोघे. होकर चारों रूप सिद्ध हो जायेंगे। ऋ 
छू को अच मानना वार्तिकद्वय पढ़ने वाळे के छिये भी अत्यावश्यक है जिस से 
होतृ-ऋक्ारः=्दोतृकारः यहाँ रेफद्वययुक्त ऋ को दूराद्धूते आदि विषय में प्छुत हो 
कर होतृ ३ कारः यह रूप बन सके। इसी प्रकार होतृ-ल्ूकारः-होत्हकार: यहां 
रेफलकारयुक्त कु को प्लुत होकर होत्ल्व३कारः यह बन सके । अन्यथा ऋ छु का विधान 
मात्र होगा, अच-निमित्तक प्लुत काये न हो सकेगा । आ ओत 

ऋ छु की सवर्णसंजञा करने और ऋति ऋ का, छति ळू. वा वाको से 
ऋ कु विधान करने सें कौन अधिक उपयुक्त होगा? अर्थात्‌ ऋकारळूकारयोः 
सवणेविधिः इस वचन द्वारा ऋ कु की सवर्णसंज्ञा का विधान करना अच्छा है या 
ऋति ऋ वा, ठति ल वा वार्तिकों का बनाना अच्छा है? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








शं 


चतुर्थ आह्विक २२७ 


सवर्णसंज्ञावचनमेव ज्यायः । दीर्घत्वं चैव हि सिद्धं भवति | अपि 
च ऋकारग्रहणेन लकारग्रहणं संनिहितं भवति । यथेह भवति । ऋत्यकः 
खट्व ऋइयः माळ ऋइयः। इद्मपि सिद्धं भवति खट्व लकारो माल 
रूकार इति । “वा सुप्यापिशलेः” । उपर्कारीयति, उपार्कारीयति | इदमपि 
सिद्ध भवति । उपल्कारीयति । उपाल्कारीयति ॥ 


यदि तहि ऋकारग्रहणेन लकारग्रहणं संनिहिते भवति। उरण्‌ 
रपरः । रूकारस्यापि रपरत्वं प्राप्नोति ॥ 


लकारस्य लपरत्वे वक्ष्यामि । तघ्चावच्दयं वक्तव्यम्‌ । असत्यां सवणे- 
संशायां विध्यर्थम्‌ । तदेव सत्यां रेफवाधनार्थ भविष्यति ॥ 
कव. NE 2 2 5 प अल स्स्स 

ऋ कु की सवर्णसंज्ञा विधान करना ही अधिक अच्छा है। ऋति ऋ वा, 
रूति रू वा विधान की अपेक्षा यही अधिक उपयुक्त होगा। दोनों की सवर्णसंज्ञा 
होने पर एक तो अकः सवर्णे० सूत्र से दीधै सिद्ध हो जायगा जिस में चारों रूप 
उक्त रीति से बन जायेंगे। और अन्यन्न. स्थानों में ऋकार से कार का ग्रहण भी 
कर लिया जांयगा । जैसे ऋत्यकः यह सूत्र खट्वा-ऋस्यः=्खट्वऋःयः । माला-कस्य; 
मालऋश्यः यहां ऋकार परे रहते स्य तथा प्रकृतिभाव करता है वैसे खट्वा- 
रूकारः-खट्वरूकारः: । माला-लकारः=माललकारः यहां रूकार परे रहते भी कर 
देगा । वा सुप्यापिशलेः यह सूत्र जैसे उप-ऋकारीयाति=उपर्कोरीयति, उपार्कारीयति 
यहां नवार परे रहते बृद्धिविकल्प करता है वैसे उप-लकारीयति-उपल्कारीयति, 
उपाल्कारीयति यहां कुकार परे रहते भी ळग जायगा 


जकार से छुकार का ग्रहण मानने पर उरण्रपरः सूम में भी ऋकार से 
छुकार का ग्रहण होगा तो ढुकार के स्थान में ऋकार की तरह रपर प्राप्त होगा । 
इस का उत्तर है -- ८ 


छकार के स्थान में होने वाळे अण्‌ को रपर न कह कर लपर कह देंगे । 
अथोत्‌ रपर शब्द मै र शब्द र संज्ञक प्रत्याहार माना जायगा जो हयवरट्‌ - सूत्र 
के रेफ से लेकर लण्‌ सूत्र के अकार तक मध्य में आने वाळे रेफ और लकार इन दो 
वणी का आहुक होगा। उस से ऋ के स्थान सें रपर और र के स्थान में लपर 
सिद्ध हो जायगा । छपर का कहना आवश्यक भी है। ऋ छू की सवणेसंज्ञा न 
मानने पर बह विध्यर्थ होगा । नया विधान होगा । और दोनों की सवर्णसंज्ञा 
मानने पर छ के स्थान में रेफ को बाधने के लिये उपयुक्त दोगा । 


CC-0¥Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२२८ व्याकरणसद्दा भाज्य 


इह तहिं रघाभ्यां नो णः समानपदे इत्यत्र ऋकारग्रहणं चोदितम्‌। 
' मातृणां पितृणामित्येतद्‌र्थम्‌। तदिहापि प्राप्नोति क्ळुप्यमानं पश्येति॥ 


 अथासत्यामपि सवर्णसंज्ञायामिह कस्माक्न भवति प्रक्लृप्यमानं 
पछ्येति । “चुद्धतुळराव्येवाये ने'ति वक्ष्यामि। अपर आह “त्रिभिश्व- 

मध्यमैर्वगैर्लशसैश्च व्यवाये ने!ति वक्ष्यामि इति । वर्णैकदेशाश्च वर्णग्रहणेन 
` ग्रह्मन्ते इति योसौ लृकारे छकारस्तदाश्चयः प्रतिषेधो भविष्यति। यद्येवं 
नाथो रषाभ्यां नो णत्वे ऋकारग्रहणेन । वर्णेकदेशाश्र वर्णग्रहणेन गृह्यन्त 
_ इति योऽसौ ऋकारे रेफस्तदाश्रयं णत्वं भविष्यति ॥ 


-नाज्झली ॥१।१।१०॥ 
अज्झलोः प्रतिषधे शकारप्रतिषधाऽज्झलत्वात्‌ | 

अज्झलोः प्रतिषेधे शकारस्य शकारेण सबर्णसंशायाः प्रतिषेधः 

ऋकार लूकार की सवर्णसंज्ञा मानने पर लू को ऋ समझा जायगा तो 
क्लप्यमानं पञ्य यहां रषाभ्यां नो णः° सूत्र में पठित ऋवर्णान्नस्य णत्वे वाच्यम्‌ इस 
वार्तिक से न्‌ को ण्‌ प्राप्त होगा इस का उत्तर यह है-- | 

ऋ त की सवणंसंज्ञा न मानने पर भी प्रक्ळप्यमानं पऱ्य यहां कृत्यचः सूत्र 
से प्राप्त न्‌ को ण क्यों नहीं होता ? तो. आप कहेंगे चुडुतुळशव्यंवाये न या त्रिभिइच 
मध्यमैवरगेलशसैश्व व्यवाये न इन वचनो से निषेध हो जायगा इस लिये यहाँ णत्व नहीं 
होता । उक्त दोनों वचनों का अर्थ है-चचगें टवगे तवर्ग लकार शकार के व्यवधान 
मे रषसे परे न को ण नहीं होता । प्रक्ळप्यमानम्‌ मे वणी के एकदेश वर्णग्रहण से 
गृहीत होते हैं इस पक्ष को लेकर लकार के एकदेश ( अवयव) छकार का व्यवधान 
होने से णत्व नहीं होगा तो प्रक्लुप्यमानम्‌ पद्य यहां भी दोष नहीं । क्योंकि वर्णेक 
देशों को वर्णग्रहण से ग्रहीत मानने पर रषाभ्यां नो ण:० सूत्र मै ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ 
इस वार्तिक की आवश्यकता ही नहीं रहती | कवणे में जो उस का एकटेश रेफ 
है उस को वणेग्रहण से गृहीत मान कर रेफ समझा जायगा । उस अवस्था में 
रषाभ्यां०सून्र से ही ऋवणे से परे भी णत्व सिद्ध हो जायगा । क्ळप्यमानम्‌ भें रेफ न 
होने से णत्व न होगा । यदि वर्णैकदेशों रों वर्णप्रदण से ग्रहीत न मानें तो मातृणाम्‌ 
पितृणाम्‌ मै णत्व करने के लिये रषभ्यां० सूत्र में ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ यह 
वार्तिक बनाना पड़ेगा । उस समय ऋ ल की सवर्णसंज्ञा मानने पर क्लुप्यमानम्‌ 
में णत्व ग्रास होता है वह झुभ्नादिषु च सूत्र से रोक दिया जायगा। इस प्रकार ऋ कु 
की सवर्णसंज्ञा करने में कही कोई दोष नहीं आता ॥ 

तुल्य स्थान प्रयत्न वाळे अच और हरू की आपस में सवर्णसंज्ञा नहीं होती 
यह इस सूत्र का अर्थ है । सूत्र में पठित अच्‌ शब्द इको यणचि आदि की तरह 
अपने सब सूम, को ग्रहण rat उरा, हद्दा.दै.पऐखा., समझते हुए. शका: करते हैं कि 


चतुर्थ भाहिक २२९ 


प्राप्नोति । किं कारणम्‌ । अज्झल्त्वात्‌। अच्चैव हि शकारो हळू च। कथं 
तावद्चृत्वम्‌। इकारः सवर्णग्रहणेन शकारमपि गुङ्वातीत्येवमच्‌त्वम्‌ । 
हळूषु चोपदेशाद्‌ हलत्वम्‌ । 

तत्र को दोषः। तत्र सवर्णलोपे दोषः। तत्र सवर्णलोपे दोषो 
भवति । परइशतानि कार्याणिः। झरो झरि सवणे इति लोपो न 
प्राप्रोति॥ 

सिद्धमन चुत्वात्‌ । 
खिद्धमेतत्‌। कथम्‌। अनच्त्वात्‌ । कथमनच्त्वम्‌ । स्पृष्टं करणं 


BERS 5 022 >> नन्स्स्क््क्क्म्क्क्् 
अच्‌ हळू की परस्पर सवर्णसंज्ञा के निषेध में शकार की शकार के साथ सवणसेज्ञा 


का निषेध प्राप्त होता है क्योंकि शकार अच और हळू दोनों दै । अच कैसे हे! 
इकार सवणेग्रहण ( सवर्णगाहक अणुदित्‌ शास्त्र) से जैसे इंकार को गहण करता 
है वैसे स्थान प्रयत्न तुल्य होने से शकार को भी ग्रहण करेगा तो ईकार की तरह 
शकार भी अच्‌ हो जायगा। हळू प्रत्याहारो में पठित होने से इकार हळू है ही। 
स्वये अपने अन्दर सूत्र का व्यापार न होने से नाउझलौ यह सूत्र इकार शकार की 
सवर्णसंज्ञा का निषेध नहीं करेगा । यस्येति च इत्यादि विधियों में तो इस शास्त्र : 
से सबख का निषेध हो जाने से इकार से शकार का ग्रहण न होगा । अतः पूव सूत्र 
से प्रास इकार शकार की सवर्णसंज्ञा बनी रहेगी सचणैग्रहण से रुकार अच्‌ भौर 
इल्‌ दोनों प्रकार का रहेगा । उस अच्‌ हळू रूप शकार का दळू शकार के: साथ 
सबर्णसंज्ञा का निषेध इस सूत्र से प्राप्त होता है । 
जकार के साथ इकार की सवर्णसंज्ञा न होने में क्या दोष है! सबर्णलोप 


में दोष है । परझ्शतानि कार्याणि यहां शतानि का इकार परे रहते पूर्ववर्ती दूसरे 


च 


सवर्णी शकार का झरो झरि सवणे से छाप नहीं प्राप्त द्दागा । परदशतानि में शतात्‌. 
पराणि यह पश्चमी तत्पुरुष समास हैं। उस में पर शब्द का पूवेनिपात हुआ है। 
पारस्करादि गणपठित होने से शत से पू सुट्‌ का आगम होकर सुदु के स को रु, 
रु को विसर्ग, विसर्ग को वा झरि से पक्ष में सकार और सकार: को इचुत्व से शकार 
होता है। अनचि च से उस शकार को पक्ष में द्वित्व हो कर परव्ट्दातानि इस 
प्रकार तीन शकारवाळा रूप बनता है । झरो झरि सवर्णे स हळू रूप पूव रुकार से 
पेर दर्तमान मध्यवर्ती दूसरे शकार का सवर्णसंज्ञक शतानि के शकार के परे 
रहते पक्ष में लोप अभीष्ट हे वह शकार की शकार कें साथ सवर्णसंज्ञा न होने से 


प्राप्त नहीं होता । 
त्साक्तार की, आकार के साथ सवर्णसज्ञा सिद्ध हो जायगी। उसका निषेध 


र 1 
rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२३० व्याकरणमद्दा भाव्य 


स्पर्शानाम्‌ । ईषत्स्पृषठमन्तस्थानास्‌ । विवृतमूष्मणाम्‌ । इषदित्येबाजुवर्ते । 
स्वराणां च विव्वतम्‌। ईषदिति निड्त्तम्‌॥ 


वाक्यापरिसमाप्तेवा । 


चाक्यापरिसमासेयां पुनः सिद्धमेतत्‌ । किमिदं बाक्यापरिसमासे- 
रिति । वर्णानामुपदेशस्तावत्‌ । उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा। इत्संज्ञोत्तरकाल 
आदिरन्त्येन _ सहेतेति प्रत्याहारः। प्रत्याहारोचरकाला सवर्णसंज्ञा । 
सचर्णसंशोत्तरकाळपणुदित्सवणंस्य चाप्रत्यय इति सवर्णत्रहणम्‌ । एतेन 
सवेण ससुदितेन वाक्येनान्यत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति। नचात्रेकारः शकारं 


गृह्णाति ॥ 


नहीं होगा । क्योंकि शकार के अच न होने से वह हू ही रहेगा। इकार का 
विद्युत प्रयत्न न मान कर ईपद्विवृत मानेंगे । इकार का केवळ विवृतत । तब 
प्रयत्नभेद होने से सवर्णसंज्ञा प्राप्त ही न होगी तो नाज्झलौ इस निषेध सूत्र की 
- भी आवश्यकता नहीं रहती। कवर्ग से पवर्ग तक २५ स्पर वणी का स्पृष्ट प्रयत्न है। 
यवरल इन अन्तस्थों का इंषत्स्ृट है। श ष स ह॒ इन ऊप्मों का ईषत्‌ की 
` अनुवृत्ति ला कर ईष ्वित्रृत प्रयत्न दै । स्तरों का केवल विदत हे । उसमे ईषत्‌ शब्द 
की अनुवृत्ति नहीं आती | 
इकार शंकार का विवूत प्रयत्न मानने पर भी वाक्य की परिसमाप्ति न 
होने से दोष न होगा। वाक्य परिमाप्ति में इकार शकार को अहण नहीं करेगा 
इस लिये रकार अच्‌ न होने से हर्‌ ही रहेगा । यह वाक्यापरिसमाप्ति क्या है? 
पहले वणी का उपदेश, उपदेश के. बाद उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ हलन्त्यम्‌ इन 
सूत्रों से इत्संज्ञा, इत्संज्ञा के बाद आदिरन्त्येन सहेता सूत्र से प्रत्याहार, प्रत्याहार 
- के बाद तुल्यास्यप्रयत्न सवर्णम्‌ , नाज्झळौ इन दोनों सूत्रों से मिल कर सवर्णसंज्ञा, 
सवणैसंला के बाद अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय: इस ग्रहणक शास्त्र से सवर्णे का ग्रहण 
होता है । यह क्रमिक वाक्यायैबोध वाक्यपरिसमाप्ति कहाता है । इसका अभाव 
वाक्यापरिसमाप्ति है । इस वाक्यपरिसमाप्ति में राकार अच नहीं बनता । क्योंकि 
अपवादविषय को छोड कर उत्सर्ग की प्रवृत्ति का नियम हे इसलिये नाज्झलौ 
इस अपवादरूप निषेध सूत्र का वाक्याथैबोध निःपन्न होने पर ही तुल्यास्य० 
सूत्र से सवर्णसंज्ञा पूणे परिप्क्ृत होती है। उस में इकार के अचू और शकार के 
हळू होने से उन को सवर्णसज्ञा का निषेध हो जायगा। जब इकार शकार सवणे ही 
नहीं बने तो अणुदित्सूत्र से भण्‌ संज्ञक इकार, शकार को. केस अहण करेगा । 
केवल सवर्ण होने से शकार, अच नही. हो.सकता.,जन्र, तक अणुदित्सूतर-स' इकार 











चतुथे आह्निक २३१ 


यथैव तहाकारः शकारं न गृह्ाति पवमीकारमपि न गृह्णीयात्‌, 
तन्न को दोषः । कुमारी-ईहते=्कुमारीहृते । अकः सवर्णे दीर्धः इति 
दीर्घप्चं न प्राप्नोति ॥ | 

नैष दोषः! यद्तदकः सवण इत्यत्र प्रत्याहारग्रहणं तत्नेकारः 
ईकारं शृह्णाति राकारं न युह्णाति ॥ 

अपर आह। 





द्वारा उस का ग्रहण न हो। अणुदित्सूत्र के वाक्याथेबोध से पूर्वे (पदार्थोपस्थिति तेलास) 
ये अणुदित्सूत्र के भण्‌ ग्रहण में, नाउझलौ इस निपेधसूत्र. के अच ग्रहण से 

सवणे का ग्रहण नहीं हो सकता । इस लिये नाज्झली में जो अच्‌ शब्द हे वह केवल 
प्रत्याहारपठित अक्षरों का बोधक है उसके सवणियों का नहीं तो इकार के साथ 
शकार को अच्‌ नहीं माना जायया । उस अवस्था में शकार केवळ हलू ही होगा। 
अच्‌ हलू दोनों न होने से शकार की शकार के साथ सबर्णसंज्ञा का निषेध न होगा 
तो परश्शतानि में शकार का कोप सिद्ध हो जायगा । उपदेश, इत्संज्ञा, प्रत्याहार 
और सवर्णसंज्ञा इन सब का पहले वाक्यार्थबोध होकर फिर अणुदित्सूत्र की प्रवृत्ति 
होती हैं। न तो उपदेश आदि अङ्गों मे और न अपने अन्दर । इनसे अन्यत्र अस्य 
च्वौ इत्यादि स्थलों में अण सवणे को ग्रहण करता है । इस वाक्य परिसमाप्ति 
में नाज्झळी से सबर्णलक्षा का निषेध होने से इकार शकार को ग्रहण नहीं 
करेगा तो शकार अचू न होगा । हां, दीधे ईकार शकार की तो सवर्णसंज्ञा बनी 
रहेगी । शकार के ससान दीर्घ इकार भी नाज्झलौ कें अच में न आने से उसका 
निंबध नहीं हो सकता । पर वहां दोनों सें से किसी के भी अण्‌ न होने से अणुदित्‌ 
से सबर्णप्रहण न होगा तो कोई दोष न द्दोगा। इसी लिये कुमारी शेते में इंकार 
शकार के सवणे होने पर भी ग्रहण न होने से शकार अच्‌ नहीं बनता है तो सवर्ण 
दीधे नहीं होता । 

यदि इस प्रकार इकार शकार को ग्रहण नहीं कर सकता तो ईकार को भी 
ग्रहण न करे । वहाँ क्या दोष हे? कुमारी-इहते-कुमारीहते यहां अकः सवर्णे सूत्र 
से दीध नहीं प्राप्त होगा । 

यह कोई दोष नहीं । अकः सवर्णे सूत्र में जो अक्‌ अच्‌ प्रत्याहार हैं उन 
में इकार, ईकार को तो ग्रहण कर लेगा किन्तु शकार को ग्रहण नहीं करेगा। 
क्योंकि अकः सवणे के वाक्या बोध काळ में अणुदित्‌० पर्यन्त मद्दाचाक्य के अर्थ 
की परिपूर्णता हो जाने से वाक्यपरिसमासि न्याय से इकार और इंकार की तुत्यास्य 
सूत्र हारात्सवर्णसंज्ञा ,.दो.कर,..हकारारूप प. री पे, ग)1810200 by ग्रहण हो हा 


२३२ ब्याकरणमदाभा५य 


च) पन 


अज्झलो; प्रतिषेधे दाकारप्रतिषेधो&उज्ञल्यात | 

अज्झलोः प्रतिषेधे शकारस्य शकारेण सवणेसंज्ञायाः प्रतिषेधः 
प्रप्नोति । किं कारणम्‌ । अज्झल्त्वात्‌ । अच्चैत हि शकारो हलू च। 
कथं तावदचत्वम्‌ । इकारः सवर्णग्रहणेन शकारमपि गुह्मतीत्येचमचत्वम्‌। 
हळूषूपदेशाद्‌ हलत्वम्‌ । तत्र को दोषः। तत्र सवर्णलोपे दोषः । तत्र 
सवर्णलोपे दोषो भवति। परइशतानि कार्याणि। झरोझरि सवर्णे इति 
लोपो न प्राप्नोति । सिद्वमनचत्वात्‌ । सिद्वमेतत्‌। कथम्‌ । अनच्त्वात्‌ । 
कथमन चरत्वम्‌। वाक्यापरिसमाप्तेर्वा । उक्ता वाक्यपरिसमाप्तिः ॥ 


अस्मिन्‌ पक्षे वेत्येतद्समर्थित भवति ॥ 


एतच्च समर्थितम्‌ । कथम्‌ । अस्तु चा शकारस्य शकारेण सवर्ण- 
संज्ञा मा वा भूत्‌। नचु चोक्तं परश्शतानि कार्याणि। झरो अरि सवर्ण 
इति लोपो न प्राप्नोतीति । मा भूल्छोपः ॥ 


नलु च भेदो भवति। सति लोपे द्विशकारकम्‌। असति लोपे 
त्रिशकारकम्‌। नास्ति भेद | असत्यपि लोपे द्विशकारकमेव | कथम्‌ । 





परन्तु इकार शकार की सवणंसंजा का इस सूत्र द्वारा निषेध हो जाने से ईकार 
सवणे न होगा तो इकार से उसका अईण नहीं हो सकता। 

. इसी उक्त बात को दूसरे व्याख्याता इस प्रकार कहते हैं । अज्झलोः 
प्रतिषेध० इत्यादि का अर्थ पूर्ववत्‌ ही है । केवल इकार का अनचूत्व सिद्ध करने 
के लिये वाक्यापरिसमा्ति यह एक ही हेतु दिया गया है। उस में वा झब्द॒ का 
प्रयोग किया है । 

इस दूसरी व्याख्या में वाक्र्यापरिसमम्तेवा यह “बा! शव्द निष्प्रयोजन होने 
से व्यथ हो जाता है। क्‍योंकि रकार का अनचूत्त्र सिद्ध करने. के लिये केवळ 
चाक्यापरिसमासि रुप एक ही हेतु दिया गया है । उस में विकल्पार्थक्र वा शब्द 
व्यथ दै । $ 

वाक्यापरिसमाप्तेवा यहां वा शब्द व्यर्थ नहीं है। बल्कि प्रयोजन वाला है । 
इस वा शब्द का यह अर्थ है कि. शकार की रकार के साथ सवर्णसंज्ञा हो या न 
हो, कोई हानि नहीं । परइशतानि में झरो झरि सूत्र से शकार का छोप न हो तो 
भी कोई दोष नदीं । | 
7 दोष क्यों नहीं । जब कि रूप में भेद होता हे । लोप होने पर दो शकार 
चाळा रूप होणा! छोप , न, होने , पर तीन सार उवा पह भेद नही, होने दंगे 


चतुथै जआाह्विक | २४३ 


विभाषा दविवेचनम्‌। एवमपि भेदः | असति लोपे कदाचिद्‌ द्विशकारकं 
कदाचित्‌ त्रिाकारकम्‌ । सति लोपे द्विराकारकमेच । स एष कर्थ 
भेदो न?॥ 


स्याद्‌ यदि नित्यो लोपः स्यात्‌ । विभाषा तु स लोपः | यथाऽभेद्‌- 


. स्तथास्तु॥ 


लोप न होने पर भी दो शकार वाला ही रूप रहेगा । केस? अनचि च से द्वित 
भी विकल्प से होता है । जिस पक्ष में द्वित्व नहीं होगा । वहां दो शकार वाला 
रूप निर्वाध रहेगा । भेद तो फिर भी रहेगा ही । क्योंकि लोप न होने पर द्वित्व के 
बिकल्प से कभी दो शकार वाला, कभी तीन शकार वाला रूप होगा । लोप होने 
पर तो सर्वथा दो शकार वाला ही रूप रहेगा । इस प्रकार यह भेद क्यों 
नहीं है 9 , ; 

भेद तब होता यदि झरो झरि से लोप नित्य होता । जब झरो झरि से 
लोप भी विकल्प से होता है और अनचि च से द्विव भी विकल्प से होता हे तब 
भेद कैसे हो सकता है। अनचि च सै यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा से विकल्प की 
आलुतरत्ति आती हे और झरो झरि सवर्णे मै झयो होन्यतरस्याम्‌ से विकल्प की अनुवृत्ति 
आती है । इस प्रकार दोनों का विकल्प होने से जिस प्रकार रूप में अभेद अथवा 
सेद का अभाव हो सक्ने वैसा कर लेंगे । अर्थात्‌ जब तीन शकार वाला परररशतानि 
यह रूप अभीष्ट होगा तब द्वित्व करके लोप का अभाव रखेंग । जब दो शकार 
बाला परररातानि ऐसा, जैसा प्रायः लिखा जाता है यह रूप अभीष्ट होगा तब द्वित्व 
का अभाव रखेश । हित्व के अभाव में लोप के होने न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
भाव यह है कि परझुशतानि में शकार को द्विस्व कर के लोप के भावाभाव विकल्प 
में क्यों पड़ते हो । द्वित्व ही न करो, केवळ दो शकार वाला रूप ही इष्ट मान लो? 
तब अज्झलोः प्रतिवेधे शकारप्रतिषिधः० यह वार्तिक भी अनावश्यक होने से समूळ 
उन्सूलित हो जायगा ॥ 


इति चतुर्थमाह्निकम्‌॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चस आहिक के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार 


` इस आहिक में ईदूदेद द्विवचनं प्रगरह्मम. ॥१॥१॥११॥ सूत्र से लेकर क्तक्तवत्‌ , 


निष्ठा ॥१।१।२६॥ सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शक्कासमाधान सहित विचार किया 
गया दै । क्रमशः प्रत्येक सूत्र मै प्रतिपादित विचार ये हैं-- 


इदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ॥१।१।११॥ 


(क) इंदूदेत० में तपर का प्रयोजन बता कर तपर के रहने पर भी प्त | 


ईकारादि की प्रगह्मसज्ञा सिद्ध की गई है । 
(ख) सूत्र के अर्थ में ४ पक्ष दिखा कर उनमें दोष पक्षों का खण्डन करके 
दूसरे पक्ष को स्वीकार किया गया है | वे पक्ष हैं-- 
ईकारादि रूप जो द्विवचन उसकी प्रणल्यसंज्चा होती दें । 
ईकारान्त जो द्विवचन उसकी प्रगद्यसंज्चा होती दै । 
इकारान्त जो द्विवचनान्त उसकी प्रगरह्मसज्ञा होती है । 
ईकाराद्यन्त जो द्विवचन तदन्त जो शब्दसमुदाय उसकी प्रग्ह्मसज्ञा 
होती हे । 
अदसो मात्‌ ॥१।१।१२॥ 
(क) अमी अत्र, अमू अत्र, अमी आसते, अमू आसाते यहां ईत्व ऊत्वमत्व की 
असिद्धता विविध युक्तियों से निराकरण कर प्रणद्यसज्ञा सिद्ध की गई दै । 
(ख) अदस्‌ के मकार से पेरे ईकारान्त उकारान्त एकारान्त की प्ररह्मसंज्ञा न 
मान कर ईकार ऊकार एकार की प्रण्संज्ञा मानी है। 
(ग) अदुसः। मात्‌। इस प्रकार योगविमाग करके पूबे सूत्र इदूदेत से आने 
वाली एकारान्त की अनुदत्ति का निषेध भी किया है । 
शे ॥३।१।१३॥ काशे कुशो वंशो हरिशे बश्रशे आदि में श्रूयमाण 'शे” शब्द की 
प्रणद्यसैज्ञा प्रातिख्प दोष का निराक(ण किया है । 
निपात एकाजनाङ्‌ ॥१।१।१४॥ 
(क) निपातः, एकाच, अनाङ्‌ इन सत्र का पदकृत्य दिखाया है । 
(ख) एक ग्रहण का खण्डन करके उससे चणैम्रहणे जातिप्रहणम्‌ यह परिभाषा 


ज्ञापित की है. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


5. 170 EES 


पञ्चम भाहिक के प्रतिपाद विषय का संक्षिप्त सार २३५ 
(ग) आङ्‌ कहां डित्‌ है, कहां अक्ति है यह इषदर्थे क्रियायोगे इत्यादि 
इलोक द्वारा प्रतिपादित किया है । 


ओत्‌ ॥१।१।१५॥ सूत्र के आहो इति, उताहो इति इन उदाहरणों की अन्यथा- 
सिद्धता का खण्डन करके अदोऽभत्रत्‌, तिरोऽभत्रत्‌, गोऽभवत्‌. इन च्विप्रत्ययान्त 
ओदन्त निपातो की प्रय्रझसंज्ञाप्राप्तिूप दोष का निराकरण किया है। 

डज उँ ॥१।१।१७॥ 


(क) आहो इति, उताहो इति में उन्‌ मान कर ऊँ आदेश की ्राप्तिरूप दोष 


का निराकरण किया है । 

(ख) शाकल्य के मत में उ इति, ऊँ इति ये दो रूप तथा अन्य आचायों के 
मत में चिति यह एक रूप सिद्ध करने के लिए उनः । उँ। इस प्रकार योगविभाग भी 
किया है। 

ईदूतौ च सप्तम्मर्थे ॥१।१।१९॥ ईदूतौ सप्तमीस्येव० इत्यादि दो कारिकाओं 
द्वारा अर्थग्रहण का खण्डन करके उस प्रश्संज्ञा में प्रत्ययलक्षण नदा होता यह 
सिद्ध किया है। पक्षान्तर में समासावयव ईकार ऊकार की प्रगरह्मसज्ञा रोकने के लिए 
अर्थग्रहण को स्वीकार भी किया हे ।.. 

दाधा घ्वदाप्‌ ॥१।१।२०॥ . 

(क) दाधा प्रकृति की घुसंज्ञा मानने में प्रकृति ग्रहण का खण्डन किया हे । 

(ख) गामादाम्रहणेष्वविशेषः इस परिभाषा द्वारा रक्षणप्रतिपदोक्तयो 
प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌। इस परिभाषा की अनित्यता सिद्ध को हु । 

(ग) प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में दाधा के समान शब्द. दाधा की घुसंज्ञा 
का निषेध किया है तथा प्रणिदापयति, प्रणिधापयति में यदागमन्याय स दा धाकी 
घुसंज्ञा मानी हे । 


(घ) शब्दों को नित्य मानते हुए सर्वे सबंपदादेशाः० इस वचन द्वारा आगमों 


को आदेशरूप स्वीकार किग्रा है। _ 

(ड) स्थाध्वोरिच्च के कार्य में दीङ्‌ धातु की घुसंज्ञा का निषेध सँनिपात- 
परिभाषा द्वारा अन्यथासिद्ध कर दिया है । 

(च) भदापू से दैप्‌ का निषेध भी मानते हुए नाचुबन्धकृतमनेजन्तस्वस्‌ इस 


ज्ञापकसिद्धपरिभाषा को स्वीकार किया हे । पक्षान्तर में देप धातु न मान कर उसे भी 


दाप्‌ ही मान लिया है। 
आद्न्तवदेकस्मिन्‌ ॥ १।१।२१॥ 
(क) एन V योजन बत त द, उसके, i. Digitized व्यपदेशि €609180111 








२३३ व्याकरणमहाभाष्य 


परिभाषा स्वीकार की हे । फिर लोकव्यवहार से आयन्तबदेकस्मिन तथा व्यपदेशि- 
वदेकरिमिन्‌ इन दोनों का ही खण्डन कर दिया हे । 

(ख) ग्राम शब्द के बहुत से अथ वताए ह। 

(ग) भाष्यकार ने आदि और अन्त का वार्तिककार से भिन्न स्वनिर्मित 
लक्षण करके सूत्र को स्वीकार किया है । 

(घ) आदन्तबद्भाव के सब प्रयोजन भी बताये हैं । 

तरप्‌ तमपौ घः ॥१।१।२२॥ नदीतर में तर शब्द की घुसंज्ञा प्राप्तिरूप दोष का 
निराकरण किया हूं । 

बहुगणवतुडति सख्या ॥३।१।२३॥ 

(क) बहु गण आदि के साथ एक द्वि आदि की भी संख्या. संज्ञा अन्यथासिद्ध 
, करके दिखाई है । 

(ख) झन्रिमाक्कत्रिसयोः इत्रिमे कायैसम्प्रत्ययो भवति इस परिभाषा के 
प्रयोजन को दिखाते हुए उसके विरोध में उभयगतिरिह अवति इस परिभाषा को भी 
स्वीकार किया है | 

(ग) अध्य अर्धपञ्चम, अधिक इन शब्दों की सेख्यासंज्ञा वाचिक मानी है । 

(च) अन्त मे ज्ञापकसिद्ध होने से बहुगण० सूत्र का खण्डन भी कर दिया है। 

ष्णान्ता षद्‌ ॥१।१।२४॥ ३ 

(क) षट्संञ्चा में उपदेशप्रहण का खण्डन किया है । 

(ख) एक शब्द के बहुत से अर्थ दिखाये हें। | 

(ग) यथालक्षणमप्रयुक्ते कह कर प्रियाष्टौ, प्रियाष्टाः इत्यादि अप्रयुक्त शब्दों 
को अशुद्ध स्वीकार किया है । 

डति च ॥१।१।२५॥ बहुगणवतुडति संख्या वाले डति^ ग्रहण में तथा 
डति च वाले डति ग्रहण में किसी एक का प्रत्याझ्यान कर दिया है। ३ 


क्तक्तवतू निष्ठा ॥१।१।२६॥ लोतः, गत; में क्त शब्द के समान त शब्द 
की निष्ठासंज्ञा प्रात्िूप दोष का निराकरण किया है । 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अथ पश्चसाहिकम्‌ 
ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्मम्‌ ॥१।१।११॥ 


किमर्थमीदादीनां तपराणां प्रगरह्मसंज्ञोच्यते ? ॥ 
तपरस्तत्कालस्येति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्‌। 
केषाम्‌ । उदात्ताजुदात्तस्वरितानाम्‌॥ 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तर्हीति । प्लुतानां तु प्रणृह्यसंश्ा न 
प्राप्नोति । किं कारणम्‌ । अतत्कालत्वात्‌ । नहि प्लुतास्तत्कालाः ॥ 


असिद्धः प्लुतस्तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काला पव भवन्ति॥ गहनं 9? 





ईत्‌ ऊत्‌ एत्‌. की प्रगरह्मसज्ञा में ईकार उकार एकार को तपर किस 
लिये किया है? 

तपरस्तत्कालस्य सूत्र के नियम से द्विमात्रारूप समान काळ वाळे इंकार 
उकार पुकार का अहण हो कर उन की प्रग्ृह्मसंज्ञा हो सके । भिन्नकाल वाले की 
न हो इसलियि इकार उकार पुकार को तपर किया. है । द्विमात्रारप समान कारू 
वाले कौन से ईकार ऊकार एकार हैं! उदात्त अनुदात्त और स्वरित । तपर करने 
से द्विमात्रिक उदात्त ईकार की तरह दविमात्रिक अनुदात्त या स्वरित इंकार की 
भी प्रगुझसंझां हो जायगी । अन्यथा स्वर भेद से न होती!। 


तपर का यह प्रयोजन ठीक तो है किन्तु ष्छुत ईकार उकार एकार की 
प्रगृद्मसज्ञा नहीं प्राप्त होती क्योंकि प्छुत त्रिमात्रिक होने से भिन्न काल 
वाला है । 


ूरद्भूते च आदि सूत्रों से विहित प्छुत पूर्वत्रासिद्धीय होने से प्रगृह्मसंशा . 


के प्रति असिद्ध है। उस के असिद्ध होने से द्विमात्रिक ही ईकारादि दीखेंगे 
तत्काळ हो कर प्रगृहासंज्ञक हो जायेगे। 





१. यदि अभेदका उदात्तादयः के अनुसार उदात्तादि स्वर को अभेदक मानें 
और व्यक्ति पक्ष को छोड़ कर जाति पक्ष को मानते हुए ईकार, ऊकार, एकार अपने 


सवर्णियों का ग्रहण करें तब तो तपर करना व्यर्थ है। केवल ई, ऊ, ए में सन्ध्यभाव , 


द्वारा असन्देह के लिये ही होगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





। 
| 


२३८ व्याकरणमद्दाभाष्य 
सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु ॥ 
कथे ज्ञायते सिद्ध प्लुतः स्वरसन्धिषु इति ॥ र 
यद्यं “प्लुतः प्रकृत्ये'ति प्लुतस्य प्रकृतिमा शास्ति। कथे रत्वा ` 
ज्ञापकम्‌ ? सतो हि कार्यिणः कार्येण भवितव्यम्‌ ॥ 
 किमितस्य ज्ञापन प्रयोजनम्‌ ?॥ 
अप्लुतादप्लुते इत्येतन्न वक्तव्यं भवति ॥ 
` किमतो यत्‌ सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु । संशाविधावसिद्धः । 
तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काला एव भवन्ति॥ 

_ संज्ञाविधौच सिद्धः। कथम्‌ ? कार्यकाळं संज्ञापरिभाषम्‌ । यत्र 
कार्य तत्रोपस्थित द्रष्टव्यम्‌ । प्रगृह्मः प्रहृत्येत्युपस्थितमिदं भवतिः 
ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यमिति ॥ | 

न स्वरसन्धि के कार्यों में प्लत सिद्ध माना गया है। उस के सिद्ध होने से 
तत्काल न होंगे तो प्छ॒तों की प्रगृह्मसंज्ञा हो सकेगी । 
. यह कैसे जाना कि स्वरसन्धि के कार्यों में प्लुत को सिद्ध माना 
गया है। क रे 
प्छतप्रगृह्मा अचि नित्यम्‌ सूत्र से जो प्छुत को प्रकृतिभाव विधान किया 
हे वही इस बात.का ज्ञापक दै कि स्वरसन्धि मै प्लुत सिड दै । क्योंकि कार्यी अर्थात्‌ 
जिसको काये होना दै उस के होने पर ही कायै दो सकता है। प्छुत के विद्यमान 
होने पर ही उसे प्रकृतिभाव किया जा सकता है । _ 
'स्वरसन्धि में प्छत को सिद्ध मानने का क्या प्रयोजन दै? 
स्वरसन्धि में प्लुत को सिद्ध मानने से अतो रोरप्लुतादप्छते सूत्र में अप्छताद- 
प्ते यह नहीं कहना पड़ेगा तो छाघव होगा । अतोऽति इतने सूत्र से प्लुत की 
ब्यावृत्ति हो जायगी । अतः अति में तपर होने से रु. को उत्व करने में एकमात्रा 
- काळ वाळा ही अकार लिया जायगा । प्लुत त्रिमात्रिक है अतः प्छुत अकार में रु 
को उत्व नहीं दोगा । र - 
स्वरसन्धि में प्छुत सिद्ध दै. इस से क्या? प्रगुद्यसंजञा मै तो असिद्ध है। 
उस के असिद्ध होने से प्लुत इंकार उकार एकार तत्काल हो जायेंगे । 
प्रगृद्दासंजशा में भी प्कुत सिद्ध दै । क्योंकि कार्यकाले संज्ञापरिभाषम्‌। इस 
. नियम से जहाँ रृदासंशा का कार्य है वहीं यह ईदूदेत्‌० सूत्रोक्त प्रगरह्मसंज्ञा उपस्थित 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


वणा पञ्चम आह्विक २३९ 
कि पुनः प्लुतस्य प्रगृह्मसंज्ञावचने प्रयोजनम्‌॥ 
प्रगद्याश्वयः प्रकृतिभावो यथा स्यात्‌ ॥ 
मा सूदेवम्‌ । प्लुतः प्रङृत्येत्येवं भविष्यति ॥ 


नैचं शक्यम्‌ । उपस्थिते हि दोषः स्यात्‌। “अप्लुतवदुपस्थिते” 
इत्यत्र पठिष्यति ह्यचार्यः-चद्वचनं प्छुतकार्यप्रतिषेधार्थम्‌। प्लुतप्रतिषेधे 
हि प्रग्रह्मप्लुतप्रतिषेधप्रसङ्गोऽन्येन विहितत्वादिति । तस्मात्‌ प्लुतस्य 
प्रगृह्मसज्ञिषितव्या । प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावो यथा स्यात्‌ ॥ 


हो जायगी तो प्लुतप्रणह्मा हो पुमा अघि सि इस स्वरसन्थि में नित्यम्‌ इस स्वरसन्धि में प्रगृह्मसंज्ञा के उपस्थित हो 


जाने से प्रगुझसंज्ञा में भी प्लुत सिद्ध हो जाता है । 
प्छुत ईकारादि की प्रगृह्मसज्ञा करने का क्या प्रयोजन है ? 
प्छुतो की प्रगृह्मसंज्ञा होने से प्रकृतिभाव दोना प्रयोजन है । ओ 


यह कोई प्रयोजन नहीं । प्छुत होने से ही प्छुतो को प्रकृतिभाव हो सकता दै । क्योंकि 
प्हुत और प्रगृह्य दोनों को प्रकृतिभाव कदा है। ; 


ऐसा नदीं हो सकता । प्लत इक, तदि को केवळ प्लुत के कारण प्रकृतिभाव 
जानने पर उपस्थित में दोष होगा । लौकिक इति शब्द को उपस्थित कहते हैं। 
अग्नी ३ इति यहां पदपाठ में लौकिक इति शब्द परे रहते अग्नी ३ के प्छत 
ईकार की प्रमुहासंज्ञा अभीष्ट है। जिस से अप्लुतवदुपस्थिते सूत्र से अप्छुतवद्भाव 
के कारण प्छुतनिसित्तक प्रकृतिभाव के रुकने पर भी प्रगृह् के कारण प्रकृतिभाव हो 
सके । यह सूत्र प्छुत ( =न्निमात्रता ) का निषेध नहीं करता, केवळ प्छुतनिमित्तक 
प्रकृतिभाव को रोकता है । प्लुत ( त्रिमात्र) अवस्थित रहता दै । उसकी प्रगृह्मसंज्ञा 





होने पर प्रगृह्म के कारण होने वाळा प्रकृतिभाव रद्द जायगा । अप्लुतवदुपस्थिते सूत्र मै 


बवकरण का प्रयोजन आचाये कहेंगे कि प्छत का काये रोकने के लिये अप्लुतवत्‌ में 
वत्‌ किया है । वत्करण के अभाव में अप्छतः इस शब्द से प्छत का ही निषेध हो 
जाता तो प्रगृदासंज्ञक प्छुत का कार्य भी निषिद्ध हो जाता। वत्‌ करने पर प्छत का 
कायै रुक जाने पर भी अन्य जो प्रगृह्मसंज्ञा है उस से विहित प्रकृतिभाव न रुकेगा। 
वह हो जायगा । दो अग्नी.३ इति यदद इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा । इस लिये प्लुत 
इंकारादि की भी प्रगृह्यसंज्ञा करनी आवश्यक दै । जिस से प्रगृह को मान कर होने 


बाला प्रकृतिभाव हो सके । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


£] 





२४० व्याकरणसद्दाभाष्य 


यदि पुनदीर्घाणामतपराणां प्रगृह्मसंक्षोच्येत ॥ 
एचमप्येकारं एवैकः सचर्णान्‌ गृहीयात्‌। ईकारोकारी न गृढीया- 


_ तास्‌। कि कारणम्‌? अनणत्वात्‌ ॥ 


यदि पुनहेस्वानामतपरणा प्रग्रह्मसंशोच्यते ॥ 
जेव राक्यम्‌। इहापि प्रसज्येत । अकुर्वहि अत्र, अकुर्वश्यत्रेति । 


. तस्माद्‌ दीर्घाणामेव तपराणां प्रगृह्मसंक्षा वक्तव्या । दीर्घाणां चोच्यमाना 


~ 


प्छुताना न प्राप्नोति ॥ 

एवं तर्हि कि न एतेन यत्नेन यत्‌ सिद्धः प्छुतः स्वरसन्थिषु इति। 
असिद्धः प्छतस्तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काला एवं भवन्ति ॥ " 

कथं यत्‌ तज्ज्ञापकमुक्ते प्लुतप्रगृह्या अचीति ॥ 

प्छुतभावी प्रकृत्येत्येवमेतद्‌ विज्ञायते । 


यदि तपररहित दीधे ईकार उकार एकार की प्रगृह्यसज्ञा कर दें तो क्या. 
हानि है! . 
तपररहितों की प्रगृह्यसंज्ञा करने में केवळ एक एकार ही अण्‌ होने से अपने 
सवर्णी प्लुत पकार अथवा उदात्त अनुदात्त स्वरित पुकार को ग्रहण कर सकेगा। 
इकार उकार अण्‌ न होने से अपने सवणीं प्त आदि को ग्रहण न कर सकेंगे। तो 
प्लुत इंकार उकार की प्रणुद्मसंज्ञा न हो सकेगी । [ 
. यदि तपररहित हस्य इकार उकार तथा एकार की प्रसुह्मसंज्ञा कर दें तो 
क्या हानि दै? र 5 
० ऐसा भी नहीं हो सकता । अकुवेहि अत्र यहां अकुवहि ( कु-जङ्‌ वहि ) के 
इकार की प्रग्रह्मसंज्ञा प्रास हो जायगी तो अकुवैद्यत्र में यण्‌ न हो सकेगा । इसलिये 
तपरसहित दी ईकारादि की ही प्रगृह्मसंज्ञा की जा सकती है । वैसा करने पर प्छुतों 
की प्रगृह्यसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 
अच्छा तो इसे इस से क्या कि स्वरसन्धि में प्लुत सिद्ध है । हम प्छुत को 
असिद्ध ही मानेंगे उस के असिद्ध होने से प्लुत ईकारादि भी तत्काळ ( द्विमात्रिक) 
हो जायेगे । 


प्छुत को सिद्ध मानने में जो प्लुतप्रणह्मा अचि नित्यम्‌ यह सूत्र ज्ञापक कहा 


' था उस काक्या होगा? 


उस सूत्र का आशय यह समझेंगे कि प्लुतभावी को प्रकृतिभाव हो। अर्थात्‌ 


जिसको जारे प्डुतत. रोना, है, से, ल्त्र्हित.. समाती जें. पछुतबुढ्ि,, क्रके उस 


पञ्चस आहिक २४१ 
कथ यत्‌ तत्मयोजनसुक्तम्‌ ? ॥ 
क्रियते तन्त्यास एव । 'अप्लुतादप्लुते! इति ॥ 


एवमपि यत्‌ सिद्धे प्रगृह्यकार्यं तत्‌ प्लुतस्य न प्राप्नोति। 
_ 'अणोऽप्रयरह्मस्यालुनासिकः इति ॥ 


एवं तर्हि [किं न एतेन यत्नेन कार्यकालं संज्ञापरिभाषमिति। 
यथोद्देशमेव संज्ञापरिभाषम्‌। अत्र चासावसिद्धः । तस्यासिद्धत्वात्‌ 


य्यः चाका स टीन 








को प्रकृतिभाव - होगा । उस अवस्था में प्लुत की अविद्यमानता में भी प्रकृतिभाव 
हो जायगा । 


और वह जो अतो रोरप्लुतादप्लुते में अप्लुतादप्छुते न कहने का छाधव रूप 
प्रयोजन कहा था उस का क्या होगा? 





वह कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । अतो रोरप्छतादप्लुते में अप्लुतादप्लुते 
यह कहा हुआ है ही । 

ऐसा होने पर भी (पूर्वपक्षी से कहे हुए ज्ञापक तथा प्रयोजन के निराकृत 
हो जाने पर भी) जिस प्रगृह्यसंज्ञा के कार्य मै प्लुत सिद्ध है वह कार्य प्लुत को नहीं | 
प्राप्त होता । जेसे--अणोऽम्रगस्यानुनासिकः यह सूत्र प्रगृह्मसंज्ञकभिञ्च अण्‌ को | 
अनुनासिक करता है इस से अग्नी ३ यहां प्छुत इकार के प्रगृह्मसंज्ञक होने 
इकार अनुनासिक नहीं होता। कार्यकाळ पक्ष को लेकर अणो$प्रगरह्म सूत्र 
साथ एकवाक्यता को प्राप्त हुए ईदूदेत्‌० संज्ञा सूत्र के प्रति बूरादुधूते च आदि 
विहित प्छुद सिद्ध है । उसके सिद्ध होने से द्विमात्रिक इकार न दीखेगा तो 
ईदूदेत्‌० सूत्र से प्रगृह्मसज्ञा न हो सकेगी ऐसी अवस्था में अनुनासिक का निषेध नहीं ' 
प्राप्त होता । 

अच्छा तो हमें इस से क्या कि हम कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ इसी नियम 
को सानै । हम यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम को मानेंगे। इस नियम का 
अर्थ है--संज्ञा और परिभाषायें यथोद्देश होती हें । उद्देशमनतिक्रम्य यथोहेशम्‌ । 
अर्थात्‌ अपने स्थान पर रहती हुई दी विधिशास्त्रों में उपयुक्त होती हैं। इस नियम 
से ईदूदेत्‌० यह प्रगरह्मसंज्ञ सूत्र अपने स्थान पर रहता हुआ ही अणोऽप्रद्स्याचुनासिकः 
इस विधिसूत्र का उपकारक होगा । इस संज्ञासूत्र के प्रति के प्रति अणोऽप्रणझ० यह विधि ' 
सूत्र असिद है ही इसलिये उसके असिद्ध होने से वह प्रवृत्त नहीं होगा। भाव | 
यह है कि अनुनासिक शास्त्र के प्रति प्छुत शास्त्र के सिद्ध होने पर भी इस | 
प्रगृह्मसेज्ञा सूत्र के प्रति प्लुत शास्त्र के असि होने से ह्विमात्रिक ही ईकार | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri = 


« २४२ र व्याकरणमद्ाभाष्य 
तत्काला पव भवन्ति ॥ 


- कर्थं पुनरिदं विशायते-ईदादयो यद्‌ द्विवचनमाह्दोस्विदू ईदायन्त 
यदू द्विवचनमिति। कइचात्र विशेषः ! 


इंदादयो द्विवचनं प्रगृह्या इति चेदू अन्त्यस्य विधिः । 


ईदादयो ट्विंवचनं प्रगृह्या इति चेद्‌ अन्त्यस्य प्रग॒हासंज्षा विधेया । 
पचेते इति | पचेथे इति । वचनाद्‌ भविष्यति । अस्ति वचने प्रयोजनम्‌ । 
किम्‌। खरूवे इति । माले इति ॥ 


अस्तु तर्हि ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनमिति ॥ 


ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनमिति चेदेकस्य विधिः । ईदाद्यन्तं द्विवचन- ` 
मिति चेदेकस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधेया । खट्वे इति, माळे इति ॥ 


दीखेगा तो तत्काल हो कर प्रगझसंज्ञा हो जायगी। अप्रगृह्म न होने से अग्नी ३ 
में ईकार अनुनासिक न होगा । 

क्या ईकार उकार एकार रूप द्विवचन की प्रगह्मसंज्ञा मानते हो या ईकारान्त 
ऊकारान्त एकारान्त द्विवचन की प्रगृद्मसं्ञा मानते हो। इस प्रकार सूत्र के अर्थ 
अये दो पक्ष बनते हें.। इन दोनों में क्या विशेष है? यदि ईकारादिरूप द्विवचन की 
प्रगद्मसंज्ञा मानते हो तो द्विवचन के अन्त्य ईकारादि की प्रगछसंज्ञा नहीं प्रात होती 
वह कहनी होगी । जैसे--पचेते इति । पचेथे इति । यहां पचेते पचेथे (पच-छट्‌ आताम्‌ 
आथाम्‌ ) में आताम्‌ आथाम्‌ को टेरेत्व हो कर आते आथे बनते हैं। यहाँ एकाररूप 
द्विवचन नहीं है किन्तु एकार द्विवचन के अन्त में है इस की प्रणद्यसंज्ञा विधान करनी 
_ होगी । प्रृहमसंज्ञा कें वचनसामर्थ्यं से यहाँ प्रणह्मसंज्ञा हो जायगी अथीत्‌ द्विवचन 
शब्द की द्विवचन का अन्तावयव इस अर्थ में लक्षणा मानी . जायगी । प्रगह्मसंज्ञा 
के वचन का प्रयोजन तो खट्वे इति, माळे इति (-खद्वा माला-भौः=शी ) यहां इंकार 
` रूप (सुख्य) द्विवचन मिल जाने से सिद्ध हो जाता है। 


अच्छा तो ईकारान्त द्रिवचन की प्रगह्मसज्ञा मान रें । 


यदि ईकाराद्यन्त द्विवचन की प्रगझसंज्ञा मानते हैं तो ईकारादिरूप द्विवचन 
की प्रग्ह्मसज्ञा नहीं प्राप्त होती वह कनी होगी । जैसे-- खट्वे इति, माले इति यहाँ 
इकारान्त या एकारान्त द्विवचन नहीं है किन्तु ईकाररूप या एकाररूप है । यहां 
 प्रगह्मसंज्ञा कहनी होगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





पञ्चम आहिक - २४३ 
नवाद्यन्तवत्त्वात्‌ । 


न या एष दोषः । किं कारणम्‌। आद्यन्तवत्त्वात्‌ । आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ 
कार्य सवतीत्येवमेकस्यापि भविष्यति । अथवा एवं वक्ष्यामि-ईदाद्यन्त 
यद्‌ द्विवचनान्तमिति ॥ 1 


ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनान्तमिति चेल्छुकि प्रतिषेधः । 


ईदाचन्तं यद्‌ द्विवचनान्तमिति चेल्लुकि प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
कुमार्योरगारं कुमार्यगारम्‌ वध्वोरगारं वध्वगारम्‌ एतद्धीदाद्यन्तं श्रूयते 


द्विवचनान्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन । 


सप्तम्यामथैग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययळक्षणप्रतिषेधस्य । 





. यह कोई दोष नहीं । क्योंकि अद्यान्तवदेकस्मिन्‌ इस सूत्र से एक में भी 
आदि अन्त के समान कार्य होते हैं तो खट्वे माले में ईकार एकाररूप द्विवचन को भी 
ईकारान्त या एकारान्त ढिवचन मान कर प्रगृह्मसज्ञा हो जायगी । अथवा ईदूदेत्‌ ° सूत्र 
की यूं व्याख्या करेंगे कि इकारान्त जो द्विवचनान्त शब्दरूप उसको प्रगुह्मसंज्ञा 
होती है। यह तीसरा पक्ष बन जाता है। उससे खट्वे माले पचेते पचेथे इन सब| 
जगह प्रग॒हासंज्ञा हो जायगी क्योंकि खट्ने आदि सभी इंकाराग्रन्त द्विवचनान्त हे 
है । सभी के अन्त में द्विवचन है।' र 


यदि इंदूदेत्‌० सूत्र का तीसरा अथे करके ईकाराद्यन्त द्विवचनान्त शब्द की 
प्रगृढासंञ्ा सानते हो तो जहां द्विवचन का लुक्‌ हो गया है उसको प्रत्ययलक्षण से 
द्वियचनान्त सान कर प्रगृहासंज्ञा प्राप्त होती दै उसका निषेध कहना होगा ।. 
जैसे --कुमार्योरगारं-कुमायेगारम्‌ । वध्वोर॒गारं-वध्वगारम्‌ । यहां षष्ठीतत्पुरुष समास 
में कुमार्योः के षष्ठी द्विवचन ओस्‌ का लक हुआ हे । कुमारी यह ईकारान्त 
शूयमाण है और प्रत्ययलक्षण से ओस्‌ को मान कर द्विंवचनान्त भी है इसकी 
अगृह्यसंज्ञा प्राप्त होने से यण्‌ न हो सकेगा । 





१. यद्यपि संज्ञाविधौ प्रत्ययप्रहण तदन्तग्रहणं नास्ति इस परिभाषा से द्विवचन 
रूप प्रत्यय की प्रगृह्मसज्ञा करने मै तदन्तविधि का निषेध होने से ईकारायन्त जो 
दिवचनान्त उसकी परगृह्संश्ञ होती है इस अर्थ वाला यह तीसरा पक्ष नहीं बन सकता 
तथापि गह बात आगे चतुर्थपक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार स्वयं ही कहेंगे। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२३३ ग्याकरणसद्दाभाष्य 


यद्यमीदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यर्थग्रहणं करोति त्ज्ज्ञापयत्याचार्यो 
न प्रणुह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवतीति । 


तत्तहिं ज्ञापकाथमर्थग्रहणं कर्तब्यम्‌ ? 


न कर्तव्यम्‌। ईदादिभिद्विवचनं विशेषयिष्यामः । ईदादिचि- 
शिष्टेन च द्विवचनेन तदन्तविधिर्भविष्यति। ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनं 
तदन्तमीदाद्यन्तमिति । 


पवमप्यशुक्ले वस्त्र शुक्ले समपच्ेतां शाक्ल्यास्तां वस्त्रे इति 


ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इस सूत्र में जो अभग्रहण किया है वह इस बात का 
ज्ञापक है कि प्रगृह्मसज्ञा में प्रत्ययलक्षण नहीं होता । क्योंकि ईदूतौ. च सप्तम्यर्थे में 
अर्थग्रहण का यही प्रयोजन है कि सोमो गौरी अधिश्रितः यहां गौयोम्‌ का अर्थ 
रखनेवाळे गौरी शब्द में सप्तमौ का लुक्‌ हो जाने पर भी उसके अर्थ में वतमान 
इंकार उकार की प्रगृह्यसंज्ञा हो जावे । यदि प्रगृह्यसंज्ञा में प्रत्ययलक्षण होवे तो 
गौरी में सुपां स ठुकू से हुए सप्तमी विभक्ति के छुक्‌ को प्रत्ययलक्षण से मान कर 
गौरी यह सप्तम्यन्त बन जायगा तो अर्थग्रहणं के विना भी प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध हो 
जाने से अर्थग्रहण व्यर्थ है । 


तो क्या उक्त बात के ज्ञापन के लिए ईदूतौ च सप्तम्यर्थे सूत्र में अर्थग्रहण 
करना चाहिये ? 2 

- अर्थे ग्रहणे करने की कोई आवश्यकता नहीं इस सूत्र म इंकारादि से 
द्विवचन को विशेषित करेंगे तो विशेषण में तदन्तविधि. होकर ईकाराद्यन्त जो द्विवचन 
ऐसा अथे होगा, फिर तह्विरिष्ट द्विवचन को शब्दरूप का विशेषण बनायेंगे। येन 
विधिस्तदन्तस्य के नियम से इकारादिविशिष्ट द्विवचन से तदन्तविधि हो कर अर्थ होगा 
इेकाराद्यन्त जो द्विवचन तदन्त जो शब्दरूप उसको प्रमृह्यसंज्ञा होती है । यह 
चौथा पक्ष बनेगा। इस पक्ष में कुमार्यगारम्‌, वध्वगारम्‌ में ओस्‌ द्विवचन के 
इकारान्त न होने से प्रग॒ह्मसंज्ञा न होगी । 


इस चौथे पक्ष के अर्थ में भी अझुक्छे शुक्ले समपद्येतां झुक्ल्यास्तां वस्त्रे यहाँ: 
च्त्रिप्रत्ययान्त झुक्ली शब्द के इंकार की प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती है। झुक्‍्छ शब्द से 
नपुंसक में औ को शी होकर उससे परे अभूततद्भाव अर्थ में तद्धित च्विप्रत्यय 
हुआ। तद्धितान्त की प्रातिपदिकसेज्ञा हो कर मुपो थातुप्रातिपदिकयोः से शी का 
'लुक्‌ होता दै। अस्य च्वौ से च्वि परे रहते शुक्ल के अकार को इकार होकर च्वि. 
का सर्वापहारी लोप हो गया । ऊयोदिच्विडाचरच से च्च्यन्त की अव्ययसंज्ञा हो कर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





पञ्चस आझ्िक २३५ 


अत्र प्राप्नोति । अत्र हीदादि च द्विवचनं तदन्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन । 
अत्राप्यक्रत शीभावे लुण्‌ भविष्यति । 


इदमिह सम्प्रधार्यम्‌ । लुक्‌ क्रियतां शीभाव इति। किमत्र 
कर्तव्यम्‌ । परत्वाच्छीभावः । नित्यो लुक्‌ । इते शीभावे पराप्नोत्यक्ृतेपि । 
. अनित्यो छुऋ। अन्यस्याकृते शीभावे प्राप्नोति अन्यस्य इते। शब्दान्तरस्य 
च प्राप्नुवन्‌ विधिरनित्यो. भवति। शीमाबोप्यनित्यः। न हि छते 
ळुकि प्राप्नोति । उभयोरनित्ययोः परत्वाच्छीमावः | शीभावे छते लुक्‌। 
अथापि कथं चिन्नित्यो लुक्‌ स्यादेवमपि दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌-'पद्‌ः 
संज्ञायामन्तग्रहणमन्य संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिप्रतिपिधार्थ- 


आगे आने वाले सुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है। इस प्रकार यहाँ अस्य च्यो से हुआ 
इंकार श्रूयमाण है और सुपो धातुप्रातिपदिकयोः से झुकू हुआ शी शब्द प्रत्ययलक्षण 
से ईकारान्त द्विवचन है। झुकली यह ईकारान्त शब्द समुदाय बन जाता दै । 
इसकी प्रगृह्मसंज्ञा प्राप्त होने से थण्‌ न हो सकेगा । सकेगा। } 

यहां भी शी आदेश करने से पहले ही सुपो धातु० से औ का लुक्‌ हो जायगा 
तो ईकारान्त द्विवचन न होने से दोष न होगा । 

लुक और शी आदेश में यह विचारना चाहिये कि पहले औ का छुक्‌ 
किया जाय या औ को शी आदेश । क्या करना चाहिये ? सुपो धातु० के झुकू से 
नपुंसकाच्च से होनेवाळा शी आदेश सूत्रपाठ में पर है इस लिये विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ ` 
के नियमानुसार शी आदेश पहले होना चाहिये । लुक्‌ नित्य है, औ को शी करने 
पर भी प्राप्त होता है, न करने पर भी। छुक्‌ अनित्य है। शी न करने पर अन्य 
औ को प्राप्त होता है, करने पर अन्य शी को। शब्दान्तर को प्राप्त होनेवाली 
विधि अनित्य होती है। यू तो शी भी अनित्य है। औं का झुकू करने पर नहीं 
प्राप्त होता । दोनों के अनित्य होने से प्र होने के कारण शी आव ही पहले होगा। 
शी करने पर छुक्‌ दोगा तो ईकारान्त द्विवचन होने से प्रगृह्यसंज्ञा आप्त होती है। 
यदि किसी प्रकार छुक को नित्य भी मान ले तो भी दोष दै । आगे सुप्तिडन्तं पदम्‌ 
इस पदसज्ञा सूत्र में कहेंगे कि वहां अन्तम्रहण इस बात का ज्ञापन करने के 
लिये किया है कि प्रत्ययों की संज्ञा करने में तदन्तविधि नहीं होती । सुप तिङ्‌ 
प्रत्यय हे । उनकी पदसंज्ञा करने मै यदि तदन्तविधि हो जावे तो अन्तप्रहण के 
बिना भी सुबन्त तिङन्त समझ लिये जावेंगे उसके लिये अन्त ग्रहण करना व्यर्थ 
हे । वद व्यथ होकर इस बात का ज्ञापक है कि अन्यत्र प्रत्ययों की संज्ञा करने 
में तदन्तविभि नहीं होती । यहां ईद्देत० सूत्र में इंकारादि द्विवचन भी प्रत्यय हैं । 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





९४६ व्याकरणमहाभाष्य 


मिति।' इदं चापि प्रत्ययञ्रहणमयं चापि संज्ञाविधिः । अवश्यं 
खल्वस्मिन्‌ पक्ष आद्यस्तवद्भाव एषितव्यः । 


तस्माद्रुतु स पच मध्यमः पक्षः ॥ 


अदसो मात्‌ ।॥ १।१।१२॥ 
मातप्रगृह्यसंज्ञायां तस्यासिद्धत्वादयावकादेरारप्रतिषधः | 


मात्‌ प्रगृह्मसंक्षायां तस्य ईत्वस्य ऊत्वस्य चासिद्धत्वाद्यावेकादेशाः 
प्राप्नुवन्ति तेषां प्रतिषेधो वक्तव्यः। अमी अन्न | असू अत्र । अमीं 
आसते । अमू आसाते। नजु च प्रगृह्यसंशावचनसामर्थ्यादयाद्यो न 
भविष्यन्ति । 


उन प्रत्ययो की प्रगृह्मसज्ञा करनी है अतः तदन्तविधि न. होने से ईकाराद्यन्त 


 द्विवचनान्त जो शब्दरूप । ऐसा अर्थ ही न होगा तो चौथे पक्ष: का उत्थान भी 
असंभव है और इस चौथे पक्ष में भी आद्यन्तवद्भाव मानना आवश्यक है । क्योंकि 
अमी यहाँ ईकारान्त द्विवचनः नहीं है. केवल इंकाररूप है उसको आयन्तवद्धाव से 
ही इकारान्त मान कर प्रगृह्यसंज्ञा हो सकेगी ॥ . 


इस लिये तब तो वही मध्यम पक्ष अर्थात्‌ दूसरा पक्ष निर्दोष होने से स्वीकार 
करना चाहिये । इकारान्त द्विवचन शब्द्‌ की प्रगृह्यसंज्ञा होती है... यही सूत्र का वर्थ 
मानना व्याहिय । ऐसा मानने पर ईंकारादिरूप द्विवचन वाले प्रथम पक्ष के खट्वे इति, 
माले इति आदि उदाहरणों में आद्यन्तवद्धाव से ईकाराद्यन्त द्विवचन हो कर 
प्रगुद्यसंज्ञा हो जायगी । प्रत्ययों की संज्ञा में तदन्तविधि न होने से तीसरे चौथे 
पक्ष का संभव ही नहीं । इस लिये दूसरे पक्ष का मानना ही ठीक है । उसके मानने 
पर कोई दोष नहीं आता । | 

अदस्‌ शब्द के मकार से परे ईकार उकार की प्रग्रह्मसंश्ा करने में ईकार 
उकार के असिड दोने से अय्‌ आतर और पूर्वरूप एकादेश प्रास होते हैं। उनका 
निषेध कहना चाहिये । अमी अत्र यहां अदस्‌ शब्द से परे जस्‌ रहते त्यदाद्यत्व पररूप 
हो कर जस्‌ को शी होता है। फिर आद्‌ गुणः से गुण हो कर अदे बनता है। 
' एत ईद्वहुवचने से दकार को मकार तया एकार को इकार हो कर अमी बन जाता है। 
एत इद्वहुवचेने से विहित ईकार के पूर्वत्रासिद्धीय होने के कारण इस सूत्र के प्रति 
असिद्ध होने से अदे दीखेगा तो एङ; पदान्तादति से पूवैरूप प्रास होता है। असू 
अन्न यहाँ भदुस्‌ बहद से आपरे स्दवे...त्यवाझत्न, 1 सररूप कथा, दृक्धि, 'एकादेश होकर 





पञ्चम आह्निक २४७ 


बचनार्थो हि सिद्धे । 


नेदं वचनाल्लभ्यम्‌। अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 


यत्‌ सिद्ध प्रगरह्मकार्य तदर्थमेतत्‌ स्यात्‌। 'अणोऽप्रगृह्मस्यानुनासिक' इति ॥ 
नैकं प्रयोजन योगारम्भं प्रयोजयति । यद्येतावत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌ 
तत्रैवायं बूयादणो5प्रग्रह्मस्यानुनासिको5दसो नेति । 
विप्रतिषधाद्वा | 
अथवा प्रगरह्मसंज्ञा क्रियताम्‌ अयादयो वेति । प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति 





अदौ बनता है । फिर असोऽसेररीदु दो मः से दकार को मकार एवं औकार को उकार 
हो कर असू बन जाता है । अदसोज्सेदो० से विहित उकार पूर्वत्रासिद्धीय होने के 
कारण इस सूत्र के प्रति असिद्ध होने से अदौ दीखगा तो एचोऽयवायाबः से आव्‌ आदेश 
प्राप्त होता है । इसी प्रकार अमी आऽते, अमू आसाते"यहाँ क्रमशः अय्‌ आव्‌ आदेश 
प्राप्त होते हैं । प्रगृह्यसंज्ञा के चचनसामथ्यै से अयादि आदेश नहीं होंगे । प्रगुह्मसंशा 
के वचन से अयादि की निवृत्ति नदी हो सकती। प्रगृह्यसंज्ञा वचन का तो अन्य 
प्रयोजन हे । क्या? जिस प्रगद्यसेज्चा के काये में इंकार उकार सिद्ध हैं वहां 
प्रगदासंज्ञा करने के लिये यह सूत्र चरितार्थ हो सकता है । जैस--अणो$5प्रगह्मस्यानु- 
नासिकः इस सूत्र के प्रति अदसोऽसे० और एत ईद्‌० से विहित ईकार उकार सिड हैं 
क्‍योंकि पूमैत्रासिद्धम्‌ के अनुसार त्रिपादी में पूरै के प्रति पर असिद्ध होता. है । पर 
के प्रति पुरै सिद्ध रहता है अदसोऽसे०, एत ईदू० ये दोनों सूत्र अणोप्रणद्यस्याचुनासिक 
से पूरे होने के कारण सिद्ध हें । कार्यकाळ पक्ष का आश्रयण करने से यह. दोनों. सूत्र 


केवळ एक प्रयोजन के लिए इतना बड़ा अदसो मात्‌ यह प्रगुहमसंज्ञासून्न नहीं 
बनाया जा सकता । यदि एक अनुनासिक रोकना ही प्रग॒हासंज्ञा का प्रयोजन 
होता तो यहां प्रगहासंज्ञा न करके वहीं अणोऽप्रणअस्यानुनासिकः के साथ अदसो न 
ऐसा कह देंते। उसका अर्थ होता-अदस्‌ शब्द के अण्‌ को अनुनासिक 
नहीं होता दै । 

अथवा प्रगह्मसंज्ञा और अयादि के तुल्यबलबिरोध में विप्रतिषेधे परे कायेमू 


५६, सज्ञासूत्र अनेक कार्यो की सिद्धि के लिये बनाये जाते दे । दूसरे सूत्र तो 
एकमात्र प्रमोजन, के ल्यि्‌ भीरचे जा ति हैं जैसे सुझाव शया by eGangotri 


~ 


२३८ व्याकरणसंहासाष्य 


चिप्रतिषेधेमेति । 


जैष युक्तो विप्रतिषेधः। विप्रतिषेधे परसित्युच्यते । पूर्वा च 
प्रगरह्मसंक्षा परेऽयादयः। परा प्रगृह्यसंज्ञा करिप्यते। सूत्रविपर्यास्ः छतो 
भवति । 


एवं तर्हि परैव प्रशृह्यसंज्ञा। कथम्‌। कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ । 
यज्ञ कार्य तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌। प्रणृह्मः प्रकृत्येत्युपस्थितमिदे भवति 
अदसो मादिति । क 


एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः। कथम्‌। द्विकार्ययोगो हि विप्रतिषेधः । 
नचात्रैको द्विकार्ययुक्तः । एचामयादयः । ईदूतोः प्रशृह्यसंज्ञा । 


नावइ्यं द्विकार्ययोग एव विप्रतिषेधः । कि तर्हि असंभवोपि। स 





के नियमानुसार पर होने के कारण प्रगृह्मसज्ञा हो जायगी तो अमी अत्र आदि 
में भयादि न होंगे। 


यह विप्रतिषेध एवं तुल्यबलविरोध का नियम यहाँ ठीक नहीं बनता क्योंक्रि 
ˆ विप्रतिषिध में पर का काये होता है । प्रगरह्मसंज्ञा पूवे है । अयादि पर हैं। सूत्रपाठ 
में पइचात्पठित हँ । इसलिये अयादि ही होने चाहिये । प्रगह्मयसंशा को अयादि 
से पर बना देंगे तब तो सूत्र परिवर्तन करना होगा । | 


अच्छा तो सून परिवर्तन के तो सूत्र परिवर्तन के बिना ही. प्रगुह्संज्ञा पर बन जायगी। केस? 
` काकाले संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम से संज्ञाओं का जहां काये पड़े वहीं उपस्थिति 
मानी जाती है । प्लुतप्रग्रय्रा अचि नित्यम सत्र सें. प्रगृह्मसज्ञा..का कार्य होने से 
वहीं यह अदसो मात्‌ सूत्र उपस्थित हो जायगा तो अयादि से पर बन जायगा | 
` क्योंकि एचोऽयवायावः आदि सूत्रों से परे प्लुतप्र्मा अचि० इस सूत्र का पाठ है । 


तब भी. विग्रत्षिध नहीं बनता । केसे ? द्विकार्ययोग में विप्रतिषेध होता 
'हे । जहां एक ही जगह दो कार्य युगपत प्राप्त हों वहां विप्रतिषिध के नियम से 
व्यवस्था होती है। यहां ऐसी बात नहीं । अदे, अदौ इस स्थिति में एचों को 
` अयादि प्राप्त होते हैं । अमी, अमू इस स्थिति में इंकार उकार की प्रगृह्मसज्ञा 
प्राप्त हती है। 


ह यह आवशयक नहीं कि द्विकाययुक्त ही विप्रतिषिध का विषय होता है बल्कि 
असंभव भी होता दै, शौर, वह: झुसंभव.. यहां है, उरी कौत. सा.असंभवर दै ! 








पञ्चम भाहिक २४९ 


चारत्यत्रासंभवः । को5सावसंभव: । प्रगृह्मसंज्षा$मिनिर्वेतमाना अयादीन_. 
बाधते । अयादयो5भिनिर्चर्तमानाः प्रगृहासंज्ञाया निमित्तं विप्नन्तीत्ये- 
षोऽसंभचः । सत्यसंभवे युक्तो विप्रतिषेधः । 


एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः। सतोर्हि विम्रतिषेधो भवति। न 
चात्रत्वोत्वे स्तः । नापि मकारः । उभयमप्यसिद्धम्‌॥ 


आश्रयात्‌ सिद्धत्वं च यथा रोरुत्वे । 


आश्रयात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति। तद्यथा रुस्त्वे आश्रयात्‌ सिद्धो 
भवति ॥ | 

किं पुनः कारणं रुरुत्वे आश्रयात्‌ सिद्धो भवति । न पुनर्यत्रैच रुः 
सिद्धस्तचैवोत्वमप्युच्येत ॥ 


22220 ARS क्स न IIE 
प्रगृह्मसंक्ठा यदि हो जाती हे तो अयादि रुक जाते हैं। और अयादि यदि हो जाते है 
तो प्रग्रह्मसंज्ञा के निमित्त को नष्ट कर देते हैं यही असंभव है । असंभव होने पर 
विप्रतिषेध युक्त ही है । 


तब भी विग्रतिषेध नहीं बन सकता । क्योंकि दोनों के विद्यमान होने पर 
विप्रस्पिध हुआ करता है। अमी, अमू यहाँ ईकार उकार मकार हैं ही नहीं। 
पू्त्नासिद्वीय होने ले दोनों ईकार ऊकार तथा मकार सभी असिद्ध हैं। 


इकार उकार सकार की आश्रय से सिद्धता हो जायगी । जैसे अतो रोरप्लताद- 
प्छुते सूत्र ले इ को उत्तर करने सें रू आश्रय से सिद्ध होता है। अदसो मात्‌ सूत्र में 
इंकार उकार सकार का आश्रयण करके प्रगुद्य-संज्ञा की गई है इस लिये वे पूवेत्रा- 
सिद्धीय होने पर भी आश्वीयमाण होने के कारण सिद्ध माने जायेगे । 

क्या कारण है जो अतो रोरप्छता० में रु को आश्रय से सिद्ध माना जाता है। 
क्यों न जहां पर रखने से रु स्वयं सिद्ध हो सकता है वहीं रु को रख कर उत्व कहा 
जाय । रोः सुपि इस सूत्र के बाद अत उरात पेसा सूत्र बना दें। उस का अर्थ 
होगा अकार से परे रु को उत्त होता हे अकार परे होने पर। ससजुयो रुः यह रु 
विधान करने वाला सूत्र रोः सुपि इत्यादि से पतै पठित है । इसलिये अंत उरति इस 
उत्व के प्रति स्वतः सिद्ध दै । वहां पूर्वत्रासिद्धम्‌ से रु के असिद्ध होने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । और पलुतप्रकरण भी अत उरति से पूर्वे पठित होने के कारण सिद्ध रहेगा 
तो अतः के तपरकरण से प्छुत स्वतः व्यागरत्त हो जायया उसके लिये अप्छतादप्लुते 
कहने की भी आवश्यकता न 


होगी । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२५० व्याकरणमह्दाभाष्य 
नेवं शक्यम्‌ । 
` असिद्धे ह्युले आदूयुणाप्रसिद्विः । 


असिद्धे इयुत्वे आदूशुणस्याप्रसिद्धिः स्यात्‌ । दक्षो$त्र | प्लक्षो$त्र । 
तस्मात्‌ तत्राश्रयात्‌ सिद्धत्वमेषितव्यम्‌। यथा तत्राश्रयात्‌ सिद्धत्वं 
भवति । एवमिहाप्याश्चयात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति । 2 


अथवा प्रगृह्मसंशावचनसामथ्यांद्यादयो न भविष्यन्ति । 


अथवा योगविभागः करिष्यते अदसः! अदसः परे ईदादयः 
प्रगुह्मसंशा भवन्तीति। ततो मात्‌। माच्च परे ईदादयः भरगृह्मसज्ञा 
भवन्तीति । अदस इत्येव। किमर्थो योगविभागः। एको यत्‌ तत्‌ 
सिदे प्रगुद्यकार्य तदर्थः । अपरो यदसिद्धे ॥ ई 


RS 
ऐसा नहीं हो सकता । उत्व को पूर्वत्रासिद्धीय प्रकरण में नहीं रखा जा सकता। 

अतो रोरप्छतादप्डुते इस उस्वविधायक सूत्र को सपादसप्ताध्यायी से निकाल कर 
यदि रोः सुपि के बाद अंत उरति इस प्रकार परिवर्तन द्वारा पूनैन्नासिद्ध प्रकरण में 
रख देंगे तो वह आद्गुणः इस सपादसप्ताध्यायीस्थ सूत्र के प्रति असिद्ध हो जायगा । 
डस के असिद्ध होने से द्रक्षो$ञ, प्लक्षोऽत्र यहां उ को गुण न हो सकेगा । इस लिये 
जैसे उत्व करने में रु को आश्रय से सिद्ध मानना पड़ता है वैसे यहां प्रगरह्मसज्ञा में 
सी ईकार उकार मकार की आश्रय से सिद्धता हो जायगी । | 


८ अथवा प्रगृह्यसंज्ञा के वचन सामथ्यं से अयादि न होंगे । यथोद्देश पक्ष में 
संज्ञाशास्त्रों का जो स्थान है वही विधिशास्त्रों को अपने परिष्कार के लिये आना 
होता है। अदसोऽसे० और एत ईदू० ये दोनों सूत्र इस संज्ञासूत्र से सम्बन्ध रखने 
के कारण इसी स्थान के हो जायेंगे तो एचोऽयवायावः आदि की दृष्टि में असिद्ध 
न हो सकेंगे । 

अथवा अदसो मात्‌ इस सूत्र का योगविभाग करेंगे। अद्सः। मा]; ये 
दो सूत्र बना देंगे । अदसः का अथे होगा अदस्‌ से परे ईकारादि की प्रगृहासंज्षा 
होती है । उस के बाद मात्‌ इस सूत्र का अथे होगा अदस्‌ के मकार से परे भी 

. ईकारादि की प्रगृह्यसंज्ञा होती है। योगविभाग किस लिये होगा ? एक ( =दूसरा ) 
मात्‌ यह सूत्र तो जिस प्रगुह्मसज्ञा के कार्यं में ईकार उकार मकार सिद्ध हैं उन के 
लिये रदेगा । अपर ( “पहला ) अदस्‌ यह सूत्र असिद्ध इंत्वे उत्व मत्व वाले 
प्रगृह्यसंज्ञा के कार्यो? के लियेदोगअ। Collection, New Delhi. Digitized by eGangotr 


थानामिति । 


पञ्चस भाहिक २५१ 


इह्दापि तर्हि प्राप्नोति । असुया । अझ्चुयोरिति । किं च स्यात्‌ यद्यत्र 
प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्‌ । प्रगृह्याश्रयः प्रकतिभावः प्रसज्येत ॥ 


नेष दोषः। पदान्तप्रकरणे' प्रकतिभावः । न चैष पदान्तः ॥ 


पचमप्यसुकेऽत्र, अत्रापि प्राप्नोति । द्विवचनमिति वर्तते । यदि 
द्विवचनमिति वर्तते अमी अत्र न प्राप्नोति ॥ 


एवं तर्हि एद्न्तमिति निवृत्तम्‌ । अथवाहायमदसो मादिति। 
न च इत्वोत्वे स्तः । नापि मकारः। तत पं विज्ञास्यामः मार्थादीदाद्य- 
ST a क अल अल 

अद्सः यह पथक्‌ सूत्र होने पर अमुया अमुयोः यहां भी प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त 
होती है । अदस्‌ शब्द से स्त्रीलिङ्ग में टा ओस्‌ परे रहते त्यदाद्यत्व पररूप टापू 
तथा सवर्णदीर्ध हो कर आङि चापः से एकार होता हे । अदे आ, अदे ओस्‌ इस 
स्थिति. में अदसः सूत्र में मकार विशेषण के न रहने से यहां अदे शब्द की 
प्रगृह्मसज्ञा प्राप्त होती है । क्या हो जायगा यदि यहाँ प्रगरह्मसंज्ञा हो जाय तो? 
प्रगृह्यसंज्ञा से होने वाला प्रकृतिभाव प्राप्त होगा। उस से फिर एचोऽयवायावः 
सूत्र से अयादेश न हो सकेगा । 

यह कोई दोष नहीं । प्लुतप्रग्रह्मा अचि० सूत्र से पदान्त में प्रकृतिभाव 
होता है । अदे. आ, अद ओस्‌ का एकार पदान्त नहीं है किन्तु भसंज्ञक है । 

फिर सी अदसः इस सूत्र भै मकार विशेषण न होने से अमुकेऽत्र यहां 
एकार की मगुह्संज्ञा प्राप्त होती दै। अदस्‌ शब्द से स्वाथ में अकच कर के 
अदूकल्‌ बना । उसे जस्‌ परे रहते त्यदाद्यत्व पररूप होकर जस्‌ को शी हो गया। 
अदसोऽसेर्दाइ दो मः से द को सुत्व हो कर अमुके बन जाता हे । इसकी प्रगृह्मसंज्ञा 
होने से अन्न शब्द का अच्‌ परे रहते एकः पदान्तादति से होने वाला पूतैरूप न हो 
सकेगा । ईदूदेत्‌० इस पूर्वेसूत से द्विवचन को अलुवृत्ति कर के द्विवचन की प्रगरद्मसंज्ञा 
होगी तब तो अमी यहाँ बहुवचन में न हो सकेगी । 

इस से तो इस सूत्र में पूवेसूत्र से एदन्त की अलुशृत्ति न छाना ही ठीक है। 
उससे अमुया, अमुयोः, अमुके इत्यादि पकारान्तों में प्रग॒ह्मसंज्ञा नं होने से अदसः 
इस एथक्‌ सूत्र में कोई दोष न होगा। अथवा जब पाणिनि आचायै अदसो मात्‌ 





१. एड: पदान्तादति--यहां से पदान्त प्रकरण है । 
२. यदि अद्सो मात्‌ यह एक सूत्र रखते हैं तो माद्अहण का व्यावत्येन 
- होने से वह व्यर्थ हो जाता है । यह मात्‌ अहण ही एदन्त की निदृत्ति का सूचक है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२५२ व्याकरणमहाभाष्य 


उक्तं वा । 
किसुक्तम्‌ । 
अदस ईत्वोले स्त्र बहिष्पदळक्षणे सिद्ध वक्तव्ये | प्रगृह्मसंज्ञायां चेति ॥ 
तत्र सकि दोष: । ` 
तत्र सककारे दोषो भचति । अमुकेष्च ॥ 
नबा ग्रहणविशेषणलात । 


न मादूग्रहणेन ईदाद्यन्ते विशेष्यते, किं तर्हि । ईदादयो विशेष्यम्ते 
मात्परे ये ईदादय इति ॥ 


अदस्‌ 





0.३ 


कल EE TN 
यहद सूत्र बना कर के सकार से परे ईकार अकार की ग्रगद्यसंञ्चा कहते 
और वह इंकार उकार के असिद्ध होने से बनती नहीं तो सूत्र का यह तास्प्थे समझा 
जायगा कि मकार का अर्थ रखने वाळे अदस्‌ शब्द से परे इंकार उकार का अर्थ 
रखने वारे शब्द की प्रगुह्मसंज्ञा होती है । मात्माथीत्‌ । ईदादीनाम्‌=इदादर्थानाम्‌ । 
इस प्रकार अर्थ विषयक बुद्धिपरिकल्पना . में ईकार उकार मकार की असिद्धता 
नहीं होगी । अदस्‌ शब्द में ईकार उकार मकार के अर्थ की बुद्धि करके प्रगरह्मसंज्ञा हो 
जायगी । अथवा आगे न मु ने सूत्र पर वातिक कहेंगे-अदस इत्वोत्वे स्वरे बहिष्पद- 
लक्षण सिद्धे वक्तव्य प्रणह्मसज्ञायां च ।. इस का अर्थ है--बहिष्पदलक्षण स्वर परे रहते 
अर्थात्‌ एक पद से दूसेर पद का अच्‌ परे रहते अयादि आदेश करने में अदस शब्द 
के इंकार ऊकार सिद्ध माने जाते हैं। प्रगृह्मसंज्ञा में भी वे सिद्ध समझे जाते हा 
इस वचन से ईत्वादि की असिद्धता का निषेध होकर सिद्धता हो जायगी । 

ईद्देत्‌० के सूत्र के समान यहां भी इकारान्त उकारान्त एकारान्त की 
प्रगह्मसंज्ञा समझ कर यह दोष प्राप्त होता है। उस अवस्था में इस सूत्र का अर्थ 
ोगा--अदस्‌ के मकार से परे ईंकाराचन्त की प्रगृहासंज्ञा होती है। तब सक 
अर्थात्‌ ककारसहित अमुके इस प्रयोग में प्रग॒ह्मसंज्ञा ` प्राप्ति रूप दोष होता है। 
अमुके यह अदस्‌ के मकार से परे उके एकारान्त है ड़सकी प्रगृह्मसेज्ञा होनी चाहिये । 


प्रगहासंज्ञा हो कर एवः पदान्तादति से पूर्वरूप न हो सकेगा । 
सात्‌ शब्द के ग्रहण का विशेषण होने से यह कोई दोष नहीं। अदसो 





, क्योंकि अदस्‌ के मकार से पेरे ईकार उक्तार ही संभव हैं। एकार नहीं । इस तरह 
मात्‌ ग्रहण एदन्त की नित्त में तात्पयग्राहक होने से सफल हो सकता है। योगविभाग 
में तो एदन्त की नित्रत्ति सवथा आवश्यक है। एकयोग में मात्‌ ग्रहण के सामथ्ये से 
एद्न्त की तिष्ठलि दो जायग़ी॥॥ Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


सा 
ल ह्‌ 


0100 न 


पञ्चम आहिक २५३ 


शे १।१।१३॥ 
इह कस्मान्न भवति काशे कुशे वंशे इति ॥ 
शेऽयवद्‌ग्रहणात्‌ । 
अर्थवतः शे शाब्दस्य ग्रहणम्‌ । न चैषोऽर्थवान्‌॥ 
एवमपि हरिशे बच्चुशे इत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ 


SCO हम नकल आज 
मात्‌ सूत्र में इदूदेत्‌ का ग्रहण है । इंदूदेदन्त का नहीं । जिसका सूत्र में महण है, 
उच्चारण है उसी का विशेषण मात्‌ को बनायेंगे तो अर्थ होगा--अदुस्‌ के मकार 
से परे जो ईकारादि उनकी प्रगृह्मसज्ञा होती है। अमुके मै मकार से परे एकार नहीं 
है बल्कि एकारान्त उके है । मकार और पुकार के बीच में उकार ककार का व्यवधान 


है इस छिये वहां प्रगरह्मसंज्ञा नहीं होगी ।' 
काणे कुशे वंशे यहां शे शब्द की इस सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा क्यों नहीं होती! 


श की पगृह्मसंज्ञा में अर्थवान्‌ शे शाब्द का ग्रहण किया गया है । कारे 
आदि में शे शब्द अर्थवान्‌ नहीं है। इस लिये उस की प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी। 
शे यह सुपा सुळकपूर्वेसवणीच्छेयाड,डयायाजालः इस सूत्र से वेद में सुपों के 
स्थान सै विहित आदेश है । शकार की लशक्रतद्धिते से इत्संज्ञा होने से लोप कर के ए 
रह जाता है। जैसे युष्मे अस्मे त्वे इति । यह शे शब्द विभक्ति के अर्थ से अर्थवान्‌ 
है । काश आदि का शे शब्द निरथैंक है। काश, कुश, वंश शब्दों से ` सप्तमी के 
एकवचन डि के परे रहते आदूगुण; से गुण होकर काश, कुशे, वेशे बनते हैं। इस 
श में शकार तो काश आदि शब्दों का अवयव है । और इकार सप्तमी का एकवचन 
हे । यद्यपि सप्तमी का एकवचन इकार अपने बिअक्त्यथ से अर्थवान्‌ है तो भी 
काश आदि के शकार ओर सप्तमी के इकार से मिल कर बना हुआ श यह समुदाय 
निरभैक ही हे । अर्थवदूमहणे नानकस्य इस परिभाषा के अनुसार अर्थवान्‌ शे शब्द 
के अहण में अनर्थक शे दाउद का ग्रहण नेही होगा । 

अर्थवान्‌ शे शब्द का महण मानने पर भी हरिशे, बधचुरो में शे शब्द की 
प्रगृद्यसेज्ञा प्राप्त होती दै । हरि बञ्जु शब्दों से लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः 
सूत्र से मत्वर्थीय श प्रत्यय होकर उससे सप्तमी के एकवचन में शे बन जाता है। 





१, इस प्रकार भाष्यकार ने मात्‌ को ग्रहण का विशेषण मान कर यहाँ एकार 
की अनुवृत्ति लाने में भी कोई दोष नहीं यह सिद्ध कर दिया है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२५४ ` व्याकरणमद्दाभाष्य 


एवं तहिं 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्वैवे'त्येचं न भविष्यति । 
अथवा पुनरस्तु 'अर्थवद्ग्रदण नानर्थकस्येति । कथं तर्दि--हरिदे बच्चुशे 
इति । एकोऽत्र विभक्त्यथैनार्थवान्‌। अपरस्तद्धितार्थेन । समुदायो- 
ऽनर्थकः॥ 

निपात एकाजनाङ्‌ ॥१।१।१४॥ 
निपात इति किमर्थम्‌ ? 
चकारात्र । जहारात्र । 
. एकाजिति किमर्थम्‌? 
__ प्रेदंबह्म | प्रेदेक्षम॥ ________--__- 


डा पक इस क्ष शब्द की 
“यहाँ श और इ दोनों प्रत्यय के अर्थ से अर्थवान्‌ हैं। इस लिये इस शे शब्द की 


्रयुह्मसंज्ञा हो जानी चाहिये.। 

लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्थेव ग्रहणम्‌, इस परिभाषा से ` हरिशे, वश्नुशे 
अ क्षे शब्द की प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी। इस परिभाषा का अर्थ है लक्षण अर्थात्‌ 
सूत्र, उस से निष्पन्न झर प्रतिपदोक्त साक्षात्‌ उच्चरित स्वतः सिद्ध इन दोनों में 


प्रतिपदोक्त का ही अहण होता है । इरिशे, बशर भै शे शब्द साक्षादुच्चरित नहीं 
है बल्कि लक्षणों द्वारा निष्पन्न होने से लाक्षणिक है अतः प्रतिपदोक्त न होने के 


` , कारण उसका यहां ग्रहण नहीं होगा । 


केवळ अधैवदूभहणे नानर्थकस्य इस परिभाषा को मानने से भी यहां दोष नहीं 
है। हरिशे, बच्नुशो केसे बनेंगे ! यहां एक इ तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ से अर्थवान्‌ 
है । दूसरा तद्धित श प्रत्यय मत्वर्थ के अथै से अर्थवान हे । दोनों का समुदाय शे 
शब्द सर्वथा अनर्थक है । इसलिए यहां शे शब्द की प्रगृह्मसंज्ञा नहीं होगी ।' 

निपातग्रहण किस लिए किया है? 

चकारात्र । जहारात्र। यहां चकार, जहार ( इ) ह-छिट्‌, तिप्‌, णछू ) में 
गळू का अकार एकाच तो है पर निपात नहीं दै । निपात न होने से प्रगृह्यसंज्ञा न 
होगी तो अत्र के साथ सवणेदीध हो जाता दै । 

एकाच्‌ महण किस लिए किया दै ! 

अदम्‌ यहां प्र शब्द उपसगे होने से निपात तो है पर एकाच नहीं दै । एकाच्‌ 
न होने से प्रगृद्वासंञ्ञा न होगी तो इदम्‌ के साथ गुण एकादेश हो जाता है । 

0. झजबान का समुदाय भी अर्थवान्‌ ही हो यह कोई आवश्यक नहीं है। 
जैसे--दुश दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनम्‌ । इत्यादि पदों के अलग २ अथेवान्‌ 
होने पर मीं सार"पद्समुदाय अन्वगररदित ने से, असक ही, हे. ७, «००७०० 


पञ्चम भाहिक २५५ 


एकाजित्यप्युच्यमाने5चपि प्राप्नोति । एषो5पि होकाच्‌ । 

एकाजिति नायै वहुबीहिः। पकोऽज्ञ्‌ यस्मिन्‌ सोऽयमेकाच्‌ 
पकाजिति। कि तर्हि तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणः । एकः अच्‌ एकाच्‌ 
पकाजिति । 

यदि तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणो नाथे एकग्रहणेन । इह कस्मान्न 
भवति । प्रेदं ब्रह्म । प्रेद्‌ क्षत्रम्‌ । | 

अजेव यो निपात इत्येवं विज्ञायते । कि वक्तव्यमेतत्‌ । नहि । कथ- 
मचुच्यमान गंस्यते । अज्प्रहणसामर्थ्यात्‌ । यदि हि अच्च अन्यच्च तत्र 
स्याद्‌ अज्ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ ॥ 

अस्ति द्यन्यदज्प्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । अजन्तस्य यथा स्यात्‌ 
हलन्तस्य मा भूत्‌॥ 





एकाच्‌ अहण करने पर भी प्रेदम में प्रगृह्मसज्ञा प्राप्त होती है । यहां प्र 
शब्द भी एकाच्‌ ही दै । 

एकाच्‌ शब्द में एको$च्‌ यस्मिन्‌, स एकाच्‌ इस प्रकार बहुत्रीहि समास मान 
कर एक अच्‌ वाला यद अधे नहीं लिया गया है बल्कि एकश्चासौ अच्‌ एकाच्‌ इस 
प्रकार कर्मधारय तत्पुरुष मान कर एक अचुरूप यद्द अर्थ लिया गया है। प्र शब्द 
एक अच वाळा ठो है पर एक अचूरूप नहीं है इसलिये प्रगुहसंज्ञ नहीं होगी। 


यदि एकाच शब्द में कमधारय तत्पुरुष समास मानते हैं तो एक अदण की 
कोई आवश्यता नहीं । यदि आप पूछे कि एक अहण के अभाव में प्रेदम्‌ में प्रगसंज्ञा 
क्यों नहीं होती तो इसका उत्तर दै-- 

अजरूप जो निपात उसकी प्रग्रह्मसंज्ञा समझी जायगी। प्रेदम्‌ में प्र शब्द 
अच रूप निपात नहीं दै । उसके साथ दळू अक्षर भी हैं। इस लिये एक महण के बिना 
भी वहां प्रगृद्वासंजा नहीं होगी । क्या यदद बात कहनी होगी कि यहाँ अच रूप 
निपात लिया गया है? नहीं। बिना कहे कैसे समझी जायगी! अच म्हण के प 
सामथ्य से । यदि अच और अच्‌ से अन्य हू दोनों मिळे हुए निपात की प्रगृह्मसज्ा 
होवे तो अच्‌ ग्रहण करना ही व्यथे हो जाता है । 


अच ग्रहण करने का प्रयोजन तो कुछ और भी हो सकता है ।. क्या ? अजन्त 
निपात की प्रयुद्यसंजञा दो, हरन्त की न दो। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





"९५६ ब्याकरणमहाभाष्य 


नैव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 

पवमपि कुत पतत्‌। द्वयोः परिभाषयोः सावकाशयोः समेवस्थितयो-- 
“राद्यन्तवेदकस्मिन' येन विधिस्तदन्तस्थेति' च। इयमिह परिभाषा 
भविष्यति आद्यन्तवदेकस्मिन इति । इयं च न भविष्यति येन विधि- 
स्तदन्तस्येति । 

आचार्यप्रवृत्तिक्षापयति। इयमिह परिभाषा अचति आद्यन्तव- 
देकस्मिन्निति। इयं च न भवति येन विधिस्तदन्तस्येति । यदयमनाङिति 
ग्रत्षिधं शास्ति॥ _ 


Meme 0 -- 
हलन्त निपात की प्रगृह्मसज्ञा करने में न कोई दोष है, न प्रयोजन है ।' 


फिर भी क्या कारण है कि यहां अच्‌ शाब्द में आयन्तवदेकस्मिन और 
येन विधिस्तदन्तस्य इन दोनों सावकाश सूत्रों की समान डपस्थिति होने पर 
आद्यन्तवत्‌० की बात मान कर अचू रूप अर्थ “लिया जायगा और येन विधि० की 
बात न सान कर अजन्त अथे नहीं छिया जायंगा । अर्थात्‌ आयन्तवत्‌ सूत्र की 
प्रवृत्ति से एक अच्‌ रूप निपात को ही आद्यन्तवत्‌ समझा जायगा और येन विधि० 
सूत्र की प्रदृत्ति से जिसके अन्त में अच्‌ है ऐसे हळूच समुदाय को यहां अच्‌ नहीं 
माना जायगा | se 





सूत्र में जो अनाङ्‌ ग्रहण करके ङित्‌ आकार की ्रगुह्मसंज्ञा का निषेध 
किया है यह आचाय का व्यवहार ही इस बात का ज्ञापक है कि यहाँ अच्‌ शब्द 
में आयन्तवत. की बात मान कर अच्‌ रूप अथै लिया जायगा । और येन विधि० 
की बात न सान कर अजन्त अर्थ नहीं छिया जायगा । क्योंकि आङ निपात अचुरूप 
ही है, अजन्त नहीं है। उसके निषेध से पता लगता है कि अच्रूप निपात की 


प्रगृह्यसंज्ञा होगी, अजन्त की नहीं । 


१. यदि कहो पुरोऽदिः (पुरस्‌+अहिः) यहां हलन्त निपात पुरस्‌ शब्द की 
प्रग॒ह्मसज्ञा होने पर ससजुषो रुः से स्‌ के स्थान में हुए रु को अतो रोरप्छुतादप्छुते 
से उत्व नहीं प्राप्त होगा तो यहद कोई दोष नहीं । क्योंकि प्रगृह्मसंज्ञा के प्रति ससजुघो 
रुः से विहित रुत्व पूबैत्रासिद्ध होने से असिद्ध दे! पुरस्‌ के सकार को रत्व क 
अतिरिक्त और कोई कार्य प्राप्त नहीं इस लिये रु के असिद्ध होने से उसकी प्रगुहमसंज्ञा न 
होगी तो प्रकृतिभाव न होगा और उत्व निर्वाध हो जायगा । उत्व के प्रति तो सुत्व 
आश्रय से (उल्ल सेरः झाशयण होते से).सिद है पना कलकल 


पञ्चम आहिक २५७ 


फव तर्द सिद्धे सति यदज्ग्रहणे क्रियमाणे एकग्रह्ण करोति 
तज्ज्ञापयत्याचार्यः अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवतीति । 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? 


“दस्मेहछूप्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धमिति’ यदुक्तं तदुपपन्नं 
भवति । 


अनाङिति किमर्थम्‌? ॥ 

आ उदकान्तात्‌=ओदकान्तात्‌ ॥ 

इह कस्माच भवति आ एवं जु मन्यसे । आ एवं किल तद्‌ इति ॥ 
सालुबन्धकस्येदमाकारस्य ग्रणम्‌। अनजुयन्धकश्चात्राकारः ॥ 


इस प्रकार केवल अच्‌ ग्रहण से काये सिद्ध होने पर भी जो एक ग्रहण किया 
- है वह इस बात का ज्ञापक दै कि वर्णेग्रहणे जातिग्रहणम्‌ यह परिभाषा होती है । 
इसका अर्थ दै- तरण के ग्रहण में उसकी जाति अर्थात्‌ वर्णसमुदाय का भी ग्रहण 
होता है । 


वर्णग्रहणे जातिग्रहणम्‌ इस परिभाषा के ज्ञापन का क्या प्रयोजन दै ? [ 


हलन्ताच्च सूत्र पर जो दम्भेहदेळ्प्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धम्‌ यह वार्तिक 
कहा है वह ठीक सिद्ध हो जायगा । इस परिभाषा के होने पर हलन्ताच्च भें इक्‌ 
के समीप केवल एक इक्‌ वर्ण न ले कर हरूवर्णेससुदाय भी ले लिया जायगा तो 
दस्थ घालु के धिप्सति, घीप्सति इन सन्नन्त रूपों में दम्भ, इच्च से दम्भुके अ को 
इकार इकार हो कर दिस्भ्‌ दीम्भ्‌ बनने पर मकार भकार रूप दळू समुदाय 
सी इव्ह के समीप बन जायगा । इक्समीप हळू होने पर सन्‌ को कित्त्व हो कर 
अनिदितां हल उपधायाः क्डिति से मकार का लोप सिद्ध होगा । 


अनाङ्‌ ग्रहण किस लिये किया है ! 

आ या । यहां मयौदा अथै में आङ्‌ निपात ङित्‌ हदै । 
उसकी प्रगृह्यसंज्ञा का निषेध दोने से आद्गुणः से गुण हो जाता दै। 

आ एवं नु मन्यसे, आ. एवे किल तत्‌ यहां अनाङ्‌ ग्रहण से प्रगृह्मसंज्ञा का 
निषेध क्यों नहीं होता ! 


ङकार अनुबन्ध वाले आकार की दी प्रयृद्मसंशा का निषेध है । यहां डकार 
अनवन्ध रद्दिद आकार है । इसलिये निषेध न होगा तो प्रगरह्मसज्ञा रद्द जायगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२५८ व्याकरणमहाभाष्य 
छ पुनरयं सानुबन्धकः । क निरनुबन्धकः ॥ 


इषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः। 
पतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्म्रणयोरङित्‌ ॥ 


ओत्‌ ॥१।१।१५ ॥ 
किसुदाहरणम्‌ ! 
आहो इति । उताहो इति ॥ 


कदा पर आकार डकार अनुबन्ध सहित है और कद्दां पर छकार अनबन्ध 
रहित दै? र र 

इंषतू-थोड़े अथे में, क्रियायोग में, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जो 
आकार दै उसे ढित्‌ समझो और वाक्याथै के अन्यथात्व तथा स्मरण अर्थ में जो 
आकार है उसे ढित्‌ रहित समझो । इंषत्‌ अर्थ में जैसे--आ+उष्णम्‌=ओष्णम्‌ 
(कुछ कम गमे) । यद्वां आकार के ङित्‌ होने से प्रगृह्यसंज्ञा न हुई तो गुण हो गया। 
आडीषदर्थे यह वातिक भी ईपदथं में आकार को कित्‌ सूचित करता है । क्रियायोग 
में जैसे-आ+इतः=एतः। उपसगीः क्रियायोगे से छित्‌ आकार की उपसमेसंशा 
दोती दै। प्र परा आदि २२ उपसगों में आङ्‌ छित्‌ पढ़ा दै। डित्‌ होने से 
प्रग्महसंज्ञा न हुईं तो गुण हो गया। निर्दिश्यमान अवधि को छोड़ कर मर्यादा 
होती है और निर्दिश्यमान अवधि को भी साथ मिलाने पर अभिविधि होती है। 
आ+उदकान्तात्‌=भोद्कान्तात्‌ (जळ आने तक) यहां मयौदा में आकार छित्‌ हे । 
ङिति होने से प्रगरह्मसंज्ञा न हुई तो गुण हो गया । जा+अद्दिच्छन्नात-आदिच्छन्नात्‌ । 
(अहिच्छत्र देश की समाप्ति तक) यहां अभिविधि में आकार ङित्‌ है । छित्‌ होने 
स प्रगरह्मसंज्ञा न हुईं तो सवणेदीधे हो गया। आङ्‌ मर्यादाभिविध्योः यह सूत्र 
मयादा और अभिविधि में आह्‌ को छित्‌ सूचित करता है। आ एवं नु मन्यसे 
(माः ! द अब ऐसा मानता है, पहिळे तो नहीं मानता था) यहां वाक्याथ के. 
अन्यथात्व ्योतन में आकार छित्‌ नहीं दै । इस ढिये प्रगृह्यसंज्ञा हो गई तो सन्धि न 
हुई । आ एवं किल तत्‌. (किसी बात के याद आने पर कहता है आः! क्या वह . 
ऐसी बात थी) यद्वां स्मरण अर्थ में आकार के क्ति न होने से प्रगृह्यसंज्ञा हो गईं 
तो सन्धि न हुईं । 

इस सूत्र का क्या उदाहरण दै ?. 

“आह उताहो ये ओकारान्त निपात हैं इनकी इस सूत्र से प्रगृहासंज्ञा होने 
प्र अचूसन्धि नहीं होती । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पद्म आह्विक २५९ 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । निपातसमाहारोश्यम्‌। आह उ आहो 
इति । उत आह उ उताहो इति | तत्र निपात एकाजनाङ्‌ इत्येव सिद्धम्‌॥ 


एवं तह्मकनिपाता इमे । अथवा प्रतिषिद्धार्थोब्यमारम्भः। ओ 
घु यातं मरुतः, ओ षु यातं बृहती शक्करी च। ओ चित्‌ सखायं सख्या 
वद्ुत्याम्‌ ॥ ८ 

ओतारिच्व प्रतिषेधः । 

ओदन्तो निपात इत्यत्र च्व्यन्तस्य प्रतिषधो वक्तव्यः । अनदः 
अद्‌ः अभवत्‌ अदोऽभवत्‌। तिरोऽभबत्‌ ॥ 

ये कोई उदाहरण नहीं हे। ये तो आह उ-आहो, उत आह उ=उताहो 
इस प्रकार निपातों का समुदाय हे । उसमें उ निपात के एक अच रूप होने से _ 
निपात एकाजनाङ्‌ सूत्र से दी प्रगुह्मसंज्ञा सिद्ध दो जायगी ।. 

ये निपातससुदाय नहीं है बल्कि चादयोऽसत्त्वे सूत्रस्थ चादिगण में आदो 
उताद्दो इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से पढे गये एक निपात हें । अथवा प्रगृह्यसंज्ञा के 
निषेध को रोकने के लिये इत सूत्र का आरम्भ समझना चांहिये । ओ घु यातम्‌ 
इत्यादि निर्दिष्ट वैदिक प्रयोगों में ओ यद्द शब्द आ उ इन दो नियातों के योग से 
बना है। आ का सम्बन्ध यातम्‌, वदृत्याम्‌ इन क्रियाओं से है। भा उ में हुए गुण 
एकादेश को अन्तादिवच्च से पूर्व के प्रति अन्तवत्‌ मान कर आ हो जायगा तो 
निपात एकाजनाङ्‌ सूत्र में अनाङ्‌ ग्रहण से प्रग्रह्मसज्ञा का निषेध प्राप्त होता है 
डस को रोकने के झिये यह सूत्र हो सकता दे। उसका प्रयोजन ओ घु आदि उक्त 
स्थलों में तो कुछ दीखता नहीं, दां, ओ इति ओ इस प्रकार पदपाठ में लौकिक 
इति शझ्द परे होने पर या ओ अयातम्‌ भादि के परे होने पर प्रगृह्यसंज्ञा होने 
से सन्धि न होना सिद्ध हो जायगा ।' ; 

सओदुन्त निपात की प्रुह्मसंशा करने में च्वि प्रत्ययान्त का निषेध कहना 
चाहिय। अनदः अदः अभवतङ्अदोऽमवत्‌॥ अतिरः तिरः भभवतङतिरोऽभवत्‌। 
यहां अदस्‌ तिरस्‌ शब्दों से अभूततद्भाव अथै में च्वि प्रत्यय हो कर उसका सवांपद्वारी 
खोप हुआ दे । ऊयीदिच्विडाचरच से यदद च्व्यन्त निपात है। सू को रु, रुको उ 
और उ को ओ गुण हो कर ओदन्त बन जाता है । इस सूत्र से. प्रगरह्मसंशा प्राप्त 
हो कर एङः पदान्तादति से पईैरूप न हो सकेगा इस ल्यि यहां प्रगुझसंज्ञा का 
निषेध कहना चाहिये । 

१. यदि इस ओ को पर के प्रति आदिवद्भाव मानकर उ समझें तो यह 
आङ्‌ भिन्न होने से अनाङ्‌ इस निषेध का विषय नहीं बनेगा । उस अवस्था में उसी 
से सिद्ध हो जाने पर इस सूत्र का यह प्रयोजन नहीं रहता । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२६० ब्याकरणमहाभाब्य 


न वक्तव्य; । 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिषदोक्तस्येत्येच! न 
भविष्यति ॥ 
एवमपि अगीः गौः समपद्यत गोऽभवत्‌ । अन्न प्राप्नोति ॥ 


एवं तहिं 'गौणमुख्ययोमुख्ये कार्यसम्प्रत्यय' इति। तद्यथा नौर- 
चुबन्ध्यो5जो$ग्नीषोमीय: इति न वाहीकोलुबध्यते ॥ 


कथं तर्हि वाहीके बृद्धघात्वे भवतः । गौस्तिष्ठति। गामानयेति ॥ 


अर्थाश्रय एतदेवं भवति । यद्धि शब्दाश्रयं शब्दमात्रे तद्‌ भवति । 
_शब्दाशये च चुद्धयात्वे ॥ 
2 च्विप्रत्ययान्त के निषेध की कोई आवश्यकता नहीं । लक्षणप्रतिपदोक्त 
- परिभाषा से यहां प्रगृह्मसंज्ञा नहीं होगी। क्योंकि अदो तिरो में जो ओकार है 
वह लाक्षणिक हे । प्रतिपदोक्त नहीं है । 
यहां न सही, पर अगौः गौः समपदत गोऽभवत्‌ जहां च्विप्रत्ययान्त की 
प्रगृह्यासज्ञा प्राप्त होती दै । गो शब्द में ओकार प्रतिपदोक्त है । साक्षादुच्चरित दै । 


यहां भी गौणपुख्ययोमुख्ये कार्यसम्प्रत्ययो भवति इस परिभाषा से - प्रगृह्मसज्ञा 
न होगी । न्यायमूलक इस परिभाषा का अर्थ है--गुणादागतो गौणः ।' गुणों के 
` कारण आरोपित किया हुआ प्रयोग । मुखमिव प्रधानं मुख्यम्‌ । सुख के समान 
जो प्रधान है साक्षात्‌ प्रतिपाद्यमान है वह मुख्य हे । गौण और मुख्य के कार्यविचार 
में मुख्य में ही कार्ये होता है, गोण में नहीं। यहां अभूततङ्रावाथैक च्विप्रत्यय 
में जो मुख्य रूप से गौ नहीं है उसे गौण रूप से गौ बनाया जा रहा दै । इस लिये 
गो शब्द ओद्न्त निपात होता हुआ भी यहाँ मुख्य नहीं है गौण है। मुख्य ओदन्त 
निपात में ही ग्रगह्यासंज्ञा होने से यहां गौण में नहीं होगी । जैसे--गौरनुबन्ध्ध: अजः 
अग्नीषोमीयः इस गोबन्धनविधिवाक्य द्वारा यज्ञ में मुख्य गो पशु ही बांधा 
जाता है पछु के मूढतादिगुणों के कारण उपचरित गो प्रयोगवाला वाहीक ( बहिभूत 
जुद्दादि ) नहीं बांधा जाता । ८ 
तो फिर गौस्तिष्ठति, गामानय यहां बाहीक में उपचरित (उपचार से प्रयुक्त) 
गौण बने गो शब्द में गौः, गाम्‌ यहाँ क्रस से ब्रद्धि और आत् क्यों होते हे । 
गौण मुख्य न्याय अथोश्रय में होता है । अर्थात्‌ गौणता और मुख्यता 
पदार्थ के आश्रित हैं, शब्द के नहीं । किसी वस्तु के लिये ही गौण मुख्य शब्दों का 


१, तत आगतः से शैषिक अण्‌ । 
२. दाखादिभ्यो यः से इवार्थ में य प्रत्यय । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





पञ्चस आहिक २६१ 


उज्‌ उँ ॥ १।१।१८॥ 


इह कस्मान्न भवति आहो । उताहो इति ॥ 
उञ्ज इत्युच्यते । न चात्रोज्ञं पश्यामः ॥ 
उञ्रोऽयमन्येन सहैकादेश उञूग्रहणेन ग्रह्मते ॥ 
आचायंभ्रवृत्तिज्षापयति नोञ एकादेश उम्मग्नहणन गृह्यते इति ! 
यदयसोदिति ओदन्तस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा शास्ति ॥ 
प्रयोग होता है । भाव यह है कि प्रयोगाह पद्‌ में पदान्तर के सन्निधान में गौणता 
की प्रतीति होने से गौण मुख्य न्याय की प्रत्रत्ति होती है, अप्रयोगाहं प्रातिपदि की अवस्था 
में नहीं । इस लिये जो कार्य शब्दाश्रय हें अथात्‌ प्रातिपादिक सम्बन्धी हैं वे तो 
शब्द सात्र में चाहे गौण हों या मुख्य हों सब में समान रूप से हो जायेगे। गोतो 
णित्‌ से णिद्वत्‌ होकर अचो ब्णिति से वृद्धि होना और औतोम्‌ शसोः से आकार 
होना ये कार्य शब्द को मान कर होने वाले हें । ये हो जायेंगे। इन के होने पर ही 
प्रयोगाह पद बनेगा फिर उस बने हुए पद का गौण या मुख्य रूप से यथेष्ट प्रयोग 
होगा । पढ बना हुआ गोः या गाम्‌ शब्द जब गौवाहीकस्तिष्ठति, गां वाहीकमानय 
इस प्रकार वाहीक के साथ प्रयुक्त किया जायगा तब वह गौण समझा जायगा । 
केवल पशु के लिये प्रयुक्त हुआ मुख्य होगा । गोऽभवत्‌ यह ओदन्त निपात तो पद 
बन चुका है इस में गौण मुख्य न्याय की प्रबृत्ति संभव हे । किन्तु वृद्धि और आत्व 
करने वाळे सूत्र अभी पद का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें तो शब्द मात्र चाहिये । अर्थ 
की अपेक्षा रहित उनकी प्रबृत्ति होने स वहां गौणमुख्य न्याय नहीं लग सकता । 
आहो इति, उताहो इति यहां इस सूत्र से प्रगुह्मसंशा के साथ ऊँ आदेश 
क्यों नही होता ? 
उञ्‌ को ऊँ आदेश कहा है । यहां उन्‌ नहीं दीखता । 
आह उ=आहो, उत आह उ=उताहो इस प्रकार यहां*उञ का दूसरे वर्ण के 
साथ गुण एकादेश हो रदा है जो परादिवद्धाव स उस्‌ ग्रहण से ग्रादीत होता है । 
आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि उञ्‌ का एकादेश उभ्‌ ग्रहण 
से गदीत नहीं होता । ओत सूत्र से जो ओदुन्त निपात की प्रगृह्मसंज्ञा विधान की है 


:१. आहो उताहो को निपातसमुदाय मान कर प्रइन है । 


२. इसी लिये अगोः गौः समपद्यत इस विग्रह में अगौः इस गौण गो शब्द 
में भी बृद्धि हो रही हे । अगां गां करोति गो करोति यहां च्चिप्रत्ययान्त में तो वृद्धि 


और आत्व की प्राप्ति ही नहीं है इस लिये नहीं होंगे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२६२ टु व्याकरणमहाभाष्य 


नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । उक्तमेतत्‌--प्रतिषिद्धाथोंब्यमारम्म” इति । 

खल्वपि स्याद्‌ यद्युज एकादेश उच्च अहणेन नं ग्रृह्मेत । जालु 
उ अस्य रुजति-जानू अस्य रुजति, जान्वस्य रुजति । “मय उञो वो वे! 
वत्वे न स्यात्‌। 


न? एवं तह्यॅकनिपाता इमे । अथवा द्वाबुकाराचिमौ । पकोऽननबन्धकः । 
अपरः सानुबन्धकः । तद्यो5नलुवन्धकस्तस्येष एकादेशः । 


उञ्ञ इति योगविभागः । 'उञ' इति योगविभागः कर्तन्यः । उञ्मः 
शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृह्यासज्ञा भवति। उ इति। विति। ततः 





वह इस बात को सिद्ध करती है । अन्यथा आहो उताहो एकादेश को 
परादिवद्धाव से उल्‌ मान कर निपात एकाजनाङ्‌ से. ही प्रगृह्मसज्ञा हो जाती तो 
ओत. सूत्र व्यर्थं था । 


यह कोइ ज्ञापक नहीं । ओत्‌ सत्र के विषय में तो कहा जा चुका है कि 
. वह प्रग॒ह्मसंज्ञा के निषेध को रोकने के लिये बनाया है । इस लिये वह विशेष विधान 
होने से आवश्यक है. व्यर्थ नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त दोष भी होगा यदि उज्‌ 
के एकादेश को उन्‌ अहण से ग्रहीत नहीं मानेंगे। जानु उ अस्य रुजति=जानू अस्य रुजति, 
जान्वस्य रुजति यद्वाँ जानु के उकार के साथ हुए उन्‌ के सत्रर्णदीधै एकादेश को यदि 
परादिवद्धाव से उन्‌ नहीं मानेंगे तो मय उनो वो वा से उन्‌ को पक्ष में होने वाळा 
वकार नहीं हो सकेगा । इस लिए उल्‌ का पुकादेश भी उन्‌ मानना होगा । उस 
अवस्था में आहो उताहो में उज होने से ऊँ आदेश प्राप्त होता है। 


अच्छा तो, आहो उताहो ये चादिगण मै पठित स्वतन्त्र एकनिपात हैं । 
इनमें उज का एकादेश नहीं मानेंगे। या उल्‌ और उ ये दो पथक्‌ २ निपात हैं। 
एक में जकार अनुबन्ध लगा है दूसरे में नहीं । आहो उताहो में जकार अनबन्ध 
रहित उ का.एकादेश मानेंगे उम्र का नहीं तो उम्र न होने से ऊँ आदेश नहीं 
होगा । ; 

उज ऊँ इस सूत्र का योगविभाग करना चाहिये। एक सूत्र के स्थान में 
उनः। उँ। ये दो सूत्र बनाने चाहिये। उनः इस पहले सूत्र का अश होगा-- 
शाकल्य आचाय के मत में उस्‌ . निपात की प्रगह्यसंज्ञा होती है। उससे शाकल्य के 
मत में प्रगहयसंझा हो कर उ इति यह रूप बन जायगा। अन्य शौनकादि आचार्यो के 
मत में -प्रग॒ह्मसंज्ञा न होगी तो यण हो कर विति यह रूप बन जायगा। उसके 
बाद ऊँ इस दूसरे सूत्र का अर्थ दोगा--शाकल्य के मत में उज के स्थान में दी 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आहिक २६३ 


ऊँ। उँ इत्ययमादेशो भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन दीर्घोऽनुनासिकः 
प्रगुद्यसंशकर्च । ऊँ इति। 

किमर्थो योगविभागः । 

ऊँ वा शाकल्यस्य । शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन ऊँ विभाषा यथा 
स्यात्‌। ऊँ इति, उ इति। अन्येषामाचार्याणां मतेन विति | 


ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ॥१।१।१९॥ 
ईदूतौ सप्तमीत्येव । ईदूतौ सप्तमीत्येव सिद्धं नाथाऽर्थ्रहणेन । 


छुप्तेऽधग्रहणादूं भवेत्‌ । 


नामा ्् ् ््™ 
अनुनासिक तथा ग्रगद्यासंज्चक ऊँ आदेश होता है। उससे शाकल्य के मत में 
ऊँ इति यह रूप भी बन जायगा । उ इति पहले से दै ही । इस प्रकार दो रूप शाकल्य 
के सत में बन जायेंगे। अन्यों के सत में केवल विति यह रूप बनेगा । 


उज उँ सूत्र का योगविभाग किस लिय करना चाहिये । 


योगविभाग करने से शाकल्य के मत में ऊँ आदेश विकल्प से होगा तो उ 
इति, ऊँ इति ये दो रूप बन जायेंगे । अन्य आचायों के मत में विति यह रूप 
रहेगा । इस प्रकार इए तीनों रूप योगविभाग से सिद्ध हो जायेगे। अन्यथा उञ 
ऊँ यह एक सूत्र होने पर शाकल्य के मत में उञ्‌ को उँ आदेश हो जायगा तो 
ऊँ इति यह एक रूप ही बन सकेगा उ इति यह दूसरा रूप नहीं बन सकेगा। 
अन्यों के सत में विति रहेगा इस प्रकार केवळ दो ही रूप बन सकेंगे, तीन नहीं । 
तीन रूप बनाने के लिये योगविभाग आवश्यक दै । 


ईदूतौ च सप्तमी इतना ही सूत्र पर्याप्त है। अथंग्रहुण की आवश्यकता 
नहीं । 


१. वार्तिक में छप्त शब्द सामान्याभिधायी होने से नपुंसक लिङ्ग है। इस 
वार्तिक का भाव यह है कि संज्ञाविधि में प्रत्यय की संज्ञा करने में तदन्तविधि का 
प्रतिषेध होता हे । यदि सूत्र में अर्थ ग्रहण न किया जाय तो इदूत्‌ सप्तमी की 
प्रगह्यसंञ्चा होगी, पर उसके अश्रवण में ( अविद्यमान होने पर संज्ञा न हो सकेगी, और 
प्रत्यय निमित्तक काये जहां किसी दूसरे को विहित होता है वहीं प्रत्यय लक्षण होता है 
अतः गौरी (जहां सप्तमी का छक्‌ हुआ है ) में उसकी प्राप्ति ही नहीं, इसलिये सूत्र में 
अर्थ ग्रहण किया दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२६४ व्याकरणमहाभाष्य 


लुप्तायां सप्तम्यां प्रगृहासंशा न भाप्नोति। क। सोमो गौरी 
अधिभितः । इष्यते चात्रापि स्यादिति। तञ्चान्तरेण यत्वं न लिध्यती- 
त्येवमर्थमथग्रहणम्‌ । 


नात्र सप्तमी लुप्यते । कि तर्हि । पूवसवर्णो5ञ भवति । 


पूवस्य चेत्‌ सवर्णो5सावाडाम्‌ भाबः प्रसज्यते । 
यदि पूर्वसवर्ण आर्‌ आम्‌ भावरच प्राप्नोति । 


एवं तर्हि आहायमीदूती सप्तमीति। न चास्ति सप्तमी ईदूतौ । 
तत्र वचनाद्‌ अविष्यति । 








सप्तमी विभक्ति का छुकू हो जाने पर ईकारान्त उकारान्त की प्रगृह्यसंज्ञा 
नहीं प्राप्त होती । वहां प्रगह्मसंज्ञा करने के लिये अर्थग्रहण की आवश्यकता है। . 
जिससे सप्तमी न होने पर भी उसके अर्थ को लेकर प्रगह्मसंक्षा हो जावे। 
कहां ? । सोमो गोरी अधिश्रितः यहाँ वैदिक प्रयोग में गोरी शब्द से परे सप्तमी 
विभक्ति कि का सुपां सुछक्पू्वेसवर्णाच्छे० इस सूत्र से छक हुआ हे। गोरी में 
सप्तमी परे न होने पर भी उसका अथ विद्यमान है। इस लिये प्रगह्मसंज्ञा होकर 
अच्‌ सन्धि नहीं होती । अर्थप्रहण के न करने पर यहां सप्तमी परे न होने ले 
प्रगृद्मसज्ञा नहीं प्राप्त होती । इष्ट हे यहां भी प्रगह्मसंज्ञा हो इस लिये अर्थग्रहण 
करना चाहिये । 


गौरी में सप्तमी का लुकू नहीं होता किन्तु सुपां सुळकू० से पूर्वसवर्ण 
होता दै। गौरी-इ-गोरी-ई इस प्रकार ससमी विभक्ति के इकार के स्थान में 
पूर्व इकार का सवर्णी इंकार होकर दोनों का सवर्णदीध एकादेश हो जाएगा तो 
` गौरी बन जायगा । उसमें परादिवद्धाव से सप्तमी का ईकार विद्यमान मान कर 
प्रगृह्मसज्ञा हो जायगी तो अथेग्रहण की क्या आवश्यकता दै । 

यदि गौरी मे सप्तमी विभक्ति के स्थान में सुपा सुळकू से हुआ पूर्वसवर्ण 
इंकार मानते हो तो गौरी ई इस अवस्था में सवर्णदीध को बाध कर आणनद्या: से 
आटू का आगम ओर ङेराम्‌ नय़ाब्नीभ्यः से आम्‌ आदेश प्राप्त होते हैं । उस अवस्था 


में गौर्याप्‌ बनेगा गौरी नहीं । इस लिये गोरी में सप्तमी का लुकू ही मानना चाहिये 
पूवसवण नहीं । 


तब तौ ईदूतौ च सप्तमी इस वचन के सामर्थ्य से लुप्त हुई सप्तमी में भी 
पट अत्ता हो जा गगी। क्योंकि सर्वत्र सप्तमी, rh दुक, हो, जाने से इंकार 


° 





पञ्चम आह्निक ३६५ 


वचनाद्‌ यत्र दीधत््रम्‌ | 
नेदे वचनाल्लभ्यम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌। 
यच. सप्तम्या दीर्घत्वसुच्यते। इतिं न शुप्कं सरसी शयानम्‌ इति। 
सति प्रयोजने इह न प्राप्नोति । सोमो गौरी अधिश्चित इति ॥ 
तत्रापि सरसी यदि । 
तत्रापि सिद्वम्‌। कथम्‌। यदि सरसी शाब्दस्य प्रवृत्तिरस्ति। 
अस्ति च लोके सरसीशब्दस्य प्रबृत्तिः। कथम्‌। दक्षिणापथे हि 
महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते ॥ 
ज्ञापकं स्यात तदन्तत्वे । 
एवं तर्हि ज्ञापयत्याचार्यो न प्रशृह्मसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवतीति । 





ऊकार रूप सप्तमी कहीं न मिलेगी तो लुप्त हुईं सप्तमी को ही प्रत्ययलक्षण 
से सान कर गौरी में सप्तमी सहचरित ईकार हो जायगा फिर उसकी प्रगृह्यसंज्ञा 
बन जायगी इस लिये अथैग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । 

ईदूतौ च सप्तमी । इस वचन का सामर्थ्य नहीं बनता । यह वचन 
तो वहाँ चरितार्थं हो सकता है जहां समी को दीर्घ होता है। जैसे-इतिं न शुष्क 
सरसी शयानम्‌ इस वेद मन्त्र के सरसी प्रयोग में सरस्‌ शब्द से परे सप्तमी के 
इकार को इयाडियाजीकाराणासुपसंस्यानम्‌ इस वातिक से दीघ ईंकार आदेश होता 
है । यह ईकार रूप समी वन जाती है । इंकाररूप ससमी के मिल जाने से ईदूतौ 
च सप्तमी यह सूत्र यहाँ प्रणुह्संश्ञा करने में चरितार्थ हो जायगा तो गौरी 
भे प्रगृह्यसंज्ञा न हो सकेगी । अतः तदर्थ सूत्र मै अर्थम्रहण करना चाहिये । 

वहां भी प्रशुह्संशा सिद्ध हो जायगी । केसे ? सरसी में यदि हम सरस्‌ 
शब्द न मान कर सरसी शब्द मान लें जैसा कि लोक में सरसी शब्द का प्रयोग होता 
ही है, क्योंकि दक्षिण देश मै बड़े २ सरोवर सरसी कहलाते हैं, उस सरसी से 
परे सप्तमी का छक्‌ कर के सरसी यह सत्तम्यरन्त बनायें तो वह भी गौरी के समान 
बन जायगा। उस से सर्वत्र लुप्त हुई सप्तमी को ही प्रत्ययलक्षण से सान कर' 
प्रयृह्मसंज्ञा. हो जायगी तो अर्थग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । 


फिर तो व्यर्थै हुआ अर्थग्रहण इस बात का ज्ञापक है कि प्रगृह्यसंज्ञा मै 
1. यहाँ यदि शब्द सम्भावना अर्थ में है । ऐसा ही चे 
र 1 ही शास्त्राणि 
स्युः यहां भी अर्थ हे । है 020. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२६६ व्याकरणसद्दाभाष्य 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । कुमार्योरगारं ङुभार्यगारम्‌। वध्वोरगारं 
वध्वगारम्‌ । प्रत्ययलक्षणेन प्रगरह्मसज्ञा न भवति । 


मा वा पूर्वपदस्य भूत्‌ । 
अथवा पूर्वपदस्य मा भूदित्येचमर्थमर्थश्रहणम्‌ । वाप्यामश्यो 
वाप्यश्वः । नद्यामातिनेद्यातिः ॥ 
अथ क्रियमाणेऽप्यर्थ्रहणे कस्मादेचा् न भवति । 
जहत्स्वार्था वुत्तिरिति । 
अथाजहत्स्वार्थायां बत्ती दोष एव । अजहत्स्वार्थायां च न दोषः। 


प्रत्ययलक्षण नहीं होता । इस बात के ज्ञापन का प्रयोजन कुमाय्ेगारमू, वध्वगारम्‌ 

हां इदूदेत्‌ सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा का न होना हे । जिसका विचार ईदूदेद्‌ द्विवचनं० 
सूत्र से इंकाराद्यन्त द्विवचनान्त की प्रगृह्मसंज्ञा. कथन करने वाळे तीसरे चौथे पक्षों 
में पहले हो चुका है । यहाँ तदन्तले शब्द से उन्दीं तीसरे चोथे पक्षों से अभिप्राय 
है। जब प्रत्ययलक्षण नही होगा तव अर्थग्रहण करने पर वहां प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध 
हो जायगी । अथवा समास के घटक अवयव पूर्वपद की प्रगृह्मसंक्ता न होवे इस 
लिये अर्थग्रदण किया है । -वाप्यामःवः=त्राप्यःवः। नद्यामातिः=नद्यातिः। यहां 
सज्ञायाम्‌ सूत्र से हुए सप्तमी तत्पुरुष समास में ससमी विभक्ति का लुक्‌ हुआ 
हवै । वापी नदी इन पृथपदों का इंकार सप्तमीसहचरित दै। इस लिये प्रगृह्मसशा 
प्राप्त होती है वह अर्थग्रहण करने से न होगी। क्योंकि यहां उत्तरपदार्थ प्रधान 
- तत्पुरुष समास में पिछड़े पद अश्‍व और आति का ही अर्थ प्रधान हे । पूर्वैपद वापी 
और नदी को सप्तमी का अर्थ प्रधान नहीं है । 

भर्थग्रह्मण करने पर भी वाप्यश्‍व:, नद्यातिः में प्रगह्यसंज्ञा क्यों नहीं होती । 


जहत्स्वार्थी वृत्ति होने से । वृत्ति अर्थात्‌ समास। वह दो प्रकार का हे-- 
इत्स्वाथ और भअजहत्स्वाथे । जिसमें समास के अन्तरत घटक पद अपने अथे 
को सर्वथा छोड देते हैं वह जहत्स्वार्था वृत्ति कहाती है । और जिसमें समास ५ घटक 
` पद अपना अथे सबैथा नहीं छोड़ते बल्कि अपना अर्थ भी रखते हैं वह अजहत्स्वाथा 
त्ति होती दै । जहत्स्वार्था वृत्ति पक्ष में परपद वापी और नदी अपने सप्तस्यर्थ 
को छोड़ चुके दें इस लिये प्रगह्मसंज्ञा नहीं होगी । 


अजहत्स्वार्था वृत्ति पक्ष में तो दोप हे ही। अजहत्स्वार्था वृत्ति पक्ष में भी 
दोष नहीं है। क्योकि अजहत्स्वार्थ पक्ष में स्वार्थससष्ट पर का अभिधान 
होता है। पू पद और उत्तरपद दोनों अपने अथे को समुदायार्थ या थे. (ससुदिताथे) 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digi 


पञ्चम शाह्विक . ३१७ 
ससुदायाथो ऽभिधीयते । 


ईदूतौ सप्तमीत्येव लुप्तेः्थग्रहणाद भवेत्‌। 
पूर्वस्य चेत्‌ सवणौऽसाचाडाम्‌भावः प्रसज्यते ॥१॥ 
बचनादू यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सरसी यदि। 
श्ञापकं स्यात्‌ तदन्तत्वे मा वा पूर्वपदस्य भूत्‌ ॥२॥ 
दाधा घ्वदाप्‌ ॥१।१।२०॥ 
घुसंज्ञाया प्रकृतिग्रहणं शिदर्थम्‌ । 


घुसंज्ञायां प्रतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । दाधाप्रकृतयो' घुसंज्ञा भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌। आत्वभूतानामियं संज्ञा क्रियते सा आत्व- 


सूतानामेघ स्यात्‌ । अनात्वभूतानां न स्यात्‌। नलु च भूयिष्ठानि 
> sn Se यक ड तिस 


के साथ मिल कर कहते हैं। समुदायार्थ का अथै समासार्थं है। दोनों पदों 
का अर्थ अपने समासार्थे के साथ इतना घुलमिल जाता है कि वह धूल में मिले 
हुए पानी की तरह किसी तरह एथक्‌ नहीं किया जा सकता। उभयपद मिश्रित 
नये अर्थ में दोनों पदों का अर्थ समा जाता है। जब सूत्र में सप्तम्यर्थे 
ऐसा पढ़ते हैं, तब जितना वाक्य में सप्तम्यन्त पद से असंसृष्ट (-विशेषण- 
रहित) तथा उद्भूत (दूसरे का विशेषण न वना हुआ) अर्थ कहा जाता है, समास 
सें वेला न कदे जानि ले समास में प्रगुह्यसंज्ञा न होगी । वाप्यदवः, नद्यातिः सें 
सप्तमी का अर्थं भी समासार्थं में समाविष्ट हो जाने से अलग नहीं कहा 
जा सकता । इस छिये यहां प्रगुझसंज्ञा नहीं होगी । इस प्रकार से इंकार उकार की 
प्रगु्यसंज्ञा रोकने के ियि अरमण करना युक्तियुक्त सिद्ध होता है । 


दा घा की घुसंज्ञा करने में प्रकृति ग्रहण करना चाहिये । रित्‌ के लिये। 
अर्थात्‌ दा धा की जो प्रकृति-म्रूलरूप दो देह घेट्‌ हैं उनकी भी घुसंज्ञा होती 
है ऐसा कहना चाहिये । क्या प्रयोजन है? दाधा शब्द से आत्वभूतरआत्व को 
गराप्त=स्वतः सिद्ध आकार वारे जो दा धा हैं उनकी यह घुसंज्ञा की जा 
रही है सो वह आत्व को प्राप्त दाधा रूप वाळे दाण्‌, दाश, थाश की ही प्राप्त 
होती हे । अनात्वभूत अर्थात्‌ आस्व को न प्राप्त हुए स्वत:सिद्ध आकाररद्ित 





१. यह द्वन्द्व समास हे । दाइच, धौ च, प्रक्ृतयरच--ऐसा बिग्रह है । सूत्र 


में उपस्थित दाधा की ही प्रकृतियां समझी जायेंगी। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२१८ व्याक्रणसदाभाज्य 


` घुसंजाकार्याणि आर्धधातुके तत्र चैते आत्वभूता दइयन्त । शिदर्थम्‌ । 
शिदर्थ प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌। शित्यात्वे प्रतिषिध्यते तदर्थम्‌ । प्रणिदयते 
प्रणिद्यति प्रणिधयतीति । 


भारद्वाजीयाः पउन्ति । 


घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिद्दिकृताथम्‌ । 


घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌। शिदर्थ विकतार्थ 
च। शित्युदाहतम्‌। विकृतार्थ खल्वपि | प्रणिदाता । प्रणिधाता । 


किं पुनः कारणं न सिध्यति । 


"छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवे'ति प्रतिपदं ये आत्वभूता- 
स्तेषामव स्यात्‌ । लक्षणेन ये आत्वभूतास्तेषां न स्यात्‌ । 


दो देङ्‌, धेट्‌ की नहीं प्राप्त होती। अधिकाँश में घुसंज्ञा के कार्य आर्धधातुक 
प्रत्यय परे होने पर होते हैं उस आर्धधातुक में ये दो देङ्‌, घेट्‌ भी आत्व को 
प्राप्त हैं। शिदर्थम्‌ । शित्‌ के छिये प्रकृतिम्रण करना है। आदेच उपदेशे$शिति 
से होने वाला आत्व रित्‌ प्रत्ययो में रुक जाता है। वहां नहीं होता। जैसे 
प्रणिद्यति, प्रणिदयते, प्रणिधयति यहाँ प्र नि पूर्वक दो घडू, धेट्‌ धातुओं 
से लद् में क्रमशः इयन और शप्‌ विकरण होते हैं। वे शित हैं। 
वहां आत्व न होने से दा था रूप न होंगे तो घुसंज्ञा न हो कर नेगेदनदपत- ` 
पंद्घुमास्यति० सूत्र से नि शब्द के नकार को णत्व नहीं प्राप्त होता । 


इसी बात को भारद्वाजीय लोग यूँ कहते हैं--धुसंज्ञा में प्रकृतिग्रहण करना 
चाहिये। किस लिय ? शित्‌ के लिये। और विकृत के लिये। विकार होकर बने 
दा धा के लिये। शित का उदाहरण दिया जा चुका है । विकृत का उदाहरण है-- 
प्रणिदाता । प्रणिधाता । यहां प्रनि पूर्वक देङ्‌ दो. धेट्‌ धातुओं से तृच्‌ परे रहते 
. आत्वरूप विकार हो कर दा धा रूप बना है , उसकी घुसंशा न होने से नेगंदनद० 
सूत्र से नि को णत्व नहीं प्राप्त होता । 


क्या कारण है जो यहां प्रणिदाता प्रणिधाता में घुसंज्ञा नहीं प्राप्त होती ? 


ङक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से । जो प्रतिपदोक्त स्वतः सिद्ध आत्व वाळे 
दा था हैं उनकी ही घुसंज्ञा प्राप्त होती है। जो आदेच उपदेशेऽशिति इस लक्षण 
से निष्पन्न लाक्षणिक दा धा हैं उनकी घुसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चस भाह्िक २६५ 


अथ क्रियमाणेपि प्रकृतिग्रहणे कथमिदं विज्ञायते दाधाः प्रकृतयः 
इति, आहोस्विद्‌ दाधां प्रकृतय इति। किं चातः । यदि विज्ञायते दाधाः 
प्रक्ृतय इति स एव दोषः आत्वभूतानामेव स्यात्‌। अनात्वभूतानां न 
स्यात्‌ । अथ विज्ञायते दाधां प्रकतय इति, अनात्वभूतानामेव स्यादात्व- 
भूतानां न स्यात्‌ ॥ 


पब तहिं नेवं विज्ञायते दाधाः प्रतय इति । नापि दाधां प्रकृतय 
इति । कथं तर्हि । दाधा घुसंज्ञा भवन्ति प्रकृतयच्चैषामिति ॥ 


तत्तहिँ प्रकृतिग्रहणं कर्तब्यम्‌॥ 


न कतेव्यम्‌ । इदं प्रकृतमर्थभ्रहणमलुवर्तत । क्व प्रकृतम्‌। ईदूतौ 
ख सप्तस्यर्थ” इति । वक्ष्यामि 'दाधाध्वदाप्‌ अर्थ! इति ॥ 


नेचे शक्यम्‌। ददातिना समानार्थान्‌ रातिरासतिदासतिमंहति- 





अच्छा, प्रकृतिग्रहण करने पर भी दाधाप्रकृतयः इस शब्द में कैसा विग्र 
करोगे । दाधाइच ताः प्रकृतय+-दाधाप्रकृतयः इस प्रकार कर्मधारय मानोगे 
य़ा दाधां प्रकृतयः-दाधाप्रकृतयः इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष मानोगे। इस से क्या ? 
यदि दाधाः प्रकृतयः यह कर्मधारय मानोगे तो वही दोष है। स्वतः आश्व को 
प्राप्त दाण्‌ दाज्‌ धान्‌ की ही घुसंक्षा होगी । दो देङ धेट्‌ की नहीं होगी । यदि 
दाधां प्रक्कतयः यह घष्ठीतत्पुरुष सानोगे तो दाधा की प्रकृति दो देइ घेट्‌ दै उनकी 
ही घुसंशा हो सकेगी । दाण दाज्‌ धान्‌ की न हो सकेगी । 


दाधाप्रक्वतयः ऐसा समस्त शब्द नहीं रखेंगे बल्कि दाधा घ्वदाप्‌ प्रकृतयश्च 
ऐसा रखेंगे। उसमें स्वतः सिद्ध दा धा रूप वाले दाण्‌ दाश धान की घुसंज्ञा हो 
जायगी भोर दा धा शब्दों की जो मूल प्रकृतियां दो देइ धेट्‌ हैं उन की भी घुसंज्ञा 
सिद्ध हो जायगी । 

तो फिर प्रकृतिग्रहण कर देना चाहिये ? 


प्रकृतिग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं । इद्तौ च सप्तम्यर्थे इस 
पूर्वसूत्र से अथैग्रहण की अनुदत्ति कर लेंगे सूत्र होगा--दाधा घ्वदाप्‌ अर्थे। उस से 
दा घा रूप वाळे और दाधा के अर्थ वाले दो देङ्‌ घेटू आदि सब की घुसंशा सिद्ध 
हो जायगी । 


ऐसा नहीं हो सकता । अर्थे कहने पर तो दा धातु के समानार्थक रा, रास्‌ 
दास्‌, मंहू, प्री इत्यादि बहुत से धातुओं की भी घुसंज्ञा प्राप्त हो जायगी। इस 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४ 


२७० ष्याकरणमद्दाभाष्य 


प्रीणातिप्रसतीनाहुः । तेषामपि घुसंज्ञा प्राप्नोति । तस्मान्नैवं शक्यम्‌ । 
न चेदेवं प्रकृतिग्रहणं कर्तब्यमेच ॥ 


न करतंव्यम्‌। शिदर्थेन तावन्नार्थः प्रकृतिग्रहणेन । अवश्यं तत्र 
मार्थे प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । प्रणिमयते प्रण्यसयतेत्येवमर्थम्‌। तत्‌ 
पुरस्तादपक्रक्ष्यते घुप्रकतो माप्रझतौ चति ॥ 


यदि प्रतिग्रहणं क्रियते प्रनिमिनोति प्रनिमीनाति। अत्रापि 
प्राप्नोति। 


अथाक्रियमामाणेऽपि प्रकृतिग्रहणे इह कस्मान्न भवति | प्रनिमाता 
प्रनिमालुं प्रनिमातव्यमिति। ` आकारान्तस्य ङितो ग्रहणं विज्ञायते । 
यथैव तर्हि अक्रियमणे प्रकृतिग्रहणे आकारान्तस्य ङितो ग्रहणं विज्ञायते 





लिये अर्थे नहीं कद सकते । उस के स्थान में प्रकृतिप्रहण ही करना होगा । ( जिस 
से अति प्रसङ्ग न होगा )। 

कोई आवश्यकता नहीं प्रकृतिप्रहण करने की। सित्‌ के लिये तो यूं नहीं, 
क्योंकि नेगेद नद पत पद घुमा० सूत्र में मा के लिये प्रकृतिमहण करना आवश्यक 
है ही, जिसस प्रणिमयते प्रण्यमयत यहाँ प्रनि पूर्वक मेङ धातु को आस्व होने के 
कारण मा मान कर निको णत्व हो जावे। वही प्रकृतिग्रहण मा के पूर्ववर्ती घु के 
लिये भी आकृष्ट कर छिया जायगा। सूत्र में घु और माके मध्य में प्रकृति शब्द 
रखेंगे जो उभयान्वयी होगा, जिससे घुप्रकृति और मा प्रकृति इस दोनों का ग्रहण 
हो जायगा । . 

यदि नेगेदनद० सूत्र में मा के ल्यि प्रकृतिग्रहण करते हैं तो प्रनिमिनोति, 
अनिमीनाति यहां प्रनि पूवक मिल मीन्‌ में भी नि को णत्व प्राप्त होता है। 
क्योंकि मिज मील मीनाति भी मिनोतिदीडां ल्यपि च सूत्र से आत्व हो कर मा 
रूप होने से मा की प्रकृति बन जायेगी । 


इम पूछते हैं नेगेदनद० सूत्र में प्रकृतिप्रहंण न करने पर भी प्रनिमाता 
प्रनिमातुम्‌ प्रनिमातव्यम्‌ यहाँ स्पष्ट मा शब्द के होते हुए नि को णत्र क्यों नहीं होता । 
तब आप यही कहेंगे कि वहां ङित्‌ आकारवाला मा छिया गया है । अर्थात्‌ माङ्‌ 
धातु । प्रनिमाता प्रनिमातुम्‌ प्रतिमातव्यम्‌ में माङ्‌ का मा नहीं है। मित्र मीज का 
है इस लिये णत्व नहीं होता तो प्रनिमियोति प्रनिमीनाति में भी माह न होने से णत्व 
नहीँ होगा । वहां प्रकृतिग्रहण मिज म॑।ज न छे कर मेङ घातु ही छिया जायगा 
क्योंकि वद्द आस्व होने पर माझ बन जाता दै। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





पञ्चम भाह्विक २७१ 


एव क्रियमाणेपि प्रकृतिग्रहण आकारान्तस्य ङितो ग्रहणं विज्ञास्यते । 

6 > इ | ७०० 
विकतार्थन चापि नाथः । दोप ए्वेतस्याः परिभाषाया 'लक्षणप्रतिपदो- 
क्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवे'ति। 'गामादाग्रहणेष्यचिशेषः इति ॥ 


समानराब्दप्रातिषेधः | 


समानशब्दानां प्रतिपेधो वक्तव्यः । प्रनिदारयति। प्रनिधारयति। 
दा धा घुसंज्ञा भवन्तीति घुसंज्ञा प्राप्नोति । 





प्रणिदाता, प्रणिधाता इन विज्कतों के लिये भी इस सूत्र में प्रकृतिप्रहण 
अनावश्यक है । लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा को सर्वन्न मानने में दोष हीदै। 
गामादाम्रहणेष्वविशेषः यह परिभाष। उस की अपवाद रूप है। इस का अभे है-- 
गा मा दा इन शब्दों के अहण मै लाक्षणिक तथा प्रतिपदोक्त का अविशेष होता 
है। उन का कोई भेद नहीं होता । ये चाहे लाक्षणिक हाँ तो भी इन शब्दों से 
गुहीत हो जाते हैं । प्रणिदाता में दाधा शब्दों के लाक्षणिक होने पर भी दाधा 
रूप होने से घुसंज्ञा हो जायगी । 

दाधा के समान राब्दों की घुसंज्ञा का निषेध कहना चाहिये । प्रनिदारयति 
प्रनिधारयति यदा प्रनिपूवेक दङ्‌, एङ्‌ धातुओं से णिच परे रहते वृद्धि और 
रपर हो कर दार, धार्‌ ये रूप घतते हे । उनके अवयत्र दाधा की इस सूत्र 
से घुसंज्ञा प्राप्त होती दै । 


१. गा मा दा महणेप्यतिेषः इस परिभाषा का ज्ञापक दैप्‌ धातु का पित्व 
ही है । अबुदाचो सुप्पितो से पित. प्रत्यय को अनुदात्तत्व विधान किया दै धातु को नहीं। 
दैप्‌ में पित्व इस लिये किया है कि घुसंज्ञा में दापू के निषेध के साथ दैपू का निषेध 
भी हो जावे। दैप्‌ का दापू रूप लाक्षणिक है। लाक्षणिक होने से दाप्‌ शब्द से 
गृहीत ही नहीं होगा तो घुसंज्ञा निषेध के लिये उस में पित्व करना व्यर्थ है। पित्त 
करने से पता लगता है कि दा ग्रहण में लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा नहीँ लगती । 
उस से गा मा दा अहणेष्वविशेषः यह परिभाषा सिद्ध हो जाती है। जिस प्रकार 
गा मा दा इन के ग्रहण में लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नहीं मानी जःती उसी प्रकार 
दाधा घ्वदाप्‌० सूत्र के दा के समान धा के ग्रहण में भी निरनुबन्धकम्रदणि न सानुवन्ध- 
कस्य ( अनुबन्धरहित के ग्रहण में अनुबन्ध सहित का ग्रहण नहीं होता ) यह परिभाषा 
नहीं मानी जायगी तो प्रणिधाता यहां घेट की भी घुसंज्ञा सिद्ध हो. जायगी। यद्यपि 
धातु पाठ में धा धातु निरनुबन्धक नहीं है । सभी सानुबन्धक हैं तथापि दाधा घ्वदाप्‌ 
इस सूत्र में था यह निरनुबन्धक का ग्रहण है। उस से निरनुबन्धक परिभाषा की 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२७२ ख्याकरणसदा भाष्य 


समानशन्दाप्रतिषेधो $थवद्ग्रहणातू । 


समानशब्दानामप्रतिषिधः। अनर्थकः प्रतिषेधः अप्रतिषेधः । 
घुसंज्ञा कस्मान्न भवति । अर्थवद्ग्रहणात्‌। अशवतो दांघोभ्रंहणात्‌। न 
चैताचर्थवन्तौ । 


अनुपसगोद्वा । 


अथवा यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञा अचन्ति। न 
चैतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः । 


यद्येवम्‌ इहापि तहि न प्राप्नोति। प्रणिदापयति । प्रणिधापयति। 


दाधा के समान शब्दों की घुसंशा का निषेध व्यर्थ है अर्थवदूग्रहणे 
नानर्थकस्य इस परिभाषा से दाधा की घुसंज्ञा में अर्थवान्‌ दाधा लिये जायेंगे । 
प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में दार्‌ , धार्‌ धातुओं के सार्थक होने पर भी उनके अवयव 
दा धा अनथक हें । अनथक होने से उनकी घुसंज्ञा नहीं होगी तो नि को 
णत्व नहीं होगा । अथवा--प्रनिदारयति, प्रनिथारयति में दा घा की घुसंज्ञा मान 
भी ळें तो भी प्रनि शब्दों के दाधा के प्रति उपसगे न होने से णत्व नहीं होगा । 
क्योंकि प्र परा आदि का जिस धातु की क्रिया के साथ योग होता है उसके प्रति ही 
` वे गति या उपसमेसंज्ञक होते हैं। प्रनिदारयति, प्रनिधारयति में प्र नि का योग 
दा धा के प्रति नहीं दै अपि तु दारू, धार्‌ के प्रति है इस लिये दार, धार्‌ के 
प्रति ही वे उपसे हैं दा धा के प्रति नहीं । 

` फिर तो प्रणिदापयति, प्रणिधापयति यहां भी घुसंज्ञा नहीं होनी चाहिये । 
क्योंकि यहाँ भी दा था धातुओं से णिच्‌ परे रहते पुक्‌ का आगम हो कर दाप्‌ 





प्राप्ति संभव है । वह अनित्य मानी जायगी तो घटू भी धाज्‌ के समान धा रूप से 
गृहीत होगी। वस्तुतः धेट्‌ की झुसंज्ञा में दो ददू घोः सूत्र का दः ग्रहण ही ज्ञापक 
है। वहां घोः की विद्यमानता मै भी जो दः ग्रहण किया है वह सिद्ध करता है कि चेद्‌ 
घाठु की घुसेज्चा होती है । दा धातु घुसंज्ञक है ही । धा को दघातेहिः से हि आदेश हो 
जाग्रगा । दो को यतिस्यतिमास्था० से इत्त्व हो जायगा। अन्त में दा से भिन्न 
देङ्‌ घटू ही रहती है । वे यदि घुसंज्ञक न हों तो घोः इस अंश से ही व्यावृत्त हो 
सकती हें । घोः के रहते हुए जो दः कहा है वह देङ्‌ घेट्‌ की घुसंज्ञा को सिद्ध करता 
है। दः कहने से पुसेशक उन दोनों की दथ्‌ आदेश में व्यावृत्ति हो जाती हैं। 
दत्त: दुचवान्‌ ये दा के रूप होंगे। देङ्‌ घेट्‌ के घुसंज्ञक होने से ढीतः दीतवान्‌, 
शीतः घीतवान्‌ रूप बनंगे । घुमावस्था से.ईत्व घुसंज्ञक होने पर ही दो सकता है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चस आह्विक २७३ 
अत्रापि नेती दाधावर्थवन्तौ । नाप्येतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः ॥ 
न वाथवतो ह्यागमस्तदूगुणी भूतस्तदूग्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र । 


न वा एष दोषः । किं कारणम्‌ । अर्थवत आगमस्तद्शुणीसूतोऽर्थ- 
चद्भहणेन यूह्मते । यथान्यत्र । तद्यथा अन्यापि अर्थवत आगमोऽर्थबद्‌- 
अहणेन गुह्यते । क्वान्यत्र । छविता चिकीर्षितेति। 


युक्तं पुनर्यन्नित्येषु शब्देष्वागमशासनं स्यात्‌ । न नित्येषु 
नाम शाब्देपु कूरस्येरविचाछिभिर्वणैर्भ वितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
“आगमश्च नामापूर्वः शब्दोपजन” | अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देष्वादेशाः 
स्युः। वाढं युक्तम्‌ । शाब्दान्तरैरिह भवितव्यम्‌ । तत्र राब्दान्तराच्छन्दान्तर- 
झ्य प्रतिपत्तिर्युक्ता ॥ 


आदेशास्तर्हीमे भविष्यन्ति। अनागमकानां सागमकाः | तत्‌ कथम्‌। 





धापू ये रूप बनते हें । उसमें दाप्‌ धाप्‌ ही अर्थवान्‌ हें । उनके अत्रयव दा था नहीं । 
प्र नि का योग भी दापू धापू की क्रिया के साथ दै, दा था की क्रिया के 
साथ नही । र 

प्रणिदापयति, प्रणिधापयति में घुसंज्ञा का अभावरूप दोष नहीँ आता । क्यों ? 
अर्थवान्‌ को होने वाळा आगम उसका अवयव बना हुआ उस अर्थवान्‌ के ग्रहण 
से गृहीत हो जाता है । जैसे- अन्यत्र, लविता (छू-इद, तूच) चिकीषिंता (चिकीष- 
हर्‌ एच्च) आदि में अर्थवान्‌ तूच को हुआ इट्‌ का भागम तृच के अण से 
शुहीत होता है। उसी प्रकार प्रणिदापयति, प्रणिधापयति में अर्थवान्‌ दा धा को 
हुआ पुकू का आगम दा धा ग्रदण से गृहीत हो जायगा तो घुसंज्ञा ददो जायगी । 


क्या यह ठीक है कि शब्दों को नित्य मानते हुए उन में पुकू आदि आगम 
किये जावे । क्या नित्यशब्दों में वणो को कूटस्थ अविचल तथा लोप विकार बृद्धि 
विनाश से रहित नहीं होना चाहिये! अवश्य होना चादिये। आगम तो एक प्रकार 
से नये शब्द का जोड़ होता ह। क्या फिर नित्य शब्दों मे आदेशों का दोना 
ठीक है? विल्कुळ ठीक है। आदेशों सें तो एक शब्द का स्थान दूसरा शब्द ले लेता दै। 
` उसमें कहीं घटती बढ़ती का अवकाश नहीं । सभी शब्द नित्य हैं । पहले शब्द के 
स्थान में दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता दै। 


तो फिर पुक्‌ इट्‌ आदि को आगम न मानकर आदेश मान लीजिये । तृच्‌ को 
इटू का आगम होता दै यह कहद कर तून्‌, के प्रयोग में इतुच्‌ का प्रयोग किया 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२७४ प्याकरणमद्ाभाष्य 


सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः | 
पकदेशविकारे हि 'नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ 
दीङः प्रतिषेधः स्थाध्वोरित्ते | 
दीङः प्रतिषधः स्थाध्वोरिस्वे वक्तव्यः। उपादास्तास्य स्वरः 
शिक्षकस्येति । 'मीनातिमिनोती'त्यात्त्वे छते स्थाष्वो रिच्चतीत्वं प्राप्नोति। 
कुतः पुनरयं दोषो जायत । किं प्रकृतिग्रहणादाहोस्विदू 
रूपग्रहणात्‌॥ 
रूपग्रहणादित्याह। 


इह खजं प्रकृतिग्रहणाद्‌ दोषो जायते । उपदिदीषते । “सनि 
मीमाथुरभलभे'ति। 


नैष दोषः। .दाप्रकृतिरित्युच्यते। न चेये दाप्रकृति:ः। आंकारा- 


जायगा । इस प्रकार आगमरहित शब्दों के स्थान में आगमसदित आदेश हो जायेंगे । 
सो कैसे ? दाक्षी के पुत्र पाणिनिमुनि के मत में सभी आदेश सम्पूर्ण शब्द के 
स्थान में प्रयुक्त होते दें । शब्द के आदि मध्य अन्त रूप किसी पक देश में होने पर 
तो शब्द को नित्यता नदी रह सकती । 

स्थाध्वोरिच्च से विधीयमान इत्त्व के विषय में दीङ्‌ धातु की घुसंज्ञा का निषेध 
कहना चादिय। उपादास्तास्य स्वरः दिक्षकस्य (इस शिक्षक का स्वर क्षीण हो गया=गछा 
बैठ गया दै) यद्वां उपादास्त में उप पूवक दीङ्‌ घातु से लुङ में सिच परे रदत पजू 
विषय में मीनातिमिनोति० सूत्र से आच हो कर दी का दा बनता दै। दा रूप होने 
से घुसंज्ञा दो जायगो तो स्थाध्वोरिच्च से किच्च के साथ इस्व प्राप्त द्वोता दे । 

उपादास्त में क्या मान कर घुसंज्ञा का दोष प्राप्त होता दै। क्या दा 
प्रकृति मान कर या दा रूप मान कर 1 

दा रूप मान कर यहां घुसंज्ञा प्राप्त होती दै । 

छेकिन उपदिदीषते (उंप दीड-सन्‌-त) यद्वां उप पूर्वक सन्नन्त दीङ्‌ धातु में तो 
दा प्रकृति मान कर घुसंज्ञा प्राप्त द्दोती दै । सन्‌ परे रहते इको झळ से किच्व हो 
जायगा तो गुण न होने से एज विषय न रहेगा । एज विषय न रहने से दी ही रहेगा । 
तब दा की प्रकृति दी शब्द की घुसंज्ञा दो कर सनि मी मा घु रभ० से अभ्यास लोप 
और इस्‌. आदेश प्राप्त होगा । 

यद्द कोई दोष नदीं । घुसंज्ञा में दाप्रकृति कदा है । भाकारान्तो की प्रकृति 
पुजन्त दती दे एजम्तों की प्रकृति इकारान्त होती दै । मकृति की जो प्रकृति दै वह 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi Digitized by eGangotri 


पञ्चम आहिक २७५ 


न्तानामेजन्ताः प्रकतयः। पजन्तानामपीकारान्ताः। न 'च प्रकृतेः प्रकृति 
प्रकृतिग्रहणेन गृह्यते । 

स तहिं प्रतिषेधो वक्तव्यः । 

न वक्तव्यः। घुसंज्ञा कस्मान्न भवति। 'संनिपातळक्षणो विधि- 
रनिमित्तं तद्विघातस्ये' त्येवं न भविष्यति । 

दापू प्रतिषेधे न देप्यनेजन्तत्वात्‌ । 
दाप्‌ प्रतिषेधे देपिप्रतिषेधो न प्राप्नोति। अवदातं सुखम्‌। ननु 
चात्त्वे इते भविष्यति। तद्धयार्वे न प्राप्नोति। किं कारण म्‌। अनेजन्तत्वात्‌। 
सिद्धमनुबन्धस्यानेकान्तत्वात्‌ । 





प्रकृतिग्रदण से गृहीत नहीं होती । उपदिदीषते में दी यद दा की प्रकृति नहीं मानी जा 
सकती । दे की प्रकृति तो हो सकती है। दा प्रकृति न होने से यहां घुसंज्ञा नहीं द्दोगी 
तो कोई दोष न होगा । 

तो फिर उपादास्त में दीङ्‌ की घुसंज्ञा का निधेध कह दिया जाय ? 

घुसंज्ञा का निषेध कदने को आवश्यकता नहीं । घुसंज्ञा क्यों नदी दोती ? 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्ते तद्विघातस्य इस परिभाषा से उपाद'स्त में घुसंज्ञा _ 
नहीं होगी । इरू परिभाषा का अर्य है--जो दो के सम्बन्ध से कार्य होता दे वद 
उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वाळे विधि का निमित्त नहीं होता । संनपात- 
लक्षणो विधिः-दो के सम्बन्ध से होने वाला काये । तद्विघातस्यै=उन दोनों के सम्बन्ध 
छो नष्ट करने वाले का । अनिमित्तम्‌=रेतु नहीँ बनता । उपादास्त में जिस सिच के 
जअकित्व के कारण दोङ को आरव हो कर दा बना हे वह दा बन कर घुसंज्ञाऱारा 
स्थाध्वोररच्च से सिच छो कित्‌ नहीं कर सकता । घुसंज्ञा हो जाने से सिच्‌ के भकित्त्व 
का विघात होता है इसलिये घुसंज्ञा नहीं होगी । 

दाधा ष्वदाप्‌० यहाँ दाप्‌ धातु की घुसंज्ञा के निषेध में देप धातु का निषेध 
नहीं प्राप्त होता । अवदातं मुखम्‌ ( शुद्ध सुख ) यद्वां अब पूर्वक दप धातु से क्त 
प्रत्यय परे रहते घुसंज्ञा का निषेध इष्ट दै। घुसंज्ञा न होने से अच उपसयोत्तः से 
सकार आदेश नहीं होगा तो अवदातं मुखम्‌ यद इष्ट रूप बन जायगा । आदेच उपदेशे० 
से आत््व करन पर दाप्‌ बन जायगा फिर अदाप्‌ से निषेध हो जायगा । वह आत्त ही 
तो नहीं प्राप्त होता । क्यों ? एजन्त न होने से। देप के अन्त में पकार दै। 
एच्‌ नहीं है तो आदेच उपदेशे० से आत्त कैसे होगा ? 


१. सं सन्निपाते विदन्तीति तद्विघातः । कमैण्यण्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२७६ व्याकरणमहाभाष्य 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अजुबन्धस्यानेकाम्तत्यात्‌ । अनेकान्ता 

अनुबन्धाः । 
पित््रतिषेधाद्वा । 

अथंवा दाधा च्वपिद्ति वक्ष्यामि । तञ्चाचञ्यं वक्तव्यम्‌। अदा- 
बिति हथुच्यमाने इहापि प्रसज्येत प्रणिदापयतीति। शक्यं ताचद्नेनाविति 
ब्रुवता बान्तस्य प्रतिषेधो विज्ञातुम्‌॥ 

खून तर्हि भिद्यते ॥ 

यथान्यासमेचास्तु । नयु चोक्तं दाप्‌ प्रतिषेध न देपीति। परिहृतः 
मेतत्‌ 'सिद्वमनुवन्धस्यानेकान्तत्वादिति’ः । अशथेकान्तेषु दोष एव । 


देप्‌ को घुसंज्ञा का निषेध सिद्ध हो जायगा । कस ? अनुबन्ध के अनेकान्त 
अर्थात्‌ अनवयव होन से । देप्‌ का पकार अनुबन्ध धातु का अवयव नहीं माना जायगा 
तो दै के एजन्त होने से आच दो जायगा। अनेकान्ता अनुवन्धाः यह परिभाषा 
है। इस का अर्थ हे अनुबन्ध धातु आदि के अवयव नहीं दोते। अथवा दाधा 
घ्वपित्‌ ऐसा सूत्र बनायेंगे। उसमें अपित्‌ शब्द से पित्‌ का निषेध होगा तो दापू 
दैप्‌ दोनों निषिद्ध हो जायेंगे दा धा घपित्‌ ऐसा सूत्र अवश्य बनाना ही चाहिये ! 
अदाप कहने से तो प्रणिदापयति यहां णिजन्त दा धातु में भी दापू रूप होने से 
घुसंज्ञा का निषेध ग्राप्त होता है । वैसे - प्रणिदापयति में घुसंज्ञा का निषेध रोकने 
के लिय यह भो तरीका है कि दा घा घ्वदाप्‌ में दापू का निषेध न कर के दाव्‌ का 
निषेध करें | दाधा ध्वदाव्‌ आद्यन्तवदेकस्मिन इस संदिता पाठ में अदाब्‌ कहता हुआ 
ह अध्येता अदाप्‌ कें समान अदाव्‌ भी तो समझ सकता है । क्योंकि सन्धि में 
पकारान्त तथा बकारान्त दोनों ही निकल सकते हैं। उस अवस्था में दृप्‌ का 
निषेध न मान कर दाब्‌ का निषेध मानेंगे तो दाप्‌ दैप दोनों धातु घाउुपाठ में 
चकारान्त पढ़ दिये जायेंगे । प्रणिदापयति में दाब्‌ न होने से घुसंज्ञा का निषेध 
न दोगा । 
दा था ध्वपित्‌ इस न्यास को मानने पर पाणिनि का दा धा ध्वदापू यह 
सूत्र तो बदलना होगा । 
जैसा पाणिनि का दा धा घ्वदाप्‌ यह सूत्र है वैसा ही रहने दीजिये। यह जो 
कहा था कि दापू के निषेध में देप का निर्रध नहीं प्राप्त होता उसका समाधान 
अनुबन्ध के अनेकान्त होने से कर दिया था । अनकान्ता अनुबन्धाः इस परिभाषा 
के समान एकान्ता अनुबन्धाः यद्द परिभाषा भी है। इसका अर्थ दै- अनुबन्ध 
घातु आदि के एकान्त: अधोव असप (दोते है»! (स जुबर्यो के, एकात्त.सातजे के पक्ष 


पञ्चम भाहिक ) २७७ 


एकान्तेष्वपि न दोषः। आत्ते छते भविष्यति। नलु चोक्तं तद्र्यात्व 
न प्राप्नोति । किं कारणम्‌ अनेजन्तत्वादिति । पकारलोपे कृते भविष्यति । 
नह्ययं तदा दाप्‌ भवति। भूतपूर्वगत्या भविष्यति। एतच्चात्र युक्तम्‌। 
यत्सर्वेष्येवे साचुवन्धकग्रहणेषु भूतपूर्वगतिरविज्ञायते । अनैमित्तिको 
ह्यनुवन्धलोपस्तावत्येच भवति । अथवाचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति नाञुवन्धकुतः 
मनेजन्तत्वमिति । यद्यमुदीचाँ माङो व्यतिहारे इति मेङः सालु- 
वन्धकस्यात्वभूतस्य ग्रहण करोति । अथवा दाबेवायं न दैवस्ति 
कथमवदायति । इयन्‌ विकरणो भविष्यति ॥ 


आदन्तवदेकस्मिन्‌ ॥१।१।२१॥ 





में दोष ही है । एकान्त मानने पर भी दोष नहीं है । देप्‌ को आच्व करने पर दाप्‌ बन 
जायगा । यह जो कहा था कि एजन्त न होने से आत्त नहीं प्राप्त होता पकार का लोप 
करने पर एजन्त यन जायगा । तब यद दाप नहीं रहता तो भूतपूर्वगति से दाप्‌ समझ 
छिया जायगा । पहले दैप्‌ अवस्था में पकार था । पकार का लोप हो कर आच होने से 
दा बन गया । भूतपूर्व पकार के कारण दापू बन जायगा । भूतपूर्वगति वाली बात यहां 
ठीक बैठती है । सभी सानुबन्धक शब्दों में भूतपूर्वगति से काम छिया जाता है । 
भूतपूर्व गति का अर्थ है--जो पंहळें था उसके बाद में न रहने पर भी उसकी पहरी 
सत्ता को सान कर काम करना । क्योंकि अनुबन्ध का लोप तो अनैमित्तिक है। 
बिना निमित्त के होने से इत्संज्ञा होते ही हो जाता है । तावत्येवनउसी समय, 
उतने में ही अर्थात्‌ इत्संज्ञा होते ही । अनुबन्ध के छुप्त हो जाने पर उसको पहली 
सत्ता को सान कर उसका कार्य किया जाता है। अथवा, आचार्य का ब्यवहार इस 
बात का ज्ञापक्र है कि अनुबन्ध के कारण एजन्तत्व का अभाव नहीं होता । अर्थांत 
अनुबन्ध रहते हुए भी एजन्त बना रहता है। उदीचां माङो व्यतिहारे इस सूत्र में 
जो ङकार अनुबन्ध सहित मेङ्‌ घाछु को एजन्त मान कर आंदेच उप० से झाच्व- 
विधान हारा माङः यह निर्देश किया है वही इस बात को सिद्ध करता हे कि 
अनुवन्ध से एजन्तत्व का विघात नहीं होता नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वम्‌ यद्‌ परिभाषा ` 
है। इसका अर्थ स्पष्ट दै-अनुबन्ध का. किया हुआ पजन्तत्व का अभाव 
नहीं होता । 

अथवा दैप्‌ शोधने घातु को भी दाप्‌ शोधने बना कर दिवादि गण से 
पढ़ देवा चादियि जिससे अदाप्‌ में दाप्‌, दैए्‌ का झगडा ही न रदे। दैप्‌ का दाप्‌ 
होने पर अवदायति यद रूप कैसे बनेगा । दिवादिगणीय धातु हो जाने से स्यन्‌. 
विकरण दो कर बन जायगा । 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२७८ ब्याकरणसहाभाण्य 
किमर्थमिदमुच्यते ? 
सत्यन्यस्मिन्नाचन्तवद्भावादेकर्मिन्ना्न्तत्रदूधचनम्‌ । 


सति अन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते । 
सति अन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ परं नास्ति पूर्वमस्ति सोऽन्त इत्युच्यते। 
सत्यन्यस्मिन्नायन्तवद्भावादेतस्मात्‌ कारणात्‌ पकस्समिन्नाद्यन्तापदिष्टानि 
कार्याणि न सिध्यन्ति इष्यन्ते च स्युरिति । तात्यन्तरेण यत्नं न सिध्यन्ति 
इत्येकस्मिन्नाद्यन्तवद्‌ वचनम्‌ | एवमर्थमिद्सुच्यते। 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तही ति । 
तत्र व्यपदेशिवद्दचनम्‌ | ४ 
तत्र व्यपदेशिवद्धावो वक्तव्यः। व्यपदेशिवदेकस्मिन कार्य अवतीति 
वक्तव्यम्‌ । रा 
कि प्रयोजनम्‌ ? 


एकाचो द्वे प्रथमार्थम्‌ । 


यह सूत्र किस लिये बनाया दै । 

अन्य के होने पर जिससे पूर्वे नहीं है पर है वह आदि कहाता है। अभ्य के 
होने पर ही जिसस पर नहीं है पू है वह अन्त कहाता है । इस प्रकार आदि 
अन्त का व्यवहार अन्य के होने पर होता है । अकेले में नहीं हो सकता । इस कारण 
एक ही में आदि अन्त को कहे हुए कार्य नहीं किये जा सकते । इष्ट है कि अकेछे 
में भी वे हों । वे विना यत्न के सिद्ध नदीं होते इसलिय यह सूत्र बनाया दै । 

यह सूत्र का प्रयोजन ठीक है । किन्तु आयन्तवरेकस्मिन्‌ की जगह व्यपदेशि- 

. वदेकस्मिन्‌ यद्‌ सूत्र या परिभाषा बना कर व्यपदेशिवद्भाव कहना चाहिये । मुख्य 

में मुख्य के समान व्यवद्दार को व्यपदेशिवद्वाव कहते हैं ।' 

ख्यपद्देशिवज्ञाव का क्या प्रयोजन है ? 





१. निमित्त होने से जिसका मुख्य व्यपदेश है वह व्यपदेशी है। पठ्‌ धातु 
एक अच्‌ बाला शब्द रूप है, एकाच्‌ इसका मुख्य व्यपदेश है। इ (ण्‌) यह अच्‌ रूप ही 
है, एकाच नहीं । तो भी व्यपदेशी पठ्‌ की तरह इसके विषय में भी कार्य होगा । यही 


व्यपदेशिवद्धाव हवेत Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चम जाहिक २७३ 


सक्ष्यति-““पकाचो द्वे प्रथमस्येति बहुवीहिनिर्देश” इति । तस्मिन्‌ 
क्रियमाणे इहैव स्यात्‌ पपाच पपाठ। इयाय आर इत्यत्र त स्यात्‌। 
व्यपदेशिवदेकस्मिन कार्य भवतीत्यजापि सिद्ध भवति । 

षले चादेशसम्प्रत्ययार्थम्‌ । 
वक्ष्यति-'आदेशप्रत्यययोरित्यवयवषष्ठी'ति । पतस्मिन्‌ क्रियमाणे 
> > 

इद्दैय स्यात्‌ करिष्यति हरिष्यति । इह न स्यात्‌ इन्द्रो मा वक्षत्‌, स 
देवान्‌ यक्षदिति । व्यपदेरिवदेकस्मिन्‌ कार्य भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति। 

स तर्हि व्यपदेरिवद्भावो वक्तव्यः । 

न वक्तव्य; । 


अव्चनाल्लोकबिज्ञानातँ, सिद्धम्‌ । 


एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र पर कगे कि एकाचः यह बहुब्रीहि समास का 
निर्देश दे । एकः अच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ इस प्रकार बहुत्रीहि समास मान कर 
एक अच्‌ वाला यद अर्थ वहाँ लिया जायगा। इस अर्थ को लेने पर पपाच पपाउ 
(पच्‌ पद्‌ःछिद्‌ , तिप्‌ णङ्‌) यद द्रित्व हो सकेगा । पच्‌, पढ्‌ दोनों एक अच वाळे 
हैं किन्तु इयाय {इण्‌-छिद्‌, तिप्‌ णछ) आर (ऋ-छिद्‌ , तिप्‌ , णछ्‌ ) यहां द्वित्व न हो 
सकेगा । इ और ऋ ये एक अच्‌ वाळे न हो कर एक अच रूप हें । व्यपदेशिवज्ञाव 
ले एक अच्‌ रूप को एक थच वाला सान कर यदाँ भी द्वित्व सिद्ध दो जायगा | 
आदेशप्रःयययोः सूत्र पर कईदंगे कि यहां प्रत्यय शब्द में जो षी दै वह 
क्षवयतघणी हे । अर्थात्‌ प्रत्यय के अवयव सकार को घत्व होता दै । प्रस्ययावयव 
सकार को बरड भावने पर करिष्यति दरिष्यति ( कृ, हृ-स्यति) यदी सकार को षर्व 
हो सकेगा । यहां स्य प्रत्यय का अवयव सकार दै । किन्छु इन्द्रो मा वक्षत्‌, स देवान्‌ 
यक्षत्‌ इन वैदिक प्रयोगस्थ वक्षत्‌ यक्षत्‌ (बहू, यज््‌-छेट्‌ , सिप्‌ , तिप्‌ ) में सिप्‌ विकरण 
के सकार को षर्व न हो सकेगा। सिप्‌ यह प्रत्यय रूप सकार है प्रत्यय का अवयव 
सक्रार नहीं हे । व्यपदेशिवद्धाव से प्रत्यय रूप सकार को भी प्रत्यय का. अवयव 
सकार मान कर षत्व सिद्ध हो जायगा। 

तो फिर ब्यपदेरिवञ्भाव कद दिया जाय ? 


व्यपदेरिवद्भाव के कहने की आवश्यकता नहीं । बिना करे लोकव्यवहार से 





१. वचनस्याभावः अवचनम्‌ । 
२. विज्ञान शब्द का यहां व्यवद्दार अभ दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


९८७ ब्याकरणसहोभाण्य 


अन्तरेणेब वचनं लोकविज्ञानात्‌ सिद्धमेतत्‌ । तद्यथा लोके 
शालासमुदायो आम इत्युच्यते । भवति चैतदेकस्प्रिन्नपि एकशाको 
ग्राम इति। . 

विषम उपन्यासः । ग्रामशब्दोऽयं यह्वर्थः । अस्त्येव 'शालासझुदाये” 
वर्तेते । तद्यथा ग्रामो दग्धः इति। अस्ति वाटपरिक्षेप! वर्तते । तद्यथा 
ग्रामं प्रविष्ट इति । अस्ति च 'मनुष्येषु' वर्तते । तद्यथा ग्रामो गतो ग्राम 
आगत इति । अस्ति 'सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके? वर्तते । तद्यथा 
ग्रामो छब्ध इति। तद्‌ यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वतंते 
तमभिसमीक्ष्यैतत्‌ प्रयुज्यते एकशालो ग्राम इति । 


(७०० 


यथा तर्हि वर्णसमुदायः पदम्‌। पद्समुदाय ऋक्‌ । कळू समुदाय; ` 
सूक्तमित्युच्यते । भवति चैतदेकस्मिन्नप्येकवण पदम्‌ एकपदा ऋक्‌, 
एकचे सूक्तमिति । द 

अतराप्यर्थेन युक्तो व्यपदेशः । पद नामार्थः। ऋङ्‌ नामार्थः | 
ही यह सिद्ध हो जायगा। जैसे झालासमुदाय (बहुत घरों का समूह) आम कहाता 
है किन्तु लोक में एक शाला वाळे में भी प्राम शब्द का प्रयोग दीखता. है। यद 
एक घर का ग्राम दै । 02 

यह ग्राम का उदाहरण ठीक नहीं । क्योंकि आम शब्द के बहुत से अर्थ हँ । 
शालासमुदाय, वाटपरिक्षेप ( खेतों की रखवाली के लिय बनाई हुई बाइ या बाडा ) 
अन्तत मनुष्य, जंगल खेतों की सीमा, पहाड, टीळे आदि ये सब ग्राम कहाते दें । 
डन में समीपवसी जंगल, खत की सीमा, टीळे आदि अर्थ के विचार से हमें ग्राम 
मिला है यह एक शाला वाला आम है ऐसा प्रयोग होता है । गांव के पास. जंगछ 
में या खत की सीमा में बने एक घर को देख कर कद देते दें यह एक धर का 
गाँव दै ! | 

आम का उदाहरण न सही, यदद दूसरा उदाहरण लीजियि। वर्णी के समूह 
को पद, पदों के समूह को ऋचा और ऋचाओं के समूह को सूक्त कहते हें । 
किन्तु लोक में एक वणे में भी पद शब्द का, एक पद भै भी ऋचा शब्द का और 

एक ऋचा में भी सूक्त शब्द का प्रयोग होता है । जैसे यह एक अक्षर का पद 
` है। यह एक पद की ऋचा है । यद एक. ऋचा का सूक्त दै । 


यहां भी अथ की दृष्टि से वेसा प्रयोग होता है । यद एक अक्षर वाळा पद 


„ १. पद से यहाँ पाद समझना चाहिये, क्योंकि एकपद-रूप कोई ऋचा नहीं है। 


२, पद के अर्थ को अभेदोपचार से पद कह दिया है । पुकव्ण पदम्‌ इत्यादि में 
एक्वर्णोदि बदुचीहि,का, पदाशीढि अन्य सदा, है! Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चस आहिक २८६ 


सूक्तं चामार्थ इति । 


यथा तर्हि बहुषु पुत्रेषु पतदुपपन्नं भवति अयं मे ज्येष्ठोष्यं 
मे मध्यमोऽयं मे कनीयानिति। भवति चैतदेकस्मिन्नपि अयमेव मे ज्येष्ठो- 
. ऽयमेव म मध्यमोऽयमेव मे कनीयानिति । 


तथाऽसूतायामसोष्यमाणायां च भवति प्रथमगर्भेण हतेति । 


~ 5 \ 
तथाऽनेत्यानाजिगमिषुराह-इदं मे प्रथममागमनमिति ॥ शइ. पूर्टल्‍्स ड 
छवि 9 ततने मश I 


आद्यन्तवद्धावरच राक्योऽवकलुम्‌। कथम्‌ । 


अपूर्वाचुत्तरङक्षणत्वादाचन्तयोः सिद्धमेकस्मिन्‌ । 
अपूर्वलक्षण आदिः, अनुत्तरलक्षणोऽन्तः, पतच्चेकस्मिन्नपि 


का अथे है । यद एक पद्‌ वाला ऋचा का अथे है। यद एक ऋचा वाला सूक्त का 
अथ है। 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । बहुत से पुत्रों के होने पर तो यह कहना 
ठीक बनता है कि यह पुत्र मेरा बड़ा दै, यह बिचला हे और यद सब से छेटा दै 
किन्तु लोक में एक ही पुत्र के होने पर भो यइ व्यवहार दोखता दै कि यदी पुत्र 
मेरा बड़ा है, यही बिचला है और यही सब से छोटा है। इसी प्रकार जो स्त्री पहले 
कभी प्रसूत नहीं हुई और आगे भी किसी कारणवश प्रसूत न होने वाली हे उसके 
कुक्षिस्थ गर्भ के कारण जब उसकी सत्यु ददो जाती है तब यइ प्रयोग होता ह्वै कि 
वह स्त्री पहले गर्भे से मारी गई । जिस स्त्री का अनेक बार प्रसव हो चुका है, 
वहाँ प्रथम गर्भ यह व्यपदेश ठीक है भोर जिसका प्रसव आगे होगा वहां भी पूवोत्पन्न 
पुत्र से मारे जाना संगत है पर प्रकृत में प्रथम गर्भ से मारी गई ऐसा प्रयोग कैसे 
हुआ । किन्छु ऐसा प्रयोग होता हे । ऐसा लोकव्यवद्वार है। इसी प्रकार जो व्यक्ति 
किसी के घर पहुळ कभी नहीं आया और आगे भी कारणवश वहां कभी आने की 
इच्छा नहीं रखता है वह एक बार उसके घर में आ कर कद्दता है कि यदद मेरा आपके 
घर मै पहला आगमन है । यहां एक ही आगमन में पळा आगमन यद्‌ प्रयोग किस 
आधार पर किया गया। किन्तु लोक में ऐसा प्रयोग होता है। इस लिये लोक 
व्यवहार से ही सिद्ध हो जाने पर (शास्त्र में) व्यपदेशिवद्धाव कदने की आवश्यकता 
नहीं । र 

आद्यन्तवद्भाव वाले इस सूत्र के कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं। 


क्यों ! आदि का लक्षण हमे यह नहीं करेंगे कि जिस से पूर्व नहीं दै पर है वद 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by ०७” 





२८२ ज्याकरणमहासाष्य 
भवति। अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वादू एतस्मात्‌ कारणाद्‌ पएकस्मिन्तप्या- 
द्यन्तापदिष्टानि कार्याणि भविष्यन्तीति नार्थ आद्यन्तवद्भाचेन । 


गोनदीयस्त्वाह सत्यमेतत्‌ सति त्वम्यस्मिन्निति । 
कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि । 


आदिवस्ते प्रयोजनं प्रत्ययज्निदाबुदात्तत्वे । 


प्रत्ययस्यादिरिदात्तो भवतीति इहच स्यात्‌ कतेव्यं, तेत्तिरीयः। 
औपगवः कापटवः इत्यत्र न स्यात्‌ । ब्नित्यादिरनित्यम्‌ इति इहेव स्यात्‌ 
अहिचुम्बकायनिः, आग्निवेश्यः । गार्थः, कृतिः इत्यत्र न स्यात्‌ । 





आदि है अपितु यह (इतना ही) करेंगे कि जिस से पू नदीं है वह आदि हे । पर 
` हो या न हो उस की जरूरत नहीं । इसी प्रकार अन्त का लक्षण यह नदीं करेंगे कि 

है यान हा 

जिस से पर नहीं है पू हे वह अन्त है अपितु यह करेंगे कि जिस से पर नहीं है 

वह अन्त है । पू में हो यान हो उस की अपेक्षा नहीं। आदि अन्त का यह 

लक्षण एक भै भी घट जायगा। क्योंकि जब एक ही अक्षर है तो उसके पूर्व में 

कुछ न होने से वही आदि है । पर में भी कुछ न होने से वही अन्त है । 


गोनदीय अर्थात्‌ भाष्यकार तो यह कहते हैं कि अन्य के होने पर ही आदि 
अन्त का व्यदार ठीक बनता है_अक्रेले म नही इस लिये आयन्तवरेकरिमन्‌ इस 
सूत्र की आवश्यकता अवश्य माननी चाहिये । 


इस सूत्र के प्रयोजन क्या हँ? 


आदिवज्चाव के तो ये प्रयोजन हैं । आइुदात्तरच से प्रत्यय के आदि अक्षर 

को उदात्त कहा है वह कतंव्यम्‌ (कृ-तव्यत्‌) तत्तिरीयः ( तित्तिरि-छण्‌=ईय ) यहीं 
प्राप्त हो सकता है। तव्य शर ईय प्रत्ययों में कई अक्षर होने से उन के आदि 
अक्षर त और ई हो जाते हैं। किन्तु औपगवः कापटवः ( उपगु, कपडु-अण्‌ ) यहाँ 
केवल एक अक्षर वाळे अण्‌ प्रत्यय में नहीं प्राप्त हो सकता। इस सूत्र स एक को भी 
आदिवद्धाव से आदि सान कर हो जाता है। ज्नित्यादिर्नित्यम्‌ से जित्‌ नित्‌ प्रत्यय 
परे रहते प्रकृति को आयदात्त कदा है। वह अदिचुम्बकायमिः / अदि चुम्बक- 
. किनतुआयनि) आभिवेश्य: ( अग्निवेश-यज ) यहां ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि 
अदिचुस्बक अग्निवेश शब्दों में कई अक्षर होने स उन के आदि अक्षर दोनों अकार 
हो जाते हैं । किन्तु गाग्यः ( गगे-गागू-पज्ञ ) कृतिः (कु-क्तिन्‌) यहां केवळ गा 
खोर कृ ये एक अक्षर हेने से प्राप्त नदी हो सकता। एक को भी आदिवद्ाव से 


CC-0. Prof. an a i Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


क्य फन सम्‌ (४९1१६०) 29 18-> | 


पञ्चम आह्विक २८३ 


वलादेरार्धधातुकस्येट । 


वलादेराधधातुकस्पेद्‌ प्रयोजनम्‌। आधधातकस्येड वढादेरिती 
हैव स्यात्‌ करिष्यति हरिष्यति । जोषिषत्‌ मन्दिषदित्यत्र न स्यात्‌ । 


यस्मिन्विधिस्तदादित्वे । 


| 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादित्वे प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यति यस्मिन्‌ विधिः 
स्तदादावव्ग्रहणे इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे 'अचि इनुधातु्चवां य्वोरियङ्- 


€<. 


वडा? इति इहव स्यात्‌ थ्रियः श्रुवः । थियौ श्रुवौ इत्यत्र न स्यात्‌ । 


अजादाट्ल । 


अजाद्याद्त्वे प्रयोजनम्‌ । 'आडजादीनाम्‌? इति इहैव स्यात ऐेहिष्ट 
ऐश्रिप्ट । ऐप अध्ये इत्यत्र न स्यात । 
US He क कस DO 
आदि सान कर हो जाता है। आर्धधातुकस्येड वलादे: से चलादि आर्धधातुक को 
इट्‌ का झागस कहा है। वह करिश्यति हरिष्यति (कृ हृ-स्यति) यहां ही प्राप्त 
दो सकता है। क्योंकि आधधातुक स्य प्रत्यय म कई अक्षर होने स उस के आदि 
में सकार होने से वह वशादि है । किन्तु जोबिषत' मन्दिषत्‌ ( जुष्‌ मन्द्‌-सिप्‌ तिप्‌ } 
यहाँ सिप्‌ दिकरण ( आर्धधातुक प्रत्यय ) के केवल एक अक्षर रुप (स्‌) होने से प्रा 
नहीं हो सकता । एक को भी आदिवद्भाव से आदि सान कर ह्यो जाता है। 


यरिमिन्‌ विधिस्तदादावळ्पहणे यह परिभाषा आगे येन विःभिस्तदन्तस्य 
सूत्र पर कईंगे । उस से अळू ग्रहणविषयक सप्तमी विभक्ति के निर्देशों मै तदादि- 
विधि होतो है । जैसे अचिःनुधातु० सूत्र में अचि यह सपमी विभक्ति प्रत्यय का 
विशेषण दै । उस में तदादिविधि हो कर अजादि अर्थ होता है। अनादि प्रत्यय परे होने 
पर इयङ्‌ उवङ्‌ होंगे तो श्रियः श्रवः ( श्री भ्न-जस्‌ ) यहाँ ही थे प्राप्त हो सकेंगे । 
जस्‌ प्रत्यय में कई अक्षर होने से अकार आदि में हो जाता है। किन्नु श्रियो भ्रवौ 
( श्री श्रू-ओ ) यदां केवळ एक अक्षर रूप औ के परे होने पर प्रात न हो सकेंगे । 
एक को भी आदिवद्घाव से आदि मान कर हो ज्ञाते हें । 


आडजादीनाम्‌ से अजादि अङ्गों को आद्‌ का आगम कहा हैं इह ऐसिष्ट एक्षिष्ट 

( इंह्‌ ईंक्ष-सिच ठक त) यहां ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ईह ईक्ष्‌ में कई 
_खक्षर होने से उन का आदि अक्षर ई यह अच हो जप्ता है। किन्तु ऐष्ट अध्यैष्ट 
(रडू, अधि इड-सिच्‌ छङ्‌ त) यहां ईङ्‌ और इङ्‌ अङ्गों के केवर एक अच रूप होने 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized.by eGangotri 





२८४ ्याकरणसद्दासाष्य 
अथान्तचत्त्वे कानि प्रयोजनानि ? 


अन्तवद्‌ द्विवचनान्तप्रगृह्यत्वे 


अन्तवद्‌ द्विचचनान्तम्रृह्यत्वे प्रयोजनम्‌ । ईदूदेद्‌ द्विवचने प्रगह्मम्‌ 
इतीहैव स्यात्‌ पचेते इति, पचेथे इति। खद्वे इति, माळे इति इत्यत्र 


न स्यात्‌ । 
मिदचोन्त्यात्परः । 


मिदचोऽन्त्यात्परः प्रयोजनम्‌। इहैव स्यात्‌ कुण्डानि चनानि। 
तानि यानीत्यत्र न स्यात्‌ । 


अचोन्त्यादि टि । 
अचोन्त्यादि टि प्रयोजनम्‌। रित आत्मनेपदानां टेरे इतीहेच स्यात्‌ 





से आप्त नहीं ददो सकता । एक को भी आदिवद्वाव से आदि मान कर हो जाता है। 

अन्तवद्भाव के क्या प्रयोजन हैं ? 

अन्तवद्भाव के ये प्रयोजन ह-ईदूदेत्‌° सूत्र से ईकारान्त, उकारान्त, एकारान्त, 
द्विवचन को प्रगृह्यसंज्ञा कही है वह पचते इति, पचेथे इति. ( पच्‌-आताम्‌ , आथाम्‌= - 
लाते, आथे ) यहां ही प्राप्त हो सकती है क्योंकि आते, आये में कई अक्षर होने 
से कारान्त द्विवचन हो जाता है । किन्तु खट्वे इति, माले इति ( खद्वा 
साला-शी=ई ) यहां शी को ई के केवळ एक ईंकाररूप या एकाररूप हेने से 
प्राप्त नहीं हो सकती । एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर हो जाती है । 

मिदचोन्त्यात्परः से मित ( नुम्‌) का भागम अन्तिम अच्‌ से पर कहा है। 
वह कुण्डानि वनानि यहां ही प्राप्त हो सकता है क्योंकि कुण्ड और वन में कई 
अक्षर होने से अन्तिम अच ड और न कां अकार'हो जाता है। किन्तु तानि 
यानि ( तदू-त, यदून्य, जस्‌. शि) यद्वां तद्‌, यद्‌ केत, य शब्दों में एक ही 
अच होने से नहीं प्राप्त हो सकता। एक को भी _अन्तवद्भाव से अन्त घान 
कर हो जाता है । 

अचोन्त्यादि टि से अचों के मध्य में अन्तिम अच की रि संज्ञा कही है। 
चह टित आत्मनेपदानां टेरे से टि को एत्व करने में उपयुक्त होगी। उससे 
कुर्वाते, कुवीथे ( कृआाताम्‌ , आथाम्‌) यहां आताम्‌, आथाम्‌ में कई अक्षर 
होने से अन्तिम अच ता. था का आ हो जायगा तो आम्‌ की टि संज्ञा 
हो कर टरेत्व सिद्ध हो जाता दै । किन्तु कुरते (कत) कुर्वे (क-इद ) यहां त 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





पञ्चम आह्विक २८५ 
कुर्वाते कुथे । कुरुते कुर्वे इत्यत्र न स्यात्‌ । 
अलोन्त्यस्य । 


अळोन्त्यस्य' प्रयोजनम्‌ । अतो दीर्घो यञ्जि सुपि च इह स्यात्‌ 
घराभ्यां पराभ्यामिति । आभ्याम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । 


येनविधिस्तदन्तत्वे । 


येन विघिस्तद्न्तत्वे प्रयोजनम्‌। अचो यत्‌ इहैव स्यात्‌ चेयं 
जयम्‌ । पयमध्येयामित्यत्र न स्यात्‌ । आद्यन्तवदेकस्मिन कार्य 
भवतीत्यत्रापि सिद्धं भचति । 


तरप्‌ तमपो घः' ॥ १।१।२२॥ 
घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधः । 





और इट्‌ प्रत्ययों सें केवळ एक अच्‌ होने से अन्तिम अच्‌ न बन सकेगा तो टि 
संज्ञा न हो कर टेरेत्व नहीं भ्राप्त होता । एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर 
हो जाता है। | 
अलोन्त्यस्य ले घष्टीनिर्दिट के अन्तिम अक्षर को आदेश कहा है। वह 
अतो दीघो यि सुपि च यहां उपयुक्त होता है। सुपि च से अदन्त अङ्ग के 
अन्तिम अक्षर को दीधे होगा तो घटाभ्याम्‌ पराभ्याम्‌ में ही प्राप्त हो सकेगा 
(क्योंकि घट पट में कई अक्षर होने से अन्तिम अक्षर ट का अ हो जाता है। 
किन्तु आभ्याम्‌ ( इदसूऱभ-भ्याम्‌ ) यहाँ इदम्‌ शब्द का अकार केत्रल अ रूप 
अङ्ग है अक्राराम्त नहीं है। जब अकारान्त नहीं है तो उसका अन्तिम अक्षर 
हां से हो सकता है। इस लिये यहाँ सुपि च से दीर्घ नहीं प्राप्त हो सकता । 
एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर हो जाता है। 
येन विधिस्तदन्तस्य से ब्रिशेषण द्वारा कहा हुआ कार्य तदन्त को होता है । 
जैसे अचो यत्‌ यहां अच्‌ विशेषण द्वारा धातु से यत्‌ प्रत्यय कदा दै तो वह 
अजन्त धातु से होगा । इस लिये चयम्‌. जेयम्‌ (चि, जि-यत्‌) यहां चि जि में 
अन्तिम इकार के कारण भजन्त होने से यत्‌ दो सकता है किन्तु एयम्‌ अध्ययम्‌ 
(इङ्‌, अधि इङ्-यत्‌ ) यहां ईङ्‌ और इङ्‌ के केवळ एक अच्रूप होने से नहीं - 


CS 


प्राप्त हो सकता । एक को भो अन्तवद्भाव से अन्त मान कर हो जाता है । 


१. (ह्विवचनविभज्योपपुदे त्रबीयुसुनी,, अतिशायते तनिष्ठ, इत्त,भूतिझाय अर्थ- 


२८६ व्याकरणमहाभाष्य 


घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधो वक्तव्य: | नद्यास्तरो नदीतरः। 
घसंज्ञायां नदीतरेऽप्रतिषिधः । 

अनर्थकः प्रतिषेधः अप्रतिषेधः। घसंज्ञा कस्मान्न भवति | तरब- 
ग्रहणं ह्योपदेशिकम्‌। औपदेशिकस्य तरपो ग्रहणम्‌ । न चैष उपदेशे 
तरप्‌ शब्द; 

तरप्‌ तमप्‌ की घसंज्ञा में नदीतर शब्द के तर की भी घसंज्ञा प्राप्त होती 
है उस का निषेध कहना चाहिये । नयास्तरः नदीतरः । यहां त धातु से कर्ताभिन्न 
कारक में ऋदोरप्‌ से अप्‌ प्रत्यय.हो कर तर बनता ह। यह अप्‌ प्रत्यय के पकार 
अनुबन्ध को मिला कर तरपू प्रत्यय के समान रूप - वाळा तरप्‌ हो जाता है । तरप्‌ 
प्रत्यय जैसे पकार अनुबन्ध के हट जाने पर तर होता दै उसके समान यह भी तर 
है । इस की भी घसंज्ञा प्राप्त होनी चाहिये । 

. नदीतर शव्द में घसंज्ञा का निषेध कहना व्यै दे । घसंज्ञा क्यों नहीं होती? 

उपदेशावस्था में जो तरप्‌ है उसका घसंज्ञा में अहण हे । नदीतर में तरप्‌ उपदेशा- 
वस्था में नहीँ । ओपदेशिक का अथं उपदेशावस्था मै होने वाला है। उपदेशावर्था में. 


तो अप दै । प्रयोगावस्था म तर दै । तरपू कहीं नः से तर है | तरप कहीं नहीं है । इस लिये इसको घसंज्ञा 


नही होगी । 


वाले स्वार्थिक प्रत्ययं के प्रकरण में ही तादी घः या पितौ घः ऐसा सूत्र बना कर तरपू 
तमप्‌ प्रत्ययों की घसंज्ञा सिद्ध हो सकती थी फिर भी जो उस प्रकरण से हटा कर यहां 
संज्ञा प्रकरण में तरप्‌ तमप्‌ की घसंज्ञा की है वह इस बात की सूचक है कि अतिशय 
अर्थरहित केव स्वार्थ में भी तरप्‌ तमप्‌ प्रत्यय होते हैं। उससे अल्पाच्तरम्‌, श्रेष्ठतस 
यहां स्वार्थ में तरप्‌ तमप्‌ सिद्ध हो जाते हैं। 

१. यदि यह कहो कि तमप्‌ प्रत्यय के साहचर्य से तर भी प्रत्यय ही लिया 
जायगा यह तर प्रत्यय है नहीं इस लिये इसकी घसंज्ञा न होगी तो यह बात भी नहीं 





बनती । क्योंकि सहचरितासदचरितयोः सदचरितस्येव ग्रहणम्‌ यह जो साहचर्य नियम . 


है वह अनित्य होने से सत्र नहीं लगता । उस की अनित्यता में हिस्त्रिइचतुरिति 
ऋत्वोर्थ इस सूत्र का कृत्वोथेप्रहण ही ज्ञापक है। वहां ऋृत्वोर्थप्रदण इस लिये किया है 
कि चतुर्‌ शब्द में ऋत्वसुजर्थ सुच प्रत्यय के विसगे को षत्व हो । शाब्द चतुर्‌ के रेफजन्य 
विसग को न हो। यदि सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्‌ यह नियम नित्य 
होता तो द्वि त्रि शब्दों के विसर्ग के साहचर्य से चतुर्‌ का विसर्ग भी सुच प्रत्यय का ही लिया 
जायगा तो उत के लिये किया गया कृत्वोथग्रहण व्यर्थ है। द्वि त्रिका विसग तो सर्वथा 
सुच्‌ का ही संभव हे । चतुर में संदेह है वह उन दोनों के साहचर्य से हट जाता। 
उस अवस्था झै कलोसप्रहाग ल्य दो-सर।साइनरयैपति यमी अनित्यता-काःज्ञापक है । 








पञ्चम स्वक छौ २८७ 


कि वक्तव्य मेतत्‌ ? 
नहि । 
कथमनुच्यमाने गंस्यते । 
इह हि व्याकरणे सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु रूपम्ाश्चीयते। 
यत्रास्येतद्‌ रूपमिति । रूपनिश्रहश्च शब्दस्य नान्तरेण लौकिकं प्रयोगम्‌। 
८३७4 गोगे ७ ~ 
तस्मिइच लौकिके प्रयोगे सानुवन्धकानां प्रयोगो नास्तीति कृत्वा द्वितीयः 


प्रयोग उपास्यते। कोऽसो। उपदेशो नाम। न चैष उपदेश तरपू 
शाब्दः । अथवास्त्वस्य घसंज्ञा । को दोषः ? घादिषु नया हस्वो भवतीति 


. हस्वत्वं प्रसज्येत । समानाधिकरणेषुं घादिषु इत्येवं तत्‌ । यदा तहिं 





क्या यह बात कदनी होगी कि आ्योच्चारणरूप उपदेशावस्था में तरप्‌ की 
घसंज्ञा होतो है । 





कहने की कोई आवश्यकता नहीं । 
विना कहे कैसे समझी जायगी ? 


यहाँ व्याकरण शास्त्र म सभी अनुबन्धयुक्त शब्दों में पहले उसके साक्षा- 
दुच्चारित रूप का अहण किया जाता हे । असली रूप का निश्‍चय लौकिक प्रयोग - 
के बिना होता नहीं । लौकिक प्रयोग सें अनुबन्धों के हट जाने से अनुबन्धसहित . 
का प्रयोग नहीं होता। उस अवस्था सें दूसरा जो शास्त्रीय प्रयोग है उसका 
आश्रयण किया जाता है । वह क्या है? शास्रीय उपदेश । उस शास्त्रीय उपदेश 
सें नदीतर का तेर शब्द तरप्‌ नहीं बनता। अथवा नदीतर के तर की घसंज्ञा हो 
भी जावे तो क्या दोष हे । आप कहेंगे कि घरूपक्रल्पचेलड्‌० सूत्र से नदीसशक 
नदी शब्द के ईकार को हस्त प्राप्त होता है तो वह कोई दोष नहीं । समानाधिकरण 
अर्थात्‌ प्रङृत्यर्यं के समान अभिधेय वाले घ, रूप, कल्पादि के परे होने पर हस्व 
होता है । नदीतर में पड़ी समास होने से व्यधिकरण तर शब्द है । यदि कहो 
जब नरी चासौ तरः नदीतरः इस प्रकार कर्मधारय समास मान कर नदी रूप 
तर ऐसा अर्थं विवक्षित होगा तब समानाधिकरण तर शब्द दोने पर इस्व 


प्राप्त होता दै तो भो दोष नदी । क्योंकि स्त्रीलिङ्ग घरूप कल्पादि के परे होने 


१. अतिशायन अर्थ में विहित प्रत्यय तरपू आदि स्वार्थेक हें । अतिशायन 
प्रकृत्यथ का विशेषण है । स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृति से अमिहित (कहे हुए) अर्थ के 


द्योतक होते ह ॥ समानाधिकरण-अकति के र के समान विषय य वाला ।. 
C-0. Satya रा फक Comecton, New elhi. Digitized by eGangotri 





५ 





२८८ व्याकरणमहाभाष्य 


सैच नदी स पव तरस्तदा भाप्नोति । स्नीछिङ्गेषु घादिषु इत्येवं तत्‌। 
: अवश्यं चैतदेवं विज्ञयम्‌ । समानाधिकरणेषु घादिषु इत्युच्यमान इह - 
प्रसज्येत--मद्दिषीरूपमिच । ब्राह्मणीरूपमि चेति । 


बहुगणवतुडति संख्या ॥१।१।२२॥ . 
सख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणम्‌ । 


संख्यासंश्षायां संख्याग्रहणे कृतेव्यम्‌ । वहुगणवलुडतयः संख्या. 
संज्ञा भवन्ति। संख्या च संख्या संज्ञा भवतीति बक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ । 


संख्या संम्रत्ययार्थम्‌ | 


एकादिकायाः संख्यायाः संख्यामदेरोषु संख्येत्येष संप्रत्ययो यथा 
स्यात्‌ । ननु चैकादिका संख्या लोक संख्येति प्रतीता तेनास्याः 


पर हस्र होता है। नडीतर में स्त्रीलिङ्ग तर शब्द नहीं है । इस छिये हस्व 
. नहीं होगा । स्त्रीलिङ्ग घ रूप आदि पेर होने पर ही हस्व आनना भी 
चाहिये । यदि केवळ समानाधिकरण घ रूप आदि पर होने पर हस्व 
मानें तो महिषीरूपमिव ब्राह्मणीरूपमिव यहां भी हस्व प्राप्त होगा । यहां रूप 
शब्द महिषी का समानाधिकरण दै । महिषी इव रुपम्‌ ब्राह्मणी इव रुपम्‌ (_आक्नतिः) 
इस अथे में माहपीरुपमिवै ब्राह्मणीर्पमिव - सिंहीर्पमिव ऐसा मैज्नायणी संहिता 
(३,८,५) आदि में प्रयोग आता दै । वहां सुप्‌ सुपा समास मान कर रूप 
शब्द परे रहते मदिषी आदि नदी संज्ञक शब्दों को हस्व प्राप्त होता हे । रूप 
शब्दु यहां महिषी आदि का समानाधिकरण होने पर भी स्त्रीरिङ्ग नहीं है इस 
लिये हस्व नहीं होता । 
बहुराण वतु डति की संख्या संज्ञा में एक द्वि आदि संख्या शब्दों की 
भी संख्यासंशा कदनी चाहिये । क्या प्रयोजन है ! संख्या स्थलों में बहु गण आदि 
की तरह एक हि आदि में भी संख्या संशा हो कर संख्यासंजोक्त कार्य हो सकें । 
एक. द्वि आदि तो स्वयमेव लोक में संख्या शब्द से प्रसिद्ध हैं इस लिये संख्यासंज्ञा 
के बिना भी संख्यास्थछों में उन में संख्यासंजोक्त कार्य हो जायेंगे । तो भी डन के 
संख्या संशा करनी दी चाहिये । क्योंकि बिना संख्या संज्ञा किये संख्या स्थलों में 





१. यदि अप्रत्यय तर और तम की घ संज्ञा होगी तो उनके साहचर्य में पढे हुए 
अप्रत्यय रूप आदि का भी हृस्व विधि में प्रण हो जायगा । 4 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्निक २८९ 


सख्याप्रदशेषु संख्यासंप्रत्ययो भविष्यति । दवमपि कव्यम्‌ । कि 
प्रयोजनम्‌ । 
इतरथा द्यसम्प्रत्ययोउक्षात्रिमलाद्‌ यथा लोके । 

अक्रियमाणे हि संख्याग्रहणे पकादिकायाः संख्यायाः संख्येत्येष 
सस्प्रत्ययो न स्यात्‌ । कि कारणम्‌। अछत्रिमत्वात्‌ । वदह्ादीनां कृत्रिमा 
संज्ञा । 'कृत्रिमाछज्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसस्प्रत्ययो भवति’ । यथा लोके | 
गोपालकमानय कटजकमानयेति यस्यैपा संज्ञा भवति स आनीयते न 
यो गाः पाळयति यो वा करे जातः । 

यदि तर्हि कञ्रिमाक्रचिमयोः इत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति 


~ 


'नदीपो्णमास्याअ्रहायणीभ्य’ इत्यत्रापि प्रसज्येत । 

पीरणमास्याग्रहायणीग्रहणसामर्थ्यान्न भविष्यति । 

तद्विशेपिभ्यस्तह प्राप्नोति गङ्गायमुने इति। 
एक द्वि आदि को संख्या नहीं समझा जायगा। एक द्वि आदि के अक्कत्रिम होने 
से नवनिर्मित इल संख्यासंज्ञा द्वारा विहित न होने से संख्या प्रदेशों में उन का 
ग्रहण न होगा । बहु गण आदि की तो संख्या संज्ञा कृत्रिम है । नूतन विहित 
दै । एक द्वि आदि को अक्नन्निम दै । कृत्रिमाकूनिमयोः कत्रे कार्यसम्प्रत्ययो भवति 
इस न्यायमूझक परिभाषा के अनुसार कृत्रिम और अङ्कत्रिम दोनों के कार्यविचार 
“सै कृत्रिस से ही कार्य किया जाता है। जैसे लोक में गोपालक को लाओ, कटजक 
को लाओ ऐसा कहने पर जिस की गोपालक कटजक ये संज्ञायें हैं, नाम हैं बही लाया 
जाता है न कि जो कोई सी गोओं को पालता है या कट में उत्पन्न हुआ है वह 
खाया जाता है। इत्रिम=कृतिनिप्पन्न, नवनिर्मित । अक्नत्रिम-कृत्रिम से भिन्न, 
स्वतःसिद्ध । 

यदि छत्रिमाकृत्रिमयोः० इस परिभाषा को मानते हैं तो .नदीपौणमास्याग्रहा- 
यणीभ्यः यहां भी नदी शब्द से यूसत्र्यास्यौ नदी इस कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण 
प्राप्त होता है । नदी शब्द का नहीं। 

पौर्णमासी और आग्रहायणी शब्दों के ग्रहणसामरथ्ये से यहां नदी में कृत्रिम नदी 
संज्ञा का अहण नहीं होगा । अन्यथा पौर्णमासी और आग्रहायणी भी रूव्याख्य 
ईकारान्त शब्द होने से नदी से ही ग्रहीत हो ज्ञाते । 

नदीपौणेमास्या० सूत्र में नदी शब्द से कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण न होने 
पर भी नदीविशेषवाची गङ्गा यमुना शब्दों का अहण प्राप्त दोकर उन से परे 
समासान्त, दच प्राप्त होता, है... Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२९० व्याकरणमहाभाष्ये 


एवं तर्हि आचायंप्रवृत्तिशाॉपयति न तङद्व्रिषेभ्यो भवतीति। यद्यं 
बिपार्‌ शब्दे शरत्प्रश्चतिषु पठति । 

इह तर्हि प्राप्नोति नदीमिइचेति। 

बहुवचननि्देशान्न भविष्यति । 

स्वरूपविधिस्तहिँ प्राप्नोति । 

बहुचचननिदेशादेच न भविष्यति । 

एवं च न चेदमक्नत भवति ऊत्रिमाक्त्रिमयोः छत्रिमे कार्यसस्प्रत्यय 
इति। न च कश्चिद्देषो भवति | 


आचार्य का व्यवदार इस बात का ज्ञापक हं कि नदविो'घवाची झब्दों 
का नदीपौणेभास्या० सूत्र से ग्रहण नक्षिं होता । अव्ययंभावे शरखबृतिम्यः सूत्र के 
शरदादिगण में विपाश्‌ शब्द का पाठ यह सिद्ध करता दै कि नरीपौर्ण० सूत्र में नदी 
विश्षवाची का ग्रहण नहीं हें अन्यथा विपाश के नदोविशेषवाची होने के कारण 
नदीपौर्ण० सूत्र से ही टच हो जाता। टच्‌ करने के ढिये उसका शरदादिगण में 
पढ़ना व्यर्थं दै ।' ह 

तो फिर नदीभिश्च यद्दां नदी शब्द में कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण प्राप्त 
होता दै। 

नरीमिः इस बहुवचन के निर्देश से यहां कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण 
नहीं होगा । अन्यथा आण्नद्याः आदि को तरह एकवचन से निर्देश कर देते | 

रीभिश्च में कृत्रिम नदी संज्ञा का ग्रहण न सही, स्वं रुपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा 

के नियम से नदी इस अपने शब्द स्वरूप का ग्रहण तो प्राप्त होता है । 


स्वरूप का ग्रहण भी बहुवचन के निर्देश से ही न द्दोगा। 


, इस प्रकार इृत्रिमाङ्कत्रिमयोः० यह न्याय न अङ्गैतं भवति=भवइ्य करणीय होता 
है। इसका मानना आवश्यक है। और इसके सानने में कहीं दोष भी नहीं 


आता दै । 





५८८. यदि कहो नदीपौणे० अव्ययीभावसमास में विकल्प से 'टच्‌ प्रत्यय करता 

` है। अव्ययीभावे शरत्म*्टतिभ्य: सूत्र से नित्य टच्‌ करने के लिये विपाश्‌ को शरदादि 

में पढ़ा हे तो उसका उत्तर हे नदीपौर्ण० सूत्र को व्यवस्थित विभाषा मान कर विपाश्‌ 
में नित्य टच्‌ हो सकता है । 





क|. Digitized by eGangotri 





पञ्चम भाह्विक २९१ 


उत्तराथे च | 


उत्तरार्थं च संख्याग्रहण कर्तव्यम्‌ । “ष्णान्ता घट”। षकारनकारा- 
न्तायाः संख्यायाः षर्‌ संशा यथा स्यात्‌ । इह मा भूत्‌ पामानो 
विघुष इति । 

इहार्थन तावन्नार्थः संख्याग्रहणेन । ननु चोक्तम्‌ इतरथा ह्य- 
सम्प्रत्ययो5कृत्रिमत्वाद्‌ यथा लोके? इति । नेष दोष: । अर्थात्‌ प्रकरणाद्वा 
लोके कृत्रिमाकृत्रिमयोः छत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति । अथो वास्यैचं- 
संज्ञकेन भवति प्रकृतं वा तत्र भंवति । इदमेवंसंशकेन कर्तव्यमिति । 
आतइचार्थात्‌ प्रकरणाद्वा। अङ्ग हि भवान्‌ आये पांशुलपादमप्रकरणक्ष- 
मागते ब्रवीतु गोपालकमानय कटजकमानयेति । उभयगतिस्तस्य 





ष्णान्ता षट्‌ इस उत्तर सूत्र के ल्यि भी यहां संख्या ग्रहण करना चाहिये । 
जिससे पकारान्त नकारान्त संख्या को षट्‌ संज्ञा हो । 'पामानः', 'विप्रुषः? यहां पामन्‌ 
विप्रुष्‌ इन असंख्यावाचक शब्दों की षट्‌ संज्ञा न हो। यदि इनकी षट्‌ संज्ञा हो 
जावे तो षड्भ्यो लक्‌ से जस्‌, शस्‌ का लुक्‌ प्राप्त होता है । 

बहुगणवतुडति इस सूत्र के लिये तो संख्याग्रहण करने की आवश्यकता 
नहीं। यह जो कहा था कि कृत्निमाङृत्रिमन्याय से एक द्वि आदि की संख्या 


'सञ्चा नदीं प्राप्त होती वह कोई दोष नहीं । चस्तुसामेथ्ये अथवा विशिष्ट प्रकरण 


से लोक में कृत्रिमाङ्त्रिमन्याय को प्रबृत्ति होती हे । गोपालक व कटजक को लाओ 
ऐसा कहने वाळे इस वकता को या तो किसी के रूढ नाम गोपालक कटजक से 
प्रयोजन होता दै या वहां गोपालक कटजक नामक व्यक्ति का ही प्रकरण होता 
है कि यह काम इस नाम वाळे ने ही करना है। आतश्च=भोर इस हेतु से भी 
पदार्थ का सामथ्यं अथवा प्रकरण ही कृत्रिम स्वनिर्मित संज्ञावाले व्यक्ति का 
अहण कराता है। आप जरा किसी धूलिधूसरित पादवाले ( अभी-भभी आया हुआ 
जिसने पाओं अभी घोये तक नडी) अपने पास आये हुए प्रकरण से अनभिज्ञ 
ग्रामीण (ऊइशक्तिविहीन) व्यक्ति को यद कह कर देखिये कि गोपालक को ले झा। 
कटजक को के आ। वह यह सुन कर दुविधा में पड़ जायगा कि गोपालक 


कटक ये किसी के खास नाम हैं जिन्द्रै लाना है या जो मी गो पालता है 


५१. जव कहा जाय गोपालक को लाइये वद्द इस लड़के को पढायेगा, तब पढ़ाने 
[ कक च त 
का सामथ्य गवाले में होने से गोपालक नाम वाले पुरुष का ही बोध दोगा । 
४८९२. भोजन के प्रकरण ( =प्रस्ताव, अवसर ) में जब कहा जाय सैन्धव लाइये तो 
नमक लाखया ज्ञाससा5-पमत्त करण सें०्रोड़ा, काया, जाग्रगा)॥1172०१ by eGangotri 


२५२ ; व्याकरणसहासाण्स 


भवति | साधीयो वा यष्टिहरुतं गमिष्यति | 
यथेव तह्र्थात्प्रकरणाद्वा लोके कृत्रियाकृत्रिमयोंः कृत्रिमे कार्य 


सम्प्रत्ययो भवति पवमिद्ापि प्राप्नोति। जानाति ह्यसौ वद्वादीनामियं 
संज्ञा इतेति । 

न यथा लोके तथा व्याकरणे। उभयगतिः पुनरिह भवति । 
अन्यापि नावश्यमिहंव | तद्यथा 'कतुरीप्सिततमं कर्मात' छत्रिमा कर्म 
संज्ञा । कमेप्रदेशपु चोभयगतिर्भवति । कर्मणि द्वितीये’ ति छच्रिमस्य 
ग्रहणम्‌। 'कतरि क्रमव्यतिहार' इत्यत्राक्कत्रिमस्य। तथा 'साधकतमंः 
करणमि'ति . छत्रिमा करणसंज्ञा। करणप्रदेशेषु चोभयगतिर्भवति । 
'कर्तकरणयोस्तृतीयेति' कृत्रिमस्य ग्रहणम्‌ । 'दाब्द्येरकलहाश्रकण्व- 
मेघभ्यः करणः इत्यत्राकजिमस्य । तथा 'आधारोऽधिक्रणमितिः 


— ooo ~ 


( गवाळा है) अथवा कट में उत्पन्न हुआ है उन्हें लाना हे । उभयगतिः= 
दुविधा में पड़ना या दोनों प्रकार का काम होना । अपनी समझ में शर्तिया तौर 
पर वह हाथ में लाठी रखने वाळे गवारे के पास ही जायगा। उसे ही बुला कर 
लायेगा । साधीयः-शरतिया तौर पर. निश्चित ही । उसे आप द्वारा रखे हुए उसके 
गोपालक इस नाम का पुरुष उसे अविदित है बिना प्रकरण के वह गोपालक 
कटजक को नाम विशेष नहीं समझ सकता । यौगिक शब्द ही समझेगा । 
जिस प्रकार किसी विशेष सामथ्ये अथवा प्रकरण से लोक में कृत्रिमाङत्रिस 
न्याय की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार यद्दा शास्त्र में भी प्राप्त होती हे । क्योंकि 
यह अध्येता जानता है कि विशेष प्रयोजन के लिये बहुगणवतुडति की संख्या 
संज्ञा को गई है । इस लिये उन्हीं को संख्या ससझगा । एक द्वि आदि को नहीं । 


जैसा लोक में व्यवहार देखते हैं च्याकरणशास्त्र में सवेथा वैसा व्यवहार 
नहीं होता । यहाँ तो दोनों प्रकार का बोध होता है । कृत्रिम भी गृहीत होता 
हे अकृत्रिम भी। केवळ इस संख्या संज्ञा में ही नहीँ, अन्यत्र स्थलों में भी. 
कहीँ कृत्रिम कही अङत्रिम का ग्रहण होता हे । जैसे कठुरीप्सिततम कर्म इस सूत्र 
से विहित कमेसंज्ञा स्वनिर्मित होने से कृत्रिम दै। किन्तु क्म के स्थलों में कृत्रिम 
और अक्षन्रिम दोनों प्रकार के कमे लिये जाते हैं। कर्मणि द्वितीया में कृत्रिम 
कर्म संज्ञा ली गई है। कतेरि कर्मव्यतिहारे में कर्म शब्द का अर्थ क्रिया या काम 
होने से अकृत्रिम का अहण है । साधकतमं करणम्‌ में कृत्रिम करण संज्ञा दै। किन्तु 
करणस्थलों में कृत्रिम अक्कत्रिम दोनों प्रकार के करण लिये जाते हैं। कर्तुकरणयो- 


स्तृतीया में कून्रिम रमा, (सन्स, दै.॥ ८ काळ्दतेरकलहाभकरवमेभेन्य: करणे:०में . करण कु 


पञ्चम आह्विक २९३ 


कृत्रिमा अधिकरणसंज्ञा । अधिकरणप्रदेशेषु चोभयगतिभवति । 
“सप्तस्यधिकरणच'ति कृत्रिमस्य ग्रहणम्‌ । विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची’ 
त्यत्राङत्रिमस्य । 

अथवा नेदं संज्ञाकरणं तद्वदतिदेशोऽयम्‌ । बहुगणवतुडतयः 


संख्यावद्‌ भवन्तीति । 
स तर्हि वतिनिर्देशः कर्तव्य; । 
न कर्तव्यः । 


न ह्यन्तरेण वतिमतिदेशो गम्यते ? 

अन्तरेणापि वतिमतिदेशो गम्यते । तद्यथा एष ब्रह्मदत्तः 
अन्नह्मदत्तं ब्रह्मदत्त इत्याह तेन मन्यामहे ब्रह्मदत्तवद्यं भवतीति। एवमिहापि 
असख्यां संख्येत्याह । संख्यावदिति गम्यते । 


का अर्थ करना होने से अकृत्रिम का ग्रहण है । आधारोऽधिकरणम्‌ में कृत्रिम 


अधिकरण संज्ञा है । किन्तु अधिकरण स्थलों में कृत्रिम अकृत्रिम दोनों प्रकार के 
अधिरण लिये जाते हें । सपम्यधिकरणि च में कृत्रिम अधिकरण संज्ञा ली गई है । 
विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि में अधिकरण का अथे द्रव्य होने से अङ्गत्रिम का 
अहण है । 

अथवा यह संख्यासंज्ञा सूत्र न मान कर संख्या का अतिदेशसूत्र मान 
लिया जायगा। एक के तुल्य दूसरे को मान कर उसमें वेसा च्यवद्दार अतिदेश 
होता है । अतिदेश मानने पर अर्थ होगा--वहुगणवतुडति ये संख्यावत्‌ समझे 
जाते हैं । जैसे एक द्वि आदि संख्या प्रसिद्ध हैं वैसे बहु गण आदि भी संख्या माने 
जाते हैं । तद्ददतिदेश=संख्या के समान व्यवहार मानना । 

अतिदेश सूत्र मानने पर संख्यावत्‌ इस प्रकार वति प्रत्यय का निर्देश 
करना होगा ? न 

चति प्रत्यय के निर्देश की आवश्यकता नहीं । 

वति प्रत्यय के निर्देश बिना तो अतिदेश नहीं समझा जायगा ! 

बति निर्देश के बिना भी अतिदेश समझ शिया जायगा। जैसे बहादत्त- 
भिन्न को कोई कहे कि यह ब्रह्मदत्त है तो उससे हम समझ लेते हैं कि वह 
'ब्रह्मदत्त के समान है। इसी प्रकार यहां संख्याभिन्न बहुगणवतुर्डात को सख्या 


कहने से वे संख्या के समान समझे जायेंगे । अथवा आचाय का व्यवहार इस बात 


का ज्ञापक है कि एक दि आदि को संख्यासंज्ञोक्त कार्य होते हें । संख्याया 
अतिशदन्तायाः कन्‌ सूत्र से कन्‌ विधान में अतिशदन्तायाः कद कर जो ति और 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२९४ उयाकरणमहाभाष्य 


 अथवाचायत्रृक्तिज्ञापयति भवत्येक्कादिकायाः संख्यायाः संख्या- 
प्रदेशषु संप्रत्यय -इति। यदयं “संख्याया अतिशदन्तायाः कन! इति 
'तशद्न्तायाः प्रतिषेधे शास्ति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌। न हि कृत्रिमा 
त्यन्ता शदन्ता वा संख्यास्ति । 


ननु चेयमस्ति डा 


यत्ताह राद्न्तायाः प्रातषध शास्त। यच्चापि त्यन्तायाः प्रतिषेधं 
शास्ति। ननु चाक्त डत्यथमतत्‌ स्यात्‌ 1 अथवदूयहण नानथकस्यात 
अथचतास्तशब्द्स्य ग्रहण, न च डतस्ति शाब्दोऽ्थवान्‌ | 


अथवा महतीये संज्ञा क्रि्रते। संशा च नाम यतो न रूघीयः । 
कुत एतत्‌ । छध्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌ । तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे 











शत्‌. प्रत्ययान्त संख्या का निपेध किया है उससे यह बात सिद्ध ` होती हे । 
कसे ! बहुगणवतुडति इस कृत्रिम संख्या संज्ञा में कोई भी ति और शत्‌ . 
प्रत्ययान्त नहीं हे जिसके लिये कन्‌ प्रत्यय का निषेध करना चरितार्थ हो सके। 
एक द्वि आदि में तो सम्तातः पञ्चाशत्‌ इत्यादि हैं जिनके लिये कन्‌ प्रत्यय का 
निषेध करना चरितार्थ हो सकता है। उससे एक दि आदि की भी संख्या संज्ञा 
सिद्व हो जाती है । 


बहुगणवतुडति इस कृत्रिम संख्या संज्ञा में भी उति यह तिशद्दान्त दै । 
` उसमे कन्‌ को रोकने के लिय ति शब्दान्त का निषेध चरिता हो सकता हे । 


__ तो भो शत प्रत्ययान्त का निषेध तो व्यथे हो कर ज्ञापक ही है। 
वस्तुतः ति प्रत्ययान्त का निषेध सी व्यै हो कर ज्ञापक है। यह जो डति 
के लिय ति शब्दान्त के निभ्रेध को चरिताथै कडा है वह टीक नदीं। अबैवद्ग्रहणे 
नानर्थकस्य इस परिभाषा के अनुसार अशैत्रान्‌ के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण 
नहीँ होगा । अतिशदन्तायाः इस नित्रेध मे ति शब्द अशैत्रान्‌ लिया गया है। 
डति का ति शब्द अथवान्‌ नदी हे । डति इस समुदाय के अर्थवान्‌ होने पर भी 
. उसका अवयव ति शब्द सर्वथा अनथक हे । इस ल्यि ति के निषेध में 
डति नहीं लिया जायगा । हां, सप्तति का ति शब्द तो ति प्रत्यय रूप हाने 
से अर्थवान्‌ दै वह ळे लिया जायगा। उसके निषेध से माम होता है कि 
सप्तति आदि भी संख्या हें । अथवा संख्या यह बहुत अक्षरों वाली बडी संज्ञा 
की गई है। और संज्ञा बह द्वोती है जिससे छोटी भर कोई चीज़ न हो! 
जहां तक हो सके एक अक्षर वाढी छोटी से छोटी संशा होनी चाहिये। 
क्योंकि लाघव कें लिय (शीघ्र बोध के लिये) संज्ञा की जाती है। वहां बड़ी संज्ञा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चम भाहिक २९५ 


एतत्‌ प्रयोजनम्‌ अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत। संख्यायते अनयेति संख्या । 
एकादिकया चापि संख्यायते । 


उत्तरार्थन चापि नार्थः संख्याग्रहणेन। इदं प्रकृतमुत्तरत्रानु- 
चर्तिष्यते । 


इदं वै संज्ञार्थुत्तरत्र च संज्ञिविशेषणेनार्थः। न चान्यार्थ प्रकृत- 
मन्यार्थ भवति। न खब्चप्यन्यत्‌ पकृतमङुवर्तनादन्यद्‌ भवति । नहि 
गोधा सर्पन्ती सर्पणादहिभवति । 


यत्तावडुच्पत न चन्याथ प्रकतमन्याथ भवतात। अन्याथमापे 
भक्षतमन्याथ भसवाते। तद्यथा शाल्यथ ङुस्याः प्रणायन्त । ताभ्यश्च 


करन का यह प्रयाजन होगा कि वड अन्वर्थ संज्ञा सानो जाय। अन्वर्थ अर्थात्‌ 
अथ क अनुसार नाम वाडी हो। संख्या का अर्थ है जिस से गिना जाय । एक 
डि आदि से भी गिना जाता है इस लिये ये भी संख्या हो जायगी। 


प्णा-ता पट्‌ इस उत्तर सूत्र के लिये भी संख्याग्रहण की आवश्यकता नहीं। 
वहुगणवतुडति का संज्ञा शब्द ही उत्तर सूत्र के लिये भी भनुवृत्त हो 
जायगा। 

यद्‌ संख्या शब्द तो यहां संज्ञा है। और ष्णान्ता पट्‌ इस उत्तरसूत्र 
स प्णान्ता इस संज्ञो का विशेधषण बनाना अभीष्ट है। संज्ञा के लिये प्रयुक्त 
सख्या शब्द अनुत्रृ्त हो कर संज्ञो का विशेषण कैसे हो सकता है। अन्य 
अयोजन क छिथ प्रयुक्त झब्द अनुदरत्ति मात्र से अन्य प्रयोजन के लिये नहीं हो 
सकता । आर न ही अन्य शब्द अनुवृत्ति मात्र से अन्य दो सकता है। गोह 
सपण करती हुईं सपण मात्र से सर्प नदी हो सकती । 

यह जो कदा कि अन्य प्रयोजन के हिमे प्रयुक्त शब्द अन्य प्रयोजन के लिये 


नहीं हो सकता सो कोई बात नहीं । अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त वस्तु भी उस से 
अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होती है। जैसे खेत में धानादि को सींचने के लिये 





१. संख्या के अन्वर्थ संज्ञा होने पर एक द्वि आदि तो संख्या मान लिये 
जायेंगे क्रिन्तु लक्ष्यानुरोध स बहुगणवतु डति से अतिरिक्त भूरि प्रभूत बहुल आदि 
सख्या नहीं होंगे । जसे सर्वेनाम संज्ञा के अन्वर्थ होने पर भी सर्व विश्व आदि गणपटित 
शब्द ही सवनाम संशक होते हैं । सकल कत्स्न आदि सब के नाम होते हुए भी सर्वनाम 
नहीं कहाते हैं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२२६ ब्याकरणमहाभाष्य | 


पानीयं पीयते। उपस्पृश्यते च। शालयइच भाव्यन्ते। यदप्युच्यते ले 
खल्वप्यन्यत्‌ प्रकृतमनुवर्तनादन्यदू भवति । नहि गोधा सपेन्ती सर्पणा- 
दृहिर्भवतीति। भवेद्‌ द्वव्येष्वतदव स्यात्‌। शब्दस्तु खलु येन यन ` 
विशेषेणाभिसंबध्यते तस्य तस्य विशेषको भवति । 


अथवा सापेक्षोऽयं ष्णान्ता इति निदेशः क्रियते। न चान्यत्‌ 
किंचिदपेक्ष्यम स्ति । तेन संख्यामेवापक्षिष्यामह । 


अध्यर्धप्रहणं च समासकनत्रिध्यरथम्‌ । 
अध्यर्धग्रहणं च कर्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌। समासकन्विध्यर्थम्‌। 
समासविध्यर्थम्‌। कन्विध्यर्थं च । समासविध्यर्थं तावत्‌। अध्यधंरार्पम्‌ । 
कनविध्यर्थम्‌। अध्यर्धकम्‌ । 
. छुकि चाग्रहणम्‌ । 


नहेर बनाई जाती हैं । साथ ही उन से पानी भी पिया जाता है। उन में स्नान भी 
किया जाता हे और धान भी उत्पन्न किये जाते हें । और यह जो कहा कि अन्य 
. शब्द अनुदृत्तिमात्र से अन्य नहीं दो सकता । गोह सर्पणमात्र से सर्प नहीं बन 
सकती सो य बात द्रव्यो में तो ठीक हे । गोहद तो सांप नहीं बन सकती, किन्तु 
शब्द तो जिस २ विशेष (=परिच्छेय) के साथ जुड़ता है उस २ का परिच्छेदक हो 
जाता है । यहां संज्ञा सूत्र में पढ़ा हुआ संख्या शब्द संज्ञा वाचक है । वही ष्णान्ता षट्‌ 
सें प्णान्ता इस संजी के साथ जुड कर उस का विशेषण बन जायगा। अथवा 
ष्णान्ता यह स्त्रीलिङ्ग निर्देश सापेक्ष दै । किसी की अपेक्षा रखता है। और कुछ 
झपेक्ष्य दै नदीं तो इस विना अनुदृत्ति के भी निकट लगती हुई संख्या की ही अपेक्षा 
करेंगे । ष्णान्ता संख्या । षकारान्त नकारान्त जो संख्या उस की षट्‌ संज्ञा होती है । 


संख्यासंज्ञा में अध्यर्ध शब्द का अहण भी करना चाहिये। किस लिये ? 
समासविधि और कन्विधि के लिये। समासविधि के लिये जैसे--अध्यर्धशपम्‌ 
यहां अध्यर्धेन झर्तेण क्रीतम्‌ इस अथे में झर्पादचन्यतरस्याम्‌ से तद्धित अज्ञ या 
उन प्रत्यय होता है । अध्यर्ध शब्द की संख्यासंज्ञा हो जाने से तद्धिताथोंत्तर- 
पद्‌ समाहारे च सूत्र से संख्यावाची अध्यर्थं शब्द का शूर्प शब्द से तद्धितार्थ 
म॑ तत्पुरुष समास हो कर अभ्यधपूवद्विगोछगसंज्ञायाम्‌ से अन, उन्‌ का लुक्‌ हो 
जाता है। कनविधि के लिय जैस--अध्यर्घकम्‌। यहां अध्यर्धेन क्रीतम्‌ इस अथै 
में अध्यर्ध शब्द की संख्या संज्ञा दो जाने से संख्याया अतिरादन्तायाः कन्‌ से 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४ 


पञ्चम आह्विक २९७ 


लुकि चाध्यधंग्रहणं न कर्तव्यं भवति । 'अध्यधपूर्वद्विगोळुंगसंज्ञा- 
यामि'ति | हिगोरित्येव सिद्धम्‌ । : 
अर्ध्वपदरच एरणप्रत्ययान्तः । 
अर्धपूर्वपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः संख्यासंज्ञो भवतीति वक्तव्यम्‌। 


किं प्रयोजनम्‌ । समासकनूविध्यर्थमेव। समासविध्यर्थं कनूविध्यर्थ च । 
समासविध्यर्थं तावत्‌ । अर्धपश्चमशुर्पम्‌ । कनविध्यर्थम्‌। अर्धपञ्चमकम्‌। 


अधिकग्रहणं चालुकि समासोत्तरपदवृद्धर्थम्‌ । 


अधिकग्रहणं चालुकि कर्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌। समासोत्तरपद्‌- 
बुद्धयर्थम्‌ । समासविध्यर्थसुस्तरपद्ृद्धयर्थं च। समासविध्यर्थं तावत्‌। 


तद्धित कन्‌ प्रत्यय ददो जाता है। अध्यर्थ शब्द की संख्यासंज्ञा कहने से अध्यर्धपूर्व 0 
द्विगो० इस आश्षीय तद्धित प्रत्यय का छुकू करने वाले सूत्र में अध्यर्ध शब्द का 
अहण भी न करना पड़ेगा यह लाघव होगा। क्योंकि अध्यर्थ की संख्यासंज्ञा हो 
जाने से संख्यापूर्वो द्विः इस सूत्र से अव्यर्धशर्पम्‌ यह द्विगुसमास हो जायगा RE 
तो द्विगोर्‌ डुगसंज्ञायाम्‌ इतने से ही तद्वित का झुकू सिद्ध हो जायगा ।' ७१7५०० (४{ 9 
अर्ध शब्द है पूर्वपद में जिसके ऐसे पूरणायक प्रत्ययान्त शब्द की भी 
संख्या सा कहनी चाहिये । किस ख्ये? समासविधि और कनूविधि के 
छिये। ससासविधि के लिये जेस-अर्थपश्चमञचपम्‌। यहां अर्धेनपञ्चमः अ्पञ्चमः 1 
अर्धपश्चमन शण क्रीतम्‌ इस अथे में गर्मादजन्यतरस्याम्‌ से तद्धित अन्‌ या उन्‌ 
प्रत्यय होता है । पञ्चस शब्द पूरणप्रत्ययान्त हे । उसके पूवै में अधे शब्द दे । 
अधैपञ्चम शब्द की सख्यासंञ्चा होने से उसका शूर्प शब्द के साथ तद्विताथोत्तरपद्‌० 
से द्विगु समास हो कर अम्यर्धपूवेद्विगो० से अज्‌ उन का लुक सिद्ध हो जाता है। 
कन्विधि के. लिये जेसे-अर्घपञ्चमकम्‌ । यहां अर्घपञ्चमेन क्रीतम्‌ इस अर्थ भै 
अधंपश्चम की संख्यासंज्ञा होने से संल्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ से कनू प्रत्यय 
होता है.। न 
अधिक शब्द की भी संख्या संज्ञा कहनी चाहिये । किस लिये? समास 
` विधि और उत्तरपद॒वृद्धि के लिये । समासविधि और उत्तरपदशृद्धि दोनों का 





१. अध्यर्ध शब्द आधे से अधिक का वाचक दे । -अर्थेन अधिकः अध्यर्धः । . 
एक पूरा और आधा अधिक अर्थात्‌ डेढ़ । यह पूरी संख्या न होने से संख्या संशक नहीं 
हो सकता था इस लिये इसकी संख्याइज्ञा की गई है स 
CCF मे भे नुरे छरे 
` उप फल्यो शे} जीत उपि चनो ह्‌ | 


२९८ व्याकरणमहाभाण्य 


अधिकषाष्टिकः । अधिकसाप्ततिकः । उत्तरपद्वृद्धयर्थम्‌ । अधिकषाशिकः । 
अधिकसाप्ततिकः। अलुकीति किमर्थम्‌ । अधिकषाष्टिकः । अधिकः 
, साप्ततिकः । : 

बहुत्रीहौ चाप्रहणम्‌ । 


बहुब्रीही चाधिकशब्दस्य ग्रहणे न कर्तव्यं भवति । 'संख्ययाव्यया- 
सन्नादूराधिकसंख्याः खंख्येये' इति संख्येत्येव सिद्वम्‌ 


एक ही उदाहरण दे--अधिकबाष्टिकः । अधिकसाप्ततिकः । यहाँ अधिकया षष्य्या 
सप्तत्या वा कीतः इस अथ में प्राग्वतेष्ठन्‌ से आईय उन्‌ प्रत्यय हुआ। अधिक 
शब्द की संख्यासंज्ञा होने से उसका षष्टि सप्तति शब्द के साथ ताद्धताथोंत्तरपद 
समाहारे च से द्वियुसमास सिद्ध दो जाता हैं। साथ ही संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य 
चसे उत्तरपद्बृद्धि भी सिद्ध हो जाती हे । अलुकि कहने से तद्वित का लुक्‌ 
- करने में अधिक. दाब्द की संख्यासंज्ञा नहीं होती इस लिये अध्यधैपूर्वद्विगो० से 
उन्‌ का छुकू नहीं हुआ ।' ; 

अधिक शब्द की संख्यासंज्ञा करने का यह लाभ भी है कि संख्ययाव्यया- 
सन्ादूराधिकसंख्याः संख्येये इस बहुब्रीहि समास के सूत्र में अधिक शब्द का 
ग्रहण नहीं करना पडेगा । अधिका विंशतियेंषां ते अधिकविंशाः। यहां अधिक शब्द 
की संख्यासंज्ञा दोने से सूत्र मै संख्या ग्रदण से ही बहुब्रीद्ि समास हो 
जायगा । 








१. यद्यपि आहय अर्थो में उत्तरपद्वद्धयर्थ अधिक शब्द की संख्या संज्ञा 
कहने से झुकू की नित्रत्ति स्वयमेव हो जायगी क्योंकि तद्धित का छक्‌ हो जाने पर 
उत्तरपद्वृद्धि प्राप्त ही नहीं इस लिये अधिकग्रहण चाळुकि० इस उक्त वार्तिक में 
अळुकि कहना व्यर्थ सा प्रतीत होता है तो भी वह व्यर्थ नहीं है। कुछ आहाय अर्था 
तथा उनसे परे दूसरे प्राग्वतीय अथौ में जहां अध्यधपूरवद्विगोछुगसंज्ञायाम्‌ यह 
सूत्र नहीं लगता जैसे--भघिका षष्टिः परिमःणमस्य अधिकषाष्टिकः यहां तदस्य 
परिमाणम्‌, में सोऽस्यांशवस्नम्ृतयः से सोऽस्य की अनुबृत्ति आने पर जो पुनः तदस्य 
इस समर्थविभक्ति का निर्देश किया है उसके साम्य से आहय ठन्‌ का कू 
निषिद्ध हो जाता है वहां अधिक शब्द की यदि संख्या संज्ञा नहीं की जायगी तो 
संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च से उत्तरपदबृद्धि हो सकेगी । अङकि.कहने से केवल झुक 
करने में ही संख्या संज्ञा का निषेध है। अन्यत्र स्त्र उत्तरपदवृद्धियों में संख्या 
संज्ञा हो जायगी । इसी लिये अधिकं संवत्सरमधीष्टो शतो भूतो वा भधिकसांवत्सरिकः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आहिक २९९ 


बहादीनामग्रहणम्‌ | 
वह्मादीनां ग्रहणं राक्यमकतुम्‌ । ; 
केनेदानीं संख्याप्रदेरोषु संख्यासंग्रत्ययो भविष्यति । 
ज्ञापकात्‌ सिद्धम्‌ । 
ज्ञापकं किम्‌ ? यद्यं 'वतोरिङ्‌ वे'ति संख्याया विहितस्य कनो 
वत्वन्तादिटँ शास्ति । 
वतोरेव तज्ज्ञापकं स्यात्‌। 
नेत्याह । योगपेक्षं ज्ञापकम्‌ । 
ष्णान्ता षट्‌ ॥१।१।२४॥ 
षट्संज्ञायासुपदेशवचनम्‌ | 
बर्संज्ञायास्ुपदेशग्रह्दणं कर्तब्यम्‌। उपदेश षकारनकारान्ता संख्या 
वहुगणवतु डति इन सबकी संख्यासंज्ञा करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
बहुगण आदि में सख्यासँज्ञोक्त कार्य केसे होंगे ! 
ज्ञापक से सिद्ध हो जायेंगे । क्या ज्ञापक है.? वतोरिइ वा ( ५३२३ ) सूत्र 
से जो वतु प्रत्ययान्त से विहित कन्‌ प्रत्यय को इडागमविकल्प कहा है उसी से 
बलु की संख्यासंज्ञा सिद्ध हो जाती है। 
वह तो केवळ वतु का ही ज्ञापक हुआ । 
नहीं । चहु के द्वारा बहु गण आदि सभी का जापक हो जाता है । योगापेक्षं 


झापकम्‌ । सूत्रापेक्ष ज्ञापक माना जायगा। वतु जिसमे पढ़ा है वह सब सूत्र ही 
सख्यासञ्चक होता हे यह वतु के उपलक्षण से जाना जायया । 


षक्रारान्त नकारान्त की पदसंज्ञा में उपदेश अहण करना चाहिय । उपदेश 


यहां राज्यह: संवत्सराच्च से पक्ष में प्राग्वतीय ठञ्‌ होता है। वह आहाँय से परे है 
वहां छुक्र न होने से उत्तरपदत्रृद्धि हो जाती है । 

१. ताल यह दै कि बहुपूगगणसंघस्य तिथुक्‌ इस सूत्र से बहु गण की 
वतोरिधुक्‌ से वतु की और षद्कतिकतिपयचमुरां थुक्‌ स डति की संख्या संज्ञा सिद्ध 
हो जाती है। क्योंकि ये सब 'संख्यासंजशोक्त कार्य हैं । इम लिये बहुगण आदि चारों की 
.संख्या संज्ञा अन्यथा सिद्ध हो जाने से -बहुगणवतुडति संख्या सूत्र की कोई 
आवस्यकता नहीं है इस प्रकार भाग्यवर्तिककारों ने इस सूत्र का खप्डन कर दिया है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३०० व्याकरणमहाभाष्य 


' षट्सज्ञा भवतीति बक्तव्यम्‌। किं ्रयोजनम्‌। शताद्यनोईुम्‌चुडर्थम्‌। 
शतानि सहस्राणि जुमि इते ष्णान्ता षडिति षदूंज्ञा पराप्नोति । उपदेश- 
अहणान्न भवति । अष्टानामित्यत्राग्वे इते षद्संज्ञा न प्राप्नोति। 
उपदेशग्रहणाद्‌ भवति । 


उक्तं वा । 


किसुक्तम्‌ । इह तावत्‌ शतानि सहस्राणीति “संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्ये'ति। अष्टनोऽप्युक्तम्‌। किमुक्तम्‌। 'अएनो 


मै जो षकारान्त नकारान्त संख्या उसकी षट्संहा होती है ऐसा कहना चाहिय । 
किस लिये ? शत और अष्टन्‌ शब्दों में चम्‌ और नुट्‌ द्दोने पर इष्ट रूप की सिद्धि 
के लिये । शतानि सहल्लाणि यहां शत सहस्र शब्दों से नपुंसक से जस्‌ शस्‌ परे 
रहते जस्‌ शस्‌ को शि आदेश और शि की सर्वनामस्थानसंज्ञा हो कर नपुंसकस्य 
झलचः से नुम्‌ का आगम होता है। नुम्‌ होने पर शतन्‌ सहद्चन ये नकारान्त 
संख्या हो जाती हैं। ष्णान्ता षट्‌ से इनकी षद्संहा हो कर षट्भ्यो लक्‌ से 
जस्‌ शस्‌ का लुक्‌ नहीं होगा। क्योंकि शातन्‌ सहन्‌ ये उपदेशावस्था सें नान्त 
नहीं .हैं। अष्टानाम्‌ यहाँ अष्टन्‌ शब्द से षण्ठीबहुचन आम्‌ परे होने पर 
` अष्टन आ विभक्ती से नकारं को आकार होता दे। आकार हो कर नान्त न रहने 
से षट्संज्ञा न होगी तो षट्चतुम्यरच से नुट्‌ नहीं आप्त होता । उपदेश अहण 
करने से आत्व करन पर भी घर्संज्ञा घनी रहेगी तो नुट्‌ सिद्ध हो जाता है। 
क्योंकि अष्टन्‌ उपदेशावस्था में नान्त है । | 
शत और अष्टन्‌ शब्दों में जो दोष कहा हे उसका समाधान कह चुके हैं । 
शतानि सहक्षाणि में तो संनिपातछक्षण परिभाषा से दोष न होगा । संनिपातछक्षण 
परिभाषा का विचार कई जगह पहले भी आ चुका दै। उसका अर्थ है-- 
जो दो के सम्बन्ध से कार्य होता है वह उन दोनों के' सम्बन्ध को नष्ट करने वाले 
का निमित्त नहीं होता। यहां शतानि सहल्लाण में जिस सर्वेनामस्थानसंज्ञक जस्‌ 
दास्‌ को शि को मान कर नपुंसकस्य झलचः से चुम्‌ हुआ है वह नुम्‌ पट्संदा 
द्वारा षड्भ्यो लक्‌ की प्रबृत्ति से शि.का विघात नहीं कर सकता। अर्थात्‌ शि 
लुक्‌ नहीं होगा । अष्टन्‌ में भी कहा है। क्या? अष्टनोदीर्घात में जो दी्धग्रहण 
किया है वह इस बात का शापक है कि आत्व करने पर भी अष्टन्‌ की षट्संज्ञा 
बनी रहती है । अष्टनोदीघोत्‌ सूत्र में दीरग्रहण इस लिये किया है कि अष्टासु 
यहां आत्व हो कर दोघे बने अधन्‌ से परे सुप विभक्ति को उदात्त हो जावे। 
दीर्घभिन्न अष्टसु यहाँ न हो। यदि झात्व करने पर अष्टन्‌ शब्द की षट्संज्ञा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चम साद्धिक ३०१ 
दीघंग्रहणं षट्संश्ञाज्ञापकमाकारान्तस्य चुडर्थमि'ति। 
 अथवाऽऽकारोप्यञर निर्दिइयते पकारान्ता नकारान्ता आकारान्ता 
च संख्या षट्संज्ञा भवतीति । 
इहापि तहिं प्राप्नोति सधमादो स्न एकास्ताः । एका इति। 


नेष दोषः। एकराब्दोऽयं बह्वर्थः | अस्त्येव संख्यापरः । तद्यथा एको 
द्वौ वदव इति। अस्त्यसहायवाची । तद्यथा-एकाग्नयः। एकहलानि । 


(७! 


एकाकिभिः श्षुद्रकेजितमिति। असहायेरित्यर्थः । अस्त्यन्यार्थे वर्तते । 








न होती तो अष्टास के षट्संज्ञक न होने वहां झत्युपोत्तमम्‌ से षट्सज्ञक अष्टन्‌ को 
कहा हुआ उपोत्तम स्वर प्राप्त ही न होगा । केवल अष्टसु इस षट्सज्ञक में ही 
उपोत्तमस्वर हो कर अष्टु यह मध्योदात्त बन जायगा । अष्टासु में अटनः इतने 
सूत्र से सुप्‌ विभक्ति का स्वर हो कर अष्टासु यह अन्तोदात्त बन जायगा। 
इस प्रकार दोघेग्रहण के विना भी दोनों इष्ट रूप सिद्ध हो जायेंगे। व्यर्थ 
हुआ दीधेग्रहण यह सूचित करता हे कि अष्टासु यहां आत्व होने पर भी 
षट्संज्ञा होती है तो अश्सु के समान अष्टासु भी षट्संश्षक हो जायगा। तब 
अष्टनः यह इतना सूत्र झल्युपोत्तमम्‌ का अपवाद होने से उसको बाध लेगा 
तो दोनों जगह अन्तोदात्त प्राप्त होगा उसको रोकने के लिय दीधैग्रहण करना 
आवश्यक हो जाता है । दीधेग्रहण करन पर अष्टासु में ही 'अन्तोदात्त द्दोगा। 
अट्सु में झल्युपोत्तमम्‌ से मध्योदात्त रहेगा जो कि इष्ट है। 

अथवा, प्णान्ता इस शब्द में आकार का भी प्रडिलष्ट निर्देश समझना 
चाहिये । ष्ण॒ आ अन्तारणान्ता । षकारान्त नकारान्त और आकारान्त संख्या की 
पट्सज्ञा होती है। उससे अष्टानाम्‌ में आत्व होने पर भी षट्संज्ञा हो 
जायगी । 

यदि ष्णान्ता में आकार का भी निदेश है तो सधमादो शन्न एकास्ताः | 
इस वेदमन्त्र के एका -शब्द में स्त्रीलिङ्ग टाप्‌ प्रत्यय हो कर आकारान्त होने 
से षट्संज्ञा प्राप्त होती है । षट्संज्ञा हो कर जस्‌ का लक्‌ होना चाहिये । 

यह कोई दोष नहीं । एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। एक तो 
संख्या । जैसे-एकः द्वौ वहवः । यद्वां एक दो बहुत आदि संख्या अर्थ हें । दूसरा 
असद्दाय, अकेला । जैसे--एकाग्नयः। एकहलानि । एकाकिमिः श्चुद्रकैजितम्‌। यहां 
अकेली अग्नि वाले, अकेले हळ वाले लोग, अकेले क्ुव्रक लोगो ने जीत लिया। 
इन सब में एक शब्द का सहायरद्वित अर्थ है। तीसरा-अन्य या दूसरा। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


- ३०२. 4 ज्याकरणमदाआष्य 
तद्यथा-प्रजामेका रक्षत्यूजमेकेति । अन्येत्यर्थः । सधमादो द्यस्न एकास्ताः । 
अन्या इत्यर्थः । तद्योऽन्यार्थे वर्तते तस्यैष प्रयोगः । 
इह तहिं प्राप्नोति द्वाभ्यामिष्टये विंशत्या चेति। 
. „ पं तर्हि सप्तमे योगविभागः करिष्यते। ‘अष्टाभ्य औश्‌'। ततः 
षड्भ्य । षड्भ्यदच यदुक्तमष्टाभ्योपि तद्‌ भवति। ततो 'लुक्‌'। 
लुक च भवति | षड्भ्य इति । 
अथवा उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिष्यते। 'अष्टन आ बिभक्तो'। . 
ततो “रायः'। रायइच विभक्ताचाकारादेशो भवति । हळीत्युभयोः शेषः-। 





जैस--प्रजामेका रक्षत्यूजमेका । एक प्रजा की रक्षा करता है दूसरा अन्न बल की । 
यहां एक शब्द का अन्य अथ हे । सधमादो द्युन्न एकास्ताः यहाँ भी एक शब्द 
का अन्य अथ है । संख्या नहीं है। इस लिय आकारान्त होने पर भी संख्या न 


होने से षट्सज्ञा नहीं होगी । 


तो फिर द्वाभ्यामिश्ये० यहां द्वाभ्याम्‌ इस आकारान्त संख्या शब्द की 
षट्संज्ञा प्राप्त होती है। एकया च दशभिरच स्वभूते० इस वेदमन्त्र में स्त्रीलिङ्ग - 
नियुत्‌ शब्द का . विशेषण होने से द्वाभ्याम्‌ यदृ स्त्रीलिङ्ग का टाबन्त रूप है। 
यहाँ षट्संज्ञा दोने से घट्निचतुभ्यों हलादिः से विभक्तिस्तर प्राप्त होता है । 

अच्छा तो सप्तमाध्याय में योगविभाग करेंगे । अष्टाभ्य औश इस सूत्र के 
बाद षड्भ्यः इतना सूत्र बनायेंगे। उस का अर्थ होगा--जो षट्सज्ञक से कार्य 
.कहे हैं वे आत्व चाले अएन्‌ शब्द से भी हो जाते हें । तो अष्टानाम्‌ में पटचतुभ्येश्‍च 
से चुर्‌ हो जायगा। उस के बाद छक्‌ यह सूत्र बनायेंगे। उस का अर्थ होगा घट्‌- 
संज्ञक से परे जस्‌ शस्‌ का छक होता है। तो अष्ट २ यहां जस्‌ शस्‌ का छुकू भी 
सिद्ध हो जायगा । 

अथवा उसी सपसमाध्याय में आगे चळ कर योगविभागे करेंगे। अष्टन 
आ विभक्तौ । इस के बाद रायः इतना सूत्र बनायंगे । उस का अर्थ होगा--रै शब्द 
को विभक्ति परे रहते आत्व होता हे (फिर हलि यह सूत्र वनायेंगे जो अष्टन आ विभक्तौ 
और रायः दोनों का शेष होगा । अर्थात्‌ दोनों आत्व करने वाले सूत्र हळादि विभक्ति 
परे होने पर आत्व करेंगे । अष्टानाम्‌ में चुद होने के बाद . इलादि विभक्ति बनती 
है इस लिये वदां आत्व से पहले नकारान्त अवस्था में ही षट्चतुभ्यरच से आम्‌ को 
जुद्‌ हो जायगा । उस के परे होने पर फिर आतव हो जायगा ।' 


१. जस्‌ शस्‌ में तो हलादि न होने पर भी अष्टाभ्य औश इस आत्व-निर्देश 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आाहिक 2 ३०३ 


यद्येवं प्रियाष्ट प्रियाष्टाः इति न सिध्यति । भियाष्टानौ प्रियाष्टानः 
इति प्राप्नोति । 


यथाळक्षणमप्रयुक्ते । 


यदि अष्टन आ विभक्तौ से विधीयमान आत्व हरादि विभक्ति परे होने 
पर ही होता है तय तो प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः यहां अजादि औ जस्‌ परे रहते आत्व 
नहीं प्राप्त होता । प्रिया अष्टौ यस्य स प्रियाष्टा। प्रथमा के एकवचन में 
नान्त की उपधा को दी हो कर राजा की तरह बन गया। फिर जो जस्‌ परे रहते 
उन के हरादि न होने से आत्व न होगा तो नान्त की उपधा को दीधे हो कर 
प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः यही रूप वनेंगे। प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः ये नहीं बन सकेंगे। ये 
तो आस्व होने पर ही बन सकते हैं ।' 

जो अप्रयुक्त शब्द हैं उन में यथालेक्षण काये समझना चाहिये । जैसा सूत्र 
कडे वैसा रूप बनाइये । प्रिाष्टौ प्रियाष्टाः मै हळादि न होने से आत्व की प्राप्ति 
नहीं होती है तो आस्व न कीजिये । प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः यही रूप इष्ट बना ढीजिये। 
प्रियाशी प्रयाष्टाः अनिष्ट समझिये। लक्षणमनतिक्रम्य यथालक्षणम्‌ । शिष्ट प्रयुक्त .. 
शब्दों का ही यह शास्त्र अन्वाहयान करता है। शिष्टाप्रयुक्त अथवा स्वमनीषिको- 
सक्षित अनगैल शव्दां का अन्वाल्यान नहीं करता है। तात्पय यह है कि छोक 
में अप्रदुक् शब्दों का यदि प्रयोग अभीटट भी हो तो वह लक्षणानुसार दोना 
चाहिये । ढक्षणबिरुद्व प्रयोग नहीं होना चाहिये । अथवा अप्रयुक्त शब्दों का 
अप्रयोग ही युक्तियुः है । लक्षण द्वारा उन के नूतन निर्माण की चेष्टा ही. नहीं 
करनी चाहिये । इस प्रकार यथालक्षणप्रयुक्तं इस भाप्य वचन के दो अभिप्राय 
स्पष्ट होते हें । 








के सामर्थ्य से आत्व माना जायगा। आत्वनिदेश का यही प्रयोजन है कि जहाँ आत्व 
हो वहीं औस्‌ हो । यदि यह प्रयोजन न हो तो लाघव के लिये आचार्य अम्य ओऔश 
ऐसा कहते | - 

१. अष्टाभ्य औद्य से विहित जो जस्‌ के स्थान में औश हो वह भी जहां 
अष्टन्‌ अर्थ की प्रधानता हे वहीं आत्व का अनुमान करायेगा । क्योंकि अष्टाभ्यः यह 
बहुवचननिर्देश अष्टन्‌ अर्थ की प्रधानता को सूचित करता है। प्रियाष्टाः में अष्टन्‌ अर्थ 
की प्रधानता नहीं है । यहां अष्टन्‌ अर्थ गौण है। अन्य पदार्थ ही प्रधान है। इस लिये 
जस में ज्ञापक से भी आत्व का अनुमान नहीं हो सकता । अएन आ विभक्तौ सूत्र 
में अटनः इस एक वचन के निर्देश से गौणार्थक अष्टन्‌ शाब्द में भी उसकी प्रवृत्ति होती 
हे । पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च इस परिभाषा के अनुसार अष्टन शब्दान्त 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३०४ घ्याळरणमहाभाज्य 


डति च ॥१।१।२५॥ 
इदं डतिग्रहणं द्विः क्रियते संख्यासंज्ञायां षट्संज्ञायां च। पकं 
शक्यमकर्तुम्‌। कथम्‌। यदि तावत्‌ संख्यासंज्ञायां क्रियते षट्संज्ञायां 
न करिष्यते। कथम्‌ “ष्णान्ता षडि'त्यत्र डतीत्यजुवरतिष्यते । अथ षसू- 
सज्ञायां क्रियते संख्यासंज्ञायां न करिष्यते | डति चेत्यन सख्या संज्ञा- 
प्यजुवर्तिष्यते । 
क्तक्तवतू निष्ठा ॥ १।१।२६।। 
निष्ठासंज्ञायां समानशान्द्‌प्रतिषेधः | ` 
निष्ठासंश्चायां समानराब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः | लोतो गर्त इति। 
निष्ठासंज्ञायां समानशाव्दाप्रातिषेधः । 

- . निष्ठासंज्ञायां समानशानब्दानामप्रतिषेधः । अनर्थकः प्रत्पिधः 
अप्रतिषेधः । निष्ठासश्ञा कस्मान्न भचति। अचुवन्धो5न्यत्त्वकरः । अनुवन्धः 
क्रियते सोऽन्यत्त्वं करिष्यति । यस्ति  , :_' 

यह डति ग्रहण दो बार किया गया है । एक तो बहुगणवतुडति संख्या इस 
संख्यासंज्ञा सूत्र में। और दूसरा डति च इस घद्संज्ञा सूत्र में। इन दोनों 
में से कोई एक हराया जा सकता है। कैसे ? यदि बहुगण० में डति रखते 
हैं तो डति च इस सूत्र वाळा डति इट सकता हे । ष्णान्ता षटू से पूवे सूत्र 
से डति की अनुवृत्ति भी कर छेंगे तो अथे होगा--षकारान्त नकारान्त संख्या 
के साथ संख्यासंज्क तद्धित डति प्रत्यय की भी पट्सज्ञा होती है। और यदि 
डति च इस षट्संशा में डति रखते हैं तो बहुगण० वाळा डति हट सकता है। 
डति च में संख्या संज्ञा की अनुवृत्ति करके डत्यन्त जो संख्या उसकी षट्संज्ञा मानेंगे 
तो डति की संख्यासंज्ञा स्वतः सिद्ध हो जायगी। 

क्त क्तवतु की निष्ठा संज्ञा मै क्त क्तवतु के समान शब्दां की निष्ठा संज्ञा का 
निषेध कहना चाहिये । जैसे-- लोतः । गतैः । यहां रू और ग धातुओं से औणादिक 
तन्‌ प्रत्यय द्दोकर लोतः गतः ये रूप बनते हैं। झोत यद्व ब्रब्यवाची शब्द है।इस 
का अर्थ मेषऱ्मीढा दै। गर्त भी द्रन्यवाची दै । इस का अर्थे गाढ़ा दै । कृतः गतः चितः 
स्तुतः इन क्रिया शब्दों मै स्थित त शब्द के समान यहां त शब्द होने से इस की भी 
निष्ठा संज्ञा प्राप्त होती दै । 

निष्ठासञ्चा मै समान शब्दों के निषेध की आवश्यकता नहीं । निष्ठा संज्ञा 


प्रियाष्टन्‌ शब्द में भौ अन आ० यह आत्व अङ्गाधिकारीय होने से प्राप्त होता दै। 
धह इरादि कइने पर औ जसू परे रहते प्रियाष्टी प्रियाष्टाः यहां नहीं प्राप्त हो सकता । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पञ्चम आह्विक ३०५ 


अनुत्रन्धोऽन्यत््वकर इति चेन्न छोपात्‌ । 


_ अचुवन्धोउन्यत्वकर इति चेत्‌ तन्न। किं कारणम्‌ । छोपात्‌। 
छुप्यतेऽञा्ुवन्धः । छुसेऽाजुवन्धे नान्यत््तं भवति। तद्यथा कतरद्‌ 
देवदत्तस्य गृहम्‌ । अदो यत्रासौ काक इति । उत्पतिते काके नष्ट तद्‌ गृह 
भवति । एवमिहापि लुपे5नुवन्थे नष्टः प्रत्ययो भवति । 

यद्यपि छुप्यते जानाति त्वसौ साजुवन्धकस्येयं संज्ञा इतेति । 
तद्यथा इतरत्रापि कतरद्‌ “ देवदत्तस्य ग्रहम्‌ । अदो .यत्रासो काक 
इति। उत्पतिते काके यद्यपि नष्ट तद्‌ गृह भवति। अन्ततस्तमुद्देशं 
जानातीति । 
सिद्धविपर्यासर्च | 
सिद्धच विपर्यासः। यद्यपि जानाति संदेहस्तु तस्य भवति। 


क्यों नहीं होती ? निप्डासंज्ञा वाले क्तक्तवतु प्रत्ययो में ककार अनुबन्ध लगाया है 
वह लोतः गतेः के अनुवन्धरहित त शब्द को अपने से भिन्नता करके निळा संज्ञा 
न दोने देगा । 

ककार अनुवन्ध विद्यमान हो तो अन्यता (=भेद्‌) करे । वह तो छत हो चुका 
है। उस के जसत हो जाने पर दोनों त शब्द बराबर हें । इस ल्यि दोनों की 
निष्ठासंञ्ञा प्राप्त है। अनुबन्ध के लुप्त होने पर दोनों में भिन्नता नदी. रहती । 
जैसे किसी ने पूछा कि देवदत्त का घर कौन सा है? दूसरे ने उत्तर दिया जहां 
वह कौआ बैठा है वह देवदत का घर दै। कोवे के उड़ जाने पर देवदत्त के घर 
का पता नहीं गता | वह घर ही समझ नहीं पडता । इसी प्रकार यदा क्त प्रत्यय 
का ककार अजुबन्ध छस दो जाने पर क्त प्रत्यय समझ नहीं पडता । क्त और त 
दोनों बराबर हो जाते हैं । 

यद्यपि ककार अनुवन्ध का लोप हो जाने पर क्त नहीं रहता वह त हो जाता 
है फिर भी अध्येता यद तो जानता ही दै कि यद पहले ककार अनुबन्धसदित छ 
था इस की निष्ठा संज्ञा की गई है । जैसे अन्यन्न झोक में भी देवदत्त का घर कोन 
सा है ऐसा पूछने पर जहां वह कवा बैठा है यह उत्तर दिया जाता दै । यहां कोवे 
के उड़ जाने पर यद्यपि घर का पता नहीं रइता फिर भी आखिरकार वह उस ऊँचे 
स्थान को जानता ही दे कि यद्वां कौवा बैठा था । 


इस में विपयांसे=सन्देह् तो बना रहता है । यद्यपि वद जानता दे कि 
१. विपर्यास वा प्रायः “भ्रमात्मक निस्चम? अर्थ होता है, यहाँ संशय अर्थ है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३०६ ब्याकरणसहासाष्य 


अयं ख॒ तशब्दो लोतो गर्त इति। अयं ल तशब्दो लूनो गीर्ण इति। 
लद्यथा इतरजापि कतरद्‌ देवदत्तस्य ग्रहम्‌ । अदो यत्रासौ काक इति। 
डत्पतिते काके यद्यपि तमुद्देशं जानाति सन्देहस्तु तस्य भवति इदं तदू 
ग्रहमिद तद्‌ ग्रहमिति । 
एवं तहिं । र 
कारककालबिशेषात्‌ सिद्धम्‌ । 


कारककाठविशेषबुपादेयौ । भूते यस्तशब्दः कर्मणि कर्तरि 
भावे चेति। तद्यथा इतरत्रापि य एष मनुष्यः प्रेक्षापूवकारी भवति 
सोऽश्चुवेण निमित्तेन ध्रुव निमित्तसुपादत्त वेदिकां पुण्डरीकं वा । 

एवमपि प्राकीष्टै इत्यापि प्राप्नोति । 


यहद त शब्द है जिस की निष्ठा संज्ञा की गई है तो भी दो त शब्द देख कर उसे 
सन्देद तो होता दी दै कि क्या लूनः गीणे: चाला त शब्द निष्ठा संक है या 
लोतः गतैः बाळा । लूनः गीणेः में छ ग॒ धातुओं से क्त प्रत्यय हो कर उसे त्वादिम्यः 
से निष्टानत्व हो गया हें । जैसे अन्यत्र भी "देवदत्त का घर कोन सा है? इस प्रश्‍न 
का “जहां वदद कौवा बैठा है? यदद उत्तर मिलने पर जब कोबा उड जाता है तब 
यद्यपि वह उस स्थान को मूलतः जानता दै कि यहाँ कहीं कोवा बैठा था फिर सी 
उसे यह सन्देद तो होता ही दै--यद्द वह देवदत्त का घर है जिस पर कोवा बैठा था 
` यावद्दद्दै। 

अच्छा तो निष्टासंज्ञा मै कारकविशेष और कालविशेध का उपादान 
करेंगे । भूतकाळ में तथा कती कर्म एवं भाववाच्य में जो त ब्द हे उस की 
निष्ठा संज्ञा होती है ऐसा कहेंगे। उस से लोतः गर्तः में त शब्द की निष्टा संज्ञा 
नहीं दोगी। क्योंकि वह भूतकाळ में नहीं हुआ दै। जैसे अन्यत्र लोक में भी जो 
सञुण्य बुद्धिपूर्वक काम करने वाला या अपनी समझ से काम लेने वाला होता है 
वह देवदत्त के घर पर बैठे हुए कोवे रूप अध्रुव निमित्त को जो कि कोवे के उड़ . 
जाने पर स्थिर नहीं रहेगा उस के द्वारा घर में स्थित वेदी या पुण्डरीक रूप ध्रुव 
निमित्त को अपनी पद्दचान के लिये ग्रहण कर लेता है। वह जानता है कि कोवा तो 
उड़ भी सकता है उस के उड़ जाने पर देवदत्त के घर का पता नहीं लगेगा इस 
लिये उस अस्थिर कोवे के बैठने पर ध्यान न दे कर वह उस घर मै स्थित कोवे से 
सम्बद्ध स्थिर विद्यमान वेदी या कमळ के निशान को पहचान के लिये बुद्धिस्थ 
कर लेता दै । निमित्तःनिशान। अध्ुव=भस्थिर । पुण्डरीक-कमल । 


कारक काळ विशेष का उपादान करने पर भी कीट, ( प्र कुसिच्‌-छछू त ) 








CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ction, New Delhi. Digitized gotriN 


पञ्चस आह्निक ३०७ 


छुडि सिजादिदर्शनात्‌ । 
लुङि सिजादिदशनान्न भविष्यति । 
_ यत्र तहिं सिजादयो न इञ्यन्ते प्राभित्तेति। 
इच्यन्तेऽञापि सिजादयः। 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? _ 


नहि। 


कथमनुच्यमानं गंस्यते ? 


यथेवायमचुपदिष्टान्‌ कारककाळविशेषानवगच्छति। पवमेतदप्य- 
वगन्तुमहेति यत्र सिजादयो नेति। 


हाँ त शब्द की निष्ठा संज्ञा प्राप्त होती है। यह लुङ्‌ छकार का त शब्द भूतकाळ 


में हुआ है । 

्राकी्ट इस लुङ लकार के त शब्द में सिच आदि विकरण भी दीखते हैं 
इस लिये इस की निष्ठा संज्ञा नहीं होगी । यहां क घातु से सीधा परे त शब्द नहीं 
है। बीच में सिच आदि का व्यवधान है । 

जहां सिच आदि का व्यवधान नहीं दीखता है वहां त शब्द की निष्ठा संज्ञा 
प्राप्त होती है । जैसे प्राभित्त ( प्रभिद्‌-सिच् लुङ्‌ त ) यहां झलो झलि से सिच का 
झोप हो जाने पर भिदू से सीधा परे त शब्द है। 

प्राभित्त सै भी सिच्‌ आदि दीखते हैं। 

क्या यह बात कहनी होगी ? 

नहीं । 

विना कहे कैसे समझी जायगी ? 

जिस प्रकार यह अध्येता कारक काळ विशेषों को बिना कदे समझ लेता हे 
उसी प्रकार यह बात भी विना कहे समझ जायगा कि जहाँ सिजादि नहीं दीखते 
वहाँ त शब्द की निष्ठा संज्ञा होगी । प्राभित्त में जब कती कारक तथा भूतकाळ 
की क्रिया को वह जानता है तो उस के साथ दोने वाले सिच आदि को भी अवश्य 
ही जानता है । इस ल्यि यद्दां त शब्द की निष्ठा संज्ञा नहीं दोगी। 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आहिक में प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में सर्वादीनि सर्वेनामानि ॥१।१।२७॥ 
इस सूत्र से ले कर नवेति विभाषा ॥१।१।४४॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शक्का समाधान सहित विचार किया गया है । 
- क्रमश; प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये है-- 
सर्वादीनि सर्वनामानि ॥१।१।२७॥ 

(क) सवौदि शब्द में तदूगुणसंविज्ञान बहुब्रीहि समास मान कर सर्व शब्द की भी 
सवेनाम संज्ञा सिद्ध की है। 

(ख) सवनाम शब्द में निपातन से णत्व का अभाव प्रतिपादन करते हुए 
बाधकान्येव निपातनानि भवन्ति यह परिभाषा स्त्रीकार की है । 


(ग) सज्ञोपसजैनप्रतिषधः इस वातिक के प्रयोजन बता कर नानाविध युक्तया 
से उसका खण्डन किया है । 
(घ) अकच्‌ के लिये उभ शब्द की सर्वनाम संज्ञा का खण्डन कर के भवतु शब्द 
की सर्वनाम संज्ञा के प्रयोजन बताये हें । 
विभाषा दिक्समासे बहुत्रीहौ ॥१।१।२८॥ 
दिक्‌, समासे, बहुत्रीहौ इन सबका पदकृत्य दिखा कर बहुब्रीहिप्रहण का 
उत्तरसूत्रार्थ विशेष प्रयोजन बताया है । 
न बहुत्रीहौ ॥१।१।२९॥ 
(क) सूत्र के कई उदाहरण दे कर उसकी प्रयोजनवत्ता मानते हुए भी भाष्यकार 
ने अपनी तरफ से सूत्र का खण्डन कर दिया है । 
(ख) . आब्यो भूतपूर्वः आब्यपूर्वः आब्वपूर्वाय यहां स्वेनाम संज्ञा के निषेध के 
लिये विशेष वचन का खण्डन भी किया है । 
तृतीयासमासे ॥१।१।३०॥ 
समासग्रहणं का द्विविध प्रयोजन बताया है। 
विभाषा जसि ॥१।१।३२॥ 
केवळ जसू का कार्य जो शीभाव हे उसके करने में ही सर्वनाम संज्ञा का विकल्प 
माना दे। 
पूदेपरावरदृक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायास्‌ ॥१।१।३४॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षष्ठम आह्विक Ey ०९ 


गणपाठ से सिद्ध होने पर भी सूत्र का प्रयोजन केवल जस्‌ में सर्वनाम संज्ञा का 
विकल्प सिद्ध किया हैं । 
स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥१।१।३५॥ 


आख्याग्रहण का प्रयोजन बताया हे । 
अन्तरं बदियोगोपसंब्यानयोः ॥१।१।३६॥ 
उपसंब्यान ग्रहण का खण्डन करके अपुरि तथा तीयस्य ङित्सु वा इन दो 
' वार्तिको का प्रयोजन बताया है । 
स्वरादिनिपातमच्ययम्‌ ॥१।१।३७॥ | 
चादिगण से पृथक्‌ स्वरादिगण का तथा निपातसंज्ञा से पुथकू अव्ययसंज्ञा का 
प्रयोजन सिद्ध किया है । (4 
तद्वितश्वासवेविभक्तिः ॥१।३।३८॥ 

(क) असवैविभक्तिः के स्थान में अविभक्तिः अथवा अलिङ्गम , असंख्यम्‌ इन 
न्यासों का खण्डन मण्डन करके अन्ततः कुछ निश्चित तद्धित प्रत्ययों का पाठ दी 
अव्ययसंज्ञा के लिये सिद्धान्तरूप से स्वीकार किया है । 

(ख) अव्यय की अन्वर्थसज्ञा मान कर अत्युच्चेः, अत्युच्चेसौ, अत्युच्चैसः में 
अव्ययसंज्ञा का अभाव सिद्ध किया है । 

कृन्सेजन्तः ॥३।१।३९॥ 

(क) छत्‌ जो मकारान्त अथवा कृदन्त जो मकारान्त दोनों की अव्ययसंज्ञा 
स्वीकार -करक झम्मेजम्तश्चानिकारोकारप्रक्ृतिः अनन्यप्रकृतिरिति दा । इन दोनों वार्तिकों 
का संनिपातपरिभाषा द्वारा खण्डन किया हे। 

(ख) संनिपात परिभाषा के प्रयोजन तथा दोष भी बताये हें। अन्त मं 
अपरिहाय रूप से संनिपात परिभाषा को स्वीकार किया हैं। 


अव्ययीभावश्च ॥१।१।४१॥ 
अव्ययीभाव समास की अव्ययसंज्ञा करने के परिगणित प्रयोजन बता कर उनकी 
अन्यथासिद्धि से सूत्र का खण्डन कर दिया है । 


शि सपैनामस्थानम्‌, सुडनएँसकस्य ॥१।१।४२-४३॥ 
अनपुंसकस्य को प्रसज्यप्रतिषेध मानने में प्राप्त दो दोष दिखाये हैं। एक तो 
कुण्डानि यहाँ नपुंसक के जस्‌ में सवेनामस्थानसंज्ञा का निषेध प्राप्त होता हे । दूसरा 


नपुंसकस्य न भवति इस अर्थ में. अनपुँसकस्य यह असमर्थसमास है । अन्त में दोनों 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३१० व्याकरणमहाभाष्य 


दोषों का समाधान करके प्रसज्यप्रतिषेधपक्ष को भौ स्वीकार किया है। असूर्यपर्‍्या, 
अश्राद्धभोजी आदि कुछ असमर्थ समासों के उदाहरण भी दिखाये हैं । 
नवेति विभाषा ॥१।१।४४॥ 
(क) इतिकरणद्वारा नवा शब्द के बजाय नवा शब्द के अर्थ जो निषेध और 
विकल्प है उनकी विभाषासंज्ञा सिद्ध की हें । 


(ख) नवा कुण्डिका, नवा घटिका आदि में नवा के समान शब्दों की विभाषा 
संज्ञा का निषेध सिद्ध किया है । 


(ग) नवा यह निषेधवाची एक शाब्द न मान कर निषेध तथा विकल्पवाची 
न और वा ये दो शब्द माने हैं। उससे प्राप्त अप्राप्त तथा प्राप्ताप्राप्त तीनों प्रकार 
की विभाषाओं में पहले निषेध की प्रबृत्ति हो कर फिर विकल्प की प्रत्ति होती है, ऐसा 
सिद्धान्त स्वीकार किया दै । 


(घ) विभाषा शब्द का सम्बन्ध शब्दसाधुत्व के साथ न मान कर सून्रविहित 
' कार्ये के साथ माना हे । साथ ही अनित्यशब्दवाद का खण्डन भी किया है। 


(ड) / अन्त में लोकशास्त्र व्यवहार से सिद्ध होने पर इस सूत्र का भी खण्डन कर 
दिया है । 

(च) फिर क्रमशः अप्राप्त, प्राप्त तथा उभयत्र तीनों प्रकार की विभाषायें 
उपलक्षण रूप से दिखाई हैं । द 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अथ षष्ठमाहिकम्‌ 
सर्वादीनि सर्वनामानि ।। १।१।२७॥ 


` सवीदीनीति कोऽयं समासः ? 
वहु्ीहिरित्याह । 
कोऽस्य विग्रहः ? 
सर्वेशब्द आदियिंषां तानीमानीति । 
यद्येवं सर्वराव्दस्य सर्वनामसंज्ञा न प्राप्नोति। कि कारणम्‌ ? 
अन्यपदार्थत्वादू बहवीहेः । वहुबीहिरयमन्यपदार्थे वर्तत। तेन यदन्यत्‌ 
सर्वशब्दात्‌ तस्य सर्वनामसंज्ञा प्रातोति । तद्यथा चित्रशुरानीयतामित्युक्ते 
यस्य ता गावो भवन्ति स एवानीयते न गावः । 
नैष दोषः। भवति हि बहुव्रीही तद्गुणसंविज्ञानमपि। तद्यथा 


सर्वादीनि इस शब्द में क्या समास है ? 

बहुन्नीदि । 

इस का क्या विग्रह दै? ; 

सर्वशब्दः आदिर्येषां तानि सर्वादीनि। अर्थात्‌ जिन के आदि मै सर्व शब्द 
है वे सवौदि कहाते हैं । 

तब तो सर्वशब्द की सर्वनामसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । क्यों? बहुबीदि 
समास अन्यपदा्थप्रधान होता हे । जिन के आदि में सर्व शब्द है उनकी 
सवैनामसंज्ञा होगी तो सवे शब्द से अन्य जो विउवप्रश्रति शब्द हैं उन की सर्वनाम 
संज्ञा प्राप्त होती है, सवै की नहीं । क्योंकि विद्वप्रश्नति के आदि में सबै शब्द है । 
जैसे--चित्रयु को लाओ ऐसा कहने पर जिस की चित्र विचित्र गोएं हैं वह मनुष्य 
ही लाया जाता है, गोएं नहीं । : 


यह कोई दोष नहीं । बहुब्रीहि समास में तद्गुणसंविज्ञान भी होता है। 


१. संयोग अथवा समवाय सम्बन्ध होने पर तदूगुणसंविज्ञानबहु्रीद्वि ह्दोता 
हे, स्वस्वामिभाव सम्बन्ध में अतद्गुणसंविज्ञान। तदू शब्द अन्यपदार्थ का परामर्शक है। 
>विशेषण, वर्तिपदार्थ रूप अवयव । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri छ 


३१२ व्याकरणमद्दासाष्य 
चित्रवाससमानय, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्दीति। तद्गुण आनी- 
यते तद्शुणाइच प्रचरन्तीति । 
इह सवनामानीति "पूर्वपदात्‌ संज्ञायामग' इति णत्वं प्राप्नोति 
तस्य प्रतिषेधो बक्तव्यः । ः 
सवनामसंज्ञायां निपातनाण्णत्वाभावः । 
सर्वनामसंज्ञायां निपातनाण्णत्वं न भविष्यति । 
किमेतन्निपातनं नाम ? 
अथ कः प्रतिषेधो नाम ? 


` अविशेषेण किंचिदुक्त्वा विशेषेण नेत्युच्यते। तत्र व्यक्तमाचार्य- 
स्याभिप्रायो गम्यते इदे न भवतीति । 











तस्य अन्यपदाथस्य गुणाः तदूगुणाः, तेषामपि कार्ये संविज्ञानं तद्गुणसंविज्ञानम्‌ । उस 
अन्यपदार्थ के उपलक्षक जो समासघटक अवयव हैं उन का भी अन्यपदार्थ के साथ 
कार्य से ग्रहण होना तद्गुणसंविज्ञान होता हे । अवयवार्थविशिष्ट अन्यपदार्थ का 
गहण होने से सवे शब्द जिन के आदि. में है उन के साथ सर्व की भी सर्वनामसंज्ञा 
दो जायगी । जैसे--चित्रवाससमानय कहन पर चित्र विचित्र कपड़ों वाला मनुष्य 
ही छाया जाता है । नकि कपड़े रहित केवळ मनुष्य। लोहितोष्णीपा ऋत्विजः 
प्रचरन्ति कहने पर लाळ पगड़ी वाले (रक्तरिरोवेष्टन संयुक्त) ऋत्विक्‌ अनुष्ठान करते 
हैं न कि पगड़ी रहित केवळ ऋत्विकू । 

सर्वनामानि शब्द में पूर्वपदात्संज्ञायामगः सूत्र से णत्व प्राप्त होता है उस 
का निषेध कहना चाहिये । क्योंकि सवैनाम यह संज्ञा दै। सर्वशब्द पूवेपद में है । 
उस के रेफ से परे अड़ व्यवाय होने से णत्व प्रात है । 

“सबैनाम' (इस) संज्ञा में निपातन से णत्व नहीं होगा ।' 

यह निपातन क्या चीज़ दै? 

हम पूछते हैं निषेध क्या चीज दै ? 

सामान्य रूप से कोई कार्य कड कर फिर विशेष रूप से 'न? ऐसा कहते हैं 
तो वहां आचारं का यद स्पष्ट अभिप्राय होता दै कि वद कार्य न हो। विशेष विषय 
में किसी कार्य को रोकने-का नाम निषेध दै । 


१. लोक में भी णत्वरहित सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, अतः इसका 
यह साधुत्व बताया आ रहा दै 


C-0. Prof. Satya Vraf Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





षष्ठ आह्विक ३१३ 


निपातनमप्येवंजातीयकमेच । अविशेषेण णत्वमुक्तवा .विशेषेण 
निपातने क्रियते । तत्र व्यक्तमाचार्यस्याभिप्रायो गम्यते इद्‌ न भवतीति ! 


नच च एनपातनाच्चाणत्द स्यात्‌, यथा प्राप्त च णत्वम्‌ ? 


किमन्येऽप्यदंविधयो भवन्ति? [यदि भवन्ति तदा ] इको 
यणचीति यण्‌ स्यात्‌ यथाप्राप्तइचेक श्रयेत ? 


नेष दोषः । अस्त्यञ विशेषः । पष्ट॒यात्र निर्देशः क्रियते । षष्ठी च 
पुनः स्थानिनं निवर्तयति । 


इह तहिं कर्तरि शप्‌ दिवादिभ्यः श्यन्‌ इति वचनाच्च इयन्‌ स्यात्‌, 
यथाप्रा्इच शप्‌ श्रूयेत । 





निपातन भी इसी प्रकार का होता है। सामान्यतया णत्व कह कर विशेष 
रूप से सवनाम यह णत्वरहित निपातन किया हे वहां आचाय का यह स्पष्ट अभिप्राय 
विदित (अनुमित) होता है कि यहां णत्व नहीं होता । 


सवैनाम इस निपातन से णत्व का अभाव रहे पर सामान्यतया प्राप्त णत्व भी 
दो जाय ऐसा क्यों न मानें ?' 
क्या इस प्रकार कोई भोर भी कार्य दोते हैं? जहां भाव-अभाव एवं 
बिधि-निषेध दोनों चलते रहें । यदि ऐसा है तो इको यणचि इस सूत्र के रचन से 
दकू के स्थान में यण हो जाय, पर सामान्यतया: प्राप्त यण का अभाव भी रहे तो 
कू सुनाई देना चाहिये । ( भाव यह है कि सूत्र यण्‌ साधु है यह कहता है, इक्‌ 
की निवृत्ति नहीं करता ) । 


यह कोई दोप नही । यहां विशेष बात दे। इकः इस षष्ठी विभक्ति से 
यदा निर्देश किया रे । घष्टी स्थानेयोगा के नियमानुसार यण आदेश इक्‌ स्थानी को 
सबंधा हरा देगा । 

अच्छा तो यह डीजिये। कतेरि शप्‌ कद्द कर फिर दिवादिभ्यः स्यन्‌ कहा 
है । वहां स्यन्‌ के बचन से तो इयन्‌ हो जाय पर सामान्यतया प्राप्त शपू भी 
होता रहे । 


१. भाव यह है कि प्रतिपेध का नित्रृत्ति में तात्पय होता दै, यह कार्य नही 
होता हे इस में अभिप्राय होता है । निपातन तो उच्चारित रूपविशेष के साधुत्व को 
बतलाता है, रूपान्तर (उस से भिन्न रूप) को हटाता नहीं । यह परस्पर भेद दै। 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३१४ - व्याकरणमहाभाप्य _ 


न्ष दोष! । शबादेशाः इयन्नाद्यः करिप्यन्ते । 

तत्‌ ताई शपो ग्रहण कतेब्यम्‌ ? 

न कतेव्यम्‌ । प्रश्‍तसनुवतते | क्क प्रकृतंम्‌ ? कतरि शप्‌ इति । 
तद्वै प्रथमानिर्दिष्ट, षष्ठीनिर्दिऐन चेहार्थः । 2 


दिवादिभ्य इत्येपा पञ्चमी दाविति प्रथमायाः पप्ठी प्रकरपयिण्यति 
तस्मादित्युत्तरस्येति। 


प्रत्ययाचाधस्यम्‌ । न च प्रत्ययाचधा पञ्चस्यः प्रक/दपका भवन्ति । 








यद्‌ भी दोष नहीं । झपू के स्थान में श्यन्‌ आदि आदेय मान लिये जविंगे 

चे स्थानी शप्‌ की निवृत्ति कर देंगे ।' 
स्थानीनिर्देश के लिये इयन्‌ आदि में दापू ग्रहण करना होगा । 

नहीं करना द्दोगा। कतेरि शापू से चले आ रहे शपू की अनुदृत्ति 
कर लेंगे । 

कतरि शम्‌ में तो झप्‌ यह प्रथमा विभक्ति.से. निर्दिट दै। आपको स्थानी 
निर्देश के लिय षष्ठी विभक्ति चादिये । 

दिवादिभ्यः इयन्‌ में. दिवादिभ्यः यइ पञ्चमी तस्मादित्युत्तरस्य के नियम से 
अप्‌ इस प्रथमा को घरी बना छेगो। अथै होगा--दिदादियो से परे शपू के स्थान 
में स्यन्‌ होता है। 

दिवादिभ्यः इयन्‌ तो प्रत्यय विधि है । वह इयन्‌ प्रत्यय का विधान करता 

. है आदेश का नदी । प्रत्यय विधि में पञ्चमी किसी विभक्ति को तरमादिः्युत्तरस्य 








१. इयन्‌ आदि को शप्‌ के स्थान में आदेश मानने पर भी ३यन्‌ के झित्करण 
एवं नित्करण ज्ञापक से शपू का पित्व स्थानिवद्भाव से श्यन्‌ आईि में नहीं आयेगा 
तो करंति ( कृ-उ-तियू ) में शपू के स्थान में होने वाळा उ प्रत्यय पित्‌ नहीं होगा 
उस से उ प्रत्यय अनुदात्त न हो कर उदात्त ही रहेगा । छुयैती ( $-उ-शतृ-टीप्‌ ) में 
ञ्‌ स्थानीय उ प्रत्यय के शपू न होने से शपूश्यनोनित्यम्‌ से घुम्‌ नहीं हंगा । 
रुधादिभ्यः इनम्‌ शप्‌ के स्थान में होने वाला रनम्‌ मिददःन्त्यात्परः के नियम से 
रुध के अन्तिम अच से परे हो जायगा और शपू की निग्र कर देगा। जैसे भ्रस्जो 
रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ से होने वाला रमागम भ्रस्ज्‌ के अन्तिम अच्‌ से परे होता है 
और उस के रफ तथा उपथा की निदृत्ति कर देता है। इस प्रकार कहीं दोष न आने 
से उयन्‌ आदि को शबादेश मानना भी ठीक.दै। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षष्ठ भाहिक ३३५ 
नायं प्रत्ययविधिः । विहितः प्रत्ययः । प्रक्ृतद्चानवर्तते ¦ 


इह तहिं 'अत्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेरि'ति वचनाच्चाकच्‌ 
स्यात्‌ । यथा प्राप्तश्च कः श्रयेत । 


नेप दोपः : नाप्राप्त हि केऽकजारभ्यते स वाधको भविप्यति | 


[निपातनमप्यवंजातीयकमेच । नाप्राप्त णत्वे निपातनमारभ्यते तद्‌ 
बाधक भावप्यात। 


यदि तर्हि जिपातनान्यप्येवेजातीयकानि भवन्ति समस्तते दोषो 
भवति । इहान्थ चयःकरणाः समस्तते विभाषा लोपमारभन्ते समो 
हितततयो' वेति । सततम्‌ । संततम्‌। सहितम्‌ । संहितम्‌। इह पुनर्भवान्‌ 
निपातनाच्च लोपमिच्छति 'अपरस्पराः क्रियासातत्ये’ इति। यथाप्राप्तं 
चालोपम्‌ । संततमित्येतन्न सिध्यति । 











के नियम से पड़ी मे बदलने बाडी नीं होतो। 

दिवादिभ्यः स्यन्‌ को प्रत्यय विधि नहीं मानेंगे । प्रत्यय तो कतरि शप्‌ से 
विदित है ही । वही शप्‌ प्रत्यय अनुबुत्ति से दिवादिभ्यः इयन्‌ में चला आ रहा हे । 
तब दिवादिभ्यः दयन का अर्थं होगा--द्विवादियों से पर अनुततमान शप्‌ के स्थान 
से श्यन्‌ आदेश होता है ! 

अच्छा फिर यहद लीजिमे । अव्ययसवेनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः इस बचन से तो 


प्र 


अकच्‌ हो जाय पर सामान्यतया प्राप्त क प्रत्यय भी होकर सुनाइ देता रहे । 


यह सी दोप नरीं। क प्रत्यय की अवश्य प्राप्ति मे.अपवाद रूप से अकच्‌ 
का विधान किया हे वह यन नाप्राप्त न्याय. से क को बाघ लेगा । 


दब तो निपातन भी इसी प्रकार का है। णत्त्रकी जवरय प्राप्ति म ही 
अपवाद रूप से सर्मनाम यह णत्व का अभाव निपातन किया है वह णत्व को 
बाघ लगा! 
यदि निपातन भी अपत्रादरूप से बाधक माने जाते हैं तो सम से परे तत 
शब्द' मै दोष आता ठे ! यहां कुछ येयाकरण समो वा हिंतततयोः इस वचन हारा 
सभ के मकार का तत ओर हित रुब्द॒ परे रहते पिकस्प से लोप विधान करते दें 
सततम्‌ । संतत्तम ! सहितम्‌ । संहितम्‌। इधर भाप अपरस्पराः क्रियासातत्ये इस सूत्र 
में सातत्य निपातन से मकार का लोप इष्ट मानते हैं तो संततम्‌ में सामान्यतया 
प्राप्त लोप का अभाव नही सिद्ध होता । सातत्य यह निपातन बाधक हो जायगा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 











३१६ वयाकरणसहासाण्य 


- कतैव्योञच यततः । बाघकान्येव हि निपातनानि अवन्ति । 
मुट्ापसजयप्रातेषिधः । 


संशोपसजनीभूतानां सर्वादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः! सघं नास 
करित । तस्मै सर्वाय देहि ! आतेसचाय दाह। 


~ 


लो सबैधा संतत, सातत्य कोई भी रूम न चन सकेगा । केंबछ सतत चा सातत्य 
ही बनेर । 

व इस निघय में यत्न करना होगा । ठछम्पेदवर्यसः इत्ये इस इकोक में कथित 
समो वा दितततयोः इस वचन को मानना ही होगा । उसी से सततम्‌, संततम्‌ 
ये दो रूप चन जायेंगे, निपातन की जरूरत नही । निपातल तो अवश्यमेच बाधक 
होते हैं! 

किसी की संज्ञा और उपसर्अन अर्धात्‌ गोण वने हुए सवोदियों की 
'सर्वेनामसंझा का निषेध कहना चाहिये । संज्ञा का अर्थ नास है। उपसर्जन गौण 
को कहते हैं । केस किसी का नाम सर्व है उसकी चतुर्थी विभक्ति के एकवचन सें 
सर्वाय देहि यह रूप बनता है। यहां सर्वनाससंज्ञा हो जाती तो सर्वनाम्नः स्मै से 
समे हो कर सर्वसमे ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता । संज्ञा में सर्वताससंज्ञा का निषेध 
कहने से वह न होगा । सर्वमतिक्रान्तः अतिसः ¦ तस्मे अतिसवांय देहि । यहाँ अतिसरद 
शब्द मे प्रादिसमास है अतिक्रान्त अथे मुख्य है। सर्दै कर अथे उपसर्जन है। 
गोण है । गौण से सर्यनामसंक्ञा का निषेध कहने से रमै न होगा । 





१, निपातनों की बाधक मानने पर भी सांतत्यम्‌ इस रूप का तो अनभिधान 
होने से अप्रयोग होगा । संततम्‌ विशेष वचन से वन जायगा। एराणप्रोक्तेपु जाझण- 
कल्पेषु म पुराण निपातन से पुरातन शब्द का वाध. प्राप्त होता है वह एपोद्रादि 
मान कर साध बना लिया जायगा । पुराण के समान पुरातन दाल्द भी 
स्वीकार्य होगा । 2 

१, संज्ञा की सवनाससंज्ञा का निषेध तो अन्यथा भी सिद्ध किया जा २५६; द्दा 
क्योंक्रि आ कडारादेका सेज्ञा सूत्र के भाष्य में प्रातिपदिक, गुणवचन, समास कुत्‌ , 
तद्धित, अव्यय, सबनाम, असवलिङ्गा जाति, एक्रदव्योपनिदेशिनी संज्ञा ये कुछ संज्ञायें 
कम से कही गई टे । इनमें परसंज्ञा पूनेसँज्ञा को बांध लेती हे । उस अवस्था में 
परपठित एक्दव्योपनिवेशिनी सेशा द्वारा पूनेपठित सर्वनाम संज्ञा का रवयमेव चाध 


ङ हो जायया तो संञ्ञा के विषय में इस निषेध की आवश्यकता नहीं रहती । 


येन विधिस्तदुम्तस्य सूत्र में पठित प्रयोजन ल नासाच्ययसञाःसासू 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


पठ धाहिक 2 11 


स कथं कतग्य: 
पाठात्‌ पयुदासः पठितानां संज्ञाकरणम्‌ 
पाठादेच पर्युदासः कर्तव्य; । शुद्धानां पठितानः संज्ञा कर्त्या । 
सर्वादीनि सबनः्मसक्षानि भवन्ति । संशञोपसजनीभूतःनि न सर्वादीनि ! 
'किेमाळशेषेण ? 
मेत्याह ! सिशेपेण च । कि योजनम्‌ ? 
सर्वाद्यानस्तथकार्या्थम्‌ । 
सर्घादीतामानन्तर्येण वदुच्यते कार्य तदपि संज्नोपसजेनीभूतालां 


प्रयोजन इतरादीनामदूडभावे । 


` डतरादीयामदूड्भावे अयोजनम्‌ । अतिकाम्तमिद ब्राह्मणकु 


सका ओर उपसजन की सरमनाससंशा का निघेथ कसे किया जायय 

सबौडिगण के पाठ से ही संज्ञा ओर उपसजेस बाडे सवोदियों को इटा 

कया । संज्ञा उपसजेन रहित केवल झुद्र पठित सवोदियों की ही सर्वनाम 

त! की जायगो । संज्ञा और उपसर्जन बन हुए सीदि  छठत सत्री... के, 
ते 5 होगे तो उसकी खवेनाम सेळा नही होगी । भश अथांत्‌ असँशोपस उसज्ञोपसजचानि यह 









१ र्‌ 

से सन्पूणे सदोादिगण के कथित कायी मही सेक्ष! जोर 
दग 
विशेषरूप से भी कथित सर्तोदिगण के ( सगणपाठेपळक्षित विशिष्ट ) 
! ॐ खुजा और उपसजेन का सिप होगा । कया प्रयोजन हे? सवोधि के 
अन्तत एयदादि उतरादि' को आनन्वर्य-परत्वाभ्षयण से जो कायं विदित हें डगगे भी 
सका जोर उपसजेन को सर्वनाससंज्ञा- का निवेव हट हे । अवूड़ डतरादिभ्यः 
पञ्चभ्यः से उत्तरादियों स परे सका उपसर्गन सने हुए सवोदि शब्दों की 


वचनद्वारा सानेनामसंञ्चा में भी अव्ययसंज्ञा फे समान तदन्तविधि मानी गई ६ इस 
जिये परससवे की तरह अतिसर्व में भी सवनामसंज्ञा की प्राप्ति सम्भव हे । परमसवे 
में सर्व शब्द के अर्थ की प्रधानता होने से वहां सर्वनामसंज्ञा इष्ट है । किन्तु अतिसर्व 
में अतिक्रान्त अथे की प्रधानता है। सर्व शब्द के अर्थ की प्रधानता नहीं है इस 
लिये अतिसर्व की सर्वनामसंज्ञा इष्ट नहीं दे उसीके लिये यहां कहा जा रहा है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 






३१४ घ्याकरणसद्दासाण्य 


कतरत्‌ अतिकतरं ब्राह्मणकुलमिति | 
त्यदादिविधौ च | र 
त्यदादिविधौ च प्रयोजनम्‌ । अतिक्रान्तोये ब्राह्मणस्तम्‌ अतितदू 
ब्राह्मण इति । 
संज्ञाप्रतिषेधस्तावज्ञ वक्तव्यः। उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिष्यते। 
“पूवैपरावरदक्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्थायाम्‌ । ततो'ऽसंज्ञायाम्‌' इति । 
सरवादीनीत्येवं यान्यनुक्रान्तानि असंज्ञायां तानि द्रष्टव्या । 
उपसर्जनप्रतिपेधइच न कर्तव्यः । अजुपसजैनादित्येष योगः 
PIR कळ NE NIT हि र हरि रि 
सर्वनामसंज्ञा न होने से सु और अम्‌ के स्थान में अदूडू आदेश न होना प्रयोजन है । 
ज्चैस- अतिक्रान्तमिदँ ब्राह्मणकुलं कतरत--अतिकतरं ब्राह्मणकुलम्‌ । यहाँ अतिकतरम्‌ इस 
प्रादिसमास में कतर शब्द उपसर्जन है । अतिक्रान्त अर्थ मुख्य है । कतर शब्द के 
उपसजैन होने से सर्वनाम संज्ञा न होगी तो अद्ड्‌ आदेश नहीं होगा। त्यदादीनामः से 
त्यदादि को अत्व कायै का भी संज्ञा उपसर्जन बने हुए स्वाति शब्दों की सर्वनाम संज्ञा 
न होने से रुक जाना प्रयोजन हे । जैस--अति कान्तोऽयं ब्राहमणस्तमू-अतितदू ब्राह्मण: । 
यहाँ अतितत्‌ इस प्रादिसमास में तदू शब्द उपसजैन है । अतिक्रान्त अर्थ मुख्य है । 
.तदू के उपसभन होने से सर्वनाम संज्ञा न होगो तो त्यदायत्व न होगा । 
संज्ञा की सर्वनाससंज्ञा का निषेध कइने की तो कोई आवश्यकता नहीं । 
काग सूत्र में योगविभाग करेंगे । पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराण व्यवस्थायाम्‌ 
यह एक सूत्र बनायंगे। उस के बाद असंज्ञायाम्‌ यह दूसरा सूत्र होगा। उस का 
अर्थ होगा--सवोदीनि सर्वनामानि से ले कर पू्वपरामरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्‌ 
तक कहे हुए सव सूत्रों के काय सञ्जाभिन्न मै होते हें । उस से संज्ञाविषयक 
सर्वादियों की समेनामसंज्ञा न होगी । 
उपसजैन का निपेध कहने की भी आवइयकता नही । जागे चतुर्थाध्याय में 
अनुपसजेनात्‌ यह सूत्र निः्मयोजन होने से खण्डित किया गया हे' उस से यहाँ 


१. यदि कहो कि स्त्रीप्रत्ययो में अनुपसजन अर्थात प्रधान से तदन्तविधि का 

ज्ञापन करने के लिए अनुपसर्जनात्‌ यह सूत्र रह सकता है जिस से कुरुचरी (करु-चर्‌-ट- 

` ङीप्‌) यहाँ टिदन्तान्त कुरुचर ब्द के अनुपसर्जन होने से दिड्ढाणन्‌० सूत्र से डीप्‌ 
हो जावे और बहुकुरुचरा नगरी ( बहवः कुरुचराः यस्यां सा नगरी ) यहां कुरुचर के 
उपसअेन होने से छीप न हो । अन्यथा म्रहणवता प्रातिपदिकेन तद्न्तविधिनीस्ति इस 
परिभाषा से तदन्तविधि का निषेध हो कर सूत्र में ग्रह्ममाण प्रातिपदिक से ही प्रत्यय हो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





षष्ठ आहिक ३१५ 


प्रत्याख्यायते तमेवमभिसंभन्त्स्यामः । अनुपसर्जन अ अदिति । किमिदम्‌ 


परिभाषा रूप से प्रयोजन टगे । अनुपसजेनात्‌ यद पञ्चमी न सान कर अनुपसञन 
क्ष अत्‌रअनुपसजनात्‌ इस प्रकार पदों का सम्बन्ध समझेगे। जनुपसजेन इस दाउद 








सक्रेगा । टिड्ढाणन्‌ आरि प्रत्ययों में भी प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स बिदिसस्तदादेस्तद्न्त- 
स्य ग्रहणं भति इस परिभाषा से अन्यूनानतिरिक्त प्रत्ययान्त का ही महण होगा, प्रत्य: 
यान्त जिस के अन्त संह इ जिस के अन्त म हे उस का ग्रहण न होगा तो कोम्भकारेयः यह रूप नहीं चन 
सकेगा । यहां कुम्भकार्याः अपर्यम्‌ इस अर्थ में कुम्भकारी शब्द का अवयत्र कार शब्द 
अण प्रस्ययान्त है । उस से टिड्दाणन्‌ सूत्र से ढीपू हो कर कारी यह स्त्री प्रत्ययान्त 
हुआ । कुम्भकारी यह समुदाय स्द्रप्रत्ययान्त नहीं हे । अपत्य अर्थ में स्त्रीभ्यो ढक्‌ 
से स्त्रीप्रत्ययान्त से होने वाला ढकू प्रत्यय केवल कारी से हो सकेगा । ढकू पेरे रहते 
कारी ही अङ्ग होगा । आदिगृद्धि भी कारी को ही होगी कुम्भकारी को नदीं, तो कुम्भकारेय: 
ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । इस सूत्र से प्रधान में तदन्तविधि ज्ञापित कर देने पर 
टिइढाणन्‌० सूत्र अग्णन्तान्त से भी डीप्‌ कर देगा तो केवळ कार से डीयू न हो कर 
कुम्भकार से भी हो जायगा। तव कुम्भकारी के स्त्रीप्रत्ययान्त हो जाने से ढकू हो जायगा। 
कुम्भ शब्द को आदिवृद्धि हो कर कौम्भकारेयः यह.इष्ट रूप वन जायया । यदि 
कोई कहे कि कौस्भकारेयः तो अनुपसजैनात्‌ सूत्र के बिना भी चन जायगा। 
क्योंकि कद मदण गतिकारक रूईस्यापि ग्रहणे भवति इस परिभाषा से कृत्‌ प्रत्यय के अहण 
में कारक पूर्वक का भी ग्रहण होन से कार के साथ कुम्भकार भी अण्णन्त माना जायगा 
उस से डीप्‌ हो कर कुम्भकारी इस स्त्रीप्रत्ययान्त से ढक होया तो कुम्भ को आदि द्रिं 
हो कर कोस्भकोरय;ः बन जायगा सो टीक नदी । कृदूम्रहण परिभाषा बद्ां लगती है 
जहां केवल कुन्‌ का ही ग्रहण हो । जहाँ कृत्‌ अकृत दोनों का ग्रहण हो वदां उक्त 
परिभाषा नही लगती । टिडढाणन्‌० सूत्र में जो अण्प्रहण है बह केवल फप्त्यय का ही 
नहीं ह अपितु तद्धित का भी है इस लिये केवल कुत्‌ का ग्रहण न होन से कृदूप्रहण 
परिभाषा नहीं छगेगी तो टिइढाणन्‌० में कुम्भकार्‌ यह अण्णन्त न बन रादेगा । 
अण्णन्त त होने से छीप नहीं प्राप्त होगा। उस में त द्न्तविधि से छीपू करते के थिये से ढोपर करते के लिए 
अनुपसमनाव सूच की आवश्यकता हे. तो यह बात भी नहीं बनती । भनुपसअंनात सूज 
की फिर भी आवश्यकता नहीं । स्त्रीप्रत्यये चानुपसजने न इस परिभाषा से उपसजनभिन्न 
स्त्रीप्रत्यय में प्रत्ययग्रहण परिभाषोक्त तदादिनियम का नित्रेष होता है इस लिये कुम्भकार 
में यदि केवळ अण्णन्त कार से भी डीप्‌ हो जाय तो भी दळू प्रयय तो कुम्भकारी इस 
स्त्रीप्रत्ययान्तभिन्न समुदाय से भी हो जायगा। क्योंकि यह उपसर्जनभिन्न .स्त्रीप्रत्यय 
है। उस में तदादिनियम केन होने से स्त्रीप्रत्ययान्त कारी से अतिरि क कुम्भ भी छे लिया 
जायगा तो कुम्भ को आदिशद्धि हो कर कोम्भकारेयः यद इष्ट रूप बन जायगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








१२० ष्याकरणमदा भाष्य 


अ अदिति । अकारात्कारौ शिष्यमाणावज्ञपसर्जनस्य द्रष्टव्यो । 
यद्येवम्‌ अतियुष्मत्‌ अत्यस्मत्‌ इति न सिध्यति । 


प्रहिलष्टनिदैशोऽयम्‌ । अजुपसजन आ अ अदिति । अकारान्तात्‌ 
~ 
अकारात्कारी शिष्यमाणावनुपसर्जनस्थ दषशव्यो । 


में सौत्र घी का लुक्‌ मानेंगे तो अर्थ होगा अकार और अस्कार ये दोनों का 
अयुपसनन अर्थात्‌ उपसञैनभिश्च को होते हैं। उस से त्यदादीनामः से 
शकार भौर अदूइडतरादिभ्यः पञ्चभ्यः से होने वाला अदूड (अत्‌) ये दोनों उपसत 
सें नहीं होंगे । 

यदि अचुपसजेन अ अत्‌ पेसा मान कर उपसजेनासिद्ध को अत्‌ अदेया 
करेंगे तो अतियुष्मत्‌ अत्यरमत्‌ सं भी अत्‌ आदेश नही प्राप्त होया क्योंकि युश्मान्‌ 
अस्मान्‌ चा अतिकान्तेभ्यः=अतियुष्मन्‌, अत्यस्मत्‌ । यहाँ प्रादिसमास में अतिक्रान्त 
अर्थ की मुख्यदा है । युः्मदू अस्मद्‌ का कथे उपसजन हे । गोण है। गोण होने से 
पथ्चम्या अत्‌ से होने वाळा म्यस्‌ को अत्‌ आदेश न हो सकेगा ¦ 


कोई बात नहीं । अनुपसर्जनात्‌ यदद रिट निदेश है। इस से असुपसर्जन 


श और अव आदेश उपसजेनभि् को होते हैं । पञ्चम्या अव्‌. से होने वाळा अ 


91 "० ति बे 
सादश अकारान्त आकारान्त से परे प्र नहीं हे किन्तु हन्त युभ्मदू अस्मदू से परे है। इस हिरे 


॥1 
चहा अनुपसजनाव यह निषेध नहीं लगेगा तो वह उपसजन में भी हो जायगा। 
त्यदादीनामः से होने वाळा अकार क्षादेश तो त्यदू में त्य शब्द के 
विदित दे इली प्रकार अदूडू आदेश मी कतर आदि अकारान्त शाड्दों से परे विधान 
किया हे इस डिये वे दोनों उपसमैन में नही डग) | 


1. यदि कदो पिसी हौ अस्य प्रियद्विः याँ द्वि शब्द के अकारान्त न होने से 
अनुपसजेन अ अ अत्‌ यह निषेध न लग सकेगा तो उपसर्जन द्वि शब्द में भी त्यदा- 
दीनाभः से अत्य आत होता है । इसी प्रकार तदोः सः सावनन्त्ययोः से विहित त्थदादियों 
के तकार दकार को सकार भी अकारान्त से परे नहीं कहा गया है इस लिये वह भी उपसर्जन 
अं आत होता है तो इस का उत्तर यह हे त्यदादीनामः इस अख विधान करने घार 
सूत में जितने त्यदादि हैं वे तो उपसजैनसि्न लिये हो जायेंगे उन के साहचर्य से दि शब्द: 
भी उपसजनभिन्न ही ग्रहीत होगा। तदोः सः सा» में सी उन्हीं उपसजैनभिन्न त्यदादियो 

छै अमुट्रति होने से उस से विहित सकार भी उपसजेनभिलो में हो होगा । उपसर्जन 
का यह समाधान केवळ त्यद्ादीनामः और भदूड्डतरादिभ्यः पञ्चम्यः इन दो कार्यो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३२१ 


अथवा अङ्गाधिकारे यदुच्यते गरह्ममाणविभक्तेस्तद्‌ भवति । 
यद्येवं परमपञ्च परमसप्त। 'पड़भ्यों छक’ न प्राप्नोति । 
नैषदोषः । षट्प्रघाच एष समासः ! | 

इह्‌ तहिं प्रियसक्थ्ला ब्राह्मणणन । अनङ्‌ न प्राप्नोति । 





अथवा अङ्गस्य के अधिकार में जा कार्य कहा गया है वह गृष्साण शब्द 
की विभक्ति को' होता है । गृह्यमाण अर्थात्‌ सूत्र में परित जो शब्द है उसके 
क्षय { =तद्तसँस्याक्म आदि) को प्रतिपादित करने बाळी विभक्ति में अङ्गाधि- 
कारीय काये होगा । अतितत्‌, अतिकतरम्‌ में त्यदादि डतरादि जो गृह्ममाण हैं 
उनकी पिशक्ति नहीं दै अपितु अतिक्रान्तार्थ-विश्षिष्ट तद शब्द तथा उतरप्रत्ययान्त 


कतर शब्द से विहित हुईं है । इस लिये यहां अत्व तथा अदूड आदेश नहीं होंगे । 


यदि अङ्गाधिकार में कहा हुआ काभे सृह्ममाण की विभक्ति को होता 
तो परमपश्च परससप्त में पड्भ्यो छक्‌ से जस्‌ शस्‌ का छुक नहीं प्राप्त होवा। परमाइच 
हे पश्चन्परसपञ्च । परमाइच ते सक्ष्परमसत। यह कर्मधारय समास हैं। यहां 
गृह्यमाण पद्संज्ञक पञ्चन्‌ सप्तन्‌ 'से परे जस्‌ रस्‌ विभक्ति नहीं हुई है बल्कि 
प्रसपञ्धमू परमसलन्‌ से हुई है । वे गृह्यमाग नहीं हैँ । 








ह कोडे दो नहीं । परमपक्च परमस सें पर्सझुक प्रधान कर्मधारय 

गूद्षसाज पहुसेशक पञ्चन्‌ सप्तन्‌ के अर्थ की ही प्रधानता है। | 
हे । बरस्व केवळ एरमस्वेस विशिष्ट है, अतः विशिष्ट की 
गी, अत: अर्थद्वारा षट्संज्ञा वाळे परसपञ्चन्‌ परमसपन शब्दों 
फ! खुळ हो जायया । 


अच्छा तो प्रियसक्दना आरह्मणेन यहाँ अध्थिद्धिसक्थ्यण से अनङ नहीं 
आह होता । क्योंकि श्रियं सक्थि यस्य इस बढुन्रीहि समास में ग्रद्ममाण सक्थि 
शब्द के अर्थ की प्रधानता नही हे । बल्कि अङ्गार्य विशिष्ट अन्यपदार्थ की 


७ 


प्रधानता हे ! 


के स्यि ही बन सकता दे । सर्वनाम्तः स्मे आदि सामान्य सवोदि के लिये विहित कार्य 
तो उपसजैन में » प्राप्त होते हे । जिससे अतिसर्वाय इत्यादि इष्ट रूप न बन सकेंगे। 
इस खयि सब का वास्तविक समाधान आगे कहेंगे । 


१. गृद्यमाण विभक्तेः यहाँ विभक्तेः यह सम्बन्धमात्र में षष्टी दै, अतः 
त्यदादीनामः यहाँ विभक्तो=विभक्ति परे होने पर भी अत्व होता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








३२२ ब्याक्रणसद्दानाष्य 


सप्तमीनिर्दिष्टे यदुच्यते प्रकतविभक्ती तद्‌ भवति । 

यदेवम्‌ अतितद्‌ अतितदौ अतितदः । इति अत्वं प्राम्लोति । तंच्चापि 
वक्तव्यम्‌। 
` न वक्तव्यम्‌। इह तावद्‌ ‘डतरादिभ्यः पञ्चभ्य’ इति पञ्चमी | अङ्ग- 
स्येति षष्ठी । तत्राराक्यं भिन्नविभक्तित्वात्‌ डतयादिभ्य इति पञ्चस्याऽङ्ग 
विशेषयितुम्‌। तत्र किमन्यच्छक्यं विशेषयितुमन्यदतो विददितात्प्रत्ययात्‌। 
डतरादिभ्यो यो विहित इति। इहेदानी 'अस्थिदधिसक्थ्यक्णामनङ्दात्त 


अङ्गाधिकार में ही जहां सप्तमी विभक्ति का निर्देश करके कार्य कहा दे' वहां 
बह प्रत की विभक्ति में होता दै । प्रकृत अर्थात्‌ प्रस्तुत अधिकृत जो अङ्ग दै उस के 
अर्थ वाली विभक्ति में कार्य दोता दै । तो प्रियसक्थ्ना में अन्यपदार्थ विशेष्यक-अङ्गार्थ- 
सम्बन्धिनी रा विभक्ति परे होने पर भी अनङ्‌ हो जायगा। वहां शृह्ममाण सक्थि 
शब्द्‌ के अर्थ की प्रधानता नहीं देखी जायगी । - 

तब तो अतितत्‌, अतितदौ, अतितद्‌ः यहां अतिक्रान्तार्थ विशिष्ट अङ्ग के 
अथे को प्रधानता म भी त्यदादीनामः से अत्व प्राप्त होता है। क्योंकि यहां भी 
विभक्तौ यद सप्तमी निदेश दै। और तमतिक्रान्तः=अतितत्‌। तमतिकान्तौ=अतितदौ । 
तमतिक्रान्ताभ्=अतितदः। इस प्रादिसमास में प्रकृत अतितद्‌ इस अङ्ग के अर्थ की 
प्रधानता है । गृह्यमाण तदू शब्द के अर्थ की प्रधानता नहीं दै । जहां आप अङ्गाधि- 
कार में गृह्यमाण शब्द के अर्थे की प्रधानता में कार्य द्दोता दै ऐसा कहेंगे वहां सप्तमी 
निर्देश से अङ्गाथे की प्रधानता में भी कार्य दोता है यद्द यात भी कहनी दोगी। ये. 
दोनों बाते कहने में बहुत गौरव होगा । 

कोई गौरव नहीं होगा । ये दोनों ही बातें नहीं कगे । डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः 
में डतरादिभ्यः यद पन्चमी है । और अङ्गस्य के अधिकार से आने बाली अङ्गस्य 
यह षष्टी है। दोनों के भिन्न विभक्ति होने से डतरादिभ्यः यह पञ्चमी अङ्ग को 
विशेषित नहीं कर सकती। अर्थात्‌ अङ्ग का विशेषण नहीं बन सकती । वहां 
सिवाय इस के कि डतरादिभ्यः इस पञ्चमी को विहित प्रत्यय का विशेषण बनाया 
जाय और क्या किया जा सकता है। डतरादिभ्यः इस पन्चमी का अथ होगा-- 
डतरादि से विहित जो सु अम्‌ उन को अदूडू “आदेश होता है। अतिकतरम्‌ में कतर -. 
, १. अस्थि दृधि० इस सूत्र में अनङ्‌ आदेश पूर्वसूत्र से अनुबृत्त । 
अजादि विभक्तिषु इस्‌ सप्तमी निर्देश से हुआ है । क Ss 

२. तद्‌ शब्द से व्यवहितः`-गुह्यमाण विभक्तेः इस 
अपि शब्द अव्यवहित सप्तमीनिददेशे -इस वचन का रा र रहे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आद्विक ३२३ 


इति । 'त्यदादीनामो भवती'ति । अस्थ्यादीनामित्येषा षष्ठी । अङ्गस्ये- 
त्यपि । त्यदादीनामित्यपि षष्ठी । अङ्गस्येत्यपि । तत्र कामचारः, ग्रह्ममाणन 
वा विभक्तिं विशेषयितुमङ्गन वा। यावता कामचारः, इह तावदस्थि- 
दघिसक्थ्यक्ष्णामनङदात्त इत्यङ्गेन विभक्ति विशेषयिष्यामः । अस्थ्यादि- 
भिरनङ्म्‌। अङ्गस्य विभक्तावनङ भवति अस्थ्यादीनामिति । इहेदानीं 
त्यदादीनामो भवतीति ग्रह्ममाणेन विभाक्तं विशेषयिष्यामः। अङ्गनाः 
कारम्‌ । त्यदादीनां विभक्तावो भवति । अङ्गस्येति । 
से विदित सु अम्‌ नहीं हैं अपि तु अतिकतर से विहित हैं इस लिये अदूड्‌ 
नहीं होगा । , 
अस्थि दधि० और त्यदादीनामः इन दोनों में भी देखिये । अस्थिदधि- 
सक्थ्यक्ष्णाम्‌ यह षषी दै । अङ्गस्य से अधिकृत अङ्गस्य यह भी षष्टी है। त्यदादीनाम्‌ 
यह षष्ठी दै अङ्गस्य से अधिकृत अङ्गस्य यह भी षष्ठो दे। दोनों के पण्ठपन्त हने 
पर हमारी मर्जी है चाहे इम गृह्यमाण शब्द से विभक्ति को विशेषित करें अर्थात्‌ 
सूत्र में पठित शब्द से विहित विभक्ति में कार्य करें या प्रकृत अङ्ग से विभक्ति को 
विशेषित् करें । जब मर्जी है तो हम अस्थिदधि० में अङ्ग स विभक्ति को विशेषित 
कगे । अनङ को अस्थि आदि से विशेषित करेंगे । तब अर्थ द्ोता दे--अङ्ग से विहित 
रादि अजादि विभक्ति परे होने पर अस्थ्यादि शब्दों को अनङ आदेश होता है। तो 
प्रियसक्थ्ना ब्राह्मणन में सक्थि शब्द के गौण होने पर भी सक्थि वाले अङ्ग का. अर्थ 
प्रधान होने से अनङ्‌ हो जायगा। त्यदादीनामः यहाँ गृह्ममाण शब्द से विभक्ति 
को विशेषित करेगे । अङ्ग से अकार को विशेषित करेंगे । तब अर्थ होगा- त्यदादि 
शब्दों की (उन ले विहित) विभक्ति परे होने पर अङ्ग (त्यदादि) को अ अन्तादेश 
होता है । फलिता होया--त्यदादि रूप जो अङ्ग उस को विभक्ति परे होने पर अकार 
होता है । तो अतितत में तदू रूप अङ्ग न होने से भकार नहीं द्दोगा ।' 


१. जहां डतरादि के अर्थ की प्रधानता है वहां डतरादि से विहित ही प्रत्यय 
माना जायगा तो कतरत्‌. के समान परमकतरत्‌ भं भी अदूइ हो जायगा। अतिकतरम्‌ 
में डतर के अर्थ की प्रधानता नहीं इ इस लिये उस से विहित न माना जायगा तो 
अद्ड्‌ नहीं दगा । डतरादिभ्यः इस पञ्चमी को . विहित विशेषण मानने पर अङ्गस्य 
यह पष्ठी भी पञ्चमी में परिणत हो जायगी तो अथ होगा--अङ्गसंञक डतरादि से: 
विदित सु अम्‌ को अदूड्‌ होता दै । ऐसा मानने में कहीं दोप न होगा ।. 

२. जहां त्यदादि के अर्थ की प्रधानता है. वहां तो त्यदादि रूप ही अङ्ग माना 
जायगा तो शोभनः सः=अतिसः । न सः=भसः । न षट्‌=भघट्‌ । न कतरत्‌=अकतरत्‌ 
इत्यादि में अकारादि हो जायेंगे । इसी बात को आगे शड्डा समाधान सहित कहेंगे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३२४ चव्याफरणमहा भाष्य 


यद्येवम्‌ अतिसः । अत्वं त प्राप्नोति । 
नेष दोषः । त्यदादिप्रधान एष समास । 
अथवा नेदे संज्ञाकरणम्‌ । पाठविदोषणमिदम्‌ । सर्वेपां यानि 


नामानि तानि सर्वादीनि । संज्ोपसर्जने च विशेषे५वतिठते ॥ 

यद्येवं संज्ञाश्रयं यत्‌ कार्य तन्न सिध्यति । स्ेनाम्नः स्मै । आसि 
सर्वनाम्नः सुडिति । 

अन्वर्थग्रहणं तत्र विज्ञास्यते । सर्वेषां यन्नास तस्‌ सर्वनाम । 
सवनाम्त उत्तरस्य ङेः स्मे भवांते ! सयेनास्न उत्तरस्यामः सुड्‌ भ्रति । 


यद्येवं सकळं त्स्नं जगदित्यञापि प्राभोति । णतेषां चापि शब्दाना- 
७ 1] ५७, 1] न च 
मककरुप स रू विषयः । तसिप्रस्तस्मिन्‌ विषये यो यः शाब्दो वर्तते 
तस्व तस्य तार्मस्वस्मिन चतेमानस्य सर्ववामकाय पराप्नोति । 


यदि त्यदादीनामः सूत्र में गुह्ममाण शब्द त्यद्‌ तद आदि की विभक्ति परे 

होने पर अङ्ग त्यद्‌ सदू आदि को अकार अन्तादे मानते हैं तो शोभनः सः-अति सः 

यहाँ अत्य नहीं प्राप्त होता । क्योंकि यहां पूजावाची अति सहित अतितदू शब्द है । 
ह गृह्यमाण तद्‌ शब्द नहीं है । 


९ ७. 


यह कोई दोघ नही । इस अतितद्‌ मै सुह्यसाण तदू शब्द का ही अथै प्रधान 
है । त्यदादिप्रधान समास होने से अत्व हो जायगा । 


अथवा सर्वनाम शब्द को संशा न मान कर सीदि के गणपाउ का विशेषण 
मान रेंगे। रावेपा नाम सर्वनाम । जो सब के नाम हैं वे. सरवीदि समझे जायेंगे! 
» CN ॥ ७, विदो >> >. च १. क, 
संज्ञा ओर उपसून तो विशेष म अवस्थित होते हैं चे सत्र के नाम नहीं होते । 

सवेनाम शब्द को संज्ञा न मानने पर सर्वनाम्नः स्मै, आभि सर्वनाम्नः सुर्‌ 
इत्यादि सर्दनामसंञा से विहित कार्य नही. सिद्ध होंगे ? क्योकि सर्वनाम को संज्ञा 
मानने पर ही सदैनाम संशा के आश्रित काये सिद्ध दो सकते है । 

सबनास्नः स्मे आदि में संवेनाम शब्द अन्वर्थ समझा जायगा। जो सब का 


नाम है वह सत्रेनान है । उस से परे स्मै आदि दते हैं पेसा अर्थे करेंगे । 

सं तो सकछ, छत्स्न, जगत्‌ इत्यादि शब्द भी सब के नाम होने से सर्वगाम 
यन जायेगे। उन से पूरे झो रमै आदि प्राप्त होंगे न केवळ उन्हीं से, बल्कि सवोदि 
गणपटित शब्दों से भी एकर का ओ २ वह २ विषय है । त्स २ विषय में 
वर्तमान जो २ गाव्द हैं उन सब को सबैनाम मान कर सर्वनाम के कारये प्राप्त होंगे। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





धृष्ठ भाट्विक ३२५ 


एव तह्युभयमनेन क्रियते । पाउइ्चेव विशेष्यते संज्ञा च । 
कर्थं पुनरेकेन यत्नेतोभयं लभ्यम्‌ ! 
ऊभ्यमित्याह | कथम्‌ । पकरेषनिर्देशात्‌ । पकरोषनिर्देशोऽयम्‌। 
सवोदीनि च सर्वादीनि च सर्वादीनि । सर्वनामानि च सर्वनाभाति च 
. सर्वतामानि । सदोदीनि सर्वनामसंज्ञानि भवन्ति। सर्वेपां यानि च 
नामानि तानि सर्वादीनि । संशोपसजने च विरेषेऽचतिष्ठते ! 








जैसे--सर्वस्मिन ओदने यहां सर्व शब्द ओदन का विशेषण दे । ओदन विशेष्य है । 
दोनों एुक दूसरे से अवग्रदीत (क्रोडीकृत) हैं । समानाधिकरण होने से सबै का विषय 
आदन दे ओर आदन का विषय सवे हे; तो सवे की तरह नोद भी सबै क्रा नास हो 
जाता हे । इस लिये ओदन में भी सेनाम के काये प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार घट 
पटादि सब शब्द जब स्वादि के अर्थ में दतेमान होंगे तब उन सबकी सर्वनामता प्राप्त 

होती है । 

अच्छा तो सर्वनाम यह शब्द दोनों काम कर देया। पाठ शौर संज्ञा दोनो 
का विशेषण बनेगा । सर्वादिगण पठित शब्द ही सर्वनाम संझक होंगे और सब के 
नास ही सर्वीदि छिये जायेंगे । 


सर्वनाम इस एक शब्द से ये दोनों बाते केसे सिए होंगी १ 


सिउ हो जायेंगी। केले ? सवोदीनि सबमामानि यहां एकसेष का निर्देश 
मानेंगे । सत्रोडीनि च सर्वादीनि च सर्वादीनि । सर्वतासानि च सवनामानि ब सवानामानि। 
इस प्रकार यो सर्वादि ओर दो सबैनाम शब्दों रें एक सवौदि शोर एक सतनाम शब्द 
प रह गया दे ऐसा समझते । एक सवदि रड गणपाठ का विशषण ब । दसरा 
बैदास संज्ञा का ! वे दी सवोदि हैं जो सवे विश्‍व आदि ३५ शब्द गणपाउ भे पठित 
घोर उन्ही की सवेनाम संशा होती दरी अकार एक सर्वगाम शब्द अन्वर्थ 
नाम द्वारा सब के नाम का वाचक है । दूसरा सर्वनाम संशा का! सबक भा नास 
सर्वादि हैं संज्ञा ओर उपस्न विदोष र शवरिप्रित रहते हैं इस लिये संज्ञा आर 
उपसञ्जैन बने हुए सादि शब्दों की सवनाम संशा नहीं होगी । 


१ पुलेषां चापि । यह निर्धारण अर्थ में यष्टी है। पडू शब्द सादि का 
परामशक है सकळ क्ृत्य्न आदि का | 

२. अशात. जो सवे विश्व आदि शब्द सब के नाम होंगे उस का सप दिय रौ में 
अन्तभोव न होगा 

३. ययपि सहविवक्षा में एकशेष होता है! दो समान अर्था की एक साथ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३२६ ब्याकरणमहाभाज्य २ 

अथवा महतीयं संज्ञा क्रियते। संज्ञा च नाम यतो न रूघीयः । 
कुत पतत्‌। ळध्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌। तत्र महत्याः. संज्ञायाः करणे 
पतत्‌ प्रयोजनम्‌। अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायत। सवीदीनि सर्वनाम- 
संज्ञानि भवन्ति । सर्वेषां नामानि इति चातः सर्वनामानि । संज्ञोपसर्जने च 
` विशेषेऽचतिष्ठते । 
अथोभस्य सर्वनामत्वे कोऽथः ? 

उभस्य सथनामत्वेऽकजर्थः । 


उभस्य सर्वनामत्बेऽकजर्थः पाठः क्रियते । उभकौ । 
किसुच्यतेऽकजर्थ इति । न पुनरन्यान्यपि सर्वनामकार्याणि । 





अथवा सवैनाम यह बहुत अक्षरों वाली बड़ी संजा की गई है। और संज्ञा 
जहाँ तक हो छोरी से छोटी होनी चाहिये । जिस से छोटी और चीज न हो वह संज्ञा 
है । क्योंकि छाघव के लिये संज्ञा की जाती है । वहां बड़ी संज्ञा करने का यह प्रयोजन 
होगा कि वह अन्वर्थ संज्ञा समझी जाय। सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती हे 
जो सर्वेषां नाम सर्वनाम इस अथ के अनुसार सब का नाम भो हं।ती है । संज्ञा और 
उपसजैन विशेष में अवस्थित होने.के कारण सब के नाम नहीं होते इस छिये वे 
संवेनामसंज्ञक न होंगे । 2 


उभ शब्द की सर्वनामसंज्ञा का क्या प्रयोजन हे ? 


उभ शब्द की सर्चेनामसंज्ञा का अकच होना प्रयोजन दै । उभ शब्द को 
सर्वीदिगण म॑ इस लिये पढ़ा गया हे कि उस की सर्वनास संज्ञा हो कर उभकौ 
(अज्ञाती उभो=उभकौ) यदा अव्ययसर्वन।म्नामकच्‌ प्राक्‌ रेः सूत्र से अकच प्रत्यय 
Er ~ > 
हो जाय | अन्यथा सामान्य प्रागित्रीय क प्रत्यय माप्त होता हे । 
केवळ अकच्‌ के लिये ही उभ शब्द का सर्वादि मै पाठ क्यों कहते हो? 


बोलने की इच्छा को सहविवक्षा कहते हैं । यहां सर्वादि और सर्वनाम दोनों में भिन्न २ 

दो अर्थ एक साथ विवक्षित हें ३ इस लिये सहविवक्षा के अभाव में एके 

[वि म एकशेष नहीं प्राप्त 

, होता तो भी एकशेष से तात्पर्य तन्त्र या आत्रत्ति समझना चाहिये । दो अर्थों के कहने 

की इच्छा थे शब्द का एक बार उच्चारण तन्त्र है। एक ही सर्वादि और सर्वनाम 

जक उक्त दो अर्थो वाला उच्चारण किया हुम समझा जायगा। या सर्वादि और 
सवनाम शब्द की दो वार आवृत्ति करके उक्त दोनों अर्थ निकाल लिये जायेंगे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





ष्ठ आद्विक ३२० 
अन्यामावो द्विवचनटात्र विषयत्वात्‌ । 


अन्येषां सर्वनामकार्याणामभावः। कि कारणम्‌ । छ्विवचनटाय- 
विषयत्वात्‌ । उभशाव्दोऽयंः छिवचनटाबूविषयः । -अन्यानि च सर्वनाम- 

कार्याणि एकव चनवइुवचनेषूच्यन्ते । 
यदा पुनरयसुभशब्दो द्विवचनटाबूविषयः, क इदानीमस्यान्यत्र 
भवति ! ॥ 
उभयोऽन्यत्र 


उभयाब्दोऽस्यान्यत्र भवति । उभये देवमनुष्याः । उभयो 
मणिरिति । 


और भी तो बहुत से सर्वनामसंज्ञा के कार्य दै जिन के लिये उभ शब्द का सवोदि 
सें पाठ कदा जा सकता दै । 





सनामसंजञा के अन्य कायो का उभ शब्द में संभव न होने से अभाव है । 
स्वभावतः उभ शब्द केवळ द्विवचन में और दाप्‌ प्रत्ययान्त ही प्रयुक्त दता दै । 
स्त्रीलिङ्ग में होने वाला टाप्‌ भी द्विवचन में ही होगा। और सब सर्वनामसंज्ञा के 
कार्ये एकवचन या बहुवचन में कदे गये हैँ । इस लिये उभ शब्द में उन का संभव 
1 ६] 
नदी! 
जब उभ शब्द केवळ द्विवचन में और टाप्‌ बिषय में ही प्रयुक्त दोता दै 
दो अन्य बचनों में इस के स्थान में किस शब्द का प्रयोग होता दे? 


अन्य वचनों में उभ शब्द के स्थान में उभय शब्द का प्रयोग होता है। 








१. उभाइुदातो नित्यम्‌ इस तद्धित उत्ति वाले अयच्‌ विधायक सूत्र में 
नित्य ग्रहण का यह प्रयोजन है कि वृत्ति में उभय शब्द का ही प्रयोग हो उभकान 
हो । उभ शब्द का प्रयोग तो द्वयर्थाभिधान सामर्थ्यं होने पर वाक्य की स्थिति में ही 
होगा । वृत्ति में अभेरेकत्व संख्या का-भान-होने-स द्विवचन का अर्थ नहीं निकल सकता 
अतः वहां उभ शब्द का प्रयोग न हो कर उभय का ही प्रयोग होता है। जसे --उभामभ्यां 
स्थानास्याम-उभयतः । उभयोः स्थानयोः=उभयत्र। ये ही रूप बनेंगे। उभतः, 
उभत्र ये नहीं बनेंगे । ये अशुद्ध हैं। उभौ पुत्रौ यस्य सः-उसयपुत्रः होगा। उभ- | 
पुत्र: नहीं। उभाबाही इत्यादि तो द्विदण्डयादिःगण में पठित होने से साधु मान 
लिये जायंग । उभशब्दोऽयस्‌ इस प्रयोग में उस का निश निरेश करने के लिये ही अयच 
नहीं हुआ है। अन्यथा उभयशब्दोश्यम्‌ कहने से उभय शब्द की प्रतीति संभव थी। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


- २२५ व्याकरणमहाभाष्य 
कि च स्यादू यद्य्ञाकच न स्यात्‌ ! 
कः प्रसज्येत । 
कङचेदानीं काफचोर्चिशेषः । 


'उभशषब्दोऽयं द्विवचनटायूविषय’ इत्युक्तम्‌ । तंत्राकचि सति 
अकचस्तन्मध्यपतितस्वाच्छक्यते पतद्‌ वक्त दिवचनपरो$्यमिति। के. 
पुनः सति नाय॑ द्विवचनपरः स्यात्‌ । तत्र द्विवचनपरता वक्तव्या । 

यथैव तर्हि के सति नायं द्विवचनपरः । पवमाप्यपि सति नायं 
द्विवचनपरः स्यात्‌ । तत्रापि द्विवचनपरता वक्तव्या । 

अवचनादापि त्त्परविज्ञानम्‌ । 
अन्तरेणापि यचनमापि द्विवचनपरोऽयं भविष्यति । 


उभय देवमनुत्याः । उभयो मणिः इसी प्रकार एतौ उभौ के स्थान में एतदू उभयम्‌ 
का प्रयोग होगा । 





क्या हो जायया यदि उभकौ में उभ शब्द से अकच्‌ न हो तो ? 
क प्रत्यय प्राप्त होगा । 
क और अकेन में क्या भेद दै! 


। अभी कहा है कि उमर शब्द का केवळ द्विवचन क्षोर टाप्‌ ही प्रयोग का 
विधय दै । यदि उभकौ में अकच्‌ दोता हे तो बद उस की टि से पू होग़ा। उभ 
के भकारोतरवती नकार से पूरे डोने से तब्मव्यपतितस्तदअदणन गद्यते इस 
परिभाषा के अनुसार बह उभ के अदण से गृहीत हो जायगा तो उससे परे ओ सिचन 
है यह कहा जा सकता है । क प्रत्यय तो प्रत्ययः पर्‌रच के नियम से उभ से परे 
होगा। उस के होने पर उभको में उभ से परे क प्रत्यय का व्यत्रधान 
अब्यवदित द्विरचन न रहेगा । वहां द्विवचनपरता कटनो होगी । 
परे च्यत्रदित द्विचचन के साधुत्व का विधान करना होगा । 


होने के कारण 
उभकौ में उभ से 


~ Ne ७. 
जेसे उभकौ में क प्रत्यय का व्यवधान दोन स उभ से परे हिवचन नही 
रदा वैसे उमे (उभ-दापू-औ शी) यहां स्त्रोलिड में टापू करने पर उसके व्यवधान 


सं भी उभ से परे द्विवचन नहीं रगा । वहां भी किंसी प्रकार द्विवचन फो बनाना 
होगा । र 
राप मै सो बिना वचन के ही उभ से परे द्विवचन हो जायगा । 


ene 


१. पीतकोहिसाबुभाववयबौ यस्य स उसयो मणि: । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





बृष्ठ आहिक ३२९ 


कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 
नहि । 
_ कथमसजुच्यमानं गंस्यते ? 
. एकादेशे छते द्विवचनपरोऽयमन्तादिवद्भाचेन । 
- अवचनादपि तत्परविज्ञानमिति चेत्‌ केपि तुल्यम । 


अवचनादपि तत्परविज्ञानमिति चेत केपि अन्तरेण वचनं 
विष्यति [0०५४ [eM 
हिचचलपरो भविष्यति। कथम्‌। स्वार्थिकाः प्रत्ययाः रङतितोऽविरिष्टा 
सचन्तीति प्रकृतिग्रहणेन स्वार्थिकानामपि ग्रहणं भवति । 


क्या यह बात कहनी होगी ! 

नहीं । 

बिना कहे केल समझी जायगी ? 

उभ शब्द के अकार के साथ टाप्‌ का सवर्णदीधे एकादेश दोगा तो अन्तादिवच्च 
से टापू को पूर्व के प्रति अन्तवत्‌ सान कर उभ से सीधा परे द्विवचन हो जायगा। . 
टापू प्रत्यय स्वार्थ में होने से उभ शब्द के अर्थ में कोई व्यवधान नहीं डालेगा । 

यदि टापू सें द्विवचन परे हो जायगा तो क प्रत्यय मै सी यहद बात तुल्य 
हे । बहा भी विला वचन के ही उभ से परे द्विवचन दो जायगा । कैसे ? क प्रत्यरा 
सी स्वाधिक् है । प्रकृति के अर्थं को ही अभिव्यक्त करता दै । स्वांथिक प्रत्यय 
प्रकृति छ अभिन्न होते हें । प्रकृति के अहण से उनका भी ग्रहण हो जाता है। 
दो उस के अहण से क प्रत्ययान्त 'उभक' भी गुहीद हो जायगा। तब उससे 
पेरे औ चइ द्विवचन चन जायगा । पेसी अवस्था में क भौर अकच्‌ में कोई भेद 

नहीं रहता । उसके छिय उभ शब्द का सवौदिगण सें पाठ न्यथ है ।' 





१. इस प्रकार भाष्यकार तथा वार्तिककार दोनों ने उक्त प्रश्‍न का कोई 
उत्तर न देते हुए उभ शब्द का सवोदि गण में पाठ व्यथै मान कर उसका खण्डन 
स्वीकार कर लिया है । वातं टीक भी है। उसको में क. प्रत्यय करें चाहे अकर्‌ 
करें दोनों में रूप और स्वर का कोई भेद नहीं। क प्रत्यय में प्रत्ययस्वर से और 
अकच्‌ में चित्स्वर से उभकौ यह अन्तोदात्त रहेगा । हां, अवग्रह में भेद अवश्य है। 
क प्रत्यय में उभऽक् ऐसा अवग्रह होगा । अकच्‌ में उभकौ ऐसा। वहां भी न हि 
लक्षणेन पदकारा अनुवत्याः किं तह पदकारेतौम लक्षणमनुवर्त्यम्‌ इस भाष्यकार 
के वचन से पदपाठकारों के अनुसार अवग्रह नहीं करेंगे। अपितु जैसा अपना 
शास्त्र कहेगा वैसा अवग्रह होगा । अवग्रह करना हमारे अपने लक्षण के अधीन होगा 
तो इम क और अकच्‌ में समानता लाने के लिये उसकौ में अवग्रह नहीं करेंगे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३६० ग्याकरणमद्दाभाल्य 


अथ भवतः सवेनामत्वे कानि प्रयोजनानि ! 
| भवतोऽकच्छेषात्वानि । 
_ भ्रवतो5कच्छेषात्वानि प्रयोजनानि । अकच्‌ । भवकान्‌ | शेषः--ल 
पव भवांश्च भवन्तौ । आत्वम्‌ भवाडगिति | 
कि पुन रिद्‌. परिगणनमाहोस्विदुदाहरणमाजम्‌ ? 


उदाद्रणमात्रमित्याह । तृतीयाद्योपि दृश्यन्ते । "सर्वनाम्न 
स्तृतीया च? । भवता हेतुना । भवतो हेतोरिति । 


भवतु (भवत्‌ ) शब्द की सवैनामसंज्ञा के क्या प्रयोजन हैं ? 

भवतु शब्द की सर्वनाम संज्ञा के भकच्‌, एकशेप और आत्व प्रयोजन हैं । 
. भकच्‌ जैसे--अज्ञातो भवाननभवकान्‌। यहाँ अज्ञातादिः अथे मै भवतु के 
सबैनाम होने से अव्ययसवेनाम्नामकच्‌० से अकच्‌ प्रत्यय दो जाता दै । 

एकशेष जैसे-स च भवांश्च=भवन्तौ । यहाँ भवतु के सर्वादि में पढ्ने से 
त्यदादि में पाठ हो जायगा तो त्यदादीनि स्ैनित्यम्‌ पर कहे हुए त्यदादीनां मिथो 
यद्यत्परं तत्‌ तच्छिष्यत इस वचन से तद्‌ और भवतु इब्दों.में परपठित भवतु 
शब्द्‌ का एकरोष हो जाता दै । 

आत्व जैसे--भवानिव इृर्यते भवारक्‌ । यहां भवतु के सर्वनाम दोने से 
त्यदादिषु दशोनालोचने कन्‌ च से क्विन्नन्त अवद्दइश मै आ सर्वनाम्नः से 
भवत्‌ के तकार को आकार हो जाता दै । 

क्या अवतु शब्द के ये सारे प्रयोजन गिना दिये हैं । या कुछ . प्रयोजन और 
भी शेष हैं, ये केवळ उदादरणमात्र हैं ? द 

ये तो उदाहरणमात्र हैं सवंनाम्नस्तृतीया च आदि से द्दोने वाळी षष्टी 
तृतीया आदि विभक्ति भी प्रयोजन दीखते हें । भवता हेतुना भवतो हेतोः यहां 
भवतु के सवैनाम होने से षप्डी च तृतीया हो जाती दै. | 


उभकाभ्यां हेतुभ्याम्‌, उभकयोः हेत्वोः यहां षष्टी तृतीया विभक्ति सर्वनाम संज्ञा 
के बिना भी निमित्तकारणहेतुपु सबासां प्रायदर्शनम इस वचन से सिद्ध हो जायेंगी । 
इस लिये तदर्थ भी उभ शब्द का सर्वादि में पाठ करना व्यर्थ है । 

१. निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायद्शनम्‌ इस वार्तेक के मानने पर तो 
उसी से षष्टी तृतीया विभक्तियों के सिद्ध हो जाने से यह प्रयोजन नहीं रहता । हाँ 
अन्य प्रयोजन अवश्य हैं । जेसे--भवतो5पत्य भावतायनिः । यहाँ भवतु के सर्वादि 
में पढने से त्यदादि में पाठ हो जायगा तो त्यदादीनि च से इद्धसंज्ञ हो कर उदीचां 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


विभाषा अन्यत्र प्रतिषेधः । 


चष्ठ आह्विक ३३१ 


विभाषा दिकूसमासे बहुब्रीहौ ॥१।१।२८॥ 
दिग्ग्रहणं किमर्थम्‌ ? | 


न बहुत्रीहाविति प्रतिषेधं वक्ष्यति । तत्र न शायते क्क विभाषा क्त 
च ~ ~ >> ~ [a ~ 
प्रतिषेध इति। दिग्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति। दिगुपदिष्टे 


दिक्‌ शब्द का ग्रहण किस लिये किया है । 


आगे न वहुत्रीहो सूत्र से बहुत्रीहि समास मै सवोदियों की सवैनाम संज्ञा का 
निषेध कहेंगे । दिग्‌ ग्रहण के अभाव में यद नहीं जाना जायगा कि कोन से बहुनीदि में 
इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा का विकल्प है और कौन से में उस का सवेथा_ निषेध दै । 
क्योंकि विभाषा समासे बहुत्रीहौ इतना सूत्र होने पर सभी बहुच्रीदि समासों में विकल्प 
प्राप्त होगा । न बहुप्रीहौ से भी सभो बहुब्रीदि मे निषेध प्राप्त होगा' । दिग्‌ ग्रहण 
करने पर यह. दोष नदीं रद्देगा। दिक्‌ ग्रहण, से दोनों का विषयविभाग स्पष्ट हो 


. जायगा कि दिगुपदिष्ट बहुवीहि में विकल्प होता है। उस से भिन्न बहुब्ीदि में 


निषेध होता दै । जिस में दिक्‌ शब्द का उपदेश दै वह दिगुपदिष्ट बहुब्रीहि है । जैसे-- 
दिङ्नामान्यन्तराले । दिकू समास वाले इसी बहुव्रीद्दि में सवैनाम संज्ञा का विकल्प 


करने के लिये दिक्‌ शब्द का अहण किया दै । 


बृद्धादगोत्रात से अपत्य अर्थ में फिञ्‌ हो जाता है। भवन्तमञ्धति भवद्रयक्। 
यहां भवतु के सवैनाम होने से विष्वग्देवयोश्च टेरद्यञ्चतावप्रत्यये से भवत्‌ की रि को 
अद्रि आदेश सिद्ध हो जाता हे । भवतो विकारः भवन्मयः। यहां त्यदादीनि च 
से बृद्धसज्ञा हो कर नित्ये बृद्धशरादिभ्य; से मयट्‌ हो जाता है। अवान्‌ मित्र यस्य 
स भवन्मित्रः । यहाँ भवतु के सवनाम होने से बहुव्रीद्यौ सर्वनामसंख्ययो रुपसंख्यानम्‌ 
इस वार्तिक से भवतु का पूवेनिपात हो जाता हे । भवत इदं भावत्कम्‌। भवदीयम्‌। 
यहां भवतु की त्यदादीनि च से बृद्धसंज्ञा हो कर भवतष्ठक्छसौ से टक्‌, छ्स्‌ हो 
जाते हें । आकडारीय सूत्र के भाष्य में सकलप्रातिपदिक विषयक गुणवचनसंज्ञा से 
परे सर्वनाम संज्ञा पढी गई है। वह पर होने के कारण गुणवचन संज्ञा को बाध 
लेती दै । भवतु के सर्वेनामसंज्ञक्र होने से गुणवचनसंज्ञा की बाधा हो जायगी तो 
भवतो भावः इस अर्थ में गुणवचनब्ाह्मणादिभ्यः कर्मणि च से प्राप्त प्यञ्‌ का. 
अभाव सिद्ध हो जाता है। उससे भावत्यस्‌ यदद रूप न यन कर भवच्वम्‌, अवत्ता 
ये इष्ट रूप बन जाते हैं । 


१. एक ही विषय में विकल्प और प्रतिषेध हो नहीं सकते । यदि पर होने 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३३२ व्याकरणमहाभाज्य 


अथ समासग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


समास एव यो बहुब्रीहिस्त्न यथा स्यादू, वहुघीहिबद्भावे 
यो बहुनीहिस्तत्र मा भूदिति। दक्षिणदक्षिणस्बै देहि 


अथ बइुन्रीहिग्रहणे किमर्थम्‌ ? 
` इन्दवे मा भूत्‌ । दक्षिणोत्तरपूर्वाणामिति। 


समासग्रण किस लिये किया है । 


समास संज्ञक (मुख्य) जो चहुन्रीदि दै वहीं सवैनाम संज्ञा का विकल्प हो, 
बहुत्रीहिवद्गाव से बहुनीदि माने हुए बहुमीहि में विकल्प न हो इस लिये समास 
ग्रहण किया हे । जैसे दक्षिणदक्षिणस्यै देहि । यहां स्त्रीलिङ्ग दक्षिणा शब्द को 
आबाधे च से द्वित्व तथा बहुन्रीद्विवद्वाव हुआ हे । बहुत्रीहिवत मानने सें स्त्रिया 
पुंचत्‌० से पुवत हो कर दक्षिणदक्षिणा बनता है। इस सै वहुघ्रीहि समास न होने 
से सवनाम संज्ञा का विकल्प न होगा तो सवोदीनि स्वनामानि से सामान्यप्राप्त 
सपेनामसंज्ञा रद्द जायगी । उस से चतुर्थी के एकवचन में स्याट्‌ आगस हो कर इए 
रूप बन जाता है । 


.बहु्रीदि्रहण किस लिये किया दै? 


इन्द्र समास में सर्वनाम संज्ञा का “विकल्प न ददो इस लिये बहुब्रीहि ग्रहण 
किया है । जेसे--दक्षिणोत्तरपूवोणाम्‌ । दक्षिणा च उत्तरा च पूर्वा च=दक्षिणोत्तरपूर्वाः । 
तासां दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्‌। यहां द्वन्द्व समास में दक्षिणा. उत्तरा शब्दों को 
सर्वनाम्नो बृत्ति मात्रे पुंवद्भावः इस वचन से पुंवत्‌ हो कर दक्षिणोत्तरपूवी यह 
शब्द्‌ बनता है ।' बहुघीदि न होने से विकल्प न होगा तो इन्द्रे च से नित्य सर्वनास 
संज्ञा का निषेध हो कर आमि सर्वनाम्नः सुटू से सुट्‌ नहीं होता । 





से प्रतिषेध प्रवृत्तं होगा तो विकल्प विधान व्यथ हो 'जायगा । यदि पूर्वविप्रतिषेध से 
विकल्प की प्रदृत्ति होगी तो प्रतिषेध विधि व्यर्थ हो जायगी, कारण कि विकल्प से तदर्थ 
की सिद्धि हो जायगी । 


१. इनद्वे.च यह सूत्र निष्पन्न द्वन्द्व समास में ही सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा का 
निषेध करता हे । निष्पद्ममान द्वन्द्व समास के घटक अवयवों दी सवेनामसंज्ञा का 
निषेध नहीं करता इस लिये दक्षिणोत्तरपूर्वी शब्द के घटक अवयव दक्षिणा उत्तरा शब्दों 


के सनाम्‌ होने से खन को पुवत्‌ होने में कोई वाती है... by eGangotri 


ष्ठ णाहिक ३३३ 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । इन्द्वे चेति प्रतिषेधो भविष्यति । 


नाप्राप्ते प्रतिषेधे इयं विभाषा आरभ्यते सा यथेव न बहुवीदा- 
वित्येतं प्रतिषेधं बाधते एवं इन्हे चेत्येतमपि वाघेत । 

न वाधेत। कि कारणम्‌। येन नाप्राप्ते तस्य बाघनं भवति । 
न चाप्राप्ते न बहुब्रीह्दावित्येतस्मिन्‌ प्रतिषेधे इये विभाषा आरभ्यते । 


इन्द्र चेत्येतस्मिन्‌ पुनः प्राप्ते चाप्राप्तेच। अथवा “पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरानित्ये’ चमियं विभाषा न बहुनीहावि- 





यदद कोई प्रयोजन नहीं । दक्षिणोत्तरपू्वीणाम्‌ में इस विकल्प को बाध कर 
हन्दे च से नित्य निषेध हो जायगा । 


निषेध की अवश्य प्राप्ति में यह विकल्प कहा गया है। वह जैसे न बहुब्रीहौ 
इस निषेध को बाधता हे वैसे बाध्यसामान्य चिन्ता पक्ष को ले कर इन्हे च इस 
निषेध को भी बाध लेगा । न प्राप्तज्अप्राप्त न अप्राप्तस्नाप्राप्त । अर्थात्‌ अवश्यमेव 
ग्राह्त। 


नहीं वाध सकता । क्योंकि येन नाप्राक्त न्याय से बाधा होगी । येन नाप्राप्ते 
यो विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति यद्द परिभाषा पहले दीधीवेवीटाम्‌ आदि सूत्रों 
के आप्य में भी आ चुकी है। उस से जिस की अवश्य प्राप्ति में इस सूत्र का 
आरम्भ है उसी निषेध को यह बाघेगा । जिस की किसी अंश में प्राप्ति. किसी में 
अप्राप्ति होने से निश्चित आबइ्य प्राप्ति नहीं है उसे नहीं बाधेगा। न बहुब्रीदी की 
तो निश्‍चित अवश्य आप्ति है । क्योंकि उस निषेध का कही विकल्प नहीं है । वदद 
सारे दिग्बहुन्रीहि को व्याप्त करता है। इन्हे च यह निषेध तो सारे दिन्द्र को 
व्याप्त नहीं करता क्योंकि विभाषा जसि द्वारा जस्‌ अंश में विकल्प कहा गया है । 
इस लिये वह अवश्य प्राप्त नहीं है। किं च, यदि यह सूत्र इन्हें च निषेध को 
बाध कर उस सें विकल्प करे तो जस्‌ अंश में यह विभाषा जसि विभाषा का 
अनुवादमात्र रह जायगी (यह दोष भी होगा) अतः दक्षिणोत्तरपू्वीणाम्‌ इस दन्द 
में यह विकल्प न हो कर इन्हे च सूत्र से नित्य सवैनाम संज्ञा का निषेध ही होगा 
तो बहुब्रीहि ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । अथवा पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ 
विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इस परिभाषा से यद्द सूत्र अपने से अनन्तर अव्यवहित 
आने वाळे न बहुत्रीहौ इस निषेध को ही बाधेगा। व्यवहित हो कर बाद में आने 
वाले इन्हे च इस निषेध को नहीं बाधेगा । परिभाषा का अर्थ है- सूत्र पाठ में पहले 
पढे हुए अपवादसून्र अपने से अनन्तर भाने वाली विधि को ही बाधते हैं। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





४३४ ब्याकरणमहासाप्य 


त्येत प्रतिषेधं बाधिष्यते, इन्दवे चेत्येतं प्रतिषेधं न बाधिष्यते । अथवा 
इदं तावदयं प्रष्टव्यः, इह कस्मान्न भवति या पूर्वा सोत्तरा अस्योन्सुग्धस्य 
सोऽय पूर्वोत्तर उन्सुग्धः । तस्मै पूर्वोत्तराय देहीति। 'लक्षणप्रति- 
पदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति'। यद्येवं नाथौ वहुबीद्दिग्रदणेन । इन्द्ध 
कस्मान्न भवति | लक्षण्रतिपदोक्तयोः प्रतिदोक्तस्यैवेति। 


_ उत्तरार्थ तर्हि वहुघीहिग्रहणं कर्तव्यम्‌ | 
न कर्तव्यम्‌ । क्रियते तत्रैव न बहुबीहाविति । 
द्वितीयं कर्तव्यम्‌। बहुत्रीहिरेव यो बहुव्रीहिस्तत्र यथा स्याद्‌, 


व्यवहित होकर बाद में आने वाली विधि को नहीं वाधते' अथवा--दक्षिणोत्तर- 
. पूर्वाणाम्‌ यहां दन्द्र मै इस विकल्प की प्राप्तिं की शङ्का करने वाले इस व्यक्ति से यह 
पूछना चाहिये कि--या पूवो सा उत्तरा अस्य उन्मुग्धस्य स पूर्वोत्तर: उन्मुग्धः । तस्मै 
पूर्वोत्तराय देहि । यहां पूर्वोत्तर इस दिक्समास बहुब्रीहि में इस सूत्र से सबेनामसंज्ञा 
का विकल्प क्यों नहीं होता तो वह यही उत्तर देगा: कि इस सूत्र में प्रतिपदोक्त 
दिङ्नामान्यन्तराळे सूत्र वाळा दिक्‌ समास बहुब्रीहि लिया गया है। पूर्वोत्तर में 
दिक्‌ समास लाक्षणिक है । प्रतिपदोक्त दिछ्नामान्यन्तराले से विद्वित बहुब्रीहि नहीं 
है इस लिये लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव प्रहणे भवति इस परिभाषा के 
अनुसार प्रतिपदोक्त के प्रण में लाक्षणिक का ग्रहण नहीं होगा तो यहां लाक्षणिक 
होने से यह विकल्प नहीं होता है तो उसी परिभाषा के अनुसार दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्‌ 
में भो विकल्प नहीं होगा । इस लिये बहुत्रीदि ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । 
दक्षिणोत्तरपूबीणाम्‌ में लाक्षणिक दिक्समास इन्द्र दै । प्रतिपद्विहित दिङ्नामान्य- 
न्तराले वाला बहुब्रीहि समास नहीं है । 


अच्छा तो न बहुत्रीहौ इस. उत्तर सूत्र के लिये यहां बहुत्रीहिग्रहण कर देना 
चाहिये । 


कोई आवश्यकता नहीं । वहां न बहुत्रीहौ में बहुच्रीहिमदण कर ही रखा है । 


दूसरा बहुनीहिप्रहण कर देना चाहिये । जिस से समास जो बहुत्रीदि है 
अर्थात्‌ जो मुख्य बहुबीदि है, वहीं सवैनाम संज्ञा का निषेध हो । बहुन्रीहिवत्‌ मान 
कर जो बहुमीदि दै वहां सवेनाम संज्ञा का निषेध न होवे। जैसे--एकैकस्मै देहि । 
> 0 क : 
१. अनन्तर विधि को वाघने में चरितार्थ हो जाने से क्षीणशक्ति हो जाते 
उत्तर विधियों को नहीं बाधते । १ न 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


eae es 0070 ैतह/ै 8 हे 


षष्ठ जाहिक ३३५ 


वहुन्रीहिवद्धावेन यो वहुवीहिस्तन्न मा भूत्‌ । पकैकस्मै देहि । 


पतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌। समास इति वर्तते तेन बद्ुयीर्हि 
विशेषयिष्यामः । समासो यो बहुव्रीहिरिति । 


इद्‌ तहि प्रयोजनम्‌ । अवयवभूतस्यापि यहुवीहेः प्रतिषेधो यथा 
स्यात्‌ । इद मा भूत्‌ । चस्त्रमन्तरमेषां त इभे चस्त्रान्तराः । यखनमन्तर- 
मेषां त इम वसनान्तराः। घस्त्रान्तराइच वसनान्तराइच वस्त्रान्तर 
वसनान्तराः। 





यहाँ एक शब्द को एकं बहुव्रीहिवत्‌ से द्वित्व तथा बहुव्रीदिवद्धाव हुआ दै । बहु- 
त्रीदिचत्‌ मानने से सुप्‌ का लुक्‌ द्दो जाताहै। इस में बहुब्रीहि समास नहीं दै 
इस लिये न बहुभीदी से निषेध न द्दोगा तो सर्वनाम्नः स्मै से के को स्मै हो 
जाता दै । 

यह भी कोई.प्रयोजन नहीं । इस सूत्र से वहां समास की अनुवृत्ति चली 
जायगी । उस से बहुवीहि का सम्बन्ध हो कर बहुबोदि समास ही समझा जायगा । 

अच्छा तो फिर इस बहुबरीदविग्रण का उत्तर सूत्र में ही वह प्रयोजन है 
कि अत्रयवभूत बहुब्रीहि को भी बहुन्रीद्वि मान कर उसमे न बहुनीहौ से 
सर्वनाससेज्ञा का निषेध हो जावे । अर्थात्‌ बहुचीहि समासमान्न भें चाहे वह 
स्वतन्त्र बहुन्नीहि हो या किसी अन्य समास का अवयव हो सब में सवेनाम संज्ञा 
का निषेध होवे | जेले--वस्त्रमन्तरमेषां ते चस्त्रान्तराः । वसनमन्तरमेषां ते वसनान्तराः 
वस्त्रान्तराएच वसनान्तराइच वस्त्रान्तरवसनान्तराः । यहाँ बहुचीदिगभे इन्द्वसमास . 
में द्वन्द्व की सुख्यता हे । बहुव्रीदरि उसका अवयव है।. तो भी बहुब्रीह्याश्रित 
सर्वनामसंज्ञा का नित्य निषेध हो जाने से जसः शी से शीभाव नहीं हुआ। 
अनुवृत्त बहुब्नीहिप्रहण के सामथ्यै से द्वन्द्व में प्राप्त विभाषा जसि की भी बाधा 
हो गई ।१ 

१. बसन शब्द का यहाँ ग्रह अर्थ है, अन्तर शब्द का बाह्य अर्थ है । 


२. उपसर्जन की सर्वनामसंज्ञा का निषेध वार्तिककार ने कहा हे । सूत्रकार 
आचार्य पाणिनि ने ऐसा वचन स्वयं नहीं कहा. है । इसी लिये उन्होंने न 


बहुत्रीहौ सूत्र का आरम्भ किया है। अन्यथा बहुब्रीहि समास में सीदि के उपसर्जन 


होन के कारण उसी वचन से समेनामसंज्ञा न होती और वस्त्रान्तरवसनान्तराः में भी 
उसी वचन से निषेध सिद्ध था। यद्दां उस वचन को न मानते हुए ही बहुत्रीहिप्रहण 


का उत्त प्रयाजन बताया गया हं । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३३६ व्याकरणसपालाण्ण 


न बहुब्रीहौ ॥१।१।२९॥ 


किझ्ुदाइरणम्‌ ? 
प्रियविइचाय । 
भैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सर्वाद्यन्तस्य बहुनीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम्‌। 
वक्ष्यति चैतद्‌-'बहुननीही सवेनामसंख्ययोरुपसंख्यानमिःति। तत्र विइच- 
प्रियाय इति भवितन्यम्‌। | 
इद्‌ तर्हि इयन्याय । ञ्यल्याय .। 
नल चात्रापि सर्वनास्त एव पूर्वनिपातेन भवितव्यम्‌ । 
नेष दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌-सख्यासर्वनाम्नोयो बहुव्रीहिः परत्वात्‌ 
तत्र संख्यायाः पूर्वनिपातो भवतीति' इदं चाप्युदाहरणं प्रियविश्वाय । 
इस सूत्र का क्या उदाहरण है ! 
प्रियविश्वाय । प्रियं विखं यस्य स प्रियविश्वः तरमै प्रियविशवायं । यहां 
बहुत्रीदिसमास मै विश्वशब्द की सर्वनाम संज्ञा का इस सूत्र से निषेध हो 
गया तो ङे को स्मे नहीं हुआ । 
यह कोई प्रयोजन नहीं । जिस बहुत्रीदि समास में सर्वादि शब्द अन्त में 
होगे वहां यह निषेध छगेगा। प्रियविशवाय इस बहुच्रीद्वि में विश्व शब्द अन्त 
में नहीं भा सकता । क्योंकि आगे समास प्रकरण में बहुन्रीहौ स्वेनामसंख्ययोरुप- 
` संख्यानम्‌ यह वार्तिक कहेंगें। उससे हुमीदि मे सवैनाम का पूवैनिपात हो 
. कर विश्वप्रियाय रूप बनेगा । प्रियविशवाय नहीँ । 
अच्छा यह उदाहरण छीजिये-द्रधन्याय, च्यन्याय । द्वौ अन्यौ यस्य स॒ 
ह्यन्यः । तस्मै द्वघन्याय । त्रयो अन्ये यस्य स ज्यन्यः तस्मै व्यन्याय । यहां बहुन्नीदि 
सें अन्य शब्द अन्त में होने से सर्वेनामसंशा का निषध हो गया तो स्मै न हुआ । 
इयन्याय, भ्यम्याय में भी उक्त वातिक से सर्वनाससंशक अन्य शब्द का 
. पूवेनिपात होना चाहिये । 

2 यहाँ यद दोष नहीं होगा । उक्त वार्तिक से आगे दूसरा वार्तिक कहेंगे-- 
संख्यासवनाम्नोयों बहुत्रीहिः परत्वात्‌ तत्र सख्यायाः पूर्णनिपातो भवतीति। उस का 
अर्थ दै संख्या और सर्वनाम वाले बहुव्रीदि समास मै संख्या और सर्वनाम दोनों 
की प्रतिस्पघो में सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌ इस वचन में सख्या के पर होने से 
सर्वनाम को वाघ कर संख्या का ही पूरवनिपात होगा, सर्वनाम का नहीं । उस से 


न र १. प्रिय शब्द को विशेषण ५,” कर सप्तमीविशेषणे बहुुवीदौ से प्रिय शब्द 
० का निपात हमा है datya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





षष्ठ भाहिक CE ३३० 
नु चोक्तं विश्वप्रियायेति भवितव्यमिति । वक्ष्यत्येतत्‌ “वा प्रिय- 
स्यति’ । न खब्वप्यचइयं सर्वायन्तस्येव बहुचीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम्‌। 
कि तर्दि । असर्वाद्यन्तस्यापि भवितब्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ । अकज्‌ मा 
भूदिति । 

कि 'च स्याद्‌ यद्यनाकच्‌ स्यात्‌। 
को. न स्यात्‌ । 
कश्चेदानीं काकचोविशेषः ? 


व्यञ्जनान्तेषु विशेषः। अहकं पिता यस्य मकतूपितृकः। त्वकं 





संख्या संक द्वि ओर सर्वनामसंज्ञक अन्य शब्द में संख्यासंज्क दि का ही पूर्वनिपात . 


होने से अन्य शब्द अन्त में सिल जायगा। वैसे प्रियविदवाय उदाहरण भी ठीक 
है। यह जो कद्दा कि विरवप्रियाय होना चाहिये वह ठीक नहीं । क्योंकि वहीं 
वा प्रियस्य पूर्वनिपातो भवति अह वार्तिक भी पढ़ा है। उस से प्रिय शब्द को पक्ष 
से पूर्वनिपात हो कर प्रियविद्वाय बन जायगा । इस के साथ यहद भी कोई आवश्यक 
नहीं कि जिस वहुन्रीहि में स्वादि अन्त में हों वद्दी यह निषेध लगे। स्वादि के 
शस्त से न होने पर भी बहुत्रीहि में सवैनाम संज्ञा का यद्द निषेध करता दै । क्या 
प्रयोजन है ? अज्ञात आदि भै में अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः से प्राप्त अकच न 


नात 


हा जान । , ८ 
क्या हो जायगा यदि विश्वप्रियाय, दृथन्याय भादि में भकच हो 
जाय तो? 
सासाध्य प्राप्त प्रागिवीय क प्रत्यय न हो सकेगा । 


क और अकच से यहां क्या भेद है? क्‍योंकि क या अकच्‌ होने पर 
विश्वप्रियकाय, द्वयन्यकाय यही रूप होंगे । 


यहाँ विश्वप्रियाय आदि अजन्तों सै तो भेद नहीं, पर इलन्तो में भेद है । 
जैसे अहक पिता यस्य, त्वकं पिता यस्य इस लौकिक विग्रह वाक्य वाले बहुमीददि समास 
सें अहकम्‌ त्वकम्‌ ये हलन्त युष्मदू अस्मदू ` शब्दों के अकच्‌ प्रत्ययान्त प्रथमा 
एकवचन के रूप हैं । इन का अलौकिक विग्रह अकच्‌ होने पर अस्मकद्‌-स पितृ सु, 
युष्मकद्‌-सु पितृ सु ऐसा होता है । भौर क होने पर अस्मत्क-सु पितृ सु, युष्मत्क-ु 
पितृ छु ऐसा । यदद भेद स्पष्ट हे । बहुत्रीहि समास होने से पूवे तो युष्मदू अस्मदू 
के सवैनाम होने से निड्चित अकच्‌ ही होगा । जैसा कि अहकम्‌ त्वकम्‌ में दो 
र्वा दै । किन्तु बुहुबीडि समासाथै अळोकिक बिम्रह वाक्य में यदि सर्वनामसंज्ञा 


CC-0. Prof. 87708 Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३६३८ ण्याफरणमद्दा भाष्य 


पिता यस्य त्वकत्पितृक इति प्राप्नोति। मत्कपितृकः, त्वत्कपित॒क इति 
चेष्यते । ४ है 

कथं पुनरिच्छतापिं भवता बहिरङ्गेण प्रतिपेधेनान्तरङ्गो विधिः 
शक्यो बाधितुम्‌ 

अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो विधिर्वाधत गोमत्प्रिय इति 
यथा। 

क्रियत तत्र यत्नः प्रत्ययोत्तरपदयोइचेति । 


का निरेध नहीं होता है तो अकच्‌ होगा । निषेध होने पर क दोगा। पितू शब्द 
के साथ समास में युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपर्यन्त भाग को त्व म आदेश, समासान्त 
कप्‌ प्रत्यय और विभक्ति का लुकू हो जाता है। अकच्‌ पक्ष में -मकत्‌पितृकः, 
त्वकपितृकः प्राप्त होता है। क पक्ष में मत्कपितृकः, त्वस्कपितृकः ऐसा । इन 
दोनों में हमे क वाला रूप इष्ट है इस लिये इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा का निषेध 
करना आवश्यक है ।' 

युः्मद्-सु पितृ भु, अस्मद्‌-सु पितृ सु इस अवस्था में अन्तरङ्ग प्राप्त अकच्‌ 
को आप चाहते हुए भी न बहुब्रीही इस बहिरङ्ग निषेध से केस रोक सकेंगे । 


अन्तरङ्ग विधियों को भी वहिरङ्ग विधि बाध लिया करती हे । जैसे-- 
गोमतप्रियः । गोमान्‌ प्रियो यस्य । यहां गोमत्‌ सु प्रिय सु इस अवस्था में अन्तरङ्ग 
_ प्रास इळड्यादि ठोप को बहिरङ्ग सुपो धाहुप्रातिपदिकयोः यह सुप्‌ का छुकू बाध 
देता है ।' परिभाषा भी हे-अन्तरङ्गानपि बिभीन्‌ बहिरङ्गो छ्‌ वाधते इति । 


वहां तो प्रयथोतरपद्योरच यद विशेष यत्न किया है । इस लिये बहिरङ्ग 
छुक अन्तरङ्ग लोप को बाध लेता दै । अन्यथा त्वन्नाथः मन्नाथः यहाँ तव नाथः, मम 
नाथः इस षष्ठीसमास में युष्मदू बस्‌ नाथ सु, अस्मद्‌ डस नाथ सु इस अवस्था में 
सुपो थातु० इस सुब्लुक्‌ की अपेक्षा शव म आदेशों के अन्तरङ्ग होने से इस्‌ के लुक्‌ से 
पहले प्रत्यय परे सान कर त्व म आदेश हो जायेंगे तो प्रत्यय इस अंश से ही सिद्ध हो 


१. न केवल व्यब्जनान्तों में ही क और अकचू का भेद है अपि तु ह्विकपुत्रः 
ढकिपुत्रः यहां अजन्त द्वि शब्द के प्रयोग में भी क और अकच का स्पष्ट भेद हे । 
अकच होने पर द्वकिपुत्रः होगा । क होने पर द्विकपुत्र बनेगा । अकच रि से पूर्व होता 
है। क्‌ प्रातिपदिक से परे होता है । दे 


२. इक्‌ होने से प्रत्ययलक्षण का प्रतियेध होनें से यहां जुम और दीर् नहीं 


CC-0. Pref. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


र "चौ 





_ षष्ठ आहिक ३३९ 


नलु चेहापि क्रियते न वहुवीहाबिति । 
अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । प्रियविइवाय । 


उपसर्जनप्रतिपेधनाप्यतत्‌. सिद्धम्‌। अये खल्वपि वहुबीहिः 
रस्त्येव प्राथमकल्पिकः, यस्मिन्नेकपद्यमेकस्वर्यमेकविभक्तिकत्वं च। 
अस्ति तादर्थ्यात्‌ ताच्छन्द्यम्‌। बहुन्रीह्मर्थानि पदानि वहुन्रीहिरिति । 


जाने पर उत्तरपदग्रहण व्यथै है । चह व्यथै हो कर इस बात का ज्ञापक है कि बहिरङ्ग 
होता हुआ भी सुप्‌ का लुक्‌ अन्तरङ्ग कार्य को वाध कर पहले हो जाता है । पहले 
'सुव्ळुकू-हो जाने पर प्रत्यय परे नहीं होगा तो त्व म आदेश नहीं हो सकेंगे । उन्हे 
करने के लिये उत्तरपद ग्रहण चरितार्थ होता है । 


यहाँ भी न बहुव्रीही यहद यत्न किया है । इस यत्न से अन्तर भकच्‌ की 

बाधा हो जायगी। 
बहुत्रीहौ के बनाने का तो और प्रयोजन है। क्या? प्रियविरवाय यहां 
सैनामसंज्ञा का निषेध दो कर समै न होना । क्योंकि प्रिय विश्व शब्द के बहुव्रीहि 
बन जाने पर ही इधर से स्मे और उधर से सर्वनामसंज्ञा का निषेध दोनों समान- 
समय में प्राप्त होते हें । इस सूत्र से सर्वनामसंज्ञा कां निषेध हो जने से स्मै न 

होगा । 

यह प्रयोजन तो उपसर्जन की सदेनामसंज्ञा के निषेध से भी गताथै है । 
[प्रय विहाय सें बिइच शब्द उपसभैन है । संज्ञोपसजेनप्रतिषिथः इस वचन से उसकी 
सनास संज्ञा नही होगी तो स्मे न होगा । इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह द्द 
कि वहुन्नीदि भी दो प्रकार का है। एक तो प्राथमकल्पिक । प्रथमकत्पे भवः = 
प्राथमकल्पिकः । अर्थात्‌ असली समासरूप जिसका एकार्थीभाव नाम ह्वै । 
जिसमें एक पद एक स्वर और एक विभक्ति होती है। ओर दूसरा उस असली बहुवीहि 
के लिय बनाया गया अलौकिक प्रक्रियावाक्य भी बहुवीहि हे । वह भी बहुद्रीहयर्थ 
होने से बहुब्रीहि शब्द से व्यवहृत होता है। यहां समासरूप बहुचीहि के लिये 
बनाये गये अलौकिक. प्रक्रियावाक्य को भी बहुत्रीदि माना गया है'। उस अवस्था 
नीहि बनने से पू युष्मद्‌ सु पितृ सु, अस्मद्‌ सु पितृ सु इस अलौकिक 
वाक्य में ही युष्मद्‌ अस्मद्‌ की सेनाम संज्ञा का इस सूत्र से निषेध दो 





१. न बहुव्रीही सूत्र में बहुत्नीहौ यह सप्तमी निर्देश भी यह सूचित करता है 
कि बहुब्रीहि समास में अलौकिक विग्रहवाक्य मै जो स्वादि हैं उनकी स्वनाम संज्ञा नहीं 
होती । अन्यथा न बहुब्रीहिः ऐसा प्रथमान्त ही निर्दिष्ट कर देते । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३४० व्याकरणमहाभाष्य 


तद्यत्‌ तादर्थ्यात्‌ ताच्छब्द्यं तस्येद्‌ ग्रहणम्‌ । 
गोनदीयस्त्वाह-अकच्स्वरौ तु कतंव्यो पअत्यङ्गं झुक्तसंशयो । 
त्वकत्‌पितृको मकत्‌पितुक इत्येव भवितव्यमिति । 
प्रतिषेधे भूतपर्वस्योपसंख्यानम्‌ । 
प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानं कतेव्यम्‌। आल्यो भूतपूर्वः आञ्य- 
` पूर्वः । आञ्यपूर्वाय देहीति । 


नल 0?” ४0”?00??0ी0४0पप>---२२:२:-:::-.दलनन्नन््- 





जायगा तो अकच्‌ न हो कर स्वार्थिक क के साथ तत्कपितृकः, मत्कपितृकः ये 
इष्ट रूप बन जायेंगे । े 


फिर भी भाष्यकार तो युष्मद्‌ सु पितृ सु, अस्मद्‌ सु पितृ सु इस अवस्था 
में अकच और स्वर को ही अधिक अन्तरङ्ग समझते हुए त्वकतपितृकः मकत्‌पितृकः 
अकच्‌ वाळा रूप ही अभीष्ट मानते हैं। वे कहते हैं कि अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌० से 
दोने वाळा अकच्‌ प्रत्यय और स्वाङ्गरिटामदन्तानाम्‌ से सर्वनाम को होने चाला 
आशदातस्वर ये दोनों कार्य अन्तरङ्ग हैं इस ल्यि मुक्तसंशय हो कर पहले कर 
छेने चाहिये। 


, भूतपूव अथै वाळे पूर्वा्चन्त जाढयपूवे आदि शब्दों की सर्वनामसंज्ञा फा 
निषेध कहना चाहिये । आब्यो भूतपूर्वः आढ्यपूर्व: । तस्मै आब्यपूवोय देहि । 
यहाँ पूव शब्द की सवोद्गिण में पठित होने से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती है । 





1" इस मकार भाष्यकार की दृष्टि से इस सून्न का प्रत्याख्यान हो जाता हे । 
क्योंकि प्रियविश्वाय आदि में स्मै आदि तो उपसर्जन होने से न होंगे । रहा अकच्‌, 
पह इष्ट है ही । फिर इस सूत्र की क्या आवश्यकता है। एक दृष्टि से देखा जाय तो 
भाष्यकार का मत युक्तियुक्त प्रतीत होता है। जब अहुकं पिता यस्य, त्वकं पिता 
यस्य इस लौकिक विग्रह वाक्य में अहकस्‌, सवकस यह अकच्‌ सहित का ही 
प्रयोग है क सहित का नहीं, क्योंकि बहुब्रीहि होने से पूर्व युष्मद्‌ अस्मदू की सर्वनामता - 
अव्याहत है। वहां. अकच्‌ ही होगा, क नहीं। तो फिर बहुब्रीहि होने पर भी पहले. 
वाक्यावस्था ed हुआ अकच्‌ क्यों इटे । उसके हटने का कोई बलवान्‌ हेतु नहीं 
र ४ दु f न bs यही रूप इष्ट मानने चाहिये 
प्रत्यय चाले रु ० मत्कपितृकः ये नहीं मानने चाहिये ऐस 
श्री पतज्षळि जी को अभिंमत हे । यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यस्‌ ह fo 
' सूवकार के मत से उत्तरवर्ती भाष्यकार का मत ही प्रमाण होना चाहिये । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 609180 ° 





षष्ठ णाहिक . : ३४१ 
प्रातिषेधे भूतपूरवस्योपसंख्यानानर्थक्यं पूर्वादीनां व्यवस्थायामिति वचनात्‌. 


प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसं्यानमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌। पूर्वादीनां 
व्यवस्थायामिति चचनात्‌। पूर्वादीनां व्यवस्थायां सर्वनामसंञ्ञो च्यत । 


न चाच व्यवस्था गम्यते । 
तृतीयासमासे ॥ १।१।३०॥। 
समास इति वर्तमाने पुनः समासग्रहणं किमर्थम्‌? 


अथं तृतीयासमाखोऽस्त्येच प्राथमकल्पिकः । यस्सिन्नैकपद्य- 
भेकस्वर्थमेकविभक्तिकत्बै चेति। अस्ति च तादर्थ्यात्‌ ताच्छब्द्यम्‌ । 


. तृतीयासमाखार्थानि पदानि ठतीयासमाख इति । तद्यत्‌ तादर्थ्यात्‌ 


ताच्छन्यं तस्येदं ग्रहणम्‌। अथवा--सभास इति वतमाने पुनः समास- 





भूतपूर्वार्थक पूर्वाद्यनत आढयपूवै आदि की सर्वनामसंज्ञा के निषेध की 
आवश्यकता नहीं । क्योंकि पूवेपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि० गणसूत्र में च्यदस्था- 
वाची पूवे शव्द की सयनामसंज्ञा कही हे । आढ्यपूर्व में पूर्वे शब्द व्यवस्था का 
बोधक नहीं है । जो पहले आल्य रहा है इस आर्थ से पू शब्द आब्यत्व का विशेषण 
है। स्वतन्त्ररूप से दिकू देश काळ की अपेक्षा से अवधि का नियम यहां नहीं है । 
जैसे पूवेमतिक्रान्तः=अतिपूर्वः, पूर्वभूतः भूतपूर्वः यहाँ पूवे शब्द अत्तिक्रान्त अर्थ का 
या क्रिया का विशेषेण होने से समेनामसंज्ञक नहीं होता वैसे आउ्यपू्वै में भी पूर्व 
शब्द का अपना स्त्रतन्त्र विशेष्यरूप अथ न होने से उसकी सैनामसंज्ञा नहीँ होगी । 

विभाषा दिकूसमासे० से समास की अनुवृत्ति आने पर फिर यहाँ समासग्रहण 
किस लिये किया है । 

यह तृतीयासमास दो प्रकार का है। एक तो प्राधसकल्पिक अथात्‌ 
वास्तविक पुकार्थीभाव रूप ,जिस में एक पद्‌ एक स्वर और एक विभक्ति होती है । 
और दूसरा वह जो असली तृतीयासमास के लिये प्रयोगाई लौकिक बिग्रहवाक्य 
बनाया जाता है वह भी तृतीयासमासाथै होने से तृतीयसमास शब्द से व्यवहृत 
होता है । जो तृतीयासमास के लिये लौकिक पदों का विग्रहवाक्य बनाया जाता है 
उसे भी यहाँ तृतीयासमास समझ छिया जाय इस लिये समास ग्रहण किया है । 


जैले--मासेन पूवे:-मासपूर्व:। यहां मासपूवेः यह असली मुख्य एकार्थीभाव 


खूप तृतीयासमास है । उस के लिये बनाया गया मासेन पूः यह लौकिक 
विग्रदवाक्य भी तृतीयासमास हो जायगा तो मासपूर्वाय की तरह मासेन पूर्वाय से 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३४२ ष्याकरणसद्दासाष्य 


ग्रहणस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌ । योगाङ्गं यथा विज्ञायेत । सति च योगाङ्गे 
योगविभागः करिष्यते । तृतीया। तृतीयासमासे सर्वादीनि सर्वनाम- 
संज्ञानि न भवन्ति । मासपूर्वाय देहि । सवत्सरपूर्वाय देहीति। 
ततोऽसमासे । असमासे च तृतीयायाः सर्वादीनि सवेनामसंज्ञानि न 
भवन्ति । मासन पूर्वाय देहि | संवत्सरेण पूर्वाय देहीति । 


विभाषा जसि ॥१।१।३२॥ 


जसः कार्ये प्रति विभापा। अकज्‌ हि न भवति। &न्द्वे चेति 
प्रतिष्रधात्‌ । 


भी सवेनामसंज्ञा न होगी । सवेनामसंज्ञा न होने से स्मे न होगा। अथवा--समास 
की अनुटत्ति आने पर फिर समासग्रहण का यदद प्रयाजन हे जिस से वह (-सूत्रोपात्त 
समास उाब्द) योगाङ्ग बन जावे । अर्थान्‌ अशाध्यायी का योग (=्सूत्र) रूप अङ्ग 
बन जाय । योगाङ्ग बन जाने पर योगविभाग किया जा सकेगा। तृतीयासमासे 
इस एक सूत्र में प्रदिश निर्देश मान कर तृतीया और असमासे ये दो सूत्र वन 
जायेंगे । तृतीया इस सूत्र के साथ अनुत्रत्त समासे यह शब्द जोड़ कर अर्थ होगा मुख्य 

' तृतीया समास में सादि की “सर्वनाम संज्ञा नहीं होती । ` जैसे--मासपूर्वाय देहि । 

* 'संबत्सरपृत्राय देहि । यहाँ पृर्वसदरश समोनार्थ कलह निपुण० सूत्र से विहित प्रतिपदोक्त 
तृतीयातत्पुर्थ समास लिया गया हे । उस समास . में सर्वनामसंज्ञा नहीं दुई तो 
स्मै नहीं हुआ | उसके बाद असमासे इस दूसरे सूत्र का अर्थ होगा -- असमास अर्थात्‌ 
तृतीयासमासाथ वाक्य म भी तृतीयान्त से परे आये हुए सरवोदि की सवेनामसंज्ञा 
नहीं होतो । जेसे--मासेन प्रीय दहि । संत्र-सरेण पूत्राय देहि । यहां लौकिक विग्रह 
वाक्य में पून २.व्द.की सवैनाम संज्ञा न होने से स्मै नदीं हुआ । 


जस का काय जा जसः शी से शीभाव है उस के करने में ही द्वन्द्व समास 
म सवोदि की सवेनामसज्ञा का विकल्प है। अकच आदि अन्य कार्यों के करने में 
विकल्प नहीं है। वहाँ तो इन्द्रे च से नित्य निषेध रहेगा। उस से वर्णाश्रमेतरे 
वणाध्रमेतराः ( वणाश्च आश्रमाइच इतरे च ) यहां द्वन्द्व समास में जस को शी 
तो बिकल्प से दो राया किंतु अकच के प्रति सवेनामसंज्ञा का सर्वथा निषेध होने 
अकच नही हुआ । 


१. असमासे यहां पर्युदास में नज समझना चाहिये, जिससे तत्सदशतद्विन्न 
की प्रतीति हो । तृतीयासमासाथ वाक्य तृतीयासमास से भिन्न भी हैं और उसके 
सदृश भी हे । 


` २. बरतुतः विभाषा जसि यहां जसि इस निर्देश से ही उक्त वात समझा दी 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३४३ 


पूर्वेपरातरदाक्षिणोत्राएराधराणि व्यघस्थापामसंज्ञायाम्‌ ॥१।१।३४॥ 
अबरादीनां च पुनः सूत्रपाठे प्रहणानर्थक्यं गण पठितत्वात्‌ । 
अधरादीनां च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणमनर्थकम्‌ । कि कारणम्‌। गण 
पठितत्वात्‌ । गणे ह्येतानि पठ्यन्ते । 
कथं पुनर्शायत स पूर्वः पाठः । अयं पुनः पाठ इति । 
तानि हि पूर्वादीनि। इमान्यवरादीनि । 
इमान्यपि पूर्वादीनि! | 





पूरै पर अवर आदि नौ राव्दों का फिर यहाँ अष्टाध्यायीसूत्रपाठ में पढ़ना 
` व्यथ है । क्योंकि ये सब गणपाठ में पढ़े हुए हँ । अवरादीनाम यद्वां अवर शब्द 
पूव का उपलक्षण है । 

यह केसे जाना कि अष्टाध्यायी सूत्रपाठ से गणपाठ पदले है? और 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठ गणपाठ से पीछे है? क्योंकि भष्टाध्यायीस्थ सर्वादीनि 
सर्वनामानि का आदि शब्द प्रकारार्थक भी संभव हे । सवे के प्रकार वाले सर्वे 
सरीख शब्दो की सर्वनामसंज्ञा होती दै । प्रकाराथ को दिखाने के छिथ पीछे 
, गणपाठ रखा जा सकता है । प्रकारार्थता के संभव होने से ही वेद में परमस्याम्‌ 
मध्यमस्याम्‌ अवमस्याम्‌ यहां परम मध्यम अवम आदि शब्दों में भी सर्वनाम के 
कार्य दीखते हैं । आदि शब्द व्यवस्थावाची तथा प्रकारवाची प्रसिद्ध ही है । 


यह ऐसे जाना कि सर्वादीनि० यहां आदि शब्द व्यवस्थावाची हे । गणपाठ 
एक नियताचुपूर्वी चाला दाव्दसनिवेश होता हे । सबै आदि शब्द जिन में पूव 
पर आदि ये नो शब्द आ गये हैं एक व्यवस्थित क्रम से गण में पढ़ गये हैं । 
आदि शब्द के व्यवस्थावाची होने से ही गणपाठ पूवैकालिक भौर अष्टाध्यायी सूत्र 
पाठ उत्तरकालिक जाना जाता है। व्यवस्थावाची भादि शब्द दोने से गणपाठ. 
पहले माकूम होता दै । ये सूत्र अवरकाल में पठित होने से अवरादि शब्द से कहे 
गये हैं । : 

अष्टाध्यायीसूत्र पाठ में सर्वादीनि० इत्यादि भी पूर्वकालपठित संभव हो 


-— म यी >>काओममनजकार, 


गई है । जसि यह जस्‌ शब्द का सप्तमी एकवचन न मान कर जसः इन्जसि ऐसा 
समझना चाहिये ! वहाँ इ इस हृस्व इकार से ईकार शह्दीत हो जायया तो अर्थ हागा-- 
जस्‌ के स्थान में जो ई वह जसि अर्थात्‌ जस: शी से होने वाला शी आदेश । वह 
काये विकल्प से होता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३४४ उ्याकरणमदाभाष्य 


प्च तर्याचार्यशश्चत्ति्ञोपयति स पूर्वः पाठः | अर्थं पुनः पाठ इति । 

यद्यं पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वेति नवग्रहणं करोति । मेव हि पूर्वावीनि । 
इदे ताहि ्रयोजनम्‌। व्यवस्थायामसशायास्‌ इति वक्ष्यामीति । 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । पवचिशिष्ान्येयैतानि भणे पठ्यन्ते । 
इदे तहि प्रयोजनम्‌ । ड्याड्पर्युदासेन पर्युदासो मा भ्रृद्ति । | 











सकते हें । क्योंकि सर्वादीन मै आदि शब्द को इस प्रकारार्थक मानेंगे । छत्स्न 
सकल आदि शब्दों की सर्वनामसंज्ञा अनभिधान से न होगी । प्रकारार्थता के 
प्रदशन के लिये भी पीछे गणपाठ दो सकता है। इस लिये अधाध्यायीसून्रपाउ 
भी पहले संभव है। 

अच्छा तो आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि गणपाठ पहले 
है और अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पीछे है। यह जो पूवीदिभ्यो नवभ्यो वा इस सूत्र में 
नव शब्द का ग्रहण किया है उससे यह बात सिद्ध होती दै! क्योंकि अष्टाध्यायी 
सूत्र पाठ में नौ ही पूवीदि पढ़े हैं। यदि अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पहले हो तो 
उन्हीं नौ का ग्रहण होने से नौ यह परिच्छेदक वचन व्यै हो जाता है। गणपाठ 
को पहले मानने पर तो थह सूत्र गणपाउपठित पूर्वीदियों का परामईक है। 
तब “नव? शब्द का अहण नौ से अतिरिक्त त्यदादियो की व्याशृत्ति करने से चरितार्थे 
हो जाता है। इस लिये गणपाठ से ही पूवै आदि की सवैनामसंशा सिद्ध हो जाने 
पर यह सूत्र च्य है । 

पू आदि में व्यवस्थायामसज्ञायाम्‌ यह विशेषण लगाने के लिये इस सूत्र 
का प्रयोजन रह सकता है । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । उक्त विशेषण बिशिष्ट ही गणपाठ में पूव आदि 

पढे हैं । अर्थात्‌ इसी प्रकार का सूत्र गणपाठ में है । 
अच्छा तो इस सूत्र का यह प्रयोजन है कि द्वि आदि के पर्युदास अथात्‌ 
निषेध से पू आदि का पर्युदास न द्दो। किन्दी आचायों ने पहले त्यद्‌ तदू यदू 
इत्यादि किम्‌ पर्यन्त शब्द पढ़ कर फिर पूर्व आदि नो शब्द गणपाठ से पढ़े है । वहां 
कि सैनामबहुभ्यरोऽदरयादिभ्यः इस सूत्र में अद्ययादिभ्यः इस वचन द्वारा द्वि आदि 
शब्दों से परे तलिळ आदि प्राणदिशीय प्रत्ययों का जो. निषेध किया है वह हि 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु की तरह पवे आदि में भी प्राप्त होता है । यहां इस सूत्र से 
थवे आदि की पुनः सर्वनामसंज्ञा विधान करने से तसिलादि का निषेध न होगा । 
` दुबारा सबैनाससम्ता»क्रे"बिध्यानसामध्ये, जे अदभ्र. हद जितेर याध दिया 


ष्ठ आह्निकं ३४५ 


पतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रवृत्तिशौपयति नैषां द्वधादि- 
पर्युदासेन पर्युदासो भवतीति। यदयं पपूर्वत्ासिद्धमिति’ निपातनं 
करोति। वार्तिककारइच पठति 'जश्भावादिति चेदुत्तरत्राभावादपंवादः 
प्रसङ्ग इति | 


इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । जसि विभाषां वक्ष्यामीति । 


स्वमज्ञातिधनार्यायास्‌ ।। १।१।३५॥ 
आख्याग्रहणं किमर्थम्‌ ? 





जायगा । जिस प्रकार लक्षणेत्थंभूतास्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः सूत्र से लक्षण अर्थ 
में अनु की कमैप्रचचनीय संशा सिद्ध होने पर फिर अनुर्लक्षणे सूत्र से विहित 
क्मप्रवचनीयसंक्ञा से कल्पित द्वितीया के पुनर्विधान से हेतौ सूत्र से देतु 
में होने वाळी तृतीया विभक्ति का वाध हो जाता है । 


यह भी प्रयोजन नहीं । आचाय के व्यवहार से यह ज्ञापित होता है कि 
द्वि आदि के पर्युदास से पूवै आदि का पर्युदास नहीं होता। पूवेत्रासिद्धम्‌ सूत्र में 
पूर्वेत्र इस तल प्रत्यय के निपातन से यह बात मालूम होती दै । और ढो ढे लोपः 
सुन्न पर वार्तिकेकार के जशुभावादिति चेदुत्तरत्राभावादपवादप्रसङ्गः इस वार्तिक में 


उत्तरत्र ऋब्द के प्रयोग से ओर अधिक स्पष्ट हो जाती है । 

अच्छा तो इल सूत्र का यह प्रयोजन है कि पूव आदि की जस्‌ में विकल्प से 
सर्वनाससंझा हो जावे । जस्‌ में सवेनामसंज्ञा का विकल्प करने के लिये यह सूत्र 
बनाया दै । गणपाठ में सवत्र नित्य सर्वनामसंज्ञा प्राप्त थी उस का जस्‌ में इस सूत्र 
से विकल्प किया जाता हैं । 


सन्न में आख्याग्रहण किस लिये किया है ? 





१; पुवैपरावर० स्वमञ्ञाति० अन्तरं० ये तीनों सूत्र जस्‌ में सर्वेनामसंड़ा के 

` विकल्प के लिये वनाये गये हैं । पूर्वादीनि नव व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ अज्ञातिधनाख्या- 

याम्‌ बद्दियोगोपसंच्यानयोः ऐसा सूत्र बनाने में अर्थ सांकर्य हो . जाता । संज्ञाभिन्न 

व्यवस्था का सम्बन्ध स्व और अन्तर शब्द से भी होने लगता । ज्ञाति धन की आल्या 

का निषेध पूर्वादि सात तथा अन्तर शब्द से भी होने लगता और बद्दि्योग एवं 

उपसंख्यान का सम्बन्ध अन्तर शब्द के सांथ अन्य सब से भी होने लगता इस दोष 
स बचा कर भाष्यकार ने यथास्थित प्रतिपद सूत्रपाठ ही निर्दोष समर्थित किया दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३७६ ज्याक्ररणमदाआष्य 
 क्षातिधनपर्यायवाची यः स्वशब्दस्तस्य यथा स्यात्‌। इह मा 
सूत्‌ । स्वे पुषाः । स्वाः पुचाः । स्वे गावः । स्वाः गावः । 
अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयो; ॥१।१।३६॥ 
उपसंव्यानप्रहणमनधकं वहियोंगेन कृतत्वात्‌ | 
उपसंव्यानग्रहणमनर्थकम्‌ । कि कारणम्‌ । वहियोंगेन कृतत्वात्‌ । 





पा 








ज्ञाति, अर्थात्‌ बन्धुवग ओर धनका पर्यायवाची जो स्व शब्द है उस की 
सवेनामसज्ञा का निषेध हो । जिस स्व शब्द की आख्या अर्थात्‌ अर्थ ही जाति 
और धन हो उस की सर्वनामसंज्ञा न होवे। जैसे--इमे स्वा इष्यन्ति नः ये बन्धु 
हमारे साथ ईब्यौ करते हें । प्रियः स्वानां भवति अपने बन्धुओं का प्यारा होता दै । 
प्रभूताः स्वा न भुज्यन्ते । बहुत धन नहीं भोगा जाता । यहां स्त्र शब्द का शव्दाथ 
ज्ञाति और धन होने से सर्वनामसंशा न हुई, तो जस्‌ के स्थान मै शी न हुआ । इस 
“के विपरीत जिस स्व शब्द का अर्थ ज्ञाति धन न हो कर आत्मा या आत्मीय हो 
परन्तु वह ज्ञाति धन के विषय मै प्रयुक्त दो वहां स्व शब्द की सर्वनामसंज्ञा का 
निषेध न हो । उसे दी जस्‌ में विकल्प हो, इस ढिये आख्याम्रहण किया है। जैले-- 
वे पुत्राः । स्वाः पुत्रा; । स्वे गावः । रवाः गावः । यहां स्व शब्द की आख्या अर्थात्‌ 
इाब्दाथे आत्मीय दै । स्वे पुत्राः का अथे अपने पुत्र दै। पुत्र यद्यपि बन्धु है। गो 
यद्यपि धन हैं तथापि स्त्र शव्द का अधे यहां बन्धु और धन नहीं है। आत्मीयत्व 
प्रबृत्तिनिमित्त से ज्ञाति त्र घन-क्रा वाचक दै। इस लिये यहां सर्वनामसंज्ञा का निषेध 
न हो कर जस्‌ में विकल्प हो जाता है । यदि आख्या ग्रहण न कर के स्वमज्ञाति- 
घनयोः ऐसा कहते तो यहां भी धन विषय होने से. निषेध हो जाता । स्व शब्द के 
आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन ये ४ अर्थ हें । स्वाभिन्‌ शब्द में प्रयुक्त र्व का 


आथे ऐश्‍वर्य है । 


सूत्र में उपसंव्यान ग्रहण व्यथ है । बहियोंगप्रहण से ही इष्ट सिद्ध हो 
जायगा । क्योंकि उपसंब्यान का दो प्रकार का अर्थ है। एक उपसंवीयते परिधीयते 
इति उपसंव्यानम्‌ । जो वस्त्र पहिना जाता है, धारण किया जाता द्वै धोती आदि 
बह उपसंच्यान है । और दूसरा उपसंवीयते परिवेऱ्यते ( शरीरम्‌) अनेन तदू उप- 
संव्यानम्‌ । जिस वस्त्र से शरीर ढका जाता है, दोहर चादर आदि वह भी उपसंब्यान 
है । इस प्रकार कमै भौर करण कारक में. उप समू पूर्वक व्यन्‌ धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
करके दो अथ हो जाते हैं । बढियोंग में बहिः के दो अथे हैं (१) बहि:=अनाइत देश, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








षष्ठ आह्विक ३७७ 
बहियोंग इत्येव सिद्धम्‌ । 
न वा शाटकयुगाद्यर्थम्‌ । 


नवानर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ । शाटकयुगाद्यर्थम्‌ । शाटकयुगायर्थ 


तहींदे वक्तव्यम्‌ । यञ्चतन्न ज्ञायते किमन्तरीय क्सुत्तरीयमिति । 


अत्रापि य एप मञुष्यः प्रेक्षापूवकारी भवति निर्शात तस्य भवति 
इद्सन्तरीयमिदसुत्तरीयमिति । 
(२) वहिः=्या । बाहर से अनात्रृतदेश के साथ बहिर्योग हे । अर्थात्‌ जो वस्तु बाहर 
है। गांव या नगर आदि से बहिसूत चाण्डालादि बहिभूत चाण्डालादि के घर चे बहियोंग वाले हैं, वे स्वयं 
बाह्य हैं, उन से परे कोई घर नहीं । दूसरा वाझेन योगः=्बहियोंगः । बहिर्भूत वस्तु 


से योग बहियोंग है। बडिभूत वस्तु से योग अन्दर की वस्तु का ही हो सकता है ।. 
इस लिये नगरादि के अन्द्र वतमान घर आदि भी बह़ियोंग वाले हैं। इस प्रकार 


जो अस्त्र पहिदा जाता है उस का उत्तरीय से प्रावृत होने से अर्थात्‌ बाह्य जो उत्तरीय 
उस के साथ सम्बन्ध होने से वहां बहिर्योग कदा जायगा और जो ओढा जाता है 
उस्का बाहर से सम्बन्ध होने से वहाँ भी बहिर्योग कहा जायगा। उपसंव्यान के दोनों 
ञर्थ बहियोंग से गतार्थ हो जाते हैं तो उपसंव्यान ग्रहण व्यभ है । 

उएलेब्यानरहण व्यमै नहीं है । समान लम्बाई चौड़ाई वाळे दो कपड़ों के 
1 नहीं किये गये हैं यह पता नहीं लगता कि इन में कौन सा 
दे अथान शरीर के नीचे पहिनने योग्य हे । और कोन सा उत्तरीय 





~ 
~ 
=, 
¢ 








1 पदिनने योग्य है उस कपड़े का वाचक जो अन्तर शब्द हे उस 
हे । और जो शरीर के उपर ओढ्ने योग्य हे उसके 
! सभनास संज्ञा नहीं होती । 


करे क os 

कि जा शार क नाः 
5 स्‌ 
का सदन 


वाचक छज्तर ३ 








यहां भी जो मजुब्य बुद्धिमान्‌ होता है, सोच समझ कर काम करता है 
उसे अन्तरीच उत्तरीय का पता ढग जाता है कि यह कपडा अन्तरीय है, परिधानीय 
है। जोर यह उत्तरीय है, आवरणीय हे । शाटकयुग में भी भावी बुद्धि से (जिसे 
>. > ला cs भभ) फर 
पहनेगा) उसको उपसंब्यान मानेगा, तथा उसी डुद्धि के आश्रित वहाँ बहियोंग 
(बाह्य के साथ योग) भी होगा। इस लिये बहियोंग से ही काम चल जाने पर 
उपसंब्यानग्रहण व्यर्थ है । 


न रीर के ऊपर ओढ्ने योग्य है। उपसंग्यानग्रहण से यह स्पष्ट हो जायगा . 


हट ह 1 
१. अमर तो उत्तरीय (आवार, चादर) को संव्यान नाम देता है। (»त्रोर उचलंब्य/त छ" 


२, इस प्रकार भाष्यकार ने उपसंव्यानग्रहण का खण्डन कर दिया है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


>.” 182: ०६ 


खजसरमरटि। 





३४८ व्याकरणमहाभाष्य 


अपुरे | 
अपुरीति वक्तव्यम्‌। इह मा भूत्‌ । अन्तरायां पुरि बसति । 


वा्रकरणे तीयस्य डिस्सूपसंख्यानम्‌ । 


बाप्रकरणे तीयस्य . ङित्सूपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । द्वितीयायै । 
द्वितीयस्यै । द॒तीयायै । तृतीयस्यै । विभाषा द्वितीयाठृतीयाभ्यामित्येतन्न 


पुर्‌ भथीत्‌ नगरी के अर्थ से भिन्न अर्थ मै वर्तमान अन्तर शब्द की सवे- 
“नामसंज्ञा कहनी चाहिये। अन्तरायां पुरि वसति ( बाहर की नगरी में रहता है ) यहां 
स्त्रीलिङ्ग अन्तरा शब्द नगरी के विषय में वर्तमान है इस लिये सर्वनामसंज्ञा न होगी 
तो स्याडागम नहीं हुआ । 
सर्वनामसंज्ञा के विकल्प प्रकरण मै तीयप्रत्ययान्त द्वितीय तृतीय झब्दों की 
कित्‌ विभक्ति परे रहते विकल्प से सर्वनामसंज्ञा कहनी चाहिये । द्वितीयायै । द्वितीयस्यै । 
तृतीयाय । तृतीयस्य । यहां स्त्रीलिङ्ग द्वितीया तृतीया शब्दों से ङित्‌ ङे 
विभक्ति परे रहते विकल्प से सर्वनामसंज्ञा हो गई तो सर्वनामपक्ष मै स्याट्‌ .और 
7 उस के अभाव में याट्‌ हो जते हैं। तीय की सर्वनामसंज्ञा होने से यह लाभ भी 








शाटकयुगादर्थम्‌ इस वातिक के आदि शब्द.स कुछ लोग यह अभिप्राय लेते हैं कि शरीर 
धृत शाटकों के तीन या चार होने पर अन्दर के शाटकों का वहियोंग न होने के कारण 
बहियोंगग्रहण से काम नहीं चलेगा इस लिये उपसंव्यानप्रहण करना आवश्यक है । क्योंकि 
बहियोंग न होने पर भी उपसंब्यानता (=अन्तरीयता परिथानता) तो सब में समान हे । 
उन वस्त्रों के वाचक अन्तर शब्द की सर्वनामसंज्ञा करने के लिये उप संव्यानग्रहण 
करना चाहिये । पर भाष्यकार का तो यह अभिप्राय है कि वहां परम्परा से बाह्ययोग 
होने स अन्तिम चतुर्थ का बाझयोग है ही, वह तृतीय से संयुक्त है, तृतीय द्वितीय से 
इत्यादि, अतः उन का वाह्य के साथ योग माना जायगा, तो उपसंब्यानग्रहण व्यर्थ 
रहता है । 

१. अपुरि यह निषेध सवोदि के गणपाठ में पठित सूत्र में ही कर देना चाहिये । 
वहां पढ़े हुए अन्तरं बहिर्योगोपसंन्यानयोः इस सूज्ञ में ही नगरी अर्थ स भिन्न अर्थ 
में वर्तमान अन्तर शब्द की सवनामसंज्ञा का विधान करना चाहिये । जस्‌ में विकल्प 
करने वाले इस सूत्र मै तो अपुरि यह निषेध व्यर्थ हे । क्योंकि जस्‌ में शीभाव अकारान्त . 
अन्तर शब्द से होगा । स्त्रीलिङ्ग अन्तरा शब्द के अकारान्त.न होने से शीभाव. प्राप्त . 
ही नहीं तो यहां अपुरि कहने की कोई. आवश्यकता नहीं है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


घष्ठ भाहिक ३४९ 
वर्ष्यं भवति । ; 
कि पुनरत्र ज्यायः ? 
उपसंख्यानमेवात्र ज्यायः। इदमपि सिद्धं भवति। द्वितीयाय । 
द्वितीयस्मे । ठृतीयाय । तृतीयस्मै । 
स्वरादिनिपातमव्ययस्‌ ॥ १।१।३७॥ 
किमर्थ पृथग्‌ ग्रहणं स्वरादीनां कियते, न चादिष्वेव पठ्येरन्‌। ˆ 


चादीनां थे असत्त्ववचनानां निपातसंज्ञा । स्वरादीनां पुनः 
सत्त्वंबचनानामसत्त्ववचनानां च | 


अथ किमर्थसुभे सञ्च क्रियेते, न निपातसंक्षेव स्यात्‌ । 





होगा कि विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ यद्‌ सूत्र नहीं बनाना पड़ेगा। उस का 

कास जो स्याट्‌ का विकल्प है वह इसी वचन से सिद्ध हो जायया ।- 

वाम्रकरणे तीयस्य० इस वचन में और विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ इस सूत्र 
के वचन में कौनसा अधिक अच्छा रहेगा ? 

विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ इस सूत्र की अपेक्षा वाप्रकरणे तीयस्य० यह 
विकल्‍प से सर्वमामसंज्ञा का उपसंख्यान ही अधिक अच्छा रहेगा । . इस उपसंख्यान 
से द्वितीयाय । द्वितीयस्मै । तृतीयाय । तृतीयस्मै यहाँ पुंलिङ्ग में भी तीय प्रत्ययान्त 
द्वितीय तृतीय शब्दों की विकल्प से सवैनामसंज्ञा हो कर दो रूप बन जायेगे । 


स्वर्‌ शादि शब्दों का एथक गणपाठ किस लिये किया है। क्‍यों न चादिगण 
में ददी ये पढ दिये जावें? 

चादिगण में स्वर्‌ आदि शब्द नहीं पढ़े जा सकते । क्योंकि चादिगण में 
चादयोऽसत्त्वे इस वचन से अन्रव्यवाची च आदि शब्दों की निपातसंज्ञा द्दोती है 
द्रव्यवाचियों की नहीं । ' किन्तु स्वरादिगण में द्रव्यवाची अद्गब्यवाची दोनों प्रकार 
के शब्दों का पाठ है । स्वस्ति वाचयति, स्वः पस्य, स्वस्तिष्ठति, स्वर्‌ आगतः यहां, 
स्वरादिगणपठित स्त्रस्ति और स्वः शब्द कमे कतौ अपादान कारकों के होने से 
द्रव्यवाची हें । अनेक-कारक-शक्तियोरा ही तो सर्व (द्रब्य) दै । 

निपात और अब्यय ये दोनों अलग २ संज्ञायें किस, लिये की गई हैं । क्यों 
न दोनों की साझकी एक निपातसंज्ञा ही कर दी जावे। प्राग्रीशवरान्निपाताः, स्वरादीनि, 
चादयोऽसत्त्वे ऐसा 


सूचपाठ वि 
0. Pro a Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४५० ख्याकरणसहासाष्य 


२ 


नेवं राक्यम्‌ । निपात एकाज्नाङ्‌ इति ४ शूझ्ालंझोक्ता सा स्वरा- 
दीनामप्येकाचां प्रसज्येत | छ इच केच । 


एवं तह्मन्ययसंज्ञैवास्तु । 

तच्चादाक्यम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌--'अव्यये नञ्छुनिपातानामिति। 
तद्‌ गरीयसा न्यासेन. परिगणनं कर्तव्यं स्यात्‌ तस्मात्‌ एथशूञ्रहणं 
कतेव्यम्‌ । उभे च संज्ञे कर्तव्ये । 


ताद्वतश्चासतीचेभाकतः ॥ १।१।३८॥। 


ऐसा नह हो सकता । निपात एकाअनाङ से एकास निपात की प्रगुह्मसँशा 
कही है बह स्त्ररादियों के भी निपातसंशक हो जाने पर उनमें वतेसान एकाच शब्दों की 
भी प्राप्त होती है । जैसे--कव इवःवेव । यहां किस्‌ शब्द से किमोऽत्‌ सूत्र से 
ब्रिधीयमान अत्‌ प्रत्यय एकाच है। उसकी निपात संज्ञा हो जाययी तो निपात 
एकाजनाङ से प्रगृह्यसंज्ञा हो कर इव शब्द के साथ गुण पकादेश न हो सकेगा । 
इसी प्रकार दक्षिणादाच्‌, ठृत्यार्थे तवैगरन्कषन्यत्वनः इत्यादि में आस्‌, केन्‌ आदि 
एकाच प्रत्य हैं उनको निपातसंझा मानत पर दोष होगा। निपातसंज्ञा का 
प्रगह्मत्व लाभ ही एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि के छिय यहां क्य आदि 
शब्दों में केवल एकाञ्चप अत्‌ आदि की भी निपातसञ्चा स्वीकार को जायी । 


अच्छा तो दोनों की साली एक अव्ययसज्चा ही कर दी जावे । 

ऐसा भी नहीं हो सकता । भागे अव्यये नज कुनिपातानाम्‌ यह स्त्ररदिधयक 
"वातिक कहेंगे। वहां निपातसंज्ञा के एथक न होने से निपात के स्थान में च घा ह 
झह प्र परा अप सम्‌ इत्यादि बहुत अधिक शब्दों का परिगणन करना होगा । 
जिससे वर्तमान निपातसंज्ञक शब्द ही अच्ययों .में लिये जावे । उन्हीं को पूर्वपद- 
प्रकृतिस्वर हो । उनसे अन्य अव्ययों को न हो। इस गोरव से वचने के लिये 
निपातसंज्ञा आवश्यक है। इस लिये स्वरादि और चादि का अलग २ गणपाठ 
में ग्रहण करना चाहिये और निपात एवं अब्यय ये दोनों संज्ञायँ भी अळग २ विधान 
करनी चाहिये ।' 








———. 


१. दोनों की साझली एक अब्यय संज्ञा करने में यह भी दोष है कि निपात 
एकाजनाङ्‌ की जगह अव्ययमेकाजनाङ्‌ यह सूत्र बनाना होगा। उससे क्व आदि 
में स्थित अत्‌ आदि एकाच्‌ अव्ययो की भी प्रग्रह्मसंज्ञा प्राप्त होगी । यदि वह 
वादय एकाजनाङ्‌ ऐसा सूत्र वनावें तो चादि शब्दों में अद्रव्यवाचित्व विशेषण न 
x ड सकने से, जूव्यवाची एकाचा चादियों।की जी सगात होशी... 





ध भाद्विक ३५१ 
असरविभक्तावाबिभक्तिनि मित्तस्योपसंख्यानम्‌ | 


असर्चैचिभक्तावविभक्तिनिमि तस्योपसख्याते कर्तव्यम्‌ । बिना । 
नाला । 


कि पुनः कारणं न सिध्यति । 
सबैत्रिभक्तिहविशेषात्‌ । 
सर्वविभक्तिक्वैष भवति । कि कारणम्‌ । अविशेषेण विहितत्वात्‌ । 


त्रलादीनां चोपसंख्यानम्‌ । 








इल सूत्र के अमवविभक्तिः इस निर्देश मे अविभक्तिनिसित्त तद्धित का भी 
उपसंख्यान करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस तद्धित की उत्पत्ति मे किसी विभक्ति 
को निसित्त नहीं माना गया है उस ताडित की भी अच्ययसंज्ञा होती हे ऐसा 
कहना चाहिये। जसे---घिना । नाना। यहां वि क्षोर नश शब्द से विनञ्भ्याँ 
नानाम न सह इस सूत्र द्वारा ना और नाजू इन तद्धित प्रत्ययो का निधान करने 
मेँ किसी विभकित का निसित्त नहीं माना है इस लिये ये अविसक्तिनिमित्त 
क | इनकी शी अध्ययसंङा हो जायगी तो अव्ययादाप्‌ गुपः से सप्‌ का छुक सिद्ध 


बया कारण दै जो इस सूज से इनकी अव्ययसंज्ञा नहीं सिद्ध होती ? 


0 मिभक्ति को निमित्त न मानने से ये समेविसक्ति हो जाते इं। 
दी रहते । क्योंकि जो तद्धित सामान्यतया विहित होने से किसी 

जिसित नही सागता बह एक प्रकार से. सभी विभक्वियों को 
जानता हे । यदि विना नाना इन तद्धितों में फोई एक सी विभक्ति 
निमित्त हो जाती तो ये जसवैविभक्ति जन. जात । ये तो सामान्यरूप से विना 
किसी विभवित को निमित्त माने ही विधान किये हें इस छिये इस सूत्र से 
इनकी अच्ययसंज्ञा सिद्ध नहीं होती । इसके अतिरिक्त तरळू तसिल आदि 


१. यद्यपि विशाल विशङ्कट उत्कट प्रकट आदि में भी अविभक्तिनिसित्तक. 
तद्धित है तो भी उनकी अव्ययसंज्ञा इष्ट नहीं हे । विना नाना की ही इष्ट हे । जिससे 
कोई विभक्ति सुनाई नहीं देती वह अविभक्तिक अव्यय यहां अविभक्ति शब्द से 
कदा गया'दै । उसे निमित्त मानकर आये हुए जिस तद्धित की अव्ययसंज्ञा इष्ट 


= a 4 ७ 
है पर प्राप्त नहीं, उसकी उपसंल्येय दै । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 






३५२ व्याकरणमद्दाभाभ्य 


त्रलादीनां चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | तज्ञ | यत्र | ततः। यतः । 


NN _ 


नखु च विशेषेण पते विधीयन्ते । पञ्चस्यास्तलिळ्‌ । सप्तस्याखक्‌ 
इति । 


बक्ष्यत्येतद्‌-'इतराभ्योपि दृ्यन्त' इति । 
यदि पुनरविभकितिः शब्दोऽव्ययसंश्ञो भवतीत्युच्यते । 


अविभक्तावितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्विः | 


अविभक्तावितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्विः संश्चायाः | का इतरेतरा- 
श्रयता। सत्यविभक्तित्ये संज्ञया भवितव्यम्‌। संशया चाविभक्तित्वं 
भाव्यते। तदितरेतराश्रयं भवति। इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। 


अलिङ्गमसंख्यमिति वा | 


तद्धितों की अव्ययसक्षा का भी उपसंल्यान करना चाहिय । तत्र । यत्र । ततः। 
यतः। यहां तदू , यद्‌ शब्दों से त्रक्‌ तसिळ प्रत्यय हुए हैं उनकी अव्ययसंशा 
इ है । 

तरङ, तसिळ आदि तो विशेष विभक्तियों से विधान किये गये हैं। 
पञ्चम्यास्तसिळ्‌ सूत्र से पञ्चमी विभक्ति को निमित्त मान कर तसिळ होता दै । 
सप्तम्यास्प्रलू सूत्र से सप्तमी: विभक्ति को निमित्त मान कर त्रळू होता है । ये 
तो असदेविभकिति होने से सूत्र से ही अच्ययसंज्क हो सकते हैं । 

- नहीं हो सकते। क्योंकि आगे इतराभ्योपि द्यन्ते यह सूत्र कहेंगे। उससे 
ततो भवान्‌ । ततो भवन्तम्‌ । ततो भवता। तत्र भवान्‌। तत्र भवन्तम्‌ । तत्र 
भवता इत्यादि सभी विभक्तियों में त्रळू तसिळू दोगे तो वे सर्वविभक्ति होने 
के कारण अव्ययसेज्ञक न हो संकेंगे । | 

यवि तदितश्वासर्वविभक्तः सूत्र के स्थान पर केवळ अविभक्तिः अव्ययम्‌ 
इतना सूत्र बना कर विभक्ति रहित शब्द की अव्ययसंज्ञा कहं तो कैसा हो? 9२ 

अविमक्तिरव्ययम्‌ पेसा सूत्र होने पर इतरेतराश्रयदोष प्राप्त होता है। 
इतरेतराश्रयदोष होने से अव्ययसज्ञा ही सिद्ध नहीं होती। क्या इतरेतराश्रयता है ? 
पुछे तिभक्ति-रद्दित शब्द हो तो उसकी अविभक्तिः सूत्र से अव्ययसंज्ञा हो। 
न द्दो को से सुप का लुक्‌ हो कर अविभक्ति बने। 
यद इतरतराश्रयता ह। एक दूसरे के सहारे से एक दूसेर का होना इतरेतराश्रय 

होता हे ।दतरेतराअमःसे' होने वारे कार्य सिदे नही हहे ० by ET धय 

०५८ १ 





षष्ठ जाहिक ३०३ 


अथवा अलिड्जमसंख्यमव्ययसंज्ञ भवतीति वक्तव्यम्‌। 


एवमपीतरेतराश्रयमेव भवति । का इतरेतराश्चयता। सत्यलिङ्गा- 
संख्यत्वे संशया भवितव्यम्‌ । संशया चालिङ्गासख्यत्वै भाव्यते । 
तदितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । 


नेद वाचनिकमलिङ्गता असंख्यता च। किं तहि, स्वाभाविकमेतत्‌। 
तद्यथा समानमीहमानानां चाधीयानानां च केचिदर्थैयुज्यन्ते अपरे न । 
तत्र किमस्माभिः शक्यं कतुम्‌ । स्वाभाविकमेतत्‌ । 
तर्चाई वक्तव्यमलिङ्गमसंख्यमिति । 
न वक्तव्यम्‌ । 
सिद्ध तु पाठात्‌ । 


0155 5 MOF RUSS BIEBER 

अविमक्तिः के स्थान पर यदि अलिल्गमसंख्यमव्ययम्‌ पेसा सूत्र बना कर 
(रुङ्गसंख्यारददित शब्द की अव्ययसंज्ञा कह दें तो कैसा दो ! 

अलिङ्गम्‌ असंख्यम्‌ अव्ययम्‌ ऐसा कहने पर भी इतरेतराश्रयदोष रात होता 
है। पहले लिइ़संज्यारहित शब्द हो तो उस की अलिङ्गम्‌ असंख्यम्‌ सूत्र से 
अव्ययसज्ञा हो । अव्ययसंज्ञा हो तो छिङ्गसंख्यारदित शब्द बने । यदद इतरेतराश्रय 
दोष है । इतरेतराश्रय से होने वाले काये सिद्ध नहीं होते । 

अलिङ्गता और असंख्यता वाचनिक नहीं होती । अर्थांत किसी वचनद्वारा 
कोई शब्द लिङ्गसंल्यारद्वित नहीं होता। अपि तु हिङ्गसंख्यारद्दित दोना स्वाभाविक दै । 
डले एुक समान प्रयत्न करने वालों और एक समान पढ़ने वालों में कोई सफल होते 
है, कोई नही । वहां हम क्या कर सकते हैं। यदद तो स्वभाव-सिद्ध है कि सव 
एक से नहीं हो सकते । इस छिप अलिङ्गता तथा असेख्यता के स्वमावसिद्ध' होने 
से स्वभाव से ही सिङ्गसंख्यारहित शब्द मिल जावेंगे उन की अच्ययसंज्ञा दोने में 
कोई इतरेतराश्रय दोष नहीं भाता । 

तो फिर अलिङ्गमसंख्यमव्ययम्‌, यहद सूत्र बना दिया जाय १ 


सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं । कुछ निश्‍चित तद्धितों का पाठ कर 


१. जैसे घटादि और स्वर्‌ आदि शब्दों की आतिपदिकता और सत्त्ववाचिता 
के समान होने पर भी घटादियो का लिङ्ग संख्या सें योग होता है, स्वर्‌ आदियों का नही । 
अव्ययादाप्सुपः यह तो प्रत्ययलक्षणादि की सिद्धि के लिये लिक्संख्या के अभाव का. 
अनुवादक मात्र दै। ं / 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








३५४ व्याकरणमहाभाष्य 


पाठाद्वा सिद्धमेतत्‌ । कथं पाठः कर्तव्य; । तसिलादयः प्राळू पाशपः। 
शस्प्रभृतयः प्राक्‌ समासान्तेस्यः | मान्तः। तसिवती । इत्वोऽर्थाः । 
नानाआविति । 

अथवा पुनरस्त्वविभक्तिः शष्दोऽव्ययसंशो अचतीत्येच । नऊ 
चोक्तमविभक्तावितरेतराश्रथत्वादप्रसिद्धिरिति । भैष दोषः। इद्‌ तावद्य 
प्र्टव्यः | यद्यपि तावद्‌ वैयाकरणा विभक्तिळोपमारभमाणा अविभक्ति-. 
कान, शब्दान्‌ प्रयुञ्जते ये त्वेते वैयाकरणेभ्यो5त्ये सजुण्याः कथं 
तेऽविभक्तिकान्‌ शब्दान्‌ प्रथुञजते इति । अभिक्ञाइव एुनछौकिका 
एकत्वादीनामथौनाम्‌ । आतञ्चाभिज्ञाः । अन्येन हि चस्नेनैके यां 














देंगे । उस पाठ से अभीष्ट तद्धित प्रत्ययों की अव्ययसंहा सिद्ध हो जायगी। केसे 
` पाठ करेंगे ? पञ्चम्यास्तसिल्‌ से छे कर याप्ये पाशप्‌ से पूर्व तक ।? बह्त्मार्थाच्छस्‌ 
कारकादन्यतरस्याम्‌ के शस्‌ से ले कर समासान्ताः सूत्र से पूर्व तळ । किमेत्तिङव्यय- 
घादाम्वद्रव्यप्रकषे और अमु च च्छन्दसि सूत्रों से विहित आम्‌ अमू ये मान्त अत्यय । 
प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः और तृसिइच से विहित तसि प्रत्यय | तेन तुल्यं क्रिया चद्वेतिः 
से विहित वति प्रत्यय । संख्यायाः क्रियाम्याश्गत्तिगणने कृत्वसुच्‌ द्वित्रिचतुभ्यः सुच्‌ 
सूत्रों से विद्दित कृत्वसुच और सुच्‌ प्रत्यय । विभाषा वद्दोऽर्धा० ले विहित कृत्वसुजर्थक 
खा प्रत्यय । विनञभ्यां नानाञौ न सह से विहित ना और नाज प्रत्यय । इन सब 
तद्धित प्रत्ययों की भव्ययसंशा होगी । इन से इतर की नहीं । 
अथवा अविभक्तिरब्ययम्‌ यही सूत्र मान छीजिये। उस में इतरेतराश्रय 
का जो दोष दिया था वह कुछ नहीं । इतरेतराश्रयदोप देने वाले इस व्यक्ति ले यह 
पूछिये कि यद्यपि वैयाकरण लोग अव्ययादापूसुपः इत्यादि शास्त्रभचनद्वारा विभक्ति 
का छोए विधान कर के विभक्तिरहित शब्द का प्रयोग करते हैं किन्तु ये जो 
वैयाकरणों से मिन्न अन्य साधारण मनुष्य हैं वे विभक्तिलोपशास्त्र को न जानते हुए 
भी विभक्तिरहित शब्दों का कैसे प्रयोग करते हैं। यह बात नहीं कि मे एकत्व 
द्वित्व बहुत्वादि अर्थौ को न जानते हाँ । खूब जानते हें । जब कि चे एकत्वादि अथी 
को जानते भी हैं फिर भी तदर्थ वाचक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते । इस हेतु से 
और अच्छी तरह यह बात सिद्ध हो जाती है कि वे एकत्वादि अधौ को जानते हा 
क्योंकि वे एक वै के खरीदने मै और मूल्य देते हैं, दो के खरीदने में और तथा तीन 
1. इसके मध्य में प्रकारवचने थाळू से विहित थाळू प्रत्यय आ जाता है तो 
उस के साइरय से प्रत्नपूेविश्वेमात्‌ थाट्‌ छन्द्सि से विहित थाळू प्रत्यय बहिर्भूत होता 
हुआ भी अव्ययसंज्ञक समझा जायगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षष्ठ आह्विक ३५५ 


क्रीणन्ति। अन्येन द्वाचन्येन चीन । अभिज्ञाइच न च प्रयुञ्जते। तदेवं 
संदच्यताम्‌। अर्थरूपभेवेतदेवञ्जातीयकं येनात्र विभक्तिने भवतीति । 
तच्चाप्येतदेवमदुगम्यमानं इञ्यताम्‌। किंचिद्व्ययं विभक्तयर्थप्रधानं 
किंचित्‌ क्रियाप्रथानम्‌। उच्चैनीचैरिति विभत्त्यर्थप्रधानम्‌। हिरुक्‌ 
पृथयिति क्रियाप्रधानम्‌ । तद्धितशचापि कञ्चिद्‌ विभत्तयर्थप्रधानः | 
कङ्चित्‌ क्रियाप्रधानः। तत्र यत्रेति विभक्तंयर्थप्रधानः। विना नानेति 
क्रियामधान; । न चैतयोरर्थयोङिङ्गसंख्याभ्यां योगोस्ति। 











के खरीदने में और । इस प्रकार वे एकत्वादि अथो को खूब जानते हैं, समझते हैं । 
फिर सी एकस्वाद्मयैवोधक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते तो उस से यही माझूस 
पड़ता है कि उस पदाथे का स्वरूप ही कुछ इस प्रकार का है जिससे वहां विभक्ति 
मही होती । इसी बात को ओर अधिक स्पर रूप से इस प्रकार अनुगत (संगत) होता 
हुआ देखिये--शब्दशक्ति का स्वभाव ऐसा विचिन्न है कि कुछ अव्ययसञ्चक 
शब्द विभक्तर्थप्रधान हें । कुछ क्रियाप्रधान हें । उच्चैः नीचैः (ऊपर, नीचे) 
यह सदस्यमा हैं । अव्यय होते हुए भी यहां सप्तमी विभक्ति का अर्थ 
प्रधान है। उच्यैः स्थान । नीचैः स्थाने । हिरुक्‌, पथक्‌ ( अछग थळय ) यह 
किया विशेषण होने से क्रिया प्रधान हैं। अव्यय होते हुए सी यहां अर्ग 
होने अधे की प्रथानता है। हिरुकू भव । एथकू भव। तद्धित भी कोई 
सिसत्त्यथ प्रधान छै । कोई क्रियाप्रधान दै । तत्र यत्र यहां जळू प्रत्यय ससम्यर्थ 
प्रघात है ! विना नाना यहां चा नाज प्रत्यय खिच्न होना रूप क्रिया प्रधान tie 


कभ तवा क्रिया इन दोनों का लिइसंख्या के साथ कोई सम्बन्ध 







~ 


अशीत विभक्ति और छियायें लिङ्ग-संख्यारहित होती हैं। इस लिये _ 
अविभक्ति:, अलिङ्गम्‌, असेख्यम्‌ इन सब सूत्रों में कोई दोष न होने से ये सूत्रल्यास 








१. कुछ अव्यय न क्रियाप्रधान हैं, न विभत्तथर्थ प्रधान अथवा साधन प्रधान 
हैं । अपितु दृव्यप्रधान हैं । जैसे स्वः पश्य । ोहितगङ्ग देशः। यहाँ स्वः यह स्वर्ग 
का वाचक है । लोहितगङ्गम्‌, कुस्सघोणम्‌ की तरह देश का नाम हे । तेनैकदिक्‌ तसिश्च 
इन सूत्रों से कथित अण्‌ और ठसि ये तद्वित प्रत्यय एक अर्थ में विहित होने पर 
भी स्वभावतः भिन्न धर्म वाले हे । पीलमूळेन एकविक्‌ल्पैजमूलस्‌ । (पीडमूल को 
समान दिशा वाला) यहां अण्‌ प्रत्यय में द्रव्य की प्रधानता हे । पीलमूळतः (पोडमूल 
की समान दिशा के साथ) यहाँ तसि प्रत्यय में तृतीया विभक्ति के सह अथे की. 


भं अधानता हे है। 
-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


~ 








३५४ ज्याकरणसहासान्य 


अथाप्यसर्वविभक्तिरित्युच्यते। एवमपि न दोषः। कथम्‌। इद्‌ 
चाप्यद्यत्वेऽति बहु क्रियते एकस्मिन्‌ एकवचनम्‌ । द्योद्वििचनम्‌ । बहुषु 
बडुवचनमिति। कथं तहिं ? एकवचनसुत्सर्गः करिष्यते । तस्य द्विबह्वोरर्थ- 
योर्द्रिवचनबहुवचने बाधके भविष्यतः। न चाप्येवं विग्रहः करिष्यते-- 
न सर्वाः असवीः । असर्चा विभक्तयो यस्मादिति। कथं तर्दि। न सरो 
असर्वा । असवा विभक्तिरस्मादिति । त्रिकं पुनर्विभक्तिसंशस्‌ । 











अब पाणिनिनिर्मित तद्धितरचासवेविभक्तिः सूत्र में स्थित असर्वविभक्तिः 
इस वचन को मान ळीजिये उस में भी कोई दोष नहीं । क्योंकि वर्तमान पाणिनि 
शास्त्र मे ्रचेकयो द्विचनैकवचने, बहुषु बहुवचनम्‌ ये अपेक्षा से बहुत अधिक सूत्र 
बनाये गये हैं जिनका अर्थ हे--एकत्व अर्थ में एकवचन द्वित्व में द्विवचन और 
बहुत्व में बहुवचन होता है । इम एकत्व अर्थ में एकवचन न भान कर एकवचन का 
सब के लिये सामान्य नियम बनायेंगे । द्वधेकयो ट्विवचने० बहुणु बहुवचनम्‌ इन सूत्रों 
के स्थान पर एकवचनम्‌ , द्विबहवोद्विवचनवहुवचने ये सूत्र होंगे । उन में एकवचनम्‌ 
यद सूत्र सब में एकवचन करेगा । एकत्व अर्थ वाले. शब्दों में भी और एकत्व अर्थ 
से रहित लिङ्गसंख्याविहीन अव्यय शब्दों में भी । एकवचनम्‌ इस सामान्य सूत्र से 
कमोदि कारकों के अभाव में भी द्वितीयादि सब विभक्तियो के एकवचन का होना 
'अनिवा्यं होगा । फिर द्वित्व बहुत्व अथौ में द्विवह्वोर्दिवचनबहुवचने यह सूत्र 
- सामान्य प्रास पुकवचन को बाध कर द्विवचन बहुवचन कर देगा। असर्वविभक्ति 
शब्द में भी न सर्वो: असर्वाः। असवी विभक्तयो अस्मात्‌ यह विग्रह नहीं करेंगे । 
` बल्कि न सर्वा असवी । असवी विभक्ति्स्मात्‌ यह करेंगे । उस से यदव होगा कि 
जिस तद्धित से सारी सातों विभक्तियां नहीं उत्पन्न होती वद्द असवैविभक्ति नहीं 
माना जायगा बल्कि जिस से सारी अथौत्‌ पूरी (=तीनों वचन) विभक्ति नहीं उत्पन्न 
होती वह असवैविभक्ति माना जायगा तो विना नाना आदि भी असर्वविभक्ति 
हो कर अब्ययसेज्ञक हो जायेंगे । क्योंकि विना चाना में भी सामान्य एकवचन 
ही होता है द्वित्व व बहुत्व की आकाङ्क्षा न होने से सम्पूण विभक्ति की उत्पत्ति 
नहीं होती 1 एकवचन द्विवचन बहुवचन ये तीनों मिळ कर ही पूरी विभक्ति द्वोती दै । 
विना नाना में विभक्ति का केवळ एकवचन हुआ है इस छिये वह असर्वविभक्ति 
समझा जायगा।' . 4 ँ 
ओ। ४१. यदि प्रथमातिक्रमे कारणाभावः इस न्याय को मान कर केवल प्रथमा 
विभक्ति का एकवचन ही. लिङ्गसख्यारहित अव्ययों से माना जाय द्वितीयादि शेष 
लियो क्य जमाना जाय यू तब, तो असदो,, विशक्ति/ सात्‌, (इस विग्रहे 


षड आाह्विकू ३५७ 


एव गते कृत्यपि तुल्यमेतन्‌ मान्तस्य कार्य ग्रहणं न तत्र 
ततः परे चाभिमता न कार्यास्त्रयः कद्थो ग्रहणेन योगाः॥१॥ 
कृत्तद्धितानां ग्रहणं तु कार्य संख्याविशेषं छामिनिश्चिता ये । 

तेषां प्रतिषेधो भवतीति वक्तव्यम्‌। इह मा भूत्‌। एको दौ बहव इति । 
तस्मात्‌ स्वरादिग्रहणं च कार्य, कत्तद्धिताना ग्रहणं च पाठे ॥२॥ 


Mn कद SA = 
असर्वविभक्तिरव्ययम्‌ ऐसा सून्न होने पर इन्मेजन्तः इस इत्‌ प्रत्यय वाले सूत्र 
में भी ऊपर कथित असवैविभक्तित्व तुल्य हे । अथात स्मारं स्मारम्‌, जीवसे यहाँ 
भी औत्सर्गिक एकवचन होने से सारी विभक्ति नहीं उत्पन्न होती इस लिये असवे- 
विभक्ति मान कर अव्ययसंज्ञा हो जायगी । वहाँ मान्त का ग्रहण नहीं करना पडेगा । 
आथौत्‌ कृन्मेजन्तः सूत्र नहीं बनाना होगा । उस इन्मेजन्तः सुन्न से परे क्त्वातोछुन्‌ 
कसुनः यद तीन कृतत्ययों के ग्रहण वाळा सूत्र भी नहीं बनाना होगा । सवत्र सामान्य 
पुकवचन होने से असवैविभक्तित्व मान कर असवेविभक्तिः सूत्र से ही अव्ययसंज्ञा 
सिद्ध हो जायगी । शेष स्वरादिनिपातमव्ययम्‌+ अव्ययीभावरच ये सब योग (सूत्र) 
सी नहीं बनाने होंगे। यह लाघव होगा । किन्तु असर्वविभक्तिरव्ययस्‌ यह सूत्र 
होने पर एकः द्वौ वहवः यहां भी अव्ययसंज्ञा प्रा होगी उस का निषेध करना होगा । 
क्योंकि एक द्वि बहु शब्द प्रतिनियतविभक्ति होने के कारण असवेविभक्ति हैँ । ये 
अपनी २ संख्या विशेष में निश्चित हैं । एक शब्द एकवचन में ही प्रयुक्त होता है। 
दिशब्द हिवचन सें ही जोर बहुशब्द बहुवचन में ही । उन की भव्यय संज्ञा रोकने 
के लिये सूत्र में कृत, एवं तद्धितो का ग्रहण करना होगा । एकः दौ बहवः ये कृत्‌ वा 
दहित नही हैं । इस लिये अन्यय न होंगे । जंव कत और तदितो का ग्रहण किया 
जायगा उच कृत्‌ लद्धिस भिन्न स्वर्‌ आदियों का ग्रहण करना भी . आवश्यक होगा । 
उन की भी अव्ययसंज्ञा इष्ट है । इस लिये जिन कृत एवं तद्धित प्रत्ययों की 
अव्ययसंज्ञा इर है उन का पाठ कर देना दी उचित है । तसिल्‌ आदि से ले कर पाशपू 
से पूर्व तक इत्यादि पूर्वोक्त परिगणित' तद्धितों की ही अव्ययसंज्ञा कद्दनी चाहिये । 
कृत. प्रत्यय तो इन्मेजन्तः, कत्वातोखुन. कसुनः इन सूत्रों में गिना ही दिये हैं। स्वर्‌ 





भी दोष नहीं । उस अवस्था में केबल प्रथमा का ही एकवचन होने से बिना नाना भी 
असर्वविभक्ति बन जाते हैं। किन्तु जब खलेकपोतन्याय से एक साथ सब विभक्तियों 
का एकवचन सामान्य विहित होगा तव बिना नाना के सर्विभक्ति हो जाने से अव्ययसंज्ञा 
नहीं प्राप्त होती उस के लिये असबौ विअक्तियस्मात्‌ यह विग्रह करना आवश्यक हो 
जाता है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३०८४ . व्याकरणसहाआष्य 


पाठेनेयमव्ययसंक्षा क्रियते सेह न प्राप्नोति परमोच्चैः परमनीचे- 
रिति। : 


तदन्तविधिना भविष्यति । 

- इहापि तहिं प्राभोति । अत्युच्चैः । अत्युच्चैसौ । अत्युच्चेसः इति । 
उपसर्जनस्य नेति प्रतिषेधो भविष्यति । 
स तर्हि प्रतिषेधो वक्तव्य; । 


` न वक्तव्य: । सर्वनामसंज्ञायां प्रकृतः प्रतिषेध इहालुवर्तिष्यते । 





आदि शब्द भी गणपाठ में पढे ही हँ । इस प्रकार स्वरादि के गणपाठ में ही उक्त 
कृत्‌ तद्धितों का समावेश हो जाने से यह सूत्र उसी पाठ का प्रपश्चमात्र है । 
गंणपाठ में पठित शब्दों की यह अव्ययसंज्ञा की गई है इस लिये परमोच्च 
परमनीचैः की अव्ययसंज्ञा नहीं प्राप्त दोती । क्योंकि स्व॒रादिगण में उच्चेः नौचेः शब्द 
ही पढे हैं । परभोच्चे: परमनीचेः नही । 
येन विधिस्तदन्तस्य सत्र में पठित प्रयोजनं सवनामाव्ययसंज्ञायाम्‌ इस वचन से 
अव्ययसंज्ञा भें तदन्तविधि हो कर उच्च: नीचैः के समान परमोच्चैः परमनीचेः यहां 
उच्चैः नीचैः शब्दान्त की भी अव्ययसंज्ञा हो जायगी । 
तब तो अत्युच्चैः, अत्युच्चैसौ, अत्युच्चैसः यहां भी अव्ययसंज्ञा होनी चाहिये । 
ये भी उच्चैः शब्दान्त हैं । 
संज्ञोपसर्जनप्रतिषेथः इस वचन से उपसजन में सर्वनामसंज्ञा के निषेध के 
समान अव्यंयसेज्ञा का भी निषेध हो जायगा । उच्चैः अतिक्रान्तः अत्युच्चैः । उच्चैः 
' अतिक्रान्तौ अत्युच्चैसौ । उच्चैः अतिकान्ताः अत्युच्चैसः । यहां प्रादिसमास में 
अतिक्रान्त अर्भे प्रधान होने से उच्चैः शब्द का अर्थ उपसजन है, गौण है। प..मोच्चैः 
भं.तो कर्मधारय समास होने से. उच्चः शब्द का अर्थ ही प्रधान है। वहां उच्चैः 
उपसजन नहीं हैं । 
संज्ञोपसजनप्रतिषेधः यह वचन यहां अच्ययसंज्ञा में भी कहना होगा । 
उस वचन के यहां कहने की आवश्यकता नहीं । सर्वनामसंज्ञा में वह कहा 
गया है वही यहां अव्ययसंज्ञा मे भी अनुवृत्त हो जायगा । 


१. उच्चैः शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान होता हुआ भी समास में अधिकरण. 
शाक्तिमप्रधान वन जायगा । इस लिये उच्चेः अतिक्रान्तः इस विग्रह में उच्चैः को 
द्वितीयान्त मान कर प्रादिसमास हो जाता है । जैसे दोषामन्यम्‌ अह: । यहां दोषा 


. बन जाता है । दोषाभूतमहः। यहां वही जाता है |, 
> ya Vrat Shastri Collection, New Del igitized by eGangotri 






षष्ठ आह्विक ३५९ 


स चै तत्र प्रत्याख्यायते । 

यथा स तत्र प्रत्याख्यायते तथेहापि शक्यः प्रत्याख्यातुम्‌ । 

कर्थं च स तत्र प्रत्याख्यायते । 

महतीये संज्ञा क्रियते इति। इहापि च महती संज्ञा क्रियते । संज्ञा 
च नाम यतो न लघीयः। कुत एतत्‌। लघ्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌। तत्र 
महत्याः संज्ञायाः करणे एतत्‌ प्रयोजनम्‌ । अन्वर्था संज्ञा यथा विज्ञायेत । 
न व्येतीत्यव्ययमिति । क पुनर्न व्येति। स्त्रीपुंनपुंसकानि सत्त्वगुणा 
एकत्वद्वित्वबहुत्वानि च । एतानर्थान्‌ के चिद्‌ चियन्ति के चिन्न वियन्ति। 
ये न वियन्ति तद्व्ययम्‌। 








उस चचन का तो चहां खण्डन कर दिया गया हे ॥ 


जिस हेतु खे उस का वहाँ खण्डन किया गया है. उसी हेतु से यहां भी 
खण्डन हो सकता है। 


वहाँ किस हेतु से उस का खण्डन किया गया है ? 


सबैनाम यह महती संज्ञा मान. कर । यहां भी अव्यय यह बहुत अक्षरों 
वाली सहती संज्ञा की गई है। और संज्ञा छोटी से छोटी होनी चाहिये। क्योंकि 
छाघव के लिये संशा की जाती है। वहां बडी संज्ञा करने का यह प्रयोजन है कि 
अव्यय यह अल्वर्थसज्ञा मानी जाय। अ्थानुकूळ, अथोन्वित संज्ञा अन्वधे संज्ञा 
कहाती हे । च व्येति इति अव्ययम्‌ । जो कशी विकार को प्राप्त नहीं होता । जो 
चिकत नही होता वह अव्यय हे । कहां विकृत नहीं होता ? स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग 
नपुंसकलिङ्ग और एकयचन द्विवचन बहुवचन ये लिङ्ग वचन द्रब्य के गुण हैं। 
उन में जो विकृत नही होता । व्यय को प्राप्त नहीं होता बह अब्यय है। द्रब्य के 
इन लिह़वचनरूप गुणों से कुछ शब्द विकृत हो जाते हैं कुछ नहीं । जो नहीं विकृत 
होते वे अब्यय हें । जो तीनों लिङ्गों, तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में एक सा 


रहता है, कही विकार को प्राप्त नहीं होता वह अब्यय संज्ञक कहाता है।' 


१. अव्ययीभाव समास में नपुंसकलिङ्ग का योग होने पर भी वचन साम्ये से 
उस की अव्ययसंज्ञा हो जायगी । च वा आदि अद्रव्यवाची अव्ययो में तो लिङ्गवचन 
का योग संभव ही नहीं । स्वर्‌ आदि द्रव्यवाचियो में भी शब्द शक्ति स्वभाव से लिक्लादि 
का योग नहीं होगा जैसे युष्मद्‌ अस्मदू तथा घट्सञ्ञक पञ्चन्‌ आदि शब्द स्वभाव से ही 
अलिङ्ग हे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








३६० व्याकरणमद्याभाव्य 


सरशं त्रिषु लिङ्गेषु सवांसु च विभक्तियु । 
वचनेषु च सवेषु यज्ञ व्येति तद्व्ययस्‌ ॥१॥ 


कृन्मेजन्तः ॥१॥१॥३९॥ 


कथमिदं विज्ञायते--छृद्‌॒ यो मान्त इति। आहोस्वित्‌ कदल्तं 
यन्मान्तमिति। कि चातः। यदि विज्ञायते द्‌ यो मान्त इति। कारयांचकार 
हार्‍यांचकार इत्यत्र न प्राप्तोति। अथ विज्ञायते-कद्न्तं यन्मान्तमिति 
प्रतामौ प्रतामः अत्रापि प्राप्नोति । 


यथेच्छसि तथास्तु । अस्तु तावत्‌ कदू यो मान्त इति । 
कथं कारयांचकार हारयांचकार इति। 








क्या सकारान्त जो कृत्‌ प्रत्यय उस की अब्यय संज्ञा मानते हैं या मकारान्त 
जो कृत्मत्ययान्त शब्द उस की अव्ययसंज्ञा मानते हैं। इस से क्या ? यदि मकारान्त 
जो कृत्‌ प्रत्यय उस की अव्ययसंज्ञा मानते हैं तो कारयांचकार, दारयांचकार । 
(कृ हृ णिच आम्‌ लिट्‌ ) मै कारयाम्‌, हारयामू की अव्ययसंज्ञा नहीं प्राप्त द्दोती । 
यहां णिजन्त कु हृ थातुओं से लिटू परे रहते कासप्रत्ययादाम० से आम्‌ विकरण हुआ . 
है | कृ ह को अचो व्णिति से वृद्धि और अयामन्ताल्वाय्ये० से णि को अयादेश हो 
कर आमः से लिट्‌ का लुक होता है तो कारयाम्‌, हारयाम्‌ बन जाता है। इस में 
हिट प्रत्यय कृत्सज्ञक है वद मकारान्त नहीं है। आम विकरण मकारान्त है पर वह 
कृत्सक्षक नहीं । इत्‌ प्रत्यय के मकारान्त न होने से कारयाम्‌ हार्‍यामू (कृदन्त 
प्रातिपदिकों) की अच्ययसंज्ञा न होगी. तो उस से उत्पन्न सुप्‌ का अव्ययादाप्छपः से 
ळक न हो सकेगा । और यदि मकारान्त कृदन्त शब्द की अव्ययसंज्ञा मानते हैं तो 
प्रतामौ, प्रतामः में प्रताम्‌ शब्द की भी अव्ययसंज्ञा प्रास होती है । प्र पूर्वक तस्‌ 
धातु से क्रिप्‌ प्रत्यय होकर अनुनासिकस्य क्विझलोः क्ङिति से. उपधादी और 
क्विप्‌ का सवोपहारी लोप होता है । छप्त हुए क्रिप्‌ को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर प्रताम्‌ शब्द दन्त बन जाता है । मकारान्त दै ही । मकारान्त कृदन्त होने 
से अव्ययसंज्ञा हो जायगी तो उस से परे सुप्‌ का लुक्‌ प्राप्त होता है । 

जैसी इच्छा हो वैसा मान लीजिये। मकारान्त जो कृत्‌ प्रत्यय उस की 
अच्ययसंज्ञा मान लीजिये । > 

कारयांचकार, हारयांचकार कैसे बनेंगे ! यहां कारयाम्‌ हारयाम्‌ की अब्यय- 
संज्ञा कैसे सिद्ध होगी ? क 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षष्ठ भादिक ३६१ 


कि पुनरचाव्ययसञ्चया प्रार्थ्यते ? 

अव्ययादिति लुग्‌ यथा स्यादिति । 

मा भूदेवम्‌ । आम इत्येवं भविष्यति । 

न सिध्यति । लिग्रहणं तत्राजुवरतते । 

लिञ्रहणं तत्र निवर्तिष्यते । 

यदि निवर्तते प्रत्ययमात्रस्य जुक्‌ पराप्नोति । 

इष्यते च प्रत्ययमात्रस्य । आतच्चेष्यते । एवं ह्याइ-कञ्चाजप्रयुज्यते 


यहां अव्ययसंज्ञा से आप क्या चाहते हैं ? 
अव्ययादापूसुपः से सुपू का लुक्‌ हो जाने यही चाहते हैं । 
अव्ययादाप्सुपः से सुप्‌ का लक्‌ मत हो, आमः से हो जायगा । 


आमः से सुप्‌ का लुक्‌ नहीं हो सकता। वहां मन्त्रे घसहरणश° से लि की 
आनुतृत्ति की है । इस लिये वह लिट्‌ का झुकू करेगा, सुप्‌ का नहीं । 

आमः सूत्र में लि की अनुवृत्ति नहीं करेंगे । 

यदि लि की भनुवृत्ति नहीं करते हैं तो आम्‌ से परे प्रत्ययमान्न का लुक्‌ 
प्राप्त होगा । र 

प्रत्यधमात्र का छुकू ही इष्ट है । इस कारण से और भी प्रत्ययसान्न का 
दे कि. कृष्यामुप्रयुज्यते लिटि यह सूत्र आमन्त से परे छिद्‌ परक कु भू, 


आऊुप्रयोग विधान करता है । वह प्रत्ययमात्र का झुकू मानने पर दी ठीक 
सकता हे । आम्‌ ले परे व्यवहित की निव्रत्ति के लिये हदी उस सूत्र का आरम्भ 
है। आमः ले यदि केवल लि का ही रुकू हो और किसी प्रत्यय का लुकू न हो तो आस्‌. 
से परे सुप्‌ का व्यवधान होने के कारण कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि से छिट्परक छ भू 
अस्‌ का अघुप्रयोग न हो सकेगा । इस लिये कारयाम्‌ हारयाम्‌ इस आमन्त छद्न्त 
शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो कर उत्पन्न सुप्‌ का छुक भी आमः से ही हो जायगा। 
यद्यपि कारयां चकार में सु का लोप तो हत्क्याव्भ्यो दीर्घातू० सूत्र भी कर सकता 
है पर बह केवल सु का ही लोप करेगा। कारयां चक्रतुः, कारयां चकुः यहां द्विवचन 
बहुचचनों में कारयाम्‌ से उत्पन्न औ जस्‌ का कोप नहीं कर सकता। कारयाम्‌, हास्याम्‌ 
इन कृदन्त प्रातिपदिकों का अर्थ संख्या कारकादि विषयक आकाङ्क्षा के ददोने से 
अपरिपूण है और अनुप्रयुज्यमान क झू अस्‌ के साथ ही पूर्ण परिसमाप्त होता दै 
इस लिये केवळ कारयाम्‌ हारयाम्‌ के अपूर्णार्थक दोने से उन के आगे :( अब्यय से 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


न्ध 
~ द्य 


३ 


छ ८21 
a A ci 
की «४ 


5 2 
| 
01) 
2 
“४ 





३६२ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


लिटीति । यदि च प्रत्ययमात्रस्य छुग्‌ भवति तत एतदुपपत्नं भवति । 
अथवा पुनरस्तु छदन्तं यन्मान्तमिति । 
कथं प्रतामौ प्रतामः इति । 
आचारयप्रवृत्तिक्षीपयति न प्रत्ययळक्षणेनाव्ययसंज्ञा अवतीति । 
यद्यं प्रशान्‌ शाब्दं स्वरादिषु पठति । 


कुन्मेजन्तञ्चानिकाराकारम्रकृतिः । 


छन्मेजन्तरचानिकारोकारप्रकतिरिति वक्तव्यम्‌। इह मा भूत्‌। 
आधये, आधेः | चिकीर्षोः इति । 


आने वाळा) स्वार्थिक अकच या तरप्‌ ( समाप्तार्थं का ही प्रकर्षादि से. योग होने 


के कारण) आदि प्र्॑यय भी न होंगे। यदि हो भी जावे तो भी उन सब का आमः 
से छक कर दिया जायगा। इस तरह आमन्त की अव्ययसंज्ञा न होने में भी कोई 
दोष नहीं । 

अब मकारान्त कृदन्त शब्द की अव्ययसंज्ञा भी सान लीजिये । 

मकारान्त कृदन्त की अव्ययसंज्ञा मानने पर प्रतामौ, प्रतामः कैसे सिद्ध होंगे । 

आचाय का व्यवहार इस बात का ज्ञापक दै कि प्रत्ययलक्षण से अव्ययसंज्ञा 


“नहीं होती । यदद जो स्वरादिगण में प्रशान्‌ शब्द पढ़ा है उस से यह बात मालम 


होती दै । अन्यथा प्रशान्‌, इस क्िबन्त शब्द के प्रत्ययळक्षण से मकारान्त कृदन्त 
होने से इन्मेजन्तः सूत्र से ही अव्ययसंज्ञा सिद्ध थी । अव्ययसंज्ञा के लिये उसे 
स्वरादिगण में पढ़ना व्यर्थे है। प्रशान्‌ में प्रपूवक दास्‌ घातु से क्विप परे रहते 
अनुनासिकस्य किझलोः० से उपघादीध, किप्‌ का सवीपहारी झोप और मो नो धातो 
से म्‌ को नत्व होता दै | अव्ययसंज्ञा के प्रति नत्व के असिद्ध होने से प्रशान्‌ शब्द . 


अकारान्त ही दीखगा तो अव्ययसंज्ञा निर्बाध प्राप्त दै । 


१. प्र पूर्वक शान्‌ तेजने धातु का तों प्रशान्‌ यह रूप नहीं हे.। क्योंकि उस 
का किबन्त में प्रयोग नहीं _दीखता। प्रशान्‌ शब्द के स्वरादिगण में पाठरूप ज्ञापक से 
उस के तुल्यजातीय आमन्त धातु की ही अव्ययसंज्ञा की निश्नत्ति होगी तो कारयांचकार 
में कारयाम्‌ फे आमन्त धातु न होने से अव्ययसंज्ञा की व्यावृत्ति न होगी । लावयतीति 
छः । पावयतीति पौः । यहां णिजन्त रू पू धातुओं से क्विप्‌ परे रहते णि का लोप 
होता हे। भचो न्णिति से वृद्धि और क्विप्‌ का सर्वापहारी लोप हो कर लौः पौः बनते 


4 न्त कनत होने २ व्ययसज्ञा. आस 
रॅ आ 0. Prof. Satya Vrat Shastri Ls edby St ज्ञ 





९ 


षष्ठ आहिळ ३६३ 
अनन्यप्रकृतिरिति वा | 


अथवा अनन्यप्रक्तिः कृद्व्ययसंज्ञो भवतीति वक्तत्यम्‌। 
कि पुनरत्र ज्यायः ? 


अनन्यप्रकृतिरिति वचनमेव ज्यायः। इदमपि सिद्धं भवति। 
कुस्भकारेभ्यो नगरकारेभ्य इति । 
तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ ? 





इकार उकार की प्रकृति वाला जो एच है उससे भिन्न पजन्त कृत्प्रत्यय की 
अच्ययसंज्ञा कहनी चाहिये । जिससे आधये, आधेः, चिकीषों: यहां ए ओ इस एच्‌ 
की अव्ययसंज्ञा न हो। आङ्पूर्वक था घातु से उपसर्ग घोः किः से कि प्रत्यय 
दो कर आधि शब्द बनता है । कि प्रत्यय छृत्सज्ञक हे । के ङस्‌ परे रद्दते घेर्डिति 
से गुण हो कर वह एजन्त कृत्‌ हो जाता है। इसी प्रकार सन्नन्त चिकीर्ष धातु 
से सनाझंसभिक्ष उ: से उ प्रत्यय हो कर चिकीर्पु बनता हे । उ प्रत्यय कृत्संश्क 
हे । ङसि ङस्‌ परे रहते घेर्डिति से गुण हो कर वह एजन्त छत्‌ हो जाता है । 
इन एजन्तों की प्रकृति इकार उकार है । अव्ययसंज्ञा का निषेध हो जाने से उन से 
परे विद्यमान सुप्‌ का अव्ययादाप्सुपः से लुक्‌ नहीं होगा । 


अथवा अनन्यग्रकृति पुजन्त कृत्मत्यय की अव्ययसंज्ञा कहनी चाहिये । जिस 
एच्‌ की प्रकृति कोई न हो। स्वयं एच ही प्रकृति हो वद अनन्यप्रकृति एच्‌ है। 
आधये, चिकीषों: में पुच की प्रकृति अन्य है इस लिये इस एच्‌ की अब्ययसंज्ञा 
नहीं होगी । 

/अनिकारोकारप्रकतिः और अनन्यप्रकृतिः इन दोनों में कौन सा वचन कहना 

अधिक अच्छा है । ॥ 

` अनन्यप्रकृतिः यह वचन कहना ही अधिक अच्छा है। उससे कुम्भकारेभ्यः 
नगरकारेभ्यः यहां भी अव्ययसंज्ञा का निषेध सिद्ध दो जायगा। कुम्भकार में 
कर्मण्यण्‌ से हुआ अण्‌ प्रत्यय कुत्सं्ञक दै । बहुवचने शल्येत. से पृत्व हो कर वह ' 
एजन्त कृत्‌ बन जाता है । उसकी प्रकृति भण्‌ का अकार है । इकार उकार नही है” 
अनन्यप्रकृतिः कहने से यहां भी अव्ययसंज्ञा नहीं होगी । 


तो फिर अनन्यप्रकृतिः यद् वचन कह देना चाहिये । 


॥ होती है वह भी प्रशान्‌ के ज्ञापकद्वारा भत्ययलक्षण से अव्ययसंज्ञा का निषेध ज्ञापित होने 


से नहीं होगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








३९४ व्याळरणसद्दाभाण्य 


न वा 'संनिपातळक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्ये'ति। न चा 
चक्तव्यम्‌। कि कारणम्‌। खंनिपातळक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्ये- 
त्येषा परिभाषा कतैव्या । 

कः पुनर विशेषः | एषा वा परिभाषा क्रियेत । अनन्यप्रझतिरिति 
वोच्येत । 

अवइ्यमेषा परिभाषा कर्तव्या । वहुन्येतस्याः परिभाषायाः प्रयो- 
जनानि । 





अनन्यप्रक्कतिः इस वचन के कहने की आवश्यकता नहीं । संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य यद परिभाषा यना देनी चाहिये । उससे यहां दोष न होगा । 
संनिपात परिभाषा का अर्थ है--दो के संनिपात संर्लेष एवे सम्बन्ध से जो कार्य 
होता दै वह उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वाले विधि का निमित्त नहीं 
होता । संनिपातः संरलेषः लक्षणं निमित्तं यस्य विधेः स संनिपातलक्षणो विधिः। तं 
विइन्ति इति तद्विघातः। आधये, चिकीर्षोः में जिस ङित्‌ विभक्ति को निमित्त 
सान कर घेडिति से इ उ (कृत्मत्यय) को ए, ओ गुण हुए हैं वे एजन्त हो कर 
जव्ययसंञ्चा द्वारा उस कित्‌ विभक्ति के छुकू का निमित्त नहीं बन सकते! 
छक होने पर दोनों का सम्बन्ध नष्ट दोतादै। इस लिये अव्ययादाप्सुपः खे 
सुप्‌ का लुक नहीं दोगा । कुम्भकारेभ्यः नगरकारेभ्यः में भी जिस भ्यस्‌ को निमित्त 
मान कर बहुवचने झत्येत्‌ से अकार को एकार हुआ दै वह पुजन्त हो कर 
भ्यस्‌ का लुक नहीं होने दे सकता इस लिये भ्यस्‌ का लुक नहीं होगा।' 

, इस. में क्या विशेष दै कि यदद परिभाषा बनाई जाय या अनन्यप्रकृति 
यह वचन ही कह दिया जाय ? 

यह परिभाषा. द्वी वनानी चाहिये । इस परिभाषा के बहुत अधिक 
` प्रयोजन हैं । १ 

१. यद्यपि आधये, आधिः, चिकीर्षोः, कुम्भकारेभ्यः यहां लाक्षणिक एजन्त 
है। प्रतिपदोक्त नहीं है। इस लिये छक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से भी अव्ययसंज्ञा 
का समाधान हो सकता है तो भौ संनिपात परिभाषा के .बहुत से. प्रयोजन बताने के 
लिये यहां संनिपात परिभाषा से समाधान किया है । लक्षाणप्रतिपदोक्त परिभाषा 
का आश्रयण नहीं किया । इसी प्रकार इन्भेजन्तः में अन्तग्रहण+ औपदेशिक एजन्त 
की प्रतिपत्ति के लिये है यह वृत्तिकारी का समाधान भी यहां भाष्यकार ने आहत नहीं 


किया भ्या दद १८८0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





षष्ठ भाहिक ; ३६५ 


कानि पुनस्तानि ? 
प्रयोजनं हृस्वत्वं तुगृविधेग्रीमणिकुलम्‌ । | 9वपे विकत न, 


म पई लगिनपप्डै हेड! 
आमणिकुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ इत्यत्र हस्वत्वे छते हृस्वस्य पिति 
कृति तुगिति तुक्‌ प्राप्नोति | संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति 


' न दोषो भवति। 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । बहिरङ्गं हृस्वत्वम्‌। अन्तरङ्गस्तुक्‌ । असिद्धं 
बहिरङ्गमन्तरङ्ग । पे 





इस परिभाषा के कोन २ से प्रयोजन हैं ? 


आसणिकुलम्‌ में ग्रामणी को हस्व हो जाने पर तुक्‌ न होना प्रयोजन दै । 
ग्रामं नयतीति ग्रामणीः । सेनां नयतीति सेनानीः। तस्य कुलं ग्रामणिकुलम्‌ । सेनानिकुलम्‌। 


- यहां षष्ठीसमास में इको हस्वोऽङ्यो गालवस्य से ग्रामणी सेनानी को इस्व होने पर 


हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ से तुक्‌ प्राप्त होता है । क्योंकि आमणी सेनानी में क्विप्‌ प्रत्यय 
हुआ है जो पित्‌ कृत्‌ है । संनिपात परिभाषा से तुक न द्दोगा। जिस उत्तरपद कुछ | 
शब्द के परे होने पर पूर्वपद्‌ आमणी सेनानी को इको हस्वो० से हस्व हुआ है वह हस्व, | 
तुरू द्वारा उन दोनों पूवेपद और उत्तरपदों के संनिपात=आनन्तर्यं सम्बन्ध को नष्ट | 
नहीं कर सकता । तुळू हो जाने पर दोनों का आनन्तर्य नहीं रहता इस लिये तुकू | 
नहीं होगा ।* 

यह कोई प्रयोजन नहीँ । रामणिकुरम्‌ में इको हस्वो से होने वाला हस्व 
आसणी और कुल इन दो पदों का आश्रयण करने से बहिरङ्ग है । तुकू केवल ग्रामणी 
इस एक पद्‌ के आश्रित होने से अन्तरङ्ग है । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा 





से तुकू करने भें हस्व असिद्ध रहेगा तो दृस्व न दीखने से तुक्‌ न द्दोगा।` 


शब्द को तुक्‌ नहीं करता. ऐसा मानते हैं. तब तो यह प्रयोजन नहीं रहता । क्योकि तब 
यामणि के हस्व इकारमात्र को तुक्‌ होने पर भी हस्वान्त सारे ग्रामणि इस पूर्वपद को ठुकू 


१. यदि हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ यह सूत्र केवल हस्व को तुक्‌ करता है, हस्वान्त. 
न होने से दोनों का आनन्तर्य बना रहेगा । | 
| 


२, यदि यहां ग्रामणि कुलम्‌ में असमास मानकर हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य | | 
से हस्व करें तो वह भी कुलम्‌ इस नपुंसक अर्थ का आश्रयण करने से बहिरङ्ग हे । ठुक्‌ 
तो केवळ हस्ववर्णमात्र का आश्रयण करने से अन्तरङ्ग है । संनिपात परिभाषा मानने पर | 
बल्कि दोष है । उस से तो प्रामणिच्छत्रम्‌ मै भी तुक्‌ नहीं प्राप्त होगा । लुक्‌ होने पर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 





३६६ ध्यक्तरणमहाकाष्य 


न लोपो बृत्रहंभिः । 
बृत्रह्िर्भृणहभिरित्यत्र नलोपे छते हृस्वस्य पिति कति तुनिति 
तुक्‌ प्राभोति । संनिपातलक्षणो विधिरतिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो 
भवति । 
प॒तदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । असिद्धो नछोपः। तस्यासिद्धत्वान्न 
भविष्यति। 


उदुपधत्वर्माकित््वस्य निकुचिते । 


उढुपधत्वमकित््वस्यानिमित्तम्‌। क्व । निकुचित । निङुचितमित्यत्र 
नलोपे कृते ‘उदुपधाद्‌ भावादिकमणोरन्यतरस्यामि'त्यकिस्वं प्राप्नोति । 








बृत्रहमिः, झूणहभिः में नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नझोप हो जाने पर तुक्‌ 
न होना प्रयोजन हे । पृत्रै हतवान्‌ इति वृत्रहा । तेः बत्रिः । यहां विवप्‌ 
प्रत्ययान्त वृत्रहन्‌ शब्द मै पित्‌ कृत्‌ है । भिस्‌ परे रहते नछोप होने पर हस्वस्य पिति० 
से तुक प्राप्त होता है । संनिपात परिभाषा से नहीं होता । यहां भिस्‌ और 
बृत्रहन्‌ के आनन्त्यं को मान कर पदसंज्ञा द्वारा जो नकार का लोप हुआ है 
वह इन के आनन्तये के नाश का कारण नहीं बन सकता । तुकू होने पर आनन्त्य 


नष्ट होता दै इस लिये तुक नहीं होगा । 


यह कोई प्रयोजन नहीं । नलोपः सपस्वरसंज्ञा तु स्वरसंज्ञा तुगविधिपु कृति. स तुळ 
करने में नलोप असिद्ध है । उसके असिड होने से हस्व न दीखेगा तो तुळ, 
«नहीं होगा । य्य 
निकुचित (निकुन्च-क्त) मै कुन्च धातु के नलोप हो कर उदुपध होने पर 
उदुपघादभावादि० से किरवन्धिध का न दोना प्रयोजन हे । नि पूर्वक कुञ्च धातु 
सै क्त प्रत्यय परे रहते अनिदितां हल उपधायाः० से नलोप होता दै। नळोप होने 
पर कुच्‌ में स्व उकार उपधा में ददो जाता है । उदुपध हो जाने से उदुपधादूभावादि० 
से पक्ष में कित्व का निषेध दो कर रूघूपधगुण प्राप्त होता है। संनिपात परिभाषा' 
से नहीं होता । यहाँ क्त प्रत्यय के कित्व को निमित्त मान कर ऊुब्च धातु का 


दोनों पदों का.आनन्तर्य सम्बन्ध नष्ट होता हे । असिद्ध परिभाषा तो आमणिच्च्त्रम्‌ में 
प्राप्त ही नहीं होती । वहां छे च से होते वाळा तुक्‌ भी हस्व की तरह दो पदों का 
` आश्रयण करने से बहिरङ्ग हे । दोनों के बहिरङ्ग होने से परिभाषा की प्रदृत्ति नहीं होगी । 
परिभाषा की प्रवृत्ति न होने स तुक हो जायगा । : 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


| 
j 
| 
|| 
| 





षष्ठ आह्निक ३६७ 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति। 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । अस्त्वत्राकित्त्वम्‌ । 'न धातुलोप 
आर्घचातुके' इति प्रतिषेधो भविष्यति । 
'नाभावो यानि दीधत्वस्यामुना । 


नाभावो यजि दी्धत्वस्यानिमित्तम्‌। क्व । अझुना । नाभावे कृते 
अतो दीर्घो यञि खुपि चे'ति दीर्घत्वं प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ -*न सु टादेशे? इति। 


नलोप हुआ है । वह नलोप धातु के उदुपघ हो जाने से उदुपधादू० से क्त प्रत्यय 


के किस्वाभाव का निमित्त नहीं हो सकता। कित्त्व का निषेध न होने से गुण 
न होगा। 

` यह भी कोई प्रयोजन नहीं । यहां उदुपधादूभावादि० सूत्र से कित्त्व का निषेध 
हो जावे। तो भी नधातुलोप आर्धधातुके सूत्र से गुण का निषेध हो जायगा । 


अमुना ( अदस्‌-टा ) में टा को ना आदेश होने पर मुभाव के असिड द्वोने से 
आदुन्त अद शब्द मान कर यजादि सुपू सै. प्राप्त सुपि च से दीर्घ न होना 
प्रयोजन है । अदल शब्द से टा परे रहते त्यदाद्यत्व पररूप हो कर अदसोऽसे- 
दांदु दो मः से सुरव होता है। असु की घि संज्ञा हो कर आगो नास्त्रियाम्‌ से रा 
को ना आदेश हो जाता है। नाके परे रहते सुत्व को पूर्वत्रासिद्धम्‌ से असिद्ध 
सान कर सुपि च से दीघ प्राप्त होता है । दीर्ध होने पर अमूना (या अमाना अदाना) 
ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होता है । संनिपात परिभाषा से नहीं दोता। ज़िस उ के 
कारण चि संशा हो कर ना हुआ दै वह ना आदेश सुपि च से प्राप्त दीध द्वारा 
उ के स्वरूप के विघात का कारण नहीं बन सकता । इस लिये दीघे नहीं होगा । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । आरो नसुने सूत्र पर नमु दादेशे यह 


वार्तिक कहेंगे । उसमें टायाः आदेशः टादेशः। और टायाम्‌ आदेशः टादेशः । | 


यद्द दोनों प्रकार का समास माना गया है । उस से रा को ना रूप आदेश करने के 
लिये और टा के परे रहते पूर्व को कोई दीर्घ सादि आदेश करने के लिये झुभाव 
असिद्ध नहीं होगा । टा को ना हो कर उस के परे रते झुपि च से प्रास दीघ आदेश 


करने के लिये सुभाव असिद्ध नहीं होगा तो असु के अदन्त न दीख़ने से सुपि च . 
से दीर्ध न होगा । टा को नादेश करने के लिये भी सुभाव असिद्ध न होगा तो झुत्व . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३६८ व्याकरणमद्दाभाष्य 


आत्वं कित्त्वस्योपादास्त । 


आत्वं कित्त्वस्यानिमित्त स्यात्‌ । क। उपादास्तास्य स्वरः शिक्षक- 
स्येति। आत्वे रुते 'स्थाष्वोरिच्चेःतीस्वं प्राप्रोति । संनिपातलक्षणो विधि- 
रनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 

एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌। उक्तमेतत्‌ दीङः प्रतिषेधः स्थाच्वो रित्ये” 
इति। 


A 


तिसृचतसृत्वं डीबू विधे; । 


तिसचतसत्वे डीब्‌ विधेरनिमित्तम्‌। क । तिस्जस्तिष्ठन्ति। चत- - 
स्रस्तिष्ठन्तीति। तिस चतसभावे इते ऋन्नेभ्यो ङीप्‌? इति ङीप्‌ प्राप्तोति। 


के सिद्ध होने से घिसंज्ञा हो कर ना आदेश हो जायगा ।' 

उपादास्त (उप दीङ्‌ सिच लइ त) में दीङ्‌ धातु को मीनातिमिनोति० से 
आच करने पर घुसंज्ञा द्वारा स्थाध्वोरिच्च से प्राप्त कित्त्व का न होना भी प्रयोजन है । 
डप पूर्वक दीङ्‌ से कुङ्‌ रकार में सिच परे रहते एज्‌ विषय मै मीनातिमिनोति० से 
आच होता दै । आच हो कर दारूप होने से घुसंज्ञा द्वारा स्थाध्वोरिच्च से सिच को 
कित्त्व सहित इन्व प्रास होता दै। संनिपातपरिभाषा से नहीं होता । जिस सिच के 
अकित्व को निमित्त मान कर एज विषय में दीङ्‌ को आच हुआ दै, वद आच 
घुसंज्ञा द्वारा स्थाप्वोरिच्च से सिच के अकिच को नष्ट. नहीं कर सकता । अर्थात्‌ सिच 
को कित्‌ नहीं होने देगा । जिस से संनियोग-विहित इत्त्व भी नहीं होगा । 

यह भी कोई प्रयोजन नहीं। दाधा घ्वदापू० सूत्र पर दीङः प्रतिषेधः 
स्थाघ्वोरित्त्वे यह वार्तिक कह चुके हें । उस से दीङ्‌ की घुसंशा न होने से स्थाध्वोरिच्च 
से सिच को कित्त्व नहीं होगा । 

तिस्रः चतल्नः (न्रि-चतुर-जस्‌) में त्रि चतुर्‌ शब्दों को तिर चतस आदेश करने 
पर ऋन्नेभ्यो डीप्‌ से प्रात ङीपू न होना भी प्रयोजन है । त्रि चतुर्‌ शब्दों को स्त्रीलिङ्ग 
में जस्‌ परे रहते त्रिचतुरोः स्त्रियां" से तिस चतस आदेश होते हैं । तिस्र चतस 


१. नसुने सूत्र से केवल ना भाव करसे के लिये ही सुभाव की असिद्धता का 
निषेध हो सकता था । ना भाव करने पर मुभाव की असिद्धता का निषेध नहीं हो सकता 
था इस लिये न मु टादेशे यह सूत्रभद वार्तिककार को करना पड़ा। यह बात दूसरी है 
कि भाष्यकार न न सु ने सूत्र के भाष्य में वृद्कुमारीवरन्याय का उदाहरण दे कर न झु ने 
के ने शब्द से ही उक्त दोनों अर्थ निकाल लिये हैं और न झु रादेशे इस सूत्रभद की 
आवश्यकता नहीं समझी ॥ 


1101. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri " 





ष्ठ आाडिक वेष 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रवृत्तिज्षापयति न तिसचतस- 
आवे कृते डीपू भवतीति । यद्यं “न तिखचतसः इति नामि दीर्घत्वस्य 
प्रतिषे शास्ति । 
इमानि तर्हि प्रयोजनानि। रातानि सहस्राणि । नुमि इते ष्णान्ता 
~~ e ~ CRs ५० ३० निमित्ते ७. ~ 
षडिति षट्खंज्ञा प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिर तद्विघातस्येति 





के ऋकारान्त होने से ऋन्‍नेभ्यो डीप्‌ से छीप्‌ प्राप्त हुआ। वह संःनपातपरि- 
भाषा से नहीं होता । जिस जस्‌ विभक्ति को निमित्त मान कर तिल चतस हुए हैं 
चे ऋकारान्त हो कर क्रन्नेभ्यो० से प्राप्त डीप्‌ द्वारा अपने और उस जस्‌ के सम्बन्ध 
को नष्ट नहीं कर सकते । इस लिये डीप नहीं होगा । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं ।.न तिस चतस्‌० सूत्र से तिस चतस को नाम्‌ 
परे रहते जो दीर्घं का निषेध किया है वदद आचाय का व्यवद्दार इस बात का ज्ञापक 
है कि तिस्र चतस करने पर ङीप्‌ नदी होता । ङीपू होने पर उस का व्यवधान हो 
जाने से नामू परे नहीं रहेगा तो दीधे प्राप ही नदी । फिर उस का निषेध करना 
ज्यभ दै ।' ; 

अच्छा दो संनिरात परिभाषा के ये निम्न प्रयोजन दें । शतानि । सहख्ाणि । 
(शत सदख-जस्‌ शस्‌) यहां शत सदख शब्दों से जस्‌ ` शस्‌ परे रदते जस शस्‌ को 
शि, शि की सर्वनामस्थान संज्ञा और नपुंसकस्य झलचः से चुस होता दै। जुम्‌ 


~ 


करने पर शतन्‌ सहस के नान्त हो जाने से ष्गान्ता षटू से पटू संज्ञा ग्राप्त होती 


१. यदि कहो कि ग्रियास्तित्नः येषां ते प्रिया प्रियतिल्लः । तेषां प्रियतिसुणां ्राह्मणा- 
नाम्‌ यहां म्रियतिस्ट समास के अवयव तिस्‌ शब्द में अङ्ग के स्त्रीत्ववाचक़् न होने से 
ऋन्नेस्यो० से ढीप प्राप्त दी नहीं तो नामू परे मिल जायगा । बहा तिस चतस को दीघे 
प्राप्त होता है उसे रोकने के लिये न तिस चतर यह सूत्र रह सकता है तो यह टीक नहीं। 
ऋन्नेभ्यो० इस डीप्‌ विधान करने वाले सूत्र में अङ्ग का अधिकार नहीं है। इस लिये 
भ्रियतिस इस अङ्ग के स्त्रीत्ववाचक न होने पर भी उस के अवयव तिस के स्न्रीत्ववाचक 
होने से डीप प्राप्त है। डीपू होने पर उस का व्यवधान हो जाने से नाम्‌ परे न 

` तो दीध अप्राप्त है। उस के लिये न तिस चतस यह निपेध व्यर्थ हो कर जापक ही है । 
इस ज्ञापक से ही डीपू का निषेध सिद्ध हो जाने पर तिस चतस शब्दों का स्वश्लादिगण 
में पाठ करने की आवश्यकता भी नहीं रहती । जिस के लिये न षदस्वलादिम्यः इस सूत्र _ 
से डीपू का निषेध किया जाय । 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








३७० ब्याकरणमहाआज्य 


न दोषो भवति । 
शकरौ पद्धती । अच्वे छते अत इति डाप्‌ प्राप्रोति | संनिषासलक्षणो 
विधिरनिमित्त तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 


. इथेष उवोष। गुणे इते इजादेश्च गुरुमतो 5नुच्छ' इत्यास्‌ घाप्नोति। 


है। षट्संच्स हो कर षड्भ्यो छक्‌ से जस्‌ शसू का लुक प्राप्त होता है। संनिपात- 
परिभाषा से नहीं होता । यही जस्‌ दास्‌ की सबैनामस्थानसञ्ञक शि को निमित सान 
कर शत सदर को जुम्‌ हुआ दै वह इतके नान्त दो जाने से षट्संज्ञा द्वारा जस्‌ शस्‌ 
के सम्बन्ध को नष्ट नदी कर सकता, तो जस्‌ शस्‌ का छुक नहीं होगा । 

झकटौ पद्धतो (सकटि पद्धति-ङि) यद्वां शकटि पद्धति इन स्त्रीलिङ्ग शब्दों 
से छि परे रदते पक्ष में घिसंशा दो कर अच्च घेः से डि.को औ तथा शकटि पद्धति 
के इकार को अकार होता है। अकार होने पर अद॒न्त हो जाने से अजायतष्टाप 
से टापू प्राप्त होता है। टाप्‌ दो कर सवण दोवे' एकादेश हो जायगा तो बृद्धि को 
बाघ कर रमायाम्‌ को तरह शकटायाम्‌ ऐसा अनिष्ट रूप प्रास होता दै। संनिपात 
परिभाषा से नहीं दोता। यहां दि के डिस्व को निमित्त मान कर किति हस्वरच से 
पक्ष में घिसंज्ञा द्वारा शाकटि पद्धति के इकार को अकार हुआ है वद इ ढिके 
अन्यवदित सम्बन्ध के नाश का कारण नहीं बन सकता। राप्‌ होने पर व्यवधान 

` हो जाने से सम्बन्ध नहीं रहता इस लिये राप्‌ नदी होगा । 


इयेष उवोष ( इष्‌, उष्‌-ढिट्‌, तिप, णर्‌) यहां इष्‌ उष्‌ धातुओं से लिट 
रकार में तिप्‌ परे रहते कमूपघ गुण होता हे । गुण होने पर इष्‌ उष्‌ यातुभों 














१. यदि ष्णान्ता षद्‌ में अन्त ग्रहण औपदेशिक नकारान्त संख्या की षट्संज्ञा करने 
के लिये किया है ऐसा मानें तब तो यह प्रयोजन भी नहीं रहता । क्योंकि शतानि सह- 
खाणि में शतन्‌ सहस्तनन्‌ ये उपदेशावस्था में नकारान्त संख्या नहीं हैं । | 

२. यदि अच्च घेः में अत. इस तपरकरण के सामथ्ये से हस्व अकार को 
अव्याहत रखने के लिये टाप्‌ की निवृत्ति मान छै तब तो यह प्रयोजन भी नहीं 
रहतो। यदि कहो फिर शकटे में वृद्धि भी केसे होगी। अकार में विकार आ 
जाने से वह अव्याहत नहीं रहेगा तो उत्तर हे--शकट भौ इस अवस्था में वृद्धिरेचि 
से बृद्धि एकादेश हो कर भी पूर्व के प्रति अन्तवङ्काव से अकार अव्याहत एवं 
अविकृत ही रहता है। टाप्‌ हो जाने पर तो विभक्ति और प्रातिपदिक में आनन्तर्य 
नहीं रहता इस लिये टापू तो व्याघात पहुँचायेगा । वह तो विघातक ही 
माना जायया । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षष्ठ साह्धिम ३७१ 


ON _७ 


संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 
तस्य दोषो वर्णश्रियः प्रत्ययो वर्णबिचाढस्य । 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषो वर्णाश्रयः प्रत्ययो वर्णविचाळस्यानि पित्तं 
स्थात्‌। क्व । अत इञ्ञ। दाक्षिः । प्लाक्षिः । 


न प्रत्ययः संनिपातळक्षणः । 





के गुरुमान्‌ हो जाने से इजादेश्च गुए्मतोऽनृच्छः से भाम्‌ प्राप्त होता हे । फिर 


आमः से लिट का लुक प्राप्त द्दोता है। संनिपात परिभाषा से नहीं द्वोता। 
यहां लिद्र के संनिपात से इष्‌ उघ्‌ को गुण हुआ है वह इष्‌ उष्‌ के गुरुमान्‌ 


हो जाने से आम्‌ द्वारा छिट्‌ के छुक्‌ कां कारण नहीं बन सकता है ।' 


इस संनिपात परिभाषा को मानने में ये दोष भी हैं। वर्ण के आश्रय से 
होते वाला प्रत्यय उस वणे के विचार का अर्थात्‌ लोप का निमित्त नहीं होना 
चाहिये । जैसे अत इन्‌ सूत्र के उदाइरण दाक्षिः .प्लाक्षिः हैं। यहां दक्षस्यापत्यम्‌ 
प्लक्षस्यापत्यम्‌ इस अर्थ में दक्ष प्लक्ष शब्दों के अकार को निमित्त मान कर 
अत इन्‌ से अपत्यार्थक इञ्‌ प्रत्यय हुआ दै। उस इन्‌ से परे रहते यस्येति 
च से अकार का लोप होता है। जिस अकार को मान कर इल हुआ वह 
इशु उसी अकार का झोप कराता है यह संनिपात परिभाषा का विरोध दै । 


इज प्रत्यय का अकारकोप के साथ सीधा कोई सम्बन्ध, नहीं जिससे 
संनिपात परिभाषा का विरोध हो । हाँ अङ्गसंज्ञा या असंज्ञा द्वारा तो दोनों 
का सम्बन्ध बनता दै । अङ्गसंज्ञा होने पर ही दक्ष के अकार का लोप होगा । 
और भङ्गसंज्ञा में इज्‌ प्रत्यय निमित्त है । 


१. यदि इजादेशच गुरुमतो० के गुरुमतः शब्द में नित्य योग सें. मतुप्‌ 





_ मान कर जो नित्य गुरुमान्‌ इजादि धातु दै उसी से आमः प्रत्यय होता है ऐसा मानें 


तो यह प्रयोजन भी नहीं रहता । क्योंकि इयेष उवोष ये नित्य गुरुमान्‌ नहीं हैं। 
थे तो गुण होने पर गुरुमान बने हैं । गुण से पहले गुरुमान्‌ नहीं थे । 

२. तस्य दोषो वर्णाभ्रयः० इस वार्तिक में कुछ लोग वर्णाश्रयः के स्थान में 
अवर्णाश्रयः ऐसा सन्थिच्छेद भी करते हैं। उनके मत में दाक्षिः प्लाक्षिः थे उदाहरण 
हैं। यहां अवर्णाश्रय इन्‌ प्रत्यय है । वर्णाश्रय के उदाहरण आत्रेयः इत्यादि 


समझने चाहियें। अत्रेरपत्यम्‌ आत्रेयः । अत्रि शब्द से इतंश्‍चानिजः से अपत्य अर्थ . न 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





1 
| 
| 
। 


३७२ » व्याकरणमद्दाभाष्य 


अड्गसंज्ञा तह्यैनिमित्तं स्यात्‌। 
आत्वं पुगृविधेः क्रापयति । 

आत्वं पुणूविधेरनिमित्तं स्यात्‌ । क | फ्रापयतीति । 
पुग्‌ हृस्वत्वस्यादीदपत्‌ | 

पुग्‌ हृस्वत्वस्यानिमित्तं स्यात्‌ । क । अदीद्‌पदिति । 
त्यदाद्यकाराष्टाब्‌ विधेः । | 


त्यदाच्यकारष्टाबूचिधेरनिमित्तं स्यात्‌। क । या सेति। 


"es 


तो फिर अङ्गसंज्ञा दी अकारलोप में निमित्त नहँ होनी चाहिये। 

अथात्‌ अङ्गसंशा को सुरक्षित रखने के ल्यि दक्ष के अकार का लोप नहीं होना 
चाहिये । जिस इज्‌ प्रत्यय के कारण दक्ष यह अकारान्त अङ्ग वना है उस 
इज प्रत्यय से अकारलोप द्वारा अकारान्त की अङ्गसंज्ञा का विघात होता है यह 
संनिपात परिभाषा का विरोध हे । 

क्रापयति (क्री-णिच्‌ रद्‌ तिप्‌ ) में णिच्‌ परे रहते क्रीङ्जीनाँ णौ से हुआ क्री 
को आत्व पुक्‌ का निमित्त नहीं होना चाहिये । क्री धातु से णिच्‌ परे रहते अचोज्णित 
बृद्धि हो कर क़ीड्जीनां से आस्व द्वोता है । फिर अर्तिहीन्डीरी० से पुक्‌ हो जाता है । 

बरे यदे णिच्‌ को/मान कर क्री को आत्व हुआ। यह आत्व धातु क्री और णिच्‌ के 
आ।नेन्तरयं का पक्‌ द्वारा निघात करता है यद संनिपातपरिभाषा का विरोध हे । 
अदीद्पत्‌ (दा णिच्च लुङ्‌ तिप्‌) में दा धातु से णिच्‌ परे रहते अआर्तिह्ीव्ली० 
स हुआ पुक का आगम णौ चङ्यपधायांः० से होने वाळे उपधाइस्व का निमित्त नहीं 
होना चाहिये । आकारान्त दा धातु से हुए पुक के सम्बन्ध को उपधाहस्वत्व नष्ट 
करता दै यद संनिपात परिभाषा का विरोध है । 

' या सा (यद्‌ तदू-सु राप्‌) में यदू तद्‌ शब्दों से विभक्ति परे रहते त्यदादीनामः 
से हुआ अकार, टापू का निमित नहीं होना चाड्यि । जिस सु विभक्ति के परे रहते 
त्यदादीनामः से यदू तद्‌ को अकार हुआ, उस सु विभक्ति के आनन्तर्ये का टाप्‌ द्वोने 
पर विघात होता दै यद्व संनिपातपरिभाषा का विरोध हे । 


eo 


में ढक प्रत्यय होता हे। ढ को एय्‌ होकर आदि वृद्धि तथा यस्येति च से. 
इकार का लोप हो जाता है। जिस अत्रि के इकार वर्ण को. मान कर ठकू हुआ वह 
ढळू भसंज्ञा द्वारा यस्येति च से उसी इकार वणे का लोप कराता है यह संनिपात 
परिभाषा का विरोध दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


घए साद्धिक ३७३. 


इड्विधिराकारलोपस्य ययिवान्‌ । 


इड्विधिराकारलोपस्यानिमित्तं स्यात्‌। क । ययिवान्‌। तस्थि- 

वानिति । 
मतुबूविभक्तयुदात्तत्व॑ पूवनिघातस्य । 
_ मतुबूविभत्तथुदात्तत्वं पूर्वनिघातस्यानिमित्तं स्यात्‌ । क । अञ्चिमान्‌। 
वायुमान्‌ । परमवाचा । परमवाचे इति । 
नदीहृस्वत्वं सम्बुद्विछोपस्य । 

नदीहस्चस्वं सस्बुद्धिोपस्यानिमित्तं स्यात्‌। क। नद्रि कुमारि 
किशोरि ब्राह्मणि ब्रह्मबन्धु इति । नदीहृस्यत्वे छते 'पङ्हृस्वात्संबुद्धरि'ति 
खस्थुद्धिलोपो न प्राप्रोति । 
सा भूदेवम्‌ | ङथन्तादित्येचं भविष्यति । 





ययिवान्‌ तस्थिवान्‌ (या स्था-लिद्‌ सु) में या स्था धातुओं से छिद्‌ में छसु परे 
रहते वस्वेक्राजाद्‌० से हुआ इडागम, भाकारछोप का निमित्त नहीं, होना चाहिये । 
जिल भाझारान्त से परे कलु को इडागम हुआ वह इट्‌ आतो लोप इटि च से आकार 
छा लोप कर के उसके सम्बन्ध का विघात करता दै यद्द संनिपातपरिभाषा का 
विरोध है । “ _ 
अग्निमात्‌ वायुमान्‌ यहां अन्तोदात्त अग्नि वायु शब्दों से परे हस्वनुइभ्याँ 
मलुप्‌ से हुआ मतुप्‌ को उदात्तत्व अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ से होने वाळे रेप निघात का 
निमित्त नहीं दोना चाहिये । इसी प्रकार परमवाचा, परमवाचे में समासस्वर से 
अन्तोदात्त परसवाच शब्द से परे टा के विभक्तियों को अन्तोदात्तदुत्तरपदाइन्यतरस्या० 
से हुआ उदात्तत्व, शेषनिधात का निमित्त नहीं होना चाहिये । जिस उदात्त के 


कारण सतुप्‌ प्रत्यय तथा टा ढे विभक्तिग्रा उदात्त हुई, शेष विघात से उस उदात्त नि 


का निघात होता दै यह संनिपातपरिभाषा का विरोध है। 

हे नदि! हे कुमारि ! दे किशोरि ! हे ब्राह्मणि! दे ब्रह्मबन्धु यहां नदी कुमारी 
आदि शब्दों को सम्बुद्धि परे रहते अम्वाथेनयोहेस्वः से हस्व हुआ है वह एड्हस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः से होने वाले सम्बुद्धिलोप का निमित्त नहीं होना .चाहिये । जिस सम्बुद्धि के 
कारण इस्व हुआ, वद हस्त सम्बुद्धि लोप का निमित्त बन उस का विघात करता है 
यह संनिपात परिभाषा का विरोध है। 

हे नदि आदि में सम्बुद्धि का छोप संनिपातपरिभाषा विरोध के कारण 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





FO NS क जी त SS मी 


शि यातह”... RN 


६७४ व्याकरणमद्याभाष्य 


न सिध्यति। दीर्घादित्युच्यते । हृस्वान्ताच्च न प्राप्नोति । 
है इद्मिह सम्प्रधार्य . हस्वत्वे क्रियतां सस्बुछिछोए इति। किमत्र. 
कर्तब्यम्‌। 
परत्वाद्ध्रस्वत्वम्‌। 
नित्यः सम्बुद्धिलोपः । कृते हृस्वत्वे प्राम्मोति अक्कतेपि । 


अनित्यः सम्बुद्धिलोपः । नहि छते हस्वत्वे प्राप्नोति । कि कारणम्‌ । 
सँनिपातळक्षणो वि,धरनिमित्तं तद्विघातस्येति | पते दोषाः समा भूयांसो 
चा । तस्मान्नाथो ऽनया परिभाषया । 


नहि दोषाः सन्तीति परिभाषा न कर्तव्या लक्षणं चा न प्रणेयम्‌ । 


नहिं भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते। न च खुगाः सन्तीति 


एड्हस्वात्‌० से न सही इल्ङयाब्भ्यो दीघोत्‌० से हो जायगा । 
हलड्याव्‌० सूत्र से नहीं हो सकता । वहां दीघांत्‌ कद्दा दै। दीघे छी आप्‌ से 
परे सु का. लोप होगा । यहां हस्व दै । 


यहाँ यद्द विचारना चाहिये कि हे नदी-सु इस अवस्था भें हळूङ्थाब० से सु 
का कोप करें या अम्वार्थनद्यो० से नदी को हस्व करें | क्या करना चाहिये । 


. पर होने से अम्वाथ० से हस्व करना चाहिये । 
सम्बुद्धि का लोप नित्य हे । दस्व करने पर भी प्राप्त होता हे. न करने 


पर भी । 


द्वि का लोप अनित्य है। हृस्व करने पर संनिपातपरिभाषा के विरोध 
से नहीं प्राप्त होता । 
ये सब दोष इस परिभाषा के प्रयोजनों के समान हैं। बल्कि कुछ अधिक 
ही हैं । इस लिये सनिपांतपरिभाषा को कोई भावश्यकता नहीं । यह नहीं बनानी 
चादिय । 
केवल दोष होने से परिभाषा नहीं बनानी चाहिये या किसी सूत्र का निर्माण 
नहीं करना चादिय यद्द बात ठीक नहीं । भिखारी आयेंगे इस डर से भोजन पकाना 
नहीं छोड़ा जाता । या जंगल में खग खेती का नुकसान कर देंगे इस लिये खेत में 
यव आदि धान्य का बोना नहीं छोड़ा जाता । इस परिभाषा के दोष तो प्रायः सभी 


गिना दिये हैं 0 (किन्छु atya योजनों के केह पडी दुरा दी, दिये हैं। क्योंकि दोषो 


घष्ठ आडिक ३७५ 


यवा नोप्यन्ते। दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः प्रयोजनानामुदा- 
हरणमात्रस्‌ । कुत एतत्‌। नहि दोषाणां लक्षणमस्ति । तस्माद्‌ 
यान्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि तदर्थमेषा परिभाषा कतंब्या । 
ग्रतिविधयं दोषेषु । 
अव्ययीभावश्च ॥१॥१॥४१॥ 
अव्ययीभावस्याव्ययत्व प्रयोजनं टुङ्मुखस्वरोपचाराः । 


अव्ययीभावस्य अव्ययत्वे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । छुङ्सुखस्वरोपचाराः। 


का कोई लक्षण. नदी दै । पहिचान नही है। परिदार्य होने से दोष हमारे लक्षण का 


का विषय नहीं । इमें तो प्रयोजनों से मतळब दै। इस लिये जो इस परिभाषा के 


समाधान दरो जायगा ।' 


१. संनिपात परिभाषोक्त दोषों का समाधान इस प्रकार हो सकता है-- 


दाक्षिः प्लाक्षिः में अकारलोप होने पर भी अङ्गसंज्ञा के विधान सामथ्यै से 
अङ्गसंज्ञा हो जायगी। कष्टाय क्रमणि सूत्र में कष्टाय इस निरेश से हस्व अकार 


निमित्तक यादेश होने पर भी अकार को दीधे हो जायगा। न यासयोः इस ज्ञापक ' 


सथासामें टापू हो जायगा। ययिवान्‌ में वस्रेकाजाद से इट्‌ का विधानन 
मान कर नियम मानेंगे तो संनिपातलक्षण विधि न होने से दोषन होगा । क्रापयति 
सें क्रा अन्न के अवयव केवल आकार को पुकू नहीं मानेंगे बल्कि का इस सारे 
आकारान्त अङ्ग को मानेंगे तो णिचू परे रहते वह व्यवधायक नहीं होगा। अदोदपत्‌ 
में सारणतोषणनिशामनेषु का इस गणसूत्र द्वारा जो ज्ञा धातु को णिच्‌ में उपधा- 
स्वार्थं सित्‌, क्रिया है उस ज्ञापक से हृस्व हो जायया। अन्यथा अजिज्ञपत में 
आकारान्त ज्ञा धातु से णिच पेरे रहते होने वाला पुरू, ज्ञा के अकार को उपधा 
बना कर उपधा हृस्व द्वारा परस्पर के सम्बन्ध को नष्ट नहीं करेगा तो उपधाहस्व 
प्राप्त ही न होगा उसके लिये ज्ञा को मित्‌ करना व्यथे है । अग्निमान्‌ वायुमान्‌, 
परमवाचा परमवाचे में अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ इस शेषनिधातविधायक स्वरविपयक 
परिभाषा के वचन सामर्थ्य स संनिपात परिभाषा की बाधा हो जायगी।' हे नदि 
आदि में सम्बुद्धिनिमित्तक हस्व होने पर भी सम्बुद्धि का लोप हो जायगा। वहां 
एङ्द्दस्वाव सम्बुद्देः में हस्व ग्रहण के सामर्थ्य से संनिपात परिभाषा नहीं लगेंगी । 
अन्यथा एड्डस्वात्‌ के स्थान में गुणात्‌ सम्बुद्धेः कहने से ही इष्ट सिद्ध हो सकता था । 


-CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३७६ ष्याकरणसहासाष्य 


छुक । उपाग्नि । प्रत्यस्नि । अव्ययादि'ति लुक्‌ सिद्धो भवति । खुखस्वरः । 


उपाग्निसुखः प्रत्यर्निसुखः । '"नाव्ययदिक्‌ शब्दगोमहत्स्थूलसुष्टि . 
पृथुवत्सेभ्य,' इत्येष प्रतिषिधः सिद्धो भवति । उपचारः । उपपयःकारः । 
उपपयःकामः । अतः - ककमिकंसङुस्भपाञङुशाकर्णीप्चनव्ययस्ये'ति 


प्रतिपेधः सिद्धो भवति । 
कि पुनरिदं परिगणनमाहोस्दिडुदाहरणमाचम्‌। 
परिगणनमित्याह । अपि खल्घप्याइुः-'यदन्यद््ययीभावस्याव्यय- 











अच्ययीभाव समास की अव्ययसंज्ञा में लुक्‌ सुखस्वर कौर उपचार 
थे प्रयोजन हैं। छुक जेसे--उपाग्नि प्रत्यग्नि । अग्नेः समीपम्‌ उपाग्नि। अग्नेः 
अभिमुखं प्रत्यग्नि। यहाँ अव्ययं विभक्तिसमीप० तथा लक्षणेनाभिप्रती० सूत्रों से 
यथाक्रम समीप और अभिमुख अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। उसकी 
' अव्ययसेञ्चा होने से उपारिन प्रत्यांन से उत्पन्न सुप्‌ का अव्ययादाप्सुपः से 
छुकू दो जाता है। मुखस्दर जैस--उपाग्निमुखः प्रत्यंगिनुखः । यहां उपाग्नि 
प्रत्यश्नि वा सुखे यस्य स उपारिनमुखः प्रत्यग्निसुखः इस बहुघ्रीद्ि समार में 
पूबैपद उपा्नि प्रत्यग्नि ये अव्ययीभाव समास हें । इन की अव्ययसंज्ञा होने खे 
मुखे स्वाङ्गम्‌ से प्राप्त उत्तरपद के अन्तोदात्त स्वर का नाव्ययदिकूशब्द्गोमइत्‌' 
से निषेध सिद्ध दो जाता है । उससे उत्तरपदान्तोदात स्वर न दो कर वहुन्रीदी 
प्रक्रत्या पूर्थेपदम्‌ से पूर्वपदप्रकृति स्वर होता है। उपचार जैसे--उपपयःकारः । 
उपपयःकामः । पयसः समीपमुपपयः । यहां उपपयः यह अव्ययीभाव समास दे । 
उसकी अव्ययसंज्ञा हने से कार काम शब्द परे रहते भतः कृकमिकरंस० सूत्र 
से प्राप्त विसग के सकार का अनव्ययस्य यद निषेध सिद्ध हो जाता हे । अत 
कु कमि० सूत्र अव्ययभिन्न विसग को सकार करता हे । उपपयः के आ'यय होने 
से विसरी को सकार नहीं दोता। उपचार का अर्थ विसर्ग के स्थान में हुने वाला 
सकार है । यह प्राचीन आचायों द्वारा की गई संज्ञा है । 


अव्ययीभाव समास की अग्ययसंज्ञा के - क्या ये सभी प्रयोजन शिना 
दिये हैं या कुछ और भो शेष हैं । ये केवळ उदाहरण मात्र हैं । 

सभी प्रयोजन गिना दिये हैं । और कोई प्रयोजन नहीं। इसी लिये दूसरे 
क्षाचाये भी ऐसा कते हूँ, कि इन प्रयोजनों से अतिरिक्त जो अव्ययीभाव समास 


१. मुखस्वर और उपचार की निदृत्ति प्रयोजन दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


2. 





षष्ठ जाहिक ३७७ 


कृते पराप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य? इति । कि पुनस्तत्‌ । पराङ्गवद्भावः । 
पराङ्गवद्भावे अञ्ययप्रतिषेधश्चोदितः । उच्चैरधीयान नीचरधीयानेत्ये- 
बमथम्‌ । स इहापि प्राप्नोति-उपारन्यधीयान प्रत्यग्त्यधीयान । अकः 


च्यव्ययग्रहणं क्रियते। उच्चकेनींचकेरित्येवमर्थम्‌ । तदिहापि प्राप्नोति- 


उपाग्निकं भत्यग्निकमिति। झुमि अव्ययप्रतिषेधइचोद्यत दोषामन्यमहः 
दिवः ~ ® ४ ७. 

दिवि।मन्या राजिरित्येवमर्थम्‌ । स इहापि प्राप्तोति उपकुस्ममन्यः उपमणि- 
कमन्य इति। अस्य च्या? । अव्ययप्रतिवेधइचोद्यते दोषाभूतमहर्दिवा 





को अब्यय संज्ञा के कार्य प्रात होते हैं उनका निवेध कदना चादिये। वे कोन से 
हे? जस ० 

पराङ्गवद्भाव । सुवामन्त्रित्त पराङ्गवतस्वरे इस सूत्र में अव्ययानां प्रतिषेधो वक्तव्य; 
इस वचन द्वारा अव्ययो में पराङ्गवद्धाव का निषेध किया गया दै उस से उच्चै- 
रघीयान नीचैरधीयान यहां अथोयान इस आमन्त्रित के परे होने पर उच्यैः नीचैः 
इन अव्यय सुवन्तो को आमन्त्रितस्य च सूत्रविदित धाड आमन्त्रित भायदात्त 
स्वर करने से पराङ्गवद्भाव का निपेध होता हे । उसी प्रकार उपाग्न्यधीयान प्रत्यग्न्य- 
घीयान यहाँ उपाग्नि प्रत्यग्नि इस अव्ययीभाव को भी अव्यय मान कर पराङ्गवद्‌भाव 
का निषेध प्रात होता हे । पर उक्त कार्यों से अतिरिक्त कायौ में अव्ययीभाव के 
अव्यय न होने से वह निशेध नहीं होगा तो पराङ्गवद्भाव हो जाता हे ! अव्ययसर्वनाम्ना- 
सकर” से अकवू करने में अञ्यय का ग्रदण किया दै। उस से उच्चैः नीचकैः यद्वां हो 
गया है। उच्चैः नीचैः शब्दों के अब्यय होने से स्वाथे में अकच हो जाता दै। उसी 
मकार उगा्नि हम्‌ प्रत्य पनर्‌ यहाँ उपाग्नि प्रयग्नि इस अव्यप्रो भाव को अव्यय मान 
कर अकच प्राप्त होता हे । अन्य कार्यों में अब्ययीभाव के अव्यय न होने से न 
होगा तो सामान्य प्रागिवीय क प्रत्यय हो कर उधाग्निक प्रत्यग्निकप्‌ बन जाता है । 
खित्यनव्ययस्य से मुख्‌ करने में अव्यय का निषेध किया है। उस से दोषामन्यमहः 
(आत्मानं दोषा सन्यते) दोषा मन्‌-खश्‌ । दिवामन्या रात्रिः (आत्मानं दिवा मन्यते) 
दिया मन्‌-ख ए । यहां दोषा दिवा शब्दों के अब्यय होने से मुम नहीं ददोता। उसी 
प्रकार उमकुम्भमन्यः उपमणिकंमन्यः यद्वां उपङुम्भ उपमणिक इस अव्ययीभाव 
को भो भव्यय मान कर सुम्‌ का निषेध प्राप्त होता है । अन्य कायौ में अव्ययीभाव 
के अव्यय न होने से सुम्‌ का निषेध नहीं होगा तो सुम्‌ हो जाता दै। अस्य च्वौ से 
च्वि परे रहते अवर्णान्त अङ्ग को इंकार करने में विशेष वचन द्वारा' अब्यय का 


निवेध,किया है उस से अदा दोषा सम्पयमानं दोषाभूतम्‌ अहः ( दोषा-च्वि-भू ) । 
ES SL यह यो, 


/ १. अस्य चयौ सूत्र मे अव्यय प्रतिषे करनेवाला कौन सा निषेध बचन है 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३७८ म्पाकरणमहासाष्य 


भूता रान्रिरित्येवमर्थम्‌। ख इहापि प्राप्नोति उपकुस्भीसूतम्‌ उपसणिकी- 
अूतम्‌। 

यदि परिगणनं क्रियते नार्थोऽव्ययीभावस्याव्यय सञ्लया ।. 

कथं यान्यव्ययीमावस्याव्ययत्वे प्रयोजनानि ? 


नतानि सन्ति। यत्तावदुच्यते लुगिति । आचार्यप्रवृत्तिशपयति 
भवत्यव्ययीभावाच्लुगिति | यदयं 'न(ब्ययीमावादत' इति प्रतिषेधं शास्ति। 
उपचार इति | 'अनुत्तरपदस्थस्येति’ वर्तते । तत्र सुखस्वर पकः प्रयोज- 
यति । नचैकं प्रयोजन योगारम्भं प्रयोजयति। ययेतावत्‌ प्रयोजने स्यात्‌ 





मदिवा दिवा सम्पद्यमाना दिवाभूता रात्रिः ( दिवा-च्चि-भू )। यहाँ दोषा दिवा 
शब्दों के अव्यय होने से ईकार नदी दोता । उसी प्रकार उपकुम्भीभूतम्‌ उपमणिक्रो- 
भूतम्‌ यहां उपङुम्भ उउमणिरु इस अव्यय्रीमाय को भो अव्यय मान कर इकार 
का निषेध प्राप्त दोता दै । अन्य कायौ में अव्ययीभाव के अब्यय न दोने से निषेध 
न होगा तो ईकार ददो जाता दै । 

अच्ययीमावसमास की अव्ययसंज्ञा करने के याद ::कू, सुखस्वर और उपचार 
ये तीन ही प्रयोजन दें तब तो इस सूत्र की कोई आवश्यकता नदी । 

लुक, युखस्वर आदि प्रयोजन केस सिद्ध होंगे ! ; 

- ये कोई प्रयोजन नदी । जो छुकू प्रयोजन कदा है वदद तो आचाय के व्यवहार 
से सिद्ध हो जायगा । नाव्ययीमावादतऽप्‌ त्वपञ्चम्याः सूत्र से जो अदन्त अव्ययीभाव 
से परे सुप्‌ के छुक का-निपेध किया दै उस से यह सिद्ध होता दै कि अब्ययीभाव 
से परे सुप्‌ का लक्‌ होता दै । उपचार भी कोई प्रयोजन नहीं । अतः कृकमि० सूत्र 
में नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य इस पूर्व सूत्र से अनुत्तरपदस्थस्य की अनुत्रृत्ति आती 
दै तो वह उत्तरपद में स्थित विसगै को सकार नहीं करेगा । उपपयःकारः, उपपयः- 
क्रामः यद्वां उपपयः इस अव्ययीभाव में. पयः का विसर्गे उत्तरपद में स्थित है इस. 
लिये सक्रार नहीं होगा । एक सुखस्वर प्रयोजन रद जाता है । उस एक प्रयोजन के' 
लिये अव्ययीभावश्च यद सामान्य लक्षण नदी बनाना चाहिये । .यदि उपार्नधुखः 
में सुखं स्वाङ्गम्‌ से प्राप्त सुखस्पर को रोकना दी इस अब्ययसंश का प्रयोजन होता 
तो नान्ययदिकशब्द्‌० सूत में ही अव्थय के साथ अव्ययीभाव का भी ग्रहण कर 


यह हमें अभी तक नहीं मालूम हुआ ।. अस्य च्यो सूत्र पर तो भाज्य ही नहीं है। 
अव्ययप्रतिपेध करने वाला बचन अन्वेश्व्य है। हां कौमुदीकार इस विपय में वार्तिक 
पढ़ते हैं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


) षष्ठ साहिक ३७९ 
तत्रैवायं घूया'न्नाव्ययादव्ययीभावाच्चे'ति । | 


शि सबेनामस्थानम्‌ ॥ १।१।४२॥ 
सुडनपुंसकस्य ॥ १।१।४३॥ 
- शि सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्येति चेज्जसि सि प्रतिषेधः 1 


शिलर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्येति चेज्जसि शिप्रतिषेधः 








>on 


नाव्ययादव्ययीभावदिक्‌ शब्द० ऐसा सूत्र बना देते । 


ये दोनों सूत्र सर्वनामस्थान संज्ञा करते दें । सधैनामस्थानसँज्चा में दोनों का 
सम्बन्ध होने से भाप्यकार ने एक साथ दि निर्दिष्ट कर दिये हैं। शि सवैनामस्थानम्‌ 
का अर्थ है नपुंसक मै जस्‌ शस्‌ के स्थान में होने वाळे शि आदेश की सर्वनाभस्थान 
संज्ञा होतो दै। सुडन[ंसकस्य में अनपुंसकस्य? को यदि प्रसज्यप्रतिषेध मानें तो 
अर्थ होगा--सुट्‌ अथात्‌ सु भौ जस्‌ अम्‌ औद्‌ इन पांच प्रत्ययों की. सैनामस्थानसंज्ञा 
होती दै किन्तु नपुंसक में नहीं होती । , पर्युदास मानें तो अर्वे.“होगा--नपुंसकभिन्न 
सुट्‌ की सर्वनाम ध्थानसंज्ञा होतो दै। प्रसंज्यप्रतिषिथ मानने मै दो दोष आते हैं 
उन में प्रथम दोष का निरूपण करते दै-- 


नपुसक में सुर्‌ की समैनामस्थान संज्ञा का निषेध मानने पर जस्‌ 
के स्थान में होने वाले दि आदेश की सवेनामस्थानसंज्ञा का निषेध प्राप्त 
होता है। क्योंकि जस्‌ सुटो में आ गया हे । और उसके स्थान में होने वाला 
शि आदेश नपुंसक में है। कुण्डानि तिष्ठन्त। वनानि तिष्टन्ति यहां कुण्ड वन 

१. ऐसा सूज्ञ नहीं बनाया इम से उपाग्निमुखः में मुखस्वर का होना अभीष्ट 
माळूम होता है । इस प्रकार भाष्यकार ने प्रश्‍न का उत्तर न दे कर सूत्र का खण्डन स्वीकार 
कर लिया है। वर्गुतः अनब्ययम्‌ अव्ययं भवति स अव्ययोभावः इस विग्रह द्वारा 
अव्ययीभाव शब्द के अन्त्र्थ होने से डी अव्ययीभाव अव्यय समझ छिया जायगा। और 
उस से मुखस्वर की निवृत्ति हो जायगी । और स्वरादि के गणपाठ में पठित होने पर 
भी पुनः इस सूच के विधान से उस की अनित्यता भी समझ ली जायगी तो लक्‌, मुखस्व- 
रादि कतिपय इष्ट कार्या में ही अव्ययीभाव अव्यय होगा। उस से प्रयोजनपरिगणन भी 
अन्यथासिद्ध होने से व्यथे दै । अव्ययीभाव--यहाँ च्वि प्रत्यय के कारण अव्ययीभाव 
समास की अव्ययता आरोपित है और अनव्ययता वास्तविक है यह प्रतीत होता है 
जिस से कुछ एक अव्ययनिमित्तक कार्य होंग और कुछ नहीं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








३८० व्याकरणमहाभाष्य 
प्राप्नोति कुण्डानि तिष्ठन्ति । बनानि तिष्डन्ति । 


| असमरथसमासऱ्च । 
असमर्थसमासच्चायं द्रष्टव्योऽनपुंसकस्येति। न हि नञो नपुंसकेन 


` सामर्थ्यम्‌। केन तर्हि? भधतिना। न भवति नपुंसकस्येति । 


यत्तावदुच्यते शि सर्वनामस्थानं झुडनएुंसकस्येति चेज्जसि 


शिप्रतिषध इति । 


नाप्रतिषेधात्‌ । 
नायं प्रसज्यप्रतिषेधो नपुंसकस्य नेति। कि तर्हि? पयुदाखोऽयं 


. यदन्यन्नपुंसकादिति । नपुंसके न व्यापारः। केन चित्‌ यदि प्राप्नोति तेन 


शब्दों से नपुंसक में जस्‌ के स्थान मै शि होता है। वह स्यानिवद्धाव से जस्‌ 
हो कर सुद्‌ बन जाता दै । अनपुंसकस्य से सर्वनामस्थानसंज्ञा का निषेध होने 
पर नपुंसकस्य झलचंः से नुम्‌ तथा सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ से दोघे न हो सकेगा । 
दूसरा दोष भी कहत हैं । 


नपुंसकस्य न भवति इस अर्थ भे नन्‌ का सम्बन्ध भवति क्रिया के साथ 
है नपुंसक के साथ नहीं है। इस लिये नपुसक शब्द के साथ नन्‌ का सामर्थ्य 
न होते से अनपुंसकस्य यह नश समास नहीं बनता। समथः पदविधिः इस 
परिभाषा के अनुसार दोनों पदों के परस्पर सम्बन्ध रूप सामर्थ्यं में ही समास 
का विधान हे । उसके अभाव में यदि समास होगा तो चइ असमर्थसमास माना 
जायगा । अनपुंसकस्य भी असमर्थ समास है । 


प्रसज्यप्रतिषेधे मानने पर जो दोष दिये हैं उनका समाधान यह है 
कि अनपुंसरृस्य को प्रसञ्यप्रतिभिथ न मानिय । पथुदास ही मान छीज्यि। 
न नपुँसकम्‌ अनपुंसकम्‌ । तस्य अनपुँसकस्य । नपुंसकभिन्नस्य इत्यर्थः । नपुंसक के 
सुद्‌ की सेनामस्थानसंज्ञा नहीं होती ऐसा अर्थ न कर के नएुंसकभिन्न सुर्‌ की 
सर्वनामस्थानसंज्ञा होतो दै एला अथै कीजियि। ऐसा, अर्थ करने पर यह सूत्र. 
नपुंसक में सर्वनामस्थानसंज्ञा का निषेध नहीं करेगा अपितु नपुंसकभिन्न में सवेनाम- 
स्थानसँत्ञा का विधान करेंगा। उस अवस्था में यह नपुंसकभिन्न को देखेगा, 
नपुंसक को नहीं । नपुंसक में इसका ब्यापार न होगा। यदि किसी अन्य से 
नपुंसक में सईनामस्थानसंज्ञा प्राप्त होती दै तो वह द्दो जायगी। नाप्रतिषेधात्‌ 
इस वार्तिक में न,अप्रतियेधात्‌,, यह... सन्पिच्छेद है), इस का सुपे दे. कि न= अर्थात 


tees 


4 षष्ठ आह्निक ३८१ 
भविष्यति । पूर्वेण च प्राप्नोति । 
अप्राप्तेवा । 


अथचा अनन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यते । कुत एतत्‌ । 'अनन्तरस्य 
विधिर्यो भवति प्रतिपेधो वे'ति । पूर्वा प्राप्तिरप्रतिषिद्धा तया भविष्यति । 

'नजु चेयं प्राप्ति पूर्वा प्राप्ति बाधेत । . 

नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती बाधितुम्‌ । 
पोप नभ प 513 मल त 3 मम 
उक्त दोष नहीं हे । क्योंकि अप्रतिपेधात-्अतिप्रेध अर्थ न होने से। अनपुंसकस्य 
में ननु का अर्थ निषेध न हो कर तद्विन्न तत्सदश अर्थ हे । प्रस्यप्रत्पिध न हो कर 
पडुदास है। पर्युदासः सरशग्राही प्रसज्यस्तु निषेधक्कत्‌ इस उक्ति के अनुसार 
प्रसज्य तो प्रसक्त निषेध का नाम है। पर्युदास ` तञ्चिन्न तत्सदश को कहते हैं। 
कुण्डानि वनानि मै जस्‌ के शि की स$नामस्थानसंज्ञा शि सर्वनामस्थानम्‌ इस पूर्वसूत्र 
से प्राप्त होती हे बद हो जायगी । 


अथवा अनपुसकस्य में प्रसज्यप्रतिषिध भी सान लें तो भी दोष नहीं । 
अनन्तरस्य बिधिवी भवति प्रतिभेधो वा इस परिभाषा के अनुसार नपुंसकस्य न 
भवति यइ निमेघ अपने अनन्तर अव्यवदित पूर्ववर्ती सुट्‌ इस अंश से प्राप्त 
स्ेनासस्थानसज्षा का ही नियेध करेगा । अपने से व्यत्रदित पूईवर्ती शि सर्वनाम 
स्थानम्‌ से प्राप्त सर्वनामस्थानसंज्ञा का निषेध नटी करेगा । तो सुद्‌ अंश से प्राप्त 
सर्वनामस्थानसंज्ञा का निरेध हो जाने पर भी ङुण्डानि यनानि में शि सबैनामस्थानम्‌ 
से ग्राप्त सपनामस्थानसंज्ञा रह जायगी । पूर्वी प्राप्ति = झि सर्वनामस्थानम्‌. वाढी 
स4नामस्थानसङ्ा । 


सुद्‌ वाळी सर्वनामस्थानसंज्ञा शि सवनामस्थानम्‌ वाली सर्वैनामस्थानसंज्ञा को 
पर होने स बाध लेगी। और इस का अनपुंसकस्य स निषेध हो जायगा तो 
कुण्डानि वनानि में फिर भी सबैनामस्थानसञ्चा न दो सकेगी । 


सुर्‌ वाली सबैनामस्थानसंज्ञा तो अनपुंसकस्य से निपिद्ध हो जायगी। 
स्वय निषिद्ध (अग्बरत्त) हुईं वह पूर्ववर्ती शि सर्वनामस्थानम्‌ वाली को केसे बाध 
लेगी। नदी बाघ सकतो। वह अपना चचाव करेगो कि दूसरे को बाधने का 
साहस करेगी । (जैसे कोई भेड़िया किसी बकरी को खाना चाहता हो। पास ही 


शेर खड़ा हो तो भेड़िया शेर के रहति हुए उसके डर से बकरी को केसे खा 


सकता दे। बद बकरी को खाये या शेर से अपने को बचावे। अपना बचाव 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





- ३८२ व्याकरणमद्याभाष्य 


यदप्युच्यत असमर्थलमासइचायं द्रष्टव्य इति। यद्यपि वक्तव्यः । 
अथवैतर्हि बहुनि प्रयोजनानि | कानि। असुर्यपञ्यानि झुखानि। अपुनगेयाः 
इलोकाः । अश्राद्धभोजी ब्राह्मण इति । 


नवेति विभाषा ॥ १। १।४४॥ 
नवेति विभाषायामर्थसंज्ञा करणम्‌ । 


नवेति विभाषायामर्थस्य संज्ञा कर्तव्या । नवाराब्दस्य योऽर्थस्तस्य 
सक्षा भवतीति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ | 


शब्दसंज्ञायां ह्यर्थासम्प्रत्ययो यथान्यत्र । तयेति शाददस्य सजा ये, 


ही वह पहले करेगा) इस लिये कुण्डानि वनानि में शि सवेनामस्थानम्‌ वाली 
सबैनासस्थानसैज्ञा अव्याहत रह जायगी । 

प्रसज्यप्रतिषेध मै असमर्थसमास का जो दूसरा दोष दिया है वह यद्यपि 
ठीक है, फिर भी अनपुंसकस्य इस वचनसामथ्यै से कहीँ पर लक्ष्यानुरोध से 
्रसज्यप्रतिविध में भी नन्‌ समास हो जाता है, यह बात ज्ञापित की जायगी । 
अन्यथा. सुद्‌ स्त्रीपुंसयोः ऐसा सूत्र बना सकते थे। इस विषय में यद 
अनपुंसकस्य निर्देश ही तात्पयेग्राक होगा । प्रसज्यप्रतिपिध में नन्‌ समास के _ 

बहत से प्रयोजन हैं । जैसे-अमूर्यपर्‍्यानि मुखानि। अपुनभेयाः इलोकाः । अश्राद्ध- 

भोजी ब्राह्मण आदि। ये तीनों असमर्थसमास हें । अनपुंसकस्य इस ज्ञापक से 
साधु मान लिये जाग । असूर्यपऱ्य का विवक्षित अथे है--सूर्य को न 
देखने वाला । न कि सूथभिन्न को याला । अपुनगेय का अर्थ है--दुबारा 
न गाये जाने घाळा। न कि दुबारा भिन्न गाय जाने वाला । अश्राद्वभोजी का 
अधे है--शाद्ध न खाने वाझा। न कि आाद्धभिन्न ( भोजन ) खानेवाळा । इन 
अथौ मै जहां नन्‌ का सम्बन्ध विवक्षित है वहां नन्‌ का प्रयोग नहीं हो रहा 
है। सभमपश्य, पुनरंगय, श्राद्वाभोजी ऐसा प्रयोग होना चाहिये। पर वैसा न. 
होने पर भी इन से विवक्षित अथ की प्रतीति हो जाती है। इसी प्रकार के 
अप्रमाणप्रतिपन्‍न, अभानुभेद्य, अरत्नालोकोच्छेद्य आदि भनेक असमर्थ समास के 
उदाहरण हैं जो गमक दोने से ठीक सान लिय गये हूँ । 

न वेति विभाषा इस सूत्र में अथ की संज्ञा कदनी चाहिये। नवाशव्दका ` 
अर्थ जो निषध और विकल्प है उसकी विभाषासंज्ञा होती है एसा कहना चाहिये । 


CO Pro a ४11 aS ङ्गी (९) an: 
अन्यथा न चा एस शब्दरूप की विंभोषासेशों समझी  जयिंगी, नें वा के अथे की 








षष्ठ भाहिक ३८ 
शब्दसंज्ञायां हि सत्यामर्थस्यासंप्रत्ययः स्यात्‌। यथान्यत्र । 
अन्यत्रापि हि शब्दसंज्ञायां शब्दस्यैव सम्प्रत्ययो भवति नार्थस्य। 


. क्तान्यत्र। 'दाधाष्मदाप्‌ तरप्‌ तमपी घ' इति। घुग्रहणेषु घप्रद्दणयु च 


शाब्दस्य सम्प्रत्ययो भवति नाथस्य । 

तत्तहिं वक्तव्यम्‌ । 

न वक्तव्यम्‌ । इतिक्रणो$र्थनिदेशाथः । इतिकरणः क्रियते 
सोऽर्थनिदैशाथा भविष्यति । 1 

कि गतमेतदितिना । आहोस्विच्छब्दाधिक्यादर्थाधिक्यम्‌ । 


गतमित्याह । कुतः । छोऋतः । तद्यथा लोके गौरित्ययमाहेति गो 
शब्दादितिकरणः प्रयुउपमानो गोशब्दै स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्यावयति । 
सो5सो स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्युतो यासावथपदार्थकता' तस्याः शब्द्‌- 





विभाषासंज्ञा न हो सकेगी। जैसे अन्यत्र _ दाधाष्वदाप्‌ तरपूतमपौ घः यदाँ दाधा 
शब्दों की घुसंशा और तरप्‌ तमप्‌ शब्दों की घ संशा होती दै, दाधा के अथे और 
चरपू तसपू के अर्थ की नदीं होती । । 

तो फिर न या शब्द के अर्थ की विभाषासंज्ञा कह दी जाय ? 


कदने की आवश्यकता नदीं। न वेति मै इति शब्द लगाया दै वद अैनिदेश 
के लिये समझा जायगा । न वा इति=नवेति। इस का अर्थ दरोगा किन वा यद्व जो 
कदा जाता है, छोकिक वाक्यप्रयोग में किसी बात का निषेध करने के छिये नवा 
का जो प्रयोग क्रिया जाता है उसको विभाषासज्ञा द्वोतो दै । 


व्या यद बात इति शब्द के प्रयोग से समक्ष में आ जायगी_ या- केवळ इति 


> SD 


शब्द्‌ के आधिक्य से अग को खींचतान करके अधिक अ] निकाला जायगा । 


प न ० 


. इतिशब्द से यह वात स्वये निक आयगी किन वा के अथै की विभाषा 


संज्ञा होती हे । कैसे ? लोक से। जैसे लोक मै गोरित्ययमाह ( इस ने गौ ऐसा 
शब्द्‌ कदा) इस वाक्य में गो राव्द के आगे लगा हुआ इति शब्द गो शब्द का अर्थ 
जो सास्नादिमान्‌ पञ्च है उस अर्थ से गो शब्द को हटा कर गो इस शब्दस्थरूप 
का बोधक दोता दे उसी प्रकार यद शब्द शास्त्र में न वा राब्द के आगे छगा हुआ 


ति शब्द नवा शब्द का अपना अथ जो स स्यं श स्म रूपं शब्दस्या शब्दसञ्चा के अनुसार नवा 
Et 80004 >> TDN To न म स्य UU 





१. यहाँ कृत्तद्धितसमासे भय: सस्बन्धाभिधानं ` भावप्रत्ययेन इस वचन से 
भाव प्रत्यय सवसं हुआ है 3 तछस? इसके, आगे. ऽयक मेष समझता: चाहिये. 





३८४ ष्याकरणमदासाण्य 


पदाथकः सम्पद्यते । एवमिहापि लवा शब्दादितिकरणः प्रयुज्यमानो नवा- 

शब्द स्वस्मात्‌ पदाथ(त्‌ प्रच्यावयति। खोऽसी स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ 
प्रच्युतो यासौ शब्दपदार्थकता तस्या (की किकमसथ प्रत्याययति न चेति पक्क 
यदू गम्यत, न वाते यत्‌ प्रतीयत इति। 


समानशब्दग्रतिषेधः । 


समानराब्दानां' प्रतिषधो वक्तव्यः । नवा झुण्डिका नवा 
घटिकेति ः 


किंच स्यात्‌ । यचेतेषामपि विभाषासंज्ञा स्यात्‌ । 


विभाषा दिक्समासे वडुत्रीही । दक्षिणपूर्वस्यां शालायाम्‌। 
` अचिरकतायां संप्रत्ययः स्यात्‌ । 


च 


न वा विधिपूत्रकत्वात्‌ प्रतिषेधसम्प्रत्ययो यथा छोके । 





यद्‌ शब्दस्तरूप है उस से हटा कर उसके लोकप्रसिद्ध निषेध अर्थ का बोध 
करायेगा। जैसे त्वं ग्रामं गमिष्यमि न वा इस लौकिक वाक्य में तू गाँव जायगा या 
नदीं इस प्रकार न वा का अर्थ निषेध समझा जाता हे । यदां इतना ही भेद है कि 
छोक में इति लगने पर अर्थबोधक शब्द शब्दबोधक हो जाता दवै और शास्त्र में 
इति ळगने पर शब्द सुउरूप बोधक शब्द उस के अर्थ का बोधक दो जाता है। इति 
शब्द अर्थ को बदल देता है । 


न वा शब्द का समान शब्द जिन अथौ का वाचक हे उनकी विभाषा संज्ञा 
का निषेध कहना चाहिये जैसे न. वा कुण्डिका ( नई कुण्डी )। नवा घटिका 
(नई घडी) । यद्षां नवा का अथे नया दे, निषेध नह हे । उसको भी विभाषासंज्ञा 
प्राप्त होती दै जिंसका निषेध कहना चाहिये । 

क्या हो जायगा यदि नया अर्थवाचक नवा शब्द की भी विभाषासंज्ञा 
हो जाय तो ? 

विभाषा दिक्‌ समासे बहुत्रीहो में विभाषा कदने से नवीन अर्थबोधक दिक्‌ 


शब्दो के समास की सबैनामसंज्ञा होगो तो दक्षिणपूवस्यां शालायाम्‌ मे नूतन 
रचित शाळा की प्रतीति होने लगेगो । 


४/१. यह बहुत्रीहि समास ह । समानः शब्दो वाचको येषामर्थानाम्‌ ते समान- 


> इष्दाः 1-0. Prof: Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Digitized by eGangotri 





षष्ठ जाहिक ३८५ 


न वा एष दोष! । किं कारणम्‌ । विधिपूर्वकत्वात्‌ । विधाय किंचिन्न- 
वेत्युच्यते । तेन प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्ययो भविष्यति । तद्यथा लोके 
ग्रामो भवता गन्तव्यो न वा । नेति गस्यते। 


अस्ति कारणं येन नवेति लोके प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्ययो भवति। 
किं कारणम्‌ । विळिङ्गं हि भवान्‌ लोके निर्देश करोति । अङ्क हि समान- 
लिङ्गो निदेशः क्रियतां प्रत्यग्रवाचिनः सम्प्रत्ययो भविष्यति। तद्यथा 
ग्रामो भवता गन्तव्यो नवः । प्रत्यञ्च इति गम्यते । 


पतच्चैव. न जानीमः क्कचिद्‌ व्याकरणे समानलिङ्गो निर्देशः 
क्रियते इति। अपि चात्र कामचारः प्रयोक्तुः शब्दानामभिसम्बन्धे । 


यह कोई दोष नही । विधिस्थलों में पहले कुछ विधान कर के फिर नवा 
यह कहा जाता है तो उससे निषेध अथै ही समझा जायगा । नूतन अर्थे 
नहीं । क्योंकि विभाषा यद संज्ञा संज्ञाप्रदेशों में अ्थपरिष्कार के लिये की गई 
है वहां विधिशास्त्र म॑ नवा की उपस्थिति होगी तो नवा शब्द से निषेध 
अर्थ का बोध होगा । जैसे लोक में ग्रामो भवता गन्तव्यो नवा ऐसा कदने पर 
नवा शब्द का आप गाँव जायेंगे या नही, यह निषेध अर्थ ही समझा जाता है, 
नवीन नहीं । विधिवाक्यों की अनुकूळता के लिये प्रकृतसंज्ञा सूत्र म भी नवा 
निषेधाथेळ ही लिया जायगा। 


झोक में नया शब्द से निषेध अध के समझे जाने का तो कारण है। भाप 
ग्रामो भवता गन्तव्यो नवा इस लौकिक वाक्य में ग्राम शब्द से भिन्न लिङ्ग वाळे 
व्यधिकरण नवा शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्राम पुलिङ्ग है। नवा स्त्रीरिङ्ग दै । 
इस लिये वहां निषेध अर्थ समझा जाता है। यदि आप ग्राम शब्द्‌ के समान्‌ लिङ्ग 
वाले समानाधिकरण नवा शब्द्‌ का प्रयोग करके ग्रामो भवता गन्तव्यो नवः 
ऐसा कहें तो. निर्जित ही नव शब्द से आप नया गांव जायेंगे इस प्रकार नया 





“इस अथे की प्रतीति होगी । 


हम यही नहीं जानते कि व्याकरण में कहाँ नवा शब्द का समानलिङ्ग 


निर्देश किया दे । अर्थात, कशे नहीं हुआ है।' दूसरी बात यद भी दै कि वाक्यस्य 


१. यद्यपि विभाषा सेनासुराच्छायाशाळानिशानाम्‌ इस सूत्र में सेना 
सुरादि के स्त्रीलिङ्ग होने से विभाषा झब्दोपस्थापिर नवा शब्द स्तीलिक्ष संभव हद 
तो भी भिन्न विभक्ति होने से दोनों का सामानाधिकरण्य नहीं बनता। सेना सुरादि 
में षष्ठी बहुबचन का निर्देश है। विभाषोपस्थार्दि नवा में नहीं दै । 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 











१८६ ब्याकरणमदाभाण्य 


तद्यथा यवायूर्भवता भोक्तव्या नवा । यदा यवागूशब्दो भुजिना 
सम्बध्यते भुजिरनवाराब्देन तदा प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्ययो भवति । 
यवागूर्भवता भोक्तव्या नया। नेति गस्यते। यदा लु नवाशच्दो, 
यवागूराब्देनाभिसम्बध्यते न भुजिना तदा प्रत्यश्रवाचिनः सम्प्रत्ययो 
भवति । यथा यवागूनंवा भवता भोक्तव्या । प्रत्यश्नेति गस्यत। न चेह वय 
विभाष्प्रहणेन सर्व,दीन्यभिसंवर्ध्न'मः- दिक्समासे वहुव्रीही सबौदीनि 
विभाषा भवन्तीति। किं तर्हि सईनामलंश्ञाभिसस्वष्यते दिकसमासे 
बहुबीही सर्वादीनि सर्वेनानसक्ञानि भवन्ति विभाषेति । 


विध्यनित्यत्वमनुपपन्नं प्रतिषेधसज्ञाकरणात्‌ । 


विधरनित्यत्व॑ नोपपद्यते । शुशाव शुशुवतुः शुशुबुः। शिइचाय 


शिश्वियतुः शिद्वियुः। कि कारणम्‌। प्रतिषेधसंदाकरणात्‌ । प्रतिषेध- 


स्येयं संश्चा कियते तेन विभाषाप्रदेशेषु प्रतिषेघस्यैय संप्रत्ययः स्यात्‌। 





पाब्दों का परस्पर सम्बन्ध करना बोल्ने दाळे की इच्छा पर निर्भर है । जैसे-- 
यवागूर्भवता भोक्तव्या नवा इस वाक्य में यदि यवागू शब्द का सम्बन्ध भोजन- 
क्रिया से विवक्षित दो और भोजन किया फा नवा से तो आप यवागू (खिचड़ी) 
खायेगे या नदी इस प्रकार नवा शब्द का न्थिघ अभे समझा जायगा। और यदि 
यवागू शब्द का सम्बन्ध नवा से विवक्षित हो भोजन क्रिया से न द्वो तो आप नई 
यवागू खायेंगे इस प्रकार नवा शब्द का नया अर्थ समझा जायेगा। हम यहां 
विभाषा दिक्‌ समासे० में विभाषा का सम्बन्ध सबोद के साथ करके ऐसा अर्थ नहीं 
करेंगे कि दिकूसमास बहुधीदि में सर्वनाम संझक सर्वादि विभाषा होते है । 
बल्कि विभाषा का सम्बन्ध भरति क्रिया के साथ कर के ऐसा अर्थ करेंगे कि 
दिकसमास बहुचीदि में सीदि सर्वनामसंज्ञक विभाषा होते टे । सईनामसंज्ञा होने 
के साथ विभाषा का सम्बन्ध दे। सवदि के साथ नदीं। इस लिये निषेध अथ का 
दी योध दोगा । नये का नदी । 


विभाषा संज्ञा में दिधि की अनित्यता अर्थात्‌ विकते प नहीं बनता । विकल्प 
को विभषासंशा नदी आप्त होतो । क्‍योंकि नवा यद शब्द अथवा की तरह एक 
ही निपातसंज्ञक क अब्यय दे । जिसका अथ निषेध हे । उस से पिमाषा-स्थडों में 


केवळ निषेध की प्रतीति होगी विकल्प की नहीं तो विभापा सेः में दिवधातु को 


सम्प्रसारण के विकल्प से होने वाळे शुशाव शुशुवतुः शुशुषुः। शिश्वाय सिखियतुः 
शिश्वियुः ये (दो.२.रूप्‌ नदर,बन सकेंगे |... New Delhi. Digitized by eGangotri 


ष्ठ आहिक | -३८७ 
सिद्धं तु प्रसज्यप्रातिषेधात्‌ । 


सिद्धमेतत्‌। कथम्‌। प्रसज्यप्रतिषेधात्‌। विधाय कि चिन्तवे- 
त्युच्यते तेनोभयं भविष्यति । 


विप्रतिषिद्धं तु । 
विप्रतिषिद्धं तु भवति । अत्र न विज्ञायते केनाभिप्रायेण प्रसजति । 


केन निद्रासि करोतीति । 
न वा प्रसङ्गसामर्थ्यादन्यत्र प्रतिपेधविषयात्‌। 


न वा एष दोषः। कि कारणम्‌ । 7सङ्गसामरथ्यत्‌। एसङ्गसामथ्याच्च 
चिधिर्भचिष्यति अन्यत्र प्रतिषेधविषयात्‌ । प्रतिषेधलःमर्थ्याच्च प्रतिषेधो 
भविष्यति अन्यत्र विधिविषयात्‌ । 

तदेतत्‌ क सिद्धं भवति । या अप्राते विभाषा । या हि प्रात 

पहले विधान करके फिर नवा शब्द से निषेध कदा गया है उस से विधि 
और निषेध के दोनों रूप बन जायेंगे । प्रसज्य=विधाय प्रतिषेधः निषेधः=प्रसञ्यप्रतिपेधः । 
विभाषा श्वः यहां दिवधातु यजादि है। उस में वःचस्वपि० से कित्‌ प्रत्यय परे रहते 
सस्प्रसारण का विधान है। विभाषा कहने से निषेध दो जायगा जिससे पित्‌ 
प्रत्यय परे रहते विधिका अनुमान हो. जायगा क्योंकि निषेध ग्राप्तिपूक दोता दै। 
तो विकल्प होकर दो रूप बन जायेंगे । 

इस में तो परस्पर विरोध प्रास हो जायगा । दो रूप केसे बन आयेंगे । 
क्योंकि विधि और निषेध दोनों में यद नदों मालम होगा कि किस अभिप्राय से | 
विधि हे जौर किस अभिप्राय से निषेध दै । इस ल्यि दोनों युगरत्‌ नदीं दो 
सकते । एक ही विषय में विधि और निउेध परस्पर विरुद्ध दें । 

प्रसक्ू-विधि के सामध्यै से तो दिघि हो जायगी निषेध विषय को छोड कर। 
विभाषा द्वारा निषेध किया गया है उस के सामथ्यं से निषेध हो जायगा बिधि 
विषय को छोड कर । इस प्रकार पर्याय से विधि और निषेध दोनों होकर दो रूप 
बन जायेंगे। विधि भी व्यधे न हो और निघ भी व्यै न हो इस लिये दोनों का 
पर्याय मान कर काम चल जायगा। परस्पर विद होने से दोनों का यौगप तो 
असंभव दे । 15428 

विधि और निषेध का पयोय वदी लिद्द दो सकेगा जो अप्राप्त विभाषाय)ं 
ह । भप्नातविभाषाओ में विना प्राप्ति के ही [_निषेध कहने से विधि का अनुमान 
कर लिया जायगा क्योंकि विधिपईक ही निषेध दोता दे । इस लिये वहाँ विधि, 
_ शोर ततवे गोती... गोत, दोका दो स्स अ.क, छेकिन जो प्राप्त विभषा 











३८८ ब्याकरणमदयाभाण्य 


विभाषा छतसामर्थ्यस्तत्र पूर्वेणेच विधिरिति छत्वा प्रतिपेधस्येच सम्प्रत्ययः 
स्यात्‌। ३ 
एतदपि सिद्धम्‌। कथम्‌। विभाषेति महती संज्ञा क्रियते । संज्ञा 
च नाम यतो न ळघीयः । कुत एतत्‌ । छष्वर्थं हि संज्ञाकरणम्‌ । तत्र 
महत्याः संज्ञायाः करणे पतत्‌ प्रयोजनम्‌ उभयोः संज्ञा यथा विश्ञायेत। 
नेति च येति च। तत्र या तावद्‌ अप्रात्ते विभाषा तत्र प्रतिषेध्य नास्तीति त्वा 
खेत्यनेन विकल्पो भविष्यति । या हि प्राते विभाषा तत्रोभयसझ्ुपस्थित 
` भवति नेति च वेति च । तत्र नेत्यनेन प्रतिषिद्धे वेत्यनेन विकल्पो 
भविष्यति । a 
एवमपि । 
विविप्रतिषिधयोर्युगपइ्चनानुपपत्तिः । 
विधिप्रतिषेधयोर्युगपद्वचनं नोपपद्यते । शुशाव शुशुवतुः शुद्यबुः । 
हें वहां तो पूर्व से प्राप्त का निषेध द्वी जाना जायया । कारण कि वहाँ विधि 
पूर्वे शास्त्र द्वारा कृतसामथ्ये है अर्थात्‌ विधान से उस ने निषेध की विधि कल्पना 
करन की शक्ति को नष्ट कर दिया है। सो निपेध विधि का अनुमान नहीं कराये- 
गा। उस अवस्था में विधि और निषेध का पर्याय न दोकर निषेध का ही एक 
रूप बन सकेगा, विधि. का नहीं | छ र 
यद्‌ भी सिद्ध हो जायगा । मप्राप्तबिभाषा की तरह प्राप्तविभाषाओं में भी 
दो रूप बन जायेंगे । कैसे ! विभाषा यद्द बहुत अक्षरों वाली बड़ी संज्ञा की है । 
और संज्ञा छोटी से छोटी दोनी चाहिये । क्योंकि लाघव के लिए संज्ञा की जाती है 
तो बडी संज्ञा करने का यद प्रयोजन होगा कि नवा यह निम्ेधवाची एक निपात न 
मान कर न और वा ये दो निपात माने जायेंगे. जिन का अथे निषेध और विकल्प 
होगा । उस से निषेध और विकल्प दोनों की विभाषा संज्ञा होगी केवळ निषेध 
की नहीं । ऐसा मानने पर जो अप्राप्तविभाषायें दें वहां विना प्राप्ति के ही विभाषा 
कदने से न्पिधार्थक न-भंदा का कोई प्रयोजन नहीं. दोगा तो वा-अंश से 
विकल्प दो कर दो रूप बन जायेगे। और जो प्राप्त विभाषायें हैं उन में प्राप्ति 
का निषेध आवश्यक दै इसलिये पहले न-अंश् से निषेध होकर फिर वा अंश से 
विकल्प दो जायगा तो वहां भी दो रूप बन जायेंगे । 
निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा मानने पर भी जो उभयत्र विभाषायें 
हैं अर्थात्‌ एक साथ ही - किसी अंश में प्राप्त और किसी में अप्राप्त विभाषायें हे 
वहाँ विधि और निषेध के दो रूप एक साथ नहीं सिद्ध हो सकते । क्योकि 
= ८ निषेधायक नन्द वहा आप्त अंस में निषेध कर, देगा. जिर दा, से, ,विकल्प हो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Coll 





दष्ठ बाहिक ३८९ 
शिश्वाय शिश्वियतुः शिश्वियुः । कि कारणम्‌। 
र भवतीति चेन्न प्रातेषेधः । 
भवतीति चेत्‌ प्रतिषेधो न प्राप्तोति। 
नेति चेन विधिः । 
नेति चेदू विधि ने सिध्यति। 
सिद्धं तु पूर्वस्पोत्तेण बाधितत्वात्‌ । 
ूर्वविधिसुत्तरो विधिबांधते। इतिकरणोऽ्थनिर्देशार्थं इत्युक्तम्‌। 


जायगा तो प्राप्त अंश में ही दो रूप बन सकेंगे । अप्राप्त अंश खाली रह जायगा 
वहां कुछ न होगा । और जो वहां अप्राप्त नश हे वहां न का प्रयोजन न होने से 
था से विकल्प हो जायगा तो केवल अप्राप्त अंश में ही दो रूप बन सकेंगे। 
प्राप्त अंश रह जायगा। जैसे--विभाषा सेः यद्द उभयत्र विभाषा है। लिद्‌ के 
कित अंश से तो वचिस्वपि० से शिव को ग्राप्त सम्प्रसारण है वहां भी दो रूप 
बनाने हैं । और लिद के अकित्‌ अंश में किसी से भी सम्प्रसारण प्राप्त नहीं द्दे 
बडा भी दो रूप बनाने हैं। शुशाव, शिश्वाय ये अकित्‌ लिट के रूप हैं। शुझुवतुः 
शुशुवुः, शिश्वियतुः शिश्वियुः ये कित्‌ छिद्‌ के रूप हैं। दोनों में एक साथ दो २ 
रूप नही बन सकेंगे । क्योंकि विभाषा शब्द की वा भवति “विकल्प से होता दै! 
इस प्रकार यदि विधिसुख से प्रशृत्ति माने तो प्राप्त अंश में निषेध नदीं सिद्ध होता । 
और यदि वा न भवति “विकल्प से नहीं होता है? इस प्रकार निषेधसुख से प्रबृत्ति 
मानें तो अप्राप्त अंश में विधि नहीं सिद्ध होती । 


उभयत्र विभाषाओं में भी दोनों अंशों में दो २ रूप सिद्ध द्दो जायेंगे । 
क्योंकि सूत्र में पठित न यह पूवैविधि वा इस उत्तरविधि से बाधित दो जायगी 
तो पहले प्राप्त अप्राप्त सभी अंशों में न की प्रवृत्ति हो कर निषेध दो जायगा । 
निषेध द्वारा ग्राप्त अप्राप्त सब केश समान कर दिये जायेंगे । फिर वा से सभी 
प्राप्त अप्राप्त अंशों में विकल्प हो जायगा। इस प्रकार उभयत्र विभाषाओं में भी 
दो रूप बन जायेंगे । न वेति में न इति और वा इति इस प्रकार न वा शब्दों से 
इति लगाना दोनों के निषेध भौर विकल्प अर्थ के निर्देश के लिये दै यद अभी 
कद चुके दे ' । 


क जा 00002 न 
३. न और वा की सूत्र पठित कम से ही प्रवृत्ति होगी । यदि पहले वा की 
प्रवृत्ति कर के फिर न की प्रवृत्ति करें तो वा की प्रइृत्ति व्यय हो जायगी। इस लिये 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१९० ` व्याफरणमद्दाभाष्य 
साध्वचुशासनेऽस्मिन्‌ शास्त्रे यस्य विभाषा तस्य साधुत्वम्‌ । 


साध्वनुशासनेऽस्मिन्‌ शास्त्रे यस्य विभाषा क्रियते स विभाषा 
साधु: स्यात्‌ । समासइचैव हि विभाषा क्रियते तेन समासस्वैव विभाषा 
साधुत्वं स्यात्‌ । 

साधुशब्दों के अनुशासन रूप इस व्याकरण शास्त्र में जिस को विभाषा 
कदा है उस का साधुत्व भी विभाषित एव वैकल्पिक होना चादिये। अर्थात्‌ कार्य 
के विकल्प के साथ उस के साधुर में भी विकल्प दोना चाहिये । बह एक पक्ष में 
साधु दो और दूसरे पक्ष में असाधु रदे । विभाषा इस सूत्र से समास प्रकरण को - 


- विभाषा कहा गया दै । समास विकल्प से होता हे इसलिये समास में ही साधुत्व 
MES SORA अब कक 


कहने से विधि हो कर दो रूप बन जायेंगे।. किन्तु विभाषा इवेः इत्यादि उभयत्र 
विभाषाओं में इस सूत्र के विना काम नहीं चळ सकता । वहां विकल्प स होता है 
इस प्रकार यदि विधिमुख से प्रत्रात्त मानें तो जहां पहले से सम्प्रसारण. प्राप्त नहीं है 
ऐसे अकित्‌ जो तिम्‌ सिप्‌ मिप्‌ हैं वहीं दो रूप बन सकेंगे । झुशाव शिइवाय ।. शुशविथ 
'शिश्वयिथ । क्योंकि वहां निषेध तो पहले से सिद्ध है ही, पक्ष में विभाषा कहने 
से विधि हो जायगी । कित्‌ जो अतुस्‌ आदि है_उन में वचिस्वपि० से नित्य ही 
सम्भ॑सारण प्राप्त रहेगा । और यदि विकल्प से नहीं होता है इस प्रकार निषेधमुख से प्रश्‍त्ति 
मानें तो कित्‌ अतुस्‌ आदि में प्राप्त सम्प्रसारण का पक्ष में निषेध हो कर वही झुञुवतुः 
शछबुः। शिश्वियतुः, शिडिवयुः आदि दो रूप बन सकेंगे । भकित. तिप्‌ आदि में 
नहीं वन सकेंगे । इस सूत्र के बना देने पर पहले कित्‌ अकित्‌ दोनों जगह निषेध की 
प्रवृत्ति होगी । फिर दोनों जगह विकल्प की अदत्ति हो कर सर्व कर स्वेन-दो २ रूप बन जायेंगे। 

“यदि तो विभाषा श्वेः इत्यादि उभयत्र विभाषाओं में भी विधिमुख एवं निषेधमुख दोनों 
्रदृत्तियां लक्ष्यभेद से एक साथ इष्ट मानें_त॒ब_तो--इस-सू्ज के विना भी उभयत्र 
विभाषाओं में दो २ रूप सिद्ध हो जाने सें यह सूत्र व्यर्थ हे। यह बात आगे अशिष्यो 
था विदितत्वात्‌ इस वार्तिकद्वारा स्वयं कहेंगे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri - 


न 
CR 


षष्ट आहिक ३९१ 
अस्तु यः साघुः स प्रयोक्ष्यते असाधुन प्रयोक्ष्यते । 


> ~ 
| न चेव हि कदाचिद्‌ व्याकरणे राजपुरुष इत्येतस्यामवस्थायाम- 
. साधुत्वमिष्यते । अपि च-- 


द्वेघाउप्रतिपात्तिः । 
द्वेधे शब्दानामप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । इच्छामइच पुनार्वेभाषाप्रदेशेषु 
दधे शब्दानां प्रतिपत्तिः स्यादिति। तच्च ,न सिध्यति। यस्य पुनः 
कार्याः शाब्दाः । विभाषासों समासं निर्वर्तयति । 
यस्यापि नित्याः शब्दास्तस्याप्येष दोपो न भवति। कथम्‌। न 
विभाषाग्रहणेन साधुत्वमभिसम्बध्यते। (कि तहिँ। समाससंशामिसस्बध्यत। 
समास इत्येपा संक्षा विभाषा भवतीति। तद्यथा मध्यः पशुर्विभाषितः। 


` का विकल्प भी प्राप्त है । 
अच्छा, जो साधु शब्द दोगा उस का प्रयोग करेंगे । असाधु का नहीं करेंगे । 


किन्तु राजपुरुषः यइ समस्त पद्‌ तो सबैया। साधु दै । इसमें असाधुत्व की 
संभावना ही इष्ट नदीं दै। यहाँ तो विभाषा का सम्बन्ध साधुत्व के साथ होने से इस 
में भी पक्ष में असाधुत्व प्राप्त द्दोता दै। इस के अतिरिक्त दूसरा दोष यह है कि 
विभाषा कहने से शब्दों के जो दो. रूप इष्ट दै वे नहीं सिद्ध होते । क्योंकि विभाषा- 
का सम्बन्ध तो साधुत्व के साथ हो गया। काये के साथ न रहा तो दो रूप केसे 
बनेंगे । इस चाहते हैं कि शब्दों के दो रूप बने । वे विभाषा कहन पर भी नहीं 
बन पाते । जो तो शब्दों को काये अर्थात कृति -निष्स्न एवं अनित्य मानता है 
उसके मत में तो विभाषा का सम्बन्ध विधीयमान कार्य के साथ होने से शब्दों 
के दो रूप बन जायेंगे। वह समास का विकल्‍प से विधान करता है न कि उसके 
साधुत्व का। नित्यशब्द्यादी के मत में समास के नित्य सिद्ध होने से उसका 
अन्त्राख्यानमात्र किया जाता दै । नया विधान नहीं!। 

जिसके मत में शब्द नित्य देँ उसमें भी यद दोष नहीं आता क्योंकि वह 
विनाया का सम्बन्ध साधुत्व के साथ न कर के! समाससंज्ञा के साथ ही करेगा । 
साधुत्व पुरुषक्तत नदीं दै। समाससंज्ञा के पुरुषक्षत होने. से उसी के साथ विभाषा 
का सम्बन्ध होगा तो नित्यशब्दवादो के मत ग शब्दों के दो रूप बन जायेंगे । 
जैसे--मेध्यः ५शुविमांषतः । मेष्योञ्नडवान्‌ विभावितः इस शास्त्रबचन में विभाषा 
का सम्बन्ध आडम्भन क्रिया के साथ है । इसको अथे है-यज्ञिय पशु विभाषित है। 
यज्ञिय बेळ विभावित दै । अर्थात्‌ यज्िय बैळ या अन्य पञ्ु का आकस्भन 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri ® 


क 











३९२ घ्याकरणभहा माज्य 


मेध्योऽनड्वान्‌ विभाषित इति। चैतद्‌ विचार्यते अनड्वान्‌ नानड्चान्‌ 
इति । कि तर्हि । आळब्धव्यो नालब्धव्य इति । 


कार्येषु युगपैदन्वाचेययौगपद्यम्‌ | 


कार्येषु शब्देषु युगपद्न्वाचयेन च यदुच्यते तस्य युगपद्वचनता 
पाप्नोति । “तव्यत्तव्यानीयरः । 'ढक्‌ च मण्ड्रकादि'ति । यस्य पुनर्नित्याः 
शब्दाः प्रयुक्तानामसौ साधुत्वमन्वाचट्टे । 


ननु च यस्यापि कार्यास्तस्याप्येष न दोषः। कथम्‌ । प्रत्ययः 
_ चैकस्या 
परो भवतीत्युच्यते। न : प्रकृतेरनेकस्य प्रत्ययस्य युगपत्परत्वेन 
संभवोस्ति। र 
नापि बूमः प्रत्ययमाळा प्राप्नोतीति। रिं तहि । कर्तव्यमिति 


विकल्पित दै । उसका आलम्भन किया भी जा सकता है, नहीं भी । यहां विभाषा 
शब्द से उस पशु के अनड्वान्‌ होने या न होने का विकल्प नहीं है। यह नहीं 
विचार किया जाता कि वद्द अनड्वान्‌ दै या नहीं हे । अपितु वह आळम्भन 
योग्य है या नहीं इसका विचार होता दै । 


इसके अतिरिक्त अनित्य शब्दवाद में यद्द दोष है कि जो कार्य एक साथ 
या अन्वाचयरूप चकार के योग से कद्दे गये हैं चे एक साथ प्राप्त होते हैं। 
तव्यत्तव्यानीयरः यदाँ तब्यत्‌ तच्य अनीयर्‌ ये तीनों प्रत्यय एक साथ उच्चारित हैं इस 
लिये धातु से एक साथ ही उत्पन्न ददोने चादियें। अलग २ नहीं। ठक्‌ च 
मण्डूकात्‌ यदं चकार से अण्‌ प्रत्यय अन्वाचयरिष्ट दै वे दोनों एक साथ ही मण्डूक 
शब्द से उत्पन्न होने चाहिये । अळग २ नहीं । नित्यशब्दबादी तो अलग २ अयुक्त 
तव्यदादि के साधुत्व मात्र का अन्वाख्यान करता हे उस के मत में नये शब्द 
उत्पन्न नहीं किये जाते इस लिये वहां यह दोष नहीं आता । 

अनित्यशब्द्वादी के मत में भी यद्द दोष नहीं दै। क्योंकि प्रत्ययः परश्च 
के वचन से प्रत्यय, धातु या प्रातिपदिक से परे होता है। एक प्रकृति से प्रे एक 
साथ अनेक प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकते। इस लिये एक २ ही होगा। ' 

हम यद कब कहते हैं कि प्रकृति से परे तब्यदादि सब प्रत्ययों की एक 
साथ माझा ग्राप्त होती दै । अपितु यहद कहते हैं कि एक शब्द के साथ ही दूसरे 


१. युगपदू-युगपद्धाव । | 
२. अम्वाचयरसमुच्चय, जिसका चकार से अथबा स्वरितत्व से विधान दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
व 


षष्ठ जादिक १९४ 


प्रयोक्तव्ये युगपद्‌ द्वितीयस्य तृतीयस्य च प्रयोगाः प्राप्नोतीति । 


नेष दोषः। अर्थगत्यर्थः शब्द्प्रयोगः । अर्थ संप्रत्याययिष्यामीति 
शाब्दः प्रयुज्यते । तत्रैकेनोक्तत्वात्‌ तस्यार्थस्य द्वितीयस्य तृतीयस्य च 
प्रयोगेण न भवितव्यम्‌ । उक्तार्थानामंप्रयोग इति । 


आचार्यदेशशीलनेन च तद्विषयता । 


आचार्यदेशशीलनेन च यदुच्यते तस्य तद्विषयता प्राप्नोति । “इको 
हस्वोऽङ्यो गाळवस्य। पाचामबुद्धात्‌ फिन्‌ वहुलमिति। गालवा 
पव हस्मान्‌ पयुञजोरन्‌। प्राक्षु चेव हि फिन स्यात्‌ । तद्यथा जमद्ग्निची 


पतत्पःचममवदानमवा्यत्‌। तस्मान्नाजामद्ग्न्यः पञ्चावत्तं जुहोति। अ 


यस्य पुनर्नित्याः शाब्दाः गाळवग्रहणं तस्य पूजार्थम्‌। देशग्रहणं च 
कीर्त्यर्थम्‌ । । 


तीसरे शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। कर्तव्यम्‌ के प्रयोग के साथ ही करणीयम्‌ 
का प्रयोग भी प्राप्त होता है । 


यह कोई दोष नदा । अर्थ को समझाने के लिये शब्द का प्रयोग होता दै। 
झैं शब्द बोळ कर इस अथं को समझाऊंगा इस लिये शब्द बोला जाता दै । उसमें 
एक शब्द से उस अथ की प्रतीति हो जाने पर फिर उसी अर्थ वाळे दूसरे तीसरे 
शब्द का अयोग नहीं होगा । उक्ताथीनामप्रयोगः यद्द न्याय प्रसिद्ध है। इस का 
अथे है--गताथे हुए शब्द का प्रयोग नदी होता । जिस ( करणीय ) शब्द का अथे 
( कतेव्य ) शब्द द्वारा एक बार कदा जा चुका वह शब्द नदी बोला जाता । 


अनित्यशब्दवाद में यह भी दोष है कि किसी आचार्य या देश का नाम ले 
कर जो कार्य कहें हैँ उनके प्रयोग का विषय वह आचार्य या देश ही होना 


. चादिये, सब नहीं । वे कार्य उसी आचारं या देश द्वारा प्रयुक्त होने चाहिये । ` 


इको हस्वो5ड्यो गालवस्य में गाळव आचार्य के नाम से हस्व कद्दा है तो गालव 
आचायै ही हस्व का अयोग करे । प्राचामइद्धात्‌ फिन बहुलम्‌ में प्रागुदेश वासियों 
के नाम से फिन्‌ कदा है तो प्रागदेशवासी ही फिन का प्रयोग करें । । सब नहीं । 
जेस--जमर्दागंनवी एतत्पश्चममवदानमवाद्यत्‌० यह किसी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन हे । 
इसका अर्थ दै--क्योंकि जमदग्नि ऋषि ने इस पुरोडाशं का पांचवा अवदान 
किं वा खण्ड किया था इस लिये जमदग्निसगेत्र ही पांच खण्ड वाले पुरो डार 
की आहुति देवें। दूसरा अजामदग्न्य जमदरिनगोत्रीय से भिन्न नहीं । पश्चावत्तम्‌= 
पांच खण्ड वाळा पुरोडाश | यहां पञ्चावत्त पुरोडाश फी दवि केवळ जमदग्नि- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





2 शकय in ०० «८5४४५ is Kt ii it i il nthe ti ih 22223 





३९४ ज्याकरणसद्दासाब्य 


नजु च॒ यस्यापि कार्याः शब्दास्तस्यापि गाळघग्नहणं पूजाथ 
स्यात्‌ । देशग्रहणं च कीर्त्यथस । | 
तत्कीर्तने च द्वेधा5प्रतिपात्तिः । 
` तत्कीतेने च द्वेधे शब्दानामप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । इच्छामश्च पुन- 
~ ७७, रे ० ७, ~ १०८ टू 
राचारयग्रहणेषु देशग्रहणेषु च द्ध शब्दानां प्रतिपत्तिः स्यादिति। तञ्च 
न सिध्यति | 
अशिष्या वा विदितत्वात्‌ । 


अशिष्यो वा पुनरयं योगः | कि कारणम्‌ । विदितत्वात्‌ । यदनेन 
योगन शार्थ्यते तस्यार्थस्य विद्तित्वात्‌। येपि ह्येतां संज्ञां नारभन्ते 











गोत्रोत्पल्न व्यक्ति का ही विषय है। अन्य का नहीं। नित्यरव्दवाद सं तो 
इ दोष नदी आता । उसके मत में गारूव का ग्रहण पूजा के लिय हे ओर प्राण 
देश का ग्रहण उस देश की चिरस्थायी कीर्ति के लिये है । 
अतित्यशब्दवाद्‌ में भी यह दोष नहीं अःता । उसके सत में भी गाछय 
अदण पूजा के छिये नौर प्राकू अहण उस देश की कीर्ति के छिय हो सकता 
है। अनित्यसंब्दबादी इको हस्वो० का ऐसा अथे कर सकता है कि जिस 
प्रकार गाळव आचाये ने इकू को हस्द किया दै वैसे तुम भी करो । 


> 


यद ठोक हे कि अनित्यराव्दबादी के मत सै. गालव ग्रहण पूजा के 
लिये और माळू ग्रहण देश की कीर्ति के लिये रहे, किन्तु इकू को हस्व तो 
गांव के मत में ही विहित दोगा । फिन्‌ भी प्राकू देश में ही विहित होगा तो 
शब्द के दो एप तो सिद्ध न हुए। इम चाहते हैँ क्रि आचार्य और देश 
वाले काये में भी शब्दों के दो रूप हों। यड बाव्र अनित्य शब्दवाद सें सिद्ध नहीं 
होती इस छिस यह पक्ष अयुक्त है। नित्यःव्दराद में तो हस्व ओर दोघे 
वाळे दो रूप पदछ से ही विद्यमान दें। उनका नया विधान नहीं करना है आतः 
यावप्रहण केवळ हस्व की स्थति द्वारा पूजार्थे दै । इस हिथे शांब्दों को नित्य 
मानना ही 'युक्तियुक्द एवं निदांष दे । | 

विचारपूदैक देखने पर नवेति विभाषा यह सूत्र भी अशिप्य है! 
अनुशासन की अपेक्षा नदा. रखता । इसकी आवश्यकता नहीँ। क्योंकि जो 
इसका शर्थ है, जो इस सूत्र के बनाने से हम चाएते हैं वह लोकशास्त्र- 
ब्रिदिव है । लोक तथा शास्त्र व्यवदार से ही सिद्ध है। जो छोग इस 
विभास दाग उले, गहं ऽसाचेतमेी, विभाषा. शब्द<कहुनःपरय्यस काये को 


पृष्ठ आहिक ३९५ 


तेपि विभशेत्युक्तेऽनित्यत्वमवगच्छन्ति। याज्ञिकाः खल्वपि संश्षामना- 


रभमाणा चिभ।पेत्युक्तेऽ नित्यत्वमवगच्छन्ति। तद्यथा मेध्यः पशुर्विभापितो . 


मेध्योऽनड्वान्‌ विभाषित इति। आलब्धव्यो नालब्धव्य इति गम्यते । 
आचार्यः खल्वपि संश्ञामारभमाणो भूिष्ठमन्येरापि शब्दरेतमर्थ 
रंप्रत्याययति । बडुळमन्यतरस्याम्‌ उभयथा वा पकेषामिति । 
अप्राप्त त्रिसेशया; । 

इत उत्तरं या विभाषा अनुक्कमिष्यामः अप्राप्ते ता द्रष्टव्याः । 

चिसंशयास्तु भवन्ति । प्राप्त अप्राप्ते उसयत्र वेति। 
हून्द्रे च विभाषा जसि । 
प्राप्ते अमाप्ते उभयञ्र चेति सन्देहः । 
कथे च प्राप्ते कथं चाप्राप्ते कर्थं चोभयत्रेति । F 





अनित्यता समझ लेते हें । याजक लोग भी इस संज्ञा को न जानते हुए ही 
भाषा शब्द से कायै की अनित्यता जान हेते हैं। जैसे मेध्यः पशुर्विभाषितः 
हस बचन में विभाषा शब्द से आलस्भत करिया का विकल्प समझ लिया जाता 
हे । रये आसा पाणिनि संगमात भी इस विभाषा संज्ञा को बनात हु९ द्द 
शा इसी बिकल्प अथै को समझा रहे हे । जैसे सूत्रों में आने 
बाळे हलम्‌ । अन्यतरस्याम्‌ । उभयथा । वा। एकेपाम्‌। इत्यादि शब्द विभाषा 
के ही पीच हें । जब उन शब्दों से विना केद भी विकल्प भथ का बोघ हो जाता 
है तो विभाषा से सी हो आयगा। इस लिये इस सूत्र की कोई आवश्यकता 
मही दै । 
इसझे आगि जो विभाषा करेंगे वे अप्राप्त विभाषा समझनी चाहिये। किन्तु 
चे प्राप्त अप्राप्त तथा उभयत्र अर्थात, प्राप्ताप्राप्त इन तीन संश्यों वाली तो 
होंगी । उनमें प्राप्त अप्राप्त तथा प्राप्ताप्राप्त का संदेद तो अयश्य होगा । 





इन्हें च विभापा जसि इस सर्वनामसंज्ञा के प्रकरण में पठित प्रथमचरमतया- 
त्पार्थैकतपयनेमाइच के तय हण की विभाषा में सन्देद है क्क यह विभाषा प्राप्त 
है या भप्राप्त है या उभयन्न है । 


प्रथमचरमतयात्यार्ध० सूत्र की तय ग्रहण वाडी दिभाषा सै कैसे सम्देद दै ! 


ct ०अः सु स्सा »जहूबी ‘New Delhi. Digitized by eGangotri 





३९६ 


्याकूरणसहा भाव्य 
उभयरशषब्द्‌ः सर्वादिषु पठ्यते। तयपइचायजादेशाः क्रियते । तेन वा ' 
आप्त, अन्यच वा-ऽप्राप्त, उभयन् चेति । 


अप्राप्ते । अयच्‌ प्रत्ययान्तरम्‌ रूम सम =, लन वेर: 
यादि प्रत्ययान्तरम्‌ । उभयी इति ईकारो न पाप्नोति। 


` मा भूदेवम्‌ । मात्रच्‌ इत्येवं भविष्यति । कथम्‌ । मात्रजिति नेदं 
अत्ययग्रहणम्‌। किं तर्हि ्रत्याह्र्रहणम्‌ । कव संनिविष्टानां प्रत्याहार; । 


ह: उभय शब्द सर्वादिगण में पढ़ा दै । बह तयप्‌ प्रत्ययान्त दै । उभादुदात्तो 
| नित्यम्‌ से तयप्‌ को अयच्‌ आदेश होने पर भी स्थानिवद्धाव से तय प्रत्ययान्त 
| ही है। प्रथमचरम० के तयग्रहण में यदि सर्वादि की अजुबृत्ति कर के सर्वादिगण 
| बाले तयप्रत्ययान्त उभय शब्द की जस्‌ में विभाषा मानी जावे तब दो प्राप्त 
विभाषा है । क्योंकि सर्वारीनि सर्वनामानि से उभय शब्द की सबैत्र नित्य- 
सर्वनामसंज्ञा प्राप्त थी उसका जस्‌ में विकल्प कहेन से प्राप्त विभाषा बन 
जातो दै। यदि प्रथमचरम० में सीदि को अजुबृत्ति न करके सर्वादि असर्वादि 
सभी तय प्रत्ययान्तों की जस्‌ में सर्वनामसंज्ञा का विकल्प मानें और सर्वादिगण- 
पठित तयप्रत्ययान्त उभय शब्द में. पूर्वेविप्रतिषिष से प्रथम चरम» को बाधकर 
सवोदीनि . सवेनामानि से नित्य सर्वनामसंजा इष्ट समझी जावे तो प्रथमचरम० 
की उभय से भिन्न द्वितय त्रितय आदि सर्वीदिपाठरद्वित तय प्रत्ययान्दो में द्दी 
प्रदत्ति होने से अप्राप्त विभाषा दै। यदि परविप्रतिपेध से सर्वदीनि० को बाघ 
कर प्रथमचरम० की प्रवृत्ति मानें तो उभय में प्राप्त और द्वितव त्रितय आदि 
में अप्राप्त होने से उभयत्र विभाषा दै । कवन रिण ड्रिलयर्दी कान. 


प्रथमचरम० वाढी विभाषा अप्राप्त विभाषा है । क्योंकि उभय में अयच को ` 
एथक्‌ प्रत्यय मानेगे । तयप्‌ के स्थान में होने वाळा आदेश नहीं सानेंगे । इस ढिये 
उभय में तयप्‌ न होने से प्रथमचरम० यद्द विकल्प प्राप्त ही नहीं । वहां द्वितय त्रितय 
आदि सर्वोदिपाठ रदित तयप्रत्ययान्त ही गृहीत होंगे तो वद्द अप्राप्त विभाषा 
सिद्ध हो जाती दै । >! । - 


यदि अयच्‌ को प्रथक्‌ प्रत्यय मानेंगे तो उभयी में तयप्‌ न होने से 
टिड्ढाणन्‌० से ङीपू प्राप्त नदीं द्दोता ? तयप्‌ के स्थान में आदेश मानने से तो 
तयपू अहण से डीप्‌ हो सकता था । 


तयप्‌ अद्दण से उभयी में ङीप्‌ मत दो, मात्रच्‌ ग्रहण से दो जायगा । 
| कैसे ! मात्रच यह प्रत्यय नहीं माना जायगा बल्कि प्रत्याद्वार समझा जायगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





SIR SPSS TY PO FN 









' षष्ठ लाहिक ३९७ 


मात्रशब्दात्‌ प्रभुत्या अयचइचकारात्‌ । 
यदि प्रत्याहारग्रहणम्‌ । कति तिष्ठन्ति अत्रापि प्राप्नोति । 
अत इति वतते । 


- एवमपि तैळमात्रा घृतमात्रा अत्रापि प्रापनोति । 
सहशस्याप्यसेनिविष्टस्य न भविष्यति प्रत्याहारेण ग्रहणम्‌ । ` 
| ऊणोतिर्विभाषा । 
प्राप्ति अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राते कथं चाप्राते कर्थं चोभयत्र ? 


अलेयोगार्लिट्‌ किदि'ति वा नित्ये प्रात्ते। अन्यत्र वा अप्राप्ते 
उभयचर वेति । 





कहाँ से कहाँ तक प्रत्याहार है? प्रमाणे द्वयसजदघ्नजमात्रचः मात्र शब्द से 


लेकर द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्‌ .वा सें अयच्‌ के चकार तक बना हुआ सात्रच 
प्रत्यादार होगा । उसमें अयच के आ जाने से उभयी में डीप हो जायगा । 


यदि मात्रच्‌ को प्रत्यय न मान करः प्रत्याहार मानेंगे तो कति तिष्टन्ति 
यह! कति शब्द सें किमः संस्यापरिमाणे डति च से विद्वित डति प्रत्यय के भी मात्र 
.प्रत्ययाहार में आ जाने से ङीप प्राप्त होगा। _ 
टिड्डाणन्‌० सूत्र में अजाद्यतष्टाप्‌ से अकारान्त दी अनुवृत्ति आती है। वह 
अझ्ञारान्त मात्रै से ङोप्‌ करेगा । कति में डति के अकारन्त न होने से डीप्‌ न 
द्वोगा । 
फिर भी तैलमात्रा घृतमात्रा यहां त्रन्‌ प्रत्ययान्त मात्र शब्द से ङीप्‌ प्रा 
होता है । यह अकारान्त है इस लिये टापू को बाध कर डीप्‌ होना चाहिये । 
तैलमात्रा घृतमात्रा में यद्यपि मात्र शब्द मात्रच प्रत्यय के सहश है तो भी 
प्रत्यादार में न आने से मात्रच्‌ में इसका अहण नदीं द्दोगा। इस ढिये डीप्‌ न हो 
कर टाप्‌ ही दोगा । 
विभाषोणों सूत्र में प्राप्त अप्राप्त अभयत्र का सन्दे दै । 
केसे सन्देद दै । ट 
विभाषोर्णोः यह सूत्र इडादि प्रत्यय को क्ति करता है। उस से आगे आने 
वाढा असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ सूत्र पित्‌ भिन्न छिट्‌ को कित्‌ करता है। यदि हत्‌ कित्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectton, New Delhi. Digitized by eGangotri 














३९४ न्याकरणसहाभाष्य 
अप्राप्ते । अन्यद्धि कित्वमन्यद्धि ङित्त्वम्‌ । 
एकं चेन्‌ ङित्‌ कितौ । 
- यचेकं कित्‌ कितौ ततः संदेहः । अथ हि नाना, नास्ति सन्देहः । 


यद्यपि नाना, एवमपि सन्देहः । प्रौणुंचीति । 'सावधातुकमपिदि'ति 
वा नित्ये प्राप्त अन्यत्र वा अप्राप्ते, उभय चेति । 
अप्रत्त । 





को कार्य की दृष्टि से एक मान छे और असंयोगा० सूत्र में विभाषोर्णोः को अजुद्दत्ति 
कर के असंयोगान्त उणु से परे पित्‌ भिन्न इडादि लिट्‌ प्रत्यय के नित्य प्राप्त कित्त्व 
का विकल्प माने तो ग्रास विभाषा है । असंयोगाल्लिट्‌० में ऊशु को अजुबृत्ति न 
कर के सभी असंयोगान्त धातुओं से परे लिट के कित्‌ की प्रवृत्ति मानें और परवि- . 
प्रतिषेध से विभाषोर्णोः को बाध कर इडादि छिद्‌ अंश में असंयोगा० की प्रबृत्ति इष्ट 
समझे तो अप्रा विभाषा है। पूर्वविप्रतिषेध से असंयोगा० को बाध कर ऊणु में 
विभाषोर्णोः की प्रबृत्ति मानें तो इडादि लिट्‌ अंश में प्राप्त और खिट्‌ से भिन्न. अन्य 
इडादि में अप्राप्त होने से उभयत्र विभाषा है । 

विभाषोर्णोः यद्व अप्राप्त विभाषा है । क्योंकि कित्‌ अर ङित्‌ एक नदी हे । 
कित्‌ और है । ङित्‌ और दै । कित्‌ का कार्य ङित्‌ से भिन्न दै । 

उणु में इडादि प्रत्यय परे रहते कित. ङित्‌ के कार्य का भेद न होने से यदि 
ङित्‌ कित्‌ को एक मान लें तो केसा हो । 


ङित्‌ कित्‌ को कार्य की दृष्टि से एक मानने पर विभाषोर्णों: इस विभाषा में 
सन्देइ अवइ्य दै । भिन्न मानन पर तो कोई सन्देइ नदीं। तब तो यद निड्चित ही 
अप्राप्त विभाषा दे । | 

ङित्‌ कित्‌ को भिन्न मानने पर भी सन्दे दै । जैसे प्रौणुवि । (प्र ऊ्ु-छङ्‌ इट्‌) 
यहां प्रपूरक ऊणु घातु से ल्‌ में उत्तम पुरुष का एकवचन इट्‌ प्रत्यय है। वह 
सावधातुकमपित से ङित्‌ दवै। उस से नित्य प्राप्त छित्त का यदि विभाषोणोः से 
विकल्प माने तो प्राप्तविभाषा है । यदि विभाषोणोंः मे इट्‌ प्रत्यय न ले कर इडागम 
छेवे उस को किसी से भीन प्रास ङित्त्व का विकल्प मानें तो अप्राप्तविभाषा दै । 
मर यदि इद्‌ शब्द से इडागम तथा इट्‌ प्रत्यय दोनों समान रूप से गृहीत द्वों तो 
इट्‌ प्रत्यय में प्रात और इडागम में अम्रास डित्व का विकल्प होने से उभयत्र विभाषा 
ह्दै। ! 2 

कोई सन्देद नहीं । विभाषोर्णाः यद प्राप्त विभाषा ही है । इस में इट्‌ शब्द 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४००३०३... 


षष्ठ माह्विक ३९५ 


विमाषोपयमने । प्राप्ते अग्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 

कथं च पराप्ते, कथं चाप्राप्ते, कथं चोभयत्र ? 

गन्धन इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 
अप्राप्ते । गन्धने इति निवृत्तम्‌ । 

अजुपसगोद्दा । प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 

कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 


बृत्तिसर्गतायनेषु ऋम' इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । 
उभयत्र वेत। 





से इडागम का अहण दै । इद्‌ प्रत्यय का नहीं । इडागम में किसी स आओ हित्त्व प्राप्त 
नरी है उसे विकल्प से डित्व विधान करने वाली यद्व विभाषा निदिचित अप्राप्त 
विभाषा है । 

विभाप्रोपयमते में प्राप्त अग्राप्त उभयत्र का सन्देइ दै । 


केल सन्देइ दै ? 
झै लेवें तब तो प्राप्त विभाषा है। यदि गन्धन अगन्धन सभी प्रकार के उपयमन 
अर्थ में विकल्प है ओर गन्धन में पूर्वविप्रतिषथ से विभाषोपयमने को बाध कर 
यमो गन्धने की ही प्रवृत्ति इष्ट है तो अग्राप्तविभाषा दै । यदि परविप्रतिषेध से 
यमो गन्धने को बाध का विभाषोप० की प्रइच्ति दृष्टदे तो गन्धन में प्राप्त अगन्धन 
झं अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 

विभापोपयमंन यह अप्राप्त विभाषा है । इस में पूर्वेसूत्र से गन्धन की 
अनुदत्ति नहीं आती । केवळ उपयमन अर्थ में अग्राप्त विकल्प है । 

अनुपसर्याद्वा में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह हे । 

कसे सन्दद हे? 

यदि अनुपसगोद्वा में ३त्तिसर्गतायनेधु क्रमः इस पूर्व सूत्र से वृत्ति आदि भो 
की अनुत्रृत्ति कर के वृत्ति आदि में प्राप्त विकल्प दै तो प्राप्त विभाषा दै । यदि वृत्ति 
आदि अर्थ होने या न होने पर विकल्प है और बृत्ति आदि अर्थौ में पूवविप्रतिबध से 
अनुपसर्गाद्वा को बाधकर रत्तिसर्गतायनेषु की ही प्रहर इष्ट दै तो अप्राप्तविभाषा है । 
परविप्रतिषध से वृत्तिसर्गता० को बाध कर अनुपसर्गाद्वा की प्रवृत्ति इष्ट है तो बृत्ति 
आदि में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





4439-99 0 SS CS TH अ. 2225 SP 


४०० ष्याइरणमदांभाश्य 
अप्राप्ते । चृत्त्यादिष्विति निद्॒त्तम_ । 
विभाषा वृक्षमृगादीनाम्‌ | 
प्राप्त अगप्ते उभयत्र वेति सन्देह: । 
कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 


“जातिरप्राणिनाम्‌ इति वा नित्ये प्राप्ते। अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभ- 
यत्र वेति। 


अप्राप्ते । जातिरप्राणिनाम्‌ इति निवृत्तम्‌ । 
उषविदजागृम्योऽन्यतरस्याम्‌ । 
` प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 


कथं च प्राप्त । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
प्रत्ययान्तादिति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । अभय वेति। . 

















अनुपसगांद्रा यह अप्राप्त विभाषा दै । इस में वृत्ति आदि अर्थो की जज॒बृत्ति 
नहीं आती । 

विभाषा बृक्षटगतुणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यरववडवपूवोपराधरोत्तराणाम्‌ में प्राप्ल 
भग्राप्त उभयत्र का सन्देद है । 

केस सन्देह दै ? 

, यदि विभाषा बृक्षमृगः म जातिरप्राणिनाम्‌ से ग्राणिभिन्न जाति की अजुबृत्ति 
करके प्राणि भिन्न जाति वाची वृक्ष झगादि में प्रा विकल्प दै तो प्रास विभाषा 
है। यदि प्राणि भिन्न जाति वाची होने या न होने पर विकल्प दै और प्राणिभिन्न 
जाति अथै में पूवेवि तिषेध से विभाषा बृक्षएग० को बाध कर जातिरप्रा.णनाम्‌ की 

'परबत्ति इष्ट दे तो अप्रा्त विभाषा है। यदि परविप्रतिषेध से जातिरप्रा णनाम्‌ को 
बाध कर विभाषा ब्रक्षमूग० की प्रवृत्ति दृष्ट दै तो ग्राणिभिन्न जाति सें प्राप्त अन्यत्र 
अग्रास विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 

विभाषा द्रक्षसग० यह अप्राप्त विभाषा दे । इस में प्राणिसिन्न जाति अर्थ 

की अनुवृत्ति नहीं आती । gs 
उषविदजाणभ्योऽन्यतरस्याम्‌ मै प्रास अमा उभयत्र का सन्देह दै । - 
केसे सन्देद दै । 


यदि कास्मत्ययादाममन्त्रे लिटि से प्रत्ययान्त की णिच सनू 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. की अनुबुत्ति त्ति करके ° सनू 


षड जाहिक ४०१ 
अप्राप्ते । प्रत्ययान्ता धात्वन्तराणि । 


दीपादीनां विभाषा । 

प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 

कथं च प्राप्ते। कथं चाग्राप्ते। कथं चोभयत्र । 

क्षावकर्मणोरिति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वाऽप्राप्त। उभयत्र 
वेति । 

` अप्राप्ते । कर्तरीति हि वर्तते । 

आदि प्रत्ययान्त उष्‌ आदि घातुओं से प्राप्त आम्‌ का विकल्प दे तो प्राप्त विभाषा 
हे । यदि प्रत्ययान्त अप्रत्ययान्त दोनों से आम्‌ का विकल्प है और प्रत्ययान्त से 
पूर्वविप्रतिषेध से उषबिद्‌० को बाध कर कास्प्रत्ययादा० की प्रबृत्ति इष्ट है तो अप्राप्त 
विभाषा दै । परविप्रतिषध से कास्प्रत्ययादा० को बाब कर उषविद० को प्रबृत्ति इष्ट 
है तो प्रत्ययान्त में प्राप्त अप्रत्ययान्त में अप्राप्त विकल्प होने स उभयत्र 
विभाषा दै । 

उषविद० यह अप्राप्त विभाषा दै । णिच सन्‌ आदि प्रत्ययान्त उष्‌ आदि 
घातु धात्वस्तर हो जाते हें । उष्‌ आदि नहीं रइत। सनायन्ता धातवः से उनकी 
दूसरी धातुसंज्ञा हो जातो हे इल लिये केवल उष्‌ आदि में किपीसे भो न प्राप्त 
आाम्‌ का विकल्प होने से यह निड्चिउ भप्राप्त विभाषा है। 

दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योच्न्यतरस्याम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का 
संन्देद दै । 

केल सन्देह है । 

यदि चिण्‌ भावकर्मणोः इस उत्तर सूत्र में दीपजन बुध० की अजुबृत्ति कर 
के भाव कर्म अर्थ में प्राप्त चिण्‌ का विकल्प माने तो प्राप्त विभाषा दै। यदि अजु- 
वृत्ति न कर के सामान्यतया भाव कमं कता सभी अथौ मे चिण्‌ मानें और भाव 
कमै झै परविप्रतिषिध से दीपजन० को बाघ कर चिण्‌ भावकर्मणोः की प्रबृत्ति दृष्ट 
समझें तो अप्राप्त विभाषा है । पूर्वेविप्रतिपेध से चिण्‌ भावकमेणोः को बाघ कर 
दीपजन० की प्रवृत्ति माने तो भाव कर्म में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से 
उभयत्र विभाषा दै । | 

दीपजनबुध० यह अप्राप्त विभाषा है । इस में णिश्रेदुल॒भ्यः कतरि चङ्‌ 
से कतरि की अनुवृत्ति आती दै । यदद कतृवाच्य में अप्राप्त चिण्‌ का विकल्प करता 
है इस लिये निश्चित अप्राप्त विभाषा हे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





४०१ ब्याकरणमदहामाच्य 


पवमपि सन्देहः । न्याय्ये चा कतरि कर्मकर्तरि वेति । 


नास्ति सन्देहः । सकमैकस्य कर्ता कर्मवद्‌ भवति । अकर्मकाइच 
दीपादयः। . 
अकर्मका अपि चै सोपसर्गाः सकर्मका भवन्ति । 


कर्मापदिष्टा विधयः कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां च भवन्ति। 
कर्तृस्थभावकाश्च दीपादयः । 


दीपजन० में कतरि की अनुवृत्ति आने पर भी सन्दे है । दा कढेवाच्य में 
विकल्प है या कमकतृवाच्य में विकल्प है । न्यास्य=्झुद्ध। जो न्याययुक्त केवल 
कती है। कमेवदूभाव से बना हुआ कर्ता नहीं है। 


कोई सन्देद्द नहीं। दीपजन० में शुद्ध कर्ता ही लिया जायगा जे कता नहीं । 
क्योंकि कर्मवद्धाव से बना हुआ कती सकमक धातुओं का होता दै। दीप्‌ आदि 
अकमक 


अकर्मक धातु भी उपसगै छगने पर सकसैक हो जाते हैं । 


बेशक दो जाव । लेकिन कमेवद्भाव तो उन्हीं धातुओं से होगा जिनका भाव 
तथा क्रिया कमैस्थ हैं । कमेस्थ भाव वाढी तथा कमैस्थ क्रिया वाळी सकसैक 
धातुओं से दी कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः सूत्र से कमैवद्धाव का विधान दै । दीप्‌ जन्‌ 
आदि तो कतृस्थभाव वाली हैं। कभेस्थ भाव वाली नहीं हैं। इन का भाव कतो में 
ही स्थित होता है, कम में नही । इस लिये सकर्मक होने पर भी इनका कती 
कमवत. न होगा ।` 


१. यद्यपि एक बुध सकमेक हे तो भी अन्य दीप्‌ जन्‌ आदि सब अकमैको के 
साथ वह भी अकमेकवृत्ति ही ली जायगी । 


२. यदि कहो अचः कर्त॑यकि सूत्रभाष्य में जायते स्वयमेव यह उदाहरण 
देते हुए भाष्यकार ने कतुंस्थभावक जन्‌ धातु से कैसे कर्मबद्भाव किया तो इसका 
उत्तर है--वहां जन्‌ को ण्यर्थवृत्ति द्वारा कर्मस्थभाषक समझ कर कमैवद्धाव का 
प्रयोग किया है । 

भाव और क्रिया में यह भेद समझना चाहिये कि अपरिस्पन्दन-साधन-साध्यो 
धात्वर्थो भावः । जो स्पन्दन रहित साधनों से साध्य हैं वह भाव कहाता हे । 
- जैसे देखना, समझना, पढ़ना, चमकना, सोचना आदि क्रियाये भाव हैं। सपरिस्पन्दन- 





. साधनसाध्यो धात्वर्थः क्रिया। जो स्पन्दनसहित साधनों से साध्य हँ वे क्रिया हैं । 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षष्ठ जाहिक ४०३ | 


विभाषाम्रेप्रथमपूर्वेषु. । 

ग्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 

कथं च प्राप्त । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 

आभीक्ष्ण्ये इति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वाउप्राप्ते उभयत्र वेति। 
अप्राते । आभीक्ष्ण्ये इति निवृत्तम । 


तृन्नादीनां विभाषा । 

प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 

कर्थ च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 

आकशे इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 

विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु मै ग्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह दै । 

केसे सन्दे दै । 

यदि आभीक्ण्ये णमुळ्‌ च से आभीक्षण्य की अनुदरत्ति मानें तो भाभीषण्य से 
प्राप्त विकल्प होने से प्राप्त विभाषा है। यदि आभीदृण्य अनाभीइण्य सभी 
अथे में विकल्प साने और आभीक्षण्य में पूर्वविप्रतिषिध से विभाषा्रेश को वाध कर 
आसीक्ष्ण्ये णसुळू च की प्रबृत्ति इष्ट समझें तो अप्राप्त विभाषा है । परविप्रतिषिध से 
आभीक्ष्ये णघुळू च को याध कर विभाषाग्रे० की प्रवृत्ति मार्ने तो आभी&ण्य 
च प्राप्त अन्यन्न अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है । 

चिभाषाप्रे प्रथम» यद्द अग्राप्तविभाषा दे । यहाँ आभीकण्य की अनुवृत्ति 


नहीं जाती । 
चिज तुज्नन्न तीक्षण छुचिणु इस स्वर-सून्न में प्राप्त अप्रा उभयत्र. का 
सन्देह दै । 


केले सन्देद दै । 

यदि आक्रोश च से इस सूत्र में आक्रोश की अबुदृचि करके आक्रोश में 
अन्तोदात्त का प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि आक्रोश अनाक्रोश सर्वत्र 
विकल्प माते और आक्रोश में पू्वेविप्रतिषेध से विभाषा तृन्नन्न० को बाध कर 
आक्रोशे च की प्रवृत्ति दृर समझ तो अप्राप्त विभाषा है। परविप्रतिषिध से आकोशे च 
को बाघ कर विभाषा तुन्नन्न० की प्रबृत्ति माने तो आक्रोश में प्राप्त अन्यत्र 
अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 


या SNR सकी 
चढ़ना, काटना, पकाना, फाडना, मारना आदि में स्पन्द स्पष्ट हे इस ल्यि ये सब 
क्रिया कहाती है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








४०४ व्याकरणसहाभाष्य 


अप्राप्ते । आक्रोशे इति निवुत्तम्‌ । 
एकहकढादौ पूरयिलब्येऽन्यतरस्याम्‌। 
` प्राप्ते अप्राते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्त । कथं चाप्राप्ते। कर्थं चोभयत्र । 
उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ 
इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र बाऽप्राप्त। उभयत्र चेति । 
अप्राप्ते । संश्ञायामिति निव्ृत्तम्‌। 


श्वादेरिजि पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌। 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
इजि इति वा नित्ये प्राप्त अन्यत्र वाऽप्राप्ते। उभयत्र चेति | 
विभाषा तृन्नन्न० यह अप्राप्त विभाषा है । इस में आक्रोश की अजुवृत्ति 
नहीं आती । 
एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ में प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र का सन्देह दै । 
कैस सन्दे दे। 
यदि उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ से इस सूत्र में संज्ञायाम्‌ की अजुवृत्ति कर के 
संज्ञा से प्रात विकल्प मानें तो प्रासविभाषा दै।. यदि संशा या असंज्ञा सवत्र | 
पूरयितव्य में विकल्प मानें और संज्ञा मै पूर्वविप्रतिप्र्ध से एकहलादौ० को बाध कर 
-उद्कस्योद्‌ः० की प्रवृत्ति इष्ट समझें तो अप्रातविभाषा हे । परविप्रतिषेध से उदकस्योदः ० 
को बाध कर एकहलादौ ० की प्रवृत्ति मानें तो संज्ञा में प्राप्त अन्यत्र अप्रा्त विकल्प 
होने से उभयत्र विभाषा दै । | 
एकहलादौ० यद्द अग्रा्त विभाषा है । इस में संज्ञा की जनुद्ुक्षि नहीं आती । 
पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ में ग्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देइ है । 
केले सन्देद दै । 
यदि सवादेरिजि से इन्‌ की अनुवृत्ति कर के इन्‌ में प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त 
विभाषा है । यदि इञ्‌ या इन्‌ भिन्न प्रत्यय परे रहते पद शाब्दान्त इवन्‌ को बुदधि- 
विकल्प मार्ने और इन्‌ मै पूवेविप्रतिषेध से पदान्तस्यान्यत० को बाघ कर श्वादेरिजि की 
अद्वत्ति इश समझें तो अप्राप्त विभाषा दे । पर विप्रतिषेध से श्वादेरिनि को बाध कर 
पदान्तस्यान्य० की प्रबृत्ति मानें तो सें ग्राप्त अन्यन्न विकल्प होने से 


डसबर जिभा है 
अ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


षठ लाहिक ३०५ 
अप्राप्ते । इञीति निवृत्तम्‌ । | 
सपूर्वाया: प्रथमाया विभाषा । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते। कथं चाप्राप्ते। कथं चोमयत्र। 
व्ादिभियाँगे इति वा नित्ये प्राप्ते। अन्यत्र बाऽप्राप्ते। उभयत्र 
ति। 
अप्राप्ते । चादिभियोगे इति निद्वत्तम्‌। 
ग्रो यङि । आचि विभाषा । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभ्रयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्त । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र। 
यडी'ति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 





पदान्तत्यान्य० यह अप्राप्त विभाषा है । इसमें इश्‌ की अनुदृत्ति नहीं 
ज्ञाती । 

सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह दै । 

कैसे सन्देह है । 

यदि न चवाहाहैवयुक्ते से च आदि की अजुबृत्ति कर के चादि के योग 
झे प्राप्त निषेध का विकल्प सानै तो प्राप्त विभाषा है । यदि चादि का योग 
होने न होने पर सबैत्र विकल्प माने और चादि के योग में पूवेविप्रतिषध से 
सपूर्वायाः प्रथमाया० को बाध कर न चवाहा० की प्रबृत्ति इष्ट समझें तो अप्राप्त 
विभाषा है । परविप्रतिपेध से न चवाहा० को बाध कर सपूचोयाः० की प्रवृत्ति मानें 
तो चादि के योग में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयन्न विभाषा है। 

सपूवीयाः प्रथमायाः० यह अप्नाप्त विभाषा है। इस में चादि योग की 
अजुवृत्ति नहीं भाती । 

अचि विभाषा में ग्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देद दै । 

केसे सन्देद दै । 

यदि प्रो यछि से यङ्‌ की अलुद्यत्ति कर के यङ्विषयक भच में प्राप्त 
विकल्प मानें तो प्राप्तविभाषा है । यदि यङ्विषयक या यङ्भिन्न विषयक 
किसी भी अच्‌ के परे रहते विकल्प मानें और यङ्विषयक अच में पूवैविग्रतिषेध 
से अचि विभाषा को बाध कर प्रो यि की प्रवृत्ति इष्ट समझे तो अप्राप्त विभाषा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


1 









I ee Ne Se 2-2 
: ज - ता तिल 
ति दै : > 
पु 4 


३०६ ७ घब्याकरणसदा भाज्य 


अप्राप्ते । यङीति निद्धसम्‌ । 
ग्राप्ते च | 
इत उत्तरं या विभाषा अनुक्रमिष्यामः प्राप्ते ता द्रष्टव्याः । चिसेश- 
यास्तु भवन्ति । प्राप्ते अप्राप्ते उभयञ्ज वेति । 
विभाषा विप्रलापे । 
प्राप्त अप्राप्ते उभयचर चेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथे चाप्राप्ते । कथं चोभयन्न । 
व्यक्तवाचामिति वा नित्ये प्राप्त । अन्यन्न याऽपाप्ते। उभयत्र 


चति । 


प्राते । व्यक्तवाचामिति हि वर्तते । 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने । 
प्राप्ते अप्राप्त उध्नयत्र येति सन्देहः । 





है। परचिप्रतिपेध से ग्रो यङि को बाध कर अचि विभाषा की प्रबृत्ति साने तो 


यह्‌ सै प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है । 

अचि विभाषा यह अप्राप्तविभाषा है | इसमें यङि की अनुब्रृत्ति नहीं आती। 

इससे आगे जो विभाषा केदैगे वे प्राप्त विभाषा समझनी चाहियें। उनमें 
प्राप्त अप्राप्त उभयन्न का सन्देह तो होगा ही । 

- विभाषा विप्रझापे सें पराप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह है । 

केसे सन्देह है । 

यदि व्यक्तवाचां समुच्चारणे से व्यक्तवाचाम्‌ की. छज॒बृत्ति कर के. व्यक्तवाकू ` 
में प्राप्त विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है । यदि व्यक्तवाळू या अब्यक्तबाक सभी 
सें विकल्प मानें और व्यक्तवाकू में पूरेविप्रतिपेध से विभापा विप्रलापे को बाध 
कर व्यक्तवाचां समुच्चारणे की प्रबृत्ति इष्ट समझें तो अप्राप्द विभाषा है। 
'परविप्रतिषेध से व्यक्तवाचां> को बाघ कर विभाषा विप्रेसोप की प्रवृत्ति मानें तो 


 स्यक्तवाक्‌ में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है । 


विभाषा विग्रझापि यह पराप्त विभाषा हे । इस में व्यक्तवाचाम्‌ की अबुदृत्ति 


` झाती दे। 


८विभविषपदिन-प्रती्यभाने में आप प्रत ३ भय द 


ष्ठ आंद्धेक ४०७ 


कथं च प्राप्त । कथं चाग्माप्ते | कथं चोभयत्र । 
“स्वरितञित' इति वा नित्ये प्राप्ते। अन्यत्र वा5परात्ते। उभयत्र वेति। 
प्राप्त । स्वरितञित इति हि वर्तते । 


तिरोन्तर्धी । विभाषा करानि । 
ग्राप्ते अप्राते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथे च प्राते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
अन्तर्धािति नित्ये प्रप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र चेति । 
केस सन्देह है । 
. यदि 'स्वरितजितः कन्नेमिप्राये क्रियाफले से स्वरित जित्‌ की अनुवृत्ति करके 


स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ धातुओं से.कवैगामी क्रियाफल में प्राप्त आत्मनेपद का विकल्प 
आते तो प्राप्त विभाषा हैं! यदि स्वरितनितः की अनुवृत्ति न करके कबेंगामी 


` क्रियाफळ दोने या न होने पर सरन्न आत्मनेपद का विकल्प माने ओर स्वरित जित्‌. 


के विषय में पूर्वविप्रतिधेध से विभापोपपंदेन० को बाध कर स्वरितञितः कर्न० की 
प्रवृत्ति हुए समझे तो अप्राप्त विभाषा हे । परविप्रतिपेध से स्वरितभितः० को बाध कर 
भाषोपपेदन० की प्रदत्त साने तो स्त्ररितजित्‌ में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने 
खे उसयन्न विभाषा है । 
विभाषोपपदेन० यदद प्राप्त विभाषा है। इस मे स्वरितजितः की अनुधृत्ति 
आदी है । यह कतृगामी क्रियाफळ में स्वारित निस्‌ घातुओ से उपपद लगाने पर 
शात्सनेपद का विकल्प करता हे । 


तिरोन्तधीँ सूत्र के याद जाने वारे विभाषा कनि सूत्र में प्राप्त अप्राप्त 
उभयत्र का सन्देह हे । 


२५ ०. 


कस सन्देह 


यदि तिरोल्तर्थो की अजुदृत्ति करके भन्तर्धिविषयक तिरस्‌ शब्द में ग्राप्त 
शति संज्ञा का विकल्प साने तो प्राप्त विभाषा हे । यदि सामान्यतया तिरस्‌ शब्द 
में गति संज्ञा का विकल्प माने और अन्तर्थि विषयक में पूर्वविप्रतिषेध से विभाषा 
कृजि को बाध कर तिरोन्तधौ की प्रबृत्ति माने तो अप्राप्तविभाषा दै । परविप्रतिपेध से 
तिरोन्तधौ को बाद कर विभाषा कजि की म्रतरृत्ति मानें तो अन्तर्धि में प्राप्त तद्भिन्न 
में अप्राप्तः विकर्ष होने सेःउभयत्र विभापा छै 0०४. Digitized by eGangouri 


७०८ ज्याकरणसहायाण्य 
प्राप्त । अन्तर्घाचिति हि वर्तते । 


अधिरीखर | विभाषा कि । 
प्राप्ते अप्राते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राते । कथं चाप्रासे । कथं चोभयत्र । 
प्राप्त । अधिरीदवरे इति वतेते । 
दिवस्तदर्थस्य । विभाषोपसर्गे । 
_ प्रात्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सम्देहः । 
कथं च प्राप्ते। कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
“तदू्थस्ये'ति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


विभाषा कनि यह प्राप्त विभाषा दै । इस में तिरोन्तधौँ की पूरी अलुवृत्ति 
आती है । 


अघिरीदवरे के बाद आने वाले विभाषा कनि में सन्देह दे कि यह विभाषा 
प्राप्त है, या अप्राप्त है, या उभयत्र है । 
कैले सन्देद दे। 
यदि अघरीखरे की अनुवृत्ति करके ऐदवर्यवाची अधिदब्द की. प्राप्त 
कमेप्रवचनीय संज्ञा का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि अधिशब्द के 
ऐेदवये विषयक होने या न होने पर सबैन्न विकल्प माने और ऐद्वर्य विषयक में 
पूेविप्रतिषिध से विभाषा कृञि को बाध कर अधिरीइवरे की प्रबृत्ति इष्ट समझें तो 
अप्राप्त विभाषा है। परविप्रतिषिध से अधिरीखरे को बाध कर विभाषा कुजि 
की प्रवृत्ति मानें तो ऐइवये में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्‍प होने से उभयत्र 
विभाषा दै । 
विभाषा कृणि यद प्राप्त विभाषा हे। इस में अधिरीइवरे की भनुवृत्ति 
आती है । ` 
विभाषोपसगे में प्राप्त अप्राप्त उभयन्न का सन्देह दै । 
कैसे सन्देह दै । 
यदि दिवस्तदर्थस्य से तदर्थ की भनुवृत्ति करके तदर्थ विषयक दिव्‌ धातु के 
` योग में प्राप्त ष्ठी का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है। यदि तदर्थ की अनवृत्ति 
ओ- न करके सामान्यतया दिव्‌ धातु के योग में षष्ठी का विकल्प मानें और तदर्थ 
| विषय में पूर्वविप्रतिषेध से विभाषोपसर्ग को 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi र, दिवस्तद येस्य की प्रदत्त ष्ट 

















ष आह्विक ४०९ 

प्राप्त । तदर्थस्येति वतेते । 
उभयत्र च | 
इत उत्तरं या विभाषा अनुक्रमिष्याम उभयत्र ता द्वष्टव्याः। 
जिसंशयास्तु भवन्ति प्राप्त अप्राप्त उभयत्र वेति । 
हृक्रोरन्यतरस्याम्‌ । 
क Ne ~ 

प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कर्थं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते। कथं चोभयत्र । 


'गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थराव्दकपोकमेकाणामणि कर्ता स. णाविति 
~ ~ 
नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र चाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति। 


उभयत्र.। प्राप्ते तावत्‌ । अभ्यवहारयति सेन्धवान्‌ अभ्यवहारयति 





समझें तो अप्राप्त विभाषा है । परविप्रतिपेध से दिवस्तदर्थस्य को बाध कर विभाषोपसगै 
की प्रवृत्ति साने तो तदर्थ में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा है । 


विभाषोपसर्गे यह प्राप्त विभाषा है। इस में दिवस्तदर्थस्य की सम्पूण अनुवृत्ति 
शाती है । 

इस से आगे जो विभाषा कहेंगे वे उभयत्र विभाषा समझनी चाहियें। उन 
ह प्राप्त अप्राप्त डभयन्न का सन्देह तो होगा ही । 

हकोरन्यतरस्याम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देद दै । 

छैसे सन्देह है । 

यदि गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थे० सूत्र से गतिबुद्धि आदि की अनुदृत्ति कर के 
शत््याद्यथक हृ कु धातुओं के कती की प्राप्त कर्मसंज्ञा का विकल्प मानें तो प्राप्त 
विभाषा दै । यदि गत्याद्रयैक होने या होने पर ह क के कर्ता की कमे संशा का 
बिकल्प मानें और गत्याद्यर्थक हृ क में पूैविम्रत्षिध से हृक्तोरन्यतरस्याम्‌ को बाध 
कर गतिबुद्धि० की प्रश्‍त्ति इड समझे तो अप्राप्त विभाषा हे । परविप्रतिषेध से गतिबुद्धि० 
को वाध कर ह को० की प्रबृत्ति मानें तो गत्यादयर्थक में प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त 
विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 

हकोरन्यतरस्याम्‌ यदृ उभयत्र विभाषा हे। प्राप्त में भी और अग्राप्त में 
भी। प्राप्त में जेस-अभ्यवदारयति सैन्धवान्‌, सैन्धयैः। विकारयति सेन्धवान्‌ , 


शैन्धबै वसानार्थक दै। और विपूर्वक कु धा 
। यहाँ म्य प्क, हाव Jlection, New Delhi. Digitized by Me छ 


३६० व्याळरणंसदाभांज्य 
सैन्धवैः । विकारयति सेन्धवान्‌ विकारयति सेन्धवैः । अप्राप्ते । हरति 
. भारं देवदत्तः । हारयति भारं देवदत्तम्‌ दारयति भारं देवदत्तेन । करोति 
कटं देवद्सः । कारयति करं देचद्त्तम्‌ कारयति करं देवदृत्तेन । 


न यदि । विभाषा साकाङ्क्षे | 
प्राप्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथं चा प्राप्ते । कथं चोभयच । 
यदीति वा नित्ये प्राप्त । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


अकर्मक दै । दोनों में गतिडुद्धि० से कती की नित्य कर्मसंज्ञा प्राप्त है उसका 
विकल्प ददो जाता दै । अप्राप्त में जैसे--हरति भारे देवदत्तः । दारयति भारं देवदत्तम्‌ , 
देवदत्तेन । करोति कटं देवदत्तः । कारयति कटं देवदत्तम्‌, देवदत्तेन। यहां गति बुद्धि 
आदि में से कोई भी अथ न द्दोने से पूर्वसूत्र से अप्राप्त कर्मसंज्ञा का विकल्प हो 
जाता है। - 2 
-विभाषा साकाङ्क्षे में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह दै । 


केसे.सन्देद दै । 


यदि न यदि सूत्र से यदू. शब्द की अनुदत्ति करके यद्‌ के योग में नित्य प्राप्त 
टू के निषेध का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा दै । यदि यदू का योग होने या न होने 


१. दारयति में हृ धातु का हरण अर्थात्‌ प्राप्ति अर्थ दै । गति नहीं है । प्राप्ति 

अर्थे में गति उपसजैन दै । ,बिना गति के प्राप्ति नहीं हो सकती इस लिये गत्युपसर्जन 

. प्राप्ति अर्थ होने से गति अर्थ प्रधान नहीं है। यदि ङमेगत्य्धत्दाद्‌ णिच्यणौ कुः 
कमेत्वाकर्मत्वै इस वामन सूत्र के अनुसार गत्युपसजेन प्राप्ति वाले धातुओं को भी 
गत्वथेक मान लें तो भी वहां गति का अर्थ प्रधान नहीं है। प्राप्ति ही प्रधान है। इसी. 
'लिंयेः महाकविः माघ के शिज्जपालवध महाकाव्य में प्राप्त्यथक लभू धातु के विषय में 
दोनों-अकार के प्रयोगं मिळते हैं। सितं सितिम्ना सुतरां सुनेवंपाधिसारिभिः सौधमिवाथ 
छस्मयन्‌ यहां गत्युपसजेन आप्ति में प्राप्ति-अर्थ मुख्य मान कर “लभ्‌ को शत्यर्थक नहीं 
सानाःतो'खितिम्ना मे. द्वितीया नहीं हुई । 'न कमळे फसलम्भयदम्भसि । यहां प्राप्त्यु- 
सर्जेन-गति'में गत्यर्थ'को :सुख्य मान ` कर “कम्‌ में द्वितीया हो गई । इस विषय में 
महाभाष्यकार का यह उदाहरण हौ प्रमाण है कि ह धातु प्राप्त्यर्थक है गत्यर्थक नहीं । 
न गतिहिसायेस्यः सूज्ञ में पठित हरतेरप्रतिषेधः - यह .वार्तिक तो हृ घाठु के हिंसार्थक 
प्रयोग-जें आत्मनेपद “का प्रतिप्रसव करने के लिये दै । - सप्रहरन्ते -राजानः यह .हिंसाथैक 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





षष्ठ जाह्विक ४११ 


उभयत्र । प्राप्ते तावत्‌। अभिजानासि देवदत्त यत्‌ कइमीरेचु 
वत्स्यामः । यत्‌ करमोरेष्धवसाम । यत्तत्रौदनं भोक्ष्यामहे । यत्तत्रोदनम- 
भुञ्ज्मद्दि । अप्राप्त । अभिजानासि देवदत्त कइमीरान्‌ गमिष्यामः । कद्मी 
रानगच्छाम । तत्रौदनं भोक्ष्यामहे । तच्रौदनमञुञ्ज्मदि । 


विभाषा सवे: । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथे च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
कितीति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


उभयत्र । प्राप्ते तावत्‌ | शुशुवतुः, शुशुब्य! । शिङ्वियतुः, शिष्वियुः । 
अप्राप्त । शुशाव, शुशविथ । शिञ्वाय, रिइवयिथ।  . 





पर निषेध का विकल्प मानें ओर यदू के योग में पूवेविप्रतिषेध से विभाषा साकाङ्क्ष 
को बाघ कर न यदि की प्रवृत्ति माने तो अप्राप्त विभाषा दवै । परविप्रतिषेध से न यदि 
को बाध कर विभाषा साकाइक्षे की प्रवृत्ति माने तो यदू योग में प्राप्त तङ्निञ्न में 
अप्राप्त होने से उभयत्र विभाषा दवै । 


` विभाषा साकाङ्क्षे यद उभयत्र विभाषा है । प्राप्त अप्राप्त दोनों सें विकल्प 

होता है । प्राप्त सें जैसे--असिजानासि देवदत्त यत्‌ कस्मीरेषु वत्स्यामः, अदसाम | 
यत्‌ तत्रौदनं भोक्ष्यामेह, अभुञ्ज्महि । यहाँ यद्‌ के योग में प्राप्त निषेध का विकल्प 
हो जाता है । रूद शोर लङ्‌ दोनों का प्रयोग होता है। अप्राप्त में जैसे- अभिजानासि 
देवदत्त कश्मीरान्‌ गमिष्यामः, अगच्छाम । तत्रौदनं भोक्ष्यामहे, अभुञ्ज्महि । यहाँ यदू 
योग न होने पर भी रूट ओर लड का विकल्प दो जाता है । 

विभाषा से: सै प्राप्त अप्राप्त उभयत्न का सन्देद दै । 

केस सन्देह है । 

यदि वचि स्यपि यजादीनां किति से कित्‌ की अनुत्त करके करित. लिर्‌ में 
नित्य प्राप्त सम्प्रसारण का विकल्प मानें तो. प्राप्त विभाषा हे । यदि कित्‌ 
अनुइृत्ति न. करके कित्‌ भकित्‌ सब लिट्‌ में सम्ग्रसारण का बिकल्प साने और कित्‌ 
छिट्‌ में पूर्वविप्रतिषेध से विभाषा इवेः को बाध कर वचि स्वपि० की प्रवृत्ति. मान तो 
कित्‌ अंश में प्राप्त अकित्‌ अश में भुपराप्त विकल्प होने सें उभयत्र विभाषा दै । 


विभाषा सेः यइ उभयत्र विभाषा दै । इस से कित्‌. और अकित्‌ सारे छिद्‌ में 
हिव को विकल्प से सम्प्रसारण होता दै। प्राप्त में जैसे-शुशुवतुः, शुशुबुः, शिश्वियतुः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


es SE RNR क्र निला विकी) 
० 





४१२ ण्याक्रणमहाभाज्य 


विभाषा संघुषास्त्रनाम्‌ | 

सेपूर्वाद्‌ घुषेः प्राप्ते अप्राप्त उभयत्र वेति सन्देह । 

कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कर्थं चोभयत्र । 

व्युषिरविशब्दने' इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र चाऽप्राप्ते । उभयत्र 
चेति। - 
उभयत्र। प्राप्ते तावत्‌ । संघुष्टा संघुषिता वा रज्जुः । अप्राप्ते संघुष्ट 
संघुषितं वा वाक्यमाह । 

आङपूर्वात्‌ स्वनेः प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वति । 

` कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र । 


-शिखियुः । यहां अतुस्‌ आदि कित्‌ लिट० में व'चस्वपि० से प्राक्त सम्प्रसारण का 


विकल्प है । अप्राप्त में जसे--शुशाव झ॒शविथ । शिरवाय, शिएवयिथ। यदा अकित्‌ 
तिप्‌ सिप्‌ में अग्राप्त सम्प्रसारण का विकल्प दै । 


रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह है । वह भी पहले 
सम्पूर्वक घुष्‌ में । 
केसे सन्देह दै। 


यदि घुषिरविशब्दने से अविराब्दन की अआनुत्रृत्ति करके अविशव्दनविषयक ` 
संघुष्‌ से नित्य प्राप्त इटू निषेध का विकल्प मानें तो प्राप्त विभाषा है । यदि अवि- 
शब्दन होने या न होने पर संघुष्‌ से इट्‌ निषेध का विकल्प माने और अविशब्दन 
सें पूत्रप्नतिषेध से रप्यमत्वर० को बाध कर घुपरविश० को प्रबृत्ति मानें तो अप्राप्त ` 
विभाषा है । परविप्रतिवेध से घुषिरवि० को बाध कर रुध्यभत्वर० की प्रवृत्ति मानें तो 
अविशब्दन में प्राप्त तद्भिन्न में अप्रांप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा दै । 


रुष्यमत्वर° मै समूपूर्वेक घुष्‌ की विभाषा उभयत्र विभाषा है । प्राप्त में 
जैसे--संघुश संघुषिता रज्ञः । यहां अविशव्दन में प्राप्त इट्निषेध का विकल्प होता दै। 
अप्राप्त से जेसे--संघुटे संघुषितं वाक्यमाह । यहां विशब्दन अर्थ में भम्राप्त इट्निषेध 
का विकल्प दोदा दे । - 


रुष्यमत्वर० के आड्पूर्वेक स्वन्‌ को जो विभाषा हे उस में भी प्राप्त अप्राप्त 
उभयत्र का सन्देद दै । 


आङ्पूर्वक्र स्वन्‌ की त्रिभाषा में प्राप्त अप्राप्त कैसे सन्देह दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 6609 





षष्ठ जाहिक ४११ 
मनसीति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति । 


 उभ्चयत्र। प्राप्त तावत्‌। आस्वान्तं मनः । आस्वनितं मनः। अप्राप्ते। 
आस्वनितो देवदत्तः । आस्वान्तो देवदत्त इति । 


यदि क्वव्धस्वान्तध्वान्त० सूत्र से मनस्‌ की अनुवृत्ति करके मनः सम्बन्धी 
अथे में नित्य प्राप्त इट्निषेध का विकल्प मानें तो ग्राप्त विभाषा है। यदि मनस्‌ 
की अजुतरत्ति न करके मनः सम्बन्धी अर्थ के होने या न होने पर विकल्प मानें और 
मनसू अर्थ में पूर्वविप्रतिपेध से रुष्यमत्रर० को बाध कर क्षुब्धस्वान्तप्वान्त० की 
प्रबृत्ति मानें तो अप्राप्त विभाषा है । परविप्रतिपेध से क्षुब्धस्वान्तध्वान्त० को बाघ कर 
रुष्यमत्वर० की प्रवृत्ति मानें तो मनस्‌ में प्राप्त तद्भिन्न मे अप्राप्त विकल्प होने से 
उभयत्र विभाषा है । 

रुष्यमत्वर० में आङ्पूवेक स्वन्‌ की विभाषा उभयत्र विभाषा है । प्राप्त में 
जैसे--आस्वान्तं, आस्वनितं मनः । यद्वां मनस्‌ अर्थ में नित्य प्राप्त इट्निषेध का 
विकल्प होता दै । अप्राप्त में जैले--आस्वनितः आस्वान्तो वा देवदत्तः। यद्वां मनस्‌ 
से भिन्न अर्थ में अप्राप्त इट्निषेध का विकल्प है ।' 


१. वार्तिककार तथा भाष्यकार ने दैवयज्ञि शौचित्रक्षि सात्यसुभ्रि« इत्यादि 
अश्टाध्यायीस्थ सारी विभाषाओं पर विचार नहीं किया है । ये कुछ विभाषायें उपलक्षण 
तौर पर विचारा प्रस्तुत की हैं। स्थालीपुळाकन्याय स. उन्हीं के द्वारा विभाषा पदार्थ 
का तत्त्व स्पष्ट हो जाता है । ; 


यहाँ पष्ठ आहिक का सविवरण अनुवाद समाप्त हुआ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


सप्तम आहिक सें प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में इग्यणः सम्प्रसारणस्‌ ॥१।१।४५॥ इस सूत्र से ले कर ख्ल्वेकाल- 
शित्‌सवेस्य ॥१।३ ५५॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्का समाधान सहित विचार 
किया है । क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 


इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥१॥३॥४५॥ इकू यणः, इस पदसमूइरूप वाक्य का जो 
अर्थ है कि यण्‌ के स्थान मै इक्‌ हो उस वाक्यार्थ की सम्प्रसारणसंज्ञा होती है, या यण्‌ 
के स्थान में हो चुके केवल इक्‌ वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा होती है । इन दोनों पक्षों में प्राप्त 
दोषों का समाधान करके दोनों ही पक्ष स्वीकार किये हें । विधि स्थळों मै वाक्यपक्ष काम 
देगा । उससे विधिवाक्यों में सम्प्रसारण कहने से यण्‌ के स्थान में इक्‌ हो जायगा। 
अनुवाद स्थलों में वर्णपक्ष काम देगा । उससे केवल इक्‌ वर्ण की सम्भ्रसारणसंज्ञा होगी जो 
कि यण्‌ के स्थान में हो चुका है । ; 


आय्न्तौ टकितौ ॥१।१।४६॥ यथासंख्य नियम से ठित्‌ कित्‌ को क्रम से आदि 
अन्तं सिद्ध किया हे। 
टित्‌ कित्‌ को आगम मानने में प्राप्त दोष का समाधान करते हुए इस सूत्र को 


परिभाषा सूत्र मानने के साथ संज्ञा सूत्र भी स्वीकार किया है । संज्ञा पक्ष में अर्थ होगा-- 
इत्संज्ञक उकार ककार क्रम से आदि अन्त की संज्ञा होते हैं । 


टित्‌ कित प्रत्ययों का आदि अन्त में न होना सिद्ध किया है । 


मिद्चोऽन्त्यात्परः ॥1।१।४७॥ सूत्र का प्रयोजन बताते हुए तकऔष्डिन्यन्याय 
. का उदाहरण दिया है। उससे संभव में भी बाधकता होती है न केवळ असंभव मै ही यह 
सिद्ध किया है। 


अन्त्यासपूर्वो मस्जेः इस वार्तिक को स्वीकार करके भर्जिमच्यॉइच इस वातिक का 
खण्डन किया है । 


मित्‌ में पूर्वान्त परादि अभक्त थे तीनों पक्ष दिखा कर्‌ .अन्त में. निर्दोष होने से 
पूर्वान्तपक्ष को स्वीकार किया है । 


पुच इरघम्वादेशे ॥१।१।४८॥ सूत्र का प्रयोजन बता कर दीधे, इक्प्राप्ति रूप 


0 हे । अन्त में अन्यथासिद्ध होने से सूत्र का ही खण्डन कर 
दिया है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





सप्तम आहिक मै प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ४१५ 


षष्ठी स्थानेयोगा ॥१।१।४९॥ स्थानेयोगा शब्द की व्युत्पत्ति दिखा कर सूत्र का 
- प्रयोजन बताया है । 


शास इदङ्हलोः इत्यादि अवयव षष्ठी स्थलों में इस परिभाषा सूत्र की अप्रवृत्ति 
दिखाई दै । 


अन्त में प्रयोजनों की अन्यथासिद्धि से सूत्र का खण्डन करके इसे . निर्दिश्यमान- 
स्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा में तात्पयग्राहक सिद्ध कतिया है । 


स्थानेन्तरतमः ॥१।१।५०॥ सूत्र के उदाहरण देकर पुनः स्थानग्रहण के प्रयोजन 
के साथ तमप ग्रहण का प्रयोजन बताया है । 


इस परिभाषा सूत्र की आवश्यकता बताते हुए स्थानेन्तरतम उरण्रपरः इस 
सन्धि में अन्तरतमे यह सप्तम्यन्त है या अन्तरतमः यह प्रथमान्त है इस पर गुणदोष ` 
दिखाते हुए विचार किया दै । अन्त मै निर्दोष दोने से अन्तरतमः यह प्रथमान्तपक्ष 


सुत्र के स्वतन्त्रविधायकत्व का तथा अन्य सूत्र निष्पन्न काये के. नियमप्रतिपादक- 
त्व का खण्डन करके इसे लक्षणान्तररेषभूत सिद्ध किया ह । र 


प्रत्यात्म वचन का खण्डन करने के साथ स्वभावसिद्ध लोकव्यवहार से इस सूत्र 
का भी खण्डन कर दिया है । \ 


सूत्र की विद्यमानता में भी प्राप्त दोषों का समाधान किया है । 


उरण रपरः ॥१।१।५१॥ सूत्र के स्वःन्त्रविधायकतच का खण्डन किया हे । जिसमें 
ऋ के स्थान में रपरसहित केवळ अण्‌ का ही विधान तथा ऋ के स्थान में अणू अनण्‌ 
दोनों की सत्ता में अण्‌ को केवल रपरत्वमात्र का विधान इन दोनों बातों का खण्डन करके 
इस लक्षणान्तरशेषभूत सिद्ध किया है । 


अणू ग्रहण का प्रयोजन वता कर एकादेश के उपसंख्यान का खण्डन किया है । 


रपर में पूर्वान्त परादि अभक्त ये तीनों पक्ष दिखा कर अन्त में निर्दोष होने से 
पू्ौन्तपक्ष को स्वीकार किया है । 


अलोन्त्यस्य ॥१।१।५२॥ भएः को षष्टी का एकवचन मान कर अन्त्य का 
विशेषण माना है । इस पांरभाषा सूत्र की आवश्यकता बताई हे । 


डिन्त्व ॥१।१।५३॥ तातङ्‌ आदेश के ङित्‌ होन पर भी उसमें इस सूत्र की 
अप्रवृत्ति † 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 









आदेः परस्य॥१।१।५४॥ अलोन्त्यस्य, आदेः परस्य, अनेकाछ्‌ शित्सर्वस्य इन 
तीनों में अलोन्त्यस्य को उत्सग माना है । अगले दोनों उसके अपवाद हैं। उन दोनों में 
___ भी पर होने से अनेकाळू शित्सवेस्य को आदेः परस्य का बाधक सिद्ध किया है । 


_ अनेकाळ्‌ शित्सबैस्य ॥१।१।५७॥ शित्‌ ग्रहण का प्रयोजन अन्यथा सिद्ध करके 
उससे नानुबन्धङ्ृतमनेकालूत्वस्‌ यह परिभाषा ज्ञापित की है । १ 








अथ सप्तमभाहिकम्‌ 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥१॥१॥४५॥ 


किमियं वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञा क्रियते इग्यण इत्येतद्‌ वाक्यं 
सम्प्रसारणसंज्ञं भवतीति । आहोस्विद्‌ वर्णस्य, इग्‌ यो यणः स्थाने 
बर्णः स सम्प्रसारणसंज्ञो भवतीति । 
कइ्चात्र विशेषः ? 
सम्प्रसारणसंज्ञायां वाक्यस्य संज्ञा चेद्‌ वर्णबिधिः । 


सम्प्रसारणसंज्ञायां वाक्यस्य संज्ञा चेद्‌ वर्णविधिन सिध्यति। 
सस्प्रसारणात्‌ परः पूर्वा भवतीति । सम्प्रसारणस्य दीघो भवतीति। न हि 


वाक्यस्य सस्मसारणसंज्ञायां सत्यामेप निर्देश उपपद्यत। नाप्येतयोः 
कार्ययोः संभवोस्ति। 


क्या यह वाक्य की सम्प्रसारणसंज्ञा की जाती है या वर्ण की? वाक्य शब्द 
ले यहां वाक्यार्थं का ग्रहण है । इक यणः इस पदसमूहरूप वाक्य का जो अथे 
है--यण के स्थान में इक्‌ होता है इस वाक्यार्थ की सम्प्रसारणसंज्ञा मानते हें 
- या यण के स्थान में हुए केवल इक्‌ वणे की। वाक्यसंज्ञा पक्ष में इक्‌ यणो 
सवति इस प्रकार अवति क्रिया का अध्याद्दार कर के यण्‌ के स्थान में जब 
इक किया जा रहा हो तब सम्प्रसारणसंझा होगी, अर्थात्‌ यण्‌ के स्थान 
से इकू के विधान की सम्प्रसारणसंज्ञा होगी । और वणेलज्ञा पक्ष में पहले 
से विधान किय हुए इक्‌ वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा होगी । 

इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है । 

यदि वाक्य की सम्प्रसारणसंज्ञा मानते हैं तो वर्ण के कार्ये (वणीश्रय दीघांदि) 
- नहीं सिद्ध दोते। जैसे--सम्प्रसारणाच्च सूत्र से सम्प्रसारण से अच परे रहते 
पूवे पर के स्थान में पूवरूप एकादेश होता है वह वाक्य की संज्ञा में नहीं 
बनता । इसी प्रकार सम्प्रसारणस्य सूत्र से सम्प्रसारणसंजक अण्‌ को दी 
होता है वह भी वाक्य की संज्ञा में नहीं बनता। यहां अनुवाद स्थलों में यण्‌ 
के स्थान में इक्‌ का विधान नहीं किया जा रहा दै इस लिये सम्प्रसारणसंज्ञा न 
होगी दो उक्त काये नहीं सिद्ध होंगे । वाक्य की संज्ञा में न तो सम्प्रसारणात्‌ 
सम्प्रसारणस्य ये निदेश ही ठीक बनते हैं और न ही इन कयौँ का सम्भव दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३१८ : व्याकरणमद्दाभाण्य 


अस्तु तर्हि वरणस्य । 
वर्षस्य संज्ञा चेन्निईत्तिः | 


वर्णस्य संज्ञा चेन्निर्वृक्तिन सिध्यति। 'ष्यडः सस्प्रसारणमि'ति। 
स एव हि तावदिग दुर्लभो यस्य संश फ्रियते। अथापि कथं चिल्ळभ्येत। 
केनासौ यणः स्थाने स्यात्‌ । अनेन चैव ह्यसौ व्यवस्थाप्यते। तदितरे- 
तराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । 


विमाकितविरषनि्देशास्तु ज्ञापक उभयसंत्ञात्वस्य । 


यदयं विभक्तिविशेषिनिर्देशे करोति सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वा भवति, 
सम्प्रसारणस्य दीघा भवति, ष्यङः सम्प्रसारणं भवतीति तेन ज्ञायते 
उभयोः संज्ञा भवतीति। यत्तावदाह सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वा भवति, 
' सम्प्रसारणस्य दीघा भवतीति तेन ज्ञायते वर्णस्य भवतीति। यद्प्याह- 


अच्छा तो बर्ण की सम्प्रसारण संज्ञा मान लीजिय । 


यदि वर्ण की सम्प्रसारणसंज्ञा मानते हैं तो निवृत्ति अर्थात्‌ यण्‌ के स्थान 
सें इक्‌ वर्ण का विधान नहीं सिद्ध होता । ष्यङः सम्प्रसारणं पुन्रपत्योस्तत्पुरुपे 
इत्यादि विधिस्थळो में पदळे से विधान किया हुआ इक्‌ वर्ण न मिलने से सम्प्रसारण- 
संज्ञा न होगी तो सम्प्रसारण का विधान न हो सकेगा। घ्यठः सम्प्रसारणं० आदि 
विघिसूत्रो में वद्द इक्‌ वर्ण ही मिलना दुळेभ है जिसकी सम्प्रसारणसंज्ञा होनी है। ` 
यदि किसी तरह शब्द्‌ को नित्य मान कर इकू वणे मिल भी जाय तो भी वह 
यण के स्थान में हुआ दे यह कैसे माडूम होगा । विधिसून्र से पूरै उसे यण्‌ 
के स्थान में करेन वाळा कौन दोगा । ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ इत्यादि विधिशास्त्र द्वारा 
सम्प्रसारण विधान होने परः इस सम्प्रसारणसंज्ञा विधायक शास्त्र से ही वह इक्‌ 
- यण्‌ के स्थान में स्थिति मे छाया जाता दै ऐसा कह कर यण्‌ के स्थान में इक्‌ 
वर्ण का विधान व्यवस्थित किया जाता दहे । और विधान किये हुए इक्‌ वर्ण की 
सम्प्रसारणसंज्ञा है तो प्यङः सम्प्रंसारणं० कैसे प्रदत्त होगा । इस प्रकार वर्ण की 
संज्ञा में यद इतरेतराश्रय दोष हो जाता दे। इतरेतराश्रय दोष वाछे,काये नहीं 
सिद्व हो सकते । 


सूत्रों में भिन्न २ दिभक्तियों का निर्देश इस बात की ज्ञापक है कि 
वाक्य और बणे दोनों की सम्प्रसारणसंज्ञा होती हे । सम्प्रसारणाच्च, सम्प्रसारणस्य 
यहां पञ्चमी, घळी विभक्तियों के निर्देश से इक्‌ दणे की सम्प्रसारणसंशा समझी 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


. सप्तम आहिक र ४१९ 


प्यङः सम्प्रसारणमिति तेन ज्ञायते वाक्यस्यापि संज्ञा भवतीति । 


अथवा पुनरस्तु वाक्यस्यैेव । नखु चोक्तं सम्प्रसारणसंज्ञायां 
वाक्यस्य संज्ञा चेद्‌ वणविधिन सिध्यतीति । नेष दोपः । यथा काकाज्जातः 
काकः । इयेनाज्जातः इयेनः । एवं सम्प्रस(रणाज्जात सम्प्रसारणम्‌। 
तस्मात्परः पूर्वा भवति, तस्य दीघो भवतीति । 


अथवा इइयन्ते हि वाक्येषु वाक्यैकदेशान्‌ . प्रयुञ्जाना। पदेणु च 
` पदैकदेशान्‌। वाक्येषु ताचद्‌ वाक्येकदेशान्‌-प्रचिश पिण्डीम्‌ । प्रजिश 
तर्पणम्‌ इति। पदेषु पंदेकदेशान्‌-देवदत्तो दत्तः । सत्यमामा भामेति। 
एवमिहापि सस्प्रसारणनिद्दत्तात्‌ , सस्प्रसारणनिर्वृत्तस्य एतस्य वाक्य- 
स्याथै सम्प्रसारणात्‌ सम्प्रसारणस्येत्येप वाक्यैकदेशः भंयुज्यते ¦ तेन 


जायगी और घ्यङः सम्प्रसारणम्‌ इस सूत्र मै तन्त्र आश्जुपि ५करेष इन में से 
किसी एक का आश्रयण कर के दोनों की सम्प्रसारणसंज्ञा सिद्ध हो जायगी । 


अथवा केवल वाक्य की ही सम्प्रसारणसंज्ञा मान लीजिये । | उसमें वणविधि 
सिद्ध न होने का जो दोष कडा हे वह कुछ नई । जैसे कोए या इयेन (बाज) से” 
उत्पन्न बच्चे को भी उपचार स कोभा या इयेन कह देते हँ उसी प्रकार 
सस्प्रसारण से निष्पन्न इक्‌ वर्ण भी सम्प्रसारण शब्द से च्यतह्ृत दो जायगा 
तो सम्प्रसारणाच्च से पूवैरूप तथा सम्प्रसारणस्य से दीघे सिद्ध हो जायगा । 


अथवा वाक्यों और पदों का पूरा प्रयोग न कर के उनके एकदेश या 
अथययों का प्रयोग भी करत देखे जाते हैं । जैसे गृह प्रविश इस पूरे वाक्य के 
स्थान सें केवळ प्रविश का ही प्रयोग कर दिया जाता है। पिण्डी सुददव के स्थान 
में केत्रळ पिण्डीस का हो प्रयोग हो जाता है। तपेणे कुरु के स्थान में केवळ 
तपणम्‌ ही पर्याप्त समझ लिया जाता है। पदों में भी देवदत्त के स्थान में 
केवळ दत्त और सत्यभामा के स्यान में केवल आमा का ही प्रयोग हो जाता 
है। इसी प्रकार यहां सम्प्रसारणनिरतैत्तात्‌, सम्प्रसारणनिदुंत्तस्य इन पदों के स्थान 
में सम्प्रसारणात्‌, सम्प्रसारणस्य इस एकदेश का प्रयोग किया हुआ समझना 
चादिये। सम्प्रसारण से जो निडेत्त निम्पन्न वर्ण है वह सम्प्रसारणनिइत्त दै उसी 
का एकदेश सम्प्रसारणाच्च में सम्भ्रसारणात्‌ दै । उससे परे पूवरूप एकादेश होता 








१, वाक्यैकदेश से यहां भाष्यकार का तात्य सम्प्रसारणात्‌, सम्प्रसारणस्य 
इस पदसमूह के एकदेश स है। क्योंकि दोनों पदों में एकदेश का प्रयोग समझा गया 
है इस लिये उसे वाक्यैकदेश कह दिया है। ; 


"CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 










४२० ख्याकरणसहाआब्य 


निद्वत्तस्य विधि विज्ञास्यामः | सस्प्रसारणनिर्दृत्तात्‌, सस्प्रसारणनिवृत्त- 
स्येति । - 


अथवा आहायं सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वा भवति । सम्प्रसारणस्य 


_ दीघो भवतीति। न च वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञायां सत्यामेष निर्देश 


उपपद्यते । नाप्येतयोः कार्ययोः सम्भवोऽस्तीति तच वचनाद्‌ भविष्यति । 
अथवा पुनरस्तु वर्णस्य । नज चोक्तं वर्णसंज्ञा चेन्निदत्तिरिति । 


नैष दोपः । इतरेतराश्रयमात्रभतच्चोदितम्‌। सर्वाणि चेतरेतराश्चयाण्य- - 


कत्वेन परिहृतानि सिद्ध तु नित्यशब्दत्वादिति। 


नेदं तुल्यमन्यैरितरेतराभ्रयैः। न हि तत्र किंचिदुच्यते अस्य स्थाने 
ये आकारेकारोकारा भाव्यन्ते ते वृद्धिसंशा भवन्तीति। इह हि पुनरुच्यते 
इश्‌ यो यणः स्थाने वर्णः स सम्प्रसारणसंज्ञो भवतीति । 


एवं तहिं भाविनीयं संज्ञा विज्ञास्यते । तयथा कश्चित्‌ कंचित्‌ 


तन्तुचायमाइ अस्य सूत्रस्य शारकं वयेति। स पश्यति यदि शाटको, 








हे । सम्प्रसारणस्य में भी सम्प्रसारण से नित्त वणे को सम्प्रसारण समझ कर 
उसे ही दी होता है । 


अथवा सम्प्रसारणाच्च: और सम्प्रसारणस्य इन वचनों के साम्यं से 
वाक्य की संज्ञा में भी इक्‌ वणे की सम्प्रसारणसंज्ञा द्वो जायगी । अन्यथा 


वाक्य की संज्ञा में उक्त सूत्रों का निर्देश ठीक न बनने से तथा तद्विद्वित कार्य 


का असंभव होने से ये सूत्र व्यर्थ हो जायेंगे । 


अथवा वर्ण की ही सम्प्रसारणसंज्ञा मान लीजिये उसमें भी दोष नहीं । 
वह जो इतरेतराश्रय मात्र दोष कहा था वह शब्दों को नित्य सानने से न 
होगा । क्‍योंकि सभी इतरेतराश्रय दोषों का यह एक ही समाधन किया गया 
हे कि शब्दों को नित्य माना जावे । 

यह इतरेतराश्रय दोष अन्य इतरेतराश्रय दोषों के समान नहीं है। 
क्योंकि उद्धिरादेच इत्यादि संज्ञा स्थलों में किसी के स्थान में हुए आकार ऐकार 
जकार की बृद्विसंशा नहीं कही गई दै। यहां तो यण्‌ के स्थान में हुए 
इकू की सम्प्रसारणसंज्ञा की जाती है हर एक इक्‌ वणे की नहीं । तो इक्‌ को 
नित्य मानने पर भी वह यण्‌ के स्थान में हुआ है यह नहीं जाना जा सकता । 


अच्छा तो सम्प्रसारण यह आविनी (आगे होते चाली) संज्ञा मान छी ज़ायगी । 


 खण्‌के स्थान में वह इक्‌ होगा जिसका नाम आगे सम्प्रसारण होगा । ऐसा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


सप्तम भाहिक ४२१ 


न वातव्यः। अथ वातव्यो न शाटकः । शाटको वातब्यइचति विप्रतिः ` 
विद्धम्‌ । भाविनी खल्वस्य संशा5भिप्रेता स मन्ये वातव्यो यस्मिन्नुते 
शाटक इत्येतद्‌ .भवतीति। एवमिहापि स॒ यणः स्थान भवात 
यस्याभिनिव्त्तस्य सम्प्रसारणमित्येषा संज्ञा भविष्यात । 


अथवा इजादियजादिप्रवृत्तिइचैव हि लोके ळक्ष्यते। यजाद्युप- 
देशात्त इजादिनित्रत्तिः प्रसक्ता । प्रयुञ्जते च पुनलोका इष्टम्‌ उप्तम्‌ 
इति । ते मन्यामहे अस्य यणः स्थाने इममिकं प्रयुञ्जते इति। तत्र 
तस्यासाध्वमिमतस्य झास्त्रेण साधत्वमन्वाख्यायते किति साधुभवति 
ङिति साधुर्भवतीति । 





मानने पर कई दोष नहीं होगा।. जैसे कोई किसी जुलाहे से कहे कि इस सूत 
का शाटक (धोती ) डुन दे। वद॒ सोचता हे यदि शाटक है तो बुनने की 
आवश्यकता नहीं । और यदि बुनना है तो अभी शाटक नहीं । शाटक चुन दे 
यह दोनों बातें विरोधी होने से कैसे की जायंगी। तो फिर सोचता दै कि इस 
सूत को ऐसे डुन दे जिसके छुने जाने पर यद शाटक कहलायगा । इसी प्रकार यहां 
ष्यङः सम्प्रसारण० में भी यण के स्थान में वह इक्‌ होगा जिस की आगे 
सम्प्रसारणसंज्ञा होगी । 


अथवा सम्प्रसारणसंज्ञा के बिना भी छेक में यज्ञ इज, वप्‌ उपू इन दो 

प्रकार के धातुओं के प्रयोग दृष्टिगोचर होते हँ । धातुपाठ में केवळ यज्ञ, वप्‌ 

का उपदेश है उससे इज उप्‌ का प्रयोग नहीं होना चाहियि । पर द्वाता है जैसे-- 

इष्टम्‌ यहां इज्‌ का। और उप्तम्‌ यहां उप्‌ का। इससे यण्‌ के स्थान म 

' इक्‌ का दोना लोकसिद है । इस लोकसिद्ध यण्‌ के स्थान में प्रयुक्त होने वारे 

इक्‌ की शास्त्र द्वारा सम्प्रसारणसंशा कर के कित्‌ या र्‌ म सम्प्रसारण का 
योग साघु है अन्यत्र असाशु हे यह बताया जाता है। 


>: 


१. इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ में यथासंख्य नियम से यकार क स्थान स हुए इकार 
की, वकार के स्थान में हुए उकार की, रेफ के स्थान में हुए ऋकार की और 
लकार के स्थान में हुए लकार की सम्प्रसारणसंज्ञा होती है। इस लिये अदुहितराम्‌ 
(दुद्द, लङ्‌, इद्‌, तर, आम्‌) यहां लङ्‌ के लकार-रूप-यण्‌ के स्थान में हुए 
प्रत्यय रूप इक की सम्प्रसारणसंज्ञा न होगी तो हलः से इट्‌ को दीषे न होगा । 
भ्याम्‌ (दिव्‌, भ्याम्‌) भं दिव उत्‌ से वकार के स्थान में हुए उकार की 
सम्प्रसारणसंता . होने, पर यू आन, के) ण हो कर इछ से दीषे 


॥, New Delhi. Digitized by eGangotri 











३२२ ब्याकरणमद्दासास्य 


आद्यन्तौ टकितौ ॥१।१।४६॥ . 


-समासनिर्देशोऽयम्‌। तत्र न ज्ञायते क आदिः कोऽन्त इति। 
तद्यथा अजाविधनो देवदत्तयज्ञदत्तावित्युक्ते तच न ज्ञायते कस्याजा धनं 
कस्यावय इति। - न 

यद्यपि तावल्लोक एष इष्टान्तः। दष्टान्तस्यापि तु पुरुषारम्भो 
निवतको भवति | 

अस्ति चेह कश्चित्‌ पुरुषारम्भः ! 

अस्तीत्याह । 


टकितौ में समास का निर्देश होने से यह पता नहीं लगता कि टित्‌ और 
कित्‌ में कोन आदि में होता है और कोन अन्त में । जैसे--अजाविधनौ 
देवदत्तयज्ञदत्तो यइ समस्त वाक्य दै । इसका अर्थ है - देवदत्त ओर . यज्ञदत्त दोनों 
बकरी और भेड़ धन वाळे हॅ । इसमें यह पता नहीं लगता कि किसका बकरी 
धन हैं ओर किसका भेड़। दोनों के दोनों धन होने भी संभव हें । यहां 
सी टित्‌ कित्‌ दोनों ही आदि में और दोनों ही अन्त में हो जावे यह अर्थ भी 
सम्भव है । 2 

यद्यपि लोक में अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तो यह च्टान्त है । फिर भी 
उस लौकिक दृष्टान्त की पुरुषारम्भ स यत्नविशेष से बाधा हो सकती है । 


क्या यहां कोई यत्न विशेष' दै? 
. हां है। 


प्राप्त होता है तो भी वह उत्‌ में तपरकरणसामर्थ्य से नहीं होगा। तपर का 
` प्रयोजन वहाँ यही दे कि उकार हस्व ही रहे। अक्षयदौ (अक्ष बू-औ) में दिव्‌ 
के वकार के स्थान में हुए ऊद्‌ की सम्प्रसारणसंज्ञा होने पर सम्प्रसारणाच्च से प्राप्त 
औ.का पूवेरूप एकादेश भी वार्णादाङ्ग बढीयो भवति इस परिभाषा बल से न होगा । 
उसके अनुसार वर्णसम्बन्धी पूवेरूप शास्त्र से अङ्गसम्बन्धी अचि इनुधातु० यह 
उवश्झास्त्र बलवान्‌ होगा तो पूरवेर्ष को बाध- कर पहले ऊठ्‌ को उवङ्‌ हो 
जायगा । फिर पूलेरूप की प्राप्ति न रहने से कोई दोष न होगा । इस प्रकार 
' सम्परसारणसंश्ञा में यथासेख्य सम्बन्ध बनाने के लिय ऋछक्‌ सूत्र में रूकार का उपदेश 

करना आवश्यक हो जाता है। वार्तिकक्रार द्वारा वहां रूकार का प्रत्याख्यान उस 
अवस्था में चिन्त्य बन जाता हे । " 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





सप्तम आद्विक 3५६ 


कः । 

संख्यातानुदेशो नाम । 

कौ पुनष्टकिताबाद्यन्ती भवतः ? 
आगमावित्याह । 


युक्तं पुनर्यन्नित्येषु नाम शब्देषु आगमशासनं स्यात्‌ । न नित्येषु 
नाम शाब्देपु कूटस्थरविचाछि भिर्वर्णे्भवितब्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
आगमश्च नामापूर्चः शब्दोपजनः। ._ 

अथ युक्तं यन्नित्येषु शाव्देष्वादेशाः स्युः । 


वाढे युक्तम्‌ । शाब्दान्तरेरिह भवितब्यम्‌। तत्र दाब्दान्तरात्‌ 

शब्दान्तरस्य प्रातिपत्तिर्युक्ता । 
~ हीमे 14. ~ क 

आदेशास्तहीमे भविष्यन्ति । अनागमकानां सागमकाः। तत्‌ 

कोन सा? 

यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ -यद यथासंख्य का नियम। यहां शास्त्र में 
यथासँम्यमनुदेशः समानाम्‌ इस यत्नविशेष . से लौकिक दृष्टान्त की बाधा हो 
जायशी तो टित्‌ और कित्‌ क्रम से आदि अन्त में समझ जायेगे। रित्‌ 
करादि में होगा और कित्‌ अन्त में । 

क्रम से आदि अन्त में हाने वाले ये टित्‌ कित्‌ कोन हैं ? 

आगम हैं 

क्या यह ठीक दे कि नित्य शब्द मानते हुए आगम किये जावें। क्या नित्य 
शब्दों से वर्णी को कूटस्थ (परिणाम शून्य) अविचाली (अचल) तथा नाश वृद्धि. 
विकार रदित नहीं होना चाहिये! अवश्य होना चाहिये। आगम तो एक नये । 
दाब्द्‌ की वृद्धि का नाम है। उससे शब्द में बुद्धि हो कर नित्यता कैसे रहेगी । 

नित्य शब्द को मानत हुए आदेशों का होना भी केसे ठीक है ? 

सो तो ठीक हे । आदेशों में पहले शब्द की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग होने 
से प्रयोग ही बदलता है शब्द नहीं इस लिये आदेश पक्ष में शब्द की नित्यता में 
कोई बाधा नहीं आती | ै 

तो ये भी आदेश ही मान लिये जायेंगे । अनागमक अर्थात्‌ इडादि आगम 


७. 2. गमः bt 
रदित व्य्य्‌फ सून म, सातामक तीक हुडादि आगमसदित, व ल्य 





४२४ . ज्यांकरणमदाभाच्य 


कथम्‌? संज्ञाधिकारो5यम्‌। आद्यन्तौ चेह संकीत्यैते । टकारककारा- 
विताबुदाहियेते। तत्राद्यन्तयोएकारककाराविती संज्ञे भविष्यतः । तत्ार्धः 


'घातुकस्येड्‌ वलादेरित्युपस्थितमिदै भवति आदिरिति । तेनेकारादिरादेशो 


भविष्यति । 
एतावदिह सूत्रमिडिति। कर्थं पुनरियता सूत्रेण इक्कारादिरादेशो 
ळभ्यः। 
लभ्य इत्याह | कथम्‌ । वहुब्रीहिनिर्देशात्‌। वह्ुबीहिनिर्देशोऽयम्‌। 


_ इकार आदिरस्येति । 


यद्यपि तावद्त्रैतच्छक्यते वक्तुम्‌। इह तु कथम्‌, छुङ्लङ्‌ल्थङ्‌ 
क्ष्वडुदात्त इति। अत्राशक्यसुदात्तग्रहणनाकारो विशेषायेतुम्‌। तत्र को 
दोषः । अङ्गस्योदात्तत्वं प्रसज्येत । 


न्ेष दोषः। त्रिपदोऽयं बहुव्रीहिः । तत्र वाक्य एवोदाक्तग्रहणे- 


नाकारो विशेष्यते । अकार उदात्त आदिरस्येति । 


हो जायगा । वह केस ? आन्तौ टकितौ इस सूत्र को परिभाषा न मान कर संज्ञा- 


घिकार में होने से संज्ञा सूत्र मानेंगे। आदि अन्त यहां कहे ही दें । इत्सेज्ञक टकार 
ककार भी पढे हैं, तो सूत्र का अथ होगा- आदि की टित्‌ और अन्त की कित्‌ संज्ञा 
होती हे । संज्ञा संही 'का बोध करा कर 'स्त्रयं निवृत्त हो जायगी । उस से 
आर्धधातुक्रस्येड्‌ वछादेः में इद्‌ टित्‌ होने स आदि-की उपस्थिति हो जायगी तो इकारादि 
आदेश सिद्ध हो जायगा । 


केवल इट इतने वचन से इकारादि आदेश होता है यह केले समझ छिया 
जायगा । 

इदू में इकारः टू अर्थात्‌ आदिरस्य ( इकार है आदि में जिसके ) इस प्रकार 
बहुब्रीदि समास मानने से इकारादि आदेश समझ लिया जायगा । 


इट्‌ में यद्यपि बहु्ीहि मान कर काम चल जायगा तो भी लडलइलडक्ष्वडदात्तः 
यहां अद्‌ में केस होगा । अट्‌ में अकारः ट्‌ अर्थात्‌ आदिरस्य इस प्रकार बहुत्रीहि 
होने से अकार का विशेषण उदात्त न हो सकेगा तो अङ्ग को उदात्त स्वर प्राप्त 


होगा॥ ” 


यह कोई दोष नही । अड्डदात्तः यद्व त्रिपद बहुव्रीदि दै। सौत्र निर्देश दोने 
से विशेषण उदात्तका पर निपात दै । यहां .अकारः ट अर्थात्‌ आदिः उदात्तः अस्य । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


| सप्तम जाहिक २२५ 
यत्र तह्यनुवृत्येतद्‌ भवति-आडजादीनामिति । 
वक्ष्यत्येतदू--'अजादीनामटा सिद्धम्‌? इति । 
अथवा यत्तावदयं सामान्येनोपदेष्टं शक्नोति तत्तावदुपदिशति 


प्रकृति ततो वलाद्यार्धधातुकं ततः पइचादिकारम्‌ । तेनायं विशेषेण 
शब्दान्तरं समुदाय प्रतिपद्यते । तद्यथा खद्रिवर्वुस्योः खद्रिबर्वुरौ 





इस प्रकार अकार का विशेषण बनायेंगे तो अथे होगा- उदात्त अकार है आदि 
में जिसके ऐसा आदेश होता है । उस अवस्था में अङ्ग को उदात्त न होगा । 


जहां आडजादीनाम्‌ इस उत्तर सूत्र में आट्‌ को उदात्त करने के लिये उदात्त 
अहण की अनुबृत्ति इष्ट हे वहां अडुदात्त इस समास में पड़ा हुआ उदात्त ग्रहण 
केसे अनुवृत्त होगा ? 


आडजादीनाम्‌ के लिये उदात्तग्रहण की अआनुत्रृत्ति लान की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि वहीं अजादीनामटा सिद्धम्‌ इस वचन द्वारा आडजादीनाम्‌ इस सूत्र 
का खण्डन कर दिया है । इस लिय उस सूत्र के न होने से तदर्थ डदात्तग्रहण 
का कोई प्रयोजन नहीं रहता । वहाँ यह कहेंगे कि अजादि धातुओं में भी 
आटू के आगम से ही काम च्ळ जायगा, आट्‌ आगम विधान करना व्यथ दै । 


अथवा इस सूत्र को यदि परिभाषा ही मानें तो भी शब्दों में अनित्यता 
नहीं आती । क्योंकि आचाय पाणिनि सामान्य ढंग से जिस शाब्द का उपदेश 
कर सकते हैं उसका क्रमशः उपदेश करते हैं । पहले प्रकृति अर्थात्‌ भू धातु का 
फिर बलादि आर्धधातुक तव्यत्‌ प्रत्यय का और उसके बाद इद्‌ रूप इकार 
का । इस तरह उपदिश हुआ झब्द-ससुदाय पहळे से भिन्न विशेष शब्दान्तर 
बनता जाता हे । भवितव्यम्‌ में पहले भू शब्द, फिर भूतब्य शब्द और फिर 
भवितव्य शब्द का अलग २ उपदेश है । (यदद साधुत्वान्याख्यान का उपाय मात्र 
है, व्यवस्थित तव्य में इकार अवयव बढ़ाया नहीं जाता, यहां तब्य के प्रसङ्ग 
में इतष्य साधु हे यदी शास्त्र का प्रयोजन है, शब्दान्तर निःपत्ति नहीं ।) जैसे कोई 
खादर ( खैर ) और बढुर (बबूल) बृक्षों को सामान्यरूप से पहले लाळ तने वाळा 
और छोटे पत्तों वाला कह कर फिर केवल खदिर को कङ्कट्डउपरी सूखी खाल रूप 
सन्नाह कहे तो वहां खदिर उन दोनों में एक विशेष द्रव्यान्तर दो जाता दै । ढाळ तने 
और छोटे पत्तों की समानता से बबुर के साथ बोळे हुए भी खदिर शब्द से 
कङ्कट की विषमता के कारण बुर से एथक्‌ स्वतन्त्र द्रव्य विरोष समझा 
जाता दै। कइट तो उसमें पहले से ही दै इस लिये कङ्कट वाळा कदने से कोई 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





४२४ . ण्यादरणमदाभाष्य 


कथम्‌ ? संक्षाधिकारो5यम_। आद्यन्तौ चेह संकीत्येते। टकारककारा- 
विताबुदाहियेते। तत्राद्यन्तयोषकारककाराविती संज्ञे भविष्यतः । तत्रार्ध- 
.घातुकस्येड वलादेरित्युपस्थितमिदं भवति आदिरिति। तेनेकाराद्रिदेशो 
भविष्यति । र 
एतावदिह सूत्रमिडिति। कथं पुनरियता सूत्रेण इकारादिरादेशो 
ळभ्यः। | 
लभ्य इत्याह | कथम्‌। वहुव्रीहिनिर्देशात्‌ । बहुबीहिनिदेशो$यम्‌। 
_ इकार आदिरस्येति । ु 
यद्यपि तावद्तरैतच्छक्यते वक्तुम्‌। इह त कथम्‌, लुङ्लङ्लृङ्‌ 


क्ष्वडुदात्त इति । अत्राशक्यमुदात्तग्रहणनाकारो विशेषयितुम्‌ । तत्र को 
दोषः । अङ्गस्योदात्तत्वं प्रसज्येत । . ८ 


नेष दोषः। त्रिपदोऽयं वहुव्रीहिः । तत्र वाक्य पवोदात्तग्रहणे- 


नाकारो विशेष्यत । अकार उदात्त आदिरस्येति । 


/ हो जायगा । वह केस ? आद्यन्ती टकितौ इस सूत्र. को परिभाषा न मान कर संज्ञा- 
घिकार मे होने से संज्ञा सूत्र मानेंगे। आदि अन्त यहां कहे ही रें । इत्सेज्ञक रकार 
ककार भी पढे हैं, तो सूत्र का अथ होगा- आदि की टित्‌. और अन्त की कित्‌ संज्ञा 
होती है। संज्ञा संज्ञी 'का बोध करा कर स्त्र्‍यं निवृत्त हो जायगी। उस से 
आधेधातुकस्यड्‌ वलादे: में इद्‌ टित्‌ होने से आदि की उपस्थिति हो जायगी तो इकारादि 
आदेश सिद्ध दो जायगा । 


च 


केवळ इट इतने वचन से इकारादि आदेश होता हे यह केसे समझ लिया 
जायगा । 


इट्‌ मै इकारः ट्‌ अर्थात्‌ आदिरस्य ( इकार है आदि में जिसके ) इस प्रकार 
बहुच्रीदि समास मानने से इकारादि आदेश समझ लिया जायगा । 


इट्‌ में यद्यपि बहुब्रीहि मान कर काम चल जायगा तो भी उङ्लङ्लक्ष्वइदात्तः 


७, ७७ रौ. च न 
यहां अद्‌ में कसे होगा । अर्‌ में अकारः टू अर्थात्‌ आदिरस्य इस प्रकार बहुब्रीहि 


होने से अकार का विशेषण उदात्त न हो सकेगा तो अङ्ग को ता स्वर माप्त 


होगा। ® 


यह कोई दोप नहीं । अड्डदात्त: यह त्रिपद बहुब्रीदि है। सौत्र निर्देश होने 
से विशेषण उदात्तका पर निपात है। यहां. अकारः ट्‌ अर्थात्‌ द 
१ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. गाव आदि: उदात: अस्य । 


4 सप्तम आहिक ४२५ 
यत्र तह्मजुडृत्त्यैतद्‌ भवति-आडजादीनामिति । 
वक्ष्यत्येतद्‌--अजादीनामटा सिद्धम्‌? इति । 


अथवा यत्तावद्य सामान्येनोपदेष्डुं शक्नोति तत्तावदुपदिशति 
प्रति ततो चळाद्यार्धधातुकं ततः पञ्चादिकारम्‌ । तेनायं विशेषेण 
शब्दान्तरं समुदाय प्रतिपद्यते । तद्यथा खदिरवदुरयोः खदिरिबर्बुरौ 





इस प्रकार अकार का विशेषण बनायेंगे तो अथै होगा- उदात्त अकार है आदि . 
में जिसके ऐसा आदेश होता दै । उस अवस्था में अङ्ग को उदात्त न दोगा । 


जहां आडजादीनाम्‌ इस उत्तर सूत्र में जादू को उदात्त करने के लिये उदात्त 
ग्रहण की अनुदृत्ति इष्ट है वहां अडुदात्तः इस समास में पड़ा हुआ उदात्त ग्रहण 
कैसे अनुवृत्त होगा ? 


आडजादीनाम्‌ के लिये उदात्तग्रहण की अनुत्रृत्ति लान की आवश्यकता 
* नहीं । क्योंकि वहीं अजादीनामटा ।सद्धम्‌ इस वचन द्वारा आडजादीनाम्‌ इस सूत्र 
का खण्डन कर दिया हे । इस लिये उस सूत्र के न होने से तदर्थ उदात्तम्रण 
का कोई प्रयोजन नहीं रहता । वहां यदद कहेंगे कि अजादि धातुओं में भी 
अदू के आगम से ही काम 5छ जायगा, आट्‌ भागम विधान करना व्यर्थ है । 


अथवा इस सूत्र को यदि परिभाषा ही मानें तो भी शब्दों में अनित्यता 
नहीं आती । क्योंकि आचाय पाणिनि सामान्य ढंग से जिस शब्द का उपदेश 
कर सकते हैं उसका क्रमशः उपदेश करते हैं। पहले प्रकृति अर्थात्‌ भू धातु का. 
फिर वलादि आर्धधातुक तव्यत्‌ प्रत्यय का और उसके बाद इट्‌. रूप इकार 
का । इस तरह उपदि्ट हुआ शब्द-समुदाय पहळे से भिन्न विशेष शब्दान्तर 
बनता जाता हे । भवितव्यम्‌ में पहले भू शब्द, फिर भूतब्य शब्द और फिर 
भवितव्य शब्द का अलग २ उपदेश है । (यद साधुत्वान्याख्यान का उपाय मात्र 
है, व्यवत्थित तव्य में इकार अवयव बढ़ाया नहीं जाता, यहां तब्य के प्रसङ्ग 
में इतष्य साधु है यदी शास्त्र का प्रयोजन दै, झब्दान्तर निः्पत्ति नहीं ।) जेसे कोई 
खदिर ( खैर ) और बल्लुर (बबूल) बृक्षों को सामान्यरूप से पहले काळ तने वाळा 
और छोटे पत्तों वाळा कह कर फिर केवळ खदिर को कङ्कट्ऊपरी सूखी खाल रूप 
सन्नाह कहे तो वहां खदिर उन दोनों में एक विशेष द्रव्यान्तर दो जाता दै। लाल तने 
और छोटे पत्तों की समानता से बझुर के साथ बोळे हुए भी खदिर शब्द से 
कङ्कट की विषमता के कारण बुर से एथक्‌ स्वतन्त्र द्रब्य विरोष समझा 
जाता है । कह तो; असम पइरे,के(ढी दै डल लिये कहर, वाळा (हुते, से कोई 





४२४ पो ब्याक्षरणसद्दासाष्य 
५ द्रि ~ 

गौरकाण्डौ सक्ष्मपणौ । ततः पइ्चादाह कङ्कटधान्‌ खदिर इति । तनासौ 
विशेषण द्रव्यान्तरं समुदाय प्रतिपद्यते | 

अथवा पतयाजुपून्योऽयं शब्दान्तरझुपद्शितिं। प्रकृति, ततो चला- 
ययार्धधातुकं, ततः पइ्चादिकारं, यस्मिस्तस्यागमबुद्धिभवति । 

टकितोरा्यन्तविधाने प्रत्ययप्रतिमेधः । 

उकितोराद्यन्तविधाने प्रत्ययस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । प्रत्यय आदि- 

रन्तो वा मा भूदिति। चरेष्टः । आतोऽजुपसमें क इति। 
परवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 
परवचनात्‌ प्रत्यय आदिरन्तो वा न भविष्यति । 


NO 


परवचनात्‌ सिद्धमिति चेन्नापत्रादत्वात्‌ | 


ha 


परवचनात्‌ सिद्धमिति चन्न, किं कारणम्‌ । अपवादत्वात्‌ । 





नया कङ्कट उसमें नहीं लगाया जाता बल्कि कदने का ढंग ही यह है कि दोनों में 
खदिर कङ्कट वाळा है। उसी प्रकार भवितव्यम्‌ में इकार के उपदेश चाला 


भवितच्य शब्दः पहले उपदि भू, भूतव्य शब्दों से पृथक स्वतन्त्र दाव्दान्तर 
समझा जायगा । 


अथवा आचाय पाणिनि पहले धातु, फिर प्रत्यय, फिर इट्रूप इकार की 
आनुपूर्वी के ढंग से भिन्न २ अखण्ड इाब्दों का ही कल्पित खण्डों द्वारा 
उपदेश. कर रद्द हैं यह समझना चादिये। बोधक प्रयोगस्थ शब्द की अपेक्षा 
ये शब्दान्तर हें । सत्यगवय के प्रतिपादनार्थं रेखागवय के तुल्य हें । इस तरह इकार 
में कल्पित आगम बुद्धि होने पर भी अखण्ड शब्द की नित्यता अक्षत रहती है । 


> 


टित्‌ कित्‌ को क्रम से आदि अन्त करने में प्रत्यय का निषेध कहना 
चाहिये । जिसस चरेष्टः आतोऽनुपसगे कः यहाँ ट और क दित्‌ कित्‌ प्रत्यय आदि 
अन्त में न दोखे । न 


प्रत्ययः, परदच के अधिकार से ट क प्रत्यय टत्‌ कित्‌- होने पर भी घातु 


से परे होंगे। आदि अन्त भं नहीं होंगे । 


सह सूत्र भपवाद होने से परदच को बाध छेगा तो टित्‌ कित्‌ प्रत्यय भी 


आदि अन्त से प्राप्त होंगे । जैसे मिद्चोन्त्यासरः दु दु 
छि CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri र र सत्र , स्थान योग षी स्‌ 


सप्तम शाद्विक ३२७ 


अपवादो ऽयं योगः । तद्यथा मिदचोन्त्यात्परः इत्येष योगः स्थानेयोगत्त्रस्य 
: प्रत्ययपरत्वस्य चापवाद्‌ः। 

विषम उपन्याखः । युक्तं तच यदनवकारां मित्करणं स्थानेयोगत्वं 
प्रत्ययपरत्वं च वाधते । इह पुनरुभयं सावकाशम्‌ । कोऽवकाशः | 
उित्करणस्यावकाराः-टित इति ईकारो यथा स्यात्‌। कित्करणस्यावकाशः- 
कितीत्याकारळोपो यथा स्यात्‌ । 


प्रयोजनं नाम तद्‌ वक्तव्य यन्नियोगतः स्यात्‌ । यदि चायं 
नियोगतः . परः स्यात्‌ तत पतत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌। कुतो चु खब्वेतत्‌ 
टित्करणादयं परो भविष्यति न पुनरादि्रिति। कित्करणाच्च परो 
भविष्यति न पुनरन्त इति। टितः खल्वप्येष परिहारः, यत्र नास्ति 
संभवः यत्परइच स्याद्‌ आदिइच । कितस्त्वपरिहारः, अस्ति हि संभवो 
यत्परश्च स्यादन्तशच । तत्र को दोष । 'उपसगे घोः किः'। आध्योः 


सम्बद्ध अलोऽन्त्यस्य इस सूत्र को और. परश्च सूत्र को जुम्‌ म्‌ आदि में 
अपवाद होने से वाध केता दै । 


मिद्चोऽन्त्यात्परः का अलोन्त्य सूत्र तथा पररच सूत्रको बाध ढेनातो 
ठीक है । क्योंकि वह अनवकाश है । अलोन्त्य सूत्र तथा परश्च सूत्र के विषय 
को छोड़ कर और कहीं लग नहीं सकता। यहां तो टित्‌ कित्‌ दोनों सावकाश 
हैं। टिल होने से कुरुचरी में टिइडाणन्‌० से ङीपू हो सकता है । और कित्‌ 
होने ले गोदः में आतो लोप हॉट च से आकार का लोप दो सकता है । जैसे 
बुस्‌ क्षम आदि में मकार मिदचोन्त्यात्रः के लिये ही लगाया दै उसका 
ओर कोई प्रयोजन नहीं, वैसे ट और क में टित्‌ कित्‌ यदि आदन्तौ टकितौ के 
लिये ही लगाया होता तो अनवकाश होने से प्रत्ययपरत्व को वाध कर टक भी 
आदि अन्त में हो जाते । 


किसी चीज़ का प्रयोजन वदद कहना चाहिये जो नियम से हो। यदि 
नियम से ट क प्रत्यय धातु से परे हो जावें तो रित्‌ कित्‌ होकर उनका 
ङीपू और आरोप होना प्रयोजन बन सकता है। पर ट क प्रत्यय (दत्‌ कित्‌ 
करने पर भी परे ही क्यों हो, आद्यन्ती टकितो इस वचन से आदि अन्त 
में क्यों न हों। उसमें भी केत्रल टित्‌ का ही आप कुछ समाधान कर 
सकेंगे । टित्‌ को ही आदि मे होने से रोक सकेंगे। क्योंकि उस का एक साथ 
प्रे होना और आदि में होना संभव नहीं। कित्‌ तो एक साथ परे भी 
और अन्त-में भी दो: सकता, है... इस कलि कितो, न, हो. कर, सडत. में. क्यों न हो। 


~ 


४२८ ब्याकरणमदा भाज्य 
प्रध्योः। नोङ्घात्वोरिति प्रतिषधः प्रसज्येत । टितश्चाप्यपरिदारः, 
स्यादेव ह्ययं टित्करणादादिः, न पुनः परः । 
क्क तर्हीदानीमिदं स्यात्‌ । ठित ईकारो भचतीति । 
य॒ उभयचान्‌ गापोष्टगिति। . 
सिद्धं तु षष्ठयाधिकोर वचनात्‌ | 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । षष्ठ्यधिकारेऽयं योगः कतंब्यः । आद्यन्तौ ` 


टकितौ षष्ठी निर्दिष्टस्येति । 
आचन्तयोर्वा षष्ठचथैत्वात तदभावेऽसम्प्रत्ययः । 


. आद्यन्तयोर्वा षष्ठ्यर्थत्वात्‌ तदभावे षष्ठ्या अभावे असंप्रत्ययः 
स्यात्‌ | आद्रिन्तो वा न भविष्यति । 


कित्‌ के अस्त में होने से क्या दोष है ? आध्योः प्रध्योः यहां उपसगे .घोः क्षिः 


से प्रत्ययान्त आधि प्रधि राब्दों में कि प्रत्यय के कित्‌ होने से वह धा 
धातु से प्रे न हो कर उसका अन्तावयव होगा तो घि यह शब्द धातु बन 
जायगा। उससे ओस्‌ विभक्ति परे रहते यण हो कर उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ से 
प्राप्त विभक्ति स्वर का नोङ्धात्वोः से निषेध ग्राप्त होगा । कि प्रत्यय को 
धातु से परे मानने पर तो धिके धातु न होने से उक्त दोघ नहीं आता। 
वस्तुतः देखा जाये तो टित्‌ का भी पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। उसे भी 
आदि में होने से झाप नहीं रोक सकते। टित प्रत्यय टित्‌ होने के कारण 
आदि में क्‍यों न हो। परे ही क्यों हो। टित्करण से उसे आदि में ही होना 
चाहिये, परे नही । ; 

टित्‌ प्रत्ययां में डिरकरण से होने वाला टिड्ढाणज्‌ से ङीप्‌ फिर 
कहां होगा ? _ | 

जहां टित्‌ कित्‌ दोनों अनुबन्ध टगे हैं वहां कित्‌ के कारण अन्तावयव 
हो कर टित्‌ के कारण टिड्डाणजू से डीप्‌ होना चरिताय हो सकता हे । जैसे-- 
गापोष्टक्‌ म रक्‌ प्रत्यय कित्‌ होने के कारण तो गा पा धातुओं के अन्त में 
हो जावे और रित्‌ के कारण वहां टिड्ठाणज्‌ से डीप्‌ हो जावे । 

षष्ठी स्थानेयोगा के अधिकार में इस सूत्र को कर देने से कही दोष 
न होगा । जहां ष्ठी विभक्ति का निर्देश होगा वही रित्‌ कित्‌ आदि अन्त 
में होंगे। चरेष्टः, आतो नुपसर्ग क; इन प्रत्ययों में पञ्चमी का निदेश हे, षष्ठी 
का नहीं इस लिय .दित्‌ कित्‌ प्रत्यय आदि अन्त से” न होंगे। था आदि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
ह व्य 





PEI 


¢ सप्तम भाह्विक ४२९ 


युक्त पुनर्यच्छ्दनिमित्तको नामार्थः स्यात्‌ । नार्थनिभित्तकेन 
नाम राब्देन भवितब्यम्‌ । 


अर्थनिमित्तक एव शाब्दः। तत्‌ कथम्‌। आचन्तौ षष्ठ्यर्थौ । 
नेवात्र षष्ठी पश्यामः। तेन मन्यामहे आद्यन्तावेवात्र न स्तः । तयोरभावे 
षष्ठ्यपि न भवतीति । 


थे षष्ठी विभक्ति के ही अर्थ हैं। इस लिये जहां षळी न होगी वहाँ आदि 
अन्त अर्थ भी न होंगे ! 


क्या शब्द के कारण अर्थ का प्रयोग मानना ठीक है ? अर्थ के कारण 
शब्द का प्रयोग होता हे क्या यह सिद्धान्त न मानना चाहिय । आप घळी 
विभक्ति रूप शब्द के कारण आधद्यन्त रूप अर्थ का प्रयोग केसे मानते हैं। 
शब्दों निमित्तं यस्य स शब्दनिभित्तकः । शब्द के कारण होने वाला। इसी प्रकार 
अर्था निमित्ते यस्य सः अर्थनिमित्तकः । अर्थ के कारण होने वाला । 


अथे के कारण ही शब्द का प्रयोग होता हे. यह सिद्धान्त हम भी मानेंगे । 
सो केसे ? आदि और अन्त पष्ठी विभाक्त के अर्थ हैं। चरेष्टः, आतोनुपसर्गे 
कः सें घळी है नहीं, तो हम समझेंगे यहां आदि अन्त अर्थ ही नहीं होंगे तभी 
घण्ठी विभक्ति नहीं हु १ 





१. चरेष्टः इस ट प्रत्यय के विधान में परङच सूत्र का अधिकार होने से 
चरः यह पञ्चमी ही समझी जायगी, षष्टी नहीं। इस लिये आद्यन्तो टकितौ 
गै उपस्थिति न हो कर ट प्रत्यय पर ही होगा। गापोष्टक्‌ व्रीदिशाल्योढेक्‌ यहां 
भी गापोः, पीहिशाल्योः अवयवावयविभाव में षष्ठी न समझ कर आनन्तर्य 
सम्बन्ध में पञ्चमी समझी जायगी तो गा पा से अनन्तर टक्‌ और ब्रीहि शालि से अनन्तर 
इक्‌ होगा । वहां भी आयन्तौ टकितौ की प्रवृत्ति न होगी । यद्यपि पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इस न्याय से आन्तौ टकितौ यह परिभाषा 
अपेन से अनन्तर आने वाली स्थानयोग षी से सम्बद्ध अलोन्त्य परिभाषा को ही 
वाधेगी व्यवहित हो कर आने वाली परश्च इस विधि को नहीं बाधेगी तो 
चरेः आतोऽनुपसर्गे कः इत्यादि टित्‌ कित्‌ प्रत्ययों में आयन्दौ० की प्रवृत्ति 
न होने से इष्ट सिद्ध हो सकता है फिर भी घुरस्तादपवादाः० यह पांरभाषा यथोद्देदा 
पक्ष में ही परश्च को न बाध सकेगी कार्यकाळ में तो बाधक हो ही सकती है 
इसी लिये भाष्यकार ने कायाल पक्ष में उक्त परिभाषा की अप्रत्र.त्त समझते हुए. . 
उसका आश्रय नहीं वकि ot Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





४३० ब्याकरणमद्दाभाष्य 
मिदचोऽन्त्यात्परः ॥१।१।४७॥ 
- किमर्थमिदसुच्यते ? 
मिदचोन्त्यात्परः स्थानपरप्रत्ययस्मापवादः | 


मिदचोन्स्यात्पर इत्युच्यते । स्थानेयोगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य 
'वापवादः । स्थानियोगत्वस्य ताचत्‌ । कुण्डानि वनानि । पास यशाख । 
प्रत्ययपरत्वस्य । भिनत्ति छिनत्ति । 


भवेदिदं युक्तसुदाहरणम्‌-कुण्डानि वनानि। यञ नास्ति संभवो 
यद्यमचोन्त्यात्परश्च स्यात्‌ स्थाने चेति। इदं त्वयुक्तम पया 
यशांसीति । अस्ति हि संभवो यदयमचोन्त्यात्परइच स्यात्‌ स्थान 
चेति। 

एतद्पि युक्तम्‌ । कथम्‌ | नैवेश्‍वर आज्ञापयति नापि धर्मसूत्रकाराः 


सूत्र क्यों बनाया है ? 


यह सूत्र इस लिय बनाया दै कि स्थानेयोग षष्टी से सम्बद् अलान्त्यस्य 
सूत्र का और परश्च सूत्र का अपवाद हो कर बाधक हो जावे। जेसे-- 
कुण्डानि वनानि। पयांसि। यशांसि। (कुण्ड वन.पयस्‌ यशस्‌-जस्‌ शस्‌) यहां 
नपुंसकस्य झल्चः से हुआ नुम्‌ का आगम मित्‌ होने से अलोन्त्यस्य को बाध 
कुण्ड आदि के अन्तिमं अच से परे होता हे । प्रत्ययपरत्व का उदाहरण 
जैसे भिनत्ति, छिनत्ति। ( भिनदू छिनदू-ळट्‌ तिप्‌ ) यहा रधादिभ्यः इनम्‌ से हुआ 
इनम्‌ प्रत्यय मित्‌ होने से प्रत्ययः पररच को बाध कर भिद्‌ छिद्‌ के अन्तिम 
अच्‌ से परे होता है। 
कुण्डानि वनानि यह उदाहरण तो ठीक है यहां एक साथ कुण्ड के 
अन्तिम अळू अकार के स्थान में और उसी अन्तिम अच्‌ अकार से परे 
जुम्‌ का होना सम्भव नहीं । इस लिये अलोन्त्य को बाध कर मिदचोन्त्यात्परः 
` हो जावे । परन्तु पयांसि यशांसि यह उदाहरण ठीक नहीं । यहां एक साथ 
पयस्‌ के अन्तिम अछ्‌ सकार के स्थान में और अन्तिम अच्‌ यकार के 
अकार से परे नुम्‌ का होना सम्भव है इस ल्यि मिदचोन्त्याःपरः से अलोन्त्य 
की बाधा न हो कर अलोन्त्य सूत्र से सकार के स्थान में ही नुम्‌ प्राप्त 


होता दै । 
परयांसि यशाँ'स यदद उदाहरण अपवादा उत्सगै 
CC-0. Prof. 20 Shastri ए सी ठीक दै।. Digitized by eGal स 


सप्तम भाहिक ४३१ 


पठन्ति अपवादैरुत्सर्गा वाध्यन्तामिति। कि तहिं। लौकिकोऽयं दृष्टान्त: । 
ठोके हि सत्यपि संभवे वाधनं भवति । तद्यथा ब्राह्मणेभ्यो द्धि दीयतां 
तक्रं कौण्डिन्यायति सत्यपि संभवे दधिदानस्य तक्रदानं निवर्तकं भवति । 
एवमिहापि सत्यपि संभवे , अचामन्त्यात्परत्वं पष्ठीस्थानेयोगत्बं 
बाधिष्यते । 


अन्त्यातूर्वो मस्जेमिदनुषङ्गसयोगादिछोपार्थम्‌ । 


अन्त्यात्पूर्चो मस्जेमिंद्वक्तव्यः | कि प्रयोजनम्‌। अनुषङ्गसंयोगादि- 
लोपार्थम्‌ । अञुषङ्गलोपार्थं संयोगादिलोपार्थं च । अबुषङ्गलोपार्थ तावत्‌ 
मग्नः । मग्नवान्‌ । संयोगादिलोपार्थम्‌ मङ्क्ता मङ्क्तुम्‌ मङ्क्तव्यम्‌ । 





बाधे जाते हैं यह लोकब्यवदार सिद्ध बात है इस के लिये न तो राजाज्ञो है 
और न ही धर्मशास्त्र बनाने वाळे कोई वचन पढ़ते हैं । लोक में सम्भव 
होने पर भी बाधा होती है । जैसे सब ब्राह्मणों को दही देओ किन्तु कौण्डिन्य 
कुण्डिन गोत्रज त्राह्मण को तक्र (लस्सी) देओ ऐसा कहने पर कौण्डिन्य को दही देने 
का सम्भव होने पर भी तक्र ही दिया जाता है। तक्र कहने से दही का 
देना रुक जाता है। इसी प्रकार पयांसि यशांस यहां अलोन्त्य का सम्भव 
होन पर भी सिदचो० से उसकी बाधा हो जायगी ता अन्तिम अच से परे 
ही जुस्‌ होगा। 

सस्ज्‌ धातु सें सित्‌ आगम को अन्तिम अक्षर से पूवे कहना चाहिये । 
जिससे अजुबक्क अर्थात्‌ नकार का लोप और संयोगादि सकार का लोप सिद्ध 
हो सकें । अनुघङ्ग जैसे - मग्नः मग्नवान्‌। (मस्ज्‌ क्त, क्तवतु) यहां मस्ज्‌ धातु 
से क्त क्तवतु प्रत्यय परे होने पर मस्जिनशोझलि से हुआ जुस्‌ का आगम 
सस्ज्‌ के अन्तिम अक्षर जकार से पूरै हो जायगा तो मसनज्‌ हो कर नकार 
के उपधा में आ जाने से अनिदितां हल उपधायाः से नकार का लोप सिद्ध हो 
जाता है। साथ ही सकार के संयोगादि हो जाने से स्कोः संयोगायोः० से सकार 
का लोप भी सिद्ध हो जाता है। अकेले संयोगादिलोप का उदाहरण जैसे 
मङ्क्ता मङ्क्लुम्‌ मङ्क्तव्यम्‌ । (मस्ज्‌ तृच, तुसुन्‌, तव्यत्‌) यहां मसनज़ इस 
स्थिति में सकार के संयोगादि हो जाने से स्कोः संयोगायोः से सकार का 
लोप सिद्ध हो जाता है । 


१ (दूरवर बान्ह का 'नगोदाःबेद' अर्थ 'समझते' हे hi. Digitized by eGangotri 








8३२ ध्याकरणमहाभाष्य 
भर्जिमर्च्यारच । 
भर्जिमच्योइचान्त्यात्पूर्वो मिद्वक्तव्यः । भरूजा मरीचय इति। 


स तर्हि वक्तव्यः । 


न वक्तव्यः । निपातनात्‌ सिद्धम्‌। कि निपातनम्‌। भरुजा- 
शाब्दो ऽङ्गुल्यादिषु पठ्यते । भरीचिशब्दो बाह्वादिषु । 


कि पुनरयं पूर्वान्तः, आहोस्वित्‌ परादि , आहोस्विदभक्तः । 
कथं चायं पूर्वान्तः स्यात्‌, कथं वा परादिः कथं वाऽभक्तः । 


यद्यन्त इति वर्तते ततः पूर्वान्तः । अथादिरिति वर्तते ततः परादिः । 
अथोभयं निवृत्त ततोऽभक्तः । ह 





सज और मच धातुओं में भी मित्‌ को अन्तिम अक्षर से पूर्वे कहना 
'वाहिय । जैसे-भरूजा मरीचयः। ये उदाहरण हैं। अरूजा में भज धातु से 
अच्‌ प्रत्यय परे होने पर छधूपधगुण हो कर औणादिक उम्‌ का आगम रज के 
अन्तिम अक्षर जकार से पू हो जायगा तो भरूजा सिद्ध हो जाता हे। 
मरीचि में मच घातु से इ प्रत्यय परे रहत औणादिक ईम्‌. का आगम सचे के 
अन्तिम अक्षर चकार से पूव हो जायगा तो मरीचि शब्द सिद्ध हो जाता है । 


भर्जिमच्योश्च यह वचन क्या कह दिया जाय? 


इस वचन की कोई' आवश्यकता नहीं । भरूजा मरीचि ये दोनों शब्द 
निपातन से सिद्ध हो जायेंगे । क्या निपातन हे ? भरूजा शब्द तो अङ्गुल्यादि- 
भ्यष्ठक्‌ इस सूत्र के अङ्गुल्यादिगण में पढ़ा गया है। मरीचि शब्द बाह्वादिभ्यश्च 
इस सूत्र के बाह्वादिगण भें। गणपाठ में -पठित ददोने से दोनों शब्द निपातन 
से सिद्ध माने जायेगे । 

क्या यह मित्‌ का आगम पूवे का अन्तावयव होता हे या पर का 
आदि अवयत, या अभक्त अर्थात्‌ दोनों में से किसी का भी अवयव नहीं 
- होता ? 

कैसे तो यह पूव का अन्तावयव दो सकता है। कैसे पर का आदि 
अवयव और केस अभक्त किसी का भी अवयव नहीं । 


यदि आयन्तौ टकितौ इस पूवै सूत्र से यहां अन्त की भनुदृत्ति लावे तो 
प > ला 0. Prof. Satya Vrat 1, यदि आदि New अनुवृत्ति कावे त [परका आदि 


ससम आह्विक ३३३ 
कश्चात्र विशेषः। 
अभक्ते दीधनळोपस्वरणत्वानुस्वारशीभावाः । 


यद्यभक्तो दीर्घत्वं न प्राप्नोति । कुण्डानि वनानि। 'नोपधायाः 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धावि'ति दीधत्वं न प्राप्नोति । दीधे ॥ नळोप- 
नळोपइच न सिध्यति। अग्ने त्री ते वाजिना ची षधस्था । ताता 
पिण्डानाम्‌ । "नलोपः प्रातिपदिकान्तस्ये'ति नलोपो न प्राप्नोति। न- 
लोप ॥ स्वर-स्वरइच न सिध्यति। सर्वाणि ज्योतीषि । 'सर्वस्य सुपी'- 
त्याद्युदात्तत्वं न प्राप्नोति। स्वर।। णत्व-णत्वं च न सिध्यति । माषवापाणि। 
घीहिवापाणि । पूवान्ते प्रातिपदिकान्तनकारस्येति सिद्धम्‌। परादौ 


अवयव । और यदि दोनों में से किसी की भी अनुश्ृत्ति न लावे तो अभक्त हो 
~ 
सकता है । 


इन तीनों पक्षों में क्या विशेष है ? 


` अभक्त पक्ष मानने पर दीर्घ, नलोप, स्वर, णत्व, अनुस्वार और शीभाव 
सिद्ध नहीं होते । कुण्डानि वनानि यहाँ नुम्‌ के अभक्त होने से नान्त अङ्ग 
न होगा तो नोपधायाः की अनुवृत्ति से सर्वनामस्थाने चा्म्बुद्धौ सूत्र से उपधा- 
दीर्ध नहीं प्राप्त होता।' ता ता पिण्डानाम्‌ यहाँ तानि के स्थान मे वैदिक 
व्यत्यय से ता यह रूप होता दै। दोशछन्दसि बहुलम्‌ से शि का लोप हो कर 
तान्‌ इस अवस्था से चुम्‌ के अभक्त होने से प्रातिपदिकान्त नकार न दोगा 
तो नलोपः प्रातिपदि० से नकार का लोप नहीं प्राप्त होता । सर्वाणि यहां नुस्‌ 
के अभक्त होने से उसका व्यवधान हो जायगा तो सर्वशब्द से परे अव्यवद्वित 
सुपू न मिल्ने से स्वस्य सुपि से आयुदात्त स्वर नहीं प्राप्त द्दोता। माषवापाणि 
ब्रोहिवापाणि यहां नुस्‌ के अभक्त होने से प्रातिपदिकान्त नकार न होगा तो 
प्रातिपदिकान्तनुमूविभक्तिछु च से णत नदीं प्राप्त द्दोता । उसके छिये सूत्र 
में जुम्‌ ग्रहण करना होगा। पू्वौन्त पक्ष में तो प्रातिपदिक के अन्त में नकार 
हो जाने से प्रातिपदिकान्त कहने से ही णत्व सिद्ध दे। परादिपक्ष में भी 





१. यदि कहो यस्मात्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इस सूत्र में तदादिग्रहण 
सदादिवचनं स्यादिनुमयैम्‌ इस वचन द्वारा नुम्‌ सहित की अङ्गसंज्ञा के लिये 
नुम्‌ के अभक्त होने पर भी ङुण्डानि वनानि में कुण्डन्‌ वनन्‌ ये नान्त अङ्ग 
बन जाये. तब तो यद, दोष जा, होगा, 000 1707. Digitized by eGangotri 


४३४ ब्याकरणसद्दायाष्य 
विभक्तिनकारस्येति । अभक्ते चुमो ग्रहण कर्तव्यम्‌। न कर्तव्यम्‌। 
क्रियते पतन्‌ त्यास एव । 'ग्रातिपदिकान्तचुम्विभक्तिछु चेति। णत्व ॥ 
अबुस्वार-अचुस्वारइच न सिध्यति | द्विषन्तपः परन्तपः। मोलुस्वारो 
हली'त्यबुस्वारो न प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ | “नश्चापदान्तस्य झली'त्यवं 
भविष्यति । यस्तर्हि न झल्परः। वहंलिहो गौः। अश्रेलिहो वायुः । 
अनुस्वार॥ शीभाव-शीभावदच न सिध्यति | अपुणी जतुनी तम्बुरुणी । 
नपुंसकादुत्तरस्यौङः शीभावो भवतीति शीभावो न प्राप्नोति | शीभाव ॥ 

एवं तहि परादिः करिष्यते । 

परादौ युणबृद्धवौत्वदी्धनलोपाचुस्वारशीभाव नकारप्रतिषेधः । 

यदि परादिः शुणः प्रतिषेध्यः । तपुण जतुने तुम्बुरुण । 'घेडिंती'ति 











शुणः प्राप्नोति। गुण ॥ वृद्धि-वृद्धिः प्रतिषेध्या । अतिसखीनि ब्राह्मण- 


4 








विभक्ति का अवयव हो जानेस विभक्ति कहने से णत्व सिद्ध हे । उन दोनों 
भं जुस्‌ महण नहीं करना पडता । यादि कहो प्रातिपदिकान्तनुम्‌ विभ० सून्न 
में जुम्‌ ग्रहण कर ही रखा हे तब तो यह णत्व का दोष न होगा । द्विषन्तपः 
परन्तपः यहां युस्‌ के अभक्त होने से मान्त पद न होगा तो मोनुस्वारः से 
अनुस्वार नहीं प्राप्त होता । यदि कहो मोनुस्वारः से न सही, नइ्चापदान्तस्य 
झलि सें अनुस्वार कर ढछेंगे तो वहंलिहः अभ्रेलिहः यहां लिह के छकार के 
झळू न होने से झल परे न होगा तो नइचापदान्तस्य० से भी अनुस्वार नहीं 
ग्राप्त होगा। अपुणी जतुनी तुम्बुरुणी यहाँ नुम्‌ के अभक्त होने से उसका 
व्यवधान हो जायगा तो नपुंसकाच्च से ओढ को शी आदेश नहीं प्राप्त होता । 


तो फिर मित्‌ को परादि मान लेवे । 
भिस्‌ को परादि मानने पर गुण वृद्धि, औच्च, दी, नलोप, अनुस्वार 


और शीभाव सें नकार का प्रत्पिध करना होगा । त्रपुणे जतुने तुम्बुरुण यहां 
जुम्‌ परादि हो कर ङे विभक्ति का अवयव हो जायया तो त्रपु आदि को 





१. द्विषन्तपः यह उदाहरण तो परन्तपः के प्रसङ्ग से कह दिया है । इसमें 


सुम्‌ को अनुस्वार की अध्वाप्ति का दोष नहीं है । क्योंकि द्विषत्‌ शब्द को हुआ सुम्‌ 


का आगम तन्मध्यपतितस्तद्ग्रणिन गृह्यते इस न्याय से द्विषत्‌ के ग्रहण से 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 


| है - गदीत हो क्या द्विषम्‌ ड्स के मान्त पदु बन जाने से मोज्चुसार,सिद्र, C१ 





सप्तम आह्निक ४३७ 


कुलानि.। सख्युरसंवुद्धी इति णित्त्वे 'अचो डिणती'ति वृद्धिः प्राप्नोति । 
वृद्धि ॥ औत्तव-औत्त्व॑ च प्रतिषिध्यस्‌ । त्रपुणि जतुनि तुम्बुरुणि। 
ढृडुद्भ्याम्‌ औदच्च घेरिति औसत प्राप्नोति। औत्त्व । दीध दीर्घत्वं 
च न सिध्यति । कुण्डानि वनानि । 'नोपधायाः सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ 
इति दीर्घत्वे न प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌। अतो दीघो यञि सुपि 
चेत्ये!चं भविष्यति। इह तर्हि अस्थीनि दधीनि प्रियलखीनि ब्राह्मणकुलानि। 
दीर्घ । नलोप-नलोपश्च न सिध्यति । अग्ने ची ते वाजिना त्री षधस्था । 
ता ता पिण्डानाम्‌। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नलोपो न प्राप्नोति। 
नळोप । असुस्वार-अनुस्वाररच न सिध्यति । द्विषन्तपः परन्तपः 
“मोनुस्वारो हली'त्यजुस्वारो न प्राप्नोति। मा. भूदेवम्‌। "नश्चापदान्तस्य 
झळी'त्येव भविष्यति । यस्तर्हि न झल्परः | वहंलिहो गौः। अभ्रेलिहो 
बायुः। अलुस्वार । शीभावे नकारप्रतिषेधः। शीभावे नकारप्रतिषेधो 
बक्तव्यः । पुणी जतुनी तुस्वुरुणी। सञुम्कस्य शीभावः प्राप्नोति। 


घेछिति से गुण प्राप्त होता है उसका निषेध कहना होगा। सखायमतिकान्तानि 
अतिसखीनि ब्राह्मणकुलानि यहां नुम्‌ परादि हो कर जस्‌ विभक्ति का अवयव 
हो जायया तो सख्युरसम्बुद्धौ से णित्वर हो कर अजन्त अतिसखि शब्द को 
अचो ग्णिति से बृद्धि प्राप्त होती हे उसका निषेध कहना होगा । त्रपुणि 
जतुनि तुम्बुरुण यहां जुम्‌ परादि हो कर छि विभक्ति का अवयव हो जायगा 
तो अच्च घेः से औत प्राप्त होता है उसका निषेध कद्दना दोगा। कुण्डानि 
वनानि यहां सुस्त के परादि हो जाने से नान्त अङ्ग न होगा तो सर्वनामस्थाने 
चासम्बुद्धौ ले दीध नहीं प्राप्त होता। यदि कहो कुण्डानि वनानि में नि कें 
यजादि सुप हो जाने से सुपि च से दोघे कर लेंगे तो अस्थीनि दधीनि प्रियसखीनि 
यदा अस्थि आदि के अदन्त न होने से सुपि च से भी दीष नहीं प्राप्त होता। 
अग्ने त्री त? इस वैदिक प्रयोग में त्रीणि के स्थान में त्री यह रूप होता है। 
यहां सुस के परादि होने से प्रातिपदिकान्त नकार न मिलेगा तो नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य से नलोप नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार तानि के स्थान में 
प्रयुक्त ता. इसमें लुम के परादि होने से नछोप नहीं प्राप्त होता।' द्विषन्तपः . 
परन्तपः यहां सुम्‌ के परादि होने से मान्त पद न होगा तो मोनुस्वारः से अनुस्वार 

नहीं प्राप्त होता । यदि कहो मोतुस्वारः से न सही, नर्चापदान्तस्य झलि से 
कर लेंगे तो वहंलिहः अभ्रंलिहः यहां छिद का ळकार झल परे न होने से 
नइचापंदान्त० से भी अनुस्वार नहीं प्राप्त होता । त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी यहां 
बोड को,मीमा,कूलेे,.सी नकार, का, परत्षिध करना होगा, तम्‌ परादि 


४३६ व्याकरणमहाभाष्य 
नष दोषः । “निर्दिश्यमानस्यादेशा अवन्ती'त्येव न अविष्यति। यस्तर्हि 
निर्दिश्यते तस्य न प्राप्नोति ! कस्मात्‌ । नमा व्यवहितत्वात्‌ । 
एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते । 
पूर्वान्त नपुसंकापसर्जनद्दस्वत्बं द्विगुस्वररच । 
दि पूर्वान्तः क्रियते नपुंसकोपसर्जनहस्वत्वं हिगुस्वरइच न 


सिध्यति। नपुंसकोपसर्जनहस्वत्वम्‌ । आराशस्त्रिणी । धाना शष्कुलिनी । 
निष्कोशाम्बिनी। निर्वाराणसिनी । द्विगुस्वर--पञ्चारत्निनी ! दशारलिनी ॥ 





हो कर औ विभक्ति का अवयव हो जायगा तो नुम्‌ सहित ओ को शी प्राप्त 
होता हैं। यदि कहो निर्दिरयमानस्यादेशा भवन्ति इस न्याय से नपुंसकाच्च 
मै निर्दिष्ट केवल नुम्‌ रहित जो को ही शी होगा तो भी नुम्‌ का ब्यवधान हो 
जाने से ओड को शी नहीं प्राप्त होता । 


अच्छा तो फिर मित्‌ को पूर्वान्त मान लेंचे । 


. सित्‌ को पूर्वान्त मानने पर नपुंसक को और उपसञैन को होने वाळा 
हृस्व तथा 'ड्रियुस्वर नहीं सिद्ध होते । आराशस्त्रिणी। धानाशष्कुलिनी । यहां 
आरा च शस्त्री च ते आराशस्त्रिणी। धानाइव राष्कुल्यश्व ते धानाशष्कुलिनी 
इस द्वन्द्व समास सं जातिरप्राणिनाम से एकवद्भाव हो कर नपुंसक हो जाता है । 
आरा शस्त्री-औ, घाना शप्कुली-औ इस अवस्था में नपुंसकाच्च से औ क शी 
हो कर हस्वो नपुंसक्रे प्रातिपदिकस्य से प्राप्त हस्व को नित्य होने से इक;चि 
विभक्तौ से विहित नुम्‌ बाध ढेगा तो पहले नुम्‌ हो जायगा । चुम्‌ को पूर्वान्त 
मानने पर आरा शस्त्री, धानाशष्कुली ये अजन्त न रहेंगे तो हस्वो नपुंसके० से 
'नपुंसकडस्व नहीं प्राप्त होता । निष्कौशाम्बिनी निर्वाराणसिनी यहां निरते कौशाम्ब्याः 
ये ते। निते वाराणस्याः ये ते इस प्रादिसमास में नएंसक छिङ्ग का प्रथमा 
द्विचन औ होता है । निस्‌ कौशाम्बी-औ, निस्‌ वाराणसी-औ इस” अवस्था में औ को 
शी हो कर गोस्त्रियोद्पसजेनस्य से प्राप्त स्व को नित्य होने से इको चि विभक्तौ 
यद बाध छेगा तो पहले चुस्‌ हो जायगा । जुस्‌ को पूर्वान्त मानने पर कौशाम्बी 
वाराणसी के अजन्त न रहने से उपसजन हस्व नहीं प्राप्त होता । पश्चारलिनी 
यहां पञ्च अरयः प्रमाणमनयोः ते । पश्चानामरलीनां समाहारो वा ते। इस प्रकार 
तडिताय सं या समाहार में द्विगु समास दै। पश्चारलि-औ इस अवस्था में नपुंसक 
Se सोको शी कर, इको: चि विभक्तौ, से, रम्‌, होता, दै चस. करो ०पूववोन्स' मानने 





सप्तम आहिक ४३७ 
डुमि इतेऽनजन्तत्वादेते विधयो न प्राप्नुवन्ति | _ 
न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात्‌ । 


न वा एष दोषः। कि कारणम्‌ । बहिरङ्गलक्षणत्वात्‌। बहिरङ्गो नुम्‌ । 
अन्तरङ्गा एत विधयः । 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गेः । हिगुस्वरे भूयान्‌ 
परिहारः । संघातभक्तोऽसों नोत्सहतेऽवयवस्येगन्ततां विहन्तुमिति 

कृत्वा द्विगुस्वरो भविष्यति । 


एच इग्प्रश्वादेश ॥१।१।४८॥ 


किमर्थमिदसुच्यते । 
एच इग्बचनं सवर्णाकार्रनिवृत्त्यथम । 
एच इग्‌ भवतीत्युच्यते सवर्णनिवृत्त्यर्थमकारनिवृत्त्यर्थ च । सवर्ण- 














पर पश्चारलि के इगन्त न रहने से इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ सूत्र से 
पूवैपदप्रकृतिस्वर नहीं प्राप्त होता । 


ये कोई दोष नहीं । आराशस्त्रिणी आदि में नित्य नुम्‌ को भी अन्तरङ्ग 
हस्व याध लेगा तो पहले नपुंसक हस्व ओर उपसजैन इस्व हो कर बाद में नुसू 
होगा । क्योंकि विभक्ति की अपेक्षा रखने वाला नुम्‌ बहिरङ्ग है । और विभक्ति 
की अपेक्षा च रखने वाला हस्व अन्तरङ्ग है । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग इस परिभाषा 
बळ से इस्त के प्रति नुम्‌ असिद् हो जायगा तो पहले हस्व ही होगा । नुम्‌ 
न होगा । हस्व के बाद जुम्‌ हो जाने से कोई दोष न होगा । पञ्चारलिनी यहाँ 
द्विगुस्वर के विषय में विशेष समाधान यह भी है कि पश्चारज्षिनी इस समुदाय 
का भक्त (अवयव बना हुआ) नुम्‌, पश्वारलि की ही इगन्तता को पूर्वान्त 
हो कर नष्ट करेगा। उसके अवयव अरलि की इगन्तता को नष्ट नहीं करेगा 
तो जुम्‌ होने पर भी अरलि के इगन्त रहने से इगन्तकालकपाल० से पूर्वपदप्ररति- 
स्वर निर्बाध हो जायगा । 


यह सूत्र किस लिये बनाया दै । 
यह सूत्र इस छिथ बनाया हे कि पचों को इक्‌ ही हस्व होते । एचों में 


-१. यहां पूर्वान्त परादि अभक्त इन तीनों पक्षों में निर्दोष होने से पूर्वान्त 
पक्ष को ही भाष्यकार तथा वातिककार ने स्वीकार किया, हु,। Digitized by eGangotri 








४३८ ब्याकरणमद्दासाष्य 


निवृत्त्य्थ तावत्‌-पङो हस्वादेशशासनेषु अर्थ एकारः, अथ ओकारो चा मा 
भूदिति। अकारनिवृत्यर्थ च। इमावैचौ समाहारवर्णा । माञावर्णस्य, 
मात्रेवणौवर्णयोः । तयोहस्वशासनेषु कदाचिदवणेः स्यात्‌ । कदाचिदिवर्णो 
चरणो । मा कदाचिदवणा भूदित्यिवमर्थमिदछुच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तीति । 
दीधरप्रसङ्गस्तु । 

दीर्घास्त्विकः प्राप्नुवन्ति | कि कारणम्‌। स्थानेन्तरतमो भवतीति। 

ननु च हस्वादेश इत्युच्यते तेन दीर्घा न भविष्यन्ति । ; 

विषयार्थमेतत्‌ स्यात्‌ । पचो हृस्वप्रसङ्गे इग्‌ भवतीति | 

दीघाम्रसङ्गस्तु निवर्तकत्वात्‌ । 

दीर्घाणां त्विकामप्रसङ्ग: । कि कारणम्‌ । निवर्तकत्वात्‌ । नानेनेको 

_निवत्येन्ते । कि तहिं। अनिको निवत्यन्ते । सिद्ध हतर हस्वा इकश्चानिकश्च। 





एको ऐ जो ये चार अक्षर हैं। उनमें ए ओ के सवर्णी आधा ए और आधा ओ 
भी मान्निक होने से हस्व प्राप्त होते हें । वे न होवें। ए ओ ये दोनों प्रश्लिष्टा- 
वणे हें । इन में अकार का प्रविभाग नहीं हो सकता .इस लिय अकार की इस्व- 
आप्ति को तो संभावना नहीं। किन्तु ऐ को ये दोनों बिश्लिषावर्ण हैं। इनसे 
एक मात्रा अवणे की है। एक इवण उवण की । दोनों का प्रविभाग सम्भव है। 
दोनों में इवणे उचण के साथ अवर्ण की भी मात्रा होने से कभी अवर्ण हस्व न 
होवे अपितु इवणे उचण ही ददोवें इस लिये यह सूत्र बनाया है । | 


सूत्र का यह प्रयोजन तो हे किन्तु एचों के दोध होने से उनके स्थान में होने 
चाळे इक्‌ भी अन्तरतम परिभाषा से दीर्घ ही प्राप्त होते हैं । 


सूत्र में हसवादेशे कहने का प्रयोजन तो हस्वविषय में एचों को इक करना 
है.। एचों को हस्व करत समय इक्‌ भी हस्व ही होंगे यह केसे मानें ? 


एचों के स्थान में इक्‌ हस्व ही होंगे, दीर्ध नहीं । क्योंकि को 

न कू 9 इस सूत्र को 

इकों का निवेतक ( निष्पादक ) न मान कर अनिकों का निवईक (इटान वाला) 
मार्नगे । हस्व रने वाले सूत्र के साथ इस की एकवाक्यता हो जायगी तो एचों 
, को जो भी हस्त होगे वे इक्‌ ही होंगे। इस प्रकार एचों में इक्‌-भिन्न इस्वो को 


हटाना इस सूत्र का काम होगा । यह एचों हस्त र 
५ (९-0. Prof. Satya Vrat ह ८पूरचो को हस्त इक्‌ का. विधान, न; कर क्‌ 





सप्तम माहिक ७३९ 


तत्रानेनानिको निवर्त्यन्ते । 
सवर्णनिद्वत्यर्थेन तावन्नार्थः । 
सिद्धमेङः सस्थानत्वात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ! एकः सस्थानत्वात्‌ इकारोकारौ भविष्यतः । 
अर्ध एकारोऽध ओकारो वा न भविष्यति | 
ननु च एड: सस्थानतरावधेंकाराधोकारी । 
न तौ स्तः। यदि हि तो स्यातां तावेवायमुपदिदोत्‌ । 


ननु च भोइछन्दोगानां सात्यझुग्रिराणायनीया अधमिकारमर्धमोकारं 
चाधीयते । सुजाते ए अइवसननुते । अध्वर्यो ओ अद्रिभिः सुतम्‌ । शुक्रं ते 
ए अन्यत्‌ । यजतं ते ए अन्यदिति । 


पार्षद्कतिरेषा तत्र भवताम्‌। नैव लोके नान्यस्मिन्‌ वेदे अर्ध 
पकारः, अर्थ ओकारो वास्ति । 








इकू भिन्न हस्तां को हृटायेगा। एचो को इक्‌ और अनिक्‌ दोनों प्रकार के हस्व 
प्राप्त हैं । 

एङ्‌ से ए ओ के सवर्णी आधा ए और आधा ओ हस्व न दो जावें इसके 
लिये तो एच इग्घस्वादेशे इस सूत्र के बनाने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि 
पु ओ के सस्थान अर्थात्‌ तुल्यस्थान वाले इकार उकार हैं वे ही हस्त्र होंगे । 


ए ओ समानस्थान वाझे आधा ए और आधा ओ जब विद्यमान हैं तो 
वे हस्व क्यों न हों ? र - 

आधा पु और आधा ओ तो कहीं हैं ही नही । यदि द्ोते तो आचार्य 
मात्रिक होने से उन्हीं का अक्षरसमाम्नाय में उपदेश करते। द्विमात्रिक ए' 
भो का नहीं । 

छन्दोग शाखाध्यायिओं सात्यमुश्रिरणायन के शिष्य सुजते ए अश्वसूनृते 
अध्वर्यो ओ अद्रिभिः सुतम्‌ , शुक्रं ते ए अन्यत्‌, यजते ते ए अन्यत्‌, यहाँ आधा 
ए और आधा ओ पढ़ते हैं । (ये ए ओ कहां से जाये ? ) 


वह उनकी पार्षद्कृति है। अपने ग्रातिशाल्य का नियम है। वे अपने 
यहां जैसा उच्चारण करना चाहें करें। किन्तु लोक या अन्य किसी वेद॒ में 
आधा ए सौह.भाइा ओ,नहीं। हे Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४४० ज्याक्रणमद्दाभाष्य 
अकारनिव्ृत््यर्थेनापि नार्थः । 
ऐचोर्चोत्तरभूयर्त्वात्‌ । 


ऐचोश्रोत्तर भूयस्त्वादवणो न भविष्यति । भूयसी मात्रेवणोंवर्णयोः 
रल्पीयस्यवणस्य । भूयस पव ग्रहणानि भविष्यन्ति। तद्यथा ब्राह्मणः 
आम आनीयतामित्युच्यते। तत्र चावरतः पञ्चकारुकी अवति । 


पष्ठी स्थानयागा ।)१।१।४९॥ 


किमिदे स्थानेयोगेति ? 
स्थाने योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । सप्तम्यलोपो निपातनात्‌ । 


ऐ ओ में अबे द्वस्व न हो जावे इस के लिये भी इस सूत्र की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि ऐचों में उत्तरभूयस्त्व अर्थात्‌ पिछले इवण उवणे की अधिकता 
होने से वही इस्त होंगे, अवर्ण नहीं। ऐ औ ये दोनों विश्लिशावर्ण हैं इनमें 
अवणे की मात्रा थोड़ी और इवर्ण उवणे की अधिक सुनने में आती हे । इस ल्यि 
अधिक मात्रा वारे इवण उचण का ही ग्रहण होगा । जैसे ब्राह्मणग्राम आनीयताम्‌ 
इस वाक्य द्वारा ब्राह्मणों का गांव बुराओ ऐसा कहा जाता दै। उसमें जिस 
गांव में अधिकता से ब्राह्मण हैं वही बुलाया जाता है । यद्यपि वहां कम से कम 
पञ्चकारुकी अर्थात्‌ घोबी, जुंछाहा, बढई, नाई और कुम्दार ये ५ दिल्पी अवश्य ही 
होते हैं । पञ्चानां काइकाणां समाहारः = पञ्चकारुकी ।' 


यह स्थानेयोगा क्या दै ! (यदि यह समस्त पद है तो सुप्‌ का लुक्‌ हो कर 
स्थानयोगा होना चाहिये । असमस्त अवस्था में स्त्रीलिङ्ग षष्ठी शब्द का विशेषण 
स्थाने युक्तिः ऐसा द्दोना चाहिये)। , 


स्थाने योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । यद्व बहुत्रीदि समास दै । इसमें निपातन 

से सप्तमी विभक्ति का छुक नहीं हुआ । अथवा स्थानेन योगोऽस्याः सा 

* स्थानेयोगा । इस प्रकार तृतीयापू्ैपद्‌ वाळा बहुत्रीहि समास है। तृतीया . का 
` लुक हो कर निपातन से पकार हो गया है.। या निपातन से तृतीया विभक्ति टा 
के स्थान में एकार हो कर उसका भछुक्‌ दै। जिस का स्थान में या स्थान के 
कारण योम हे सम्बन्ध है वह षी स्थानेयोगा कहाती है । जैसे--देवदत्तस्य 


र RR षी ` भ देवदत्त के साथ. यज्ञदत्त. का पुन्रत्वादिद्रारक सम्बन्ध 


| प्रकार भाष्य वातिककारों 
R 0. Prof. Satya Vrat Shastri ते, इस सून्‌ क D खण्डन न करु दिया है... 








सप्तम लाह्विक ४४१ 


तृतीयाया वा पत्वम्‌ । स्थानेन योगोऽस्याः सा स्थानेयोगेति । 
किमर्थ पुनरिदसुच्यते। 

षष्ठी स्थानेयोगवचनं नियमार्थम्‌ । नियमार्थोऽयमारम्भः । एकरात 
षष्ठ्यथ याचन्तो वा सन्ति ते सबै षष्ठ्यासुच्चारितायां प्राप्छुवन्ति । 
इष्यते च व्याकरणे या षष्ठी सा स्थानेयोगैव स्यादिति तच्चान्तरेण यत्न 
न सिध्यतीति षष्ठ्याः स्थानेयोगवचनं नियमार्थम्‌ । एवमर्थमिद्‌- 
झुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तीति । 


अत्रयत्रघष्ठयादिष्त्रतिप्रसङ्गः शासो गोह इति 


अवयवपच्यादयस्तु न सिध्यन्ति । तत्र को दोषः। शास इदडू हलो- 
रिति शासेश्चान्त्यस्य स्यादुपधामात्रस्य च । 'ऊदुपघाया गोह' इति 
गोहश्चान्त्यस्य स्यादुपधामात्रस्य च । 





समझा जाता है उसी प्रकार अस्तेर्भूः इत्यादि षष्ठिषों में इस परिभाषा द्वारा 
स्थाननिमित्तक सम्बन्ध समझा जायगा। स्थान शद्‌ प्रसङ्गवाची या अर्थवाची 
दोनों प्रकार का माना गया दै तो अस्तेभूः का अथे होगा- अस्‌ के स्थान में 
प्रसङ्ग में उसके प्रयोग की प्राप्ति में सू का प्रयोग होता है। या अस्‌ के अथे में भू 
का प्रयोग होता है । 





यह सूत्र क्यों बनाया है ! 
यह सूत्र नियम के लिये बनाया है । एक सौ या उससे अधिक ओर जितने 


सी षष्ठी के अश हैं वे सब पछी का उच्चारण करने पर प्राप्त द्वोते हैँ । 
इम चाहते हैं कि व्याकरण में जो षष्ठी है उसका स्थान के साथ ही सम्बन्ध 
हो । यह बात विना यत्न किये सिद्ध मही होती इस छिये षष्टी स्थानियोगा 


यह नियमसून्न बनाया दै । 
सूत्र का यह प्रयोजन तो है किंतु शासः गोदः इन अवयव पष्ठिकों मे 


भी स्थान का सम्बन्ध प्राप्त होता है । किसी का अङ्ग बनी हुई षी 
को अवयव-षष्टी कहते हैं । जैसे शास इदड्हलोः यहाँ उपथायाः इस 
षष्टी का अङ्ग बनी हुईं शासः यह पछी अवयवंषष्ठी है। उस में भी 
स्थान का योग द्वोगा तो शास्‌ के स्थान में और किसी भी उपधा के स्थान से 
इकार प्रास होता है। उदुपधाया गोहः यद्वां भी गोद के स्थान में और 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४४२ व्याकरणमहाभाष्य - 
अवयवषष्ठ्यादीनां चाग्राप्तियोंगस्यासंदिग्धत्वात्‌ । 

अवयवषष्ठ्यादीनां च नियमस्याप्रात्तिः । कि कारणम्‌ । योगस्यासं- 
दिग्धत्वात्‌ । सन्देदै नियमः । न चावयवषष्ठयादिषु सन्देहः । 

कि वक्तव्यमेतत्‌ । 

नहि। 

कथमलुच्यमानं गंस्यते ? 

लौकिकोऽयं इष्टान्तः। तद्यथा लोके कश्चित्‌ कचित्‌ पृच्छति 


ग्रामान्तरं गमिष्यामि पन्थानं मे भवानुपदिशत्विति । स तस्मायाचष्टे 
भएुष्मिन्नचकारो हस्तदक्षिणो' ग्रहीतव्यः। अमुष्मिन्नवकाशे हस्तवाम इति। 


किसी भी उपधा के स्थान में उकार प्राप्त होता है । 





शासः गोहः आदि अवयवषष्टियों के योग में सन्देह न होने से 
« स्थान योग का नियम न दोगा । जहां योग में सन्देह होता है वहीं 
`षष्ठी स्थानेयोगा यद्द नियम छगता है । झासः गोहः ` में शास्‌ और गोह की 
अवयव जो उपधा इस प्रकार षष्टी का अवयव रूप अर्थ सन्दे रदित हठ 
इस लिये वहां इस सूत्र की उपस्थिति न द्दोगी 


क्या यद्द यात कइनी होगी कि सन्देह में ही यह स्थानेयोग का 
नियम लगता है? : 
नहीं । कहने की कोई आवश्यकता नहीं । 
` फिर बिना कहे कैसे समझी जायगी ? 
कोक व्यवहार से यह बात समझ ली जायगी । सन्देह में ही नियम 
हुआ करता है । जैस लोक में कोई किसी से पूछता है कि मैं दूसरे 
गांव जाऊंगा, आप सुझे रास्ता बता देवें तो वह उसे बताता है कि ऐसे 
स्थान में दायें हाथ दो जाना और ऐसे स्थान में बाघे हाथ । जो वहाँ 


वियक्‌ पथ अर्थात गन्तब्य दिशा से भिन्न दिशा का मागे. होता है उस में 


जाना न द्वोने से सन्देद्द नहीं तो उसे नहीं बताया जाता । इसी प्रकार 





१. इस्तो दक्षिणो यस्य स पन्था इस्तदक्षिणः बहुत्रीहिः । भाष्यकारचचन 
१। |) 
से यहां सर्वनाम का परनिपात साधु है। न ड 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri | 





सप्तम णाद्धिक ४४३ 


यस्तत्र तियकूपथो' भवति न तस्मिन्‌ सन्देह इति इत्वा नासाबुपदिचश््यते । 
एवमिहापि सन्देहे नियमः । न चावयवषष्टयादिषु सन्देहः । 

अथवा स्थाने अयोगा स्थानेयोगा । किमिद्मयोगेति । अव्यक्तयोगा 
अयोगा । 

अथवा योगवती योगा । का पुनयोंगवती । यस्या बहवो योगाः। 
कुत एतत्‌ । भूस्नि हि मतुप्‌ भवति । 


विशिष्टा'वा षष्टी स्थानेयोगा । 


अथवा किंचिब्लिङ्गमासज्य वक्ष्यामि इत्थंलिङ्गा षष्ठी स्थानेयोगा 
भवतीति। न च तल्लिङ्गमवयवषष्ठ्यादिषु करिष्यते । 


यद्येवं शास इद्ङ्हलोः। झा हो’। शासिग्रहण कर्तव्यं स्थाने- 


यहां भी सन्देह में स्थानियोग का नियम है । शासः गोहः आदि अवयवघष्टियों 
सै सन्देह न होने से इस नियम की उपस्थिति न होगी । 

अथवा स्थनियोगा में स्थाने अयोगा इस प्रकार अयोगा का प्रशेष 
समझेगे । यह अयोगा क्या है । अव्यक्तयोगा. अयोगा । जो अस्पष्ट 
(अनिर्धारित) योग (सस्बन्ध) वाली है । “जद्दां योग का साफ पता नहीं लगता 
ऐसी षष्टी का स्थान के साथ योग होता है यह सूत्र का अर्थ होगा । 

अथवा योगवती योगा इस प्रकार योगा शब्द में बहुत्व अर्थ सें 
सत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय मान कर जहां बहुत से योग सम्भव हैं उस षष्ठी का स्थान 
अर्थ के साथ योग साना जायगा । 

अथवा किसी विशेष संकेत वाढी षष्ठी को ही स्थानेयोगा मानेंगे। कोई 
विशेष चिल्ल ळगा कर कहेंगे कि इस चिल्ल वाली षष्ठी स्थानेयोगा द्दोती दै । 
वदद चिह्न अवयवषष्टियों में नहीं लगायेग। उस से उनका सम्बन्ध स्थानेयोग 


से नहीं दोगा । 
तब तो शास इदङ्हलोः में शास्‌ के स्थान पमी न दोने से शा हौ इस 
उत्तर सूत्र में भी अनुवृत्त शासः यह स्थान षष्ठी न द्दोगीतो वहां स्थान 


१. टेढ़ा मागे । पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में जाते हुए के लिये दक्षिण व उत्तर | 


को जाने वाली भागे Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





४४४ व्याकरणसहाभाण्य 


- योगार्थ लिङ्गमासङ्क्ष्यामीति । | 

न कर्तव्यम्‌ । यदेवादः पुरस्तादवयवषष्ठ्य्थ प्रक्लतम्‌ , एतदुत्तरत्रा- 
नुवृत्त सत्‌ स्थानेयोगार्थं भविष्यति ! कथम्‌। अधिकारों नाम त्रिप्रकारः । 
कश्यिदेकदेशास्थः सर्व शास्त्रमभिज्वलयाति । यथा प्रदीपः सुप्रर्ज्वालतः 
सर्व वेइमाभिज्वलयति । अपरोऽधिकारो यथा रज्ज्वा अयसा वा बद्धं 
काष्ठमनुरुष्यत तद्ददनुक्कष्यते चकारेण । अपरोऽधिकारः प्रतियोगं 
तस्यानिर्देशार्थं इति योगे योगे उपतिष्ठते। तद्‌ यंदेष पक्षः अधिकारः 
प्रतियोगे तस्यानिदैदार्थ इति, तदा हि यदेवादः पुरस्तादवयवपष्ठयर्थम्‌ 
एतदुत्तरत्रानुद्युत्त सत्‌ स्थानेयोगार्थ भविष्यति । 

सम्प्रत्ययमात्रमेतदू भवति । न छानुच्चार्य शाब्दं छिङ्गं शाक्यः 
मासङ्कतुम्‌। 
षष्टी बनाने के लिये: अलग शास्‌ ग्रदण करना पड़ेगा । अन्यथा शास्‌ के 
स्थान में शा आदेश न दो सकेगा । 


शा हौ में स्थान षष्ठी के ल्यि अलग शास्‌ ग्रहण करने की आवश्य- 

कता नहा । शास इदङ्‌ हलो: से ही शासः की अनुवृत्ति कर लेंगे । ऊपर शासः 
यह अवयवषष्ठी होता हुआ भो शा हौ में अनुग्रृत्त दोकर स्थान षष्ठी बन 
जायगा । कैसे ? अधिकार तीन प्रकार का होता दै । एक परिभाषा रूप 
जो एक स्यान पर रता हुआ ही सारे शास्त्र में व्याएइत होता है । 
सम्पूर्ण शास्त्र को प्रकाशित करता है। जैसे सम्यक्‌ प्रदीप्त दीपक एक कोने 
सं रखा हुआ ही सारे घर को प्रकाशित करता है । दूसरा अधिकार अनुशृत्ति रूप 
है जो “च' शब्द गा कर ऊपर से खींचा जाता है जैसे रस्सी या लोहे 
से बंधी लकड़ी खींची जाती दै । तीसरा अधिकार स्वरित चिह्न _ से. समझा 
जाता है जब कि अधिकृत हर जगह निर्दिष्ट (उच्चारित) न किया जाकर भी 
स्व॒रितचिह्न द्वारा जहां तक जरूरत होती है वहां तक प्रत्येक सूत्र सें उपस्थित 
होता है । इन तीनों में जब तीसरे प्रकार का अधिकार मानेंगे तो शास इद्ङ्‌- 
हलोः मै अवयव षी बना हुआ "शासः? यह शब्द स्वरितचिह्न द्वारा अनुवृत्ति 
से झा हौ से स्थान घळी बन जायगा । अर्थात्‌ यहां शब्दाधिकार का आश्रयण 
किया जायगा । ee 5022200021: 
४“स्वरितचिह्न से अनुदत्ति करके स्थान षष्ठी का अनुमान तो हो जायगा 

पर विना शासः पढ़े उस में स्थान षझी का छिङ्ग ( चिह्न ) नहीं छगाया 


जा सकता। (C0. ए०. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri . 





हटी, 


FE ७०० 


सप्तम गाहिक ३४५ 

एवं तह्यांदेशे तस्लिङ्गं करिष्यते । तत्‌ प्रकृतिमार्कन्त्स्यति । 

यदि नियमः करिष्यते । यत्रैका षष्ठी अनेकं च विशेष्यं तत्र न 
सिध्यति । अङ्गस्य हुः अणः सम्प्रसारणस्येति। हछपि विशेष्योऽणपि 
विशेष्यः । सम्प्रसारणमपि विशेष्यम्‌ । असति पुनार्नियमे कामचारः | एकया 
षष्ठ्या अनेकं विशेषयितुम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य पुत्रः पाणिः कम्बल इति। 
तस्माच्नार्थो नियमेन । 

ननु चोक्तम्‌ एकरात षष्ठ्यर्थाः यावन्तो वा सन्ति ते सर्वे षष्ठ्या- 
सुच्चारितायां प्राप्जुचन्तीति । 


नेष दोषः । यद्यपि लोके वहवोऽभिसम्वन्धा आर्था योना मौखाः 
स्रोचाच्चेति। शाब्दस्य तु शब्देन कोऽन्योभिसम्वन्धो भवितुमर्हति 








तो शा आदेश में वह लिङ्ग लगा देंगे । आदेश किसी के स्थान मे. 
ही होता है इस लिये वह अपनी प्रकृति (स्थानी) शास्‌ को पकड़ लेगा ।' 


यदि यहृ नियम सूत्र बनाते हैं तो जद्दां पक षप्डी (स्थान में ही हुई) का 
अनेक विशप्यों के साथ सम्बन्ध अभीए है वहाँ काम नहीं चरता । जैसे--अङ्गस्य, 
हः, अणः, सम्प्रसारणस्य । यहां स्थानषप्ी से अङ्ग भी विदेष्य है। इक्‌ भी 
विशेष्य है, अण सी विज्षेप्य है । सम्प्रसारण भी विशेष्य है। सबके स्थानषप्डी 
हो जाने स॒ हलः सूत्र का आथे ठीक नहीं वनता। नियम न बनाने पर तो 
हमारी इच्छा है एक ही पमी से अनेक को विशेषित करने में किसी को 
स्थानपळी था -अवयवषप्टी कुछ भी बनावे । जैसे--देवदत्तस्य पुत्रः पाणिः कम्बलः । 
देवदत्त का पुत्र, देवदत्त का दाथ और देवदत्त का कम्बरू यहां देवदत्त में 
घळी का पुश्नादि के साथ जन्यजनक भाव;. अवयवावययिभाव, स्वस्त्रामिभाव 
आदि भिन्न सिन्न सम्बन्ध होता हे। इस लिये इस सूत्र का न बनाना ही 
ठीक है । 

यह जो कद्दा था कि बिना इस नियम सूत्र के सेंकड़ों षष्ठी के अर्थ 
षष्ठी के उच्चारण करने पर प्राप्त होंगे उसका क्या समाधान है ? 


~ 


वह कोई दोष नहीं । यद्यपि लोक में आर्थ<धन से होने वाले स्वामी 
त्य आदि, यौनन्योनि से होने वाळे पिता पुत्रादि, मौखन्मुख से होने 
वाळे गुरु शिष्य आदि, खौवस्खुवा से होने वाळे यजमान पुरोहित आदि बहुत 


१, आदेश में दिये हुए लिङ्ग का कार्य उसके स्थानी में फलित होगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri « 








७४३ ब्याकरणमद्दाभाण्य 


अन्यद्‌तः स्थानात्‌। 

शब्दस्यापि शाव्देनानन्तरादयोऽभिसस्बन्धाः । अस्तेथूर्भवतीति 
सन्देहः स्थाने अनन्तरे समीपे इति । 

सन्देहमात्रमेतद्‌ भवति । सर्वसन्देहेषु 'चेदझुपतिष्ठते “व्याख्यानतो 
विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणम्‌ इति । स्थान इति व्याख्यास्यामः । 


न तहीदानीमयं. योगो वक्तव्यः । वक्तव्यइच । कि प्रयोजनम्‌ | 
षष्ठ्यन्तं स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ठ्युञ्चारिता। किं छत अवति। 
निर्दिइयमानस्यादेशा भवन्तीति परिभाषा न कर्तव्या भवति । 





से सम्बन्ध हैं किन्तु शब्द का शब्द के साथ और क्या सम्बन्ध हो सकता है 
. सिवाय स्थान के । इस लिय सूत्र के विना भी स्वतः स्थानरूप सम्बन्ध समझ 
लिया जायगा । 


के भी शब्द के साथ अनन्तर समीप आदि सम्बन्ध होते हें । इस 
सूत्र के विना अस्तभूः में सन्देह है कि अस्‌ के स्थान में भू होया अस्‌ के 
समीप अथवा अनन्तर भू हो । 


यह तो केवळ सन्देह मात्र हुआ। और सन्देहो में सब जगह व्याख्यानतो 
विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणम्‌ यह परिभाषा उपस्थित होती है। इस परिभाषा 
का अर्थ है--भाचायकृत व्याख्यान से ही. विशेष बात का ज्ञान होता है । केवळ 
सन्देहमात्र से लक्षण ( विधायक सूत्र) अलक्षण (अप्रमाण) -नही डो जाता । उससे 
_अन्तेभूः म॑ व्याख्यान से स्थान अथ समझ लिया जायगा । 


तो यह सूत्र न. बनावें। हम समझते हैं थह सूत्र बनाना चाहिये । 
जिससे प॒ष्व्यन्त का ही स्थान से सम्बन्ध हो अन्य का न हो। जिससे षष्ठी 
विभक्ति का उच्चारण किया है उसी के स्थान में कार्य हो । उसके साथ जुडे 


हुए दूसरे शब्द में चह कार्य न हो। उससे क्‍या होगा कि निर्दिश्यमानस्यादेशा 


भवन्ति यह परिभाषा अछूग नहीं बनानी पड़ेगी। इस परिभाषा का अर्थ इसी 


सूत्र से निकर जायगा । इस परिभाषा का अर्थ है--षष्ठी विभक्ति हे 


निर्दिष्ट शब्द के स्थान में आदेश होते हें । उससे पादः पत्‌ से कहा हुआ 


पद आदेश अङ्गाधिकार में तदन्तविधि मान कर द्विपाद्‌ शब्द से विहित 


हो कर भी द्वि को छोड़ कर केवळ पादू को होगा क्योंकि पादः पत्‌ सें पाद. 


शब्द से ही पी का उच्चारण किया हे । द्विपाद्‌ से नही । इस प्रकार यह: 


CC-0. Prof. Satya पा Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


सप्तम आाद्विक ४४७ 


स्थानेन्तरतंमः ॥१।१।५०॥ 
किसुदाहरणम्‌ ? 


` इको यणचि'। दृध्यत्र। मध्वत्र। तालुस्थानस्य तालुस्थानः। 
ओष्ठस्थानस्य ओष्ठस्थानो यथा स्यादिति । 


नैतदस्ति । संख्यातानुदेशेनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌ । 


इद्‌ तर्हि तस्थस्‌थमिपां तान्तन्तामः इति । पकार्थस्यैकार्थः । 
हृथर्थस्यं इथर्थः । बह्दर्थस्य वद्दर्था यथा स्यादिति । 





सूत्र निर्दिदयमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा में तात्पर्यंआइक हो कर चरितार्थ 
ददो जाता है । 


इस सूत्र का क्या उदाहरण है ? 


इको यणचि । द्ष्यन । मध्वत्र। ये इस सूत्र के उदाहरण हैं। दधि+अन्न 
=दध्यत्र। सधु+अत्र=्मध्वत्र । यहां इको यणचि से विद्वित यणादेश इस अन्तरतम 
परिभाषा के नियम से तालुस्थान वाळे इकार के स्थान में तालुस्थान वाला यकार 
ओर ओण् स्थान वाळे उकार के स्थान में ओष्ठस्थान वाला वकार होता है । 


यह कोई उदाहरण नहीं । इको यणचि में इक्‌ और यण समान संख्या 


वाले हें । इस लिये यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ इस नियम से इकू के स्थान में 
क्रस से यण हो जायेंगे | > 


हो फिर तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः यह डदादरण ढीशिये । यहाँ एकत्व 
अथ वाळे सिप्‌ के स्थान में एकत्व अथे चाला अस्‌, द्विर अर्थ वाळे तस्‌ 
थस्‌ के स्थान में द्विव अथे वाळे ताम्‌ तम्‌ और बहुत्व अथै वाळे थ के 
स्थान में बहुस अधे वाटा त आदेश होता है। 





१. यद्यपि अथतः साम्य मानने पर इक्‌ अपने हस्व दीर्घादि सवार्णियो के 
भद से ६६ होते हैं और यंण केवळ ७.। इस ल्यि : वेपम्य होने से संख्यातानुदेश 
नहीं प्राप्त होता तो भी यथासंख्मनु० इस सूत्र में शब्दतः साम्य मान कर 
क्रम से इक्‌ के स्थान मे यण्‌ हो जायेंगे । घर्ळू+आदेशः=्घस्छादेशः यहां रूकार 
के स्थान में लकार आदेश भी दीखता है इस लिये इउ ऋ के समान रू के भी 
स्थानी मिलने से इक्‌ और यण्‌ का संख्यासाम्य हो जायगा । ् 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





४४८ हे व्याकरणमदांभाष्य 


नजु च एतदपि संख्याताजुदेशेनेच सिद्धम्‌ । 


इद्‌ तह्मकः सवणे दीर्घ इति । दण्डाग्रस्‌। क्षुपान्रम्‌। दधीन्द्रः । 
मधृष्टूः । कण्ठस्थानयोः कण्ठस्थानः । ताल्लुस्थानयोस्तालुस्थानः । ओष्ठः 
स्थानयोरोष्ठस्थानो यथा स्यात्‌ । 


अथ स्थान इति वर्तमाने पुनः स्थानग्रहणं किमर्थम्‌ । 
यत्नानेकविधमान्तर्य तत्र स्थानत एवान्तर्य बलीयो यथा स्यात्‌। 


कि पुनस्तत्‌ । चेता स्तोता। प्रमाणतोऽकारो गुणः प्राभोति। स्थानत 
। पुन: स्थानग्रहणादेकारौकारौ भवतः । 


अथ तमग्रहणं किमर्थम्‌ । 

“यो होन्यतरस्यामित्यत्र सोष्मणः सोष्माण इति द्वितीयाः 

यहां भी यथासंख्यमनुदेशः० के नियम से तस्‌ आदि के स्थान सं क्रम 
से ताम्‌ आदि हो जायेंगे । 


अच्छा तो अकः सवर्णे दीधः यह उदाहरण लीजिये। दण्डाग्रम्‌ क्षपाग्रम्‌ 
यहां दण्ड=भमम्‌, क्षप+अग्रम्‌ इस अवस्था सं» कण्ठस्थान वाले अकार के 


स्यान में कण्ठस्थान वाळा आकार दोघे होता दै। दधीन्द्रः यहाँ दूधि+इन्द्रः 


इस अस्था सं ताछुस्थान वाले इकार के स्थान में तालुस्थान चाला ईकार दीधे 


होवा है। मधूब्टूः यहां मशु+उप्टूः इस अवस्था सै ओष्ठस्थान वाळे डकार के 


स्थार में ओष्ठस्थान वाळा उकार दीधे होता दै । 


च 


षष्टी स्थानेयोगा से स्थान की आवृत्ति आने पर फिर यहां स्थान 
ग्रहण क्यों किया है ! 

जहा स्थान भथ गुण प्रमाण शादि अनेक प्रकार का आमन्त्य (साइझ्य) 
सम्भव हो वहां स्थान का आन्तयं ही बलवान्‌ माना जावे इस छिथ यहां पुनः 
स्थान अहण किया है। चेता स्तोता ( चि स्तु-तृच ) यहाँ चि स्तु में इकार उकार 
के एकमात्रिक होने से उनके स्थान में प्रमाणक्कत (मात्राकृत) आन्तय को छे 
कर एकमान्निक अकार गुण प्राप्त होता है। और स्थानकृत आन्तयै को छे कर 
पुकार ओकार गुण ग्राप्त होते हैं। स्थान का आन्तर्यं बलवान्‌ भान कर पुकार 
मकार गुण होते हैं । अकार नहीं । 

अन्तरतमः यहाँ तम इण क्यों किया दै ? 


. चाकू+दसति=्यारघसति। #५्हप्‌+हसति=न्निष्टुष्धसति। यहां झयो होन्म- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


« * हा 


सप्तम भाहिक ३४९ 
प्रसक्ताः । नादवतो नादवन्त इति तृतीयाः प्रसक्ताः । तमग्रहणाद्‌ ये 
सोष्माणो नादवन्तश्च ते भवन्ति चतर्थाः | वाग्घसति । त्रिष्डुव्‌ भसति । 

किमर्थ पुनरिद्सुच्यते । 
स्थानिन एकत्वनिदेशादनेकादशनिदेशाच्च सबंप्रसड्डस्तस्मात्‌ 
स्थानेन्तरतमवचनं नियमार्थम्‌ । 
स्थान्येकत्वेन निर्दिश्यते अक इति । अनेकइच पुनरादेशः प्रतिनिर्दि 
च्यते दीर्घ इति । स्थानिन एकत्वनिदेशादनेकादेश निदेशाच्च स्वेप्रसङ्गः । 


सर्च सर्वत्र प्राप्लुवन्ति इष्यन्ते चान्तरतमा एव स्युरिति । तच्चान्तरेण 
यत्नं न सिध्यति तस्मात्‌ स्थानेन्तरतमवचनं नियमार्थम्‌ । पवमथ- 


मिद्सुच्यते । 
अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तहीति। यथा पुनरियमन्तरतमनि्व त्तिः 





तरस्याम्‌ से इकार को पूर्वसवण करने में हृकार के सोपमा (ऊष्मा वाळा) होने 
सोप्मा अ भर फ ये दूसरे वर्ण प्राप्त होते हें । नाद वाला होने से नाद 

बाळे ग क्षौर ब ये तीसरे प्राप्त होते हें । तमम्रहण करने पर जो सोञ्मा और 
नादुवान्‌ दोनों . होते हुए हकार के अधिक सद्दश हँ वघ ओर भ ये चौथे वर्ण 
इकार के स्थान सें दो जाते हैँ । 

यह सूत्र किस छिथ बनाया दै ? 

स्थानी अथीत जिसके स्यान में आदेश होना हे उस के एक निर्दिष्ट 
होने से शोर आदेश के भनेक निर्दिष्ट दोने से सब जगद सब आदेश प्राप्त 
होते हैं! जैले अक्र सवर्णे दीधः यहाँ अकः यदृ एक स्थानी निर्दिष्ट दै। डस 
के स्थान में अनेक दीधे आदेश. ग्राप्त होते हैं। अ के स्थान में भा ड ` 
ऊ ऋ आदि, इसी प्रकार उ आदि के स्थानम ला इ ऊ ऋ. आदि दीधे 
्राण्त होलि हैं । हम चाइते हैं कि स्यान में अन्तरतम ( स्थान प्रयत्न से 
सदृशतम) ही आदेश दों। यद बात विना यत्न किये सिद्ध नहीं दोती इस 
किये स्थानेन्तरतमः यद नियम सूत्र बनाया ह । 

सूत्र का यह प्रयोजन है तो, किन्तु यद अन्तरतम. का नियम क्या 





१. अन्तरतम इस सप्तम्यन्त पाठ में अन्तरतम स्थान ( =स्थानी, तिष्टन्त्यस्मि- 
ज्ञांदेशा इति स्थानम्‌, अधिकरण में ल्युटू) का विशेषण है, भ्रथमान्त पाठ में आदेश का . 


विशेषण 


(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४५० ष्याफरणमद्दामाथ्य 


सा कि प्रकतितो भवति स्थानिन्यन्तरतमे षष्ठीति। आहोस्विदादेशत 
-स्थाने प्राप्यमाणानामन्तरतम आदेशो भवतीति । 

कुतः पुनरियं विचारणा | 

उभयथा दि तुल्या संहिता । स्थानेन्तरतम उरण्‌ रपर इति । 

कि चातः । यदि प्रकृतितः । इको यणचीति यणां ये अन्तरतमा इक- 
स्तत्र षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहेव स्यात्‌ दृध्यक्ष मध्वच । 
कुमार्यर्थम्‌ ब्रह्मबन्ध्वर्थम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । आदेदातः पुनरन्तरतमनिर्द त्त 
सत्यां सर्वत्र षष्ठी । यत्र पष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति सर्वत्र सिद्ध भवति । 
तथा इको गुणदद्धी इति गुणबुद्धयोयें अन्तरतमा इकस्तत्र षष्ठी। यत्र 





प्रकृति (स्थानी) से माना जाता है या भादेश से! र्यानेन्तरतम उरण रपर 
इस संदितापाठ में याद अन्तरतम शब्द को सप्तम्यन्त समक्ष कर रथानेन्तरतमे 
पेसा सूत्र माने तो अन्तरतम स्थानी में स्थानयोगा षष्ठी हो कर अन्तरतम 
स्थान म आदेश दोगा अर्थात्‌ आदेश को अपना अन्त्रतस स्थानी देखना होगा । 
उस पक्ष में स्थानी अन्तरतम दो जायगा। और यदि भन्तरतम शब्द को 
प्रथमान्त समझ कर स्थानेन्तरतमः ऐसा सूत्र मानें तो स्थान भें ग्राप्त होने 
वाले आदेशों में जो अन्तरतम आदेश दै वह दोगा। उस पक्ष में आदेश 
अन्तरतम द्दो जायगा। 


यह विचार किस लिये किया जा रहा दै। 
दोनों पक्षों में एक सी सन्धि द्दोने से यद विचार किया जा रहा है। 


इस में क्या हे यदि स्थानेन्तरतमे इस प्रकार सप्षम्यन्त पाठ मानते 
हे. तो अन्तरतम (अथात्‌ आदेश के) स्थानी में ही स्थान षप्डी होगी। ज 
षप्ठी होगी वहाँ आदेश होंगे तो इको यणि से दुधि-अन्न-दृध्यन्न । सघु+अन्न- 
मध्यत्र । यदा दस्व इकू में दी यण हो सकेगा। मारी] भर्थस-कुमायँधैस्‌। ` 
अहमवन्भू+अर्थम्‌=तरहमन्ध्वर्थम्‌ यहाँ दीर्घ इक्‌ में न हो सकेगा। क्योंकि - यण 
अ्घेमात्रिक हैं। उन का अन्तरतम स्थानी स्वल्पान्तर न दोषाय' के न्याय से 
एकमात्रिक इक्‌ दी समीप पड़ता दै द्विमात्रिक नही । स्थानेन्तरतम इस प्रथसान्त 
पाउ में तो प्रासअसज्ञ आदेशों मै से अन्तरतम आदेश होगा उस से स्थानी 
. के अन्तरतम, न होने पर भी सत्र इक्‌ के स्थान भे अन्तरतम यणादेश 
हो जायगा । 9 


टसिसम्यन्तपाठ में यह भी दोष है कि इको गुणबद्धी से हळू के स्थान 


CC-0. Prof. Satya शोधा Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





सप्तम भाह्िक 2 ४५१ 


षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहैव स्यात्‌ नेता लविता नायको लावकः । चेता 
स्तोता चायक स्तावक इत्यत्र न स्यात्‌ । आदेशतः पुनरन्तरतमनिञ्चत्तौ 
सत्यां सर्वत्न षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा अवन्तीति सर्वत्र सिद्ध 
भवति। 

तथा क्रवर्णस्य गुणबृद्धिप्रसङ्गे गुणबुद्धथोयदन्तरतमस्रवर्ण तत्र 
षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहैव स्यात्‌ । कतो हर्ता आस्तारको 
निपारकः। . आस्तरिता निपरिता कारको हारक इत्यत्र न स्यात्‌ । 
. आदेशतः पुनरन्तरतमनिब्चत्तौ सत्यां सववत्र षष्टी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा 
भवन्तीति सर्वत्र सिद्धं भवतीति । 


आदेशतोऽन्तरतमनिच्जत्तो सत्यामय दोषः । वान्तो यि प्रत्यये’ 
इत्यत्र स्थानिनिदैशः कर्तव्यः । ओकारौकारयोरिति वक्तव्यम्‌ । एकारै- 
कारयोमी भूदिति। प्रक्कतितः पुनरम्तरतमनित्वत्तौ सत्यां चान्तादेशस्य 


में होने वाले गुण बुद्धि नेता लविता ( नी लू तूच ) । नायकः लावकः (नी लू-ण्बुळू ). 
यहां दीधे इक्‌ में दी हो सक्केंगे। चेता स्तोता (चि स्तु-तृच) । चायकः स्तावकः 
(चि स्तु-ण्बुळ) यहाँ हस्व इक्‌ में न द्वो सकेंगे) क्योंकि ९ ओ पे औ के 
दीधे होने से उन का अन्तरतम स्थानी . दीधे इकू ददी होगा, हस्त नहीं। 
प्रथसान्तपाठ में तो आदेश अन्तरतम होगा उससे स्त्र इक्‌ के स्थान में अन्तरतम 
गुण जुद्धि दो जाबेगे । ] 

सप्तस्यन्त पाठ में यह एक भर दोष दे कि ऋषण के स्थान में दोने वाला 
गुण कता हतो (छु, ह, तच्‌) यहां हस्र ऋकार में दी होगा । निपरिता 
आस्तरिता (भारत निप-ठृच) यहां दीचे ऋकार में न होगा । और बृद्धि आस्तारकः 
निपारकः (आ खत नि पु-ण्युछ्‌) यहाँ दीधे ऋकार में ही होगी । कारकः दारकः 
(३ हृ-ण्युल्‌ ) यहां हस्थ ऋझार में न होगी। क्योंकि गुणलंशक भकार के हस्व 
होने से उसका अन्तरतम स्थानी हस्व ऋकार ही होगा, दीर्घ नदी । और 
दृद्धिसञ्चक आकार के दीधे होने से उसका अन्तरम स्थानी दीधे ऋकार ही 
“होगा, हस्व नहीं । प्रथमान्तपाठ में तो आदेश अन्तरतम होगा उससे सर्वत्र 
ऋतचण के स्थान में अन्तरतम जकार और आकार गुणइद्धि दो जावेगे । 

प्रथमान्त पाउ में यह दोष है कि वान्तो यि प्रःययें में वकारान्त अच्‌ आच्‌ 
आदेश के लिये उसके स्थानी जो औ का ग्रहण करना होगा। ओदौतोरिति 
वक्तव्यम्‌ ऐसा वचन कहना होगा। जिससे ओ शो के स्थान में ही क्रम से 
आव्‌ आव्‌ हो, पु ऐ के स्थान में न दों । सप्तम्यन्त पाठ में तो अन्तरतम स्थान 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४५२ व्याकरणमद्दाभाष्य 
पञ्चु या अन्तरतमा प्रकृतिस्तत्र षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीत्यन्त- 
रेण स्थानिनिदेशं सिद्धं भवति। 

आदेदातो5प्यन्तरतमनिर्वु्ती सत्यां न दोषः । कथम्‌। वान्तग्रहणे 
न करिष्यते । यि प्रत्यये एचोऽयादयो भवन्तीत्येव ! 

यदि न क्रियते चेय जयमित्यत्रापि पाप्नोति । 

'क्षय्यजय्यौ शक्याथै' इत्येतन्नियमार्थ भविष्यति । क्षिज्योरेवैच 
इति। : 
तयोस्तहिं शक्यार्थादन्यत्रापि प्राप्नोति । क्षेयं पापं, जयो वृषलः । 


उभयतो नियमो विज्ञास्यते क्षिज्योरेयैचस्तयोश्च शक्यार्थ एवेति। 





में आदेश दोगा उससे अव्‌ आव्‌ के अन्तरतम स्थानी ओ औ ही: मिलेंगे । 
ए ऐ नहीं तो वहां अब्‌ आव्‌ नहीं दोंगे। उस पक्ष में ओदौतोरिति वक्तव्यम्‌ यह 
वचन कहने की आवश्यकता नदीं । 
यद कोई दोष नहीं । वान्तो यि प्रयये में वान्त ग्रहण ही हटा देंगे । 
यि प्रत्यय इतना सूत्र रखेंगे। यकारादि प्रत्यय परे होने पर एचों को अयादि 
आदेश होते हैं ऐसा कहेंगे । 2 
यदि वान्तो यि प्रत्यये मै वान्त ग्रहण नहीं करेंगे तो चयम्‌ जेयम्‌ (चि 
.जि-यत्‌) यहां यकारादि यत्‌ प्रत्यय परे होने पर चि जि के पुकार को भी अयादेश 
प्राप्त होता है । 
क्षय्यजय्यी शक्यार्थ इस सूत्र के नियमार्थ होने से चेयम्‌ जेयम्‌ सें एकार 
को अयादेश नहीं होगा। अन्यथा यि प्रत्यये इतन सूत्र से ही क्षि जि के पुकार 
को अयादेश सिद्ध होने पर क्षय्यजय्यौ० सूत्र व्यर्थै है। वह व्यर्थ हो कर नियमार्थ 
>प्रया- होगा कि क्षि, जि के एच को भध्यादेश होता दै अन्य के नहीं । 
' तव तो क्षेयं पापम्‌, जेयो ब्रषलः यहाँ शाक्य अध से अन्यत्र भी 
<< 9 भी क्षय्य- 
जय्यौ से क्षि जि के एच को अयादेश प्राप्त होता है। पड 
दोनों तरफ से नियम समझा जायगा । यादि प्रत्यय परे होने पर यदि 
को अयादि आदेश हो तो हि वे को को 
ए्च्‌ हो तो क्षि जिके ही एच्‌ को हो और उनको सी 
शक्‍य अर्थ में ही हो इस प्रकार दोनों ओर से नियम होने पर कषयं पापम्‌ 
। जेयो ब्रषलः यहाँ अयोदेश न होगा। यहां शक्य क्षय न हो कर झई सथ दद । 
. तुम पाप क्षेयम्‌। जेतुमहो वृषलो जेयः । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





सप्तम आहिक ४५४३. 
इहापि तर्हि नियमान्न प्राप्नोति । लव्यम्‌ । पव्यम्‌। अवश्यलाव्यम्‌। 
अवझ्यपाव्यमिति । 
तुल्यजातीयस्य नियमः ! 
कश्च तुल्यजातीयः । 
यथाजातीयकः क्षिज्योरेच्‌ । 
कर्थजातीयकः क्षिज्योरेच्‌ । 
पकारः । 
पचमपि रायमिच्छति रेयतीत्यत्रापि प्राप्नोति । 
रा यिच्छन्द्सः' । दष्टालुविधिइछन्दसि भवति । 





क्षय्य जय्यो० के नियम से चेयम्‌ जेयम्‌ की तरह लव्यम्‌ पन्यम्‌ (छू पू-यत्‌) 
अवर्‍्यलाव्यम्‌ अवः्यपाव्यम्‌ ( अवश्य ळू पू-ण्यत्‌) यहां भी ओ ओऔ को अव्‌ आव्‌ 
आदेश नहीं प्राप्त होते । 

क्षय्य जय्यौ० सूत्र अपने तुल्यजातीय का ही नियम करेगा । 

उसका तुल्यजातीय कौन ह ? 

जिस प्रकार का क्षि जि का एच्‌ है । 

किस प्रकार का क्षि जिका एच है! 

एकार है । इस लिये चेयम्‌ जेयम्‌ यहां एकारान्त का ही नियम होगा । . 
लव्यम्‌ पव्यम्‌ अवश्यलाव्यम्‌ अवश्यपाव्यम्‌ में पुकार न होने से उसका नियम 
न होगा तो वहां थो औं को अव्‌ आव्‌ हो जायेंगे । 

फिर भी रायमिच्छत रैयति यद्वां क्यच्‌ प्रत्ययान्त रै इस नामधातु के ऐकार 
को आय्‌ आदेश प्राप्त होता दै. क्योंकि क्षि जि के एच से एकार की ही. 
नियम से व्यावृत्ति होर्ग होगी ऐकार की नदी. । 

यकारादि प्रत्यय परे होने पर रै शब्द का प्रयोग छान्दस दे। अर्थात्‌ वैदिक है । 
इस लिय रैयति में आयादेश न हेःगा । क्योंकि छन्द में दष्टानुविधि होती है । 
बहा दृष्ट का अनुविधान होता दै। जैसा देखते हैं पैसा कर हेते हैं। रैयति 

को छान्दस मान कर आयादेश का अभाव समझग । 


१८८ बाएमि, ब्छाहद्सः ही: साध्य-कां, पाठ हे कुछ लोग, शंग्रिवृद्धान्द्सः ऐसा 





४५७५४ व्याकरणमहाभाज्य 


'ऊड़पघाया गोहः' । आदेशतो5न्तरतमनिद्ती सत्यासुपधाग्रहणं 
कतेव्यम्‌ । प्रकृतितः पुनरन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यामूकारस्थ गो हो यान्तरतमा 
'्रृतिस्तत्र षष्ठी । यत्र षष्ठी तत्रादेशा अवम्तीत्यन्तरेणोपधाग्रहणं 
सिद्ध भवति । 


आदेशतो ५प्यन्तरतमनिदेत्ती सत्यां न दोषः। क्रियते पतनः 
न्यास एव । 


प्रथसान्त पाठ में यह भी दोष दवै कि उदुपधाया गोहः में उपधा अहण 
करना द्दोगा । जिससे गोहू के उपधा ओकार के स्थान में उकार हो। अन्त्य 
भर्‌ दकार के स्थान में न हो । सप्तस्यन्तपाठ में तो अन्तरसम स्थान में 
आदेश होगा। उससे उकार आदेश अपने अन्तरतम स्थानी ओकार को ही 


देख्या तो विना उपधा ग्रहण किय काम चळ जाता है । 





“se 


यह कोई दोष नहीं । ऊदुपधाया. गोहः में उपधा अहण किया हुआ ही 
है। अन्यथा गोहू के अन्त्य अळू इकार के स्थान: में उकार प्राप्त होता है। 
उपधा ग्रहण से नहीं होता । 

` प्रथमान्त पाठ में यह एक - और दोष है कि रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य 
च दः सूत्र में तकार महण. करना होगा । जिससे निष्ठा के तकार को नत्व 
हो सके। सप्तम्यन्त पाठ में सो अन्तरत स्थान मैं आदेश दोगा । उससे 





पाठ मानते हें । वह पाठ अनुपपन्न है । क्यजन्त रै धातु से धातुनिदेश में इव; प्रत्यय 
करने पर भी रायिः यह रूप नहीं बन सकता । रा यि च्छान्द्सः का दशी है कि 
यि अर्थात्‌ यकारादि प्रत्यय परे होने पर रै शब्द छान्द्स है। अथीत्‌ यञ्चारादि 
क्यच्‌ प्रत्यय परे रहते रे शब्द का प्रयोग केवल वेद मै होता है, लोक में नहीं। 
क्यच्‌ से अन्यत्र तो रै का प्रयोग लोक में भी हो सकता है। किन्हीं के मत में रैश 

का प्रयोग लोक में सर्वथा ही नहीं होता। वैसे गो समानाक्षरनान्तात्‌ इस्‌ 2 सि 
हारा परिगणित गो आदि से ही कयन्‌ का विधान होने से ऐकारान्त रे शब्द से क्य 
८ बा काली रैयति का प्रयोग भी न होगा उसमे आयादेश का प्रश्‍न ही 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


सप्तम आशिक ५३ 


आदेशातोऽप्यन्तरतमनिर्वृत्तौ सत्यां न दोषः । क्रियते पतन्‌ 
न्यास पच । 


किं पुनरिदं निवर्तकम्‌ । अन्तरतमा अनेन निर्वत्यन्ते । आहोस्वित्‌ 
प्रतिपादकम्‌ । अन्येन निर्वृत्तानामनेन प्रतिपत्तिः 


कइचात्र विशेषः 
स्थानेन्तरतमातिवर्तके सवैस्थानिनिवृत्तिः । 


स्थानेऽन्तरतमनिवर्तके सर्वस्थानिनां निवृत्तिः प्राप्नोति । अस्यापि 
प्राप्नोति दधि मधु । 


नत्व अपने अन्तरतम स्थानी को हूंढेगा तो विना तकार ग्रहण किय भी काम 
चल जाता है । 


यह कोइ दोष नहीँ। रदाभ्यां निष्ञातो नः० सूत्र में तकार ग्रहण किया 
हुआ ही. है। अन्यथा भिन्नवदूभ्याम्‌ ( भिद्‌-क्तवतु ) यहां निः्ठाप्रत्यय क्तवतु 
के दकार को भी नत्व प्राप्त होता हे । यथा तृतीयासंतथा पश्चमाः इस वणो- 
च्चारण शिक्षा के वचनानुसार नकार का अन्ःरतम स्थ!नी दकार हो जाता है 


उसको नत्व रोकने के लिभ निष्ठातः इस प्रकार निष्ठा के साथ तकार ग्रहण 
करना शावश्यक दै ।' 





क्या यह सूत्र निवेतक दै। अर्थात्‌ स्वयं ही अन्तरतम आदेश करने 
वाळा है या प्रतिपादक दै। अन्य से किये हुए आदेशों की अन्तरतमता का 
प्रतिपादन करने वाळा है ।* 

इससे क्या विशेष दै ? 

यदि यहद स्वतन्त्र रूप से स्वयं ही अन्तरतम आदेश करने वाला है. तो 
सब स्थानियों की निवृत्ति प्राप्त होती है। दध मधु यद्वां भी कोई न कोई 
अन्तरतम आदेश हो कर दधि मधु शब्दों की निडसि दो जानी चाहिये । 








“व, इस प्रकार भाष्यकार ने स्थानेन्तरतमः इस प्रथमान्त पाठ को निर्दोष 
सिद्ध कर के स्वीकार कर लिया है । स्थानेन्तरतमे इस सप्तम्यन्त पाठ के दोषों का 
समाधान न होने से वह पक्ष स्वीकृत नहीं हुआ । 


२. प्रशन यह है कि क्या यह स्वतन्त्र लक्षण है अथवा अन्य से विहित आदेशों 
का नियामक ०७ अथन्ा लक्षणतज्तर काग्रेक ह$" Delhi. Digitized by eGangotri 


४५६ न व्याकरणंमदाभाष्यं 

अस्तु। न करिचिद्न्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यत । तत्रान्तर्यतो 
दधिशब्दस्य दधिशब्द एव, मघुशब्दस्य मधुराव्द एवादेशो भविष्यति । 

यदि चेवं क्वचिद्‌ वैरूप्यं तत्र दोषः स्यात्‌। विसं सुसळमिति । 
“इण्कोरादेशाप्रत्यययोरि'ति षत्वं प्राप्नोति। अपि च इष्टा व्यवस्था न 
प्रकल्पेत। तद्यथा तप्ते राष्ट्रे तिलाः प्रक्षिप्ता झुहुर्तमपि नावतिष्ठन्ते 
एवमिमे वर्णा मुहतमपि नावतिष्ठेरन्‌ । 1 

अस्तु तर्हि प्रतिपादकम्‌। अन्येन निर्वेत्तानामनेन प्रतिपत्तिः 

निशवत्तप्रतिपत्तौ निवात्तेः | 

निशत्तप्रतिपत्तौ निश्चेत्तिने सिध्यति । सर्व सर्वत्र प्राप्लुवन्ति । 

कि तद्दाच्यते निर्वत्तिन सिध्यतीति । न. साधीयो नि्ृत्तिः 

अच्छी बात है । दधि मधु में और तो कोई आदेश नज़दीक दीखता 
नहीं । अन्तरतम द्दोने से दधि मधु ही आदेश दो जायेंगे । 

इस प्रकार आदेश मानने पर किन्ही शब्दों में विरूपता आ जाने से दोष 
होगा । जेसे-बिसं मुसलम्‌ । यहाँ सकार को सकार आदेश मानने पर आदेश 


का सकार हो जायया तो इण्‌ कवगे से परे आदेशप्रत्यययोः से विधीयमान 
षत्व प्राप्त होगा ।' - 

इसके अतिरिक्त बार २ आदेश होते रहने से वणी की इष्ट व्यवस्था भी 
न बनेगी। जैसे गम तपे हुए भाड़ में डाळे तिल क्षण भर भी नहीं ठहरते 
बैसे ये वर्ण भी क्षण भर नहीं ठहरंगे । 

तो फिर इस सूत्र को प्रतिपादक मान ळे । और से किय हुए आदेशों में 
अन्तरतमो की साधुता का बोधक यह सूत्र हे ऐसा समझ लें । 

झन्यों से निष्पन्नों का प्रतिपादक मानने पर ( अभिमत शब्द की ) 
निष्पत्ति नहीं सिद्ध होती । सब जगद्द सब आदेश प्राप्त होते हैं । - 

____ य॒द्द क्या कहा हे कि निप्पत्ति सिद्ध नहीं होती । क्या अन्तरतम आदेशों की 





१. जब बिस शब्द के स्थान में बिस आदेश और मुसल के स्थान में 
मुसळ आदेश करेंगे तब तो षत्व प्राप्ति का दोष नहीं होगा। क्योंकि उस समय 
सम्पूर्ण शब्द के स्थान में आदेश हुआ है केवल सकार के स्थान में नहीं इस लिये 
 भदेशकासकारन होने से षत्व न होगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 6091800 





सप्तम भाहिंक ४५७ 


सिद्धा भवति । 


न बूमो निर्वुत्तिन सिध्यतीति। कि तर्हि। इष्टा व्यवस्था न 
प्रकल्पते । न सचे सर्वत्ेण्यन्ते । 


इदमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ । 
अनर्थकं च । 
अनर्थकमेतत्‌ स्यात्‌। यो हि सुक्तवन्तं बूयात्‌ मा सुक्था इति 
कि तेन कतं स्यात्‌। 
उक्तं बा । 


किसुक्तम्‌। 'सिद्ध तु षष्ठ्यधिकारे वचनादिति’ । षष्ठ्यधिकारेऽयं ` 
योगः कर्तव्यः । स्थानेन्तरतमः षष्ठीनिर्दिष्टस्येति । 


निष्पत्ति अच्छी तरह सिद्ध नहीं हो रही । साधीयः = अच्छी तरह । 


हस यह नहीं कहते कि निप्पत्ति सिद्ध नही होती । आदेश की निष्पत्ति 
तो हो रही है परन्तु आदिश्यमान वणी की इष्ट व्यवस्था नदीं सिद्ध होती। सब 
जगद सब वणी के आदेश इष्ट नहीं हें । अकू के स्थान में सब दीर्घ आदेश हो 
जायेंगे तो अन्तरतम दीर्घे आदेश नहीं सिद्ध होते । 


फिर स्थानेन्तरतमः यह सूत्र क्या करेगा ? 


यह सूज्ञ एक प्रकार से व्यर्थ ही होगा। जो किसी के भोजन खा 
खुकन पर कहे कि तुम भोजन मत खाना तो उसके ऐसा कहने से क्या 
_छोगा। वह तो खा चुका। जब और से आदेश हो चुके तब शास्त्र प्रामाण्य 
से उन के साधुत्व ज्ञान के बाद यह सूत्र अन्तरतम दों ऐसा कह्‌ कर उन के 
असाधुत्व का प्रतिपादन कैसे करेगा । 

इस दोष का समाधान कह चुके दैं। क्या? इस सूत्र को निदेतक या 
प्रतिपांदक दोनों ही न मान कर छक्षणान्तररेषभूत मानेंगे। षष्ठी स्थानेयोगा 
के अधिकार में इसे पढ़ देगे। उस से जहां षष्ठी के निर्देश से दीघं आदि 
आदेशों का विधान हो रहा दोगा वहीं इस की उपस्थिति द्दो जायगी तो 
इसके द्वारा आदेश परिष्कृत हो कर अन्तरतम दो जायेंगे । सब आदेश सब 
जगद नहीं होंगे। इस प्रकार विधिसूत्रों के साथ इस की एकत्राक्यता होने 
से कोई दोषन होगा... Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४५८ ज्याक्रणसहासाप्य 


प्रत्यात्मवचनं च । 


प्रत्यात्ममिति च वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । यो यस्यान्तरतसः स 
तस्य स्थाने यथा स्यात्‌ । अन्यस्यान्तरतमोऽन्यस्य स्थाने मा भूद्ति। 


प्रत्यात्मवचनमशिष्य॑ स्वभावसिद्धत्वात्‌ । 


प्रत्यात्मवचनमंशिष्यस्‌ । कि कारणम्‌ । स्वभावसिद्धत्वात्‌ । स्वभा- 
वत एतत्‌ सिद्धम्‌ । तद्यथा समाजेषु समाशेषु समवायेपु चास्यतामित्युक्त 
न चोच्यते प्रत्यात्ममिति प्रत्यात्मं चासते । ; 

अन्तरतमवचनं च | 

अन्तरतमचचनं चाशिष्यम्‌ । योगश्चाप्ययमञिष्यः । . कुतः। 
स्वभवसिद्धत्वादेव । तयथा समाजेषु समाशेषु.समबायेषु चास्यतामित्युक्ते . 
नैव कृशाः छृरोः सहासते’ न पाण्डवः पाण्डुभिः । येषामेव किंचिदर्थछतमा- 
न्त्य तेरेव सहासते । तथा गावो दिवसं चरितवत्यो यो यस्याः प्रसवो 
भवति तेन सह रारते। तथा यान्येतानि गोयुक्तकानि संघुष्टकानि भवन्ति 
तान्यन्योन्यमपङ्यन्ति शब्दं कुर्वन्ति । 


कच डम मट Rl उ. 0 
अन्तरतमविधान मे प्रत्यात्म शब्द 'का अहण करना चाहिये । प्रत्यात्म 


अर्थात अपना अपना जो जिस का अन्तरतम_ है वह उसी के स्थान सँद्दो। अन्य 
का अन्तरतम अन्य के स्थान में न हो यह कहना चाहिये । | 











अत्यात्म महण करने की कोई आवश्यकता नहीं । यह तो स्वभाव से ही 
सिद्ध हे कि जो जिस का अन्तरतम है वह उसी के स्थान में होता है । 
.जैसे समाज-उत्सव पर जनअमढगम, समाश-सदभोज, और समवाय-सभा आदि में 
“बैठिये” ऐसा कहने पर जो जिस स्थान के योग्य होता है वह वहीं बैठता है। 
अपने अपने स्थान पर न कहने पर सब अपने अपने स्थान पर ही बैठते हे । 

इस प्रकार स्थानेन्तरतमः इस सूत्र की सी आवश्यकता नहीं रहती । यह 
भी अशिष्य है। उपदेश की अपेक्षा नहीं रखता । क्योंकि सभा आदि में -बैटिये 


के साथ कुछ णथेकृत (विद्या जाति धनादि 
उन्हीं के साथ बैठते हैं। दिन में बाहर चर 


,वीपा है, इसी, क्र “साध,स्ोती हैँ || 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectiori, Ne 


ससम आह्विक 2 8५९ 


एवं तावच्चेतनावत्खु । 


अचेतनेष्वपि । तद्यथा लोष्टः क्षिप्तो वडुवेग' गत्वा नैव तिर्यग्‌ 
गच्छति नोध्वमारोद्दति पृथिवीविकारः पृथिवीमेव गच्छत्यान्तर्यतः । तथा 
या एता आन्तरिक्ष्य; खूक्ष्मा आपस्तासां विकारो घूमः। स धूम आकाशे 
निवाते नेव तिर्यग्‌ गच्छति नार्वागबरोहति। अब्‌विकारो५प एव गच्छत्या- 
न्तर्यतः। तथा ज्योतिषो विक्कारोऽचिराकाशदेशे निवाते सुप्रज्वलितं 
नेष तिर्यग्‌ गच्छति नार्वागवरोहति । ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छत्या- 
न्तर्यतः। 

व्यञ्जनस्वरव्यतित्रमे च तत्कालप्रसङ्गः | 


'ब्यञ्जनव्यतिक्रमे स्वरव्यतिक्रमे च तत्कालता प्राप्नोति । व्यञ्जनव्यति-' 





संघुटकानि=एक साथ जुए में जुतन वारे होने से अत्यन्त परिचित गोयुक्तकानि=वैलों 
के जोड़े जब एक दूसेर को नहीं देखते तो रंभाने लगते हैं । 

यह व्यवहार तो केवळ चेतना वाले प्राणियों मै दीखता है (पर यहां आदिष्ट 
होने वाळे वर्ण अचेतन हैं ) । पक 

अचेतनो सै भी दीखता दै। जैसे फेंका हुआ मिट्टी का ढेला बड़े वेग 
से ऊपर जा कर न तो तिरछा जाता है और न उपर ही चढता है। एथिवी का 
विकार होने छे नीचे प्रथिवी पर ही आ गिरता है । एथिवी के साथ उसका ' 
आन्तथै है, लाच्छ्य है। इस लिये वह थिवी में ही सिल जाता दै। यद्द जो 
अन्तरिक्ष में सूक्ष्म समुद्र का पानी है; अग्निसंयोग से काष्ठादि में उत्पन्न उस 
का विकार छुआ आकाश में बन्द हवा में न तो तिरछा जाता हे और न नीचे 
उतरता है । पानी का विकार होने से अन्तरिक्ष के पानी मै ही मिल जाता है। 
सूये का विकार जो ज्वालाये हैं वे आकाश में बन्द हना में तिरछी या नीचे न 
जाकर सूर्य का विकार होने से सूये में ही मिल जाती हैं । अग्नि को लपे अग्नि में 
मिल जाती हैं । सूये की किरणें सूर्य मै मिल जाती हैं ।' 


व्यक्षन के परिवर्तन में और स्तर के परिवर्तन में स्थानेन्तरतमः इस 





१. किन्ही पुस्तकों में बाहुवेगं पाठ है। उसमें अर्थ होगा बाहु के वेग के 
साथ । बहुवेग-बहुत वेग के साथ । यह क्रियाविशेषण हैं ।. 
२, इस प्रकार भाष्यकार ने चेतनाचेतन जगत के व्यवहार से अन्तरतम नियम 


था रि र दि 
को अन्यथा सक करक इस पल का खण्डन कर्‌ दिया है शा by eGangotri 








४६० ब्याकरणमद्दासाष्य 
कमे । इष्टम्‌ । .उत्तम्‌ । आन्तर्यतो5्घमाच्रिकस्य व्यज्भनस्यार्धमाजिक इक्‌ 
प्राप्नोति । 

नेव लोके नेव वेदे अर्धेमात्रिक इगस्ति । 

कस्तर्हि ?। | 

मात्रिकः । योस्ति स भविष्यति । 

स्वरव्यतिक्रमे । दध्यत्र मध्वत्र । कुमार्यर्थम्‌ ब्रहमचन्ध्वर्थम्‌ । आन्तर्य-: 
तो मात्रिकस्य द्विमा्रिकस्येको मात्रिको द्विमात्रिको यण्‌ प्राप्नोति । 

नेव लोके नेव वेदे मात्रिको द्विमात्रिको वा यणस्ति । 

` कस्तर्हि। 

अधंमाजिकः । योस्ति स भविष्यति । 
अन्तरतम नियम के मानने पर तत्समकाल वर्ण का ग्रहण प्राप्त होता है । 
व्यञ्जन के परिवतेन में जैसे- इष्टम्‌, उप्तम्‌ ( यज वप्-क्त ) यहां यज व्‌ से 


सकार वकार व्यञ्ञन अर्धमात्रिक हैं उन के स्थान में होने वाळे इकार उकार 
भी अन्तरतम परिभाषा से अर्धमात्रिक प्राप्त होते हठे 


कोक भौर वेद में कहीं भी इकार उकार अर्धमात्रिक (आधी मात्रा 
वाले) मही हैं । 


` फिर कौन से हैं । 


सात्रिक हैं। जो हैं वे हो जायेंगे । इस लिये इष्टम्‌ उप्तम्‌ में एक 
मात्रिक ही इकार उकार होंगे, अधमात्रिक नहीं 


स्वर के परिवर्तन में जैसे-दध्यत्र मध्वत्र (दधि-अन्न, मधु अन्न) । कुमार्यथम्‌ 


द्विमात्निक प्राप्त होता दै । 


लोक और वेद में कहीं भी यण्‌ मात्रिक और द्विमात्रिक नहीं है। 
फिर कोन सा है। 


आधी मात्रा वाळा है। जो है व्‌ हो जायगा। 
_अधमात्रिक ही यण होगा मात्रिक द्विमात्रिक नहीं। . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


इस ल्यि दध्यत्र आदि में 





सप्तम जाह्विक ४६१ 
अक्षु चानेकवर्णादेशेषु । 
अक्षु चानेकवर्णादेशेपु तत्कालता प्राभोति । इदम इश्‌। आन्तर्य- 
तोषर्ध॑तृतीयमा त्रिकस्येद्मः स्थानेऽर्धतृतीयमात्रमिचणं प्रापोति । 
नेष दोषः । 'भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नेत्येच न भविष्यति । 
युणबृद्धथेज्‌ भावेषु च । 
शुणवृद्धयोरेजभावेषु च तत्कालता प्राप्रोति । खसूवा इन्द्र 
खद्वेन्द्रः । खर्वा उद्कम्‌=खद्चोद्कम्‌। खरवा ईषा-खट्वेषा । खरूबा 
ऊढाऱ्खर्‌वोढा । खद्चा एडका-खट्वैडका । खट्वा ओद्नः=खद्वोद्नः। 
खट्वा ऐतिकायनः=खट्वेतिकायनः । खट्वा औपगवः = खट्वौपगव इति । 


आम्तर्यतस्तिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमांत्रचतुर्मात्रा आदेशाः प्राप्नु- 
वन्ति । 





अनेक वणौ के स्थान में आदेश होने वाले अचों में भी अन्तरतम 
परिभाषा से तत्कालता प्राप्त द्वोती है। जैसे इदम इश्‌ । यहां इदम्‌ को त्यदायत्व 
पररूप हो कर “हद्‌? बनने पर वह ढाई मात्रा वाला हो जाता है उस के 
स्थान में होने वाला इश ( इ) आदेश भी ढाई मात्रा वाला प्राप्त द्दोता है । 


८१ 


भाव्यमानेन सवर्णानां मरणं न, इस परिभाषा से यहां दोष न दोगा। 
इस परिभाषा का अर्थ है--विधीयमान अण्‌ अपने सवणं का ग्रहण नहीं करता 
है। इस लिये इदम इशु में विधीयमान इश आदेश अपने सवर्णी का ग्रहण 
नहीं करेगा तो एकमात्रिक ही इकार होगा. । ढाई मात्रा वाळा नहीं । वैसे 
ढाई मात्रा चाला इकार कहीं है भी नहीं। यदि त्यदाद्यत्व पररूप को बाघ 
कर सीधा इदम्‌ को इश करें तो भी त्रिमात्रिक इकार प्राप्त होता है। वह 
भी भाव्यमान होने से न होगा । 


गुणब्वद्धि और एजुभाव (टेरेत्व) में भी अन्तरतम परिभाषा से तत्कालता 
प्राप्त होती दै । जैले खटवा इन्द्रः=खदवेन्द्रः । खट्वा ईषा=खद्वेषा । खट्वा उद्कम्‌= 
खट्वोदकम्‌ । खट्वा ञढा-खट्वोढा । खट्वा एडका=खद्वैडका । खर्वा-ऐतिकायनः= 
खद्वैतिकायनः। खट्वा ओदनः=खट्चोदनः। खद्वा भौपगवः=खद्वौपगवः। यहां 
त्रिमात्रिक चतुमौत्रिक आ ई औ आदि के स्थान में होने वाळे गुणबृदधिसंजक ए भो 
ऐ औ भी अच्तरतस परिभाषा सेन जतु त्रिक रपत, हो ठे, हैं;॥, ०५ 





३६२ स्याकरणसहाभाण्य 


न्नेष दोषः। तपरे गुणवृद्धी । 
नचु च तः परो यस्मात्‌ सोऽयं तपरः । 
नेत्याह । तादपि परस्तपर इति । 
यदि तादपि परस्तपरः । ऋदोरबिति इहेव स्यात्‌ यव; स्तवः 
लवः पव इत्यत्र न स्यात्‌। 
नेष तकारः । कस्तर्हि । दकारः। 
कि दकारे प्रयोजनम्‌ ? 
अथ कि तकारे! यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दकारोपि । अथ सुखः 








` भौर आ ऐ औ ये सब तपर किये गये हैं । इस लिये तपरस्तत्कालर्‍्य के नियम से 
सवणे का ग्रहण न होगा तो त्रिमात्रिक चतुर्मान्रिक आदेश न होंगे । 


तपरस्तत्कालस्य यहां तपर शब्द में तो तः परो यस्मात्‌ स तपरः इस प्रकार 
बहुब्रीहि समास माना है। उससे अआ ही तपर यनेगे। ए ओ ऐ कौ तपर 
नहीं बनेंगे । उनके तपर न होने से तत्काळ का नियम न होगा तो सत्रणग्रहृण प्राप्त 
होता है। 


यह बात नहीं है । तपर शब्द में तात्‌ परः तपरः इस प्रकार पञ्चमी तत्पुरुष 
समास भी मानते हें । उससे एओ ऐ औ भी तपर हो जायेंगे तो तत्काल का 
नियम दो कर उनमें सवर्णप्रहण न होग( । 


यदि तपर शब्द में तात्परः तपरः इस प्रकार पञ्चमीतत्पुरुष समास भी 
मानते हैं तो ऋदोरप्‌ में उवण भी तपर हो जायगा । उसके तपर हो जाने से तत्काल 
`का नियम हो कर हस्व उकारान्त धातु से ही अप्‌ प्रत्यय हो सकेगा। दीर्ध 
उकारान्त से न हो सकेगा । तो यवः स्तवः (यु स्तु-अप्‌ ) ये ही रूप बन सकेंगे । 
लव; पवः ( ळू पू-अप ) ये न बन सकेंगे । यवः स्तवः में यु स्तु धातु हस्व उकारान्त 
हैं। लवः पवः मै कू पू दीधे उकारान्त हैं । 


ऋदोरप्‌ म ऋत्‌ ओरप्-ऋदोरपू इस प्रकार तकार नहीं मानेंगे । किन्तु 
. ऋद ओरप्‌=ऋदोरप्‌ इस प्रकार दकार मानेंगे। .` 
दोरपू में दकार मानने का क्या प्रयोजन है ! 


वहाँ तकार मानने का भी क्या प्रयोजन है क्योंकि आप तपर शब्द में केवल 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


यह कोई दोष नहीँ 1 गुणबृद्धि संज्ञा में अदेङ्‌ आदेच कह कर अ ए जो 


सप्तम आहिक ४६३ 
सुखार्थस्तकारः, दकारोपि । 


पज्भाचे । कुर्वाते कुर्वाथे । आन्तर्यतो ऽर्धतृतीयमात्रस्य टिसक्षकस्या- 
धंदतीयमात्र एच्‌ प्राप्नोति । 


नेव लोके नच चेदेऽर्धतृतीयमाच एजस्ति । 
ऋवर्णस्य गुणबृद्धिप्रसज्े सतप्रसङ्गोऽविशिपात्‌ | 


ऋवर्णस्य गुणबृद्धिप्रसङ्गे सर्वप्रसङ्गः । सर्वगुणबुद्धियसद्भरः | सर्व 
गुणबुद्धिसेशका ऋवर्णस्य स्थाने प्राप्नुचन्ति । किं कारणम्‌। अविशेषात्‌ । 
न हि कश्चिद्‌ विशेष उपादीयते एवंजातीयको गुणवृद्धिसंक्षक अवर्णस्य 
स्थाने भवतीति । अचुपादीयमाने विशेषे सर्वप्रस 


बहुत्रीहि समास मानते हैं उससे ऋ ही तपर बनेगा। उकार तो तपर न होगा । 
और ऋ के लिय तपर करना व्यै है। वह स्वतः ही दीधे पढ़ है। हां, उकार 
के लिये तपर करना सफल हो सकता हे पर वह पञ्चसी तत्पुरुप समास में ही 
संभव है । इस लिये हम बंद्दां तकार न मान कर दकार मानते हें । जिससे 
तपरर्तःकाठस्य की प्रवृत्ति न हो। और उवणे अपने सवर्णियों का ग्रहण कर 
सके । केवळ बहुत्रीहि समास मानने वाळे के लिये ऋदोरपू में तकार दकार 
दोनों समान हैं । वहां यदि सन्देहाभाव के लिये तपर किया हुआ मानेंगे तो दपर 
भी सन्देदाभाव के लिये हो सकता है । यदि सुखपूवेक सुख से उच्चारण करने मे 
सहायक होने के लिये तपर मानेंगे तो दपर भी उसके लिये हो सकता है । 


एज भाव का उदाहरण कुवोते कुवाथे है। कुबाते कुवाथ ( कृ-आताम्‌, 
आथाम्‌) यहाँ आताम्‌ आथाम्‌ में टि संशक आम्‌ के ढाई मात्रा वाला होने 


से उसके स्थान में होने वाला रेरे भी अन्तरतम परिभाषा से ढाई मात्रा 
वाला प्राप्त होता है । 


लोक और वेद में कहीं भी ढाई मात्रा वाळा एकार नहीं दै । द्विमात्रिक तो 
है। इस ल्ियि द्विमात्रिक हो जायगा । 


ऋवर्णे कें स्थान में गणवृद्धी कहने पर गुणबृद्धिसंशक सभी वर्ण प्राप्त होते हैं । 
क्योंकि ऋवण के स्थान में होने के लिये गुणबृद्धिसंज्ञा वाले किसी विशेष वणे 
को नहीं कडा गया है कि यह राणब्रृद्विसंज्ञक्क वणे ऋवर्णे के स्थान स होता है । 
बिना विशेष वर्ण के कहे सभी वर्ण प्राप्त होते हँ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४६४ व्याकरणसहानाष्य 


न वा ऋवर्णस्य स्थाने रपरप्रसङ्गाद्‌ अवर्णस्यान्तर्यम्‌ । 


न वा एष दोषः | कि कारणम्‌। ऋवर्णस्य स्थाने रपरप्रसङ्गात्‌ । 
~ च € 
उ; स्थाने अण्‌ प्रसज्यमान पव रपरो भवतीत्युच्यते तत्र ऋवर्णस्यान्त्यतो 
रेफचतो रेफवानकार एवान्तरतमो भवति। 
सवीदेशप्रसङ्गस्त्वनकालूत्वात्‌ । सर्वादेशस्तु गुणवृद्धिसंक्षक ऋचर्ण- 
स्य प्राप्नोति । कि कारणम्‌ । अनेकाळूत्वात्‌ । अनेकाल्‌ रित्‌ सर्वस्येति। 
नवानेकाळूत्वस्य तदाश्रयत्वाद्‌ ऋवर्णादिशस्याविधातः । 
नवा एष दोष: | किं कारणम्‌। अनेकाल्त्वस्य तदाञ्चयत्वात्‌ । 
यदाथसुः स्थानेऽण्‌ तदायमनेकाळ्‌ । अनेकालूत्वस्य तदाश्रयत्वाद्‌ ऋवर्णा- 
देशस्य विघातो न भविष्यति । 
_ अथवाऽनान्तर्यमेचैतयोरान्तर्यम्‌। एकस्याप्यन्तरतमा प्रकृति ना स्ति । 








यह कोई दोष नही । उरण्‌ रपरः से ऋवण के स्थान में ग्रसज्यमान 
< > ~ 
. होते ही अण्‌ रपर कहा गया है। उससे रेफ वाळे ऋवण के स्थान में उसके अन्तरतम 
रेफ वाले अर्‌ आग्‌ गुणबुद्धि हो जायेगे ।' ; 


यदि सवणे के स्थान में अर्‌ आर्‌ गुणबृद्धि होंगे तो वे अनेकाळू होने से 
अनेकाळ्‌ शित्सवेस्य के नियम से सारे आवर्णान्त अङ्ग को प्राप्त होते हैं । 


यह कोई दोष नहीं । ऋचण के स्थान में होने वाळे अण्‌ के द्वारा रपर हो कर 
ही अर्‌ आइ अनेकाळू होते हैं। पीछे अनेकाळ होने पर वे अपने आश्रयभत 
ऋवर्णे का विघात नहीं कर सकते। जब तक ऋवण के स्थान में अर्‌ भार 
नहीं हो पाते तब तक वे अनेकाळू नहीं बनते । जब तक अनेकाल नहीं बनते 
तब तक सर्वादेश नहीं हो सकते इस लिये पहले कवण के स्थान E हों, फिर . 
अनेकाळ हों इस उक्त आनुपूर्वी से अनेकाळ हो कर भी पूरंप्रबृत्त कवणे के 
स्थानित्व का विघात नहीं हो सकता । न 


_ अथवा ऋणि और अवणे का अनान्तयै (धसाइइय ही आन्तर स 
दृश्य 
उनका परस्पर न मिळना ही मिलना है । एक लवणे के अनुकूछ तो 0 हर । 
ह १. उरण्‌ रपरः इसके साथ गुणवृद्धिझास्त्र की एकवाक्यता 
.होने पर ऐसा 
5 अर्थ होगा- अङ्ग के अन्त्य इक्‌ ऋचण को रपर अणू रूप गुण होता ॥ 


॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 











सप्तम भाहिक छु ४६५ 
अपरस्यान्तरतम आदेशो नास्ति | एतदेवैतयोरान्तर्यम ।' 
सम्प्रयोगो वा नष्टाश्वदग्धरथवत्‌ः । 


अथवा नष्टाश्वदग्धरथवत्‌ सम्प्रयोगो भविष्यति । तद्यथा 
तवाश्वो नशे ममापि रथो दग्धः । उभौ सम्प्रयुज्यावहा इति । एवमिहापि 
तबाप्यन्तरतमा प्रकृतिर्नास्ति ममाप्यन्तरतम आदेशो नास्ति, अस्तु नौ 
सम्प्रयोग इति । 

विषम उपन्यासः। चतनावत्स्वर्थात्‌ प्रकरणाद्वा लोके सम्प्रयोगो 
भवति । वर्णाश्च पुनरचेतनाः । तत्र किकृतः सस्प्रयोगः | 


यद्यपि वर्णा अचेतनाः, यस्त्वसौ प्रयुङ्क्ते स चेतनावान्‌ । 


७० ७ ० 


एजवर्णयोरादेशेऽतर्णं स्थानिनोऽवर्णप्रधानत्वात्‌ | 


दूसरे ऋवण के अलुकूळ आदेश नदीं। इस प्रकार दोनों के न मिलने से मेल 
हो जायया | 

अथवा नश्टाश्च दाधरथ न्याय से दोनों का मेल हो जायगा। नष्टाश्वदग्धरथ . 
न्याय का स्वरूप यह है कि एक का घोड़ा नष्ट हो गया। दूसरे का रथ जळ 
गया तो वे आपल में कहते हे- तेरा घोडा खोया गया और मेरा रथ जल गया । 
चो दोनों मिल जावें । तू सुझे रथ दे और में तुझे घोड़ा दूँ। दोनों का काम 
हो जायगा । इसी तरद यहां भी तेरा तो अन्तरतम स्थानी नहीं और मेरा 
अन्तरतम आदेश नहीं, चलो दोनों मिल ळें इस प्रकार अवण और कवणे सिक 
जावे । र 
यह चृटान्त ठीक नहीं । चेतनावान्‌ पदार्थों में प्रकरण या सामर्थ्यं से 
लोक मै सेळ हो सकता हे । वर्ण तो अचेतन हैं इन में केसे मेळ होगा । 


यद्यपि वर्ण अचेतन हैं तो भी उनका प्रयोग करने वाळा तो चेतन 
है उस से मेळ हो जायगा | 


१. अब सूत्नान्तर से नित्त (निष्पन्न) अण्‌ को रपर करने में भी कोई दोष 
नहीं इसे इस प्रकार करते हैं । सहश सम्बन्धी के अभाव वाला होना दोनों का साधारण 
धर्मरूप साइदय है यह भाष्य तात्पर्य है । 


२. सूत्र प्रत्याख्यान पक्ष में समाधान कहते है- सम्प्रयोगो वा इत्यादि । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








४६६ ` ल्याकरणमदांभाण्य 


पुजवर्णयोरादेशेष्वर्ण प्राझोति। खददैलका। मालोपगवः । कि 
कारणम्‌ । स्थानिनोऽवर्णप्रधानत्वात्‌। स्थानी ह्यत्रावर्णप्रधानः । 
सिद्धं तूभयान्तर्यात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। उभयोरयाऽम्तरतमस्तेन भवितव्यम्‌ । नचाच- 
णसुभयोरन्तरतमम्‌। | 
उरण्‌ रपरः ।१।१।५९। 


किमिद्सुरणरपरवचनमन्यनिवृत्त्यर्थम्‌ । उ; स्थाने अणेव भवति 
रपरश्चेति । आहोस्विद्‌ रपरत्वमात्रमनेन विधीयते । उः स्थाने अणू च 
अनणू च। अण्‌ तु रपर इति। 


कश्चात्र विशेषः 





एच और अदर्ण के एकादेश में अवर्ण की प्रधानता होने से दोनों 
के स्थान में अयणे आदेश दी प्राप्त होता है। खट्वा-एलका-खट्बैलका । माळा- 
` औपगवः = मालौपगवः । यहां ब्रद्धिरिचि से विधीयमान आ ऐे औ के मकादेश 
में ऐको न दोकर आ होना चाहिये । क्योंकि स्थानी ए औ में भी अयण 
के विद्यमान होने से उस की प्रधानता है । 

यह कोई दोष नहीं । खट्वैलका, मालौपगवः में ऐ औ वृद्धि एकादेश 
सिद्ध हो जायेंगे। क्योंकि जो उभय अर्थात्‌ आ और ऐ औं दोनों का अन्तरतम 
होगा वदी आदेश होगा ; आकार केबल कण्ठस्थान वाळा होने से दोनों का 
अन्तरतम नहीं हे । ऐ औ तो कण्ठ के साथ तालु ओष्ठ स्थान वाळे भी 
होने से दोनों स्थानियों के अन्तरतम हैँ इस छिये दोनों के स्थान में ऐ 
ओ ही बृद्धि होंगे, आकार नहीं । 


क्या उरण्‌ रपरः इस सूत्र से ऋ फे स्थान से अण्‌ ही हो ओर वह 


रपर दो इस प्रकार अण्‌ से भिन्न आदेशों की निवृत्ति की जाती है या ऋ 


के स्थान में अण अनण्‌ सब हों पर अण तो रपर हो इस प्रकार अण को 
केवळ रपर मात्र किया जाता दै। पहले पक्ष में यह ऋ के स्थान में प्राप्त 
अन्तरतम आदेशों को भी बाधकर अण्‌ ही करेगा और उसे रपर भी साथ मैं कर 
'देगा । दूसरे पक्ष म॑ किसी से प्राप्त ऋ के स्यान में अण को रपरमात्र 
करेगा । 

इस से क्या विशेष दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


सप्तम आह्विक 8६७ 
उरण्रपरवचनमन्यनिवृत्त्मिति चदुदात्तादिषु दोषः । 
डरण्रपरवचनमन्यनिवृत्त्य्थ चदुदात्तादिषु दोपो भवति । 
के पुनरुदात्तादयः । 


| उदात्तानुदात्तस्वरिताजुनासिकाः। कृतिः हृतिः । इतं हतम्‌। 
प्रकृतं प्रहृतम्‌ । चः पाहि । 


अस्तु तर्हि उः स्थाने अण्‌ च अनण्‌ च । अण्‌ तु रपर इति। 
य 5 स्थानेऽण्‌ स रपर इति चेद्‌ गुणवृद्धथोरवर्णाप्रतिपत्तिः । 








यंदि यदृ अण से भिन्न आदेशों की निश्वत्ति करता हे तो उदात्त आदि 
में दोष होगा । 
उदात्त आदि कौन से हैं ? 


उदात्त अनुदात्त स्वरित भोर अनुनासिक । कृतिः हतिः (छ ह-क्तिन) यहां 
कू की ऋ के स्थान में अन्तरतम च्नित्यादिर्नित्यम्‌ से उदात्त ऋ न होकर अण्‌ 
(अ इड) में से ही कोई अक्षर प्रास होना चाहिये । क्योंकि क्र अण्‌ नहीं है 
उसे बाध कर यदद ऋ के स्थान में अण ही करेगा तो कृतिः हति मै उदात्त 
ऋ्ह न हो सकेगा। इसी प्रकार कृतम्‌ हृतम्‌ यहाँ कु की ऋ के स्थान में 
झन्तरतम अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ से अनुदात्त ऋ को वाध कर अण्‌ प्रात दोता 
। प्रक्कतम्‌ प्रहतम्‌ यहां कु की ६ के स्थान में अन्तरतग उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित 
स्वरित ऋ को बांध कर अण प्राप्त होता हे । तः पादि (नुन-पाहि) यहाँ नुन्‌ 
से नन्‌ के न्‌ को स्‌ होने पर अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा से ऋ के स्थान में 
. अरारतम अनुनासिक ऋ को वाध कर अण्‌ प्राप्त होता है । 

अच्छा तो ऋ के स्थान में अण्‌ अनण्‌ सब हों पर अण्‌ तो रपर दो यह 

दूसरा पक्ष मान छीजिये। 
यदि ऋ के स्थान में अणू अनण्‌ सब मान कर अण्‌ को केवळ रपर 
किया जाता है तो ऋवण के स्थान में गुणबृद्धि करने में अवण का मिळना 


FS 


१. यद्यपि इप पक्ष में नन्‌ शब्द में त स शस्‌ परे रहते पूवेसवर्ण दीर्घ ऋ न 
होकर अण्‌ ही प्राप्त होता हे । उस अवस्था म नुन्‌ यह रूप भी नहीं बन सकता तो 
भी नून पे सूत्र में निपातन से ऋ दीधे हो जायगा। उससे नन्‌ यह रूप बन 
जायगा । 2 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


न्या (य am 


४३८ ब्याकरणनद्वाभाज्य 


य उः स्थाने अण्‌ स रपर इति चद्‌ गुणबुद्धघोरवर्णस्थाप्रतिपत्तिः । कर्ता 
हर्ता वार्षगण्य; । कि हि साधीयः-कऋवर्णस्यासबणे यद्वर्ण स्यात्‌ न 


पूर्वरि भो ¢ र [a 
मन्नपि पक्षे पष दोषः। कि हि साधीयः । तत्रापि ऋवर्णस्या- 


सचरणे यदवणे स्यात्‌ न पुनरिकारोकारौ । अथ मतमेतत्‌-उः स्थान अणञ्चा- . 


` नणश्च प्रसङ्गे अणेव भवति रपरश्चेति सिद्धा पूर्वस्मिन्‌ पक्षेऽचरणस्य 
प्रतिपत्तिः । यज्ञु तदुक्तमुदात्तादिषु दोष इति स इह दोषो जायते न वा 
जारते। 


ha १ ~ ९५6 9 
जायते ख दोषः। कथम्‌ । उदात्त इत्यनेनाणोपि प्रतिनिर्दिश्यन्ते 


अनणोपि | ः 
यद्यपि अणोपि प्रतिनिर्दिश्यन्ते न तु प्राप्चुवन्ति । किं कारणम्‌ । 








दी दुरूभ है । कर्ता हर्ता (छ ह-तृच्‌) । वाषेगण्य: दृषगणस्यापत्यम्‌ , वृषगण-यज) । यहां 
कृ हृ और वृषगण के ऋ को गुणवृद्धि करने में कौन सा ऐसा बढ़िया साधक 
हेतु दै जिस से ऋ के सभी असवर्णी गुणबृद्धि संश्क वणो में अ आ ही 
गुणबद्धि होंगे, एओ ऐ थी नहीं होंगे। जैसा गुणसंज्क अण्‌ अकार चर का 
असवणे दे वैसे ही ए ओ भी हैं। इसी प्रकार जैसा वृद्धिसंञ्चक ७ण्‌ आकार 
ऋ का असवर्ण है। पैसे ही ऐ औभी हैं। ऋ के स्थान में अ था ही 
गुणवृद्धि होंगे एओ ऐ औ नहीं होंगे इस में क्या साधक हेतु है ? 


यह दोष तो पहले पक्ष में भी दै। वहां भी कौन सा ऐसा बढ़िया 
साधक हेतु है जिस से ऋ के स्थान सें असवर्णी क्षणों में से अ हा ही 
होंगे इ उ न होँगे । यदि कहो पहले पक्ष में यह दोष नहीं क्योंकि वहां ऋ 
के स्थान में भण्‌ अनण की प्राप्ति से अण्‌ ही हो और वह रपर हो. ऐसा 
नियम कर देने से अण से भिन्न आदेशों की निश्नत्ति की जाती है। इ उके अण 
होने पर भी युणवृद्धि संज्ञक न होने से त्रके स्थान में उन की प्राप्ति ही 
नहीं तो इउ न होकर अआ ही दोगे) तो पहले पक्ष में जो उदात्त आदि 
ठ हन्य है उस पर तो विचार होना चाहिये कि वह इस पक्ष में भी 


हां वह दोष इस पक्ष में भी होता दै । क्योंकि 
कृतिः हृतिः में 
अण्‌ भी उदात्त आदि प्राप्त हो सकते हैँ और अनण्‌ ऋ भी । के 


यद्यपि अण्‌ भी उदात्त आदि हो सकते हैं पर कृतिः हृति आदि में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





सप्तम आह्निक - ४६९ 


स्थानेन्तरतमो भवतीति । 


कुतो चु खब्वेतत्‌ द्वयोः परिभाषयोः सावकाशयोः समवस्थितयोः 
स्थानेन्तरतम इति डरण्‌ रपर इति च, स्थानेन्तरतम इत्यनया परिभाषया 
व्यवस्था भविष्यति न पुनरुरण्‌ रपर इति। 

अतः किम्‌ ! 

अत एष दोषो जायते उदात्तादिषु दोष इति । ये चाप्येते ऋवर्णस्य 
स्थाने प्रतिपदमादेशा उच्यन्ते तेषु रपरत्वं न प्राप्नोति । त्रत इद्‌ धातो- 
रुदोष्ठ्य पूर्वस्येति । 

सिद्ध तु प्रसङ्गे रपरत्वात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । प्रसङ्गे रपरत्वात्‌ । उः स्थाने अण्‌ प्रसज्यमान 





वे प्राप्त तो नहीं हैं। क्योंकि स्थानेन्तरतम: इस अन्तरतम परिभाषा से ऋ के 
स्थान में ऋ ही उदात्त आदि होगा । अण्‌ नहीं । 

यह कैसे माने कि स्थानेन्तरतमः भौर उरण रपरः इन दोनों सावकाश 
परिभाषाओं की एक साथ उपस्थिति में यहां अन्तरतम परिभाषा की बात 
सान कर प्रयोग व्यवस्था की जायगी । उरण्‌ रपरः की बात नहीं मानी जायगी ! 

इस से क्या ? 

इस से यही है कि उरण रपरः से व्यवस्था मानने पर कृतिः हृति 
आदि में कहा हुआ उदात्त आदि का दोष इस दूसरे पक्ष में मी प्राप्त रहेगा 
इस के साथ पहले पक्ष में यह भी दोष है कि जो ऋ के स्थान में प्रति- 
पद्विहित हे ( साक्षात्‌ विधान किए हुए) आदेश कहे हैं उनमें अण्‌ को रपर 
नहीं प्राप्त होता । जैसे--ऋत इद्धातोः उदोष्ठ्यपूवेस्य । यहां ऋ के स्थान में 
इकार उकार का साक्षात्‌ विधान है । क्योंकि यह सूत्र तो जहाँ अण्‌ अनण्‌ की 
प्राप्ति मै अण्‌ ही हो इस प्रकार अनियम प्रसङ्ग में नियम विधान द्वारा अण 
से भिन्न आदेशों की निवृत्ति की गई है वहीं इस नियम का शेषभूत रपर 
करेगा । ऋत इद्धातोः उदोष्ञ्यपूवेस्य मे अनियमश्रसक्ति रहित साक्षात्‌ इकार 
रूप अण्‌ का विधान है इस ढिये वहां रपर न हो सकेगा | 

ऋ के स्थान में विधि सूत्रों से प्राप्त होता हुआ ही अण्‌ इससे रपर किया 
जायगा तो कोई दोष न द्दोगा। विधि सूत्रों के साथ इसकी एक वाक्यता 
हो जायगी तो यह लक्षणान्तर दोषभत बन कर स्वतन्त्र विधायक न होगा । कर्ता 
इती वार्षगण्यः में गुणबृद्धि के प्रसङ्ग मै विधानकाळ में ही अण्‌ रपर हो जायगा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 






४७० व्याफरणमहाभाष्य 


एव रपरो भवति । 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 
नहि | 
कथमनुच्यमानं गंस्यते ।' 
स्थान इति वतते । स्थानशब्द्श्य प्रसङ्गचाची । 
यचेवमादेशो5विशेषितों भवति | 


आदेशश्च विशेषितः । कथम्‌ । द्वितीयं स्थानग्रहणं प्रकृतमनुचर्तते । 
तत्रयमाभिसम्वन्धः करिष्यत । उ; स्थाने अण्‌ स्थाने इति। उः स्थाने 





तो ऋ के स्थान में अर्‌ आर्‌ गणड्टद्धि मिल जावेंगे । क्तिः हतिः आदि मैं 


अण का प्रसङ्ग ही नहीं हे क्योंकि स्थानेन्तरतम परिभाषा से ऋ के स्थान में 
ऋ ही उदात्त आदि प्राप्त हे । इस्‌ लिये वदां इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी । 


_ क्या यद बात कहनी होगी कि प्रसङ्ग में हो रपर होता.हे । 
नही । 
बिना कह केस समझी जायगी ? 


स्थानेऽन्तरतमः से यहाँ स्थान शब्द की अजुबृत्ति करेंगे । स्थान का अर्थ 
ग्रसङ्ग हे ही इस छिये प्रसक्त होता हुआ अण्‌ रपर होता है यद अग्रे 
निकल आयंगा । 


ऐसा होने पर भी अण्‌ आदेश ऋचणे के स्थान सम्बन्ध से विशेषित न हो 
सकेगा। अर्थात्‌ ऋ के स्थान में होना रूप सम्बन्ध अण का न बन सकेगा। 
स्थान शब्द की अजुदृत्ति से केरळ यह अथे निकलेगा क्रि दूसरों: से प्रसक्त 
होता हुआ अण्‌ रपर होता दै । पर वद ऋ के स्थान में प्रसक्त होता हआ रपर होता 
हैं यदद अर्थ नहीं निकल सकता। हम चाइते हैं कि ऋवण के स्थान में ही 
असक्त होता हुआ अण्‌ रपर हो । 


अण आदेश ऋ के स्थान सम्बन्ध से भी विशेषित हो जायगा। केसे ? 


षष्ठी स्थानेयोगा से दूसरा स्थाने शब्द का ग्रहण भी प्रकृत अनुत्रृ्त होता आ 
RR जि 0 सक 


१. उ यह जो षी है इसे ही स्थान षष्ठी क्यों न मान लिया जाय, 
जिससे स्थाने पद की 
(EE (RT Collectin, New ही, ऐसा, हाही; हो सकता । 


सप्तम आहिक ४७१ 


प्रसङ्ग अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति । 

अथाण्‌ ग्रहणं किमर्थम्‌ । न ऊ रपरो भधतीत्येवोच्येत । 

ऊ रपरः इतीयत्युच्यमाने क इदानीं रपरः स्यात्‌ ? 

यः स्थाने भवति । 

कश्च स्थाने भवति । 

आदेशाः । 

आदेशो रपर इति चेदू रीरिविधिषु रपरप्रतिम्रेधः । 

आदेशो रपर इति चेदू रीरिविधिषु रपरत्वस्य प्रतिपेधो 
बक्तव्यः । 
के पुना रीरिविधयः ? 
अकङ्लोपानङनङ्रीङ्रिङादेशाः । अकङ्-सोधातकिः। अकङ्‌ । 


रहा दे। उससे उः स्थाने अण्‌ स्थाने रपरः ऐसा वाक्यार्थं होगा । ऋ% के स्थान 
में प्रसक्त होता. हुआ ही. अण रपर होगा यह अभीष्टाय सिद्ध हो कर कडी 
दोष न होगा । 


अण्‌ अहण किस लिये किया दै । ऊ रपरः इतना ही सूत्र क्यों न बना 
दिया जाय ? 


ऊ रपरः इतना सूत्र होने पर ऋ के स्थान में कौन रपर द्दोगा ? 
जो ऋ के स्थान में द्दोगा। 
च 








के स्थान सें कौन होगा ? 


आदेश । इस छिये ऋ के स्थान में होने वाला आदेश रपर हो जायगा। 

आदेश को रपर मानने में रीरि विधियों में प्राप्त रपर का निषेध 
कहना चादिये। 

रीरि विधियां कौन सी हैं ? 

अकङ्‌ , लोप, आनङ्‌ , अनङ्‌, रीङ्‌, रिङ्‌ ये आदेश रीरि विधियां हैं। 


उरण्‌ रपरः यह ऋ के स्थान में अण्‌ का विधान नहीं करता, अण्‌ तो लक्षणान्तर से 
किया जाता है सो यह इस अंश में विधिसूत्र नहीं रहता । षष्ठी स्थानेयोगा यह 
परिभाषा विधिशास्त्र का अङ्ग है, वहीं उपस्थित होती दे, अनुवाद में नही । भतः 
स्थाने की सतुइि.अवङगस, केल्य हे.) Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


९७२. ब्याकरणसहाभाष्य त 

लोप पैतृष्वसेयः । छोप । आनङ्‌-होतापोतारौ । आनङ्‌ । अनङ्‌-कता हतो । 
. अनङ्‌ । रीङ्‌-मात्रीयति पिन्नीयति। रीङ्‌ । रिङ्‌-क्रियते हियते । रिङ्‌ । 

उदात्तादिषु च । 


उदात्तादिषु च किम्‌ । रपरत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । कतिः 
हृतिः। कृत हतम्‌। प्रकृतं प्रहतम्‌ । हूँ पाहि। तस्मादणग्रहणं 





इन में रीङ्‌ रिङ आदेश की सहचरित सभी विधियों को रीरिविधि कह 
दिया है । अकङ्‌ जैसे--सौधातकिः । ( सुधातुरपत्य, सुधातृ-इञ्‌ ) यहां सुधातृ 
शब्द से अपत्य अथै में सुधातुरकङ्‌ च से इन्‌ प्रत्यय और सुधात के ऋ के 
स्थान में अकर्‌ आदेश. द्दोता है। उसके अण न होने पर भी ९पर प्राप्त 
होता दै। लोप जैखे--पैतृष्वसेयः । (पितृष्वसुरपत्य, पितृष्वस्‌-ढक्‌) यहां पितृष्वस्र 
बाद से अपत्य अथे में ढकि लोपः से ढक्‌ प्रत्यय और पितृष्वस के ऋ का 
ळोप रूप आदेश होता है । उसके अण्‌ न होने पर भी रपर प्राप्त होता है।? आनङ्‌ 
` जैले-होतापोतारौ । (दोता च पोता च) यहाँ होतृ पोतृ शब्द के द्वन्द्व मै होत 
` के ऋ के स्थान मै आनड्‌ ऋतो इन्द्रे से आनङ्‌ आदेश होता हे उसके अण॒ न होने 
पर भी रपर प्राप्त होता है।` अनड्‌-कती हर्ता (क्क ह-तच) यहां करते हवे शब्द के 
ऋ के स्थान में ऋदुशनसूपुरु० से अनङ्‌ आदेश होता है उसके अण न होने 
` पर भी रपर ग्राप्त होता दै । रीड्‌-मात्रीयति पित्रीयति । (मातरमिच्छति पितरमिच्छति 
मातृ पितृ-क्यच्‌ तिप्‌ ) यहां मातृ पितृ शब्द के ऋ के स्थान में रीड >न्तः से रीङ्‌ 
आदेश होता दै उसके अण न होने पर भी रपर प्राप्त होता हे  रिङ्‌-क्रियते 
हियते। (कृ ह-यक्‌-त ) यहां कृ ह के ऋ के स्थान में रिङ्‌ दायगलिङ्छ से रिङ्‌ 
आदेश होता दै उसके अण्‌ न होने पर भी रपर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त 
कृतिः हृतिः, कृतम्‌ हृतम्‌ , प्रकृतम्‌ प्रहतम्‌, नँः पाहि इत्यादि मै उदात्त अनुदात्त 


१. यदि कहो लोप को रपर मानने पर पैतृष्वस्रेयः यह अनिष्ट रुप प्राप्त 
- होगा) यइ रूप तो ढकि लोपः से ऋ का लोप न कर के भी इको यणचि से 
` यण्‌ हो कर प्राप्त हो सकता था इस लिये लोप विधान सामर्थ्य से रपर न होगा 
तो इस का उत्तर यह हे कि लोप तो सवोदेश हो कर चरिता हो सकता है । 
सारे पिदुष्वस शब्द के स्थान में लोप हो जावे इस लिये भी लोप. विधान रह सकता 
दै अतः सामथ्यै न होने से वह रपर को नहीं रोक सकता । 
[ २. यथपि आनङ्‌ को रपर हो कर रेफ का ४योगान्त लोप हो 'जायगा तो भ 
' उसके असिद्ध होनें से आनङ्‌ के न का लोप न हो सकेगा । ९ वो. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





-ससंम जाहिक ४७३ 
कर्तव्यम्‌ । च > ° ७ 
एकादेशस्योपसंख्यानं कतव्यम्‌ । 
एकादेशस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । खट्वहर्यः । माळइ्यः । 
कि पुनः कारण न सिध्यति । 


उः स्थानेऽण्‌ प्रसज्यमान एव रपरो भवतीत्युच्यते, न चायमुरव 
स्थानेऽण्‌ शिष्यते । किं तर्हि । उञ्चान्यस्य च । 


अवयवग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ । 
यदत्र 'क्रवर्ण तदाश्रयं रपरत्वं भविष्यति। तद्यथा माषा न 
भोक्तव्या इत्युक्ते मिश्रा अपि न सुज्यन्ते। "५2२1 १३/५४7 १ तेदनप शया 


अवयवग्रहणात्‌ सिद्वामिति चेदादेशे रान्तप्रातिषेधः । 
अवयवग्रहणात्‌ सिद्धमिति चेदादेशे रान्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 


Pe ve 








A 


स्वरित अनुनासिक ऋ आदेश होता है उसके अण्‌ न होने पर भी रपर प्राप्त 
होता है । इस लिये उक्त दोषों की निवृत्ति के लिये अण ग्रहण करना चाहिये । 

एकादेश में रपर का उपसंख्यान करना चाहिये । जैसे--खद्चा+ऋइ्यः = 
खट्वर्यैः । माळा+अद्यः = मालश्येः । यहाँ पूरै पर के स्थान में आद्गुणः से गुण 
एकादश हुआ हे वह रपर इड है। 

क्या कारण एकादेश मै रपर सिद्ध नहीं होता । 
के स्थान में अरसज्यमान अण को रपर कदा है। खट्वरस्ये: यहां एकादेश 
सें केवल क्र के ही स्थान में आदेस नही हुआ वल्कि ऋ ओर आ दोनों के स्थान से 
हुआ है । इस लिये रपर प्राप्त नदी दोता । 

आ और ऋ इस सञुदाय के अवयव ऋ रे स्थान में आदेश होन से रपर 
हो जायया । जैसे--२डद्‌ न खाने चाहिये ऐसा कदने पर चावल आदि में मिले हुए 
उडद भी नहीं खाये जाते । 

यदि आ और ऋ समुदाय के अवयत्र ऋ के स्थान में आदेश मानने से 
खट्वएमैः मालद्यैः में रपर हो. जायगा तो अण्‌ अनण्‌ (अणुभिन्न) उभय भिश्चित 


| 





१. उभ यह वर्णम्रहण सर्वत्र तद्न्त विधि का प्रयोजक होता ऐ--यह न्याय 


है । इससे यहां ऋकारान्त शब्द का ग्रहण हो जायया। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





४७४ ष्याकरणमहा भाष्य 
होतापोतारौ । यथैवोश्चान्यस्य च स्थानेऽण्‌ रपरो भवतीति एवं य उ; 
स्थानेऽण्‌ चानण्‌ च सोपि रपरः स्यात्‌। - 

यदि पुनरक्रेवर्णान्तस्य स्थानिनो रपरत्वमुच्येत- खर्वर्यः । 
मालदर्यः । 4 
नैवं शक्यम्‌। इह न प्रसज्येत । कर्ता हर्ता । किरति गिरति । 
. कऋवर्णान्तस्येत्युच्यते न चेतद्‌ ऋवर्णान्तम्‌ । 
नजु चैतदपि व्यपदे रिवद्भावेन ऋवर्णान्तम्‌ । 
अर्थवता व्यपदेशिवद्भावः । न चैषोऽर्थवान्‌ । तस्मान्नेवं शक्यम्‌ । 





आदेश में भी अण को अवयव मान कर रपर प्राप्त होता है उसंका निषेध 
कहना चाहिये । जैसे-- होतापोतारौ यहां आनङ्‌ आदेश में अण्‌ अनण्‌ दोनों 
होने से उसमें अण्‌ अवयव को भान कर रपर दो जाना चाहिये । 


ऋ के स्थान से रपर न मान कर यदिं ऋवर्णान्त के स्थान में रपर साने तो 
[ ॥ 1 2 २.७ 1] च. क. 
खट्वस्यः माल्ययः में आ ओर ऋ समुदाय के अन्त में ऋवण होने ले रपर 
सिद्ध हो जायगा । " 
ऐसा नहीं हो सकता । ऋवणीन्त को रपर मानने में कती हती (कू इ-तृच) । 


~ 


किरति गिरति ( कृ ग-श-तिप्‌ ) यहां रपर. नहीं प्राप्त होता । क्योंकि ऋवर्णोन्त के 
स्थान में अकार इकार नहीं हुए हैं बल्कि कवणे के स्थान में हुए हैं । 


कतौ हती आदि में कवणे के स्थान में हुए अकार इकार को भी व्यपदेशि- 
वद्भाव से ऋचर्णान्त के स्थान में हुआ मान केसे । असुख्य में मुख्यवत्‌ व्यवहार को 
व्यपदेशिवद्भाव कहते हैं । 


व्यपदेशिवक्भाव अर्थवान्‌ से होता है, अनर्थक“से नहीं। कर्ता हर्ता किरति 
गिरति सें कृ आदि के अथेवान दोने पर भी केवळ कवणे के अनधक होने से 
ब्यपदेशिवद्घाव नहीं होगा तो रपर प्राप्त नहीं होता। इस लिये ऋचवर्णान्त के 
स्थान में रपर नहीं मान सकते। उस अवस्था में खट्वऱयः मान्दर्य; में रपर - 
नहीं प्राप्त होता तो एकादेश में रपर का उपसंख्यान ही करना चाहिये। 
उपसंख्यान करन के साथ ही मातु: पितुः यहां पुकादेश में रपर का निषेध भी 
` कहना चाहिये। अन्यथा मात-ङस्‌ इस अवस्था में ऋत उत्‌ से मातृ के 
ऋ और ङस्‌ प्रत्यय के अकार के स्थान में हुए उकार एकादेश में रपर 
प्राप्त होता है। उ को रपर हो कर इस्‌ के स्‌ को रु हो जायगा तो रोरि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


* सप्तम झाह्विक ४७५ 

न चेदेवसुपसंख्यानं कतव्यम्‌ । इह च रपरत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्य; । 
मातुः पितुरिति । 

उभयं न वक्तव्यम्‌ । कथम्‌। यो हयोः षष्ठीनिर्दिष्टयोः प्रसङ्गे 
भर्वति लभतेऽसावन्यतरतो व्यपदेशम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य पुत्रः। 
देवदत्तायाः पुत्र इति। 

कथं मातुः पितुरिति ? 

अस्त्वत्र रपरत्वम्‌। का रूपसिद्धिः । रात्सस्येति सकारस्य लोपः । 
रेफस्य विसजनीयः । 

नेवं शक्यम्‌। इह हि मातुः करोति पितुः करोतीति। अप्रत्यय- 
विसजनीयस्येति षत्वं प्रसज्येत । 

अप्रत्ययविखञजनीयस्येत्युच्यते । प्रत्ययविसर्जनीयश्रायम्‌ । 





से पूर्व रेफ का लोप और ठूलोपे पूनेस्य० से दीधे हो कर मातू: पितूः ऐसा अनिष्ट 
रूप आप्त होगा । एकादेश में रपर न मानने पर तो उ से परे ङस्‌ के सकार 
को रुत्व विसगे हो कर मातुः पितुः यह इष्ट रूप सिद्ध हो जाता है । 

पुकादेश सें रपर का उपसंख्यान और मातुः पितुः के एकादेश में रपर 
का निषेध इन दोनों के ही कहने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि जो दो के स्थान 
में होता है वह उन दोनों में से किसी का भी कहा जा सकता है । जैसे देवदत्त 
गौर देवदता के पुत्र को दोनों में से किसी का भी कह सकते हैं। तो ऋ के 
ओर था के स्थान में हुए एकादेश को हम ऋ के स्थान में हुआ भी कद 
सङ्गते हैं । इस लिय खट्वस्येः माल्यैः मै रपर दो जायगा । 

पुकादेश सें रपर होने पर मातुः पितुः कैसे बनेंगे ? 

मातुः पितुः भें भी उकार एकादेशे को रपर हो कर मातुर्‌ स्‌ ऐसा होगा 
तो स्त्व के असिद्ध होने से रात्सस्य से स का लोप और खरवसानयो० से रेफ 
को विसंग हो कर मातुः पितुः बन जायेंगे । 

ऐसा नहीं हो सकता । . इस प्रकार मातुः करोति पितुः करोति यहां मालुः पितुः 
के प्रत्यय भिन्न विसमे हो जाने से उससे करोति का कवे परे होने पर इदुदुपधस्य 
चाप्रत्ययस्य से षत्व प्राप्त होगा । 


प्रत्ययभिन्न विसर को षत्व कहा हे । मातुः पितुः में प्रत्यय का विसगे 


स्‌ः ~ 4 
१. ऋत उत्‌ सत्न से। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४७६ व्याकरणमहाभाण्य 
लुप्यतेऽत्र प्रत्ययो रात्सस्येति । 
एवं तहि । 
` खातुष्पुत्रम्रहणं ज्ञापकमेकादेशनिमित्तात्‌ षच्वप्रतिषेधस्य । 


यदयं 'कस्कादिषु' ्रातुष्पुत्रशब्दं पठति तउज्ञापयत्याचायौ नेकादेश-. 


निमित्तात्‌ षत्वं भवतीति। 
कि पुनरयं पूर्वाम्तः, आहोस्वित्‌ परादिः, आहोस्विद्सक्तः ? 
` कथे चायं पूर्वान्तः स्यात्‌, कथं वा परादिः, कथं वा अभक्तः ? 
यद्यन्त इति वर्तते ततः पूर्वान्तः । अथादिरिति वर्तते ततः परादिः । 
अथोभयं निबृत्तम्‌। ततोऽभक्तः । 











हे । यहां ङस्‌ प्रत्यय के अवयव अकार के स्थान में ऋत. उत्‌ से हुए उकार 
को रपर हुआ है। उस रेफ के विसगे को प्रत्यय सान कर प्रत्यय का विसरा हो 
जायगा तो षत्व न दोगा । 

ङस्‌ प्रत्यय के अवयव सकार का तो रात्सस्य से लोप हो गया । शेष अकार 
का ऋ के साथ एकादेश हो कर उसे रपर हो गया । फिर प्रत्यय कदां रहा जिल का 
विसग हो ? ; ८ 

अच्छा तो फिर कस्कादिपु च इस सूत्र से पठित कस्कादिगण सँ श्रातुष्पुत्र 
शब्द का पाठ इस बात का ज्ञापक होगा कि एकादेश को निमित्त मान कर 
इदुदुपध बन हुए विसग को पत्त्र नदीं होता । अन्यथा भ्रातुः शब्द में भी 


आतृ के ऋ भौर ङस्‌ के अकार के स्थान में उकार एकादेश हो कर रपर ' 


च. 


हुआ है । तत्स्थानिक विसग के प्रत्ययभिन्न हस्य उकार उपधा दाला होने से 
इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य से ही पत्व सिद्ध दो जाता फिर पत्र के लिये उसका 
कस्कादिगण म पाठ करना व्यर्थ हु । 


रपर कह कर हुआ यह रेफ क्या पूर्व का अन्तावयव माना जाता है या 


पर का आदि अवयव या अभक्त अर्थात्‌ दोनों में से किसी का सी अवयव 
नही माना जाता ? 


केस तो यह पूर्वे का अन्तावयव हो सकता हे । कैसे पर का आदि अवयव 
ओर केस अभक्त ? 


आदन्तौ टकितौ से यदि अन्ध की अनुबृत्ति करें तो पूर्वान्त हो सकता 
है। आदि की अनुवृत्ति करें तो परादि हो सकता है। और आदि अन्त सें 
से किसी की भी अनुइत्ति न « तो असक्त हो सकता है 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangaitri 





सप्तम आह्विक न ३७७ 
कश्चात्र विशेषः । 
अमक्ते दौघेलत्वयगम्यस्तस्वरइळादि:शषविसंजेनीयप्रतिषेधः 
प्रत्ययाव्यवस्था च । 


यद्यभक्तः दी्धेत्वं न प्राप्ोति गीः पूः। रेफवकारान्तस्य धातोरिति 
दीर्घत्वं न प्राप्नोति । 

कि पुनः कारणं रेफवकाराभ्यां धातुर्विशेष्यते न पुनः पदं विशेष्यते 
रेफवकारान्तस्य पद्स्येति। 

नेवं शक्यम्‌ । इहापि प्रसज्येत-अग्निर्वायुरिति । 
परं तर्हि रेफवकाराभ्यां पदं विरोषयिष्यामो धातुनेकम्‌। रेफवका- 
रान्तस्य पदस्येको धातोरिति । 

` एवं प्रिये ग्रामणि कुलमस्य प्रिय्रामणिः ग्रियसेनानिः अत्रापि 

पराप्नोति । तस्माद्‌ धातुरेव विशोष्यते । धातो च विशेष्यमाणे इह 


रेफ को अभक्त सानने पर दोघे, छत्व, यक्‌ और अभ्यस्त का स्वर, 
इलादिः शेष, विसगे का निषेध और प्रत्यप की व्यवस्था सिद्ध नहीं दोती। 
यीः पूः (गा पु-क्विप्‌ःसु ) यहाँ गिर पुर झब्दों मै रेफ के अभक्त होने से 
रेफान्त धातु च होगा तो योदपथाया दीघ इकः से इक्‌ को दीर्व नहीं आप्त होता । 

क्या कारण हे जो वोरुपधायाः० सूत्र में रेफ और वकार स धातु को 
विशेषित किया आता है अर्थात्‌ रेफवकारान्त धातु के इक्‌ को दीर्ध माना 
जाता है, रेफवकारान्त पद के इक्‌ को दीधे क्‍यों न माना जाय। गीः पूः सं 
रेफ के धातु का अभक्त होने पर भी रेफान्त पद होने से दीध हो जायगा । 

ऐसा नहीं दो सकता । रेफ वकारान्त पद के इक्‌ को दीघे मानने पर अरिनर्‌ 
वायुर्‌ यहाँ भी रेफान्त पद होने से इक्‌ को दीध ग्राप्त होता ह। 

अच्छा तो रेफ वकार से पद विशेषित करेंगे और धातु से इकू को। 
अर्थात्‌ रेफवकारान्त पद के थातुसम्बन्धी इक्‌ को दीथे होता है ऐसा अर्थ मानेंगे । 


ऐसा मानने पर भी प्रियं आमाण कुलमस्य स प्रियग्रामणिः। प्रिये सेनानि 
` कुलमस्य स प्रियसेनानिः यहाँ प्रियम्रामणिर्‌ प्रियसेनानिर्‌ इस रेफान्त पद्‌ में नी 
धातु का इक्‌ होने से दीर्घ प्राप्त होता है। इस लिये रेफवकारान्त धातु के 
इक्‌ को ही, दी मानना होगा । वेसा मानने पर गीः पूः सें रेफ के धातु 


atya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





४७८ व्याकरणमहाभाष्य 
. दोर्घत्व न प्राप्नोति गीः पूः ॥ दीर्घ । 


. लत्व।लत्बंच न सिध्यति। निजेगिल्यत। 'ग्रो यङी'ति लत्वं 
न प्राप्नोति । 


नेष दोषः । ग्र इत्यनन्तरयोगैषा षष्ठी । 
एवमपि स्वजैगिल्यते इत्यत्रापि प्राप्नोति । 


एवं तहिं यङा आनन्तर्यं विशेषयिष्यामः । अथवा ग्र इति 
पञ्चमी । लत्व । 


यक्स्वर । यकूस्वरएच न सिध्यति । गीयते स्वयमेव पूर्यते 
स्वयमेव । “अचः कढेयकी'त्येष स्वरो न प्राप्नोति । रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । 


नेष दोषः। (स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्‌ भवती'ति नास्ति 





का अभक्त होने स दीर्घ नहीं प्राप्त होता । 


रेफ को अभक्त मानने पर उत्व भी नही सिद्ध होता । निजेगिल्यते 
(नि ग-्यङ्‌ त) यहां गिर्‌ के रेफ के अभक्त होने से गु का रेफ न होगा तो ग्रो 
यङि से लत्व नहीं प्राप्त होता । 


यह कोई दोष नहीं । ग्रो युढि में प्रर यह सम्बन्ध षष्ठी न मान कर 
अनन्तर सम्बन्ध में घष्ठी मानेंगे। उससे ग के अनन्तर विद्यमान रेफ को लत्व 
हो जायगा । - 

फिर भी स्वर्जगिल्यते ( स्वर्‌ ग॒-यह्‌' त) यहां ग के अनन्तर पूवे स्वर्‌ शब्द 
के रेफ को भी छत्व प्राप्त द्दोता दै । न 

अच्छा तो यह्‌ परे रहते ग के अनन्तर रेफ को लत्व मानेगे । अथवा 
ग्रो यकि मे ग्र को पञ्चमी मान कर गा से परे रेफ को लत्व मानेंगे तो कहदी 


पर दोष न्‌ होगा । उससे अभक्त पक्ष में भी निजेगिल्यते भै लत्व हो 
जायगा । 


रेफ को अभक्त मानने पर यक्‌ स्वर भी सिद्ध नहीं होता। गीते 
` पूते (ग पू-्यकू त) यहां यक्‌ परे रहते गिर्‌ पुर्‌ मै रेफ के अभक्त होने से 
उसका व्यवधान हो जायगा तो अचः कर्तृयकि से आधुदात्त स्वर नहीं प्राप्त 


होता । 
यह कोई दोष नही । स्वरविधौ 
एक ते त उदा रवा व्यभ्जनमवियरानवतू, इस्‌, पूरिभाषा से 





सप्तम नाहिकं ४७९ 


व्यवधानम्‌ । यक्स्वर | 

अभ्यस्तस्वर । अभ्यस्तस्वरश्च न सिध्यति। मा हि स्म ते पिपरुः । 
मा हि स्म ते बिभरुः। अभ्यस्तानामादिरुदात्तो भवति अजादौ रसार्व- 
घातुके इत्येष स्वरो न प्राप्नोति । रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । 


` न्नेष दोषः। “स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्‌ भवती'ति नास्ति 
व्यवधानम्‌ । अभ्यस्तस्वर । 


हलादिः शेष | इलादिः शेषश्च न सिध्यति । वबृत ववृधे । 
अभ्यासस्येति हलादिः शेषो न प्राप्नोति । हलादिः शेष । 


विसर्जनीय । विसर्जनीयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। नार्कुरो नार्पत्यः । 
“ख्रवसानयोिंसर्जनीय” इति विसजनीयः प्राप्नोति । विसजनीय । 


स्वर करने में रेफ व्यज्जन को अविद्यमान मान कर व्यवधान न होगा तो यक्‌ स्वर 
दो जायगा । 


रेफ को अभक्त मानने पर अभ्यस्तस्वर भी सिद्ध नहीं होता। मा हि 
स्म ते पिपरुः .( प॒-्शङ् झि)। मा हिस्मते बिभरः ( ख्र-छङ्‌ झि )। यदव पु भ॒ 
को जुसि च से गुण होने पर रेफ के अभक्त होने से उसका व्यवधान दो 
जायया तो अभ्यस्तानामादि विधीयमान अजादि लसावधातुक. जुस्‌ परे 
रहते आग्रदात् स्वर नहीं प्राप्त होता । यहां माइ का योग अडागम को रोकने 
के लिय दे । अन्यथा झटू का स्वर हो जाता। हिका योग हिच से क्रिया के 
निघात को रोकने फे ल्यि है । 


यह कोई दोघ नही । यहाँ भी स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्ममानवत्‌ इस परिभाषा 
से रेफ को अविद्यमान मान कर अभ्यस्त स्वर हो जायगा । 
` रेफ को अभक्त मानने पर हलादिः शेष भी सिद्ध नहीं होता । वदते 
वधे ( बत्‌ दृध्‌-किट्‌ त) यहां अभ्यास में उरदृत्व को रपर दो कर रेफ के 
अभक्त होने से अभ्यास का अवयव रेफ न होगा तो हलादिः शेषः से उसकी निवृत्ति 
नहीं प्राप्त होती । 


रेफ को अभक्त मानेन पर विसर्ग का प्रतिषिध कहना द्दोगा। नार्कुटः 
नापैत्यः ( नृकुठ्यां नृपतौ वा भवः) वहां तद्धित परें रहते आदिवृद्धि दो कर 
नार्‌ शब्द का रेफ है । वह पदसंशक नु शब्द का अभक्त हो कर भी तदादि 
सुबन्त होने से पद हो जायगा तो खरवसानयोविसजनीयः से रेफ को विसर 
प्राप्त होता है उसका निषेध कहना द्दोगा। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi..Digitized by eGangotri 





३८० ज्याकरणसद्दा भाष्य 


प्रत्ययाव्यवस्था च, प्रत्यये च व्यवस्था न प्रकल्पते । किरतः 
गिरतः । रेफो$प्यभक्तः प्रत्ययोपि, तत्र व्यवस्था न प्रकल्पते । 

पर्व तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते । 

पूर्वान्तववधारणं विसर्जनीयप्रतिषेधो यकस्वररंच । 

यदि पूर्वान्तः रोरवधारणं कर्तव्यम्‌। “रोः खुपि? रोरेव खुपि 
नान्यस्य । सपिंष्षु धनुष्णु | इह मा भूत-गीपु पूधु । 

परादावपि सत्ययधारणं कतेव्यम्‌ । चतुषु इत्येवमर्थम्‌ । 

बिसर्जनीयप्रतिषेधः । विसर्जनीयस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः । 








रेफ को अभक्त मानने पर प्रत्यय को व्यवस्था भी सिद्ध नदी होती । किरतः 
गिरतः (क रा-श-तस्‌ ) यहां विकरण संजक श प्रत्यय और इत्त्व की प्राप्ति 
में पर होने से इत्त्व पहले हो जाता है । उसको रपर हो कर रेफ के अभक्त होने 
से श प्रत्यय की व्यवस्था नहीं बनती। क्योंकि किर गिर्‌. में रेफ के धातु 


७७, 


का अवयव न होने से उसका व्यवधान हो जायगा तो झा प्रत्यय न हो सकेगा। 
रेफ भी अभक्त हे रा विकरण भी । यदि रेक से पूर्व श प्रत्यय करें तो रेफ 
इकार रूप अण से पर न रहेगा । 

झच्छा तो रेफ को पूर्वान्त मान लेवें । 

रेफ को पूर्वान्त मानने पर रु का अवधारण करना होगा । अथौत्‌ रोः सुपि 
यह सूत्र नियमाथ बनाना होगा । जिससे सप्तमी बहुवचन में रु के ही रेफ को 
विसगे हो अन्य रेफ को नहो। उससे गी पूधु ( गिर पुर-सुप्‌ ) यहां रु का 
रेफ न होने से .खरवसानयो० से विसरी नहीं होता है। सर्पिष्षु धनुष्षु (सर्पिस्‌ 
घचुस्‌-सुप्‌ ) यहाँ स्‌ को रु हो कर रु का रेफ हो जाने से उसको विसर हो जाता 
है। परादि में तो रेफ पदान्त ही नहीं इस छिये वहां विसर की प्राप्ति न होने 
से रो; सुपि यह नियम सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं । 

रोः सुपि यह नियम सूत्र तो रेफ को परादि मानने पर भी बनाना 
होगा। जिससे चतुषु (चतुर-सुप्‌ ) में चतुर्‌ शब्द के पदान्त रेफ को 
खरबसानयो० से बिसर न ददो जावे । चतुर्‌ शब्द का रेफ स्वतः प्रातिपदिक का 
है बह रपर नहीं है जो गीर्षु पू की तरह परादि माना जाय। अभक्त पक्ष 
में भी रोः सुपि यद्व नियम सूत्र बनाना अनिवायै है । वहां भी तदादि वचन से 
मक्त रेफ भी पदान्त हो जायगा तो विसगै प्राप्त होता है। इस प्रकार 
रोः सुपि इस नियम सूत्र का बनाना सब पक्षों में आवश्यक है। 

रेफ को पूर्वान्त मानने पर नाइ नार्पत्यः (नुकुव्या नुपतौ वा भव: ) यहां 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





सप्तम आइिक ह ४८१ 


नार्कुटः नापत्यः खरवसानयोर्विसर्जनीयः प्राप्नोति । 

परादावपि विसर्जनीयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। नाकल्पिरित्येव- 
मर्थम्‌ । कल्पिपद्संघातभक्तो5सो नोत्सहतेऽवयवस्य पदान्ततां विहन्तमिति 
विसर्जनीयः प्राप्नोति । 

यक्स्वर । यक्स्वरश्च न सिध्यति। गीर्यते स्वयमेव। स्तीर्यते 
स्वयमेव । “अचः क्यकीत्येष स्वरो न प्राप्नोति” 


नेष दोषः । उपदेश इति वर्तते । 


नार्‌ शब्द्‌ के पदान्त रेफ को खरवसानयोर्विसजेनीयः से पिस प्राप्त होता है 
उसका निषेध कहना होगा । 

रेफ को परादि मानने पर भी नार्कत्पिः में खरवसानयो$० से विसर्ग 
प्राप्त होता है उसका निषेध कहना होगा । नृकल्पस्यापत्यं नार्केल्पिः । (नुकल्प- 
इन्‌) यहां नुकल्प शब्द से इन्‌ प्रत्यय परे रहते आदि वृद्धि और रपर 
ही कर नाक्रेल्पिः बनता दे । रेफ परादि दो कर भी कल्पि इस इञन्त प्रत्यय 
ससुदाय का अवयव होगा । कल्पि के अवयव कल्प का नहो । क्योंकि कल्पप्‌ 
प्रत्यय परे रहते स्वादिष्वसवनामस्थाने से विधीयमान नृ शब्द की पदसंज्ञा तदादि 
इस अधिकार से रेफान्त नार्‌ शब्द की द्दोगी । वह रेफ कल्पि के प्रति 
प्रादि हो कर भी कल्प के प्रति अपनी पदान्तता को नष्ट नहीं कर सकता 
इस लिय कल्प परे रहते पदान्त रेफ होने से उसको विसमे प्राप्त होता दै ।* 

रेफ को पूर्वान्त मानने पर यक्‌ स्वर नहीं सिद्ध होता । गीयते स्तीर्यते 
(ग़ स्तु-यकू-्त ) यहां गिर्‌ स्तिर्‌ में रेफ के पूर्वान्त होने से ग्र स्त धातु 
अजन्त न रहणे तो अचः क्तूयकि से यक्‌ परे रते आद्यदात्त स्वर नहीं 
प्राप्त होता । 

अचः कतयक्रि में तास्यनुदात्तेन्‌ डिददुपदेशात्‌० से उपदेश अहण की अनुवृत्ति 
कर के उपदेशावस्था सं अजन्त धातु लिया जायगा । ग स्त उपदेशावस्था मै 
अजन्त इं ही । बाद में रेफान्त होने पर भी उनमें अचः कर्तृयकि से यकस्वर 
हो जायगा । 





१. यहां पद से पारिभाषिक पद का ग्रहण नहीं । पद्यतेऽनेनार्थ इति पढ्‌ 
प्रत्ययः इस व्युत्पत्ति के आश्रयण से पद का अथ यहां प्रत्यय है । 

२. तीनों पक्षों में विसजनीय प्रतिपेध कहना पड़ेगा । अतः यह कोई दोष नहीं 
यह भाव्य-तात्पये है । 

३. इस प्रकार पूर्वान्त पक्ष मानने में कोई दोष न होगा । रोः सुपि यहद नियम 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





४८१ व्याकरणम द्वां भाण्य 


अथवा पुनरस्तु परादिः । 
परादावकारळोपौत्त्वपुक्‌प्रतिषध श्वड्युपधाहृस्वत्वमिटोऽन्यवस्थाऽभ्यास- 
लोपोऽम्यस्ततादिस्वरो दोधत्व च । 

यदि परादिः ।. अकारलोपः प्रतिषेध्यः । कर्ता हर्ता । “अतो लोप 
आर्धधातुके? इत्यकारलोपः प्राभोति । 
न्नेष दोषः । उपदेश इति वतेते । 
यद्युपदेश इति वर्तते, घिचुतः कृणुतः अत्र ोपो न प्राभोति । 
नोपदेराग्रहणेन प्रकृतिरभिसस्वध्यते । कि तर्हि। आर्धथातुकमभि- 








अथवा रेफ को परादि ही मान लेवे । 

रेफ को परादि मानने मै अकारलोप औत्व और पुकू का निषेध 
चङ्युपधाहस्व, इट्‌ की व्यवस्था, अभ्यासलोप, अभ्यस्तस्वर, तादिस्वर और दीधे 
सिद्ध नहीँ होते। अकारलोप का निषेध जेसे--करता हता। (क ह-तच) यः 
कु ह को अर्‌ गुण होकर रेफ के परादि होने से अकारान्त अङ्ग हो जायगा 
तो अतो .लोपः से आर्धधातुक परे रहते अकार का लोप प्राप्त होता है। उस 
का निषेध कहना होगा । 

यह कोई दोष नही । अतो लोपः में अनुदात्तोपदेशवनति० से उपदेश की 
अनुवृत्ति आती दै उससे उपदेशावस्था मै जो अकारान्त है उसका लोप होगा । 
कती हती में कृ ह इस उपदेशावस्था में अकार न होने से अकार का लोप न होगा | 

यदि अतो लोपः में उपदेश की अनुवृत्ति से उपदेशावस्था में अकारान्त 
का लोप होगा तो धिनुतः कृणुतः (घिन्ब्‌ इण्व्‌-उ-तस्‌) यहाँ घिन कृण के 
अकार का लोप नहीं प्राप्त होता । क्योंकि धिन्व्‌ कृण्यू ये उपदेशावस्था में 
अकारान्त नहीं हैं । 

अतो लोपः में उपदेश का सम्बन्ध प्रकृति अर्थात्‌ धातु से नहीं दै । अपितु 


सूत्र बनाया हुआ है ही । अभक्त तथा परादि पक्ष में भी यह बनाना आवश्यक है । 
नार्कुटः नापंत्यः में खरवसानयो० इस अन्तरङ्ग कार्य के प्रति बहिरङ्ग बृद्धि के 
असिद्ध होने से नार्‌ का रेफ दीखेगा ही नहीं तो उसे विसर्ग न होगा। जिस 
प्रकार मिदचो$न्त्यात्परः यहाँ मित्‌ आगम को निर्दोष होने के कारण पूर्वीन्त स्वीकार 
किया गया है उसी प्रकार यहां उरण रपरः इस सूत्र में अण॒ को होने वाला रपर भी 
निर्दोष होने से पूवोन्त ही स्वीकार किया गया है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


सप्तम आह्विक ४८३ 


सम्बध्यते आर्धधातुकोपदेशे यद्कारान्तमिति । अकारलोप । 
औत्त्व । ओत्त्वं च प्रतिषेध्यम्‌ । चकार जहार। आत औ णल इत्योत्वं 
प्राप्नोति । - 
नेष दोष । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्येवं न भविष्यति । 
यस्तर्हि निर्दिश्यते तस्य कस्मान्न भवति । 
रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । औत्व । 


पुकूप्रतिषेध । पुकू च प्रतिषेध्यः । कारयति हारयति। आतः 
पुगिति पुक्‌ प्राप्रोति । पुक्‌ प्रतिषेध । 


चङ्युपधाहृस्व। चङ्युपधाहस्वत्वं च न सिध्यति । अचीकरत्‌ । 


आधधातुक प्रत्यय से है। आर्धधातुक प्रत्यय की उपदेशावस्था में जो अकारान्त 
है उसके अकार का लोप होता हे। धिनुतः कृणुतः में आर्धधातुक उ प्रत्यय की 
उपदेझावस्था में ही धिन्विक्ृण्व्योर्च सूत्र द्वारा अकार अन्तादेश होता है। इस 
ख्यि आधधातुकोपदेशकाळ सं धिन कृण के अकारान्त होने से वहाँ अकार लोप 
हो जायगा । 
रेफ को परादि मानने पर औत का निषेध कहना होगा। जैसे-- 
चकार जहार ( क ह-लिद्र तिप्‌ णछ्‌ ) यहां कृ हृ को वृद्धि हो कर रेफ के परादि होने 
ले आकारान्त अङ्ग हो जायगा तो आत औ णलः से णळू को ओकार प्राप्त 
होता है । 

यह कोई दोष नही । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा से सूत्र में 
घण्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट किय हुए णळू के अकार को ही भौकार होगा । 
यहां रेफ विशिष्ट णछ होने से ओकार नहीं होगा । 

जिसका निर्देश किया है उस णल्‌ को ही रेफ छोड़ कर क्यों नहीं 
आकार द्दोता ? 

उसको रेफ का व्यवधान होने से न होगा । इस प्रकार औत्व का दोष 
तो हट गया । 

रेफ को परादि मानने पर पुक्‌ का निषेध कहना होगा । कारयति हारयति 
(क ह-णिच्‌ तिप्‌ ) यहां कृ हृ को वृद्धि हो कर रेफ के परादि होने से आकारान्त 
अङ्ग हो जायगा तो अतिहीब्लीरी से पुकू का आगम प्राप्त होता है । 


दर्‌ क्रो. $परादि,, मनन पर. चद्‌. परे रहते 1९760 वाइस, सिद्ध नदीं 


४८४ व्याकरणमहाभाष्य 


अजीहरत्‌। 'णो चङ्युपधाया हृस्व’ इति हस्वत्वं न प्राप्तोति । 


इटोष्व्यवस्था । इटश्च व्यवस्था न प्रकल्पते । आस्तरिता। 
निपरिता । इडपि परादिः । रेफोऽपि । तत्र व्यवस्था न प्रकल्पते । 


अभ्यास छोप। अभ्यासलोपश्च वक्तव्य; । ववृते ववधे | अभ्यासस्य 
हलादिः शेषो न प्राप्रोति । अभ्यासलोप । 

अभ्यस्तस्वर । अभ्यस्तस्वरश्च न सिध्यति । मा हि स्म ते पिपरुः । 
मा हि स्म ते विभरुः । अभ्यस्तानामादिरुदात्तो भवति अजादौ रूसार्वधा- 
तुके इत्येष स्वरो न प्राप्तोति अभ्यस्तस्वर । 
तादिस्वर । तादिस्वरश्च न सिध्यति। प्रकतौ, प्रकर्तुम्‌ । 'तादौ च 


होता । अचीकरत्‌ अजीहरत्‌ (कृ हृ णिच छुछ चङ्‌ तिप्‌) यहां कृ हृ को वृद्धि हो 


कर रेफ के परादि होने से कार्‌ हार्‌ का आकार उपधा में न रहेगा तोणौ 
चङ्युपधाया हस्वः से उपधा हस्व नहीं प्राप्त होता । 


रेफ को परादि मानने पर इट्‌ की व्यवस्था. भी ठीक नहीं बनती । आस्तरिता 
निपरिता (आस्त, नि पृ-तृच्‌) यद्वां स्त प्‌ को सावेधातुक गुण और रपर 
करने पर रेफ के परादि होने से तृच्‌ प्रत्यय वशादि इत्‌ हो जायगा तो नेड्वशि 
कृति इट्‌ का निषेध प्राप्त होता है। क्योंकि इद्‌ भी परादि है। पर का आदि 
अवयव होता है। और रेफ भी परादि है वहां. इद्‌ की व्यवस्था नहीं यनती। 
प्रथम तो इर्‌ का निषेध दोन से इट्‌ दोगा ही नहीं । यदि होगा भी तो रेफ 
से पूवे होगा इससे दर हालत में इट्‌ की व्यवस्था नहीं बनती । 





रेफ को परादि मानने पर अभ्यास लोप भी कहना होगा । वत्रृते वत्रधे 
(बत बृध्‌-लिट्‌ त) यहां छत श्रथ के अभ्यास को उरत्व तथा रपर हो कर 
रेफ के परादि होने से अभ्ास का अवयव रेफ न रहेगा तो हलादिः शेषः से 
उसकी निवृत्ति न होगी । 

, रफ को परादि मानने पर अभ्यस्त स्वर भी सिद्ध नहीं होता। मा हि 
समते पिपरुः। मा हि स्म ते विभयः (पृ अञ्‌ शि) यहां जुसि च से गुण 
हो कर रपर होता है। रेफ के परादि होने से जुस अजादि लसाईधातक न 

` रहेगा तो अभ्यस्तानामादिः से आह्युदात्तस्त्रर नहीं प्राप्त होता । माङ का योग 
अडागम को रोकने के लिय है । हि का योग हि च से क्रिया के निधात को रोकन 
के लिय है । 

रेफ को परादि मानने पर तादिस्वर भी सिद्ध नहीं होता । प्रकती प्रक 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri सुम्‌ 





= 


सप्तम थाह्विक ४ ४८५ 


निति कृत्यतौ इत्येष स्वरो न प्राप्रोति । 


नेष दोषः। उक्तमेतत्‌-कृदुपदेशे वा ताद्यर्थमिडर्थमिति। तादि- 
स्वर | 


दीर्घ । दीघेत्वं च न सिध्यति। गीः पूः। रेफवकारान्तस्य धातोः 
रिति दीर्घत्वं न प्राप्तोति । 


अलोऽन्त्यस्य ॥ १।१।५२॥ 


किसिदमल्ग्रहणमन्त्यविशेषणम्‌ आहोस्विद्‌ आदेशविशेषणम्‌ ? 
कि चातः। 





(प्र कृ-त॒न्‌ , तुसुन्‌ ) यहाँ कृ को सार्वधातुक़ गुग तथा रपर होकर रेफ के 
परादि होने से कत्‌ प्रत्यय तकारादि न रहेगा तो तादौ च निति कृत्यतौ 
से अनन्तर गति का प्रकृतिस्वर नहीं प्राप्त होता । 


यह कोई दोप नहीं । तादौ च निति कृत्यतौ सूत्र पर छृदुपदेशे वा तायर्थ 
मिडर्थम्‌ यदद वातिक कहा गया है। इससे वहां उपदेश अहण कर देने से 
उपदेयावस्था से तकारादि कृत लिया जायगा । प्रकता प्रकतुम म तृन्‌, तुमुन्‌ 
के रेफादि होने पर भी उपदेशातस्था में तकारादि होने से तादिस्वर हो जायगा । 


इत शकार यद दाष ता हट गया । 


| सें रेफ के परादि होने से रेपान्त धातु न रहेगा तो 
१ 


रेफ को परादि मानने पर दीव भी सिद्द नहीं होता । गीः पूः यहां क्विप्‌ 
प्रत्ययान्त गिर्‌ पुरा झाड 


र्‌ 
वोरुपधाया दीपे 


कः से इक्‌ का दोघे नहीं प्राप्त होता । 
क्या यद अङ्प्रहण अन्त्य का विशषण है या आदेश का? यदि अछः 
को धप्ठौ का पुकघचन साने तो अन्त्य का विशेषण बनता है। अर्थ होगा 
अन्त्य अल के रन में आदेश होता हे। ओर यदि अलः को प्रथमा बहुवचन 
मानें तो आदेश क! विशेषण बनता है । अथ होगा--अलू्‌ रुप आदेश अन्त्य के 
स्थान में होता 
इससे आपका क्या अभिप्राय है चाहे अन्त्य का विशेषण हो या आदेश का। 


१. इस प्रश़र अभक्त तथा परादि पक्षों के सब दोपां का समाधान न होने 
से ये दोनों पक्ष स्वीकार्य नहीं है । पूर्वान्त पक्ष के सभी दोषों का सम्यक समाधानं 


हो जाने त्स तही पक्ष द ९ (है, यह, बात सायकर Delhi डूकर दी है। 


३८६ खब्याकरणसद्दा भाज्य 


यद्यन्तविशेषणम्‌, आदेशो5विशेषितो भवति | 

तत्र को दोषः। . 

अनेकालप्यादेशो5न्त्यस्य प्रसज्येत । यदि पुनरळम्त्यस्येत्युच्यते 
तत्नायमप्यर्थः--अनेकाल्‌ शित्सर्वस्येत्येतन्न वक्तव्यं अवति। इदं नियमार्थ 
भविष्यति अलेवान्त्यस्य भवति नान्य इति । 

एवमप्यन्त्योऽविशेषितो भवति। | 

तत्र को दोषः । 

वाक्यस्यापि पद्स्याप्यन्त्यस्य प्रसञ्येत। यदि खल्यप्येषोऽभि- 
प्रायस्तन्न क्रियतेति, अन्त्यविशेषणेपि सति तन्न करिष्यते। कथम्‌। . 
ङिच्च अलोन्त्यस्येत्येतन्नियमार्थं भविष्यति-ङिदेचानेकालम्त्यस्य भवति 





यदि अन्त्य का विशेषण है तो आदेश अविराषित रहता है। आदेश का 
विशेषण अल नहीं बनता । 

वहां क्या दोष दै ? 

आदेश के साथ अळू का सम्वन्ध न होने. से अनेकाल्‌ आदेश भी अन्त्य 
अळू के स्थान से प्राप्त होगा । और यदि आदेश का विशेषण मान कर अलोन्त्यस्य 
को जगह अलन्त्यस्य ऐसा रुघुन्यास कर दें अर्थात्‌ प्रथमा बहुवचन के स्थान 
में प्रथमा का एकवचन कर दें तो वहां यद्द भी लाभ है कि अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य 
यह सूत्र नहीं बनाना पड़ता। अरन्त्यस्य यदद सूत्र नियमाथ हो जायगा कि 
` अल रुप आदेश ही अन्त्य के स्थान में होता है अन्य अळू समुदाय नही । 

आदेश का विशेषण मानने मै अन्त्य अधिशिषित रहता है । अर्थात्‌ अन्त्य का 
विशेषण अळू नहीं बनता । 

वहाँ क्या दोष हे ? 

अन्त्य के साथ अळू का सम्बन्ध न होने से अळू समुदाय रूप वाक्य या पद 
में भी अन्त्य के स्थान में अळू रूप आदेश प्राप्त होगा । जैसे--परमानड॒दूभ्याम्‌ 
. यहां अनडह्‌ शब्दान्त परमानडुहू से भ्याम्‌ परे रहते अन्त्य समस्त अनडुहू 
शब्द के स्थान सं वस॒संसध्वंस्वनड॒हां द: दकारादेश होने छगेगा। यदि आदेश 
. का विशेषण मानन में आपका यह अभिप्राय है कि अनेकाळ शित्सपैस्य यदद 
सूत्र नहीं बनाना पड़ता तो वह अन्त्य का विशेषण मानने भैभी नहीं बनाना 
| पडेगा । केसे ? दिच्च यह सूत्र नियमाथै हो जायगा कि अनेकाळू आदेश यदि 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by SGango 





सप्तम आह्विक २८७ 

नान्य इति | 

किमर्थं पुनरिद्सुच्यते । 

अलान्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्यानुसंहारः । 

अलो 5न्त्यस्येत्युच्यते । स्थाने विज्ञातस्याबुसंहारः क्रियते । स्थाने 

प्रसक्तस्येति । 
इटप्था ह्यनिष्टप्रसङ्गः । 
इतरथा ह्यनिष्टं प्रसज्येत । ठित्‌किन्‌मितोऽप्यन्त्यस्य स्युः । 
यदि पुनरयं योगशेषो विज्ञायेत। 
योगशेषे च | 

किम्‌ । अनिष्ट प्रसज्येत । डित्किन्‌मितोऽप्यन्त्यस्य स्युः। तस्मात्‌ 

झुष्टूच्यत-अळोन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्यानुसंहारः। इतरथा ह्यनिष्ट- 





अन्त्य के स्थान में हो तो ङित्‌ ही हो अन्य नहीं । छित्‌ को छोड़ कर शेष अनेकाळ्‌ 
आदेश सर्वादेश हो जायेंगे । 

यह सूत्र किस ल्यि बनाया हे? 

पष्ठी स्थानेयोगा से स्थानेपष्ठी का ज्ञान होने पर ही अन्त्य अळू का 
अनुसंहार ( =उपसंद्दार) हो । उसके साथ सम्बन्ध हो इस लिय यह सूत्र बनाया 
हे । अन्यथा अनिट प्राप्त होगा । जहाँ षष्टी के स्थान-सम्बन्ध का ज्ञान नही 
हुआ है वहां भी अलोन्त्यस्य इस परिभाषा के उपस्थित हो जाने से डित्‌ कित. 
मित्‌ आगम भी अन्त्य अछ के स्थान में प्राप्त होंगे। टित्‌ कित्‌ मित्‌ में 


षप्डी तो है पर वह स्थानषप्डी नहीं, अवयव पी है । 


यदि इस सूत्र को षप्ठीस्थानियोगा का शेष भूत मान ले। अर्थात्‌ दोनों की 
एकवाक्यता हो कर अनिश्चित सम्वन्ध वाळी पष्ठी का अन्त्य अठ के स्थान में 
सम्बन्ध होता है, ऐसा अथे करें तो कैसे हो ? 


इस सूत्र को षष्ठीस्थानयोगा का शेष मानने पर भी वही दोष है कि 
टित्‌ कित्‌ मित. भी अन्त्य अळू के अवयव प्राप्त होंगे। इट्‌ पुकू नुम्‌ आदि 
टित्‌ कित्‌ मित्‌ आगम जहां कहे हैं वहां न हो कर अन्त्य अळू के अवयव होंगे । 


भविता यहां इट्‌ का आगम तुच के आदि मेंन होकर अन्त्य अळू ऋ के ` 


आदि में होरा, इस, हिसे, सद्दी, ठीक कहा हे कि जह) मात्री दोषी अन्त्य 





४८८ व्याकरणमहाभाष्य 


प्रसङ्ग इति । न 
डिच्च ॥१॥१॥५३॥ 


तातङ्‌ अन्त्यस्य . स्थाने कस्मान्न भवति । डिच्चालोन्त्यस्थेति 
प्राप्नोति । ; 
[mS 


तातडि डित्करणस्य सावकाशलाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ सर्वादेशः । 
तातङि ङित्करणं सावकाशम्‌ | कोऽवकाशः । गुणबृद्धिप्रतिषेधाथौ 


ङकारः। तातङि ङित्करणस्य सावकाइात्वाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ सर्वादेशो 
भविष्यति । 
प्रयोजनं नाम तद्‌ वक्तव्यं यन्नियोगतः स्यात्‌ । यदि चाये नियोगतः 
सर्वादेशः स्यात्‌ तत एतत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌। कुतो जु खल्वेतत्‌ डित्कर- 
- णाद्यं सर्वादेशो अविष्यति न पुनरन्त्यस्य स्यादिति। 
पर्व तह्येतदेव ज्ञापयति न तातङ्‌ अन्त्यस्य स्थाने भवतीति । यदेते 
ङितं करोति। इतरथा हि छोट परप्रकरणे एव घूयात्‌-तिक्योस्तादा- 


अल का सम्बन्ध हो। अवयत्रघण्ठी आदि में न हो । 

तातङ्‌ आदेश छित होने पर भी अन्त्य के स्थान में क्यों नहीं होता ? 

तातङ्‌ में डित्‌ करने का प्रयोजन गुणबुद्धि का निषेध है। इस लिय 
बह सावकाश है । सावकाश होने से अपवाद न होगा तो विप्रतिषेध से डिच्च 
को चाध कर अनेकाळ शित्सबस्य से सर्वोदेश हो जायगा। ङिच्च की बाधा 
होने से अन्त्य के स्थान में नहीं होगा । 

प्रयोजन वह कहना चाहिये जो नियम से हो । यदि नियम से तातङ्‌ सर्वादेश 
हो सके तब तो ङित्करण का गुणब्रृद्धि प्रतिषिथ प्रयोजन बन सके | पर यही 
कैसे मानें कि डित करने से वह सर्वादेश ही होगा। छिच्च से अन्त्य में 
क्यों न हो ? 

तो फिर तातङ को छित्‌ करना ही इस बात का ज्ञापक है कि तातङ्‌ 
अन्त्य के स्थान म न हो कर सवादेश होता हे । अन्यथा सप्तमाध्याय प्रथमपाद 
के अज्ञाधिकारीय कायो भे तुझोस्तातङ्‌० यह सूत्र न बना कर तृतीयाध्याय 
चतुथेपाद के छादेश प्रकरण में एरुः सूत्र के बाद तिझोस्ताद्‌ आशिम्यन्यतर- 








१. अनेकाळ्‌ सित्‌ यह उत्सर्ग है, ङिच्च यह अपवाद है। पर यहां छित्त्व के 


€ ७. क. | दां 
EN होने से बिके दुबल हो जाने से यह अपवाद नहीं, रहता, eGangotri 


सप्तम आह्विक २८९ 


शिष्यन्यतरस्यामिति । 
च 
_ आदे! परस्य ॥१॥१॥५४॥ 
अलोन्त्यस्यादे;परस्यानेकाळाशेत्सवस्येत्यपवादाविप्रतिषेधात्‌ सर्वादेशाः । 
अलोन्त्यस्येत्युत्सर्गः । तस्यादेःपरस्य, अनेकालशित्सवस्ये- 
त्यपवादी । अपवाद्विप्रतिषेधात्‌ सर्वादेशो भविष्यति । 'आदेः परस्ये'त्य- 
स्यावकाशः | 'द्थन्तरुपसगेभ्योऽप ईत! । द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । 'अनेकाळ्‌- 
शित्सर्वस्ये'त्यस्यावकाशः। 'अस्तेभूः' । भविता भवितुम्‌। इहोभयं 
प्राप्तोति । 'अतो भिस ऐस्‌' । “अनेकाल्शित्सर्वस्ये'त्येतद्‌ भवति विप्रतिषे- 
घेन । शित्सर्वस्येत्यस्यावफारः । इदम इश्‌। इतः । इह। आदेः 
परस्येत्यस्यावकाशः स॒ एव । इहोभयं प्राप्नोति अष्टाभ्यओश । 
शित्सर्वस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषेधेन । 





स्याम्‌ ऐसा सूत्र बना देते। उससे ङित्‌ के बिना भी ति हि के अन्त्य अक्षर 
इकार के स्थान में तात आदेश दो जाता। अङ्गाधिकार में सूत्र बनाना और 
फिर तातङ को छित्‌ करना शुणब्रृद्धि प्रतिषेध के ल्यिद्दी हे। वह सर्वोदेश 
के बिना हो नहीं सकता इस लिये तातङ्‌ का सर्वादेश होना सिद्ध ददो जाता है । 


° 


अलोन्त्यस्य यह उत्सग सूत्र दे। सामान्य सूत्र है । आदेः परस्य और 
अनेकाल शित्सर्वस्य ये दोनों उसके अपवाद है । बाधक देँ। उन दोनो अपवादों में 
पर होने के कारण अनेकाल शित्सवेस्य यह सूत्र आदेः परस्य को वाध लेता है। 
जलैसे--द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌। ( द्वि-भपस्‌, अन्तर्‌-भपस्‌) यद्वां द्वि अन्तर्‌ से परे अप 
शब्द के आदि अकार को इंकार करने में आदेः परस्य सावकाश दै । द्वयन्त- 
रुपसगेभ्योऽप ईत्‌ से अप आदि अकार को इकार हो कर द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ 
बन जाते हें । भविता भवितुम्‌ यहां अस्‌ को भू करने में अनेकाल्‌ शित्सवेस्य 
सावकाश हे । अस्तेर्भूः से सारे अस्‌ के स्थान में मू हो कर भविता भवितुम 
बन जाते हें । इकः प्लक्षः ( वृक्ष-मिस ) यहां अकारान्त वृक्ष शब्द से परे 
अतो भिस ऐस्‌ से भिस्‌ को ऐस करने में दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। 
पर होने के कारण आदेःपरस्य को बाध कर अनेकाळ्‌ शित्सवेस्य से सारे 
भिस्‌ को ऐस हो जाता है। इतः, इह यदां इदम इश से इदम्‌ को इश्‌ करने 
में रित्‌ का सर्वादेश सावकाश है। आदेः परस्य का द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ यह 
पूर्शेक्त उदाहरण अवकाश दै । अष्टौ यहां अष्टन्‌ से परे जस्‌ शस्‌ को अष्टाभ्य 
औश से औश्‌ करने में दोनों प्राप्त हें । पर होने से शित्‌ का सवोदेश हो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४९० व्याकरणमहासाष्य 


अनेकाल्शित्‌ सबेस्य ॥१।१।५५॥ 
शित्सर्वस्येति किसुदाहरणम्‌ ! 
“दम इश । इतः इद्द । 
नैतद्स्ति प्रयोजनम्‌ । शित्करणादेवात्र सर्वादेशो भविष्यति । 
इद्‌ तर्हि अष्टाभ्य औश । 
नजु चात्रापि शित्करणादेव-सर्वादेशो भविष्यति । 
इदं तर्हि जसः शी! । जश्शसोः शिः’ । 
नज चात्रापि शित्करणादेव सवादेशो भविष्यति । _ 
अस्त्यन्यच्छित्करणे प्रयोजनम्‌ | किम्‌ । विशेषणार्थः शकारः । क 








जायगा तो सारे जस्‌ शस्‌ के स्थान में औश हो कर अष्टौ चन जाता है । 

शित्‌ का क्या उदाहरण है ? 

इतः, इह यहाँ इदम इश से द्दोने वाळा इश्‌ आदेश शित्‌ होने से सारे 
इदमू शब्द के स्थान में हो जाता है तो इतः इह ये रूप बन जाते हैं । 

यह कोई उदाहरण नहीं । शितूकरण सामथ्ये से इश आदेश सारे इदम्‌ 
के स्थान सै हो जायगा। अन्यथा शित्‌ करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं । इशु 
मै इ और श सिल कर अनेकाछ्‌ हो जाथेगे तो सर्वोदेश हो जायगा। 

तो फिर अष्टाभ्य औश यह उदाहरण लीजियि। यहां औश आदेश शित 
होने से सारे जस्‌ शस्‌ के स्थान में दो जाता है तो अष्टौ यह रूप बन 
जाता दे ! 

यहां भी शित्करण सामथ्यं से औश सवादेश दो जायगा। श भौर औ मिल 
कर अनेकाळू हो जाते हैं । 

 अझच्छातो जसः शी, जश्शसोः शिः थे उदाहरण लीजिय। यहां शि, शी 

आदेश शित्‌ दोने से सार जस्‌ शस्‌ के स्थान में हो जाते हें । तो कुण्डानि, सर्वे 
इत्यादि रूप बन जाते हैं । 

यहां भी शित्करण सामथ्ये से शि शी आदेश सवादेश हो जायेंगे । 

यहाँ शित्‌ करने का और प्रयोजन है। क्या! विशिष्ट स्थानों में अहण 


के छ्य 0. Prof. Satya (किया है, Collection, New De सेना प मस्थानमू , ..विभाषा ङ्स्यो 


सप्तम आशिक ु ४९१ 
विशेषणार्थेनार्थः | 'शि सर्वेनामस्थानम! । “विभाषा ङिच्योरिति’ । 


शित्सर्वस्येति शक्यमकर्तुम्‌ । कथम्‌ । अन्त्यस्यायं स्थाने नवन्न- 
प्रत्ययः स्यात्‌ । असत्यां प्रत्ययसंज्ञायामित्संज्ञा न स्यात्‌ । असत्या- 
मित्संज्ञायां लोपो न स्यात्‌ । असति लोपे अनेकाल्‌ । यदा अनेकाल्‌ 
तदा सर्वादेशः। यदा सर्वादेशः तदा प्रत्ययः। यदा प्रत्ययस्तदेत्संज्ञा 
तदा लोपः । 


एवं तर्हि सिद्ध सति यच्छित्सर्वस्येत्याह तज्ज्ञापयत्याचार्यः 





इन में शि शी शब्दों का अहण हो सके यदि शि और शी में शकार अनुवन्ध 
रूप विशेषण न लगाया जाय तो शि सवेनामस्थानम्‌ विभाषा ङिश्योः आदि में 
इन का ग्रहण न हो सकेगा। इस लिये इदम इश्‌ अष्टाभ्य औश की तरह इनका 
शित्‌करण व्यर्थ नहीं है । 


जसः शी, जश्शसोः शिः इनके लिय भी सूत्र में शिदूम्रहण की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि यि जस्‌ शस्‌ के अन्तिम अक्षर सकार के स्थान में शि या शी आदेश 
करें तो वह प्रत्यय न बनेगा। पूरा जस्‌ शस्‌ ही प्रत्यय संज्ञक दै। इस लिये 
सारे जस्‌ शस्‌ के स्थान सै आदेश हो कर ही शि याशी स्थानिवद्भाव से प्रत्यय 
बन सकते हैं। प्रत्यय न बनने पर एःकार की इत्संज्ञा न होगी । क्योंकि 
लशक्वतद्धिते से प्रत्यय के आदि शकार की इत्संज्ञा होती है। इत्संज्ञा न होने 
से शकार का छोप न होगा। लोप न होने से शि और शी अनेकाळ रेगे । 
जब अनेकाल रहेंगे तब अनेकाल कहने से ही सवोदेश हो जायगा । जब सवादेश 
हो गया तब प्रत्यय इत्संज्ञा लोप हो कर रित्‌ वने। इस प्रकार आनुपूर्वी से 
यहाँ अनेकाल हो कर सवीदेश हो जायगा क्योंकि सर्वादेश हुए विना तो शित्‌ 
ही नहीं वनता। अतः शित्‌ अहण करना व्यर्थ है। इदम इश्‌ आदि अन्त्य 
शितों म तो शित्करण सामथ्यं से अनेकाल हो कर सर्वादेश हो जायया और 
जसः शी आदि के आदि शितों में आउुमूवी से अनेकाछ हो कर सवादेश 
हो जायगा । १ 


तो फिर अनेकाल से ही सिद्ध होने पर सूत्र में जो शित्‌ अहण किया 
है वह इस बात का शापक है कि नानुबन्धक्कृतमनेकः्त्वप्‌ यह परिभाषा होती 
हैं। इस परिभाषा का अंधे है कि अनुबन्ध का किया हुआ अनेकालत्व महीं 


च 


होता। अथौत्‌ अनुबन्ध के कारण आदेश अनेकाल नहीं माना जाता । सो 
` इश आदि आदेश (शकार »अजबन्ध के कारण, झतेकाल,त॒,होंगे। - सें सर्वादेश 





४९२ व्याकरणमहाभाष्य 


अवत्येषा परिभाषा नानुबन्धरुतमनेकालूत्वं अवतीति । किमेतस्य ज्ञापने 
प्रयोजनम्‌ । तन्तासरूपसवांदेशदापप्रतिषेधेषु एथग्‌ निर्देशोऽनाकारम्तत्वा- 





के लिय शितग्रण करना चाहिये । आदि शकार वाळ जसः शी आदि से तो 
सवादेश होने से पहले शकार अनुबन्ध ही नहीं बना इस लिये ये इस परिभाषा 
के विषय नहीं होंगे ।' वहां तो आनुपूर्वी से शी अनेकाल्‌ है । अनेकाल्‌ होने 

सवादेश हो कर फिर शित्‌ बनता है। जिस प्रकार डा णज आदि आदेश 
आनुपूर्वी से अनेकाळ हें । सर्वीदेश हो कर ही वे भी अनुबन्ध वाळे बनत हैं 
इस लिये वहां भी नानुबन्धङृतमनेकाळ्त्वम्‌ इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं हो 
- सकती। हां, अपणस्त्रसावननः, दिव औत, इदमः इश्‌ इत्यादि अन्त्य इत्सञ्ञक 
तृ औत्‌ इश्‌ भादि, अनुबन्ध के कारण अनेकाल्‌ नहीं माने जायेंगे तो सर्वादेश 
न हो कर अन्त्य के स्थान में होते हें । इस परिभाषा के शापन करने से यह 
लाभ होगा कि तस्य लोपः सूत्र पर कहा गया तत्रासरूपसर्वादेशदापूप्रतिषेधघु एथग्‌ 
निर्देशोऽनाकार/न्तत्वात्‌ यह वार्तिक नहीं कहना पडेगा । इसका अथे है-अनुबन्धों 
को एकान्त मानने पर असरूप विषय में दोष होता है। कर्मण्यण्‌ , आतोनुपसगे क 
यहां क और अण प्रत्यय ककार णकार अनुबन्ध के कारण असरूप (असमान 
रूप वाळे) हो जायेंगे तो वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ इस सूत्र से क विषय में अण 
भी प्राप्त होगा। दिव औत्‌ यहां .तकार अनुबन्ध के कारण औत्‌ अनेकाळू | 
हो जायगा तो अनेकाळ्शित्‌ सवस्य से दिव्‌ के स्थान में सवोदेश प्राप्त होगा। 
दाधा घ्वदाप्‌ यहां घुसंज्ञा में दाप के साथ दैप्‌ का भी निषेध करने के 


१. यहां प्राचीन काशिकाकार आदि वैयाकरण लोग शित का उदाहरण 
जइशसोः शिः जसः शी कुण्डानि सर्वे यह देते हैं वह अन्त्यस्यायं स्थाने अवन्म 
प्रत्ययः स्यात्‌ इत्यादि भाष्यकार के वचन से विरुद्ध होने के .कारण चिन्त्य है। 
जसः शी आदि में तो अनेकाळ होने से सर्वादेश होगा न कि शित्‌ होने से। 
सबोदेश होने से पूवे शित्‌ ही नहीं बनता यह उक्त आनुपूर्वी मे स्पष्ट हे । डा, णल 
आदि आदेश जो शिदू भिन्न हैं वे भी आनुपूर्वी से अनेक्राछ हो कर सवीदेश 
होते हैं। इसी लिये सिद्वान्तकौसुदीकार ने सर्वे की सिद्ध में अनेकाल्त्वात्‌ सर्वादेश 
ऐसा लिखा दै। शित्त्वात्‌ नहीं लिखा । इस विषय में उद्दोतकार नागेश तो आन्त 
ही प्रतीत होते हैं जो यह लिखते है कि नानुबन्धकृतमनेकाड्त्वस्‌ इस परिभाषा के 
ज्ञापित होने पर जसः शी आदि में भी शिस्वात्‌ ही सर्वादेश मानना चाहिये । 
अनेकाठूत्वात्‌ नहीं । अति गम्भीर भाष्याशय को समझने वाले सर्वमान्य विद्वान्‌ का 
ऐसा लिखना 


हा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


सप्तम भाह्विक ४९३ 


दित्युक्तं तन्न वक्तव्यं भवति । 


छ्यि दैप्‌ का एथक्‌ ग्रहण करना होगा क्‍योंकि दैप्‌ में पकार अनुबन्ध दै 
डसके कारण चह एज़न्त न होगा तो आदेच उप० से आस्व न न होने से 
आकारान्त दाप्‌ रूप न बन सकेगा। इन सब दोषों का समाधान क्रमशः 
नानुवन्धक्कतमसाहूप्यम्‌ , नानुबन्धकृतमनेकाछत्वम्‌ , नानुवन्धङ्कतमनेजन्तत्वम्‌ इन परि- 
भाषाओं से हो जायगा। इन तीनों परिभाषाओं में नानुबन्धकृतमानेकालूत्वम्‌ का 
तो शित्‌ ग्रहण ही ज्ञापक हे । नानुवन्धक़्तमसारुप्यम्‌ का ददातिदधात्योर्विभाषा 
में विभाषा ग्रहण ज्ञापक है । नानुबन्धक्कतमनेजन्तत्वप्‌ का उदीचामाडो व्यतीहारे 
में मेङ्‌ के स्थान में माङ्‌ निर्देश ज्ञापक हे । 


सप्तम आहिक का अनुवाद समाप्त ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अष्टम आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त लार 


इस आहिक में स्थानिवदादेशो5नळविधौ ॥१।१।५६॥ इस सूत्र स ले कर 
द्विवचनेऽचि ॥१॥१॥५९॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शह्लासमाधानसहित 
विचार किया गया है । क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 

स्थानिवदादेशो5नळविधी ॥१।१।५६॥ 

१. सूत्र का पदकृत्य दिखा कर उसके बनाने का प्रयोजन बताया है । 

२. शास्त्रीय ज्ञापकों से सूत्र का खण्डन करके उसकी सत्ता में भी अनळूविधि 
ग्रहण का विशेष प्रयोजन बताते हुए सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इस परिभाषा 


की निवृत्ति द्वारा सामान्य के साथ विशेष का भी अतिरेश होता है यह सिद्ध 
किया है। 


३. स्थानी सम्बन्धी अळ्विधि में ही स्थानिवद्भाव का निषेध होता है आदेश - 


सम्बन्धी अल्विधि में नहीं होता यह बताया है । न 
ओ &. एकदेशविकृतसनन्यवद्‌ भवति इस परिभाषा द्वारा एकदेशविकृतस्योप- 
सख्यानम्‌ इस वातिक का समाधान करने में प्राप्त शब्दानित्यत्व दोष दिखा कर 
- अनलृविधिग्रहण सामर्थ्यं से या .आदेश ग्रहण सामर्थ्यं से उक्त वार्तिक का खण्डन 
किया है। ् 
; ५. नित्यशब्दवाद में स्थान्यादेश भाव की अनुपपत्ति दिखा कर बुद्धिविपरिणाम- 
मात्र ही स्थानिवद्भाव है यह सिद्ध किया है । 
६. बुद्धिविपरिणाममात्र स्थानिवद्भाव मानने पर अपवाद में उत्सग के कार्य की 
प्राप्ति का निराकरण किया है। 
७. अन्त में स्थानिवत्सूत्न के दोष दिखा कर उन सब का समाधान क्या है । 
अचः परस्मिन्‌ पूवविधौ ॥ १।।५७॥ 
१. सूत्र का पदकृत्य दिखा कर विधिग्रहण का प्रयोजन बताया ह। 
२. पूवेविधि शब्द मै पूमेस्मात्‌ विधिः पूर्वविधिः इस प्रकार पश्चमीसमास भी 
साना है और उसके प्रयोजन बताये हैं । 
३. आदेश के समान निमित्त से पूर्व को होने वाली विधि भी पूर्वविधि मान 
ओल कर 
अपरविधि या स्वविधि में स्थानिवद्भाव के प्रयोजनों की अन्यथासिद्धि दिखाई है और 
पढु, शुद्दया छी सिद्धि डी है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अष्टम आह्विक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ४५५ 


४. विधि शब्द को भावसाधन तथा कर्मसाधन दोनों प्रकार का स्वीकार कर के 
सूत्र के प्रयोजन बताये हैं। 

५. असिद्ध बहिरिन्नलक्षणमन्तरज्ञलक्षण इस परिभाषा को लोकव्यवहार से सिद्ध 
कर के स्वीकार किया है । 

६. स्थानी अर्थात्‌ अनादिष्ट अच्‌ से पूर्व को विधि भो पूर्वविधि मान इर 
व्वैयाकरणः, सौवदवः में स्थानिवद्भाव का अभाव सिद्ध किया है । 

७, वाय्वोः, अध्वय्वोः में स्वाश्रयप्राप्त यलोप के समाधान के लिये कथित 
असिद्ववचनात्‌ सिद्धम्‌ इस वार्तिक का खण्डन कर के स्थानिवद्भाव में भावाभावातिदेश 
माना हे । जो कार्य स्थानी में होते हैं वे आदेश में भी स्थानिवद्भाव से हो जावें यदृ 
भावातिदेश हे। और जो काये स्थानी में नहीं होते वे आदेश में भी स्थानिवद्भाव से न 
हों यह अभावातिदेश है । 

८. स्थानी या आदेश से अव्यवहित पूवे की विधि में ही स्थानिवद्धाव न मान 
कर पूर्वेमात्र की विधि में स्थानिवद्भाव माना है । 

९, एकादेशु के उपसंख्यान का खण्डन कर के हलू और अच्‌ दोनों के स्थान में 
हुए आदेश में स्थानिवदूभाव का खण्डन किया है । 

१०. जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया है या जिसमें नहीं किया है अर्थात्‌ 
जो शास्त्रीय या अशास्त्रीय कार्य हैं उन दोनों में हीं स्थानिवद्भाव होता है यह सिद्धान्त 
व्यवस्थित किया है । 

न पदानतद्विवचनवरेयलोपस्वरसवणाँचुस्वारवीर्ेजश्चर्विधिषु ॥१।१।५८॥ 

१. पदान्तविधि में प्राप्त दोष का समाधान कर के विधि शब्द की भावसाधनता 
तथा कैसाधनता के गुणदोष का विवेचन किया है । 

२. वरेयलोपविधि में वरे अयलोपविधि ऐसा प्रश्‍लेष मान कर वरच्‌ परे रहते 
अवर्णलोप तथा यलोप विधान करने में स्थानिवद्भाव का निषेध सिद्ध किया दै । 

३. स्वर दी यलोप विधियों में लोप रूप अजादेश करने में ही स्यानिवदूभाव 
का निषेध माना है, लोप से भिन्न अन्य अजादेश में नही । 

४. क्विलुगुपधात्वचङ्परनिहासङ्त्वेूपसंख्यानम्‌ इस वाक्य की सोदाहरण 
व्याख्या की है। ` 

५, पू्ेत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ इस वातिक की सोदाहरण व्याख्या कर के उसका 
अपवाद तस्य दोषः संयोगादिलोपळत्वणत्वेषु यह वातिक स्वीकार किया दै । 

द्विवचनेऽचि ॥१।१।५९॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








४९६ व्वा$रणमदाभोष्यं 


१, सूत्र से विधीयमान स्थानिवदूभाव में कार्यातिदेश न मान कर रूपातिदेश 
माना है। साथ ही अधिजगे में प्राप्त दोष का समाधान किया है । 


२. द्विर्वचन शब्द मै एकशंप मान कर उसके दो अर्थ किय हैं। एक द्वित्व का 
निमित्त अचु । दूसरा द्वित्व करना । पहले अर्थ में अद्‌ का विशेषण द्विवचन होता है 
तो सूज्ञ का अर्थ होगा-द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परे रहते द्विल्न करने में अच के स्थान 
में हुआ आदेश स्थानिवत्‌ होता है। पक्षान्तर में स्थानिवत्‌ न मान कर न पदान्त० 
इस पूनेसूत्र में न? की अनुद्रत्ति मानी है तो सूत्र .का अर्थ होगा--द्वित्वनिमित्तक अच 
परे रहते द्वित्व करने में द्वित्व से पूर्व अच्‌ के स्थान में आदेश नहीं होता । ऐसा मान. 
कृस्येजन्तद्वाद्नामधातुप्वभ्यासरूपम्‌ इस वार्तिक का खण्डन किया है । 


३. ओः पुयणज्यपरे इस ज्ञापक से (णच्‌ को भी द्वित्व का निमित्त मान कर 
उसके परे रहते स्थानिवदूभाव स्वीकार किया हैं। 


४. सूत्रका प्रयोजन बता कर द्विवचन यणयवायावादेशाब्लोपोपधालोंप- 
णिळोपकिकिनो रुसेभ्यः इस पूवेविप्रतिषिध सूचक. वचन से .इस सूत्र की अन्यथा सिद्धि 
का खण्डन किया है। अन्त में उस पूर्वविप्रतिवेध वचन की अपेक्षा स्थानिवदूभाव विधायक 
इस सूत्र को हौ अधिक उचित स्वीकार किया है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अथाष्टममाहिकम्‌ 


स्थानिवदादशो ्नलुविधो ॥१।१।५६॥ 
वत्करणं किमर्थम्‌ ? 


स्थान्यादेशोऽनलूविधावितीयत्युच्यमाने संश्ञाधिकारोऽयं तत्र 
स्थानी आदेशस्य संज्ञा स्यात्‌ । 


तत्र को दोषः १ 


आडो यमहनः आत्मनेपदे भवतीति वधेरेव स्यात्‌ , हन्तेनं स्यात्‌ । 
वत्करणे पुनः क्रियमाण न दोषो भवति । स्थानिकार्यमादेशेऽतिदिइ्यते । 
गुरुवद्‌ गुरुपुत्रे इति यथा | 


स्थानिवत्‌ में वत्‌ किस लिये किया दै ? 

स्थान्यादेशोऽनल्बिधौ इतना सूत्र द्दोने पर बृद्धिरादैच , अदेठ गुणः आदि 
की तरह यहाँ भी संज्ञा का अधिकार (प्रस्ताव, प्रकरण) मान कर स्थानी भदेश 
की संशा समझी जायगी । 

आदेश की स्थानी संज्ञा मानने में क्या दोष दोगा ? 


आङो यमहनः इस सूत्र से होने वाला आत्मनेपद हन्‌ के स्थान .म इए 
वध आदेश से ही हो सकेगा, हन्‌ से न हो सकेगा। क्योंकि संज्ञा विधिवाक्यों से 
उपस्थिति कर देगी तो केवळ वध से ही आत्मनेपद प्राप्त होगा । वत्‌. करने पर तो 
यहद दोष नहीं होता । वद्दां इन्‌ और वध दोनों से आत्मनेपद सिद्ध हो जाता 
है। स्थानिवत्‌ कहने से आदेश को स्थानी की तरह मान कर उसमें स्थानी - 
के कार्य किय जाते हें । आदेश को स्थानी नहीं माना जाता । जैसे गुरु के पुत्र 
को गुरु की तरह मान कर उसमें गुरु के कार्य किय जाते हैं पर उसे गुरु नहीं 
साना जाता । 


१. इससे सिद्ध हुआ कि वत करण के विना यह सूत्र संज्ञासूत्र हो जाता है। 
वत्‌ करने पर संज्ञासुत्र न हो कर यह अतिदेश सूत्र हो जायगा । एक के तुल्य 
` दूसरे को मान कर कार्य करना अतिदेश कहाता दै। निमित्त, व्यपदेश, तादात्म्य, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४९८ ् ब्याकरणसहाआष्य 


अधादेशमग्रहर्ण किमर्थम्‌ ! 

स्थानिवदनळ्विधावितीयत्युच्यमाने क इदानीं स्थानिवत्‌ स्थात्‌ ? 
यः स्थाने भवति । 

कश्च स्थाने भवति ? 

आदेशः । 

इद्‌ं तहिं प्रयोजनम्‌। आदेशमात्रं स्थानिवद्‌ यथा स्यात्‌। एकदेश- 


` आदेश ग्रहण किस खयि किया है ? 

स्थानिवदनळूविधौ इतना सूत्र होने पर कौन स्थानिवत्‌ दोगा ? 

जो स्थान में हुआ करता दै। 

कौन स्थान में हुआ करता दै। 

आदेश स्थान में हुआ करता है इस लिये आदेश ग्रहण किय विना भी आदेश 
ही स्थानिवत्‌ समझा जायगा । 

तब तो आदेश गहण का यह प्रयोजन है कि आदेशमात्र अर्थात्‌, प्रत्येक 
आदेश चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अनुमानगम्य सब स्थानिवत्‌ दो जावे इस 
लिये आदेश अहण किया हे । उससे एकदेशविक्रतस्योपसंख्यानम्‌ यह आगे कहे जाने 
वाळा वचन नहीं कहना होगा । इस वचन का अथ है कि जो आदेश एकदेश से 
विकृत हैं अथात्‌ जहाँ स्थानी के एकदेश में उसके अवयव में विकार हुआ है, 
सम्पूण स्थानी को आदेश नहीं हुआ वहाँ भी स्थानिवत्‌ कहना-चादिये । जैसे--- 
पचतु यहाँ पच्च धातु से लोट्‌ लकार में ति के एकदेश (अवयव) इकार के स्थान में 





शब्द, रूप, कार्य तथा अर्थ के भेद से अतिदेश ७ प्रकार के होते हैं। उनमें यह 
सूत्र कायोतिदेश है । इसंस आदेश को स्थानी के तुल्य मान कर स्थानी के कार्य आदेश में 
' किये जाते हैं। बहुगणवतुडति संख्या में तो वत्‌ के विना भी संख्या शब्द को. 
अन्वर्थ मान कर संख्यावत्‌ इस प्रकार अतिदेश माना गया है। गाङ्कुटादिभ्यो5न्णिन्‌ 
ङित्‌, असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ यहां ङित्‌ कित्‌ मे भी वत्‌ के बिना ही अतिदेश 
समझा जाता है ।$/वँहां न कत्वा सेट सूत्र से क्त्वा को कित्व का निषेध करना ही 
ज्ञापक है कि डित्‌ छित्‌ ये अतिदेश हैं, संज्ञा नहीं । अन्यथा कत्वा की कित्‌ 
संज्ञा कहीं भी विहित न होने से उसका निषेध करना व्यच है। आइगमहनजनः 
किकिनौ लिट च इस तृतीयाध्याय के सूत्र में तो संज्ञा प्रकरण न होने से अब्रह्मदत्तं 
अझदृत्त इत्यादद की तरह विना बति के भी ढिड्वत्‌ यह अतिदेश समझा जाता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक ४९९ 
विक्कतस्योपसंख्यानं चाद्यिष्यति तन्न वक्तव्यं भवति । 
अथ विधिग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


सर्चेविभक्त्यन्तः समासो यथा विज्ञायेत। अळः परस्य विधिः 
अळ्विधिः। अलो विधिः अलविधिः | अलि विधिः अलळ्विधिः । अला 





एर: से उकार आदेश रूप विकार हुआ है । वह सम्पूण ति के स्थान में तु-रूप न 
होने से एकदेशविकृत हे । यदि एरुः की बजाय तेरतुः कहते तो सम्पूर्ण स्थानी को 
आदेश होता । एरुः कहने से स्थानी के एकदे में आदेश दै । चुँकि इकार स्थानी 
को कोई ऐसा कार्य प्राप्त नहीं जिसका उकार. आदेश में अतिदेश किया जाय, 
इंसछिये इकार से इकारान्त स्थानी अजुमित दोता है और उकार से उकारान्त आदेश। 
(इस आनुमानिक आदेश को भी स्थानिवत्‌ द्वो जायगा । तो पचतु के तिङन्त 


होने से उसकी पदसंज्ञा हो जाती दै । यह आदेश अहण का प्रयोजन है । 

विधिग्रइण किस लिय किया है ? 

जिससे अङ्‌ शब्द का विधिशब्द के साथ सब विभक्तियों वाला अभीष्ट 
समास समझ छिया जावे इस लिये विधिग्रहण किया है । जैसे अलः परस्य विधिः 
अल्विधिः । यहां पञ्चमी समास दै । इसका अथै है-- अल से परे होने वाळा कायै । 
अलः विधिः अल विधिः = अळू के स्थान में होने वाला काये। यहाँ षष्ठी समास 
है। अलि विधिः अल्‌ विधिः = अळू परे रहते होने वाला कायै | यहां सप्तमी समास 
हे । अला विधिः अळ्‌ विधिः = अल्‌ के निमित्त से होने वाला काय। यहां तृतीया 
समास है। इन सबको अळू विधि मान कर स्थानिवत्‌ का निषेध होता है । 
अलः परस्य विधिः जैसे--यौः पन्थाः सः । यहां यौः ,में दिव्‌ के वकार के स्थान मै 
हुए शकार को स्थानिवद्‌भाव से वकार मान कर उससे परे इलङयाप्‌० सूत्र से सु 
का लोप प्राप्त होता है। अळू से परे दिधि होने से स्थानिवद्भाव न होगा तो सु 
` करा लोप नहीं होता । इसी प्रकार पन्थाः में पथिन्‌ के नकार के स्थान सें हुए 
आकार को स्थानिवद्भाव से नकार मान कर उसंस परे हलृडथाप्‌० सूत्र से सु 
का लोप प्राप्त होता दै । सः में तद्‌ शब्द के दकार के स्थान में हुए अकार को 





१. अल्‌ का अर्थ केवल.एक वर्ण है जो. कि प्रत्याहार सूत्रों में अ इ उण्‌ 
के अकार से रे कर हळू के लकार तक पढे गये हैं वे सब अलग २ अळू कहाते हैं। 
अळू समुदाय अळू नहीं होता । जेस इ अळू है। इटू अर्‌ नहीं है। क्योंकि वह 
वर्णसमुदाय अलो में नहीं पढ़ा गया । अळू सम्बन्धी विधि को अल्विधि कहते हैं । 
उसमें स्थानिवत्‌ नहीं होता । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५०० ब्याकरणमद्दाभाष्य | 


श्वार्थतन्त्रा भवन्ति। न कांचित्‌ प्राधान्येन विभक्तिमाश्रयन्ति। तत्र 
प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे यां यां विभक्तिमाश्रयिलुं बुद्धिरुपजायते स्रा 


सा आश्रयितव्या । 


स्थानित्द्भाव स दकार मान कर उससे पर हळड्यापू> से सु का लोप प्राप्त 
होता है। अछ्‌ से परे विधि होने से स्थानिवद्भाव न होगा तो सु का लोप 
नहीं होता । अल; विधिः, जैसे--धुकामः | (दिवि कामो यस्य खः) यहां दिव्‌ शब्द 
के दकार के स्थान में हुए उकार को स्थानिवद्भाव से वकार मान कर कामः 
शब्द का ककार वळू परे रहते लोपो व्योवेलि से वकार का लोप प्राप्त होता है। 
अळू के स्थान में विधि होने से स्थानिवद्भाव न होगा तो वकार लोप नहीं 
होता । अलि विधिः, जैसे--क इष्टः (कस्‌ , यजु-क्त) यहां यज़ धातु से क्त प्रत्यय 
में सम्प्रसारण हो कर इष्टः रूप बनता है । यजू के यकार के स्थान में हुए इकार को 
स्थानिवद्ाव स यकार मान कर उसके परे रहते हशि च से कस्‌ के सकार 
स्थानीय रु को उच्च प्राप्त होता है । अळू परे रहते विधि होने से स्थानिवद्भाव न 
होगा तो उच्च नहीं होता। अला विधिः, जैसे--महोरस्केन। (महत्‌ उरः यस्य 
सः तन) यहाँ उरः के विसर्गस्थानीय सकार को स्थानिवज्ञाव से विसगै मान कर 
वह अयोगवाह हो जाता है । अयोगवाहों का अटो में पाठ है । तो विसगेरूप अद्‌ 
का ब्यवधान होने से अद्कुप्वाङ्‌० सूत्र सेन को ण प्राप्त द्दोता है। अळू से 
हने वाली विधि होने से स्थानिवद्चाव न .होगा तो अइव्यवाय न होने के कारण 
न को ण नहीं होता। 

विधि ग्रहण का यद कोई प्रयोजन नहीं। विधि ग्रहण के अभाव से. 
अनल इस शब्द को सुबन्त न मान कर प्रातिपदिक का निर्देश ससझेंगे । और 
ग्रातिपदिक के निर्देश में सभी अथौ की प्रधानता होती हे। वे किसी विभक्ति 
विशेष कें अध का मुख्यतया आश्रयण नहीं करते। उनसे सामान्यतया सभी 
विभक्तियों का अर्थ निकाला जा सकता है, उस अवस्था में सर्वविभक्ति साधारण _ 
आातिपदिक के अथे निदेश में जिस २ विभक्ति के अर्थ के भाश्रयण का विचार 
होगा चद्दो २ विभक्ति उस प्रातिपदिक से आगे विहित समझ ली जायगी । इस 
रकार विधिंग्रहण के विना भी अळू शब्द से अळू सम्बन्धी उक्त सभी विधियों में 
स्थानिवद्भाव का निषेध सिद्ध हो जायगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अष्टम आडिक ` ` ७०१ 


इद्‌ं तर्हि प्रयोजनम्‌ । उत्तरपदलोपो यथा विज्ञायेत । अलमाश्रयते 
अलाश्रयः।' अलाश्रयो विधिः अळूविधिरिति ।/यत्र प्राधान्येनालाश्रीयते इतर या 
तत्रैव प्रतिषेधः स्यात्‌। यत्न विशेषणत्वेनालाश्रीयते तत्र प्रतिषेधो न 
स्यात्‌। कि प्रयोजनम्‌ । प्रदीव्य प्रखीव्येति। चलादिलक्षण इद्‌ मा 
सूदिति । 

अच्छा तो विधिम्रहण का यह प्रयोजन है कि अळू के साथ विधि लगने 
पर दो पद हो जायेंगे । उसमे अळू आश्रयो यस्य सः अलाश्रयः। अलाश्रयो विधिः 
अछूविधः इसर प्रकार उत्तरपद आश्रय शब्द का लोप समझा जायगा । अर्थ 
होगा--जो विधि किसी भी प्रकार के अळू का आश्रयण करती है चाहे प्रधान 
रूप से या विशेषण रूप से वह सब अळूविधि होगी, उसमें स्थानिवद्भाव 
का निषेध होता हे । विधिग्रहण के'अभाव में केवल अळू इतने में आश्रय शब्द का 
लोप नहीं संभावित हो सकता इस लिय अनल इतना सूत्र होने पर जहां प्रधान 
रूप से अळू की विधि है वही स्थानिवद्भाव का निषेध हो सकेगा । जहा. किसी 
के विशेषण बन हुए अल की विधि है वहां स्थानिवद्भाव का निषेध न हो सकेगा । 
दृष्ट हे कि वहां भी स्थानिवद्भाव का निषेध हो। इस छिये विधिग्रहण करना 
चाहिये । भाग्य में यत्र प्राधान्यन० से पूवे इतरथा का प्रयोग अपनी तरफ 
से समझ लेना चाहिये । इतरथा यत्र प्राधान्येनालाश्रीयते तत्रैव? इत्यादि । 
इतरथा = विधिम्रहण के अभाव में। जैसे प्रदीव्य प्रधीव्य यद्वा प्रपूर्वैक दिव्‌ 
सिव्‌ धातुओं से परे क्त्या के स्थान में त्यपू आदेश हुआ दे। उसमे स्था- 
'निवद्धा्र से सस्ता प्रत्यय का वलादित्व मान कर .आधेधातुकस्यड वलादेः से - 
इट्‌ प्राप्त होता हें । इर्‌ करने वाळे सूत्र मै प्रधानतया अळ का आश्रयण नहीं 
हे । वहा वळांदेः यह आर्धधातुक का विशेषण दे । आधेघातुक पिशेष्य दै । और 
वळू रूप अळू गौण है अथवा विशषण है'। विधिप्रदण करने से गौण रूप सें 
अळू का आश्रयण करने वाळी विधि भी अळू विधि मान लो जायगी तो प्रदीव्य 
प्रसीव्य सें इद्‌ के.अळ बिधि होने से अनळूविधौ यह निषेध लगा जायगा उससे 
स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर इद्‌ नहीं होगा । 





१. अळमाश्रयते अळाश्रयः इस प्रकार कहते हुए भाष्यकार का तात्पये 
उपपदसमास से नहाँहै। अपितु अल के आश्रयण करने रुप अर्थ का प्रद्शेनमात्र है। 
जो अळू का आश्रयण करने वाली विधि है वह अल्विधि यहां लेनी चाहिये एसा 


भाष्यकार का आशय है । उपपदसमास में तो कमेण्यण हो कर अलाश्रायः रूप 
बनेगा । इस लिये पहले कमे कारक में . परच्‌ कर के आश्रीयते इत्याश्रयः यह वनगा । 


फिर अळू का जास के साध, बडी. समास हो, कर सर, थायो यस्य स जलाअयः 


५८२ ब्बाऊरणसमदाभाण्ण्‌ 


किमर्थं पुनरिद्सुच्यते । 
स्थान्यादेरापृथकूत्वादादेशे स्थानिवदनुदेशो गुरुवदू गुरुपुत्रे इति यथा । 


अन्यः स्थानी अन्य आदेशः । स्थान्यादेशपृथक्त्वादेतस्मात्‌ 
कारणात्‌ स्थानिकार्यमादेशे न प्राप्रोति । तत्र को दोषः। आङो यमहनः 
इत्यात्मनेपदं भवतीति हन्तेरेव स्याद्‌ वधेन स्यात्‌ । इष्यते च वधेरपि 
स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति तस्मात्‌ स्थानिवदनु- 
देशाः । एवमर्थमिदसुच्यते | गुरुवद्‌ गुरुपुत्रे इति यथा। तद्यथा गुरुवदू 
शुरु वर्तितव्यमिति गुरौ यत्‌ कार्य तद्‌ गुरुपुत्रे अतिदिश्यते। एवमि- 
हापि स्थानिकार्यमादेशे अतिदिञ्यते । 

नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । ळोकत पतत्‌ सिद्धम्‌। तद्यथा लोके यो 
यस्य प्रसङ्ग भवति लभतेऽसौ तत्कार्याणि | तद्यथा उपाध्यायस्य शिष्यो 
याज्यकुछानि गत्वा अग्रासनादीनि लभते । 


यह सूत्र किस लिय बनाया है । 


स्थानी और दै आदेश और है। स्थानी और आदेश के अलग २ होने से 
स्थानी का कार्य आदेश में नहीं प्राप्त होता। ' उसमे क्या दोष है? आङो 
यमहनः से कदा गया आत्मनेपद हन्‌ से ही हो सकेगा वध सेन हो सकेगा । 
इष्ट दै वथ से भी हो। यह वात विना यत्न के सिद्ध नहीं होती इस लिये स्थानि- 
वदादेशोनळूविधौ यद्ग सूत्र बनाया है । जैसे गुरु के पुत्र मै शुरु की वरद्द वरतना 
चाहिये ऐसा कहने पर गुरु के कार्य गुरु पुत्र मै किय जाते हैं वैसे स्थानिवत्‌ कहने से 


स्थानी के कार्य आदेश में किय जाते हैं । 











यह कोई प्रयोजन नहीं । लोक से यह बात सिद्ध है कि जो जिसकी जगह 
होता दे वह उसके कार्य करता हे । जैसे उपाध्याय का शिष्य उसकी अनुपस्थिति 
में उसकी जगद यजमानो के घर पर जा कर अग्र आसन आदि प्राप्त 
करता हे । 
MR 
ऐसा होगा । अलाभ्रय शब्द का बिधि शब्द के साथ कर्मधारय समास हो कर उत्तरपद 
आश्रय का लोप हो जायगा तो अळ्विधिः यह रूप बन जायगा । 


१." स्थानी के स्वल्पाश्रित कार्य आदेश के रूप भिन्न होने से आदेश में नहीं 
प्राप्त होते । १ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अष्टम भाहिक ५०३ 


यद्यपि तावल्लोक पष दृष्टान्तः । इष्टान्तस्यापि तु पुरुषारम्भो 
निवर्तको भवति । 

अस्ति वेह कञ्चित्‌ पुरुषारस्भ 

अस्तीत्याह । 

क्कः । 

स्वरूपविधिर्नाम । हन्तेरात्मनेपदसुच्यमानं हन्तेरेव स्यात्‌ वधेन 
स्यात्‌। 

एवं तह्याचायंप्रदुत्तिक्ञापयति स्थानिवदादेशो भवतीति। यद्यं 
युष्मदस्मदोरनादेरो' इत्यादेशे प्रतिषेधं शास्ति। कधं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । 
युष्मद्स्मदोर्विभक्तो कार्यसुच्यमाने कः प्रसङ्गो यदादेशेपि स्यात्‌ ।/774२२= 
पश्यति त्वाचायों यत्‌ स्थानिवदादेशो भवतीति अत आदेशे ?”” 
प्रतिषेधं शास्ति। 

इदं तर्हि प्रयोजनम्‌। अनल्विधाविति प्रतिषेधं वक्ष्यामीति। इह 

यद्यपि लोक में यह दृष्टान्त है तो भी लौकिक दृष्टान्त को भी पुरुषारम्भ 
यत्न विशेष ले बाधा हो जाती है । 

यहां कोई यत्न बिशेष है ! 
[| 


mt 


कौन सा? 

स्वं इप शब्दस्याशब्द्सज्ञा यह संज्ञा सूत्र । इस संज्ञा-सूत्र रूप यत्न विशेष 
से आङो यमहनः सें हन्‌ के स्वरूप का ग्रहण दो कर केवर हन्‌ से ही आत्मनेपद 
प्राप्त होता है वध से नही । 

अच्छा तो आचार्य का व्यवद्दार इस बात का ज्ञापक दै कि आदेश स्थानिवत्‌. 
होता है । युष्मदस्मदोरनादेशे सूत्र मै अनादेशे कह कर आदेश वाळी विभक्ति में 
जो युष्मदू अस्मदू को आत्व का निषेध किया है उससे पता लगता है कि आदेश में 
स्थानी के काये होते हें । अन्यथा आदेश के विभक्ति न होने से_बद्दां आत्व का क्या 
प्रसङ्ग है । आदेश में आत्त प्राप्त ही नहीं तो निषेध करना व्यथै है । 


फिर भी अळू विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध करने के लिये स्थानिवत्सूत्र 
की आवश्यकता हे । जैसे-थौः पन्थाः सः यहां क्रम से दिव्‌ पथिन्‌ तदू शब्द 
के ङ्‌ वकार 7 २ 20 1102 1 6 डड (और ए नाकार अकार, i आदश को 


००४ व्याकरणम हास्न 
मा भूत्‌। यौः पन्थाः स इति । 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यश्च त्तज्ञीपयति-अळ्विौ 
स्थानिवद्भावो न भदतीति। यद्यमदो जग्धिल्यपृतिकिति इति ति 
७५ सिदे ७ 0.५ ~ 
कितीत्येच सिद्धे ल्यव्‌अहणं करोति । तस्मान्नाथोऽनेन योगेन । 
आरसभ्यमाणेऽप्येतस्मिन्‌ योगे। 
अळ्विधौ प्रतिषेघेडविशेषणउप्राप्तिस्तस्यादर्शनात्‌ । 


अल्विधो प्रतिषेधेऽसत्यपि,विशेषणे समाश्रीयमाणे, असति तस्मिन्‌ 
बिरोषणे,अप्रासिर्विधः । प्रदीव्य प्रसीब्य । किं कारणम्‌। तस्यादर्शनात्‌ । 


TTT ETS 





स्थानिवद्भाव से हळू मान कर इळूड्याप्‌० सूत्र से सु का लोप प्राप्त होता है। 
अळूविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध होने से नहीं होता । 


यइ भी कोई प्रयोजन नहीं। आचाय के व्यवहार से ही अळ्विधि में 
स्थानिवद्धाव का निषेध भी सिद्ध है। अरो जमिधर्त्यपृतिकिति इस सूत्र सें ति 
किति से सिद्ध होने पर जो त्यप्‌ ग्रहण किया है उससे पता लगता हे कि 
अळू विधि में स्थानिवद्धाव नहीं होता । अन्यथा प्रजग्ध्य (प्र अदू-क््ा-ल्यप्‌ ) 
यहां प्र पूवैक अद्‌ धातु से परे क्वा के स्थान में हुए ल्यप्‌ आदेश में स्थानि- _ 
चद्भाव से तकारादि कित्व आ जायगा तो ति कित सेवी त्यप्‌ में भी अद्‌ को 
जग्धि आदेश सिद्द, हो जाने पर ल्यप्‌ ग्रहण व्यर्थै है । किन्तु आचार्य देखते 
हैं कि स्थानिवङ्गाव से ल्यप्‌ में कवा के प्रत्ययस्व कृत्य अव्ययत्व आदि अछू- 
भिन्न धर्मों का अतिदेश तो हो सकता है पर तकारादित्व कित्व आदि अछ्‌- 
सम्बन्धी धर्मी का अतिद नहीं हो सकता इस लिय ति किति के होते हुए भी 
ख्यप्‌ ग्रहण करते हैं। इससे अल्विधि में स्थानिवद्भाव का न होना सिद्ध होगा है। 
इस प्रकार शास्त्रीय ज्ञापकों द्वारा अनछृत्रिधि में स्थानिवद्भाव सिद्ध होने पर यह 
सूत्र व्यथै दै । इसकी आवश्यकता नहीं ।' 

इस सूत्र के बनाने पर भी अनलुविधी यह अंश तो फिर भी न रखना चाहिये । 
क्योंकि अनळूविधौ के न रहने पर भी सूत्र में कहे हुए विशषण के लक्ष्य में न 
होने से उस सूत्र को उस लक्ष्य में प्राप्ति हवी नहीं हे । जैसे आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः 
इस सूत्र में बलादि विशेषण र्गा कर आर्धधातुक को इद्‌ क्वा है । प्रदीव्य प्रसीव्य 





१ इस प्रकार भाध्यकार ने शास्त्रोक्त ज्ञापको से ईस प्रकार भार्‍्यकार न शास्त्रोक्त ज्ञापको से स्थानिवत्सूच को अन्यथा सिद्ध, 


१५०० 


। ु 
क अजाच्यान कर दिया है, Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अष्टम आह्विक ५०५ 
वळादेरिच्युच्यते । न चात्र वलादि पश्यामः । 


नलु चैवमर्थ एवायं यल्लः क्रियते-अन्यस्य कार्यसुच्यमान- 
'मन्यस्य यथा स्यादिति ।- 


सत्यमेवमर्था, न तु प्राप्नोति । कि कारणम्‌ । 
सामान्यातिदेशे हि विशेषानतिदेशः । 


` सामान्ये ह्यतिदिइयमाने विशेषो नातिदिष्टो भवति। तद्यथा 
ब्राह्मणवदस्मिन्‌ क्षत्रिये वर्तितव्यमिति। सामान्यं यदू व्राह्मणकार्य तत्‌ 
क्षत्रियेऽतिदिञ्यते । यद्‌ विशिष्ट माठरे. कौण्डिन्ये वा न तद्तिदिइ्यते। 
एवमिहापि यत्‌ सामान्यं प्रत्ययकार्यं तदतिदिङ्यते यदू विशिष्टं बलःदेरिति 


आदि लक्ष्यों में त्यप्‌ वलादि' नहीं, तो वहां इद की प्राप्ति ही नहीं होगी । 
ल्यप्‌ को तन्निमित्तक इद्‌ होगा उसके लिय अनळूविधौ अहण कर के भळूविधि में 
स्थानिवद्भाव का निषेध करने की आवश्यकता क्या है । 





इसी लिय तो स्थानिवत्सूत्र बना कर यह यत्न किया जा रहा है कि अन्य 
को कहा हुआ कार्य अन्य को हो जाय। क्त्वा को कहा हुआ कार्य त्यप्‌ को हो 
जाय । अर्थात्‌ स्थानिवद्भाव द्वारा क्स्वा का वलादित्व ल्यप्‌ में आ जायगा, और 
ल्यप्‌ को तन्निसित्तक इट्‌ होगा । 


ठीक है इसी लिय यह यत्न किया जा रहा है, फिर भी प्रदीव्य प्रसीव्य में 
इडागम नहीं ग्राप्त होता । क्योंकि 'सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इस परिभाषा 
द्वारा सामान्य धर्म के अतिदेश में विशेष धर्म का अतिदेश नहीं हुआ करता । 
जैसे इस क्षत्रिय में ब्राहमण की तरह बरतना चाहिये ऐसा कदन पर सामान्य बाह्मण 
की तरह उस क्षत्रिय में वरता जाता है । जो विशेष माठर या कोण्डिन्य नामक 
ब्राह्मण है उसकी तरह नहीं चरता जाता। इसी प्रकार यहां ल्यप्‌ में क्त्वा के जो 
सामान्य धमै हैं कृत्व, प्रत्ययत्व, अव्ययर्‌ः आदि उनका स्थानिवङ्गाव से अतिदेश 
हो जायगा पर तकारादित्य या वलादित जो विशेष धर्म है उनका अतिवेश 

तकारादित्व या 

१. क्त्वा कवळ भी होता है, इडादि भी होता है, क्त्वा में वलादित्व 
के होने पर भी उसे अविवक्षित मान कर उसका आश्रयण न होने से स्थान- 
वदूभाव से भी त्यप्‌, में बलादित्व नहीं आयगा, स्वरूप से तो है ही नही. ऐसा 


अभिप्राय है । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५०६ . च्याकरणमद्दासाष्य' 


न तद्तिद्श्यते । 


यदेवमग्रहीत्‌ , इट ईटीति सिचो छोपो न पाप्नोति । अनळ्विधा- 

विति पुनरुच्यमाने इहापि प्रतिषेधो भविष्यति प्रदीव्य प्रसीव्येति । 

विशिष्ट ह्योषोञ्लमाश्चयते वल नाम । इह च प्रतिषेधो न भविष्यति अग्रही- 
दिति । विशिष्ट छोषो5नलमाभ्रयते इरं नाम 


न होगा तो इडागम न होगा। इस छ्यि अनछूविधो अहण की कोई आवश्यकता 
नहीं । 





यदि सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इस परिभाषा को मान कर अनळूविधौ 
का खण्डन करेंगे तो अग्रहीत्‌ ( ग्रहूइट्‌ सिच ईट्‌ तिप्‌ लुङ्‌ ) यहां ग्रहोऽलिटि 
दौषेः से इद को दी करने पर इट से परे इंद न होने से इट ईटि से सिचत का 
लोप नहीं प्राप्त होगा । क्योंकि दीधै हुए इट्‌ में स्थानिवज्चाव से _सामान्य धसे 
इकार का ही अतिदिश होगा । इट्‌ इस विशेष धस का नहीं। यदि सूत्र में 
अनळ्विधि ग्रहण कर के सामान्य के साथ विशेष का भी अतिदेश मान छेते 


' हैं तो अग्रहीत्‌ में इद्‌ के अकूसिन्न विशिष्ट शब्द होने से अछूविधि न होगी। 


उससे स्थानिवद्भाव से इद्‌ मान कर इट ईट से सिच्‌ का लोप सिद्ध हो जायया । 
और प्रदीव्य प्रसीव्य में वळू के विशिष्ट अछ्‌ होने से अळ्विधि हो जायगी तो 
स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर ल्यप्‌ के बलादि न होने से इद्‌ न होगा । इस 
ल्यि सामान्य के साथ विशेष का भी अतिदेश होता है इस बात का ज्ञापन करने 
के लिये सूत्र सै अनळ्विधि ग्रहण करना चाहिये ।' 





१. कित्‌ छित्‌ आदि अनुबन्ध तो स्थानी में अविद्यमान होते हुए ही कार्य के 
साधक होत हैं इस सिद्धान्त के आधार पर बे अळू नहीं माने जायेंगे तो 
'अनळूविधो यह निषेध अनुबन्धों सें नहीं लगेगा । उससे क्त्वा का कित्त्व स्थानिवद्भाव 
स ल्यपू में आ जायगा तो प्रदीव्य प्रसीव्य में लघूपधगुण का क्ङिति च से निषेध 
सिद्ध हो जायगा । कवा का तकारादित्व तो अनुवन्ध नहीं हैं बल्कि विशिष्ट अळू 
है इस लिये वह स्थानिवद्भाव से नहीं आयगा तो इद्‌ न होगा। इसी ल्यिन 
स्यपि यह ईत्वनिषेध-विधायक सूत्र चरितार्थ होता है। अन्यथा अनुबन्ध के_ अल्‌. 
होने से कृत से क्त्वा का किक ल्यपू में न आयगा तो प्रदाय बिहाय इत्यादि में कित्‌ 
पर्‌ न होने से घुमास्थागापा० से इत्व प्राप्त ही नहीं । उसके लिये निषेध करना 
व्यथे है । यही निषेध इस वात का जापक है कि अनुबन्धो को अळू नहीं माना 
आता | वैसे दछः इनः शानज्यो यहां इना के स्थान में हुए शानच को शित्‌ 
कना यह भी सिद्ध करता है कि कहीं २ अनुवन्धो को अळू भी मान लिया | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम गाहिक “७०७ 


यदि तर्हि सामान्यमप्यतिदिदयते विशेषश्य। 
संत्याश्रये विधिरिष्टः 
सति च वलादित्वे इटा भवितव्यम्‌। अरुदितांम्‌। अरुदितम्‌ । 


अरुदित । 
किमतो यत्‌ सति भवितव्यम्‌ । 


प्रतिषेधस्तु प्राम्नोत्यस्विधित्वात्‌ । 


प्रतिषेधस्तु प्राप्नोति । किं कारणम्‌ | अळ्विधित्वात्‌। अळ्विधिरयं 
भवात। तत्रानल्विधाविति प्रातषचः प्राप्नोति ॥ 


न वानुदेशिकस्य प्रतिषेधादितरेण भावः । 
नवा एष दोषः। कि कारणम्‌। आजुदेशिकस्य प्रतिषेधात्‌ । 


अनलुविधिग्रहुण करके यदि सामान्य के साथ्‌ विशेष का भी अतिदेश 
मानेंगे और आश्रय होने पर अर्थात्‌ वलादि निमित्त विद्यमान होने पर अरुदिताम्‌ 
अर्दितम्‌ अरुदित ( रुद्‌-छङ तस्‌ थस्‌ थ) इत्यादि में इद्‌ आदि को विधि इष्ट 
मानेंगे तो जो निमित्त होने पर होना है वह केसे होगा ? वलादि होने पर इद्‌ 
होना हे (वह वलादित्व वनता नहीं)। 

क्यों ? इसमें आपको क्या है । वलादि निमित्त होने पर इट्‌ की विधि दृष्ट ` 
होनी ही चाहिये । 

इसमें सही दै कि अरुदिताम्‌ आदि में वलादिनिसित्त होने पर इद्‌ विधि हृष्ट 
तो है पर उससें अनळ्विधौ यह निषेध प्राप्त होता है । अरुदिताम्‌, अरुदितम्‌ 
से तस थल के स्थान सें हुए ताम्‌ तम्‌ आदेश में स्थानिवद्भाव से प्राप्त विशिष्ट 
वलादित्व धर्म का अडविधि होने से निपेध हो जायगा तो रुदादिभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके 
से वलादि सार्वधातुक को विधीयमान इद्‌ का आगम न हो सकेगा । 

यह कोई दोष नहीं । अरुदिताम्‌ , अरुदितम्‌ यहाँ ताम्‌ तम्‌ में आनुदेशिक 
अथोत्‌ तस्‌ थस्‌ रूपं स्थानियों से अतिदेश से आप्त होने वाळे वलादित्व का 
अनळूविधौ से निषेध हो जावे। तो भी स्वाश्रय अथौत्‌ अपना ताम्‌ तम्‌ आदेश 





जाता है। रना का शकार अनुबन्ध अल्‌ होन से स्थानिवदूभाव द्वारा शानच्‌ में 
नहीं आ सकता था तभी शानच्‌ को शित किया दै। लक्ष्यानुरोघ से ये दोनों] 
पक्ष व्यवस्थित हें । तात्पये यह है कि ल्यप्‌ में कतवा का कित्व आवै या'न आवे तकारा- 
दित्व तो सर्वथा अल होने से कदापि नहीं आ सकता । ` 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


(३ स्य अ 
पी» २ 





(क व्याकरणमद्दाभाष्य 


अस्त्वत्रानुदेशिकस्य वलादित्वस्य प्रतिषेधः। स्वाश्चयमन वलादित्वं 
भविष्यति । ; 

नेतद्‌ विवदामहे वळादिर्नबळादिरिति। कि तर्हि? स्थानिवद्‌- 
भावात्‌ सार्वधातुकत्बमेषितव्यम्‌ । तत्रानल्विधाविति प्रतिषेधः 
पराप्नोति । 
. कि पुनरादेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिषेधो भवति । आहोस्विदविदो- 
घेण | आदशे चादेशिनि च । ं - 

कश्चात्र विशेषः। | 

आदिश्यळूविधिप्रतिप्रेधे कुरुवधपिबां गुणबृद्धिप्रतिषिधः | 

आदेरिन्यळविधिग्रतिषेधे कुरुवधपिवां गुणवृद्धयोः प्रतिषेधो 

बक्तव्यः | कुरु इत्यत्र स्थानिवद्भावादङ्गसंक्षा स्वाश्रयं च ळघूपधत्वम्‌ । 


का वलादित्व होने से इडागम हो जायगा । आनुदेशिक = स्थानी सम्बन्धी, अतिद्‌श-' 
रभ्य । इतरेण= दूसरे अ्थीत्‌ आदेश से । 


अरुदिताम्‌, अरुदितम्‌ में ताम्‌ तम्‌ के वलादि होने न होने का विवाद नहीं 
हे अपितु ताम्‌ तम्‌ को इद्‌ करने के लिये उसमें सार्वधातुक धर्म लाना तो 
स्थानिवदूभाव से अवश्य एष्टव्य है । विना . सार्वधातुक हुए वलादि होने पर भी 
ताम्‌ तभ्‌ को इट्‌ नहीं हो सकता। उस सामान्य सावेधातुकत्व धमै के साथ 
विशेष वछादित्व का भी अतिदेश करना आवश्यक होगा क्योंकि वलादि साईँधातुक 
ण है उसमें वळू के अळ्विधि होने से स्थानिवद्भाव का निषेध प्राप्त 
223 न व आतिदेशिक वझादित्व न हो सकने से इर्‌ नहीं 


तो फिर पहले यही विचार कर हें कि अनळूविधौ यह निषेध क्या आदेशिनि 


अछि = स्थानी सम्बन्धी अळू में ही लगता है या अविशेवेणं = सामान्यतया 
और आदेश सम्बन्धी सभी अल्‌ में लगता है । ; नई 


इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? क्योंकि 
यदि स्थानी सम्बन्धी अछ में ही अनलूविधौ से स्थानिवज्ञाव का निषेध 


होता हे आदेश सम्बन्धी अळू में नहीं होता तो कुरु, वधक, पिव में प्राप्त गुण 
बृद्धि का निषेध कहना होगा। कुरु ( क-उ-छोद सिप्‌ ) यहां अक्लसेशक कृ के. 


सपान में साबेधातुक गुण और अत उत्सार्वधातुके से अकार को उकार हो कर कुर्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम जाहिक _ ५०९ 


तत्र लघूपधगुणः प्राभोति । वधक इत्यत्र स्थानिवद्धावादङ्गसेश्ञा स्वाश्रयं 
चाडुपधत्यं तत्र वृद्धिः प्राप्तोति । पिबत्यत्र स्थानिचद्भावादङ्गसंज्ञा स्वाश्रयं 
च लघूपधत्बम्‌ । तत्र लघूपधगुणः प्राप्तोति । ; 


अस्तु ता विशेषण आदेशे आदेशिनि च । 
आदेश्यादेश इति चेत्‌ सुपृतिङ्कृदतिदिट्टेपूपसंख्यानम्‌ । 
आदइयादेश इति चेत्‌ सझुपतिङरद्‌तिदिष्टेषूपसंख्यानं कतंव्यम्‌। 


यह लघूपथ हो जाता है। कृ के स्थान में हुए कुर्‌ शब्द की अङ्गसंज्ञा करने में 
स्थानो सम्बन्धी अछ न होने स्थानिवद्भाव हो कर अङ्गसंज्ञा हो जायगी तो 
कुर्‌ के स्वाश्रय अथात्‌ स्वयं अळू रूप लघु उकार उपधा वाळा होने से पुगन्त- 
लघूपधस्य च सूत्र से. लघूपधगुण ग्राप्त होता है। उसका निषेध कहना होगा । 
वधकः यहां हनःण्वुटू इस अवस्था में अङ्गसज्ञक हन्‌ के स्थान में बहुलं तणि इस 
वातिक से हरन्त वधादेरा पक्ष में, व॒ यहं आदेश होता है। हन्‌ के स्थान में 
हुए वध्‌ की अङ्गसंज्ञा करने में स्थानी सम्बन्धो अछ्‌ /न होने से स्थानिवद्भाव होता ?#£!- 
जायगा तो वध अङ्ग बन जायगा। वध के स्त्राश्रय अर्थात्‌ स्वयं अळू रूप हस्व स 
अकार उपधा चाळा होने से अत उपधायाः से वृद्धि प्राप्त होती हे उसका निषेध 
कहना होगा | पिय यहाँ (पा शप्‌ लोट्‌ सिप्‌.) इस अवस्था में अङ्गसंज्ञक पा के स्थान 

में पाव्राभ्ना० से हुनत पिवादेश पक्ष में पिबू यह आदेश होता है। पिब की 
अङ्गसंहा करने भें स्थानी सम्बन्धी अळू न होने से स्थानिवद्भाव हो कर अङ्गसंज्ञा 
हो जायगी तो पिव्‌ के स्वाश्रय अथोत्‌ स्वयं अलरूप लघ इकार उपधा वाला होने . 
से पुगन्त० से ळधूपधयुण प्राप्त होता है उसका निषेध कहना होगा । 











अच्छा तो सामान्यतया स्थानी और आदेश सम्बन्धी सभी अल्‌ में अनळ्विधौ 
यह निषेध मान लेवे । 

स्थानी या आदेश सम्बन्धी सभी अछ्‌ में अनल्विधौ यह निषेध मानेंगे तो 
सुप्‌, तिङ्‌ और कृत्‌ के आदेशों में स्थानिवद्भाव कहना होगा । सुप्‌ जैसे--इक्षाय । 
प्लक्षाय ( वृक्ष, प्लक्ष-डे ) । यहाँ सुप्संज्ञक डे के स्थान में ठेयेः से य आदेश होता : 
है। य आदेश की सुप्‌ संज्ञा करने में स्थानी सम्बन्धी अळू न होने से स्थानिवद्भाव 





१. कुरु आदि उक्त उदाहरणों में स्थानी सम्बन्धी अछ नहीं हैं। आदेश 
अल्‌ तो दै। आदेश सम्बन्धी अछ्‌ में अनळूविधौ निषेध नहीं लगेगा तो स्थानिवद्भाव 


हो कर उक्त दोषु प्राप्त होते है, Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


* 





५१० . ख्याक्रणसहा भाष्य 


खुप्‌, वक्षाय प्लक्षाय | स्थानिवद्धावात्‌ रुप्संशा । स्वाश्रयं च यआवित्व 
तत्र प्रतिषेधः प्राप्तोति । सुप । तिङ्‌, अरूदितास्‌। अरुढितिस्‌ । अरुदित। 
स्थानिवद्भावात्‌ सार्वधातुकसंज्ञा । स्वाश्रयं च वढादित्व तत्र प्रतिषेधः 
पराप्नोति । तिङ्‌ । छृदतिदिष्टम्‌, सुवनम्‌ | सुवनम्‌ । घुवनम्‌। स्थानिव- 
द्भावात्‌ प्रत्ययसंज्ञा.। स्वाश्रयं चाजादित्वं तत्र ्रतिषेधः प्राप्नोति । र 
कि पुनरत्र ज्यायः ? क 
आदेशिन्यल्याभ्रीयमाणे प्रतिषेध इत्येतदेव ज्यायः। कुत एतत्‌ । 
हो कर सुप्‌ संज्ञा हो जायगी. किन्तु य आदेश में स्वाश्रय अर्थात स्वयं अळू रूप 
यजादित्व . होने से और दोघेविधि में यन्‌ का आश्रयण होने से दीर्धविधि के 
अळ्विधि होने से अनल्विधौ यह निषेध छग जायगा तो स्थानिवद्भाव का निषेध 
हो कर य आदेश सुप्‌ न होगा। उससे सुपिच से दीर्ध नहीं ग्राप्त होता । तिङ 
` जैसे--अरुदिताम्‌ । अर्दितम्‌ ।  रुदू, लङ्‌ , तस्‌ , थस्‌ ) यहां सावैधातुकसंज्ञक 
तस्‌ थस्‌ के स्थान में ताम्‌ तम्‌ आदेश होते हैं । ताम्‌ तमू की सावैधातुकसंज्ञा करने 
में स्थानी ससम्त्रन्धी अळ न होने से स्थानिवद्धाव हो कर सार्वधातुकसंज्ञा हो 
जायगी किन्तु ताम्‌ तम्‌ में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वयं अळू रूप वलादित्व होने से 
इड्विधि के अळूविधि होने से अनळ्विधौ यह निषेध छग जायगा तो स्थानिवज्चात्र 
का निषेध हो कर ताम्‌ तम्‌ सार्वधातुकसंज्क न होंगे । उससे रुदादिभ्यः सार्वधातुके 
से इद्‌ का आगम नहीं प्राप्त होता । कृत जैसे- भुवनम्‌ । सुवनम्‌ । धुवनम्‌ । 
(ज्‌ स्‌ धू-क्यु ) यहां इत्संज्ञक औणादिक क्यु प्रत्यय के स्थान में युवोरनाकौ से 
अन आदेश होता है। अन आदेश की कृत्संशा करने में स्थानी सम्बन्धी अळू न 
होने से स्थानिवद्गाव हो जायगा तो 'अन' आदेश इत्संज्ञक बन जायगा । किन्तु 
अन आदेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वय. अळू रूप अजादित्व होने से अनलूविथौ यह 
निषेध लग जायगा तो स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर अन आदेश कुत्संज्ञक या 
प्रत्ययसंज्ञक न होगा । उससे अचि इनुधातुश्रवां० से डवङ्‌ नहीं प्राप्त होता। क 
उक्त दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष मानना अधिक अच्छा है ? 
स्थानी सम्बन्धी अळू में ही अनलुविधौ यह निषेध छगता हे आदेश सम्बन्धी 
अळू में नहीं लगता यही मानना अधिक अच्छा है। क्‍योंकि स्थानी के जो कार्य 
आदेश मै स्वतः प्राप्त नहीं उन्दी विशिष्ट स्थानी सम्बन्धी कायी का स्थानि- 
वदादेशोञनळ विधो इस अतिदेश सूत्र द्वारा आचारय अतिदेश करते हैं। तो 
४ (> ह टरी दावे मी. स्थानी के ही. आदेश «में, झतिदिष्ट प्राप्त 


अधस भाद्धिक ५११ 


यथा ह्ययं विशिष्ट स्थानिकार्यमादेरोऽतिदिशिति गुरुवद्‌ गुरुपुत्रे इति 
यथा । तद्यथा गुरुवद्स्मिन्‌ गुरुपुत्रे वर्तितव्यमन्यत्रोच्छिष्टमोजनात्‌ पादो- 
पसंग्रहणाच्चेति । यदि च गुरुपुत्रोपि गुरुभेवति तदपि कर्त्तव्यं भवति 
अस्तु तहि आदेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिषेघः। | 
नडु॒चोक्तमादेश्यळ्विधिप्रतिषेधे कुरूवधपियां गुणवद्धिपतिषेछ 
इति । 
नेष दोषः। करोतौ तपरनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । पिबिरदन्तः । वधक 


होते हें । अनळूविधौ से उन्हीं स्थानी सम्बन्धी अळू कायो का निषेध होगा । 
आदेश सम्बन्धी अळू कायी का नहीं दोगा। जैसे गुरु के पुत्र में गुरु के समान 
बरतत हुए गुरु सम्बन्धी उच्छिप्ट भोजन और. पाद:पसंम्रहण ( गुरु के पैर छूना ) 
_ इन कार्यों को छोड़ कर गुरु पुत्र मै बरता जाता हे । स्थानी के जो धर्म आदेश में 
स्वतः सिद्ध हैं उनके लिय स्थानिवत्‌ इस अतिदेश की आवश्यकता नहीं । 
अरुदिताम्‌, अरुद्तिम्‌ में स्वतः वलादित्व होने से उसके छ्यि तो अतिदेश की 
आकाङ्क्षा है नहीं । केवल सार्वधातुकत्व छाने के लिये स्थानिवत्‌ अतिदेश किया , 
जायगा । उसके अळविधि न होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो इर्‌ सिद्ध हो 
जायगा । इसी प्रकार वृक्षाय आदि में आदेश के स्वाश्रय अल्‌ काय होने पर भी 
स्थानी सम्बन्धी अल न होने से दोष न होगा। गुरु के समान गुरुपुन्न में वर्तगा 
चाहिये इस इप्टान्त में भी यह बात विशेष है कि गुरुपुत्र भी यदि गुरु हो 
तो उसका उच्छिष्ट भोजन तथा पादोपसंग्रहण भी किया जाता हवै ।' 
अच्छा तो स्थानी सम्बन्धी अळू में अनल्विधौ यह निषेध मान लीजिये । 
स्थानी सम्बन्धी अळू में अनळूविधौ यह निषेध मानने पर जो कुर वधक पिब 
में गुणबृद्धि प्रतियध कथन रूप दोष दिया था उसका क्या समाधान है ? 


यह कोई दोष नहीं । कुरु में तो अत उत्सार्वधातुके यहाँ उत्‌ में उकार 


१. जो स्वरूप से आदेश में प्राप्त नहीं होता उसकी प्राप्ति के लिये आदेश को 
अतिदेश की आकाङ्क्षा होती है स्थानिवत्‌ इति । अनल्विधौ यह प्रतिषेध भी अतिदेश 
का अङ्ग है, तो युक्त ही है कि स्थानि-सम्बन्धि-अल्‌ आश्रित करके प्राप्त होने वाळे 
कार्य में प्रदत्त हो । 4 
; २. गुरुवत्‌ इस अतिदेश से प्राप्त हुए उच्छिष्ट भोजनादि का तो निषेध किया 
जाता है, पर अपने स्वरूप स्थित गुरुत्व से जो उच्छिष्ट भोजन आदि प्राप्त है उसका 


निषे ध नहीं हा Mor Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५१२ ख्याकरणसहाआज्य 


इति नायं ण्युल्‌ । अन्योऽयमकराब्दः किदौणादिकः । रुचक इति यथा । 
एकदेशविकृतस्योपसंख्यानम्‌ | 


एकदेशविकृतस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌। पचतु पचन्तु 
इति । तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्‌ । 


एकदेशविङ्कतस्यानन्यत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 


एकदेशविकृतमनन्यवद्‌ भवतीति तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं अविष्यति । 
तद्यथा श्वा कर्ण पुच्छे वा छिन्ने श्वेव भवति । नाश्वो न गदभ इति । 


; अनित्यबिज्ञानं हु । ` 
अनित्यविज्ञानं तु भंवति। नित्याः शब्दाः। नित्यषु च नाम 





को तपर करने से गुण न होगा। क्योंकि वहां विना तपर के भी हस्त अकार के 
स्थान में हस्व उकार सिद्ध है। फिर तपर का प्रयोजन यही दै कि दस्व अकार 
के स्थान में हस्व उकार ही रहे | गुण आदि द्वारा विकृत न हो। पिब में पिबादेश 
को इळन्त न मान कर पिब इस प्रकार अदन्त मानेंगे तो लघूपघ न होने से 
गुण न द्दोगा। वधकः में इन्‌ से प्युल न मान कर औणादिक्‌ क्युन्‌ प्रत्यय मानेंगे 
तो कित्‌. होने से उपधा वृद्धि न होगी। जैसे रुचकः ( रुचु-क्युन्‌ ) में क्नुन्‌ के कित्‌ 
होने से रघूपथ गुण नहीं होता । 
एकदेश में विकाररूप आदेश को स्थानिवत्‌ कहना चांहये। जो आदेश 
सम्पूण स्थानी को न हो कर उसके एकदेश = अवयव को होता है वह थी 
स्थानिवत्‌ होता है ऐसा कहना चाहिये। क्या प्रयोजन हे ? जिससे पचतु पचन्तु 
- (पचष-छोद्‌ तिप्‌, झि ) यहां पच्‌ धातु से लोट छकार में तिप्‌ के एकदेश इकार 
के स्थान में एरः से उकार आदेश होता है। उसे स्थानिवद्भाव से तिङ्‌ मान कर 
पदुसंज्ञा हो सके । १ 
एकदेशविक्ृतमनन्यवद्‌ भवति इस परिभाषा को मानने पर उक्त दोष नहीं 
होगा । इस परिभाषा का अधे है--कि एकदेश में विकार होने पर भी वस्तु अन्य 
नहीं होती वही रहती है। उससे पचतु पचन्तु में उकार को तिङ्‌ मान कर 
पदसंज्ञा दो जायगी । जैसे कुत्ता कान या पूंछ कट जाने पर भी कुत्ता ही रहता है 


घोड़ा या.गधा नहीं बन जाता । वैसे तिप्‌ के एकदेश इकार को उकार होने पर भी 


बह ति शब्द ही समझा जायगा। ति शब्द को तुशब्द आदेश समझ कर पदसंज्ञा 
हो जायगी । 


हि पु के एकवेश इकार सें उकार रूप विकार कर के उसे ति शब्द समझा 
(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by ngotri 


अश्म भाहिक ७१३ 


व्देषु कूटस्थेरविचालिभिर्वणेभवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । तत्र 
स प्वायं विकृतश्रेत्येतन्नित्येषु शब्देषु नोपपद्यत । तस्मादुपसंख्यानं 
कर्तव्यम्‌ । भारद्वाजीयाः पठन्ति-- 


एकदेशविकृतेपूपसंख्याने कतव्यम्‌ । 
कि प्रयोजनम्‌ । पचतु पचन्तु । तिङ्ग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्‌ । 
कि च कारणं न स्यात्‌ ! 


अनादिरात्वात्‌ । 
आदेशः स्थानिवदित्युच्यते। न चेमे आदेशाः । 
रूपान्यत्वाच्च । 


अन्यत्‌ खल्वपि रूपं पचतीति, अन्यत्‌ पचत्विति । 


इमेऽप्यादेशाः। कथम्‌। आदिइयते यः स आदेदाः। इमेऽप्या- 
दिड्यन्ते । 





जायगा तो वह अनित्य हो जायगा। हम शब्दों को नित्य मानते दें । नित्य शब्दों 

में वणी को कूटस्थ अविचलित तथा नाश, बृद्धि, विकार रहित होना चाहिये । 

यदि इकार में विकार होने पर भी वही ति शब्द है तो यइ बात नित्य शब्दों में 

नहीं बनती । इस लिये उपसंख्यान द्वारा स्थानिवद्भाव कह देना चाहिये उससे 

ति शब्द्‌ के स्थान में तु शब्द आदेश समझ कर अनित्यता न होगी । इसी 

बात को भारद्वाजीय लोग इस प्रकार कहते हैं कि एकदेश में विकार वाले 

शब्दों को स्थानिवत्‌ कहना चादिय। जिसस पचतु पचन्तु मे उकार को स्थानि- ` 
वद्धाव से तिङ मान कर पदसंझा हो सके । 


क्या कारण है जो पचतु पचन्तु में तिङन्त मान.कर पद्संशा नहीं हो सकती ! 

आदेश को स्थानिवत्‌ कहा है । पयतु पचन्तु ये आदेश नहीं हैं। क्योंकि 
सम्पूण ति शब्द के स्थान में उकार नहीं हुआ है। और पचति तथा पचतु के 
रूप में भी भेद है । पचति और है पचतु और। इस लिय पचतु पचन्तु मै स्थानिवद्धाव 
न होने से तिङन्त मान कर पदसंज्ञा नहीं हो सकती । 

ये भी तो आदेश हें । तिपू के अवयव इकार के स्थान में होने से उकार 
भी आदेश दै । क्योंकि जो किसी के स्थान में होता दे वही आदेश कहाता दै। 
स्थान मे दोन सेयेभी आदे. आ dollection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५५१४ ब्याकरणमदा भाष्य 


आदेश: स्थानिवादेति चेन्नानाश्रितत्वात्‌ । 


आदेशः स्थानिचदिति चेत्‌ तन्न | किं कारणम्‌। अनाश्चितत्वांत्‌। 
योतरादेरो नासावाश्रीयते | यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 
नैतन्मन्तव्यं समुदाये आंश्चीयमाणेऽवयवो नाश्रीयते इति | अभ्यन्तं- 
रो हि समुदायस्यावयवः। तद्यथा वृक्षः प्रचलन्‌ सहावयचैः 
प्रचलति ।. र 
आश्रय इति चदळविविप्रसज्ञः । 


आश्रय इति चेद्ळ्विधिरयं भवति । तत्रानढ्विधाविति 
प्रतिषेधः प्राप्ोति । 


नैष दोषः। नेवं सति कञ्चिदूनळ्विधिः स्यात्‌ । उच्यते चेदमनळू- 
OA 


. विधाविति। तत्र प्रकर्षगतिर्विज्ञास्यते साधीयो योऽळ्विधिरिति। कश्च 





यदि इन्दे भी आदेश मानेंगे तो बात नहीं बनती। क्योंकि जो आदेश हे 
अर्थात्‌ उकार, वद्द पदसंज्ञा में लिया नदरी गया। और जो छिया गया है अर्थात्‌ ति को 
तु, वह आदेश नहीं हुआ । 
ऐसा नहीं समझना चाहिये कि समुदाय के लिय जाने पर उसका अवयव 
नहीं लिया जाता। जब कि अवयव; समुदाय के अन्दर ही विद्यमान होता है। 
जैसे वृक्ष हिळता हुआ अपने अवयव शाखा पल्ळवादि के साथ ही दिलता है इसी 
प्रकार तिपू इस समुदाय का पदसंज्ञा मे आश्रयण के समान उसका अवयव इकार 
सी ळे छिया जायगा । ह 


यदि ति के अवयव इकार को भी तिके समान पद्संशा का आश्रय 
अथवा निमित्त मानेंगे तो इकार के अळ होने से. पदसंज्ञा भी अछ्विधि हो 


जायगी । उसमें स्थानिवद्भाव का निषध प्राप्त हो कर पचतु पचन्तु की पद्सज्ञा-न 
हो सकेगी । 


यह कोइ दोष नहीं । इस प्रकार तो कोई भी अनछूविधि न होगा। अनल 

के साथ स्वतः प्राप्त अळू को ले कर कोई भी अळूविधि होने से न बच सकेगा । 
सभी अळूविधि हो जायेंगे । और सूत्र में अनठुविधो कहा हे । ‘उससे अलविधि शब्द 

में विशिष्ट अछ्विधि का महदण दो कर उसी अछूविधि का निषेध समझा जायगा 
जो साधीयः बहुत ठीक वस्तुतः भळ्विधि होगी । वस्तुतः कौन अछूविधि दै! 

` जदा मुख्य रूप से. साक्षात, आङ, का दी, आश्रयण 7क्रिय॥है॥०जद०तोः”'जान्सरीयक 


अष्टम भाह्विक ५१५ 


साधीयः। यत्र प्राधान्येनाळू आश्रीयते। यत्र हि नान्तरीयकोऽल्‌ 
आश्रीयते नासावनू्विधिरिति । अथवोक्तमादेशग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ 
आदेशमात्रं स्थासिवद्‌ यथा स्यादिति । 

-अडुपपन्नं स्यान्यादेशत्वं नित्यत्वात्‌ | 


स्थानी आदेश इति नित्येषु शब्देषु नोपपद्यते । कि कारणम्‌ । 
नित्यत्वात्‌ । स्थानी हि नाम भूत्वा यो 7 भवति। आदेशो हि नाम 
योऽभूत्वा भवति । पतच्च नित्यैु शब्दप नोपपद्यते यत्‌ सतो नाम 
विनाश: स्यात्‌ असतो वा प्रादुर्भाव इति। 


सिद्धं तु यथा लौमिक्वैदि करेष्व भूतपूर्वीपि स्थांनशाव्दप्रयोगात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । यथा लौकिकवेदिकेषु इतान्तेषु अभूतपू- 


चपि स्थानशाब्द्प्रयोगो वर्तते। लोके तावदुपाध्यायस्य स्थाने शिष्य 
. साक्षादनुपदिष्ट, अनल्‌ के साथ स्वतः प्राप्त अनुमीयमान अळू की विधि है 
वह अळ्विधि नहीं होगी। इससे इकार के स्थान में उकार हो कर भी ति 
के अनळ्विधि होने से स्थानिवद्भाव हो जायगा तो पचतु पचन्तु को तिङन्त 
सान कर पदसंज्ञा हो जायगी। अथवा आदेश अहण का प्रयोजन पहले कह ' 
चुके हैं कि आदेश मात्र में चाहे वह प्रत्यक्ष हो, सम्पूण स्थानी को हुआ दो 
या अजुमानगस्य हो, स्थानी के पुकादेश में हुआ हो सबमें स्थानिवद्भाव दो 
जाये । उससे पचतु पचन्तु में आनुमानिक ति के स्थान में तु आदेशको भी 
स्थानिवत्‌ हो कर पदसंज्ञा दो जायगो। इस लिये एकदेशविक्कतस्योपसंस्यानम्‌ इस 
वचन की कोई आपइ्यकता नडी । 

शब्दों को नित्य मानते हुए किसी का स्थानी या आदेश होना ठीक 
नहीं बनता । क्योंकि स्थानो वह है जो पहले हो कर पीछे नरहे। आदेश वह 
है जो पहले न हो कर पीछे हो जावे। विद्यमान का नाश और अविद्यमान की 
उत्पत्ति ये दोनों वाते नित्य शब्दों से नहीं बनती । 

लोक वेद के व्यवहार में स्थान शब्द का प्रयोग अभूतपूर्व (पहले विद्यमान) 
अथे में भी होने से यइ दोष न होगा। लौकिकेषु वैदिकेषु = लोक भोर वेद में 
होने वाळे । कृतान्तेषु = सिद्धांतों में, व्यवद्दारो में । लोक में व्यवद्ार जैसे-उपाध्याय 
के पहले विद्यमान न होने पर भी उपाध्याय के स्थान में शिष्य काम करे 
ऐसा प्रयोग होता है । वहां उपाध्याय पहले दो कर पीछे न रहता दो यह बात 
नहीं है १८ उपाध्याय) त्वहं इयाप्यही "नाता "जल्हि कहते/क्ा,पुफ गः दे कि जहां 





०१४३ 3 ष्याकरणम दासाण्य 


इत्युच्यते । न च तत्रोपाध्यायो भूतपूर्वा भवति | वेदेपि। सोमस्य स्थाने 
पूतीकतृणान्यमिषुणुय[दित्युच्यते । न च तत्र सोमो भूतपूर्वो भवति । 


कार्यविपरिणामाद्वा सिद्धम्‌ । 
अथवा कार्यविपरिणामात्‌ सिद्धमेतत्‌ । 
_ किमिदे कार्यविपःरेणामादिति । 
काया बुद्धिः सा विपरिणम्यते । 
नजु च कार्याविपरिणामादिति भवितब्यम्‌। द 
सन्ति चेवोत्तरपदिकानि हस्वानि । अपि च बुद्धिः सम्प्रत्यय 


उपाध्याय काम करता था वहां उसके अभाव में अब शिष्य काम करे। वेद में 
सी जेसे--सोमळता के अभाव में उसके न मिलने पर सोमलता के स्थान में पूतीक 
नामक घास विशेष का अभिषव करे ऐसा प्रयोग होता हे । वहां सोमलता 
. हटायी नहीं जाती वल्कि कहदेन का एक ढंग दै कि जहां सोमलता से अभिषव 
_ होता था वहां उसके अभाव में पूतीक से कर लेवे। इससे यह आवश्यक नहीं दै. 
कि पहले हो कर पीछे न होने वाळे अर्थ में ही स्थान शब्द का प्रयोग होता है। 
` जहां भूतपूर्व अथै म स्थान शब्द का प्रयोग होता है वहां उक्त उदाहरणों 
द्वारा अभूतपूर्व अथः मे भी स्थान दाब्द का प्रयोग इष्टिगोचर होता हे इस लिय 
दाब्द अनित्य नहीं दोगे । नित्य ही रहेंगे । र 2 

` अथवा कार्य का = बुद्धि का विपरिणाम होना ही स्थानी या आदेश समझा 
जायगा तो शब्द अनित्य न दोंगे। बुद्धि का परिवर्तन मात्र ही -स्थानी-आदेश- 
भाव है । शब्द उसी प्रकार व्यवस्थित रहते हैं केवळ हमारी बुद्धि ही स्थानी या 
आदेश रूप से परिवारित होती है। 

यह कार्य विपरिणामात्‌ क्या है ? 


कार्योया विपरिणामात्‌ कायैविपरिणामात्‌। कार्यो बुद्धि का नाम है। उसके . 
विपरिणाम को परिवर्तन को कार्यविपरिणाम कहते हैं । उससे हेतु में पञ्चमी हो कर 
कार्यविपरिणामात्‌ ऐसा बनता है । SS 


फिर तो कायोबिपरिणामात्‌ ऐसा होना चाहिये । कार्यविपरिणामात्‌ कैसे हुआ ! 


ब्यापोः संशोछन्दसोबहुल्म्‌ इस सूत्र 'में बहुछू प्रहण से औसरपदिक 
, (उत्तर पद परे रहते) हस्व हो कर कार्यविपरिणामात्‌ ` यन जायगा | अथवा बुढि 
सर सम्धत्यय, (ज्ञात) मे, दोनो, झत्धांत्तर हैं ॥..पुकर ही छे यकः हैँ । क्रिया- 


अष्टम आह्विक - ५१७ 


इत्यनर्थान्तरम्‌ । कार्या बुद्धिः । कार्यः सम्प्रत्ययः | कार्यस्य सम्प्रत्ययस्य 


~ ७१ 


विपरिणामः कार्यविपरिणामः कार्यविपरिणामा दिति । 

परिद्दारान्तरमेवेदं मत्वा पठितम्‌। | 

कथं चेद्‌ परिहारान्तरं स्यात्‌ । 

यदि भूतपूर्वे स्थानशाब्दो वर्तते । 

भूतपूर्व चापि स्थानराव्दो वर्तते । कथम्‌ । बुद्धया । तद्यथा करिचित्‌ 
कंचिदुपद्शिति प्राचोने ग्रामादाञ्रा इति । तस्य सर्वत्राम्रबुद्धिः प्रसक्ता । 


ततः पश्चादाह ये कझ्ीरिणोऽवरोहवन्तः पृथुपर्णास्ते न्यग्रोधा इति। स 
तत्रान्नबुद्धया न्यग्रोधवुद्धि प्रतिपद्यते । स ततः पश्यति बुद्धया आम्रांश्चाप- 


निप्पन्न होने से बुद्धि कायी हे । सम्प्रत्यय कार्य है। उनमें पुंलिङ्ग सम्प्रत्यय शब्द 
का समानाधिकरण कार्य शब्द मान कर कार्यस्य सम्म्रत्ययस्य विपरिणामः कार्यः 
विपरिणामः तस्मात्‌ कायेविपरिणामात्‌ यह निर्देश बन जायगा। दोनों में अभे 
समान दे । बुद्धिविपरिणाम मात्र ही स्थान्यादेशभाव है और कुछ नहीं । 








आपने क्रार्यविपरिमाणाद्वा सिद्धम्‌ यद्द समाधान दूसरा मान कर किया हे । 
वा कहने से यदी भाव निकलता है कि पहले समाधान के अतिरिक्त यह दूसरा 
समाधान भी है। 


यह समाधान दूसरा किस प्रकार बन सकता है । 


यदि स्थान शब्द का प्रयोग भूतपूर्व अथ में भी मान लें। पहला समाधान 
तो अभूतपूर्थ अथे सें स्थान शब्द का प्रयोग मान कर किया गया था अब कार्य 
विपरिणामाद्वा यह दूसरा समाधान भूतपूरै अथ में स्थान शब्द का प्रयोग मान कर 
होना चाहिये । 

भूतपूर्व अर्थ में भी स्थान शब्द का प्रयोग होता हे । कैसे ? बुद्धि से । क्योंकि 
किसी को इटा कर उसके स्थान में किसी को करना यदद सब बुद्धि का ही 
परिणाम हे । शब्द परिणत नहीं होते वल्कि बुद्धि ही परिणत होती हे । जैसे 
कोई किसी से कद्दता है कि गांध से पूवे को ओर आम के वृक्ष हें। यद सुन 
कर वह सब वृक्षों को आम समझने लगता दै । फिर उसे वह कहता है कि जो 
दूध वाळे नीचे को उतरी हुई शाखाओं वाळे ओर चोड़े पत्ते वाळे हैं वे वड 
के वृक्ष दें। यह सुनकर आमों का ख्याल छोड़ देता है” वड़ के वृक्षो का 


१. भाष्य में आन्रबुदथा यह षष्ठयन्त है, अनन्तरम्‌ अध्याहार्य दै । 


CC-0. Prof. Saty Shastri Collection, New Delhi रिम अ by eGangotri 


७१४ व्याकरणसद्दया भाष्य 


कृष्यमाणान्‌ न्यग्रोधांश्रोपधीयमानान्‌। नित्या एव च स्वस्मिन्‌ विषये 
आज्राः नित्याश्च न्यग्रोधाः । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणस्यते। एवमिहाप्य- 
स्तिरस्माय विरषिणोपदिष्टस्तस्य सर्वत्रास्तिबुद्धिः प्रसक्ता । सोडस्तेभू- ` 
रित्यनेनास्तिबुद्ध्या भवतिबुद्धि प्रतिपद्यते । स ततः पश्यति बुद्धथा 
अस्ति चापछृष्यसाणं भवति चोपधीयभानम्‌। नित्य. एच च स्वस्मिन्‌ 
विपयेऽस्तिः, नित्यो भवतिश्च । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते । 


अपबादम्रसङ्गस्तु स्थानिवत्त्वात्‌ । 
अपवादे उत्सर्गङृतं च प्राम्मोति। कर्मण्यण्‌, आतोनुपसगे क इति 
कपि अणूकृतं प्राप्रोति । कि कारणम्‌ । स्थानिवत्त्वात्‌ । 
उक्तं वा । 
किसुक्तम्‌ । “विषयेण तु नानालिङ्गकरणात्‌ सिद्धमिति । अथवा 
ख्याल करन लगता है। तब उसे आम हरते हुए और वड़ उनके स्थान में 
संनिहित हुए प्रतीत होते हें । वस्तुतः आम अपनी जगह और वड अपनी जगह 
नित्य अवस्थित हें । न आम हटते हैं और न बड़ आते हैं। केवळं उसकी 
. बुद्धि बदलतो जाती है । चैसे यहां भी अस्‌ धातु के सामान्य उपदेश से इस 
| अध्येता को सब जगह अस्‌ का ही ख्याल होने लगता है। अस्तेर्भूः से अस्‌ के 
. स्थानमै भू कहेन से अस्‌ का ख्यार छूट कर भू का ख्याल हो जाता है। 
| उसकी बुद्धि में अस हरता हुआ और भू उपस्थित हुआ अनुभव होता है। 
वस्तुतः अस और भू अपेन २ विषय में अवस्थित ही हैं । केवल बुद्धि के परिवर्तित 
| । होने से स्थानी या आदेश प्रतीत होते हैं । 
॥ 
11 
| 


यदि बुद्धि परिवर्तन मात्र ही स्थानिवद्भाव है तो अपवाद सूत्र के कं.थे में 
उत्सगे सूत्र का कार्य भो प्राप्त होता है। अले कमेण्यण यह उत्सग सूत्र है। 
आतोऽनुपस कः इसका अपवाद है । उत्सरी अण्‌ प्रत्यय की बुद्धि सं अपवाद 
क प्रत्यय के बुद्धिपरिवतेन को स्थानिवद्भधाध मान कर अस्तेभूः की तरह क प्रत्यय 
सें भो अण का कार्य होना चाहिये । : 


अपवाद में उत्सग का काये नहीं होता इस विषय में पहले अ इ उण्‌ 


_ १. वस्तुतः अपकषे (हटाना) तथा उपधान (लगाना) यह बुद्धि के धर्म हैं, 
ये बुद्धि में होते हैं, क्षों में इनका आरोप हो जाता है। इसी प्रकार बुद्धि में ही 


उत्पत्ति और (वनाश तथा स्थान्या है, शब्दों 
CC-0. Prof. Satya र स्थान्यादेश भाव है, शब्दों में उसका आरोप होता दद t 











अष्टम आदिक ५१५५९ 


सिद्धं तु षष्ठौर्निदैष्टस्य स्थानिवद्वचनात्‌ । 

सिद्धमेतत्‌। कथम्‌ । षष्ठीनिर्दिष्टस्यादेशः स्थानिवदिति 
वक्तव्यम्‌। 

तत्तर्हि षषठीनिर्दिष्टग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 

न कर्तव्यम्‌ । प्रकृतमनुवर्तते । 

क प्रकृतम्‌ ? 
. ` _ षष्ठी स्थानेयोगेति। अथवा आचार्यमबृत्तिज्ञापयति नापवादे 
उत्सर्गछृते भवतीति यदयं इयन्नादीन्‌ कांश्चित्‌ शितः करोति। इयन्‌, 
इनम्‌ इना शः इनुरिति । 





सूत्र के भाज्य में कह चुके दे--विषयेण ठु नानालिङ्गकरणात्‌ सिद्धम्‌। उससे सूत्रों 
में अलग २ णकट्‌ आदि अनुबन्ध रूप लिङ्ग लगाने से क प्रत्यय में अण्‌ का 
कार्य नहीं होगा। अथवा  पष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थानिवत्‌ ऐसा कह कर जहां पळो विभक्ति 
का निर्देश होगा वहीं स्थानिवद्धाव . होता हवै ऐसा मानेंगे। उससे आतोनुपसर्ग कः . 
इत्यादि प्रत्यय विधि में षष्ठी विभक्ति का निदेश न होने से स्थानिवद्भाव न 
होगा तो क में अण का कार्य नहीं प्राप्त होगा । i 

तो फिर इस सूत्र सै षप्ठीनिर्दिए का ग्रहण कर देना चाहिये । 

ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं । ऊपर से अनुवृत्ति कर लेंगे । 

कहई से अलुचुत्ति करेंगे । 

प्रष्ठी स्थानेयोगा से घष्ठी की अजुबृत्ति करेंग। उससे षष्ठी विभक्ति के 
निदेश में ही आदेश स्थानिवत्‌ द्दोगा अन्यन्न नहीं । अथवा आचार्य का व्यवहार 
इस बात का जापक है कि अपवाद में उत्सगे का काये नहीं होता । उन्होंने 
शप्‌ के अपवाद ऱ्यन्‌ इनम्‌ सना श इनु आदि में जो शित्‌ किया है उससे 
यह बात सिद्ध होती है । अन्यथा उत्सर्ग शप्‌ प्रत्यय का शिव रयन्‌ आदि में 
स्थानिवद्भावं से आ ही जाता तो स्यन्‌ आदि को दत्‌ करना व्यथ दे ।' 


१. इसी प्रकार गापोष्टक्‌ में क प्रत्यय के अपवाद टक्‌ प्रत्यरा हा कित्व भौ 
इस बात का ज्ञापक है कि अपवाद में. उत्सर्ग का कार्य नहीं होता। अन्यथा क 
प्रत्यय का कित्व टक्‌ में आ ही आता तो फिर टक्‌ को कित्त्व करना व्यर्थ है। यद्यपि 
षष्ठीनिरिष्ट में ही स्थान्यादेश भाव मानने पर नाभि नभं च, विश्रवण रवण इत्यादि 
में षष्डी का निर्देश न होने से नाभि के स्थान में नभ आदेश तथा विश्ववस्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








५२० 1 व्याकरणमद्दाआष्य 


तस्य दोषस्तयादेश उमयप्रतिषधः । 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषः। तयादेशे उभयप्रतिषेधो वक्‍तव्य: । 
है >> [$ 
उभय देवमचुष्याः । तयपो ग्रहणन ग्रहणाद्‌ जसि विभाषा प्राप्नोति । 


नेष दोषः । अयच्‌ प्रत्ययान्तरम्‌ । 
यदि प्रत्ययान्तरम्‌ , उभयी इति ईकारो न प्राप्नोति । 


मा भूदेवम्‌। माच इत्येवं भविष्यति । कथम्‌। मात्रजिति नेद्‌ 
प्रत्ययप्रहणम्‌ । (क तहिं । प्रत्याहारग्रहणम्‌। क संनिविष्टानां प्रत्याहारः । 
मात्रशब्दात्‌ प्रसृति आ अयचइचकारात्‌ । 


अब स्थानिवत्सूत्र के दोष. गिनाते हें । तयप्‌ के आदेश में उभय शब्द 
का प्रतिषेध कहना होगा । उभये देवमनुष्याः यद्वां उभ शब्द से परे तयपू के 
के स्थान में उभादुदात्तो नित्यम्‌ से अयच आदेश हो कर उभय शब्द बनता 
है। अयच्‌ आदेश “को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर तयप्‌ समझ! जायगा 
तो उभय से जस्‌ परे रहते प्रथमचरमतयाल्मार्थ० सूत्र से सर्वनामसंज्ञा का 


बिकल्प प्राप्त होता है । सर्वादीनि सर्वनामानि से नित्य सर्वनामसंज्ञा इप्ट है । 


यह कोई दोष नहीं । उभय शब्द में तयप्‌ को अयच्‌ आदेश न मान कर 
` स्वतन्त्र अयच्‌ प्रत्यय मानेंगे । उस अवस्था में स्थानिवद्भाव का प्रश्‍न ही 
नइ उठता । ५ 
यदि अयच्‌ को स्वतन्त्र प्रत्यय मानेंगे तो उभया में तयप्‌ न होने से 
रिड्डाणन्‌० से ङीपू नहीं प्राप्त होता । 
उभयी में तृयपू न होने के कारण डीप्‌ न हो, किन्तु मात्रच्‌ होने के कारण डीप्‌ 
हो जायगा । क्‍योंकि मात्रच्‌ को प्रत्यय न मान कर प्रत्याहार मानेंगे । प्रत्याहार 
कहां से कहां तक होगा ? प्रमाणे द्ययसज दघ्नज्‌ मात्रचः के मात्र शब्द से छे कर 


के स्थान म विश्रवण रवण ये आदेश नहीं प्राप्त होते तो भी नाभि नभं च यहां 
नाभि यह पण्ग्रै के अर्थ में सौज प्रथमा समझनी चाहिये । विश्रवण रवण तो 
विश्रवस्‌ के स्थान में आदेश न मान कर स्वतन्त्र शब्दान्तर मान लिये जायेंगे। 
क्योंकि शिवादिगण में स्वतन्त्र ही पढ़े गये हैं। जिस प्रकार वेदूर्य शब्द में विदूर 
यह शब्दान्तर माना जाता हे । वालवाय के स्थान में विदूर आदेश नहीं हे । आदेश 
मानने पर तो वहां भी षष्ठीनिदेश आवश्यक है । इस विषय में सर्वादीनि सबैनामानि 
सूज्ञ भाष्य म शबादेशाः श्यन्नादय; करिष्यन्ते इस पर टिट.भी.ष्टव्य.दै! - 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Ne 


ह्वित्रिभ्यां तयस्यायज वा यहां अयच्‌ के चकार तक । 


अष्टम भाडिक ७२१ 


यदि प्रत्याहारग्रहणं, कति तिष्ठन्ति अत्रापि प्राप्नोति। 

अत इति वर्तते । 

पचमपि तेळमात्रा, घृतमात्रा अत्रापि प्राप्नोति । 

खडशस्याप्यसेनिविष्टस्य न भवति प्रत्याहारग्रहणेन ग्रहणम्‌। 
जात्याख्यायां बहुवचनातिदेशे स्थानिवद्भावप्रतिषेधः । 


जात्याख्यायां बहुबचनातिदेशे स्थानिवद्भावस्य प्रतिषेधो बक्तव्यः। 
घीहिभ्य आगत इत्यत्र घर्ङिति इति शुणः प्राप्नोति । 


न्नेष दोषः । डक्तमेतत्‌-अर्थातिदेशात्‌ सिद्ध मिति। 








यदि मात्रच्‌ को प्रत्याहार मानेंगे तो कति तिष्टन्ति यहां कति (किम्‌-डति) 
में डति प्रत्यय के मात्रच्‌ प्रत्याहार में आ जाने से यहां भी टिड्ढाणन्‌० से डीप्‌ 
प्राप्त होगा । 

टिड्ढाणन्‌० मै अजाद्यतष्टाप्‌ से अतः की अनुदृत्ति कर के अकारान्त से 
ही डीप्‌ होगा | कति में अकारान्त न होने से डीप्‌ नहीं होगा । 


फिर भी तैलम्य मात्रा तैलमान्ना। घृतस्य मात्रा घृतमात्रा यहां त्रन्‌ प्रत्ययान्त 
सान्न शब्द के अकारान्त होने से ढीप्‌ प्राप्त होता है। 

तेळ्सात्रा घृतमात्रा में मात्र शब्द के अकारान्त होने पर उथा मात्रच्‌ 
प्रत्यय के सदृश होने पर भी मात्रच्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से मात्रच्‌ से ग्रहण 


` न होगा तो टिंड्ढाणम्‌० से डाप्‌ न हो कर टापू ही होगा । 


जात्याख्यायामेकर्मन्‌ वहुवचनमन्यतरस्याम्‌ इस सूत्र से होने वारे एक- 
वचन के स्थान में हुए बहुवचन के आदेश में स्थानिवद्भाव का निषेध कहना होगा। 
्रीहिभ्यः यहां त्रीहये इस एकत्रचन ङे के स्थान में जात्याण्यायामेक० से हुए 
बहुवचन भ्यस्‌ आदेश को स्थानिवद्धा् से ङ मान कर घेर्ङिति से गुण प्राप्त 
होता हे । 

यह कोई दोष नही । इसका समाधान जात्याख्या० सूत्र पर ही कहा हुआ 
है कि यह सूत्र एकवचन के स्थान मै बहुवचनसज्ञक प्रत्यय का आदेश नहीं करता । 
अपितु जात्यर्थो बहुवद्‌ भवति अर्थात्‌ जाति रूप अर्थ जो एक हे उसे बहु मान 


लिया जाय (पेसा ,अतिदुश करता दै । इस प्रकार आतिदेशिक बहुत्व आने पर 


hastri Collectlon, New Delhi. Digitized by eGangotri 


र 





५२२ च्याकरणमद्दासाष्य 
ै ङ्याब्‌ ग्रहणेड्दाधः । 

ङथाबग्रहणेऽदीर्घ आदेशो न स्थानिवदिति वक्तव्यम्‌। कि 
प्रयोजनम्‌ । निष्कोशास्बिः। अतिखद्वः। ड्द्यावूत्रहणेन ग्रहणात्‌ 
सुलोपो मा भूदिति। ` [ 

ननु च दीघो दित्युच्यते । 

तन्न वक्तव्यं भवति । 

कि पुनरत्र ज्यायः ? 

स्थानिवद्भावप्रतिषेध एव ज्यायान्‌। इदमपि सिद्धं भचति अति- 
खद्वाय अतिमालाय । याडाप इति याडू न भवति । 


उस बहुत्व को कहने के लिय बहुवचन भ्यस्‌ हो कर ब्रीहिभ्यः यह -बहुत्वार्थक 


शब्द प्रयुक्त होता है। उससे त्रीहिभ्यः में के के स्थान में : भ्यस्‌ आदेश न होने से 
गुण का कोई प्रसङ्ग ही नहीं । 

डी और आपू के ग्रहण में अदी दीधैभिन्न अर्थात्‌ हस्त आदेश के 
स्थानिवद्धाव का निषेध कहना होगा। निष्कौशाम्बिः ( निगेतः कोशाम्च्याः ) । 
अतिखट्वः ( खट्वामतिक्रान्तः )। यहां गोस्त्रियोर्पसजेनस्य से स्व हुए ङ्यन्त 
आवन्त कौशाम्बी और खट्वा शब्द को स्थानिवद्भाव से ङ्यन्त आबन्त सान 
कर हलूक्थाव्‌० सूत्र से सु का लोप ग्राप्त होता है। वह न होवे। . 

हळूङ्याब्‌० सूत्र में तो दीधे ग्रहण किया हुआ है। दीर्घ डी और आप्‌ से 
परे सु का लोप होगा । निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः में दी न होने से सुलोप 
कसे होगा । . | 

यहाँ स्थानिवद्भाव का निषेध कर देने से हलब्याप्‌० सूत्र में दीर्ध ग्रहण 
नहीं करना पड़ेगा। | 


इन दोनों में कौन अधिक अच्छा है। यहाँ स्थानिवद्भाव का निषेध करें या 
वहां दोघे ग्रहण केर ? : 


यहां स्थानिवद्भाव का निषेध कर देना ही अधिक अच्छा है। इससे दो 
लाभ होंगे। एक तो हरूङ्थाप्‌० सूत्र में दीधेग्रदण नहीं करना पड़ेगा । दूसरा 
अतिखट्चाय अतिमालाय यहाँ अतिखट्च अतिमाळ शब्द को स्थानिवद्भाव से 


` आबन्त मान कर याडापः से याट्‌ न होगा। क्योंकि स्थानिवद्धाव का निषेध हो 


जाने स्‌ भतसर [खट्व अलिमाछ ये कान्त, ने, Digitized by eGangotri 





अष्टम नाहिक ५२३ 


अथेदानीमसत्यपि स्थानिवद्भावे दीर्धत्वे इते पिच्चासौ भूतपूर्व 
इति कृत्वा याद्‌ कस्मान्न भवति | 

“छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति। 

नजु चेदानीं सत्यपि स्थानिवद्भावे एतया परिभाषया शक्य मिष्दो- 
पस्थातुम्‌। 

नेत्याह । न तहीदानीं कचिदपि स्थानिवद्भावः स्यात्‌। 

तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 

न वक्तव्यम्‌। प्रर्छिष्टनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌। प्रर्छिष्टनिर्देशोऽयम्‌। 
ङी ई ईकारान्तात्‌। आ आप्‌ आकारान्तादिति । 


आहिमुवोरीट्भ्रातिषेधः । 





अच्छा तो अतिखट्वाय अतिमालाय यहाँ स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाने 
पर भी य परे रहते छुपि च से हुए दोघे आ, और पहले रह चुके आप 
के पकार को मिला कर आप्‌ हो जाने से याडापः से याट्‌ क्यों नहीं होता ? 


लक्षणग्रतिपदोक्त परिभाषा बळ से. लक्षण से निष्पन्न लाक्षणिक आप्‌ 
को आपू न साना जायगा तो अतिखट्वाय अतिमालाय में आबन्त न होने से याटू 
नहीं होता । 

सू तो निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः में भी स्थानिवद्धाव से माना हुआ ङयन्त 
आबन्त लाक्षणिक हो जाता है तो लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा को यद्दां भी उपस्थिति 


हो कर ये भी ञ्यल्त आवन्त नहीं मानने चाहिये । 


ऐसी बात नही हे। ऐसा मान पर तो फिर कही भी स्थानिवद्भाव न 
होगा । क्योंकि जहां स्थानिवद्भाव किया जायगा वही लाक्षणिक ददो जायगा । 


इस लिये ङयापू ग्रहण में स्पानियद्भाव का निषेध कहना चाहिये । 


ङथाप्‌ ग्रहण में स्थानिवद्भाव के निषेध कहने की कोई आवश्यकता नहीं । 
, निष्कोशाम्बिः अतिखट्वः यहाँ हस्व ड्यन्त आबन्त में सु का लोप नहीं होगा । 
क्योंकि इळ्ङ्थाप्‌० सूत्र में डी ह<डो। आ आपू = आप्‌ । इस प्रकार दाघे ई 
आ का प्रष्ट निर्देश मानेंगे। उससे दीर्घ इयन्त आबन्त से परे दी सु का 
कोप दोगा । हस्व से परे नहीं। ई आ के प्रइलेष से सूत्र में दीेम्रदण भी न 


करना पडेगा 00. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५२४ ष्याकरणलहाभाज्य 
आहिसुवोरीदग्रतिषेधो बक्तव्यः । आत्थ अभूत्‌ । अस्तिजरूप्रहणेन 
ग्रहणादीर्‌ प्राप्नोति । 
आहेस्तावन्न बक्तव्यः । आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति नाहेरीड्‌ भवतीति । 
यद्यमाइस्थ इति झलादिप्रकरणे थत्वं शास्ति । 
. नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । अस्तिं ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
भूतपूर्वगतिर्यथा विश्ायेत। झळादियाँ भूतपूर्वं इति । 


यद्येवं थवचनमनर्थकं स्यात्‌ । आथिमेवायस्ुच्चाऱयेत्‌। बुवः 
पञ्चानामादित आथो ब्रुवः इति । 





.---॥---८--:::८-८--:----:--:-३५-८--८--२>>-:>>>>->२>--२२-ाह््टय< 


आह, भू में इद्‌ का निषेध कहना होगा । आत्थ ( बू-लद्‌ सिप्‌ थळ ) यहां 
धातु के स्थान में बुवः पश्चानामादितः० से हुए आह आदेश को स्थानिवद्धाव 

से ब्र मान कर व्रुव ईट्‌ से थङ्‌ को इंट्‌ प्राप्त होता है। अभूत्‌ ( अस्‌-लङ्‌ ) 
यहां अस्‌ के स्थान में अस्तेर्भूः से हुए भू आदेश को स्थानिवद्भाव से अस्‌ मान 
कर अस्तिसिचोचएक्ते से तिप्‌ को इंट प्राप्त होता है । 

आह्‌ में तो ईट के निषेध कहने की आवश्यकता नहीं । आहस्थः सूत्र से 
जो आह के इकार को झल परे रहते. थकार कद्दा हे वदद आचार्ये का व्यवहार इस 
बात का ज्ञापक है कि इर्‌ नहीं होता । अन्यथा थळ को ईंट हो कर झल परे 
न होगा तो थकार कहना व्यथ है । ) 

यह कोई ज्ञापक नहीं । झल परे रहते थकार विधान का प्रयोजन तो इंट 
करन पर भी रह सकता दै। क्या? जो पदले झलादि रह चुका दै उस प्रत्यय 
के परे रहते आहू को थकार हो। वद्द केवळ थढ्‌ ही दै क्योंकि णळू अतुस्‌ 
उस्‌ अथुस्‌ इन चारों में भूतपूर्व झलादि कोई भी नहीं । इस ल्य इट्‌ करने पर 
भी भूतपूवे झळादि मान कर थङ्‌ के परे रहते आइ को थकार हो सकता दै । 


तब तो आइस्थः से थकार बिधान करना ही ब्यथे है | बुवः पञ्चानामादितः० ` 
इस सूत्र. में आचार्य आहू आदेश न कह कर आथ्‌ आदेश ही कह देते। 
भूतपूवे गति से झलादि मानने पर णछ्‌ अतुस्‌ उस्‌ थल्‌ अधुस्‌ ये पांचों ही 
तिप्‌ तस्‌ झि सिप्‌ थस्‌ के स्थान में होने से झलादि बन जाते हैं। इस ल्यि 
आहस्थः सूत्र में भतपूवे गति से झलादि नहीं माने जायेंगे तो आत्थ में इंद ददने 
पर झकादि न होगा । झलादि परे न रहने से थकार न हो सकेगा । थकार विधान 
साम्ये स इंद का अभाव हो जायगा उसके लिये स्थानिवद्भाव के निषेध की 


आवदयकताव्यही ४० Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाहिक ५२५ 


भवतेश्चापि न वक्तव्यः । 'अस्तिसिचोऽपृक्ते' इति द्विसकारको 
निर्देशः । अस्तेः खकारान्तादिति । 


वध्यादशे बृद्वितत्वप्रतिषेधः । 
वध्यादेशे बृद्धितत्वयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । वधकं पुष्करमिति। 
स्थानिवद्भावाद्‌ दृद्धितत्वे प्राप्नुतः । 


नष दोपः । उक्तमेतत्‌ - नायं ण्बुळू । अन्योऽयमकशब्दः किदौणा- 
दिको रुचक इति यथेति । 


इड्विधिश्व । 
इड विधेयः । आवधिषीष्ट । एकाच उपदेशेऽजुदात्तादितीद्‌ 


भ में भी इंट्‌ के निषेध कहने की आवश्यकता नहीं । अस्तिसिचोऽपृक्ते सूत्र 
में अस्स्तिसिचो5पक्ते' इस प्रकार असूस्‌ यह दो सकार वाला प्रदिरष्ट निर्देश है । 
उससे सकारान्त अस्‌ धातु से परे ही अशक्त हलादि सावधातुक को ईंद होगा । 
अस्तेर्भूः से हुए भू आदेश वाळे अस्‌ से ईट्‌ नहीं होगा । 

हन्‌ को वधादेश होने पर वृद्धि और तकार का निषेध कहना दोगा। 
वधकम्‌ यहां हन-ण्बुळ इस अवस्था.में बहुलं तणि. इस वार्तिक से इन्‌ के. स्थान 
में हुए वश आदेश को स्थानिवद्भाव से इन्‌ मान कर हनस्तोचिण्णलोः से तकार 
और उपधाश्रृद्धि प्राप्त होती है । 

यह कोई दोष नहीं । इसी सूत्र में पहले कह चुके हैं कि बधक में ण्बुलू 

नहीं है । अपितु प्वुल से अन्य यद औणादिक क्युन्‌ प्रत्यय दे जो कित्‌ 

है । जैखे--एचकः यहाँ क्युन्‌ के कित्‌ होने से लघूपधराण नहीं होता बैसे 
वधकम्‌ में क्वुन्‌ प्रत्यय के णित्‌ न होने से उपधाद्वृद्धि और तकार नहीं होंगे । 

हन्‌ को वध्‌ आदेश होने पर इट्‌ का विधान भी करना होगा । आवधिषीष्ट 
(आङ्‌ इन्‌-सीयुट्‌ सुट्‌ लिङ्‌) यहां आङ्पूर्देक हन्‌ धातु से .आछो यमहनः 
से आत्मनेपद होता है। आशी्िङ्‌ में इनो वध लिङि से अगले आत्मनेपदेष्वन्य- 





१. यहां नागेश ने अस्तिस्सिचो० इस प्रकार द्विसकारान्त निर्देश वाला सूत्र 
पाठ स्वीकार किया हैँ। वह मध्यमणिन्याय या देहलीदीपक न्याय से सकार का 
सम्बन्ध अस्ति और सिच्‌ दोनों से जोइना चाहते हैं । उससे अभून्‌ में अस्‌ के साथ 


ही सिच भी लक्‌ होने स विद्यमान नहीं है अतः सर्वथा ईद्‌ न होगा। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





छी मी ग्रहणेन गहणान्लुकषुको प्राप्नुतः । 


५२६ ब्याकरणमद्दाभआष्य 


प्रतिषेधः प्राप्नोति । 

जेष दोघः। आद्युदात्तनिपातनं करिष्यते। स निपातनस्वरः 
प्रकृतिस्वरस्य बाधको भविष्यति । 

एवमप्युपदे शिवद्भावो वक्तव्यः। यथैव हि निपातनस्वरः प्रतिस्वं 
बाधते एवं प्रत्ययस्वरर्माप बाधेत । आवधिषीष्टेति । 

. न्नेष दोषः। आर्धधातुकीयाः सामान्येन भवन्ति अनवस्थितेषु 
्रत्ययेषु । तत्रार्धघातुकसामान्ये वधिमावे इते सति शिष्टत्वात्‌ 
प्रत्ययस्वरो भविष्यति । । 
* आकारान्तान्नुकूषुकू प्रतिषिधः । 
आकारान्तान्लुकूषुकोः प्रतिषेधो वक्तव्यः | विछापयति। भापयते । 








तरस्याम्‌ इस सूत्र से हन्‌ के स्थान में हुए वध आदेश को स्थानिवद्भाव से हन्‌ 
मान कर उसके एकाच और अनुदात्त दोने से एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से इद का 
निषेध प्राप्त होता है । 

यह कोई दोष नही । वधांदेश को आद्यदात्त निपातन कर देंगे उससे हन्‌ 
के अनुदात्तस्वर की बाधा हो जायगी तो इट्‌ का निषेध न होगा । 


फिर भी उपदेशिवद्धाव कहना होगा । जिससे उपदेशावस्था में ही 
बधादेश आशुदात्त हो जाय । अन्यथा जैसे वह हन्‌ के स्वर को बाधता है वैसे 
त प्रत्यय के स्वर को भी बाध लेगा तो अनिष्ट स्वर प्राप्त होगा । आवधिषीष्ट में 
त प्रत्यय का स्वर इष्ट दै। आधुदात्त वधादेश का स्वर इष्ट नहीं है । 


यह कोई दोष नहीं । वध आदेश करने वारे आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ इस 
सूत्र में आधधातुक का अधिकार है । और आधधातुक के अधिकार वाले कार्य 
आधैघातुक सामान्य में आधधातुक विषय को देखते हुए आधधातुक प्रत्यय के 
आने से पूते ही हो जाते हैं इस लिय वध्‌ आदेश आधधातुक तप्रत्यय के आने से 
पू ही हो जायगा। उसके बाद त प्रत्यय आयेगा तो सति शिष्ट होने से 
प्रत्ययस्वर वधू के स्वर को बाध लेगा। उस अवस्था में तप्रत्यय का स्वर 


ही होगा । र 


आकारान्त से परे नुक्‌ पुक्‌ का निषेध कहना होगा । विलापयति ( वि ढी- 
णिच्‌ लट्‌ तिप )। भापयते ( भी-णिच ढट्‌ ) यहां णिच्‌ परे रहते ली भी धातुओं के 


स्थान में विभाषा लीयतः और तदुभय 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri _ विभेतर ew [से 7ईए,माकार,, आदेश को स्थानि- 


अष्टम आह्विक ५२७ 


न्नेष दोषः । लीभियोः प्रर्छिष्टनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌। लीभियोः प्रस्छिष्ट- 
निर्देशो5यम्‌ | ली ई ईँकारान्तस्येति । भी ई ईकारान्तस्येति । 


लोडादेशे शाभावजमावधित्वहिंछोपैत्त्वप्रतिषेधः | 


एषां लोडादेशे प्रतिषेधो वक्तव्यः । शिष्टात्‌। हतात्‌। भिन्तात्‌। 
कुरुतात्‌ । स्तात्‌ । लोडादेशे कृत शाभावो जमावो धित्वं हिलोप पत्त्व- 
मित्येते विधयः प्राप्नुवन्ति। - 

नेष दोषः। इदमिह सस्प्रधार्यम्‌ । लोडादेशः क्रियतामेते विधय 
इति । किमत्र कर्तव्यम्‌ । परत्वार्लोडादे शः । 


अथेदानीं लोडादेशे इते "पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ कस्मादेते विधयो 


वञ्चाव से ळी भी सान कर लीलोयुग्छकावन्य० से ली में नुक्‌ का आगम और 
भियो हेतुभये घुकू से भी में षुक का आगम प्राप्त हं'ता है । 

यहद कोई दोष नहीं । लीलोनुग्लका० में और भियो हेतु० में ली ई ली और 
भीई भी इस प्रकार इंकार का प्ररि्टनिर्देश मान कर इकारान्त ली भी में ही 
चुकू पुक्‌ आगम होंगे । विलापयति, भापयते में इंकारान्त ली भी न होने से चुकू 
षुक्‌ नहीं होंगे । 

लोट्‌ रकार के हि के स्थान में तातङ आदेश होने पर शामाव, जभाव, 
धित्व, हिलोप और एत्व ये विधियां प्रांप्त होती हैं उनका निषेध कहना होगा । 
दिष्टात्‌ हतात. भिन्तात्‌ कुरुतात्‌ स्तात्‌ यहां क्रम से शास्‌ इन्‌ भिद्‌ कृ और 
अस के लोद लकार में [सप्‌ की हि के स्थान में हुए तातङ्‌ आदेश को 
स्थानिवद्भाव से हि मान कर शास्‌ को शा हौ से शा आदेश, इन्‌ को हन्तेज 
से ज आदेश, भिद्‌ से परे हुझठभ्यो० से हि को धि आदेश, कृ से परे 
उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात से हि का छुक., और अस्‌ को ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपर्च 
से एत्व प्राप्त होता दे । 

यह कोई दोष नहीं । यद्वां यहद विचारिये कि हि के स्थान में तातङ्‌ लादेश _ 
पहले करें या शास्‌ आदि को शा आदेश आदि काये पहले करें । क्या करना 
चाहिये। दोनों में पर होने से हि के स्थान में तातङ्‌ पहले हो जायगा तो 
हि के न रहने से उसके परे रहते होने वाले शा आदेश आदि कार्य स्वतः निदृत्त 
हो जायेंगे । 

पहले तातङ्‌ आदेश होने पर भी स्थानिवद्भाव से तातङ्‌ को हि मान 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५३८ अ्याकरणेमदाभाज्य 


न मवन्ति | 
'लकुदूगतौ विग्रतिषेध यद्‌ वाधितं 


=; नाल की 
अयादश दक्वन्तप्रातवद: ¦ 


2) [1 
a 
FR | 
न 
14 
| 
2 
2 
a 
शशि 
र 


अयादेंशे स्रन्तस्य प्रतिवेधी वक्तव्य; ¦ तिखभावे कृत चरेस्त्रय इति 
अयादेदाः प्राप्नोति । 

नैष दोषः । इदमिह सम्प्रधार्यम्‌, तिखभावः क्रियतामाहोस्वित्‌ 
जेस्त्रय इति । किमत्र कतच्यम्‌ | परत्वात्‌ तिखभावः 1 

अथेदार्नी तिखमावे कृते पुनः प्रसङ्कविज्ञानात्‌ अयादेशः कस्मान्न 
म्रवति | 





मान कर युन प्रसड़विज्ञानात्‌ सिद्ध इस परिभाषा द्वारा फिर झाः भाइ आदि 
काये क्यों नहीं दोते। इस परिभाषा का अर्थ दे कि विप्रठिपध में परत्व से 
बाघा हो कर सी यदि बाधित सूत्र की पुनः प्राप्ति संभव हों तो वइ किर हो ` 
जाती दै । तातड आदेत द्वारा परत्वात्‌ बाधित होने पर मी ज्ञा आदि आदेश 
स्थानिवद्भाव से तातद को हि म;न कर पुनः प्राप्त हैं । 


सङ्द्यतौ बिघ्रतिपेध यदू बाधित तदू. बाधितमव इस परिभाषा से पुनः 
प्रसङ्गवि्ञान की बाधा हा जायगी तो तातङ हारा एक बार बाधे जाने पर 
शा भाव आदि फिर नटीं हो सकते | इस परिभाषा का अये है कि एक वार 
प्रदत्त विप्रतिष में जो बाधा गया वह बाधा गया ही समझना चाहिये । वह 
फिर नहीं प्रवृत्त हो सकता । पुनः प्रसङ्ग विज्ञान न्याय और सक्कद्गतिन्शाय ये 
दोनों छक्ष्यानुरोध से व्यवस्थित हैं। इष्टसिदधि के लिये जिस न्याय की जहाँ 
आवश्यकता होतो दै वहां वही न्याय मान लिया जाता है। 


त्रयादेश कहने में स राब्दान्त तिस्‌ शब्द का निषेध कहना होगा 1 
तिसणाम्‌ यहाँ खीलिङ्ग में त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचत्तस से त्रि के स्थान में हुए 
तिस्‌ आदेश को स्थानिवद्धाव से त्रि मान कर त्रेस्त्रयः से त्रयादेरा प्राप्त होता हे । 


यह कोई दोष नहीं । यहां यहद विचारना चाहिये कि त्रि ब्द के स्थान 
में तिस्‌ आदेश पहले करें या त्र्य आदेश पहले करें। क्या करना चाहिये । 
सब से तिस्‌ आदेश पहले हो जायगा तो त्रि के न रहने से त्रय आदेश 
न होगा । ४ 


तिस्‌ आदेश पहले करने पर भी पुनः अस 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


च्याय से, फिर त्रयादेश . 


९1111. Digitized by otri 





अष्टमं आह्विक ५२९ 
सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्‌ बाधितं तद्वाधितमबेति । 
आमूविधौ च । 
आमूविधी खन्तस्य प्रतिषेधो बक्तव्यः । चतस्नस्तिष्ठन्ति । चतसः 
भावे छते चतुरनडुद्दोरमुदात्त इत्याम्‌ प्राप्नोति । 
नैष दोषः। इदमिह सम्प्रधार्यम्‌, चतसभावः क्रियतामाहोस्वित्‌ 
चतुरनडुद्दोरासुदात्त इत्याम्‌ इति | किमत्र कर्तव्यम्‌। परत्वात्‌ चतसभावः । 


अथेदानीं चतर्भावे कृते पुनः प्रसङ्गविज्ञानाद्‌ आम्‌ कस्मान्न 
भवति। 


सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यदू वाधितं तद्‌ बाधितमेवेति । 
स्वरे वस्वादेशे | . 
स्वरे वस्वादेरो प्रतिषेधो वक्तव्यः। विदुषः पश्य । 'शतुरचुमो 


क्यों नहीं होता । स्थानिवद्भाव से तिस्‌ को त्रि मान कर त्रयादेश प्राप्त हे । 

सक्नदूगतिन्याय से तिस. आदेश द्वारा एक बार त्रय आदेश के बाघे जाने 
खे फिर त्रयादेश नहीं होगा । 

चतुरनडुहोरामुदाच से आम्‌ करने में स॒ झब्दान्त चतस शब्द का निषेध 
करना होगा । चतस्रः (चतुर्‌-जस्‌) यद्वां चतुर्‌ शब्द के स्थान में स्त्रीलिङ्ग में 
त्रिचतुरोः स्त्रियां से हुए चतस आदेश को स्थानिवद्धाव से चतुर्‌ सान कर 
चतुरनडुहोरामुदात्त: से आम्‌ प्राप्त होता है । 

यह कोई दं.घ नहीं । यहाँ यह !3चारना चाहिये कि चतुर्‌ शब्द के स्थान 
में चतस आदेश पहले करें या चतुरनडुहोः० से चतुर्‌ को आम्‌ आगम पहले 
केरे । क्या करना चाहिये । पर दोने से चतस आदेश पहले हो जायगा तो आम्‌ 
आगम न होगा । 

चतस आदेश पहले करने पर भी पुनः प्रसङ्गविज्ञान न्याय से फिर 
आम्‌. आगम क्यों .नहीं होता । स्थानिवद्भाव से चतस को चतुर्‌ मान कर आमू 
प्राप्त दे । 

सकृदूगति न्याय से चतस आदेश द्वारा आम्‌ आगम के एक बार बाधे जाने 
पर फिर आम्‌ आगम नहीं दोगा । 

वसु आदेश करने पर स्वर का निषेध कहना होगा । विदुषः पश्य (विद्वस्‌- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








५३० व्याकरणमद्दामाष्य 


नद्यजादी' अन्तोदात्तादित्येष स्वरः प्राप्नोति । 
न्नेष दोषः । अनुम इति प्रतिषेधो भविष्यति । 
अनुम इत्युच्यते न चात्र बुम पश्यामः । 


अचुम इति नेदरमागमग्रहणम्‌ । कि तहिं। प्रत्याह्दारश्रहणम्‌। 
क़ संनिविष्टानां प्रत्याहारः । उकारात्‌ प्रभृति आ चुमो मकारात्‌ । 


यदि प्रत्याहारग्रहणं, लुनता पुनता अत्रापि प्राप्रोति । | 
नाजुमग्रहणन शत्रन्त विशेष्यते । कि तर्हि शतेव विशेष्यते शता 





शस्‌ ) यहां विद्वस्‌ शब्द में विदू से परे शातृ प्रत्यय के स्थान में विदेः शतुवेसुः 
से हुए वसु आदेश को स्थानिवद्धाव से शत मान कर शतुरनुमो नद्यजादी से 
शस्‌ विभक्ति को उदात्त स्वर प्राप्त होता हे । अन्तोदात्त शत प्रत्यय से परे नदी 
और अजादि सबैनासस्थान भिन्न विभक्ति को उदात्त किया जाता है । 

यह कोई दोष नहीों। शतुरनुम-० सूत्र में अनुमः कहने से विदुषः में 
स्वर का निषेध हो आयगा । 

अनुमः कहा है । उसका अथे नुम्‌ भिन्न है। नुस्‌ भिन्न अन्तोदात्त शत्‌ 
प्रत्यय से परे वि्भाक्तस्वर होता है। विदुषः में नुम्‌ है नहीं तो यह भी नुम- 
भिन्न हे। उस अवस्था में अनुमः यह निषेध केसे हो जायगा । 

अनुमः का अथै नुम्‌ भिन्न नहीं है। जुम्‌ आगम का वहां अहण नहीं 
है । किन्तु उम्‌ प्रत्याहार का मद्दण दै। न उम्‌ = अनुम्‌ , अनुमः इस प्रकार उम्‌ 
प्रत्याहार भिन्न अन्तोदात्त शत प्रत्यय से परे विभक्तिस्वर द्वोगा। कहां से कहां 
तक उम्‌ प्रत्याहार दै । तनादिक्कन्‌भ्य उ: सूत्र ॐ उकार से छेकर इद्तो नुम्‌ धातोः 
में जुम्‌ के मकार तक उम्‌ प्रत्याहार बनता है । उसमें विदेः शतुर्वसुः रा वसु 
आदेश भी आ लिया है इस ल्यि वसु के उम्‌ भिन्न न होने से विदुषः में 
विभक्ति स्वर नही होगा । यद्यप शत भी उम्‌ प्रत्याद्ारान्तर्गंत होने से उम्र 
भिन्न नहीं दै फिर भी वह तो शतुः इस वचन से गृहीत हो जायगा । 

बन यदि शतुरनुम: सूत्र में अनुम्‌ का अथे नुम्‌ भिन्न न मान कर उम्‌ भिन्न 

मानेंगे तो लुनता पुनता (छुनत्‌ पुनत-टा) यहां ळू पू धातुओं से शत परे रहते 
विदित इना विकरण भी उम्‌ प्रत्याहारान्वर्गत होने से उस्‌ भिन्न न होगा तो 
विभक्ति स्वर नहीं प्राप्त होता । अनुमः यह निषेध प्रात होता है। 


शतुरनुमः सूत्र में अनुम्‌ ग्रहण से शतृप्रत्ययान्त को विशेषित नहीं 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 60918011 


अ अष्टम आहिक ५३१ 
योऽलुम्‌क इति । अवद्यं चैतदेवं विज्ञयम्‌ । आगमग्रहणे हि सतीह ग्रसः 
ज्येत-सुञचता सुळ्चते इति । 

गोः परर्वणित्लात्तस्त्ररेषु । 
गोः पूर्वणिस्वास्वस्वरेु प्रतिषेधो वक्तव्यः । चित्रग्वप्रम्‌। 
शवलग्वग्रम्‌ । सर्वत्र विभाषा गोरिति विभाषा पूर्वत्वं प्रामोति । 
नेष दोषः। पङ इति वर्तते। तत्रानळूविधाविति प्रतिषेधो 





किया जाता । अथी? अनुम्‌ यह शातृ प्रत्ययान्त का विशेषण नहीं है बल्कि 
दातू प्रत्यय का विशेषण है। उम्‌ रहित जो झतृ प्रत्प्रय तदन्त अन्तोदात्त 
शब्द से परे विभक्तिस्त्रर हाता हृ । छनता पुनता म शातृप्रत्ययान्त छनत्‌ 
पुनत्‌ शब्द के उम्‌ भिन्न न होने पर भी शत्‌ प्रत्यय उम्‌ भिन्न ही है। शतृ 
प्रत्यय सें कही उम्‌ नहीं दै। इना प्रत्यय शत्‌ प्रत्यय से परे नदी विहित इुआ 
हवे । शतृ प्रत्यय स्वयं उम्‌ होता हुआ भी रातुः इस वचनसामध्य से गुद्दीत 
होगा तो अनुमः यह निषेध न लगने से लुनता पुनता में स्पर हो जायगा। 
यह बात यहां अवश्य माननी भी चाहिये कि शातृ प्रत्यय ही उस्‌ भिन्न लिया 
गया है। शत प्रत्ययान्त नहीं लिया गया है। अनुम्‌ का अथ जुम्‌ आगम 
भिन्न सानने पर भी शत्‌ प्रत्यय का ही विशेषण जुस्‌ माना जायगा, शत्रन्त 
का नहीं । अन्यथा मुञ्चता मुश्नते ( मुच्‌-श-शतृ-टा, डे ) यहां सी सुञ्चत्‌ यह 
शातुप्रत्ययान्त शव्द नुम्‌ भिन्न नहीं हे । शतृप्रस्यय तो चम्‌ भिन्न है। इस 
लिय शत्‌ प्रत्ययान्त का विशेषण मानने पर सुखता मुञ्चते में भी जुम्‌ भिन्न 
न होने से विअक्तिस्वर नहीं प्राप्त होता। वहां भी अनुम्‌ यह निषेध प्राप्त 
होगा । जब नुमागसभिञ्न अथे मानते हुए अनुप को शतृप्रत्यय का ही विशेषण 
मानते हैं, झत्रन्त का नहीं चो उम्‌ प्रत्याहार भिन्न अर्थ मानते हुए भी उम्‌ 
को शतृ प्रत्यय का ही विशेषण समड्गेँग शत्रम्त का नहीं । इस प्रकार कहीं 
दोष न होने से विदुषः मे विभक्तिस्वर न होगा। 

गो शब्द का पूर्वरूप, णिस्व, आत्म और स्वर करने में निषेध कहना होगा 
चित्रयु+अग्रमू=चित्रम्वग्रम्‌। राबछणु+अग्रमङशबळग्वम्‌ । यहां चित्रगु, शबलगु 
शब्दों में गो शब्द के स्थान में गोस्त्रियोरुपसअनस्य से हुए इस्व आदेश को स्थानिवद्भाव 
से गो मान कर सर्वत्र विभाषा गोः से पूर्वरूप अथवा प्रकृतिभाव का विकल्प 
प्राप्त होता दै । 

यद कोई दोष नहीं । स्त्र विभाषा गोः में एङः पदान्तादति से पुङ्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५३२ ५ * ग्याकरणमद्दाभाण्य 


भविष्यति । 

एवमपि ह चित्रगो अग्रम्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति । 

णित्वम्‌ । चित्रगुः । चित्रगू। चित्रगवः। 'गोतो णिदि'ति णित्त्वं 
14388 आत्वम्‌ | चित्रगुं पश्य | शबलगुं पश्य। आ ओत इत्यात्व 
प्राप्तोति। 


नथ दोष: । तपरकरणात्‌ सिद्धम्‌। तपरकरणसामधथ्यांत्‌ णित्त्वात््वे 





की अनुवृत्ति आती है। उससे गो शब्द के एड को पूद॑रूप का विकल्प होगा। 
गो शब्द को नहीं। एकू के अळू होने से अलविधि हो जायगी तो चित्रगु यहां 
हस्व आदेश में गो का एक स्थानिवद्भाव से नहीं आ सकता। एक्‌ न होने स्त 
चित्रग्वग्रम्‌ म पूर्वरूप का विकल्प भी न होगा । 

चित्रम्वग्रम्‌ में स्थानिवद्गाव स एङन्त गो शब्द न होने स. वहां दोष 
न होने पर भी ह चित्रगो अग्रम्‌ यहां सम्वोधन मै चित्रग को गुण हो कर गो 
शब्द हो जाने से पूर्वरूप का विकर. प्राप्त होता हे । यद्यपि सम्बोधन में गण 
हो कर बना हुआ गो शब्द लाक्षणिक है इस लिय लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से 
सवत्र विभाषा गोः में इसका अहण न हो कर पूर्वरूप का विकल्प प्राप्त नहीं 
होता तो भी स्थानिवद्धाव से गो शंब्दत्व छा कर पूवेरूष का विकल्प प्राप्त होता 
है उसके लिये स्थानिवद्भाव का निषध कहना चाहिये ।' 

णित्त जैसे--चित्रगुः। चित्रगू। चित्रगव: । यहां गो शब्द के स्थान में 
हुए हस्व आदेश को स्थानिवद्भाव से गो मान कर गोतो णित्‌. से सर्वनामस्थान 
विभक्ति को णित्त्व प्राप्त होता है। चित्रगुम्‌, शबलूगुम्‌ यहां औतोमूशसोः से 
आकार एकादेश प्राप्त होता है । क न 


यह कोई दोष नहीं। गोतो णित्‌ और औतोपशसो: में गोतः ओतः 





oh यहां भाष्यकार ने हे चित्रगो अग्रम्‌ के दोष का परिहार नहो किया 
उससे यह नहीँ समझना चाहिये कि इस दोष का परिहार हो ही नहीं सकता। 
यहां भी एङ्‌ पना स्थानिवदूभाव से नहीं आ सकता केवल गो पना ही आ सकता 
है इस लिय गो शब्द का एङ्‌ न होने से हे चित्रगो अग्रस्‌ में भी पूर्वरूप का 
विकल्प नहीं . होगा । गुण का ओकार तो लाक्षणिक है । वस्तुतः यदि सर्वत्र विभाषा 
गोः में समस्त. असमस्त लाक्षणिक अलाक्षणिक सब प्रकार का एङन्त गो शब्द 


माने तो हे चित्रगो 
व अग्रम्‌ यहां पूर्वरूप का विकल्प हो जाने में भी कोई हानि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आहिक ५३३ 
न भविष्यतः । 
` स्वर। बहुगुमान्‌। न गोश्वन्‌साववणें'ति प्रतिषेधः प्राप्नोति! 
करोतिपिबत्योः प्रतिषिधः । 


करोतिपिवत्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः। कुरु पिबेति। स्थानिवद्भा 
वास्लघूपधगुणः पराप्नोति । 


ला 





इस प्रकार तपर करने से द्विमात्रा काळ वाला ओकार छिया जायगा । चित्रणु में 
ओकार है नहीं इस लिये णिस्व और आरत दोनों ही न होंगे । स्थानिवद्धाव से 
भी गो पना आ सकता है। ओ पना नहीं। ओकार का आश्रयण करने से अळूविधि 
हो जायगी। अळ्विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध हो जायगा । 


स्वर जैसे- बहुगुमान्‌ । ( बहवः गावो यस्य स बहुगुः। बहुगुर्विद्यते यत्र 
स बहुग॒मान्‌) यहां गो शब्द के स्थान में हुए हस्व अदेश को स्थानिवदू भाव से 
गो मान कर न गोइवन्‌ साववरणेराडड्क्ुडकुदूभ्यः से मतुप्‌ के उदात्त स्वर का 
निषेध प्राप्त होता है। बहुगु यह बहुब्रीहि समास बहोनेञवदुत्तरपदभूम्नि से 
अन्तोदात्त है उससे परे मतुप्‌ को हस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ से उदात्त होता है। न 


गोइवन्‌० स उसका निषेध प्राप्त होता है। 

कुरु, पिच यहां कृ और पा धातु के प्रयोगों में स्थानिवद्भाव का निषेध 
करना होगा । कुर्‌, पिय्‌ इनके लघूपध होन से लघूपधगुण प्राप्त द्वोता द्दै। 
क के स्थान में हुए कुर्‌ की और पा के स्थान में हुए पिव्‌ की स्थानिवद्भाव 
से अङ्गसेञ्चा हो कर लघूपधगुण होना चाहिये । 





~ 


१. इस प्रकार भाष्यकार ने स्थानिवत्सूत्र में प्राप्त सभी दोषों का समाधान 
कर दिया हे । केवळ यह बहुगमान्‌ वाला स्वर का दोष रह गया है। उसका भी 
समाधान हो सकता है । यदि गोतो णित्‌ के गकार की तरह न गोश्वन्‌० में गो 
का गकार भी अविवक्षित मान कर उसे ओकारान्त का उपलक्षण समझें तो 
ओकार अल्विधि होने से बहुश में स्थानिवद्भाव द्वारा ओकारान्तता नही आ 
सकती । ओकारान्त न होने स बहुगुमान्‌ में मतुप्‌ के उदात्त स्वर का निषेध न: 
होगा । वेद में यवि इस आद्युदात्त प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ओकारान्त 
द्यो शब्द में भी न गोश्वन्‌० की प्रत्रात्त हो कर विभक्ति स्वर का निषेध हुआ 
करता है । अन्यथा दवि में गो शब्द न होने से सावेकाचस्तृत्तीयादि० से प्राप्त | 
विभक्तिस्व₹्‌ का. गोख, ह ति.क.) सकता, है । गो शब्द, को उपलक्षण 


७५३४ व्याकरणमहाभाष्य 


उक्त वा | 


किमुक्तम्‌ । 'करोतौ तपरकरणनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । पिबिरदन्त 
इति । 


अचः. परस्मिन्‌ पूर्वेविधौ' ॥१।१।५७॥ 
अच इति किमर्थम्‌ ? 
प्रश्नो विक्षः। द्यूत्वा स्यूत्वा । आक्राष्टाम्‌ । आगत्य । परो विष 
इत्यत्र छकारस्य शकारः परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाच्छे चेति तुक्‌ 





इस दोष का समाधान पहले इसी सूत्र में कहा जा चुका है कि 
अत उत्सापेधातुके सूत्र मै उत्‌ में तपर करने से कुरु में हस्व उकार ही रहेगा 
उसे गुणादि विकार न होंगे । पिबादेश के अदन्त होने से पिव में भी गुण न 
होगा । पिव इस प्रकार अकारान्त पिव शव्द में लघु इकार के उपधा मेन 
आने से लघूपघगुण नहीं होगा । 

सूत्र में अचग्रहण किस लिये किया है। 

परस्मिन्‌ पूर्वविधौ इतना सूत्र होने पर प्रइनः विश्नः ( प्रच्छ्‌, विच्छ्‌-नङ्‌) 
यहां प्रच्छ से परे नङ्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर च्छ्वोः झडनुनासिके च 
से प्रक के हलू छकार के स्थान में शकार आदेश हुआ. है उसके स्थानिवत्‌ 
होने सेच से छ से पूर्व तुक्‌ प्राप्त होता है। अच्‌ अण करने पर नहीं 








मान कर ओकारान्त से परे प्राप्त विभक्तिस्वर या मतुप्‌ प्रत्यय स्वर आदि सभी 
स्वरों का निषेध होता हैं एसा मानने मै कहीं दोष नहीं आता । 

१, स्थानिवदादेशोऽनछ्विधो यह पहला सूत्र अळ्विधि में स्थानिवद्भाव 
का निषेध करता था । अचः परस्मिन्‌० यह सूत्र अळ्विधि में स्थानिवद्भाव करने 
के लिय बनाया है । इसी लिये बब्रश्च ( ब्रश्चु-लिट्‌ तिप्‌ णळ्‌ ) मै प्रच को लिव्यभ्या- 
सस्योभयेषास्‌ स अभ्यास में इश्च सम्प्रसारण हो कर उरद्त्व करने पर अचः 
परस्मिन्‌ सूत्र से उरदत्त्व को स्थानिवत्‌ होता है। उसमें ऋकार रूप अल के 
परे हो जाने पर न सम्प्रसारण सम्प्रसारणम्‌ से अभ्यास वक्रार को सम्प्रसारण का 
निषेध सिद्ध हो जाता है । अचि तोकः, सुचितीकः (अविद्यमाना शोभना वा चितिः 
यस्य सः) यहाँ बहुब्रीहि समास में कप्‌ परें रहते चितेः कपि से चिति शब्द क 
इकार को दीधे होता है उसको इस सूत्र से स्थानिव 


र तू हो कर अळूरूप हस्व इकार अन्त 
में हो जाया. तो इस्वाऱ्तेध्नय़ाततेस.से.झसीए स्वर सिद्ध झे जाला हैक 


अष्टम जाद्विक ५३५ 
प्राभोति । अच इति वचनान्न भवति । 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌। क्रियमाणेपि अचग्रहणे अवश्यमत्र तुगभावे 
यत्नः कर्तव्यः । अन्तरङ्गत्वाद्धि तुक्‌ प्राप्नोति । 


इदं तहिं प्रयोजनम्‌ । दयूतवा स्यूत्वा । बकारस्य ऊठू परनिमित्तकः । 


तस्य स्थानिवद्भावादचीति यणादेशो न प्राप्तोति। अच इति वचनाद्‌ 
भवति । 


एतदापि नास्ति प्रयोजनम्‌ । स्वाञ्चयमाच्त्बं भविष्यति । अथवा 








होता । क्योंकि अच्‌ के स्थान में शकार आदे. नहीं हुआ हे इस लिये स्थानिवत्‌ 
न द्वोगा तो तुकू नहीं होगा । 
यह कोई प्रयोजन नदीं । अचुग्हृण करने पर भी प्रइनः विइनः में तुक्‌ 
रोकने के लिये अवश्य यत्न करना होगा । अन्यथा प्रक इस अवस्था में रा 
आदेश की अपेक्षा अन्तरङ्ग होने से छे च से छ से पूर्व तुक्‌ प्राप्त होता है ।' 
अच्छा तो यद प्रयोजन ळीजिंय । थूत्वा स्यूत्वा ( दिव्‌, सिव्‌-क्वा ) यहां 
दिवू से परे कवा प्रत्यय को निमित्त मान कर च्छवोः झड से दिव्‌ के हळू 
वकार के स्थान में उठ्‌ आदेश हुआ हे । उसके स्थानिवत्‌ होने से इको यणचि 
से यणादेश नहीं प्राप्त होता । अच्‌ ग्रहण करने से हो जाता है । क्योंकि अच्‌ 
के स्थान सें उठ्‌ आदेश नहीं हुआ है इस लिये स्थानिवत्‌ न होगा तो यण्‌ 
हो जायगा । 
यह भी कोई प्रयोजन नहीं । उद्‌ आदेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वयं अच्‌ 
ने से त्रूत्वा सें यण्‌ हो जायगो। अथवा जो आदेश हुआ है अर्थात्‌ समुदाय- 





१. वह यत्न यही है कि च्छूवोः झड में च्छ्‌ इस प्रकार चु छ मिला कर 
तुकूमहित छकार का निर्देश करके उसके स्थान मै श आदेश मानेंगे तो तुकूसहित 
छकार निर्देश के सामर्थ्य से फिर ठुकू न होगा। उसी यत्न से प्रइनः विइनः 
में ठुकू रुक जायगा । तुक्‌ सहित छकार स्थानी के निर्देश सामर्थ्यं से ही अलोन्त्य- 

` विधि भीन होगी। विक्षः में प्राप्त लघूपधगुण को रोकने के लिय नङ्‌ प्रत्यय 
को ङित्‌ करना भी तभी चरिताथ हो सकता है जब विच्छ में तुकूतहित छकार 
के स्थान में श आदेश हो। अन्यथा तुकू के अवशिष्ट रहने से लघु इकार उपधा 
में न होगा तो गुण प्राप्त ही नहीं उसके लिये नङ्‌ को छित्‌ करना व्यथ है। 


२, वाख्वोः इत्यादि में तो इको यणचि से हुए वझाररूप आदेश में स्वाश्रम 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


७३६ ब्याकरणमद्दाभाण्य 


योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 


इद तर्हि प्रयोजनम्‌। आक्राष्टाम्‌ । सिचो लोपः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्भावात्‌ 'षढोः कः सी'ति कत्वं प्राप्रोति । अच इति वचनान्न 
भवति । 


FS अ 5 
रूप उद्‌ , उसका यणादेश में आश्रयण नदी किया गया । और जिसका आश्रयण 


६.1 ७९, = >” ~ 
किया गया दै अर्थात, अच्‌ वह आदेश नहीं हुआ ह। उद स उकार क अच्‌ 
होने पर भी वह आदेश नदी, आदेश का अवयव है।' इस लिये यणादेश में 
स्थानिवद्भाव न होगा तो यण्‌ हो जायगा । 


अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । आक्राष्टाम्‌ ( आ कुष्‌-सिच-ताम्‌ ) यहां 
कृष धातु से छुछ लकार में सिच परे रहते ताम को निमित्त मान कर झलो 
झलि से सिच के हळू सकार का लोप हुआ हे उसके स्थानित्रत्‌ होने से सकार 
परे हो जायगा तो पढोः कः सि से इष्‌ के षकार को ककार ग्राप्त होता दे । 
'अच्‌ ग्रहण करने पर नहीं होता। क्योंकि अच्‌ के स्थान में लोप रूप आदेश 
नहीं हुआ है. इस लिये स्थानिवत्‌ नदीं होगा तो सिद्ध का सकार परे न मिलने 
से ष को क नहीं होगा । 


| 





वल होने पर भी छोपो व्योवेलि से य का लोप नहीं होता क्योंकि यणादेश के 
बहिरङ्ग होने से असिद्धता हो जायगी । द्यूत्वा में बहिरङ्ग होने पर भी ऊद आदेश 
असिद्ध नहीं होगा । नाजानन्तर्ये बहिग्ट्वप्रक्लृप्तिः इस परिभाषा से असिद्ध परि- 
भाषा का निषेध हो जायगा तो ऊठू परे मिल जाने से यण्‌ हो जायगा। ऊट्‌ 
को स्थानिवत्‌ मान कर लोपो च्योबैछि से यणू के यकार का लोप होने की शङ्का 
.तो नहीं करनी चाहिय क्योंकि अरु होने पर यण्‌ हुआ हे। उससे पू नहीं था । तो 
पूवेविधि न होने से ऊठ्‌ को स्थानिवत्‌ नहीं हो सकता । 


१. यदि कहो योऽसावादेशो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः ऐसा 
मानते हैं तो ख्या आदि आदेश भी अनुबन्ध रहित हुए आदेश नहीं माने 
जायेंगे उससे स्थानिवद्भाव न हो कर ख्या आदि की धातुसंज्ञा नहीं होनी चाहिये । 
क्योंकि ख्या आदि ख्याभ आदि आदेश का अवयव होने से आदेश नहीं हैं 
तो इसका उत्तर ह कि घस्छ आदेश में ळदित्करणर्प ज्ञापक से अनुबन्ध रहितं 
होने पर भी ख्या आदि को आदेश मान कर धातुसंज्ञा हो जायगी । 'घस्ळू में 
हूदित्‌ का प्रयोजन पुषादियुताय्धदितः० से अघसत्‌ में च्लि को अक्‌ करना है.। 
ब्द घातुसंज्ञा हुए निना हो दु दीं सकती । New Delhi Digitized by eGangotri 





अष्टम आदिक ५३७ 
पतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌। वक्ष्यत्येतत्‌ पूर्वत्रासिद्धे न स्थानि- 
वदिति । 
इद्‌ँ तहि प्रयोजनम्‌ । आगत्य। अभिगत्य। अनुनासिकलोपः 
परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ स्वस्येति तुक्‌ न प्राप्नोति । अच 
इति वचनाद्‌ भवति। 
अथ परस्मिन्निति किमर्थम्‌ ? 


युवजानिः । वधूजानिः। द्विपदिका । वैयाघ्रपद्यः । आदीध्ये । 
युवजानिः वधूजानिः इति जायाया निङ्‌ अपरनिमित्तकः । तस्य स्थानि- 
चद्भावाद्‌ बलीति यलोपो न प्राप्नोति । परस्मिन्‌ इति वचनाद्‌ भवति । 





यह भी कोई प्रयोजन नहीं । आगे न पदान्तद्रिवेचन० सूत्र में यह वार्तिक 
कहेंगे कि पूर्वत्नासिद्धे स्थानिवत्‌। इसका अर्थ दै कि अष्टाध्यायी के पूर्वश्रासिद्धीय 
प्रकरण के कार्य में स्थानिवद्ाव नहीं होता । षढोः कः सि सूत्र के पूरवत्रासिद्धीय 
प्रकरण का ददोने से उसके कार्य में स्थानिवत्‌ न होगा तो सकार परे न मिलने 
सेषकोक न नहीं होगा । 


अच्छा फिर यह उदाहरण लीजिय । आगत्य अभिगत्य ( आ, अभि गम-ल्यप्‌ ) 
यहां गम्‌ से परे त्यपू को निमित्त मान कर वा ल्यपि से गम्‌ के हळू मकार 
का लोप हुआ है उसके स्थानिवत्‌ होने से मकारान्त हो जायगा तो हस्व न 
रहने से तुक्‌ का आगम नहीं प्राप्त होता । अच्‌ अहण करन पर द्दोजाता है। 
क्योंकि अझ्‌ के स्थान से लोप रूप आदेश नहीं हुआ हे इस ल्यि स्थानिवत्‌ 
न होगा तो हस्वाल्त मिल जाने से हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ से तुक्‌ का भागम 
हो जायगा । 

परस्मिन्‌ अहण किस लिय किया दै? 


अचः पूर्वेविधौ इतना सूत्र होने पर युवजानिः वधूजानिः ( युवतिर्‌ जाया 
यस्य, वधूजीया यस्य) यहां बहुत्रीहि समास में जायाया निङ्‌ से कुछ परे 
निमित्त न मान कर जाया शब्द के अन्तिम आकार के स्थान में . निङ्‌ आदेश 
हुआ है। उसके स्थानिवत्‌ द्दोने से वळु परे न रहेगा तो लोपो व्योवेलि से 
जाया के यकार का लोप नहीं प्राप्त होता। परस्मिन्‌ ग्रइण करने पर हो जाता 
है। क्योंकि निङ आदेश के परनिमित्तक न होने से स्थानिवद्भाव न'होगा तो वळू . 


परे मिल जानि से यलोप हो झायगा ।' 





१. युवजानिः में जाया के अन्तिम आकार को निक आदेश दो कर उसके 


Shastri Collection, New Delhi. Dighized by eGangotri 





५३८ व्याकरणमदाभाप्यं 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ ! स्वाश्रयमत्र बलूत्यं अविष्यति। अथवा 
योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते, यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 

इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । द्विपदिका । भिपदिका । पादस्य लोपोऽपरनि- 
मित्तकस्तस्थ स्थानिवद्भावात्‌ पद्भावो न घाप्नोति। परस्मिन्‌ इति 
बचनाद्‌ भवति । | 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌। पुनलोपवचनस्ामथ्यांत्‌ स्थानिवद्भावो ` 





' यद कोई प्रयोजन नहीं । निङ्‌ आदेश में स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वयं वढू 
होने से जाया के यका लोप हो जायगा। अथवा यहां जो आदेश है अर्थात्‌ 
निरु, वद्द वळू नहीं । लोपो व्योवेलि में निङ्‌ का आश्रयण नहीं है। बलों में 
नकार का ही पाठ हे निङ्‌ का नहीं । और जो वळू दै अर्थात्‌ नकार, वह आदेश 

i का अवयव दै, आदेश नहीं। इस लिये स्थानिवद्धाव न द्दोगा तो वळू परे मिल 
fi जञाने से य का लोप हो जायगा | 


अच्छा तो द्विपदिका, त्रिपदिका यह उदाहरण लीजियि। हौ द्रौ पादौ 
द्विपदिका । यद्वां पादशतस्य संख्यादेवाप्सायां बुन्‌ लोपश्च से कुछ परे निमित्त न मान 
कर वीप्सा अर्थ में पाद शब्द से वुन्‌ प्रत्यय और पाद के अन्तिम अच्‌ अकार के 
स्थान में लोप रूप आदेश हुआ हे । उसके स्थानिवत्‌ होने से इळन्त पादू 
शब्द न रहेगा तो पादः पत्‌ से पद आदेश नहीं प्राप्त होता | परस्मिन्‌ ग्रहण 
करने पर दो जाता हे । क्योकि पाद के अकार का झोप परनिमित्तक न होने से 
स्थानिवत्‌ न होगा तो हलन्त पाद्‌ शाब्द मि जाने से पद्‌ आदेश हो जायगा। 


* यह भी कोई प्रयोजन नहीं । द्विपदिका में यस्येति च से पाद के अकार 





पेरे रहते लोपो व्योवळि स जाया कय का जोप हो जाता है। यदि कहो जाया 
शब्द जन्‌ घातु से औणादिक यक्‌ प्रत्यय कर के ये विभाषा से आत्त्व हो कर बनता 
है। निङ्‌ आदेश को स्थानिवत्‌ मानने से आकार दीखेगा । वह यक्‌ प्रत्यय के 
साथ हुए राप्‌ के सवर्णदीधे एकादेश को पूवोन्तवद्धाव मान कर अजादि कित. 
आर्धधातुक हे । उसके परे रहते जन्‌ के स्थान में हुए आकार का आतो खोप इटि च 
. से लोप ग्राप्त होता है। ये विभाषा और आतो छोप इरि च दोनों के आभीय होने 

पर भी समानाश्रय न होने से असिद्धवदत्राभात्‌ से ये विभाषा से हुए आत्त्व की . 


असिद्धता भी नहीं हो सकती तो इसका उत्तर है कि डणाद्योऽ्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि 
इस वचन से औणादिक शब्द अव्युत्पन्न ,माने जाते हें । जाया शब्द को जन्‌ धातु से 
यक्‌ त्यय करके भिन्न नहीं मानेंगे तो जा के आकार का लोप नहीं होगा। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अष्टम आह्विक ५३९ 
न भविष्यति। 
इद्‌ तहि प्रयोजनम्‌ । वेयाघ्रपद्यः । 
नजु चात्रापि पुनलॉपबचनसामर्थ्यादेच भविष्यति । 


अस्ति ह्यन्यत्‌ पुनलौपवचते प्रयोजनम्‌। किम्‌। यत्न भसंक्षा न, 
व्याप्रपात्‌, इयेनपाद्‌ इति । इदं चाप्युदाहरणम्‌-आदीध्ये, आवेव्ये। 





का ढोप सिद्ध होने पर फिर जो पादशतस्य संख्यादे० से लोप विधान किया है 
उसके सामथ्ये से स्थानिवद्भाव न होगा । पुनः लोप विधान का यही तात्पये 
समझा जायगा कि पाद के अकार का लोप ही रहे! उसका श्रवण नहो। इस 
लिये स्थानिवद्भाव की स्वतः व्याद्वत्ति दो जायगी । स्थानिवद्भाव न होने से पद्‌ 
आदेश निबोध हो जायगा । 


अच्छा तो यहद उदाहरण लीजिये। वेयाघ्रपद्यः। व्याघ्रस्येव पादौ यस्य स 
व्याघ्रपादू । व्याघ्रपदोऽपत्ये वैयाघ्रपद्यः (व्याम्रपाद्‌-यन्‌) यहां च्याघ्रपाद्‌ इस बहुब्रीदि 
समास में पादस्य ळोपोऽहर्त्यादिभ्यः से कुछ परे निमित्त न मान कर व्याघ्रपाद 
शब्द के अन्तिम अच अकार का लोप हुआ है । उसके स्थानिवत्‌ होने से 
यज्‌ प्रत्यय परे रद्दते असंज्ञा होने पर पादः पत्‌ से पद्‌ आदेश नहीं प्राप्त होता । 
परस्मिन्‌ ग्रहण करने पर हो जाता है। क्योंकि पादस्य लोपोऽह० से हुआ पाद 
के अकार का लोप परनिमित्तक न होने से स्थानिवत्‌ न होगा तो पादू शब्द्‌. 
सिल जाने से पदू आदेश हो जायगा । 

चेयाध्रपद्य: सै भी यस्येति च से पाद के अकार का लोप सिद्ध दोने पर 
किए जो पादस्य लोपो> ले लोपविधान किया दै उसके सामथ्यं से स्थानिवद्भाव 
न होगा और पद्‌ आदेश सिद्ध हो जायगा । 

पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः से पुनः लोपविधान करने का अम्य प्रयोजन है । 
क्या ? जहाँ ससंज्ञा नहीं है वहां पाद शब्द , के अकार का लोप यस्येति च से 
नहीं हो सकता। क्योंकि वह असहा में दी भकार के लोप का विधान करता हा 


जैसे व्याघ्रपात., श्यनपात्‌ । ( च्याघ्रस्येव पादौ यस्य सः) यहां बहुव्रीहि समास 


वाळे ब्याप्रपाद्‌ शब्द में असंज्ञा .न' होने से पाद के अकार का लोप यस्येति च से 
नहीं दो सकता । यहां पाद के अकार का लोप करने के लिये पादस्य लोपो5हस्त्यादिभ्य: 


सूत्र की आवश्यकता दे । इस लिये छोपविधान में साम्यं न होने से यह स्या- . 


निंवद्वाव को रोक नहीं सकता । उस अवस्था में वैयाघ्रपयः में अकार लोप के 
स्थानिवत्‌ होने से पद्‌ आदेश नहीं प्राप्त होता, उसके लिय परस्मिन्‌ अद्दण 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


७ 
NSS SRST 








` झौकार को स्थानिवत्‌ नहीं होगा 


4४  ज्याकरणमहाभाष्य 


इकारस्य पकारोऽपरनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ यीवर्णयोदीधी- 
वेब्योरिति लोपः प्राप्नोति। परस्मिन्निति वचनान्न भवति । 


अथ पूर्वविधाविति किमर्थम्‌ ? 

दे गौः । बाभ्रवीयाः । नेधेयः। हे गोरित्यौकारः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्भावाद्‌ पङ्हस्वात्संबुद्धेरेति लोपः प्रामोति। पूर्वविधाविति 
चचनान्न भवति । ; 

न्ञेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रबृत्तिक्षोपयति न सस्बुद्धिलोपे 


स्थानिवद्भावो भवतीति। यदयमेङ्हस्वात्संबुद्धेरित्येङग्रहणं करोति। 


न्ेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । गोऽर्थमेतत्‌ स्यात्‌ । 


करना चाहिये । इसके अतिरिक्त आदीध्ये आविव्ये यह उदाहरण भी लीजिये । 
(मा दीधी-लटू इद्‌ ए ) यहाँ दीधी से परे इट्‌ प्रत्यय के इकार अच के स्थान 
में कुछ परे निमित्त न मान कर टित आत्मनेपदानां टेरे से एकार हुआ है । उसके 
स्थानिवत्‌ होने से इकार परे सिक जायगा तो यीवर्णयोदाँधीवेव्योः से दीधी के 
इंकार का लोप प्राप्त होता है । परस्मिन्‌ ग्रहण करने पर नहीँ होता । क्योंकि टित 
आत्मनेपदानां० से होने वाळा टेरेत्व परनिमित्तक नहीं है इस लिये स्थानिवत्‌ न दोगा 
तो दौधौ के ईकार का लोप नहीं होगा । 

पूवेविधौ यदद किस लिये ग्रहण किया दै ? | 

अचः परस्मिन्‌ इतना सूत्र होने पर दै गौः यद्वां गो शब्द से पर सम्बुद्धि के 
णित्‌ सु प्रत्यय को निमित्त मान कर गो शब्द के ओकार के स्थान में अचो ब्णिति 
से औ बृद्धि हुई है। उस के स्थानिवत्‌ होने से ओकार मिल जायगा तो एङ्हस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः से सम्बुद्धिसञ्चक सु का लोप प्राप्त होता दै। पूवे विधि ग्रहण करने पर 
नहीं होता। क्योकि यहां सम्बुद्धि होप आदेश से पूर्व का कार्य नहीं हे इस लिये 
स्थानिवत्‌ न होगा तो ओकार न मिलने से सम्बुद्धि संज्ञक सु का लोप नहीं होगा । 


“यह कोई प्रयोजन नहीं । आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि 





` सम्बुद्धिलोप करने में स्थानिवद्भाव नहीं होता । यह जो एङ्‌ हस्वात्‌ सम्बुद्धेः 


में ए प्रदण किया है उस से यह बात माळूस होती है। अन्यथा हे अग्ने हे वायो . 


इत्यादि में एकार ओकार को स्थानिवत्‌ होने से हस्व मान सम्बुद्धि 
लोप हो जाता तो एकू ग्रहण व्यथै 2 जे 


है। इस लिये एङ्‌ ग्रहण के ज्ञापक से हे गौः में 
तो उस से परे सम्बुद्धि संज्ञक सु का लोप न होगा । 
हे गौः में सम्बुद्धिळोप को रोकने के लिये एक अहण कोइ ज्ञापक नहीं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाह्षक ०५४१ 


यत्ति प्रत्याहारग्रहणे करोति । इतरथा ह्योहस्वादित्येव बूयात्‌ । 


. इदं तहिं. प्रयोजनम्‌ । वाभ्रवीयाः । माधवीयाः । वान्तादेशः 
परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हलस्तद्धितस्येति यलोपो न प्राभोति । 
पूर्वविधाविति वचनाद्‌ भवति । 








गो शब्द से परे अनिष्ट सम्बुद्धि लोप करने के लिये एङ्‌ प्रहण रह सकता है। 
क्योंकि हे अग्ने हे वायो इत्यादि में स्थानिवत्‌ मानने से हस्व मिल जायगा इस 
लिये वहां हस्व अहण से सिद्ध होने पर भी हे गौः में स्थानिवत्‌ दोकर भी ओ 
मिलेगा । हस्व नहीं मिछेगा। वहां सम्बुद्धि लोप करने के लिये एक ग्रहण की 
आवश्यकता हो सकती है इस लिये यह ज्ञापक नहीं बन सकता । 

एङ्‌ प्रत्याहार में यदि ओकार को गो आदि ओकारान्त शब्दों के छियि 
रख कर व्यर्थ न भी मानें तो भी एङ्‌ प्रत्याहार ग्रहण में एकार तो व्यर्थ ही है । 
अन्यथा ओहस्वात्‌ सम्बुद्धेः इतना ही सूत्र कह देते। वैसा न कह कर जो परू 
प्रत्याहार अहण किया है वह इस बात का ज्ञापक है कि सम्बुद्धिलोप में स्थानिवत्‌ 
नहीं होता । इस लिये पूप्रविधि ग्रदण किये विना भी हे गौः में स्थानिवत्‌ 
नहीं होगा । 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये। वाभ्रवीयाः। माधवीयाः । बभ्रोः मधो वा 
अपत्यं वाञ्जव्यः । माधव्यः । (वश्रु-मधु-यजञ) । तस्य छात्राः बाभ्रवीयाः माधवीयाः 
(बाभ्रव्य, माधव्य-छ) । यहाँ बञ्ज को ओर्गुणः से ओ गुण हो कर बच्चो हुआ। 
उस से प्रे यन्‌ को निमित्त मानं कर ब्रो के ओकार के स्थान में वान्तो यि 
प्रत्यये से अबू आदेश होता है। उस अवादेश के स्थानिवत्‌ होने से हू न 
रहेगा तो हलस्तद्धितस्य की अनुत्रृत्ति करके छ प्रत्यय परे रहते होने वाला 
आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति सूत्र से थकार का लोप नहीं प्राप्त होता । पूवैविधि 
प्रहण करने पर हो जाता हे । क्योंकि य का लोप अवादेश से पूव का कार्य नहीं 
है पर का काये है अतः स्थानिवत्‌ न .द्दोगा तो इक्‌ मिल जाने से य का लोप 
हो जायगा ।' 


१. यदि कहो बाश्रवीयाः माधवीयाः यहां संनिपात परिभाषा से यलोप होना 
ही नहीं चाहिये: क्योंकि जिस यञ्‌ प्रत्यय के सम्बन्ध से अव्‌ आदेश हुआ है वह 
अवादेश हळु बन कर यलोप का निमित्त नहीं बन सकंता उससे संनिपात परि- 
भाषा का विरोध होता है, तो इसका उत्तर दै कि संनिपात परिभाषा को अनित्य मानने 
से यह दोष न दोगा। याञ्जवोयाः माधवीयाः में संनिपात परिभाषा की प्रवृत्ति 
न होगी तो यलोप हो/ज्ञायगा ५७ Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५३२ व्याकरणमदालाण्य 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । स्वाक्षयमत्र हत्वं भविष्यति । अथवा 
योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते, यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 


` इद्‌ तदि प्रयोजनम्‌ । ज्नेधेयः । आकारलोपः परनिमित्तकस्तस्य 

: स्थानिवङ्कावाद्‌ दयजलक्षणो ढक्‌ न प्राप्तोति । पूर्वविधाविति बचनाद्‌ 

भवति । | 
MS . ::. _ ____. विधिग्रहणं किमर्थम्‌ ! 


` वानवळा 
यह भी कोई प्रयोजन नहीं । अवादेश म स्वाय अथौत्‌ स्वयं इक्‌ 
होने से य लोप हो जायगा। अथवा जो यहाँ आदेश है अर्थात्‌ अव्‌, वह हळू 
नही । क्योंकि हलों में दकार का पाठ है अव्‌ का नहीं । और जो दळ है अर्थात्‌ 
चकार, वह आदेश का अवयव हे, आदेश नहीं, इस लिंये स्थानिवद्धाव हीन 
होगा । य ढोप में जिस का आश्रयण किया है वह आदेश नहीं है और जो 
आदेश है उस का आश्रयण नही किया गया दै। इस छिये बाभ्रवीयाः माधवीयाः 
. झैं स्थानिवद्भाव न होने से य छोप हो जायगा । 
तब तो यह उदाहरण लीजिये । नैधेयः। (निघेरपत्यम्‌ , जञैधयः) नि पूर्वक 
घा घातु से कि प्रत्यय हो कर निधि शब्द बनता है। उस में घा धातु के 
आकार का लोप आतो लोप इटि च से किम्रत्यय को निमित्त मान कर हुआ दद 
उस के स्थानिवत्‌ - होने से निधि शब्द में दो अच्‌ न रह कर तीन अच्‌ द्दो 
जायेंगे तो इतश्चानिजः से दो अच्‌ मान कर होने वाला अपत्याथक ढक्‌ प्रत्यय 
नहीं प्राप्त होता । पूर्वैविधि: ग्रहण करने पर हो जाता है । क्योंकि यहाँ ढळू 
प्रत्यय आकार छोप रूप आदेश से पूर्वे का कायै नहो कर पर का कायै दद 
व इसं लिये स्थानिवत्‌ न होगा तो दो अच्‌ मिळ जाने से ढक्‌ हो जायगा । 
विधि ग्रहण किस लिये किया है ? 


१. यद्यपि नैधेयः में स्थानिवदूभाव से तीन अच्‌ हो जाने पर भी स्वाश्रय 
उभचूत्व मान कर इतश्रानिजः से ठक्‌ हो सकता है तो भी लौकिकी गौण्यप्युत्तरा 
बल्या पूर्वी संख्यां बाधते अथवा न हि त्रिपुत्रो द्विपुत्रव्यपदेश ळभते इन न्यायों 
क॑ अनुसार तीन अच्‌ वाले को दो अच्‌ वाला नहीं कहा जा सकता । तीन संख्या 
दो की विरोधिनी होने से दो को बाध लेगी । स्थानिवद्भाव से अविरुद्ध कार्य का 
हो अतिदेश होता है, विरुद्ध का नही । जो स्वाश्रय कार्यं अतिदिष्ट कार्य से विरुद्ध 


` दे वह झेतिदेश, दारा, बाधित. शो जाता. दे.।, इस, किने, अहा, झतिद्रि्यमान ञ्यचूत्व 
.. से स्वाश्रय दृयथस्व को घाधा हो जायगी तो ढक्‌ प्राप्त नहीं होता । 2 





अष्टम भाहिक र ७9४ 


सर्वविभक्त्यन्तः समासो यथा विज्ञायेत । पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः । 
पूर्वस्माद्‌ विधिः पूर्वेविधिरिति । 


कानि पुनः पूवस्माद्‌ विधौ स्थानिवद्धावस्य प्रयोजनानि । 


बेभिदिता चेच्छिदिता । माथितिकः । अपीपचन्‌ । बेभिदिता 
चच्छिदितेति अकारलोपे इते एकाज्लक्षण इट्प्रतिषेघः प्राम्रोति । स्थानि- 
चद्भावान्न भवति । माथितिक इत्यकारलोपे इते तान्तात्‌ क इति कादेशः 
प्राप्नोति स्थानिवद्भावान्न भवति । अपीपचन्‌ इत्येकादेशे इते अभ्यस्तात्‌ 


जिस से पूवे शब्द में सब विभक्तियों वाला संमास समझ लिया जाय 
इस लिये विधिग्रहण करने पर दो पद हो जायेंगे । तभी यथेष्ट समास संभव हे। 
पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः यद्द षष्ठी समास है । इसका अर्थ है--पूत्र का काये । 
पूषेस्मात्‌ विधिः पूर्वैविधिः, पञ्चमी समास है। इस का अर्थ दे-पूदे से परे 
का कारय अर्थात्‌ पर का कार्य । दोनों प्रकार की विधियों में स्थानिवद्भाव 
करने के लिये विधिम्रहण की आवश्यकता है । 

पूर्वस्मात्‌ विधिः पूर्वविधिः इस प्रकार पञ्चमी समास में स्थानिवद्भाव 
मानने के क्या प्रयोजन हैं ? 


बेभिदिता चेच्छिदिता । माथितिकः । अपीपचन्‌। ये पञ्जमीसमास सें स्थानि- 
चद्धाद सानने के प्रयोजन हें । वेभिदिता (वेमिद्य-तृच) यहां बेभिय इस यडन्त 
भिदू. घालु के उपदेश में एकाची होने से यछ्‌ के अकार का अतो लोपः से 
छोप होने पर एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ से इद्‌ का निषेध प्राप्त होता दै। 
पञ्चमी समास मानने से पर के कार्यं में भी स्थानिवद्भाव दो जायगा तो 
यङ के अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान कर उस के व्यवधान में तृच्‌ को इद्‌ 
का निषेध नहीं होगा । माथितिकः ( मथितं पण्यमस्य, मथित-ठक्‌-इक ) यहाँ 
मथित शब्द से परे उ प्रत्यय के पूरे 5 शब्द को ठस्येकः से इक आदेश हुआ 
है उसके परे रहते मथित के अकार का यस्येति च से लोप हो कर मथित 
यह तकारान्त दो जाता है। इक आदेश को स्थानिवदादेशो से 5 मान कर 
उस के स्थान सें इसुसुक्तान्तात्‌. कः से क आदेश प्राप्त होता हे । पञ्चमी 
समास मानने से पर कायै में भी स्थानिवज्ञाव हो जायगा तो मथित के 


१. षाष्ठ द्वित्व द्विःप्रयोग (दोबार उच्चारण मात्र) है, इससे धातु अनेकाच्‌ नहीं 
हो जाता । 


२%सठा बेच्ने वाला पक Collection, New Delhi. Digitized by Some 


७५३४ व्याकरणमहाभाष्य 
हेर्जुस्‌ भवतीति जुस्माबः प्राप्नोति स्थानिवद्भावान्न सवाति । 

नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । प्रातिपदिकनिदेशोऽयम्‌ । प्रातिपदिक- 
निर्देशाइचार्थतन्त्रा भवन्ति | न कांचित्‌ प्राधान्येन विभक्तिमाश्रयन्ति। 


` तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे यां यां चिभक्तिमाश्रयितुं बुद्धिरुपजायते सा 
सा आश्रयितव्या। 





अकारलोप को स्यानिवत्‌ मान. कर तकारान्त न रहने से क आदेश नहीं होगा । 
अपीपचन्‌ ( पचू-णिचु-चङ्‌-छङ्‌ झि ) यहां णिजन्त पच धातु के णिच्‌ का चढू 


परे रहते णेरनिटि से लोप होता है । चङ्‌ के अकार का झि के स्थान में . | 


इए अन्त आदेश के साथ अतो गुणे से पररूप एकादेश हो जाता है। द्वित्व 
हो कर अभ्यस्त बने हुए पच॒ से परे अन्त आदेश को स्थानिवदादेशः से झि 
सान कर सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च से जुस्‌ प्राप्त होता है । पञ्चमी समास मानने 
से पर के कार्य में भी स्थानिवद्भाव हो जायगा तो णिच के लोप और अतो 
गुणे से हुए पररूप एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से उन के व्यवधान में 
जुस्‌ नहीं होगा । 


विधिग्रहण के ये कोई प्रयोजन नहीं । विधिग्रहण के विना भी अचः परस्मिन 

पूवे ऐसा सूत्र बनायेंगे। उससे पूवे यह छुप्तविभक्तिक प्रातिपदिक का निर्देश 
समझा जायगा। प्रातिपदिक के निर्देश अथप्रधान होते हें । मुख्यतया किसी 
विशेष विभक्ति के अथ का आश्रयण नहीं करते। उसमें पूरे इस प्रातिपदिक 
के सामान्य अथ निदेश में जिस २ विभक्ति के अर्थ के निकालने की इच्छा 
होगी वही २. विभक्ति उसके आगे लगी हुई समझ ली जायगो । पू इसके 
आगे पूर्वात. और पूवेस्य ये पञ्चमी और षष्ठी विभक्ति लगी हुई समझ कर 

` पूरे के काये में और पूर्व से परे के काये में स्थानिवद्भाव होता है यह 


अथे निकल आयगा। उससे *भिद्ता चेच्छिदिता इत्यादि पर के कार्य में 


भी स्थानिवद्गाव सिद्ध हो जायग्रा ।: 


HAVEN” Soe ssid ७ "१. १४, 

















१. इतश्च से इकारं का लोप होने पर भी एकदेशविक्कतन्याय से झि 
-समझा जायगा । ˆ द 


२. यदि कहो पर के कार्य में भी स्थानिवद्भाव मानने पर हे गौः बाभ्रवीयाः 
नैधेय: ये पूर्वोक्त उदाहरण कैसे सिद्ध होंगे तो उसका उत्तर है कि वहां अच से 
न्य जो पूवे है उसको निमित्त मान कर विधि करने में स्थानिवदूभाव माना जायगा । 

दे भ अथवा अन्‌ के स्थान उमे, इए, आदेश को, तिमित साच, कर. .त्रिधि करने न 


अष्टम आद्विक ५३५ 


इद्‌ तहिं प्रयोजनम्‌। विधिमात्रे स्थानिवद्भावो यथा स्यात्‌, 
अनाश्रीयमाणायामपि प्रकृती । वाय्बोः अध्वय्वाः, लोपो व्योबलीति 
यलोपो मा भूदिति । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तर्हीति । 
[ अपरविधात्रिति तु] 


_ अपरविधाविति त वक्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌ ! स्वविधाचपि 
स्थानिवद्भावो यथा स्यात्‌ । 


अच्छा तो चिधिम्रहण का यह प्रयोजन है कि विधिमात्र में स्थानिवद्गाव 
हो जाय। चाहे उस विचि में प्रकृति (स्थानी) आश्रीयमाण हो या न हो । अर्थात्‌ 
स्वाश्रय कार्य की निवृत्ति दो कर स्थानिवत्‌ ही रहे। असे वाय्वोः अध्वर्य्वाः 
(वायु, अध्वयु-ओस्‌ ) यहां वायु अध्वर्यु शब्दों से ओस्‌ परे रहते इको यणचि 
से बकार यणादेश हुआ है। उस बकार के परे रहते लोपो व्योर्वलि से यलोप 
प्राप्त होता हे । विधिमात्र में स्थानित्रत्‌ होने से यणादेश स्थानिवत्‌ मान लिया 
जायगा तो वळू पेरे नरहने से यछोप नहीं होता । यहां विधिग्रहण से यह. 
लाभ हुआ कि यणादेश के स्वाश्रय वळू रूप होने से जो यलोप प्राप्त होता 
1 वह विधिग्रहण सामथ्ये से रुक गया। यलोप विधि में यणादेश की प्रकृति 
उकार का कार्य के निसित्त के रूप में आश्रयण नहीं किया गया हे तो भी 
वहां स्थानिवद्भाव हो गया । इस प्रकार विधिग्रहण से सवैत्र स्थानिवद्भाव हो 
जायगा : चाहे यहां स्थानिवद्भाव से शास्त्र लगता हो या रुकता हो। 


विधिग्रहण का “यह प्रयोजन है तो, किन्छु पूवेविधौ की जगह अपरविधौ 
ऐसा कह देना चाहिये । जिस से प्र विधिको छोड कर शेष सब विधियों 
में चाहे आदेश से पूर्वी को कार्य दो या स्वविधि अर्थात्‌ स्वयं आदेश को 
ही कार्य करना हो वहां भी स्थानिवद्वाव हो जावे । न परविधो=अपरविधौ । 
अर्थात्‌ परविधि में स्थानिवद्भाव न होवे । 





स्थानिवद्भाव नहीं माना जायगा। हे गौः में गो शब्द के ओकार रूप अच्‌ से पूव 
गकार है उसको निमित्त मान कर सुलोप नहीं प्राप्त होता इस लिये वहां स्थानिवदूभाव 
नहीं होगा । बाअवीयाः में भी बञ्जो के ओकार रूप अच्‌ से पूर्व रेफ है और नेघेय 
में भी निधि के धा घात्वस्थ आकार रूप अच से पूवे धकार है उसको निमित्त मान 
कर यलोप अथवा ढक्‌ प्रत्यय नहीं विहित है अतः स्थानिवद्भाव नहीं होगा। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२४६ व्याकरणमहाभाष्य 


कानि पुनः स्वविधौ स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि ? 


आयन्‌। आसन्‌। धिन्वन्ति । छृण्बन्ति । न मध्चत्र चक्रतुः 
चक्रुः । इह ताचद्‌ आयन्‌ आसनः इति गुळोपयोः कतयोरनजा- 
दित्वादाडजादीनामित्याद्‌ न प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । धिन्वन्ति 
कुण्वन्ति। यणादेशे छते बळादिलिक्षण इद्‌ प्राप्नोति । स्थानिवद्भावान्न 
भवति । दध्यत्र मध्वत्र। यणादेरो इते संयोगान्तस्य छोपः प्राप्नोति । 
स्थानिवद्धावात्न भवति । चक्रतुः चक्रुः । यणादेशे कतेऽनचुकत्वाद्‌ 
द्विवचने न प्राप्नोति। स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । 


स्वविधि में स्थानिवद्भाव के क्या प्रयोजन हैं ! 


आयन्‌ । आसन्‌, । धिन्वन्ति कृष्वन्त । दध्यत्र मध्वत्र । चक्रतुः चकुः ये 
` स्वविधि में स्थानिवद्भाव के प्रयोजन हँ । आयन्‌ आसन्‌. (इण्‌ , अस्‌-लङ्‌ झि) 
` यहाँ आयन्‌ में इणो यण्‌ से इण्‌ को यणादेश और आसन्‌ में अस्‌ के अकार 
का सनसोरकरोपः से लोप होने पर अजादि न रहने से आडजादीनाम्‌ से आडागम 
नहीं प्राप्त होता । स्वविधि में स्थानिवद्भाव होने से अजादि मान कर आए. 
हो जाता है। यहां आदेश से पू कुछ न होने से स्वये आदेश को ही आडागम 
कायै करना हे । 
धिन्वन्ति कृण्वन्ति (घिन-उ-अन्ति, कृण-उ-भन्ति) यहां थिन्व्‌ कृण्व घाठुओं 
से परे आर्धधातुक उ प्रत्यय को इको यणचि से वकार यणादेश हुआ है। उस 
के वलादि आधधातुक हो जाने से आधैधातुकस्येड्वछादेः से इट्‌ प्राप्त होता है। 
आदेश से पूर्व को कुछ काये न होने से स्वये वकार आदेश को ही इडागम 
रूप कायै प्राप्त दै । तो स्वविधि में स्थानिवद्भाव हो कर वलादि न रहने 
से इडागम नहीं होता । दध्यत्र मव्वत्र (दधि, मधु-अन्न) यहां इको यणचि से 
यणादेश हो कर ध॒ यका संयोग हो जाने से संयोगान्तस्य लोपः से य का 
लोप प्राप्त होता है । स्वयं यणादेश को ही काय होने से स्वविधि में 
स्थानिवद्भाव दो कर य का लोप नहीं होता । 


चक्रतुः चक्र: ( कु-लिर्‌ तस्‌ अतुस्‌, झि उस्‌) यहां क्र के ऋ को इको 
यणचि से रेफ यणादेश हो कर अच्‌ न रहने से लिटि धातोरनभ्यासस्य से 
एकाच को कहा गया हित्व नहीं प्राप्त होता । स्यं आदेश को ही कार्य 
होने से स्वविधि में स्थानिवद्धाव मान कर अच्‌ आजाने से द्वित्व ददो जाता दै । 





4,” "अपव पे “पके "लव स्वना 


अष्टस सआह्विक ५७४७ 


यदि तर्हि स्वविधावपि स्थानिवद्भावो भवति । द्वाभ्यां देयं लवनम्‌ 
अत्रापि प्राप्नोति । द्वाभ्यामित्यत्रात्वस्य स्थानिवद्धावादू दीघेत्व॑ न 
प्राप्नोति । देयमितीत्त्वस्थ स्थानिवद्भावाद्‌ गुणो न प्राप्नोति | लवनमित्यत्र 
गुणस्य स्थानिवद्धावादवादेशो न प्राप्नोति । 
ea 251 टन: 
यदि स्वविधि में भी स्थानिवद्भाव मानते हैँ तो द्वाभ्याम्‌ । देयम्‌ । 
लवनम्‌ यहां भी स्थानिवद्भाव प्राप्त होता है । ै 


द्वाभ्याम्‌ में द्वि शब्द के इकार को त्यदादीनामः से अकार हो कर 
स्वये अकार आदेश को ही सुपि च से दीर्घ करने में स्थानिवद्धाव हो जायगा 
तो भकार न रहने से दोघे नहीं प्राप्त होता । 


देयम्‌ (दाम्यत्‌) में दा के आ को ईद्यति से इकार हुआ हे । स्वयं 
ईकार आदेश के ही कायं करने में स्थानिवद्भाव हो जायगा तो इगन्त न रहने से 
सार्वधातुक गुण नहीं ग्राप्त होता । 

लवनम्‌ ( लृ-ल्युद+अन ) में रू, घातु के ऊकार को ओकार गुण हुआ 
है । स्वयं ओकार रूप आदेश के कार्य में ही स्थानिवद्भाव हो जायगा तो 
झोकार न रहने से एचोऽयवायावः से अवादेश नहीं प्राप्त होता । 
३०28 24404 SO SE NEE दि 
सिद्ध हो जाता है तो भी वेभिदिता चेस्छिदिता इत्यादि परविधियों में स्थानि- 
चद्गाव कैसे सिद्ध होगा तो उस का उत्तर है, उक्त स्थलों में निमित्त की अपेक्षा 
परविधि सानी जायगी । बेभिदिता में यड्‌ कें अकारलोप का निमित्त ठूचु 
आधेषातुक है उस से परे कोई विधि नहीं करनी बल्कि उसी को इडागमरूप 
विधि करनी है इसलिये स्थानिवङ्काव हो जायगा । इसी प्रकार माथितिकः 
अपीपचन्‌ ये भी स्वविधि बन जायेगी । परविधि न होंगी तो वहां भी स्थानि- 
बद्भाव हो जायगा । हे गौः मै ययपि अपरविधि हो जाने से स्थानिवद्भाव. प्राप्त 
हे क्योंकि वहां णित्‌ सु प्रत्यय रूप निमित्त से परे किसी को कोई विधि नहीं 
करनी इस लिये अपरविधि होने से स्थानिवत्‌. हो जायगा तो सुलोप प्राप्त होगा 
तो भी वहां एङ्‌ प्रत्याहार ग्रहण सामर्थ्यं से दोष न होगा । बाञ्जवीयः में 
योऽत्रादेशो नासावाश्रीयते यह पूर्वोक्त समाधान हे ही। नैधेयः में भी निधि के 
इकार रूप निमित्त से परे ढक्‌ प्रत्यय का विधान करना है इस लिये परविधि 
हो जाने से स्थानिवङ्काव न होगा । इस प्रकार पूदेविधौ या अपरविधौ, इन 
दोनों न्यासीं में कही द्वेष नहीं ज्ञाता 4010०0००, New Doli. Digitized by eGangotr 








५३८ व्याकरणमहाभाष्य 


नेष दोषः । स्वाश्रया अत्रैते विधयो भविष्य स्ति । 
तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ अपरविधाचिति ? 

न वक्तव्यम्‌ । पूर्यविधावित्येव सिद्वम्‌ । कथम्‌ । न पूर्वत्रहणेना- 
देशोऽभिसम्वध्यते। अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधि प्रति स्था 
. निवद्भवति । कुतः पूर्वस्य, आदेशादिति । कि तर्हि. नि मि त्तमभिसस्चध्यते । 
अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधि प्रति स्थानिवद्‌ भवति । कुतः 
पूर्वस्य, 'निमित्तादिति। 

_ अथ निमित्तेऽमिसम्बध्यमाने यत्तदस्य योगस्य सूर्धाभिषिक्तसुदा- 


यह कोई दोष नहीं । द्वाभ्याम्‌ इत्यादि विधियां -स्वाश्रय हो जायेंगी । 
स्वाश्रय का अर्थ यहां ज्ञापकाश्रय है। विधिग्रहण का प्रयोजन स्त्राश्रय काय की 
निवृत्ति पहले कह चुके हें इस लिये यहां स्व शब्द से आदेश का ग्रहण 
नहीं करना बल्कि अपने २ ज्ञापकों के सहारे द्वाभ्याम्‌ इत्यादि बन जायेंगे । 
किं यत्तदोनिर्धारणे द्वयोरेकस्य ड\रच्‌ यहां द्वयोः यह निर्देश द्वाभ्याम्‌ में स्थानि- : 
बद्भाव के निषेध का ज्ञापक समझा जायगा । देयम्‌ में देयमृणे इस ज्ञापक 
से तथा लवनम्‌ में किरतौ लवने इस ज्ञापक से स्थानिवद्भाव नहीं होगा । 

तो फिर पूर्वविधौ की जगह अपरविधो कह दिया जाय? इम तो 
समझते हैं कि-- 

अपरविधौ कहने की आवश्यकता नहीं । पूर्वविधौ से ही काम चल जायगा । 
उसीसे स्वत्रिधि में भी स्थानिवद्धाव सिद्ध हो जायगा। केसे ? पूवेविधौ मै 
पूवे शब्द का सम्बन्ध आदेश के साथ कर के यह अथे नहीं करेंगे कि पर को 
निमित्त मान कर हुआ जो अच के स्थान में आदेश, वह आदेश से (व॑ को 
कार्ये करने में स्थानिवत्‌ होता है । बल्कि पूर्वविश्रौ में पूर्वै शब्द का सम्बन्ध 
निमित्त के साथ कर के सूत्र का यइ अर्थ करेंगे कि पर निमित्त मान कर 
हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, वह निमित्त से पूव को कार्य करने में 
स्थानिवत्‌ होता है। उससे आयन्‌ आसन आदि स्वविधियो में सी स्थानिवत्‌ 
हो जायगा। जब आदेश से पूर्व को विधि करने में स्थानिवत्‌ मानते हैं तब 
स्वविधि में स्थानिवद्भाव कना पड़ता है। निमित्त से. पू को विधि करने में 
हि न र राजा हे हि जि 
रदती । क्योंकि आयन्‌ आसन्‌ 
आदि सब विधियां निमित्त से पूव विधियां हैं । न 


निमित्त से पूरे,को काय कूरे, स्थानिवत्‌. मान्ने, प्रः इस) सूत्र ० का जो 





\ 


\ अष्टम आह्विक ५३९ 


` धरणं तदपि संग्रहीत भवति ? 

पट्वथा शुद्व्येति। 

वाढे संग्रहीतम | 

नजु च ईकारयणा व्यवहितत्वात्‌ नामौ निमित्तात्‌ पूर्वी भवति? ` 


ब्यबहितपि पूर्वश्दो वर्तत । तद्यथा पूर्व मथुरायाः पाउिपुत्रमिति। 
अथवा पुनरस्तु आदेश पवामिसम्बध्यते इति। + 


कर्थं यानि स्वविधो स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि ? 


नेतानि खन्ति। इह तावत्‌-आयन्‌ आसन्‌ धिन्वन्ति कृण्वन्ति 


मूर्धांभिषिक्त सब से प्रसिद्ध मुख्य उदाहरण हे, क्या वह भी संगृहीत हो जाता 
हे? उसकी सिद्धि भी हो जाती है या न. 


कौन सा उदाहरण है ? (भाष्य में अथ ₹.ब्द प्रदनाथैक है) । 

पट्वया मृदूव्या | 

हा, पट्वथा मृद्व्या यद. प्रसिद्ध उदाहरण भी निमित्त से पूव विधि में 
स्थानिवत्‌ मानने पर ठीक सिद्ध हो जाता है । का । 

पट्वया मदूव्या (पड़ ई आ, सदु हई आ) यहां पटु ई आ इस अवस्था में 
टाके झा को निमित्त मान कर इको यणचि से ई,को यण होता है) उस 
यणादेश को इम सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर पटु कें उकार को भी यण हो 
जाता हे। किन्तु पडु का उकार निमित्त भूत आ से अव्यवहित पूत्र में नहीं 


है। उसके बीच भें ई के. यण्‌ का व्यवधान है इस लिय निमित्त से पूवेविधि'अ 
स्थानित्रत्‌ मानने पर यहाँ स्थानिवत्‌ केस होगा ? 


पूवशब्द का प्रयोग व्यवधान में भी होता है । जसे मश्ररा से पूवे पटना है 
ऐसा कहत हैं. पर बीच में बहुत से अन्यं नगरों का व्यवधानं होता दै । इसी 
प्रकार पट्वघा में पड़ का उकार व्यवधान होने पर भी है तो आ से पूतर-ही । 
परे तो नहीं हे । इस लिय मिमित्तभूत आ से पूवविधि मांन\कर स्थानिवत्‌ हो 


[यगा । अथवा आदेश से पूर्वेविधि में ही स्थानिवञ्चाच मोनिये। उसमें भी 
दोष न दोगा । 


आदेश से . पूवविधि में स्थानिवद्भाव मानने पर र विधि में कैसे स्थानिवद्ाव 
होगा । स्वविधि के आयन्‌ आसन्‌ आदि प्रयोजन कैसे सिद्ध होंगे ! 


आयन्‌ आसन्‌ आदि जो स्वविधि में स्थानिवज्ञाव के प्रयोजन कहे हैं वे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


शा 








“५० ऱ्याकरणसहा भाष्य 


इति। अयं विधिशब्दोऽस्त्येच कर्मलाधनो बिधीयते विधिरिति। अस्ति 
भावसाधनः । विधानं विधिरिति। तत्र कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्यो- 
पादाने न सर्वमिष्टं संगृहीतमिति इत्वा भावसाधनस्य विधिशब्द्स्यो- 
पादानं विज्ञास्यते। पूर्वस्य विधानं प्रति पूर्वस्य भावं प्रति, पूर्वः स्यादिति 
स्थानिवद्‌ भवतीति। एवमाद भविष्यति । इद्‌ च न सविष्यति। दध्यत्र 
मध्वत्र चक्रतुः चक्रुरित्यत्र परिहारं चक्ष्यति । 

कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 





कुछ नहीँ । उनकी अन्यथा सिद्धि हो जायगी । पहेले आयन्‌ आसन्‌ धिन्वन्ति 
कृण्वन्ति इनको लीजिये। इनकी सिंद्धि इस प्रकार होगी कि दम पूवेविधौ 
में विधि शब्द को कमसाधन न मान कर भावसाधन मान लेंगे । क्योंकि 
विधि शब्द एक तो कमसाधन दै । विधीयते .इति विधिः इस प्रकार कमेवाच्य में 
कि प्रत्यय करके बनता है । एक भावसाधन है । विधानम्‌व विधि: इस प्रकार भाव 


सें कि प्रत्यय करके बनता हे । कर्मसाधन पक्ष में पूर्यविधि शब्द का अथै होता 


है--पूवै को कोई विधि (-कार्य) करने में आदेश स्थानिवत्‌ होता है । भावसाधन पक्ष 
में अथ होगा--पूवे का विधान करने में, पूवेता छाने में, किसी को पूर्व बनाने 
' में स्थानिवत्‌ होता हे । कर्मसाधन पक्ष में आयन्‌ आसन्‌ आदि इष्ट सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि वहां आदेश से पूवे कुछ है ही नहीं जिसको विधि, करनी हो । 
` ` इस लिये भावसाधन पक्ष वहां मानेगे। उससे आयन्‌ आरन्‌ में आद की पूर्वता 
छान में यणादेश और अल्लोप को स्थानिवद्धाव हो जायगा तो आट्‌ हो जायगा । 
धिन्वन्ति कृण्वन्ति में इद्‌ की पूवता छाने में यणादेश स्थानिवत्‌ हो जायगा तो 
वछादि न रहने से इद्‌ न द्वोगा। दध्यत्र मध्वत्र, चक्रतुः चकुः यहां भी आगे 
समाधान कहेंगे ।' 
इस सूत्र के क्या प्रयोजन हैं ? 


१. वह समाधान यही है कि दध्यत्र मध्वत्र में प्राप्त संयोगान्त लोप का 
संयोगान्तलोपे यणः प्रतिषेधो वाच्यः इस वातिक से निषेध हो जायगा। चक्रतुः 
चक्रः में क को यण्‌ हो कर अच्‌ रहित हो जान पर भी द्विवैचनेचि सूत्र से यणादेश 
को स्थानिवत्‌. मान कर कृ रूप हो जाने से द्वित्व सिद्ध हो जायगा। द्विधेचनेचि 
सूत्र में कार्यातिदेश न मान कर रूपातिदेश माना गया है। उससे कृ इस रूप 
का दी स्थानिवत्‌ से अतिदेश हो जाता हे । इस प्रकार स्वविधि के सब प्रयोजन 
सिद्ध हो जाते हैं। कहीं दोष नहीं रहता । अतः-अपरविधो न कह कर पूर्वविधौ 
. कहना ही ठीक दे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम भाहिक . ५५१ 


स्तोष्याम्यहं पादिकमौदवाहिं तत:झोभूते शातनीं पातनीं च । 
नेतारावागच्छतं धारणिं. रावािं च ततः पश्चात्‌ ख्नस्यते ध्वंस्यते च || 


इह तावत्‌ पादिकम्‌, औदवाहिम्‌, शातनीम्‌, पातनीम्‌, धारणिम्‌, 
रावणिम्‌ इति। अकारलोपे छते पद्भावः, ऊद्‌, अल्लोपः, टिलोपः 
इत्येते विधयः प्राप्नुवन्ति। स्थानिवद्भावान्न भवन्ति । खंस्यते ध्वंस्यते 
इत्यत्र णिळोपे छते अनिदितां हळ उपधायाः क्ङितीति नलोपः प्राप्नोति । 
ख्थानिवद्धावात्त भवतीति । 


नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । 'असिद्धवद्‌त्राभादिःत्यनेनाप्येतानि 


हे श्वोभूति नामक शिष्य ! और नेता नामक दोनों शिष्य ! तुम आओ । 
मैं तुम्हें इस सूत्र के प्रयोजन कहुँगा। पादिकः, औदवाहिः, शातनी पातनी, 
थारणिः रावणिः, रस्यते ध्वंस्यते ये इस सूत्र के प्रयोजन हैं । पादिकः (पादोस्यास्तीति, 
पाद्‌-उन्‌) यहाँ पाद शब्द से मत्वर्थीय उन्‌ प्रत्यय परे रहते यस्येति च से पाद 
के अकार का लोप हो कर पादः पत्‌ से पदादेश प्राप्त होता है । अकारछोप के 
स्थानिवत्‌ होने से नहीं होता । औद्वाहिः ( उदवाहृस्यापत्यम्‌, उदवाह-इज ) 
यहाँ उद्वाह शब्द से इन परे रवते यस्येति च से उदवाइ के अकार का लोप 
हो कर वाह ऊट्‌ से उड्‌ आदेश प्राप्त होता दै। अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने 
से नहीं होता। झातनी पातनी ( शातन पातन-ङीष्‌) यहां शातन पातन शब्द जो 
गोरादिगण पठित हं उनसे स्त्रीलिङ्ग म॑ . डीष परे रहते यस्येति च से अकार 
छोए हो कर अल्लोपोऽनः से अन्‌ के अकार का लोप प्राप्त होता द्दे । अकार लोप 
के स्थानिवत्‌ होने से नहीं होता । धारण: रावणिः (धारणस्य रावणस्य अपत्यम्‌, 
' धारण रावण-इजू ) यहाँ धारण रावण शब्दों से इन्‌ परे रद्दते यस्येति च से 
अकार का लोप हो कर नस्तद्धिते से रिसक अन्‌ शब्द का लोप प्राप्त होता 
है। अकारळोप के स्थानिवत्‌ होने से नहीं द्वोता। संस्यते ध्वंस्यते ( खंस ध्वस्‌. 
णिच-यकू त) यद्वां णिजन्त खेस्‌ ध्वंस्‌ धातुओं से यक्‌ परे रहते णेरनिटि से णि 
का लोप हो कर संस्‌ ध्वंस्‌ का नकार उपधा में आ जाने से अनिदितां हल उपधायाः 
क्ङिति से नकारलोप प्राप्त होता है । णिलोप के स्थानिवत्‌ होने से नहीं होता । - 


ये कोई प्रयोजन नहीं । असिद्धवदत्राभात्‌ इस सूत्र से भी ये सब सिद्ध हैं । 





१. उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ इस सूत्र से उदक को उद आदेश हुआ है। उदवाद्दो 
नाम कर्चित्‌। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५५२ याळरणयदासाष्य 
सिद्धानि । ट र 
इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । याज्यते वाप्यते णिळोपे छते यजादीनां 
कितीति सम्प्रसारणं प्राप्नोति। स्थानिवद्भावान्न भवति । 
___ एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । यजादिमिरज्न कितं विशेषयिष्यामः । 
यजादीनां यः किदिति। कश्च यजादीनां कित्‌ ? यजादिभ्यो यो विहित 
इति । न चायं यजादिभ्यो विहितः । 
इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । पढ्व्यां सद्व्येति। परस्य यणादेश इते 
पूर्वस्य न प्राप्नोति। ईकारयणा व्यवहितत्वात्‌ । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति ।' 
कि पुनः कारणं परस्य तावद्‌ भवति न पुनः पूर्वस्य ? ( 
नित्यत्वात्‌ । नित्यः परयणादेशः । इतेपि पूर्वयणादेशे पराप्नोति । 





क्यों कि पादः पत्‌ वाइ ज्ठ आदि सभो सूत्र आभीय प्रकरण के हें । उनके करने 
में यस्येति च और णरनिटि से हुए अकारलोप तथा णिलोप भी आभीय होने से 
असिद्व हो जायेंगे तो पादिकः औदवाहिः आदि में पदादि आदेश नहीं होंग । 


अच्छा तो यह प्रयोजन ढीजियि । याज्यते वाप्यत ( यज्ञ वपू-णिच यक्‌-त ) 
' यहां णिजन्त यज्‌ वप्‌ धातुओं से यक्‌ परे रहते णि का लोप हो कर वचिस्वपि० 
से सम्प्रसारण प्राप्त होता है णिलोप के स्थानिदत्‌ दोने से नहीं होता । 


यद्द भी कोई. प्रयोजन नहीं । वचिस्वपि सूत्र में यजादि धातुओं से 
कित्‌ प्रत्यय को विशेषित करेंगे । यजादि सम्बन्धो कित्‌ परे होने पर सम्प्र- 
सारण होता हे । जो कित्‌ प्रत्यय यजादियों से विहित है ऐसा मानेंगे । 
याज्यते वाप्यते में यज्ञ वप्‌ धातुओं से कित्‌ प्रत्यय यक्‌ का विधान नहीं है 
किन्तु णिजन्त याजि वापि से है इस लिये यहां सम्प्रसारण नहीं होगा । 

अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । पट्व्या मृदुव्या। यहाँ पडु ई आ 
इस अवस्था में आ परे रहते पहले ई को यणादेश हा कर उस का व्यत्रधान 
हो जाने से पूर्ववर्ती प्र॒ के उकार को यणादेश नहीं प्राप्त होता । ईं के 
यण्‌ को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर हो जाता है। 

क्या कारण है जो पदव्या - मृदूव्या में आप पहले ई को यण करते हैं 
पडु के उकार को नदं करते ! 

पट्न्या, सदुव्या मै इम नित्य होने से पहले ई को यण करते हे । 

ग्‌, 

हैं का यण नित्य है। पडु के उकार को यण्‌ करने पर भी प्राप्त होता ‰। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Digitized by eGangotri 








अष्टम आहिक ५५३ 
अङतेपि प्राप्नोति। नित्यत्वात्‌ परस्य यणादेशे ते पूर्वस्य न प्राप्नोति । 
स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । 


पतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । 'असिद्धं वहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्ग- 
लक्षण' इत्यसिद्धत्वाद्‌ बहिरङ्गळक्षणस्य परयणादेशस्य अन्तरङ्गळक्षणः 
~ {on ५. रे ~ 
पूर्वयणादेशो भविष्यति। अवड्यं चैषा परिभाषा आश्रयितव्या स्वरार्थम्‌ । 
कर्त्या हञ्यैति । उदात्तयणो हह्पूर्वाद्‌' इत्येष स्वरो यथा स्यात्‌ । 
अनेनापि सिद्धः स्वरः । कथम्‌ । 
आरभ्यमाणे नित्योऽसौ । 





> च ० ~ hl य 
ओर न करने पर भी । इस लिये पड़ के उकार को पटले यणु नू. कर के 
नित्य होने के कारण ई को यण्‌ करना पड़ता हे । ई. को यण्‌ करने पर 


उस का व्यवधान हो जाने से पडु के उकार को यण्‌ -नंहीं प्राप्त द्वोता। 
स्थानियत्‌ मान कर हो जाता है। 


यद भी कोई प्रयोजन नह । असिद्धं बहिरङ्गमगंतरङ्गे इस परिभाषा | 
से परवर्ती इं का यण्‌ बढिरङ्ग होने से आलिद्ध हो जायगा । पू्वर्ती' पटु 
के उकार का यण्‌ पूर्व पू्भन्तरङ्गं परं परं बहिरङ्गम्‌ इस न्याय के अनुसार 
प्रथमोपस्थित होने रो अन्तरङ्ग है । इस छिय्रे पईलछे वहो होगा । ई का यण्‌ 
उस्र के बाद भे हौगा। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा का अथै है 
कि बहिरङ्ग लक्षण 'कार्य अन्तरङ्ग लक्षण कार्य करने भें असिद्ध रहता है। 
तरङ्ग पहले “बहिरङ्ग की प्रश्रत्ति नहीं हो सकती। इस लिये पहले पट्वी 
बना कर फिर मंट्र्या बंनाया जायगा । उस में स्थानिवत्‌ की आवश्यकता ही 
दै । असिद्ध परिभाषा का मानना स्वर के लिये भी आवश्यक दै । 
कत्या हत्या, यद्रा उदातयणो हत्पूर्वात से टा विभक्ति को उदात्त स्वर 
सिद्ध हो सके | कते इई आ इस अवस्था मे अन्तरङ्ग होने से कर्तु के क्रे 
को पहले यणादेश रेक हो कर फिर ई को यण्‌ होगा तो उदात्तयणो हल॒पूर्वात 
खे ईं को उदात्त हो कर फिर आ विभक्ति को भी उसी सूत्र से उदात्त सिद्ध 
हो जायगा । अन्यथा 'पहळे ई को यण्‌ दो कर फिर ऋ को यण होगा तो 


ई के यण्‌ का व्यवधान होने स आ विभक्ति को उदात्त न दो सकेगा । 
कत्र्यी, हत्या में विभक्ति स्वर तो इस सूत्र से भी सिद्ध हो जायगा । 
से? अचः परस्मिन पूवेविधौ इस स्थानिवत्सूत्र के बना देने पर पूर्वयणादेश 


_ १. (करत. दः कनत, वेके सततो हे. जित: मज क.उदात है । 


5 
ET 
A 
5 
217 


१ 








५५३ व्याकरणमहा भाज्य 


आरभ्यमाणे त्वस्मिन्‌ योगे नित्यः पूर्वयणादेशः । इतेपि परयणादेशे 
प्राप्नोति । अङ्तेऽपि। . 
परयणादेशोऽपि. नित्यः । ऋतेपि पूर्वयणादेशे प्राप्नोति, अकृतेपि । 


परश्चासौ व्यवस्थया । 
व्यवस्थया चासो परः । 
युगपत्‌ संभवो नास्ति । 
न चास्ति यौगपद्येन संभवः। कर्थं च सिध्यति । 
बहिरङ्गेण सिध्यति १ 
असिद्ध बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गळक्षणे इत्यनेन सिध्यति । 
एवं तर्हि योऽत्रोदात्तयण्‌ तदाश्रयः स्वरो भविष्यति । 
ईकारयणा व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । 








भी नित्य हो जायगा । कई हे आ इस अवस्था में परवती ई के यण को 


स्थानिवत्‌ मान कर पूर्ववर्ती ऋ का यण भी नित्य हो जाता है । ई को 
यण करने पर भी प्राप्त होता है और न करने पर भो। नित्य होने से ऋ 
का यण्‌ ही पहले हो जायगा तो विभक्ति स्वर निबौध है । , 


he 


कत्र्या, इत्र्यो अथवा पट्व्या, मृद्व्या में परवती ई का यण भी नित्य 
हे । पूर्ववर्ती ऋ अथवा उकार को यण्‌ करने पर भो प्राप्त होता है और 
न करने पर भी। दोनों फे विप्रतिषिध की व्यवस्था से ई का यण परे भी 
हे । एक साथ दोनों यणों का संभव नहीं हे । "पेसी विषम स्थिति में केसे सिद्ध 
होगा ! असिद्ध परिभाषा से ही सिद्ध होगा । परवर्ती ई का यण बहिरङ्ग 
होने से असिद्ध दै। उस के असिद्ध होने के कारण पहले पूर्ववर्ती ऋ अथवा 
उकार का यण्‌ हो जायगा। उस से कर्त्या हत्या मे स्वर भी अव्याहत रहेगा 
और पटूव्या मृदूव्या में स्थानिवत्‌ के विना ही काम चल जायगा | 


असिद्ध परिभाषा न भी मानें तो भी कत्र्यो इर्यो में स्वर सिद्ध हो 
जायगा। कते ई आ इस अवस्था में पहले ई को यण करन पर फिर ऋ 
को यण्‌ हो जायगा। ऋ का यण उदात्त स्थानिक होने से उदात्तयण 
हे उस से परे विभक्ति को उदात्त स्वर सिद्ध दो जायगा । 


ह के यण का व्यवधान होने से कर्त्या हत्या में विभक्ति को उदात्त , 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक ५५५ 


स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्‌ भवती'ति नास्ति व्यवधानम्‌ । 
खा तहि एषा परिभाषा कर्तव्या । 
नलु चेयमपि कतंब्या असिद्धं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गळक्षणे इति । 


बहु्रयोजनैपा परिभाषा । अवश्यमेबैषा कर्तव्या । सा चाप्येषा 
छकतः ।सद्धा। कथम्‌। प्रत्यङ्गवर्ती लोको छक्ष्यते। तद्यथा पुरुषोऽयं 
प्रातरुत्थाय यान्यस्य प्रतिशरीरं कार्याणि तानि तावत्‌ करोति । ततः 








८१ 


स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि आप अन्तरङ्ग होने से ऋ के यण को पहले 
कर लें तब तो बाद में हुआ ई का यण भी उदात्तयणो हळ० से उदात्त 
हो कर उस से परे विभक्ति को उदात्त कर सके । किन्तु पहले ई को यण 
मानने पर उस का व्यवधान हो जायगा त। विभक्ति स्वर केसे होगा । 


स्वरविधौ व्यज्ञननविद्यमानवत्‌ इस परिभाषा से यण्‌ रूप व्यञ्जन का 
व्यवधान नहीं होता तो विभक्ति स्वर हो जायगा । इस परिभाषा का अर्थ 
है कि स्वर करने में व्यक्षन विद्यमान नहीं साना जाता-। कर्ष्या हत्या में 
पहले ई को यण करने पर भी यण रूप व्यञ्जन विद्यमान न माना जायगा 
तो उस का व्यवधान न होने से रा विभक्ति को उदात्त स्वर अव्याहत 
सिद्ध हो जायगा । 

तो फिर आप को कत्र्यी हत्या में स्वर सिद्ध करने के लिये स्वर- 
विधी व्यक्षनमविद्यमातवत्‌ यह परिभाषा बनानी पड़ेगी ? 

आप को भरी तो कत्र्या इत्या या पट्व्या मूदव्या की सिद्धि के लिये 
असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे यह परिभाषा बनानी पड़ेगी। हमोरे पक्ष में तो स्थानि- 
वत्सूत्र से ही कत्र्यी हत्र्यी .म स्वर आर पट्व्या मृद्व्या में पूर्वयणादेश दोनों 
सिद्ध हो जाते हैं । 

असिद्ध परिभाषा बहुत प्रयोजनो वाळी है इस लिये यह परिभाषा 
अवश्य ही बनानी चाहिये और माननी चाहिये । वैसे यइ परिभाषा लॉक- 
व्यवद्दार से भी सिद्ध हे । केसे ? लोक प्रत्यक्ष्वती अपने निकट में व्यवहार 
बाला देखा जाता है। मनुष्य संबरे उठ कर पदले अपने शरीर-सम्बन्धी शुद्धि 
आदि कार्य करता है । उन से निबट कर फिर अपने मित्रों के और फिर 


१. अङ्ग शब्द प्रत्यासत्ति (समीपता) का लक्षक दे, अङ्ग अङ्गी के प्रति 


्रत्यासन्न होते हैं । 
२८-प्रति-ञ्चहीरम्‌/+ यति! सन्द केव्योग-मे.क्वितीया हुई दव१०।' 





५५६ व्याकरणमहाभ्राष्य 


सुहृदां ततः सम्बन्धिनाम्‌ । प्रातिपदिकं चाप्युपदिष्टं सामान्यभूतेऽथे वर्तते । 
सामान्ये वर्तमानस्य व्यक्तिरुपजायते'। व्यक्तस्य सतो लिङ्गसंख्या- 
. भ्यामन्वितस्य बाह्यनाथेन योगो भवति। यथच चाजुपूव्याऽथानां प्रादुः 
भांवस्तथेव राब्दानामपि, तद्वत्‌ कार्येरपि भवितव्यम्‌ । [ 

इमानि तर्हि प्रयोजनानि। पटयति । लरूघयति। अवधीत्‌। 
बहुखट्वकः | पटयति लघयतीति णिचि टिळोपे छते अत उपधाया’ । 
इति वृद्धिः प्राप्नोति। स्थानिवद्भावान्न भवति । अवधीदित्यकारलोपे 
छते 'अतो हलादेर्लघोरिति विभाषा वृद्धिः प्राम्मोति। स्थानिवद्धावान्न 


` भवति । बहुखर्चक इति 'आपोऽन्यतरस्यामि'ति हृस्ये कृते हृस्वान्तेऽन्त्या- - 


अन्य सम्बन्धियों के काम देखता है। इसी प्रकार यहां शास्त्र में प्रातिपदिक 
भी पहले सामान्य अर्थ का वाचक होता है । सामान्य से विशेष व्यक्ति 
(द्रब्य) का। फिर उस का लिङ्ग और संख्या के साथ योग हो कर बहिभूत 
कतौ कर्म करण आदि अर्थ जो दूसरे को (क्रिया की) अपेक्षा रखने वाले हैं 
उन से योग हो जारा दै। जिस क्रम से पदार्थों का प्राटुभीव होता है उसी 
क्रम से शब्दों का तथा तत्सम्बन्धी कार्यों का योग भी होना चाहिय । इस 
प्रकार लोकसिद्ध असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे इस परिभाषा का आश्रयण कर के 
पट्व्या मुदूच्या में पढे पूर्ववर्ती पडु के उकार को यण हो कर पटूयी बनायेंगे । 
फिर आ परे रहते ई को यण्‌ हो कर पट्व्या बन जायगा । प्रथमोपस्थित 
यणादेश अन्तरङ्ग है इस लिये पहले वही होगा । उस अवस्था सें 
की आवश्यकता नहीं रहती । 
अच्छा तो ये प्रयोजन छीजिय । पटयति लघयति | अवधीत्‌ । बहुखट्वकः । 
पटयति लघयति (पढ़ लघुँ वा आषष्टे, पटु ल्घु-फ्रिच्‌ ) यहां पटु शब्द से 
णिच्‌ पर रहते टः से पट्ट के टि संज्ञक उकार का लोप द्रो कर उपधा में 
अकार हो जाने से पट्‌ को अत उपधायाः से उपघावृद्धि प्राप्त द्दोतो है। 
उकारकोप के स्थानिवत्‌ होने से नहीं होती । अवधीत्‌ ( हन।वध्‌-सिच्‌-लुछ ) 
यहां सिच्‌ परे रद्दते वध के अकार का अतो लोपः से लोप हो कर अतो 
' हलादेलघो से विकल्प स वृद्धि प्राप्त होती है। अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने 
से नहीं होती । बहुखट्वकः (बहृथः खट्वाः यस्मिन्‌ सः) यहां बहुचीहि समास में 





१. उपजायत का अथ उत्पदते उत्पन्न होता हव नहीं । बोध का विषय होता हृ 
एसा अथ हृ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


में स्थानिवत्‌ ` 


टम. 


अष्टम आह्विक दु ५५७ 
्पूर्वमि'ति एष स्वरः प्राप्रोति | स्थानिवद्भावान्न भवति। 


इह वयाकरणः सौवश्व इति य्वोः स्थानिवद्गावादायावौ प्रांप्छुत- 
स्तयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः | 
अचः प्रुवविज्ञानादैचो।: सिद्धम्‌ । 
हु योऽनादिष्टादचः पूर्वस्तस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भावः | आदिष्टा- 
च्चैषोऽचः पूर्वः । 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 





कप्‌ परे रहते खट्वा को आपोऽन्यतरस्याम्‌ से हस्व हा कर हस्वान्ते$न्त्यात्पूर्वम्‌ 
से ट्व से पूवे “ख” का उदात्त स्वर प्राप्त होता हे । स्थानिवत्‌ होने से हस्व 
न रहेगा तो ख पर स्वर न दो कर कपि पूर्वम्‌ से ट्व को इष्ट उदात्त 
स्वर सिद्ध हो जाता हे । 

वेयाकरणः सौवश्वः ( वि आ करणम्‌=व्याकरणम्‌ । व्याकरणमधीते वेद वा। 
सु अश्वान्स्वश्वः । स्वश्वे भवः। व्याकरण, स्वश्व-अण्‌ ) यहां वि आ करण, सु 
अश्व इस आवस्था में इको यणचि से हुए यकार वकार आदेश को इस सूत्र 
से स्थानिवत्‌ सान कर अच परे हो जाने से (ऐच्‌ आगम हो जान पर) वे 
और सौ के ए औ को आयू आव्‌ आदेश प्राप्त. होते हँ उन का निषेध 
कहना चाहिये ! 

वैयाकरणः, सौवश्चः में आय्‌ आव्‌ आदेश के निरध की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि यहां पूर्वेविधि न होने स यकार वकार आदेश स्थानिवत्‌ न 
होंगे । अनादिष्ट जो अच हैं अर्थात्‌ जब तक अच्‌ के स्थान में आदेश नहीं 
हुआ उस से एब विद्यमान को कार्य करने में ही स्थानिवद्भाव होता दै । 
आदिष्ट हुए अक्ष से पूर्व विद्यमान को कार्य करने में स्थानिवत्‌ नहीं होता। 
यहाँ यकार वकार आदेश होने के बाद न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूरौ तु ताभ्यामैच्‌ 
से ए औ हुए हैं । इस लिये आदिष्ट अच्‌ से पूवे ऐ औ होने से यहां स्थानिवद्चाव 
न होगा तो आयू आव्‌ आदेश न होंगे । 

क्या यह बात कहनो होगी कि अनादिष्ट अच से पूर्व विधि में ही 
स्थानिवद्धाव होता है, आदिष्ट अच से पूर्व की विधि में नहीं होता ? 








१. अनादिष्टादचः - अविद्यमानम्‌ आदिष्टमादेदो यस्याचः, तस्मात्‌ । आदिष्ट 


यंहां भावे क्त समझना चाहिये । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५५८ 2 व्याकरणमहाभाष्य 


नहि। 
कशमनुच्यमानं गंस्यते ? 
अच इति पञ्चमी । अचः पूर्वस्य । 
` यद्येचमादेशोऽविशेषितो भवति। 
आदेशश्च विशेषितः | कथम्‌। न ब्रूमो यत्‌ षष्ठीनिर्दिष्टमजग्रहणं 
तत्‌ पञ्चमीनिर्दिष्टं कर्तव्यमिति । 
किं तंर्हिं । अन्यत्‌ कतेव्यम्‌ ? 
` अन्यच्च न कर्तव्यम्‌ । यदेवादः. षष्ठीनिर्दिष्टमञ्त्रहणं तस्य 
दिक्राब्दैयोगे पञचमी भविष्यति । अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वविधिं 
प्रति स्थानिवद्‌ भवति | कुतः पूर्वस्य ?. अच इति। तद्यथा आदेशाः 





इस वात के कहन की आवश्यकता नहीं । 

विना कहे कैसे समझी जायगा ? 

अचः परस्मिन्‌ पूवविधो इस सूत्र में अचः यह पञ्चमी षष्टी दोनों का 
रूप संभव है | हम अचः को यहां पञ्चमी मानेंगे । सूत्र का अर्थ होगा 
अच्‌ से जो पूव है उस को विधि करने में स्थानिवत्‌ दोता है। आदेश से 
जो पूर्व हे उस को विधि करन में स्थानिवत्‌ नही होगा तो वैथाकरणः सौवश्वः 
इकार उकार रूप अच्‌ से पूवे ए औ ॐ न होने से स्थानिवत्‌ नहीं होगा । 


यदि अचः को पञ्चमी मानेंगे तो षष्ठी न रहने से अच के स्थान 
में जो आदेश वह स्यानिवत्‌ होता हे ग्रह अथै नहीं निकल सकेगा। अच 
द्वारा आदेश विशेषित न होगा तो हळू के स्थान में हुआ आदेश भी स्थानिवत्‌ 
होने छगेगा । 

अच्‌ से आदेश भी विशेषित हो जायगा? केसे? हम यह नहीं कहते 
कि अचः परस्मिन्‌ भें अचः जो षष्ठो विभक्ति का निर्देश हे उसे पञ्चमी 
विभक्ति का निर्देश बना लिया जाय । 


तो फिर क्या दूसरा अचः यह पञ्चमी विभक्ति के लिये पढ़ना चाहिये ? 


पञ्चमी के लिये दूसरा अचः पढ़ने की आवश्यकता नहीं । षष्टी विभक्ति 
से निर्दिष्ट यह अचः शब्द ही पूर्व इस दिक्शब्द के योग में पञ्चमी विभक्तयन्त 
बन जायगा । पर को निमित्त मान कर हुआ जो अच्‌ के रथान में आदेश 
` बह पूवे विधि करने में स्थानिवत्‌ होता है। किस से पूषे को विधि करने 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आहिक ७७९ 


ग्रथमानिर्दिष्टः। तस्य दिक्शब्दयोगे पञ्चमी भवति । अजादेशः 
परनिमित्तकः पूर्वेस्य विर्थ प्रति स्थानिवद्‌ भवति। कुतः पूर्वस्य ? 
आदेशादिति । 


तत्राद्‌रळक्षणप्रतिषेधः । 


तत्रादेशळकश्षणं कार्ये प्राप्रोति। तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । वाय्वोः 
अध्वय्वाः । 'लोपो ययोर्वली'ति लोपः प्राप्नोति । 


असिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 





में स्थानिवत्‌ द्ोता है जत यह विचार होगा तो साक्षात्‌ उच्चरित अच झा 

ही पजमी में बढ्छ जायगा । अथे होगा- अच्‌ के स्थान में हुआ आदेश, 
अच्‌ से पूव को विधि करने में स्थानिवत्‌ दोता हे । जिस प्रकार अब सूत्र 
के अथ में (पूर्वसूत्र से अनुइत्त) प्रथमा निर्दिष्ट आदेश शब्द पूर्व इस दिकू शब्द के 
योग में पञ्चमी में बदल जाता है। सूत्र का अथे होता है- पर को निमित्त 
मान कर हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, वह आदेश से जो पूर्व हे 
उस को विधि करने में स्थानिवत्‌ होता है। इत प्रकार एक ही अचः यदद 
शब्द आदेश को भी विशेषित कर देगा और पूर्वता में निमित्त भी बन जायगा । ऱ 





आदेश को स्थानिवत्‌ कहने में स्वयं आदेश के आश्रित जो कार्य हें वे 
सी प्राप्त होते हैं। क्‍योंकि स्थानिवत्‌ इस अतिदेश -से स्थानी के कार्य आदेश 
में हो जावे किन्तु आदेश के अपने काय्रे भी होते रहे । उनका निवेध कहना 
चाहिये। जेसे--वाण्वोः अध्वस्वों: यहां वायु अध्वर्यु शब्दों से ओस्‌ परे रहते 
इको यणचि से वकार रूप यणादेश हुआ है। उसको स्थानिवत्‌ मान कर भी 
चकार आदेश के स्त्र वलादि होने: से उसके परे रहत लोपो व्योवलि से 


` यकार का छाप प्राप्त हाता ह । 


१. यह दोष वार्तिककार की तरफ से समझना चाहिये। भाष्यकार तो 
विधिग्रहण को स्त्राश्रयनिद्गतत्यर्थं पहले कह चुके दें। उन के मत में यह दोष 
नहीं आता । विधिग्रहण के सामर्थ्य से स्थानी के कार्य ही आदेश में अतिदिष्ट 
` होंगे 1 आदेश सम्बन्धी अपने कार्यों की नित्ृत्ति हो जायगी । यहां भाष्यकार 
का वह वचन स्मरण रखना चाहिय 


विधिमात्रे स्थानिवद्धावो यथा स्यात्‌ । अनाश्रीयमाणायामपि प्रकृतौ । 


वाय्बो ऱो च 
डा & अध्वु्वाः इति. | Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५६० व्याक्तरणम द्दा भाष्य 
अजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य विधि प्रत्यसिद्धो भवतीति 
वक्तव्यम्‌ । 
असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेदुत्सगेलक्षणानामनुदेशः । 
असिद्भवचनात्‌ सिद्धमिति चेदुत्सर्गलक्षणानामङुदेशंः कर्तव्यः। 


पट्व्या, झद्व्येति । 
नजु चतद्प्यसिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ 


असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चन्नान्यस्यासिद्धवचनादन्यस्य भावः | 
असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेत्‌ तन्न । कि कारणम्‌ । नान्यस्या- 





आदेश को स्थानिवत्‌ न कह कर असिद्ध कहना चाहिये उससे उक्त दोष 
न होगा। वास्वो: अध्वय्वोः में चकार रूप आदेश के असिद्ध होने से -चकार 
परे न होगा तो यकार का लोप न होगा । सूत्र का अथै इस प्रकार करेंगे- 
पर को निमित्त मान कर हुआ अच के स्थान में आदेश पूर्वे को कार्य करने में 
असिद्ध होता है । 

यदि स्थानिवत्‌ की जगह असिड कह कर उक्त दोष का समाधान 
करेंगे तो उत्सर्गक्षण कार्य नहीँ सिद्ध होते । उन का अतिदेश भी करना 
होगां। यही उत्सग का अथ स्थानी हे । आदेश भें हम स्थानी के कार्य भी 
चाहत हैं और आदेश के स्वाश्जय कायो की निवृत्ति भी चाहते दै । स्थानिवत्‌ 
की जगह असिद्ध कहने से केवळ आदेशाश्रित कार्यी की निवृत्ति तो हो 
जायगी । किन्तु स्थानी के काये न हो सकेंगे क्योंकि स्थानिवद्भाव तो आप 
मानते ही नहीं । उस से पट्व्या मृद्व्या इन पूर्वोक्त उदाहरणा में परवर्ती 
हे के यण आदेश को स्थानिवत्‌ न होने से पूर्ववर्ती पट सूड के उकार को 
यण्‌ न हो सकेगा। असिद्ध कहने सेई का यण असिछ हो जायया तो परे 
अच न मिलने से पूव उकार को यण केसे होगा । 

पटव्या मृदूव्या म भो असिद्ध कहने से दोष न होगा। क्योंकि पड़ 
इस अवस्था में शास्त्रासिद्धत्य पक्ष को मानते हुए परवर्ती ई के स्थान मै प्राप्त 
यणादेश विधायक शास्त्र को ही असिद्ध कर देंगे तो अच परे सिक जाने से 
पूवेदसी उकार को यण्‌ हो जायगा । 


पट्व्या मृदूव्या भें जो समाधान किया दवै वह नहीं बनता । क्योंकि अन्य के 


१. अनुदेशः=भतिदेशः । 
२, उत्सज्यते निवत्यत इत्युत्सरीः स्थानी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








अष्म आह्विक ०६१ 


सिद्धवचनादन्यस्य भावः | न ह्यन्यस्यासिद्धत्वादन्यस्य प्रादुर्भावो भवति । 
तद्यथा नहि देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य प्रादुर्भावो भवति । 
तस्मात्‌ स्थानिवद्दचनमासिद्धत्वं च । 


तस्मात्‌ स्थानिवद्धावो वक्तव्यः असिद्धत्वं च । पट्व्या सुद्व्येति 
स्थानिवद्धावः । वाय्बोर'्वर्यवोरित्यत्रासिद्धत्वम्‌ । 


उक्तं वा । 
किसुक्तम्‌ । 'स्थानिवद्वचनानर्थक्यं शास्तरासिद्धत्वादि'ति। 


विषम उपन्यासः । युक्तं तत्र यदेकादेशशास्त्रं तुक्शास्त्रे असिद्ध 
स्यात्‌। अन्यद्न्यस्मिन्‌ । इह पुनरयुक्तम्‌। कथं हि तदेव नाम तस्मिः 
सिद्धं स्यात्‌ । 





असिद्ध कहने से अन्य की सत्ता नहीं हो सकती । पट्व्या में हुए ई के यणादेश 
के विधायक सूत्र को असिद्ध कहने से इकार नहीं आ सकता । ई को तो यणादेश 
नष्ट कर चुका है । अव उस नष्ट करने वाले को नष्ट करने से ई केसे 
प्रादुभूत हो सस्ता है। जैसे देवदत्त को मारने वाळे को मार देने पर देवदत्त 
जीवित नही हो सकता। इस लिये केवळ असिद्ध न कह कर स्थानिवत्‌ भी 
कहना चाहिय । आदेश स्थानिवत्‌ होता हे और असिद्ध भी होता दै । लक्ष्या- 
सुरोध से व्यवस्था होने पर पट्च्या झद॒व्या म स्थानिवत्‌ हो जायगा और वाय्यो 
अभ्व॒थ्बोः मे असिद्ध हो जायगा । 


वत्वतुकरसिद्धः, सूत्र पर यद वचन - कहा गया दै कि स्थानिवद्वचनानर्थक्यं 
शास्त्रासिद्धत्वात्‌॥ कार्यासिद्धत्व पक्ष न मान कर हम शास्त्रासिद्धत्व पक्ष मानेगे। 
उस में यण्‌ विधान करने वाळा इको यणचि यह शास्त्र ही असिद्ध हो जायया 
तो कार्य का तो प्रश्न ही नहीं उउता। पट्व्या मृद्व्या में ई को यण्‌ करने के 
लिये प्रदत्त हुए इको यण;च को ही असिद्ध कर देंगे तो इंकार के अव्याहत 
रहने से परे ईकार मिल जायगा । उस से पूवेवती उकार को यण्‌ सिद्ध 
हो जायगा । 

पत्वतुकोरसिद्ध: के असिद्ध वचन के समान यह असिद्ध वचन नहीं हो 
सकता । वहां तो एकादेशविधायक सूत्र अत्य दै। और तुक्‌ विधायक अन्य 
है। इस छिये तुक शास्त्र करने में एकादेश शास्त्र असिद हो सकता हदै। 
अन्य शास्त्र का अन्य शास्त्र के प्रति असिद होना युक्त है। किंतु यहाँ पटव्या 


Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५६२ व्याकरणमहांसाप्यं 


तदेव चापि तस्मिन्नसिद्धं भवति। वक्ष्यति ह्याचार्यः 'चिणो छुकि 
तग्रहणानर्थक्यं संघातस्याप्रत्ययत्वात्‌ तलोपस्य चासिद्धत्वादि'ति । 
चिणो जुक्‌ चिणो छुक्येवासिद्धो भवति । 


काममतिदिसयतां वा सच्चासच्चापि नेह मारोस्ति । 
कल्प्यो डि वाक्यशेषो वाक्यं वक्तर्यर्धानं हि ॥ 


(9० a Wh 


अथवा वतिनिर्देशो$यम्‌ । कामचारश्च वतिनिदेशो वाक्यशेषं 
समर्थयितुम्‌। तद्यथा उशीनरवन्मद्रेषु यवाः। सन्ति न सन्तीति। मात- 
चद्स्याः कळाः। सन्ति न सम्तीति। एवमिहापि । स्थानिवद्‌ भवति 
` स्थानिवन्न भवतीति वाक्यशेषं समर्थयिष्यामहे । इह तावत्‌ पट्व्या 
स॒द्व्येति यथा स्थानिनि यणादेशो भवति एवमादेशपि भवति । इहेदानीं 





मृद्व्या में एक ही इको यणचि शास्त्र स्वयं इको यणचि शास्त्र के प्रति असिद्ध 
कैसे होगा ? र 
चहदी शास्त्र स्वयं अपने प्रति भी असिद्ध हो जाता. हे । आगे चिणो 
छक्‌ सूत्र पर यह वचन कहेंगे कि चिणो छुक चिणो ढक्येवासिद्धो भवति । वहाँ 
चिणो लुकू शास्त्र को स्वयं चिणो लुक्‌ शास्त्र के प्रति ही असिद्ध माना गया 
है। वेसे यहां भी पट्ब्या सदुच्या में ई को यण्‌ करने वाळा इको यणचि शास्त्र 
डा को यण्‌ करने वाळे इको यणचि के' प्रति असिद्ध हो जायगा । अथवा 
असिद्ध न कह कर स्थानिवत्‌ ही रहने दीजिये । स्थानिवत्‌ में वतिप्रत्यय का 
निर्देश है। और वतिप्रत्यय में प्रयोग करने वाले की इच्छा दवह भाव या 
अभाव दोनो में किसी का भी अतिदेश कर लेवे । कामम्‌=इच्छानुसार । अति- 
_दिश्यताम्‌ =भतिदृश कर छेवे। सच्च असच्च अप्रि-भाव और अभाव का भी। 
नेद भारोऽस्ति=इस सूत्र में अभाव का अतिदेश करने में कोई भार या कष्ट 
नहीं है अर्थात्‌ कोई अधिक. सूत्र नहीं बनाना पड़ता । क्योकि वाक्य वक्ता के 
अधीन होता है इस लिये वह अपनी इच्छा के अनुसार वाक्यरेष की कल्पना 
कर छे। जैसे मद्र देश में उशीनर देश की तरह यव हें ऐसा कहने पर 
यह अर्थं समझा जाता है कि यदि मद्र देश में यवहे तो उशीनर में भी 
हैं। यदि वहां नहीं हैं तो वहां भी नहीं हैं। माता के समान इस कन्या 
' के अङ्ग हैं ऐसा -कइने पर यही समझा जाता है कि यदि माता के अङ्ग 
सुन्दर हैं तो इसके भी हैं। यदि वे सुन्दर नहीं हैं तो इसके भी नही हैं। 
इली प्रकार स्थानिवत्‌ कहने पर यह समझा जायगा कि जैसा स्थानी हे वैसा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अष्टम आह्निक ५६३३ 


वाय्योरध्वय्वोरिति यथा स्थानिनि यलोपो न भवति एवमादेशेऽपि न 
भवतीति । 
किं पुनरनन्तरस्य विरथे प्रति स्थानिवद्भावः आहोस्वित्‌ पूर्वमात्रस्य । 
कश्चात्र विशेषः ? 
अनन्तरस्य चेदेकाननुदात्तद्वियुस्वरगतिनिघातेषूपसंख्यानम्‌ । 


अनन्तरस्येति चदेकानुदात्तद्विगुस्वरगतिनिघातेषूपसंख्यानं कर्त- 
ब्यम्‌ । पकानचुदात्त-लुनीह्यनर । पुनीह्यन्र। अनुदात्तं पद्मेकवर्ज- 








आदेश है । यदि स्थानी में स्थानी के रहते किसी कार्य की सत्ता है तो 
आदेश में आदेश होने पर भी उस की सत्ता का अत्दिश हो जायगा। 
और यदि स्थानी में कोई कारय. नहीं दीखता तो आदेश में भी उस के अभाव 
का अतिदेश समझा जायगा। उस से पट्व्या मृद्व्या में स्थानी में यण दीखता 2 
तो आदेश में भी यण्‌ का भावातिदेश हो जायगा। वाय्वोः अध्वय्वों 

स्थानी उ के परे रइते य का लोप नहीं दीखता तो आदेश में भी उसके 
अभाव का अतिदेश हो जायगा । 

क्या अनन्तर अर्थात्‌ व्यवधान रदित पूउ के कार्य में ही स्थानिवत्‌. 
होता है या पूर्वसात्र सें अथोत्‌ व्यवधान सहित पूर्व के कार्य में भी ? 

दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? स 

यदि व्यवधानरहित पूर्व के कार्य में ही स्थानिवत्‌ मानते हैं तो एकाननुदात्त= 
एक अक्षर को छोड़ कर सारे पद को अजुदात्त करने वाले अनुदात्तं पढ्म- 
कवजम्‌ इस सूत्र के स्वर में तथा इगन्तकालकपालमगालशरावेषु द्विगौ इस 
द्विशुस्वर में और तिङि चोदात्तवति से विधीयमान गति के निषांत स्वर में 
स्थानिवत्‌ कडना होगा । एकाचुदा्त जैसे-- लुनीअत्र पुनीझत्र । (छनीद्ि+अत्र 
पुनीदि+अन्र) यहां छनीदि पुनीदि में सेसैपि्च से हुआ सिप्‌ के स्थान में हि 
आदेश अपित्‌ कहा गया है । इस छिय अनुदात्तौ सुपूपितौ से वह अचुदात्त 
न हो कर आदुदात्तश्च इस प्रत्ययस्वर से उदात्त दै । उस के स्थान में इको 


१. एकम्‌ अनचुदात्त यस्मिन्‌ स एकाननुदात्तः स्वरः । एक है अनुदात्त- 
भिन्न अथोत्‌ उदात्त या स्वरित स्त्र जिस में वह शास्त्रीय स्वर एकाननुदात्त 
कहाता है । उदात्त या स्वरित को छोड कर शेष निघात करने वाले सूत्र को 


दात 
एकाननु त्त स्वर कहते ह! Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५१४ च्याकरणसहाभाण्य 


मित्येष स्वरो न प्राम्रोति । दिणुस्वर पञ्चारत्यः । दृशारत्त्यः | इगन्त- 
काळेत्येष स्वरो न प्राप्नेति । गतिनिघात--यत्‌ प्रलुनीद्यत्र । यत्‌ प्रपुनीह्यत्र। 
तिङि चोदात्तवतीत्येष स्वरो न प्राम्नोति। 
अस्तु तर्हिं पूर्वमात्रस्य । 
वमात्रस्येति चेदुपधाहृस्वत्वम्‌ | 


पूर्वमात्रस्येति चेदुपधाहृस्वत्वं वक्तव्यम्‌। वादितिवन्तं प्रयो जितवान्‌। 





यणचि से यणादेश हो कर उदात्त न रहने से शेष अचों को अनुदात्तं पद- 
मेक्वजम्‌ से अनुदात्त स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि स्थानिवद्भाव से उदात्त 
अच्‌ साने तो जुनी, पुनी के व्यवधान रहित पू में न होने से पूवैविधि 
नहीं है।  ह्वियुस्वर .जेस--पज्ञारत्न्यः -दशारत्यः । (पञ्च अरल्यः प्रमाणमेषां ते 
दश, अरत्न्यः प्रमाणमेषां ते) यहाँ प्रमाण रूप तद्धित के अथे में पञ्चन्‌ अरत्नि 
शब्दों का द्विगुसमास हो कर प्रमाण द्वयसज्‌ दघ्नच्‌ मात्रचः से मात्रच्‌ प्रत्यय 
होता है । प्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम्‌ से. मात्रच्‌ का छुकू हो जाता है। पञ्चा- 
रस्नि शब्द से जस्‌ परे रहते जसि च से प्राप्त गुण का जसादिषु छन्दसि 
वा वचनं प्रा णौ चड्युपधायाः इस वचन द्वारा अभाव होकर इको यणचि से 
यणादेश होता हे । यणादेश हो कर इगन्त न रहने से इगन्तकालकपाल० इस 
सूत्र से द्विगुसमास में होने वाला पूर्वपदप्रक्रति स्वर नहीं प्राप्त होता । यदि स्थानि- 
वद्धाव से. इगन्त मानें तो पश्चन्‌, दशन्‌ शब्दों के व्यवघानरद्दित पूरै में न 
होने से पूवेविधि नहीं दे । गतिनिघात जेसे--यत्‌ प्र लुनीद्यत्र । यत्‌ प्र पुनीछात्र । 
यहाँ लुनीहि पुनीहि ये तिङन्त क्रियाय हें । प्र उपसगे गति संज्ञक है । यत्‌ 
शब्द का योग तिङङतिङः से प्राप्त निघात को रोकने के लिये है। क्योंकि 
निपातेययदिहन्तकुविद्ञेच्चेत्‌० इस सूत्र से तिङन्त क्रिया के निघात का यत्‌ 
के योग में निषेध होता दै । उनीहि के उदात्त हि शब्द में इको यणचि से 
यणादेश होकर उदात्त न रहने से तिङि चोदात्तवति से विहित गति संज्ञक 
प्र शब्द को निघात (अनुदात्त) नहीं प्राप्त होता। यदि स्थानिवद्भाव से उदात्त 
तिङ्‌ परे मानें तो प्र शब्द के व्यवधानरहित पूर्व में न होने से पूवेविधि नहीं 
| है। इस प्रकार व्यवधान रहित पूर्व के कार्य में स्थानिवद्भाव मानने पर स्वर- 
सम्बन्धी उक्त तीनों स्थळों में स्थानिवद्भाव नहीं प्राप्त होता । वहां स्थानि- 
वद्धाव का उपसंख्यान करना होगा । 
तो फिर पूर्वमान्न में स्थानिवद्भाव मान छें। 
यदि व्यवधान सहित पूर्व के कार्य में भी स्थानिवत्‌ मानत हें तो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


a 





अष्टम आह्विक ५६५ 
अवीवद्द्‌ वीणां परिवादकेन । 
किं पुनः कारणं न सिध्यति ? 
योऽसौ णो णिङुंप्यते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हृस्वत्वं न प्राप्नोति । 
गुरुसंज्ञा च । 


गुरुखंज्ञा च न सिध्यति। इलेष्मरेघ्न | पित्तरच्न | द्रेध्यश्व। 
म३ध्वश्व । 'हलोऽनन्तराः संयोग’ इति संयोगसंज्ञा । “संयोगे गुरु इति 
गुरुसंज्ञा । गुरोरिति प्लुतो न प्राप्नोति । 


नलु च यस्याप्यनन्तरस्यः विधि प्रति स्थानिवद्भावस्तस्याप्यन- 
उपधाहस्वत्व कहना होगा । वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ = अवीवदत्‌ । (वदू-णिच्‌-णिच्‌- 


चङ्-लुङ्‌ तिप्‌ ) यहाँ णिजन्त वादि धातु कें उपधाभूत आकार को णौ चङ्युपधाया 
हस्वः से उपघाहस्व नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 


` क्या कारण हे जो अवीवदत्‌ में उपधाहस्वत्व नहीं प्राप्त होता ? 


अवीवद्त्‌ में णिजन्त वदू घातु से दूसरा णिच परे रहते जो पहले 
णिच्च का णेरनिटि से छोप हुआ है उस को स्थानिवत्‌ मान कर णिच्‌ का 


व्यवधान हो जायगा तो वादि के आकार के उपधा में न रहने से णौ चड्युपधायाः' 


से उपधा हस्वत्व नहीं प्राप्त होता। इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह भी हे 
कि व्यवधान सहित पूवे के कार्य में स्थानिवत्‌ मानने पर गुरुसेज्ञा भी नहीं 
सिद्ध होती! स्लेष्म३ष्न । पितरेष्न । (इलेष्माणं पत्तं वा हन्ति इति तत्सम्बुद्धों 'छुतः) 
यहां हन्‌ धातु से अमतुष्यकतृके च से विहित टक्‌ प्रत्यय परे रहते गमहनजन- 
खन० से हुए अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से घ्न शब्द की संयोगसंज्ञा 
ज होगी तो संयोगे गुरु से पूवे की गुरु संशा नहीं प्राप्त होती । गुरुसंज्ञा 
न होने से गुरोरततः० से प्लुत न हो सकेगा। ` इसी प्रकार दरेभ्यश्व । मरेध्वश्व । 
यहां दधि मधु के यणादेश को स्थानिवत्‌ मानने से ध्य, ध्व शब्दों की संयोग 
संज्ञा न होगी। क्योंकि हलोऽनन्तराः संयोगः सूत्र से व्यवधानरद्वित हलों की 
संयोगसंज्ञा होती है संयोगसंज्ञा न होने से पूरे की गुरु संशा न होगी। गुरु 
संज्ञा न होने से गुरोरतृतः से प्छुत नहीं प्राप्त होता । 


गुरुसंज्ञा की असिद्धिरूप दोष तो व्यवधान रहित पूवे के कार्य में. 


स्थानिवत्‌ मानने में भी है । क्योंकि व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा 


म्ह 


कहदी हे [व्यवधाने रहित पये 'काः"कार्य- है: उले अक्र. भोर यणादेश 


५३३६ ३ व्याकरणमहा भाष्य 
न्तरलक्षणो विधिः संयोगसंज्ञा विधेया । 
न वा संयोगस्यापूर्वविधित्वात्‌ । 


न वा एष दोषः। कि कारणम्‌। संयोगस्यापूवविधित्वात्‌ । न 
पूर्वविधिः संयोगः । किंतर्हि । पूर्वपरविधिः संयोगः । 


एकादेशस्योपसंख्यानम्‌ । । 
एकादेशस्योपसंख्यान कतेव्यम्‌। श्रायसौ गौमती। चातुरी । 





को स्थानिवत्‌ मानने से व्यवधान हो जायगा तो इलेष्मष्न, द३्यदव यहां 
अनन्तर हळू न होने से संयोग संज्ञा न हो सकेगी। संयोग संज्ञा न होने से गुरु 
संज्ञा न होगी और गुरु संज्ञा न होने से प्लुत नहीं प्राप्त होता। इस लिय 
दोनों पक्षों में गुरुसंज्ञा की असिद्धि रूप दोष का उचित समाधान यही है कि-- 

ेम्मरष्न, द३ध्यश्च यहाँ घ्न और ध्य की संयोगसंज्ञा केवल पूर्वविधि 
नहीं है बल्कि परविधि भी दै । अकारलोप और यणादेश से पूर्व घ और घ हैं । 
उनसे पर न और य हैं। दोनों मिळ कर संयोग होते हैं। इस लिये संयोगसंज्ञा 
में केवळ पूर्वविधि न होने से स्थानिवत्‌ न होगा तो संयोगसंज्ञा हो कर गुरुसंज्ञा 
और प्छुत सिद्ध हो जायगा । इस प्रकार दोनों पक्षों में गुरुसंञ्चा की असिद्धि 
- रूप दोष का समाधान हो जाता है ।' 


पूव पर के स्थान सें हुए एकादेश में स्थानिवद्भाव कहना चाहिये । सूत्र 
सें परस्मिन यह अवधारणा है । अथे है- आदेश के केवळ परनिमित्तक होने पर । 





१. पूव॑भाञ में स्थानिबद्धाव मानने पर केबल अवीवदत्‌ वाला दोष रहता है । 
उसका भी समाधान आगे न पदान्तद्विवचन० सूत्र एर करेंग-- क्विह्‌ गुपधात्व- 
चङ्परनिहांसङुत्वेपूपसंख्यानम्‌, इस वातिक से चङ्परक णि परे रहते उपधा 
हस्व करेन में स्थानिवद्भाव नहीं होता । ` उससे अवीवदत्‌ में पहला णिलोप 
स्थानिवत्‌ न होगा तो वादि का आकार उपधा में आ जान से णौ चड्थुपघायाः 
से उपधाहस्व निर्वाध सिद्ध हो जायगा। इस प्रकार पूवैमात्र में स्थानिवद्भाव मानने 
में कोई दोष नहीं रहता । वस्तुतः अनन्तर पूव विधि में स्थानिवद्भाव मानने 
में भी कोई दोष नहीं है। एकाननुदात्तस्वरादि तीनों दोष. असिड बहिरङ्गमन्तरङ्गे 
इस परिभाषा का आश्रयण न करने से प्राप्त होते हैं । छुनीह्वात्न आदि तीनों स्वरस्थलो में 
'द्विपदाश्रय होने से यण्‌ बहिरङ्ग हो कर असिद्ध हो जायगा तो उदात्त अच मिलने 
से अभीष्ट स्वर सिद्ध हो जायेंगे । हि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अष्टम आह्विक ७५६७ 


आनडुही । पादे। उद्वाह। एकादेश छते चुमामी पद्भावः ऊद्‌ इत्येते 
विधयः प्राप्नुवन्ति । 


कि पुनः कारणं न सिध्यन्ति ?. 
उ भयनिमित्तत्वात्‌ ! 
अजादेशः परनिमित्तक इत्युच्यते । उभयनिमित्तश्चायम्‌। 
उभयादेशत्वाच्च | 
अच आदेशा इत्युच्यते । अचोश्चायमादेशः । 


श्रायसौ गौमतौ ( श्रेयसि गोमति च अवौ। श्रेयस्‌ „ गोमत्‌-अण्‌ ) यहां श्रेयस्‌ 
गोमत्‌ शब्द क्रम से इयसुन्‌ और मतुप्‌ प्रत्ययान्त हैं। उनसे भवाथ में तद्धित 
अण्‌ प्रत्यय कर के श्रायम गौमत बनते हैं। ओर विभक्ति परे रहते वृद्धि 
एकादेश होता है । उसे परादिवङ्गाव से औ मान कर श्रायस्‌ गौमत को उगिद्चां० 
से जुम्‌ प्राप्त होता दै। बृद्धि एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का 
व्यवधान हो जायगा तो जुम्‌ नहीं होता । चातुरौ आनडुहौ (चतुपु, अनडुहि च 
अवौ । चतुर्‌, अनडुद-अण ) यहां भवार्थक अण्‌ प्रत्ययान्त चातुर आनडुह शब्दों 
से शौ विभक्ति परे रहते वृद्धि एकादेश होता दै। उसे परादिवद्भाव से औ 
सान कर चातुर्‌ आनडुह को चतुरनडहोरामुदात्तः से आम्‌ प्राप्त होता है। 
बृद्धि एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का व्यवधान हो जायगा तो 
भाम नहीं दोता। पादे उदवाहे । यहां पाद और उद्वाह शब्दों से ङि विभक्ति 
परे रहते गुण एकादेश होता है । उस को परादिवद्भधाव स डि भान कर 
असंशक पादू को पादः पत्‌ से पदादेश, उदवाह को वाह ऊट्‌ से ऊद आदेश 
ग्राप्त होता है। गुण एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का व्यवधान 
हो जायगा तो पदादेश ओर उद्‌ आदेश नहीं होता । 

श्रायसौ गौमतौ आदि एकादेश में स्थानिवद्भाव द्वारा लुम आदि का 
अभाव क्या नहीं सिद्ध होता? अचः परस्मिन्‌ सूत्र से ही स्थानिवत्‌ सिद्ध 
है तब एकादेश में स्थानिवद्भाव के उपसंख्यान की क्या आवश्यकता है ! 

श्रायसौ गौमतौ आदि एकादेश के स्थलों में अचः परस्मिन्‌ सूत्र से 
स्थानिवद्भाव नदों सिद्ध होता । क्‍योंकि परनिमित्तक अच्‌ के स्थान में हुआ 








१. श्रेयसि भवः श्रायस: । अण्‌। देविकारिंशपा-इत्यादि सूत्र से ए को 


आकार हुआ दैः) Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५६८ : च्याकरणसहासाष्य 


नैष दोषः। यत्तावदुच्यते उभयनिमित्तत्वादिति। इह यस्य ग्रामे 


नगरे वा अनेकं कार्य भवति, शाक्तोत्यसौ ततोऽन्यतरतो व्यपदेष्टुम्‌ । 


क वसामः | अध्ययननिमित्तं वसामः इति । यद्प्युच्यते- 
उभयाद्रत्वाद्चेति । इह यो द्वयोः षष्ठीनिर्दिए्योः प्रसङ्ग भवति, 


लभतेऽसाचभ्यतरतो व्यपदेशम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य पुत्रः देवदत्तायाः पुत्र 
इति । 


भादेश स्थानिवत्‌ कहा है । श्रायसौ आदि भें उभयनिसित्तक अजादेश है । 
श्रायस का अकार और औ विभक्ति का औकार ये दोनों मिल कर आदेश 
हुए हैं। उस मै जहां पर ओ को निमित्त मान कर आदेश हुआ है वहां 
पूव अकार को भी निमित्त मान कर हुआ है। क्योंकि पूवे पर के स्थान 
एकादेश होता दै। इस लिये केवळ पर को निमित्त मान कर अजादेश न होने 
से अचः परास्मन्‌ सूत्र. से स्थानिवद्भाव नहीं सिद्ध होता। इस के साथ यह 
भी दै कि एक अच्‌ के स्थान में आदेश नहीं हुआ है बल्कि पूर्व और पर 
इन दो अचों के स्थान में हुआ दै। अच के स्थान में होने वाला आदेश 
स्थानिवत्‌ कहा है। यहां अचों के स्थान में आदेश है । अतः उक्त सूत्र से 
स्थानिवद्भाव की सिद्धि न होने स एकादेश के उपसंख्यान की आवश्यकता है। 


एकादेश म स्थानिवद्धाव के उपसंख्यान की कोई आवश्यकता नहीं । 
अचः परस्मिन्‌ सूत्र से ही स्थानिवद्भाव सिद्ध हो जायगा। यह जो कहाकि 
एकादेश, पूर्व और पर दोनों को निमित्त मान कर होता है केवळ पर को 





` निमित्त मान कर नहीं होता तो यह कोई बात नहीं । जैसे किसी मनुष्य 


को गांव या नगर में अनेक काम होते हें । वह उन में से किसी एक काम 
का नाम लेकर भी कह सकता है कि मैं यहां पढ्ने के लिये रह रहा हूं 
या गुरु की सवा के निमित्त रह रहा हूं । उसी प्रकार पूव और पर 
दोनों को निमित्त मान कर होने वाला एकादेश, पर को निमित्त मान 
कर होने वाला भी कहा जा सकता है। और जो यह कहा कि दो अचों 
के स्थान में आदेश होने स केवल अच के स्थान मे आदेश नही, सो भी कुछ नहीं । 
जो दो षछीविभत्त्यन्तो के स्थान में होता है वह उन दोनों में से किसी का भी 
कहा जा सकता है। जैसे देवदत्त और देवदत्ता से हुआ पुत्र उन दोनों में से 
किसी का भी कहा जाता है वैसे दो अचों के स्थान में हुआ एकादेश, दोनों 
में से किसी भी अच्‌ का माना जायगा इस लिये अचः परस्मिन्‌ सूत्र से 


ही स्थानिवज्ञाब सिद्ध होने पर पकादेश के लिये एथक उपृसेसमान, मयै. 


९१४ 
१ 





अष्टम आह्विक ५६९ 


अथ हलचोरादेशः स्थानिवद्‌ भवति उताहो न । 
कश्चात्र विशेष; ? 


हलचोरादेशः स्थानिवदिति चेद्‌ विंशतेस्तिलोपे एकादेशः । 


___ हळचोरादेशः स्थानिवदिति चेद्‌ विंशतेस्तिलोपे एकादेशो वक्तव्य: । 
विशकम्‌ । विशं शतम्‌। बिंशः । 


हळू और अन्‌ दोनों के स्थान में हुआ आदेश अजादेश मान कर स्थानिवत्‌ 
होता है या नहीं ? क्योंकि उस मिश्रित आदेश में अच्‌ का भी सम्बन्ध है ।' 

इस में क्या विशेष है ? - 

यदि हरू और अच के स्थान में हुआ आदेश स्थानिवत्‌ होता है तो थे 
दोष आते हैं--विंशति शब्द के ति का लोप होने पर पररूप एकादेश कहना 
होगा । विंशकम्‌। ( विंशत्या क्रीतम्‌। विंशति-ड्बुन्‌) यहां विंशति शब्द से 
क्रीत अर्थ में विंशतिनिंशद्भ्यां इयुन्नसंज्ञायाम्‌ से ड्वुन्‌ प्रत्यय हो कर 
तिविंशतेडिति से ति शब्द का लोप हुआ हे। वह हलू और अच के स्थान से 
आदेश होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अतो गुणे से पररूप एकादेश नहीं 
प्राप्त होता । वह कहना होगा। ति शब्द में तकार और इकार ये इक्‌ अच्‌ हैं 
इनका छोप-रूप आदेश हुआ है। इसी प्रकार विंशं शतम्‌ (विंशतिः अधिका 
यस्मिन्‌ शते । विंशति-ड) यहाँ त्रिंशति शब्द से शदन्तर्विंशतेरच से. ड प्रत्यय 
होकर ति का झोप हुआ है। बिंशः (विते. पूरणः। बिंशति डद) यहां तस्य 
पूरणे डट्‌ ले डट्‌ प्रत्यय हो कर तिका झोप हुआ है। उसको स्थानिवत्‌ मानने 
से पररूप नहीं आप्त होता । स्थूळ आदि शब्दों को यणादिलोप होने पर 
अवादेश कहना होगा । स्थवीयान्‌। दवीयान्‌ ( अयमनयोः अतिशयेन स्थूलः दूरे वा। 
स्थूल, दूर-इयसुन्‌ ) यहां स्थूल दूर शब्दो से इथसुन्‌ प्रत्यय परे रहते 


१. शास्त्र में दोनों प्रकार का व्यवहार दीखता है। उरण रपरः में अणू को 
रपर करते हुए अण्‌ और अनण्‌ के समुदाय को अण्‌ नहीं माना गया है। 
इसी ल्यि सौधातकिः यहां सुधातृ के ऋ के स्थान में हुए अकड्‌ आदेश को रपर 
नहीं होता । इस के विरुद्ध नाग्छोपिशास्त्रदिताम्‌ में अकू अनकू के लोप में अकू 
लोप को स्वीकार किया है। जैसे अत्यराजत ( राजानमंतिक्रान्तवान्‌) यहाँ राजन 
की अन्‌ संज्ञक टि के लोप को अकूलोप मान कर उपधा हस्व का निषेध होता है । 
इस प्रकार हळू अचु के आदेश को अच आदेश मान कर वहां स्थानिवदूभाव की 


SEC-0. Prof. Satya rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


शङ्का संभव है । 





५७० - व्याकरणमहाभाण्य 


स्थूलादीनां यणादिलोपेऽवादेशः | 


स्थूछादीनां यणादिलोपे इते अवादेशो वक्तव्यः । स्थवीयान्‌ 
द्चीयान्‌ । ; 
केकयमित्रस्वोरियादेरे एत्वम्‌ । 
FE se छते पत्वं न सिध्यति । कैकेयः । भैत्रेयः । 
वे न सिध्यति। 
उत्तरपद्लापे च । 


उत्तरपदलोपे च दोषो भवति। दध्युपसिक्ताः सक्तवो द्धिखक्तवः। 
अचीति यणादेशः प्राप्नोति। . 


यङ्छोपे यणियड्चङः । 
यङ्लोपे यण्‌ इयङ्‌ उवङो न सिध्यन्ति। चेच्यः | नेन्यः। चक्षियः। 


पु 


स्थूलदूरयुवदस्वक्षिप्रक्कुद्वाणा यणादिपरं पूर्वस्य च गुण: से स्थूल दूर के ल र शब्दों 
का लोप और स्थू दू को गुण होता है। लर शब्दों का लोप हलू अच्‌ के 
स्थान में आदेश होने से स्थानित्रत्‌ हो जायगा तो उससे पूवे स्थो दो क्ञो 
अवादेश नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 


केकय मित्रयु शब्दों में इयादेश होने पर एत्व नहीं सिद्ध होता । वह कहना 
होगा। कैकेयः मैत्रेय: ( केकयस्य सित्रयोश्च अपत्यम्‌ । केकय-भन्‌ । मित्रयु-अण्‌ ) 
यहां केकय मित्रयु शब्दों सें केषय शब्द जनपदुक्षत्रिय बाची है। उससे अपत्य 
अर्थ में जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ से अन्‌ अत्यय और मित्रयु से सामान्य 
प्राग्द व्यतीय अण प्रत्यय परे रहते केकय मित्रयुप्रलयानां यादेरियः से यथाक्रम य 
यु शब्दों के स्थान में इय आदेश हुआ है। वह हल और अच के स्थान में 
आदेश होने से स्थ।निवत्‌ हो जायगा तो अच्‌ पेर न रहने से आदू गुणः से 
एकार गुण नहीं प्राप्त होता । वह कहना होगा । 

उत्तरपद का लोप होने पर भी दोष होगा । दधिसक्तवः (दध्ना उपसिक्ताः 
सक्तचः) यहाँ दधि से परे उपसिक्र्त शब्द का लोप समानाधिकरणाधिकारोक्त- 
स्तृतीयापूवेपदे उत्तरपदलोपरच इस वातिकं से हुआ है । वह हरू भौर अच के 
स्थान में. आदेश होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अच परे हो जाने से इको यणचि 
से दधि के इकार को यण प्राप्त होता है । वह रोकना होगा । 


यह्‌ का छोप ( क) होने, परर. यणु इयङ्‌ आइ) अही. पसिद्ध'द्वोते । वे कहने 


अष्टम आहिक ५७१ 


चेक्रियः । लोलुवः । पोपुवः। अचीति यण्‌ इयङ्‌ उवङो न सिध्यन्ति। 
अस्तु तर्हि न स्थात्तिवत्‌ । 
अस्थानिवत्त्वे यड्लापे गुणबृद्धिप्रतिषेधः । 


अस्थानिवत्त्वे यङ्लोपे गुणवृद्धयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । लोलुव 
पोपुवः । सरीसपः मरीम्चज इति। 


न्नेष दोषः । 'न धातुलोप आधधातुके” इति प्रतिषेधो भविष्यति । 
किं पुनरा्रीयमाणायां प्रकृती स्थानिवद्‌ भवति आह्दोस्विद- 


क्षेंगे । चेच्यः नेन्यः। चेचीयते नेनीयते इति चेच्यः नेन्यः। ( चेचीय, नेनीय-अच ) 
यहां यडन्त चेचीय नेनीयं धातुओं से पचादाच्‌ परे रहते यडोचि च से यङ का 
छुक होता है। वह हळू और अच के स्थान में आदेश होने से स्थानिवत्‌ 
हो जायगा तो अच्‌ परे न रहने से एरनेकाचो? से यण्‌ नहीं प्राप्त होता । 
इसी प्रकार चेक्षियः चेक्रियः ( चेक्षीयते चेक्रीयते-अच्‌.) यहां यङ्‌ लक्‌ के स्थानिवत्‌ 
होने से अचिइनुधातु० से इयङ्‌ नहीं प्राप्त होता। लोछवः पोपुवः ( लोलूयते 
पोपूयते-अच्‌ ) यहां य्‌ लक्‌ के स्थानिवत्‌ होने से उवइ्‌ नहीं प्राप्त होता । 

हल और अच्‌ के स्थान में हुआ आदेश स्थानिइत्‌ नहीं होता। 
केवळ अच के स्थान में हुआ आदेश ही स्थानिवत्‌ होता है ऐसा मानने पर ये 
दोष न होंगे । 

यदि हल और अच के स्थान में हुआ आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता 
है लो लोळुबः पोणुवः सरीसप: मरीमृजः. यहां यङ्‌ का लुक्‌ होने पर गुण वृद्धि 
प्राप्त होते हैं । उन का निषेध कहना होगा । (छोळूयते पोपूयते सरीसूप्यते 
सरीस्ज्यते-अच) लोलूय आदि यङन्त धातुओं से पचाद्यय कर के उस के परें 
रहते यडोचि च से यछ का झुकू होता है । वह हल और अच्‌ के स्थान 
में आदेश होने से स्थानित्रत्‌ न होगा तो छित्‌ परे न रहने से लोलुवः पोपुवः 
सें सावेधातुकयुण, सरीसपः में रूघूपधगुण और मरीम्ज: में मृजेश्रद्धिः से वृद्धि 
प्राप्त होती है । स्थानिवत्‌ होने पर तो क्ङिति च से गुण वृद्धि का निषेध संभव है । 


यह कोई दोष नहीं । लोळूचः आदि में यङ्‌ छुक्‌ के स्थानिवत्‌ न 
होने पर भी गुण बृद्धि नहीं होंगे । न धातुलोपे आर्धधातुके से गुण बृद्धि 
का निषेध दो जायगा। इस लिये दळू और अच के स्थान में हुआ आदेश 
स्थानिवत्‌. नहीं होता यही पक्ष निर्दोष होने से ग्राह्य है । 

क्या सिस” काये के सयमी का आश्ेयेण किया एह०श्वेकषे स्थानिवद्भाव 


५७२ व्याकरणमहाभाष्य 
विशेषेण ? 
कश्चात्र विशेषः ? 
अविडेषेण स्थानिवदिति चेल्छोपयणादेरो गुरुवाधिः । 
अविरोषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे गुरुचिधिर्न सिध्यति। 


इलेष्मरेप्न । पित्तरेन्न । द्रेध्यश्व। मइध्वश्व । 'हळोनन्तराः संयोगः 
इति संयोगसंज्ञा । संयोगे गुरु’ इति गुरुसंज्ञा। गुरोरिति प्लुतो न प्राप्नोति । 


द्रिवचनादयश्व प्रतिषेधे । 
्वि्वचनाद्यश्च प्रतिषेधे वक्तव्याः । द्विर्वचनबरेयलोप इति । 





त न 


होता है या सामान्यतया सर्वत्र । जहां स्थानी का आश्रयण नहीं किया है 
वहां भी स्थानिवज्ञाव होता है। प्रकतिः्स्थानी। तात्पय यह है कि शास्त्रीय 
कारये में ही स्थानिवज्ाव मानते हैं या शास्त्रीय अशास्त्रीय दोनों में ही। 
यहाँ स्थानिवत्‌ मानने से शास्त्र रुकता है वह अशास्त्रीय कार्य है क्योंकि शास्त्र 
की प्रवृत्ति का न होना अशास्त्रीय है। और जहां स्थानिवत्‌ मानने से शास्त्र 
छगता है उस को प्रवृत्ति होतो है वह शास्त्रीय कार्य है। इस प्रकार आश्री- 
यमाण और अनाश्रीयमाण स्थानियों में स्थानिवद्भाव संभव है । 

जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण. नहीं किया गया अथवा स्थानी को 
निमित्त नहीं माना है यदि वहां भी स्थानिवत्‌ होता दै तो छोप और यणादेश 
दोने पर गुरु संज्ञा का कार्य नहीं सिद्ध होता। एलेप्मरघ्न, दरध्यश्व, यहां क्रम 
से दन्‌ के अकारलोप और यणादेश का स्थानी अकार और इकार संयोगसंज्ञा 
में निमित्त नहीं माना गया है । क्योंकि अचों के व्यवधान से रहित इलों 
की संयोगसंज्ञा होती हे । वहां भी स्थानिवत्‌ हो जायेगा तो भच का व्यवधान 
होने से संयोग संज्ञा नहीं प्राप्त होती। संयोग संज्ञा के न होने से शुरु संशा 
और गुरु संज्ञा के न होने से प्छुत नहीं प्राप्त होता । 
अनाश्रीयमाण प्रकृति में स्थानिवद्भाव मानने पर न पदान्तद्विवंचन० सूत्र 
में द्विवेचनवरेयलोप आदि भी पढ्ने होंगे जिस से वहां स्थानिवद्भाव का 
निषेध दो सके । अन्यथा दद्ध्यत्र यहां यणादेश का स्थानी इकार अनचि च 
से द्वित्त करने सें निमित्त नहीं माना गया है क्योंकि वह अच्‌ परे होने 


र पर द्वित्व का निषेध करता हे इस लिये वहां स्थानिवत्‌ हो जायगा तो षच्‌ 
. परे हो जाने से धकार को द्वित्व नहीं प्राप्त होता । यायावरः (यायाय- 






HR वरच) यहां: "बनता का” आकु“ (रच णप्रत्यये पर एः अतो कप सत यङ्‌ 


अष्टम आह्निक | ५७३ 


क्सढोपे छुग्वचनम्‌ । 


क्सलोपे छुग्‌ वक्तव्यः । अदुग्ध अदुग्धाः । 'छुग्वा दुहदिहलिहः 
गुह्दामात्मनेपदे दन्त्ये’ इति । 


हन्तेधेत्वम्‌ | 
हन्तेर्घत्वं वक्तव्यम्‌ । घ्नन्ति । घ्नन्तु । अन्नन्‌ । 
अस्तु तह्यांशीयमाणायां प्रकृताविति । 





के अकार का लोप हो कर लोपो ब्योवेलि सय का लोप हो जाता हे । यङ 
के अकारलोप का स्थानी अकार लोपो व्यो० में निमित्त नहीं माना गया है तो 
वहां स्थानिवत्‌ हो कर अकार का व्यवधान हो जाने से य का लोप नहीं प्राप्त होता 
उस के लिये न पदान्त सूत्र में वरेयलोप कह कर स्थानिवद्भाव का निषेध कहना दोगा। 








अनाश्रीयमाण प्रकृति में स्थानिवद्भाव मानने पर क्स का लोप न कह 
कर झुकू कहना होगा । जिससे स्थानिवद्धाव का झगडा ही मिट जाय। अदुग्ध, 
अदुग्धाः ( दुइ-क्स-लुङ्‌ त, थास्‌) यहां दुह धातु से ऊङ्‌ में त, थास्‌ परे 
रहते छग्वा दुहदिहलिहदणुहामात्मनेपदे .दन्त्ये से क्स का लुक्‌ द्दोता है । यदि 
वस का लुकू न कर के घोर्लोपो लेटि वा से अनुद्त्त लोप ही विकल्प से विधान 
कर दें तो अझोन्त्य परिभाषा से क्स के अन्त्य अकार का लोप हो कर शेष स्‌ 
शब्द का झलो झलि से लोप होने से इष्ट रूप बन सकता है किन्तु क्स के 
अकारलोप का स्थानी अकार झलो झलि मै निमित्त नहीं माना गया हे इस 
लिय स्थानिवत्‌ हो कर झळ परे न रहने सेक्स के सकार का लोप नहीं प्राप्त 
होता । उसके लिये लुकू ग्रहण कर के सम्पूण क्स शब्द का लुक्‌ करना होगा । 
वैसे अदुह्ृहि अधुक्षावहि यहाँ वहि प्रत्यय परे रहते क्स का वैकल्पिक छुकू करना 
आवश्यक भी हे। क्योंकि वहि का वकार झळ नहीं है। उसके पर रहते 
झलो झलि से क्स का लोप नहीं प्राप्त होता । 


अनाश्चीयमाण प्रकृति में स्थानिवद्भाव मानने पर इन्‌ के हकार को 
घकार कहना होगा । ध्नन्ति, घ्नन्तु, अध्नन्‌। यहां गमहनजनखन० से हुए 
उपधालोप का स्थानो अकार, हो हन्तेरिणन्नेषु में निमित्त नहीं माना गया है 
इस लिये स्थानिवत्‌ हो कर भकार का व्यवधान हो जाने से इन्‌ केह को घ 
नहीं प्राप्त होता । 

अच्छा तो फिर आश्रीयमाण प्रकृति में ही स्थानिवद्भाव मान लीजिये । 
जिस कार्य में स्थानी का आश्रयण किया गया है अथवा उसे निमित्त साना गया 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५७४ | - व्याकरणमहाभाष्य 


ग्रहणर्ष स्थानिवादेति चेज्जर्ध्यादिष्वादेशप्रतिषेषः 


ग्रहणेषु स्थानिवदिति चेद्‌ जग्ध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्य: । 
छ समाद्य। 'अदो जग्धिर्ल्यप्‌ ति किति’ इत्यदो जग्धिभावः 
प्राप्नोति। 


यणादेशे युलोपत्त्वानुनासिकात्त्वप्रातिषेधः । 
यणादेशे युलोपेत्वानुनासिकात्त्वानां प्रतिषेधो वक्तव्यः | यलोप-- 
वाय्वोः अध्वय्वाः । 'लोपो व्योबळी'ति यलोपः प्राप्नोति। डछोप-- 
अकुर्वि आशाम्‌ अकुर्व्याशाम्‌ । "नित्यं करोतेः ये चःत्युकारलोपः प्राप्नोति । 
इत्व-अळुनि आशाम्‌ अलुन्याशाम्‌। ई हल्यघो'रितीत्वै प्राप्नोति । 


अज्ञुनासिकात््व--अजजि आशाम्‌ अजश्ष्याशाम्‌। 'ये विभाषे'त्यनुनासि-. 


कात्त्व प्राप्नोति । 


है वहां स्थानिवद्भाव होता है अन्यत्र नहीं ऐसा मान.लेवें । 

जहां स्थानी का ग्रहण किया गया अथवा उसे निमित्त माना गया है 
यदि वहां स्थानिवद्धाव होता है तो जग्धि आदि आदेश का निषेध कहना 
होगा । निराद्य समाद्य । (निर्‌ सम्‌'भद्‌-णिच्‌-ल्यप्‌ ) यहाँ णिजन्त अदू धातु से 
ल्यपू पेरे रहते णेरनिटि से गि का लोप हुआ है। णि लोप का स्थानी णि 
अदो जग्धिल्यैपू' ति किति से जग्धि आदेश करने में निमित्त नहीँ साना गया 
है तो स्थानिवत्‌ न होने से णि का व्यवधान न दोगा इस लिये ल्यप परे 
रहते जग्थि आदेश प्राप्त होता दवै । यणादेश होने पर यलोप, उलोप, ईत्व 
और अनुनालिरु को होने वाळे आत्त्व का निषेध कहना दोगा । वाय्यो: अध्वय्वों 
(वायु, अध्वथु-ओस्‌' यहां इको यणचि से हुए यणादेश का स्थानी उकार लोपो 
व्योवेलि में निमित्त नहीं माना गया है तो .स्थानिवत्‌ न होने से वल परे 
हो कर यकार का लोप प्राप्त होता हे । अकुर्वि आशाम्‌ = अकुर्व्याशाम्‌ (नउ 
रछ इट्‌) यद्वां यणादेश का स्थानी इकार ये च में निमित्त नहीं माना गया 
है तो स्थानिवत्‌ न होने से यकार पेरे हो कर क धातु के उकार का लोप 
प्राप्त होता है । अछुनि आशाम्‌=अटुन्याश्ाम्‌ । (कुन्‌-क्षा-छङ्‌ इद्‌) यहां इद्‌ 
प्रत्यय के स्थान में हुए यणादेश का स्थानी इकार ई हल्यघोः में निमित्त नहीं 
माना गया हे तो स्थानिवत्‌ न होने से यकार परे हो कर श्रा के आकार को 





१. ग्रहणेषु = गृह्यमाणेषु स्थानिषु। स्थानियों के गृहीत होने पर। यहां 
बहुल ग्रहण से कमे में ल्युट्‌ हुआ है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


Sues कलला 


अष्टम आाहिक ५७५ 


राय़ात्वप्रतिषधरच | 


रायात्वस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः। रायि आशाम्‌ राय्याशाम्‌। 
"रायो हळी'त्यात्वं प्राप्नोति | हे 


दीर्घ यलोपप्रतिषेधः । 


दीर्घे यलोपस्य' प्रतिषेधो वक्तव्यः । सोये नाम हिमवतः जङ्ग । 
त सौरी हिमवानिति । सौ इन्नाश्रये दीधे इते 'सूर्यतिष्येति' यळोपः 
पराप्नोति । 2 


अतो दार्धे यलोपवचनम्‌ । 
अतो दीर्घ यलोपो वक्तव्यः । गार्गाभ्याम्‌ । वात्साभ्याम्‌। दीधे 





ईकार प्राप्त होता है । अजज्ञि आशामः=अजश्याशाम्‌। (जन्‌-छङ्‌ इद्‌) यहां जौहोत्यादिक 
जन्‌ धातु से लङ्‌ में वैदिक व्यत्यय से आत्मनेपद इद्‌ प्रत्यय हो कर शपू 
को इलु हुआ है । इलौ से धातु को द्वित्व हो गया। इद्‌ के स्थान में हुए 
यणादेश का स्थानी इकार ये विभाषा मै निमित्त नहीं माना गया है तो स्थानिवत्‌ 
न होने से थकार परे हो कर जन्‌ के अनुनासिक नकार को आच्च प्राप्त होता 
है । रायो हलि से होने वाले आत्व का निषेध कहना होगा । रायि आशामू= 
र।य्याशम्‌। (रेःङि) यहाँ ठि के स्थान में हुए यणादेश का स्थानी इकार 
रायो हलि में निमित्त नहीं माना गया है तो स्थानिवत्‌ न होने से हळू परे 
हो कर रै शब्द को आरव प्राप्त होता है । 

दीघे होने पर यलोप का निषेध कहना होगा । सौयां हिमवान्‌ । सूर्येण 
एकदिक्‌ सौरम्‌ । (सूथ-अण्‌) । सौरये शृङ्गे विद्येते यस्य सः सौयां (सोये-इनि) 
यहां इन्नन्त सौर्यिन्‌ शब्द से सु परे रहते सौ च से दोघे हुए इन्‌ प्रत्यय का 
स्थानी हस्व इकार सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः में निमित्त नही माना 
गया दै तो स्थानिवत्‌ न होने से ईकार परे हो कर सूर्य के य का लोप 
प्राप्त होता है ।' । 

अकार को दीधे करन पर यलोप कदना होगा । गार्गाभ्याम्‌ । वात्साभ्याम्‌ । 
गाग्यो अपत्यम्‌ गार्गः ताभ्याम्‌ । ( गार्गी-ण ) यद्वां गोत्र स्त्रीप्रत्ययान्त गागी शब्द 
से युवापत्य में गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च से ण प्रत्यय हुआ दे। भ्याम्‌ परे 





१. यदि कहो सूर्यतिप्यागस्त्य० में तो डी की इ परे रहते यलोप का विधान 
है यहाँ छी की ई नहीं है तब तो यहद दोष हट जायगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Neéw Delhi. Digitized by eGangotri 





५७३ व्याकरणमदाभाप्यं 


कृते आपत्यस्य च तद्धितिऽनाती'ति प्रतिषेधः पराप्नोति । 


नेष दोषः। आश्रीयते तत्र प्रक्कतिस्तद्धित इति॥ सर्वेषामेष 
परिहारः । उक्त विधिग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ विधिमात्रे स्थानिवद्‌ यथा 
स्याद्‌ अनाश्रीयमाणायामपि प्रझताविति। 


अथवा पुनरस्त्वत्रिशेषेण स्थानिवदिति। ननु चोकतम्‌--'अवि- 
शेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे शुरुविधिः । द्विर्वचनादयश्च 
प्रतिषेधे । क्सलोपे लुग्वचनम्‌ । हन्तेर्घत्वम्‌ इति'। नेष दोषः। यत्ता- 
बडुच्यते-अविशेषेण स्थानिवदिति चेल्लोपयणादेशे गुरुविधिरिति । 
. उक्तमेतत्‌। “न वा संयोगस्यापूर्वविधित्यादि'ःति। यदप्युच्यते द्िर्व- 
चनादयञ्च प्रतिषेधे वक्तव्या इति। उच्यन्त ल्यास एव। क्सलोपे 


i MMSE SENSEI SMB NEN, वि 
रहते उसे सुपि च से दीर्ध हो गया है । दीध हुए ण प्रत्यय के आकार का स्थानी 
ह्रस्व अकार आपत्यस्य च तड्ितेऽनाति में निमित्त नहीं माना गया है क्योंकि 
वहां अनाति कह कर अकार परे रते यलोप का निषेध किया गया है।. तो 
स्थानिवत्‌ न होने से आकार परे हो जायगा उससे गाग्यशब्दस्थ यकार के लोप का 
निषेध प्राप्त होता है । 


यद कोई दोष नदीं। आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति सूत्र का यह अथ नहीं है 
कि आकार परे रहते अपत्य सम्बन्धी तद्वित यकारढोप का निषेध होता हे 
बल्कि यह अथे है-आकारभिन्न तद्वित परे रहते. अपत्यसम्बन्धी यळोप का 
विधान होता हे । अनाति शब्द में प्रसज्यप्रतिषध न मान कर पर्युदास मानेंगे । 
तो गागोभ्याम्‌ में ण प्रत्यय को दोघे हुए आकार का स्थानी हुश्च अकार 
भाकारभिन्न तद्धित है ही। उसका स्थानी में आश्नयण होने से स्थानिवत्‌ हो 
जायगा। उससे यलोप निर्बाध सिद्ध हे । इस पक्ष में कहे गये अन्य सत्र दोषों 
का भी यह समाधान दे--पहरे, सूत्र में विधिम्रहण का यदद प्रयोजन कह चुके हैं 
कि विधिमात्र में स्थानिवद्धाव होता । जहां स्थानी को निमित्त माना गया हे 
- यहां भी और जहां निमित्त नहीं माना गया है वहां भी । जहां स्थानी को 
निमित्त माना गया है वहां स्थानिवद्भाव मानने में भी कोई दोष नहीं होगा। 
लोप यणाद्शे गुरुविधिः, द्विवेचनादयरच प्रतिषेध क्सलोपे लुग्वचनम्‌ , हन्तेधत्वम्‌ ये 





२. गार्गी शब्द स ण प्रत्यय होने पर भस्याढे रद्धित से पुवद्भाव हो कर. 
गाग्यै प्रकृति बन जाती है। गाग्ये अ भ्याम्‌ इस स्थिति में सुपि च से दीर्घ हो कर 
यलोप की अप्राप्ति है ऐसा समझना चाहिये । - 


“+ CC-O.Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Digitized by eGangotri 


अएम आह्विक ५७७ 


लुग्वचनमिति । क्रियते न्यासः एव । हन्ते्घत्वमिति सप्तमे परिहार 
वक्ष्यति । 


न पदान्तद्विवेचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार- 
दीघेजशचरविधिषु ॥१।१।५८॥ 


पदान्तविधिं प्रति न स्थानिवदित्युच्यते। तत्र वेतस्वानिति रुः 
प्राप्नोति । 


जो चार दोष उस पक्ष सं कहे थे उनका समाधान इस प्रकार दोगा कि ३ळेष्म ३ष्न, 
दरेष्यर्‍व में संयोगसंज्ञा दोने में कोई बाधा न होगी । क्योंकि सयोगसंज्ञा बनाने 
में उक्त स्थलों में केवळ पूवेविधि ही नहीं हे अपितु परविधि भी है। पूर्वेदिधि 
न होने से स्थानिवद्ाव न होगा तो संयोगसंज्ञा बन जायगी। उससे गुरुसंज्ञा 
और गुरत्वप्रयुक्त प्छुत भी दो जायगा । द्विवचनवरेयलोप आदि न पदान्तसून्र में 
पढ़े ही हें । इस लिय उनकी भी सिद्धि हो जायगी। दद्ध्यत्र, यायावरः आदि 
से स्थानिवद्धाव निषेध करने के लिये नया वचन नहीं कहना पडेगा । अदुग्ध, 
अदुग्धाः यहां क्स का छुक्‌ पहले ही .छग्वा दुहदिहलिह०- सूत्र से विदित है अतः 
लुकू का विधान भी अपूव नहीं कहना पड़ेगा । घ्नन्ति घ्नन्तु, अध्नन्‌ में इन्‌ के 
इकार को घकार करने का समाधान भी सप्तमाध्याय में हो इन्तेरिणन्नेषु सूत्र पर 
कहेंगे , इस लिय वह भी कोई दोष नहीं । 

इस सूत्र द्वारा पदान्तविधि सं अर्थात्‌ (पदान्त विधि शब्द को भाव 
साधन-निदेश मानकर) पदान्तता का विधान करने में स्थानिवद्भाव का निषेध 
कडा है। उस से वेतस्वान में स्‌ को रु प्राप्त होता है। क्योंकि वेतस शब्द 
खे कुसुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ से तदस्मिन्नस्ति इस चातुरर्थिक अर्थ में ड्मतुप्‌ 
प्रत्यय कर के टेः से टिसंजक वेतस के अकार का लोप होता है । स्वादि- 
ष्वसर्वनामस्थाने से पूर्व की पदसंज्ञा हो जाती दे। उस अकारलोप के स्थानि- 
वद्भाव का निषेध कर देने से सकार पदान्त हो जाता दै । इस लिये सकार 
की पदान्तता का विधान करने में स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर सकार पदान्त 
` हो जायगा तो ससजुषो रु से सकार को रुत्व प्राप्त द्दोता दै । 





१. वहां यह समाधान है कि घ्नन्ति घ्नन्तु अघ्नन्‌ में उपधा लोप को स्था- 
निवत्‌ मान कर चाहे अकार का व्यवधान बौद्धिक हो जाय पर श्रौत अव्यवधान 
तो स्पष्ट है। लिखने सुनने बोलने में तो घ्नन्ति आदि में द्द से पर सीधा व्यवधान 
रहित नकार है ही । स्थानिवतूभाव से तो बुद्धिकत व्यवधान होगा । श्रुतिकृत तो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५७४ व्याकरणमद्दाभाष्य 


नेष दोष! । भसंज्ञाऽत्र बाधिका भविष्यति तसौ मत्वर्थे इति । 
अकारान्तमेतद्‌ भसंक्षां प्रति । पदसंज्ञा प्रति तु सकारान्तम्‌। 

नजु चैवं विज्ञायते यः सम्प्रतिपदान्त इति । 

कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्योपादाने एतदेवं स्यात्‌ । अयं च 





यद्व कोई दोष नहीं । अकारलोप के स्थानिवद्भाव का निषेध हो कर 
वेतस शब्द सकारान्त हो जायगा तो पद संज्ञा की बाधक तसौ मत्वर्थे से 
भसंज्ञा दो जायगी उस.से पदान्त सकार न होने से रुत्व नहीं होगा । तदस्मिन्नस्ति 
इस अथ में दोने वाळा वेतस्वान्‌ में डूमतुप्‌ प्रत्यय भी मत्वर्थ में स्पष्ट है । 

ससंङा के विधान भें तो अकारलोप के स्थानिवद्भाव का निषेध न 
होगा । इस लिये असंज्ञा के प्रति अकारान्त ही पेतस शब्द्‌ होगा, सकारान्त 
नहीं । पदसंज्ञा के विधान में सकार को पदान्त बनाना है इस लिये स्थानिवद्‌ 
. भाव का निषेध दो जायगा! तब अकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा तो सकारान्त 
वेतस्‌ शब्द के स्वादिग्वसर्वनामस्थाने से पदसंज्ञक होने से रुत्व प्राप्त होता है । 

` पदान्तविधि का अर्थ सम्प्रतिपदान्त' को विधि करने में स्थानिवत्‌ नहीं 

होता ऐसा यदि मानें तो वेतस्वान्‌ में दोष न होगा । सम्प्रतिपदान्त से 
तात्पयं है जो स्थानिवद्भाव के निषेध के बिना दी पदान्त बना हुआ विद्य- 
मान दै जैसे कौ स्तः, कामि सन्ति इत्यादि में उस को कोई कार्य करना द्वो 
तो स्थानिवत्‌ का निषेध होता हे । पदान्तता का विधान करने में नहीं होता । 
वेतस्वान्‌ मै वतस्‌ यह सकारान्त पद. स्थानिवद्भाव के निषेध से पहके नहीं बना हुआ 
है। इस ल्यि पदान्तविधि न होने से अकारलोप के स्थानिवद्भाव का निषेध 
न होगा । तब अकारलोप स्थानिवत्‌ हो जायगा । उस से पदान्त सकार न 
मिलन से रुत्व न होगा । 

कर्मसाधन विधि शब्द को मानने पर सम्प्रतिपदान्त को विधि करने 
में स्थानिवज्ञाव नहीं होता यह अर्थ हो सकता है। किन्तु आव साधन विधि 





अव्यवधान है । अन्यथा हन्‌ के हकार से पर सीधा नकार कहीं पर भी न मिलने से 
हो इन्ते० में नकार परे रहते कहा हुआ कुत्वविधान व्यर्थ हो जाता है। इस लिये 
वहां नकार परे रहते ङुत्व विधान के सामर्थ्य से श्रुतिक्कत आनन्तर्य माना जायगा 
उससे घ्नन्ति आदि में. ह को घ निर्बाध सिद्ध है। | 

१. सम्प्रति शब्द का पद शब्द के साथ सुप्सुपा समास होकर अन्त शब्द के 
` साथ षष्ठी समास होता दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








अष्टम भाहिक - ०७९ 


विधिशब्दोऽस्त्येव कर्मसाधनः । विधीयते इति विधिरिति। अस्ति 
च भावसाधनो विधानं विधिरिति । तत्र भावसाधनस्य विघि- 
शब्द्स्योपादान एष दोषो भवति ! इदं. च ्रह्मवन्ध्वा ब्रह्मवन्ध्वे धकारस्य 
जशात्वं प्राप्नोति । 


शब्द को मानने पर उक्त अभ नहीं हो सकता । कर्मसाधन का अर्थ 
कर्मवाच्य है । वि पूर्वक धा धातु से कमैत्राच्य मै उपसगे घोः किः से 
कि प्रत्यय करके विधि शब्द बनावे तो अथे होगा--विधीयते इति विधिः। 
पदान्तस्य सतः विधिः पदान्तविधिः । पदान्तस्य यह शैषिकी षष्ठी दे। 
पहल से विद्यमान पदान्त को कोई विधि करनी हो तो स्थानिवद्भाव का निषध होता 
हे । विधि शब्द एक तो कमेवाच्य दै । जैसा कि अभी दिखाया है। और एक 
भाववाच्य भी है । भाव में कि प्रत्यय करके विधि शब्द बनायेंगे तो अथ होगा-- 
विधानं .विधिः । पदान्तस्य विधानं पदान्तविधिः। यहां पदान्तस्य यह कमै में 
षष्ठी हे । पदान्तता का विधान करने में स्थानिवद्गाव का निषेध होता दै। 
. भाववाच्य विधि शब्द मानने पर वेतस्वान्‌ में दोष आता है। उसमें पदान्ता 
का विधान करने में किसी को नया पदान्त बनाने में स्थानिवद्भाव नहीं 
होगा तो वेतस्वान्‌ में सकार को पदान्त बनाने के लिय स्थानिवद्धाव का 
निषेध हो जायगा उससे पदान्तः सकार हो जाने से रुत्व प्राप्त होता है। 
इसके अतिरिक्त भाववाच्य विधि शब्द मानने पर ब्रह्मबन्ध्वा, ब्रह्मबन्थ्वे यहां 
धकार को झठां जशोग्ते से जश भी प्राप्त होता है। क्योंकि ब्रह्मबन्धु शब्द से . 
स्त्रीलिङ्ग में ऊडुतः से उङ्‌ प्रत्यय कर के सवणंदीधे एकादेश होता हे तो 
ब्रह्मबन्धू. ऐसा बनता है। उससे टाळे विभक्ति परे रहते यण्‌ हो जाता है। 
यहाँ ब्रहाबन्छु के उकार के साथ उङ्‌ प्रत्यय के दीधै एकादेश को परादिवद्धाव 
से उदू सान कर उसके परे रहते पवे धकार को स्वादिग्वसवैनामस्थाने से 
पदान्त बनाना है इस लिये पदान्तविधि होने से स्थानिवद्धाव का निषेध हो 
जायगा तो धकार पदान्त को जश प्राप्त होता है। भसंज्ञा के विधान में तो 
स्थानिवद्धाव का निवेध नहीं होगा इस लिये एकादेश स्थानिवत्‌ हो जायगा । 
उससे अजादि अङ्‌ परे होने पर ब्रह्मबन्धु उकारान्त रहेगा । उस अवस्था मे 
अ और पद दोनों को अलग २ अवधि दो जाने से उड्‌ परे होने पर भी असहा 
पदसंज्ञा को बाध नहीं सकेगी । इस प्रकार पदान्त विधि सें धकार को पदान्त बना 
कर ज्‌ प्राप्त द्दोता है । 








१. यणादेश का उच्चारण अकिश्चित्कर है । एकादेश ही उदाहरण द्दै। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५८० र व्याकरणसहा भाष्य 


अस्ति पुनः किंचिद्‌ भावसाधनस्य विधिशब्दस्योपादाने सतीष्ट 
संगृहीतम्‌ । आहोस्विद्‌ दोषान्तमेवेति । 

अस्तीत्याह । इह कानि सन्ति यानि सन्ति कौ स्तः यौ स्तः इति। 
योऽसौ पदान्तो यकारो वकारो बा श्रूयेत न स श्रूयते'। षडिकश्चापि सिद्धो: 
भवतिं । ४ 

वाचिकस्तु न सिध्यति । 


भावसाधन विधिशब्द के मानने में कोई इष्ट संग्रहीत होता है क्या?) उस 
से कोई लाभ भी है या दोष ही दोष हैं ? - 
| सावसाधन. विधि शब्द मानने में लाभ भी है । कानि सन्ति, यानि 
सन्ति। कौ स्तः, यौ स्तः। यद्वां सन्ति और स्तः में इनसोरक्लोपः से हुआ 
- अस्‌ धातु के अकार का लोप स्थानिवत्‌ हो जाता है तो कानि में इको यणचि 
से इ को यकार और कौ में एचोड्यवायावः से औ को आव्‌ हो कर यकार 





` . चकार पदान्त बन सकते हैं । उनकी पदान्तता के विधान में स्थानिवद्भाव 


का निषेध हो जाने से अच परे न सिढेगा तो यकार वकार पदान्त नहीं 
सुनाई देते। अथात्‌ पदान्तविधान में स्थानिवत्‌ न होने से कानि सन्ति कौ 
- स्तः में यणादेश और आवादेश नहीं होते। इस के अतिरिक्त षडिक भी सिद्ध 
दो जाता है। अज्ञातः षडड्युलिदत्तः पडिक: । (षष्‌-ठ्च इक) यहां षडडगुलिदत्त 
शब्द से अज्ञातादि अर्थ में वहचो मनुष्यनाम्न्ठज्‌ वा से उच्‌ प्रत्यय करके 
ठाजादावूध्वे द्वितीयादचः से षड के दूसरे अच्‌ उकारोत्तरवरी अकार से परे सारे 
` ङ्णुलिदत्त शब्द का छोप हो कर षड के अकार का यस्येति च से लोप होता है । समास 
में षष्‌ (अन्तवोर्तिनी विभक्ति को लेकर) के सुबन्त होने फे कारण पहले ही उसकी पद्‌. 
संज्ञा दै । उसके द्वितीय घ्‌ को नया पदान्त नहीं बनाना है इस लिये पदान्तविधि न 
होने से स्थानिवद्वाव का निषेध न होगा तो अकारान्त षष की उच्‌ परे रहते असंज्ञा 
रहेगी । पदसंज्ञा तो पदले से ही षष्‌ इस षकारान्त की है। इस प्रकार अग अलग 
अवधि होने से अपने विषय में भी असंज्ञा पदसंज्ञा को न बाध सकेगी तो 
पद्‌ संज्ञा होने से झलां जशोन्ते से घ्‌ को ड्‌ होकर षडिकः बन जाता है । 

पर वाचिकः यह प्रयोग तो सिद्ध नहीं होता । आवसाधन विधि शब्द 
मानने पर वाचिक की सिद्धि नहीं होती । क्योंकि पडिक की तरह यहां भी अज्ञातः 





१. यह दोनों पक्षों ( विधि शब्द को भाव साधन अथवा कर्म साधन मानने ) 
में साँझा प्रयोजन है । 
२, यह विधि शब्द भाव साधन है इस पक्ष में ही प्रयोजन बनता है । 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अस आहिक ०८१ 


अस्तु तर्हि कर्मसाधनः । 

यदि कर्मसाधनः, षडिको न सिध्यति । 
अस्तु तर्हि भावसाधनः । 

वाचिको न सिध्यति । 

वाचिकषडिको न संवदेते । 

कर्तव्योऽञ यत्नः। 





वागाशीदेत्तः वाचिकः वाच-ठच इक । इस प्रकार वागाशीरेत्त शब्द से अज्ञातादि अर्थ 
में उच्‌ प्रत्यय परे रते ठाजादा० से शीदेत्त शब्द का लोप हो कर अवशिष्ट वागा 
के आकार का यस्येति च से लोप होता है। समास में अन्तर्वतिनी विभक्ति को 
लेकर वाच पहले ही सुबन्त होने से पद है। इस लिग्रे उस की पदान्तता 
का विधान न होने से आलोप के स्थानिवद्भाव का निषेध न होगा तो उच्‌ प्रत्यय 
परे रहते आकारान्त वाच की भसंज्ञा और चकारान्त की पदसंज्ञा रहेगी । दोनों 
की अलग अलग अवधि होने से भसंज्ञा पदसंज्ञा को न बाघेगी तो पद्सज्ञा हो कर 
चोः कुः से कुत्व प्राप्त होता है । 
तो फिर कमसाधन विधि शब्द मान लें । 


यदि कमसाधन विधि शब्द मानते हैं तो षडिक नहीं बनता। क्योंकि 
कमेसाधन विधि शब्द मानने पर पदान्त को कोई विधि करने में स्थानिवत्‌ 
का निषेध होगा तो षडिकः में षष्‌ के पदान्त ष्‌ को जश्‌ करने में स्थानिवद्धाव 
का निषेध हो कर अकार अन्त में न रहने से असंज्ञा ओर पदसंज्ञा दोनों 
षष्‌ इस षकारान्त की हो जायगो। उस समय दोनों की एक अवधि हो जाने 


से अजादि उच परे रहते अपने विषय में असंज्ञा पदसंज्ञा को बाध छेगी तो 
षष्‌ के पद न होने से जश नहीं प्राप्त होता । 
अच्छा तो भावसाधन विधि शब्द मान लें । 
भावसाधन विधि शब्द मानने पर वाचिक नहीं बनता । 
ये वाचिक और घडिक दोनों एक साथ मेळ नहीं खाते" 


इनके खयि यत्न करना चाहिये । वद्द यत्म यही है कि वाचिक में तो 
एकाक्षरपूवेपदानामुत्तरपदलोपो वक्तव्यः इस वार्तिक से उत्तरपद आशीदेत्त शब्द 
का लोप सानेंगे। .वहां अचु के स्थान में आदेश न होने से स्थानिवद्भाव का 


(खो एक पक्ष का आग्रयण करने सें सिङ मही होते) eGangotri 





५८२ व्याकरणमहाभाष्य 


कथं ब्रह्मबन्ध्वा, ्रह्मबनध्ये । 
उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌? इति । 


कथं वेतस्वान्‌ ? | 


तेव विज्ञायते पदस्यान्तः पदान्तःः। पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः। 





प्रश्‍न ही नहीं उठता । असंज्ञा और पदसंज्ञा दोनों चकारान्त वाच्‌ शब्द की हो 


जायगी । तब अपने विषय में असंज्ञा पदसंहा को बाध लेगी। उससे वाचु 
के पद्‌ न .्दोने से कुत्व नहीं दोगा । पडिक में पषष्ठाजादिवचनात सिद्धम्‌ इस वचन 
से ठाजादावृप्वँ० से ङ्गुलिदत्त दाब्द का लोप कर के अवसिष्ट षड के अकार 
का यस्येति च से लोप मानेंगे । वहां अच के स्थान में आदेश होने से स्थानिवद्धाव 
दो कर अकारान्त की भसंज्ञा और घष्‌ इस पकारान्त की पदसंज्ञा रहेगी । 
इस प्रकार अलग २ अवधि हो जाने से भसंज्ञा पदसंक्षा को न बाधेगी तो पद 
मान कर ष्‌ को ड्‌ हो जायगा । 

सावसाधन विधि शब्द मे ब्रह्मवन्ध्वा, त्रह्मवन्थै कैसे बनेंगे ? 

उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ इस परिभाषा से व्रह्मबन्ध्वा ब्रह्मबनध्ै से 
दोष न होगा । वहां उङ का एकादेश परादिवद्धाव से उङ्‌ नहीं माना 
जायगा । उक्त परिभाषा का अर्थ है कि जिस विधि में पूं ओर पर के स्थान 
में हुए एकादेश को पूरै के अन्तावयत्र की तरह भी मानना पड़े और पर के 
आदि अवयव की तरह भी मानना पड़े वहाँ अन्तादिवद्वाव नहीं होता । क्योंकि 
स्वादिघु० सूत्र से पदसंज्ञा प्रत्यय परे रहते पूव की होती हे उस म पूव ओर पर दोनों 
का आश्रयण होता है । इस लिये सवर्ण दीघ हुए एक ही ऊ को पूर्व ्र्मबन्छु का उ 
और पर उङ्‌ प्रत्यय का ऊ एक साथ नहीं माना जा सकता तो ब्रह्मबन्धु के ऊर ।रान्त . 


रहने से धकार अन्त में न मिलेगा इस लिये जश नहीं होगा । टा के विभक्ति 
- प्रे रते तो भसंज्ञा निर्बाध है। उङ परे रहते सवण दी एकादेश को परादि- 


चद्भाव मान कर जो धकार की पदान्तता के विधान में स्थानिवद्भाव का निषेध 
ग्राप्त होता है वह अन्तादितरदूभाव के निषिद्ध हो जाने से व्यर्थ हो. जाता 
हे । ब्रह्मबन्धु का उकार उङ्‌ प्रत्यय के साथ मिल कर भी उङ्‌ नहीं कद्दायेगा 


तो उङ्‌ के परे रहते ब्रह्मबन्धु के उकार की भसंज्ञा ही रहेगी। भ और पद 


दोनों की अवधि अब प्रबन्ध का उकार ही होने से अपने विषय में भसंज्ञा 
पदसंज्ञा को बाध लेगी । 
सावसाधन विधिशव्द मानने मे वेतस्वान्‌ केस बनेगा ? 


CC विधि Satya इमे hastri Collection, New Delhi स्यं बिधि bye से otri 
दुस्यान्तः तस्य विधे ति इस प्रकार 


_स्यात्‌। 


अष्टम भाह्िक ` ` ५८३ 


पदान्तविधि प्रतीति। कथं तहिं पदे अन्तः पदान्तः । पदान्तस्य विधि 
पदान्तविधिः । पदान्तविर्थि प्रतीति। अथवा यथैवान्यान्यपि पद्कार्या 
ण्युपप्लवल्त रुत्वं जश्त्वं च, पवमिदमपि पदकार्यस्ुपप्लोष्यते। किम्‌। 
भसंज्ञा नाम । 


बरे यलोपंबिधि प्रति न स्थानिवद्भवतीत्यच्यते तत्र ते 'अप्स 
यायावरः प्रवपेत पिण्डान्‌? इति । अवर्णलोपविधिं प्रति स्थानिवत्‌ 








~ 


षः्टीसमास मान कर पद का अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ का निषेध द्दोता 
है पेसा अर्थ नहीं मानेंगे बल्कि परे अन्तः पदान्तः तस्य विधिं प्रति इस प्रकार 
ससमीसमास मान कर पद्‌ परे रहते किसी को अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ 
का निषेध होता है ऐसा अर्थ मानेंगे तो वेतस्वान्‌ में भी दोष न होगा । 
वेतस्वान्‌ सें वेतस से परे इमतुप्‌ प्रत्यय हे, पद नहीं है। इस लिये पदान्त- 
विधि न होने से स्थानिवत्‌ का निषेध न होगा तो स्थानिवत्‌ हो कर अन्त 
में सकार न सिळने से रुत्व नहीं होगा । 


अथवा जैसे पद का अन्तावयव करने में स्थानिवत्‌ का निषेध मानने 
से वेतस्वान्‌ में स्‌ को रु ब्रह्मबन्ध्वा सेंथ को जशत्व ये अन्य पद के कार्य 
प्राप्त होते हैं ऐसे असंज्ञा भी पद का कार्य होने से पदान्तविधि हो जायगी । 
क्योंकि पढ्‌ हो कर भसंज्ञक होता हे इस प्रकार भसंज्ञा भी पद्‌ का कार्य 
है। तो असंशा करने में स्थानिवत्‌ का निषेध हो कर सकारन्त की भसंज्ञा 
हो जायगी उस से वेतस्वान्‌ मेंस को रु नहीं होगा । उपप्लवन्ते-प्राप्त होते 
हुँ । उपप्लोप्यते = प्राप्त ह जायगी। सान ली जायगी। किमून्क्या। भसञज्ञा । 
इस प्रकार पदान्तविधि शब्द में विधि को भावसाधन . या कर्मसाधन कुछ भी 
सान लेव, कहीं दोष नहीं आता । 


सूत्र में बरे यछोपतिधि शब्द से वरच्‌ प्रत्यय परे रहते चकार के लोप में 
ही स्थानिवद्भाव का निषेध कहा है। उससे यायावरः ( यायाय वरच) यहां, 
यङन्त या धातु से वरच्‌ प्रत्यय परे रहते अतो लोपः से हुए यङ के अकारलोप 
को स्थानिवत्‌ मान कर अजादि कित्‌ डित. आर्धधातुक परे डो जाने से आतो 
लोप इटि च सेया के आकार का लोप प्राप्त होता है। इस लिय जैसे लोपो 


व्योवलि से यलोप करने सें अकार लोप के स्थानिवद्ाव का निषेध कहा है 


वैसे आलोप करने में भी अकार लोप के स्थानिवद्‌भाव का निषेध कहना 
चाहिये (५-१. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








ue च्याकरणमद्दाभाष्य 


नैष दोषः | नैवं विज्ञायते वरे यलोपचिर्थि प्रति न स्थानिवदिति । 
कथं तर्हि । बरे अयलोपविधि प्रतीति। क्िमिदमयलोपविधि प्रतीति । 
अवणलोपविधि प्रति, यलोपविधिं च प्रतीति । 


अथवा योगविभागः करिष्यते । “वर लुप्तं न स्थानिवत्‌’ ततो 
'यलोपविर्े प्रति न स्थानिवदिति । 


यलोपे किमुदाइरणम्‌ ? 
कण्डूयतेरप्रत्ययः कण्डूः इति । 
ज्नेतदस्ति । क्वौ लुप्त न स्थानिवत्‌ । 








यह कोई दोष नहीं । वरेयलोप में अकार का प्रश्ले कर के वरे अयलोप 
ऐसा समझें । उससे वरच प्रत्यय परे रहते अवर्णलोप और यछोप दोनों में 
स्थानिवद्भाव का निषेध दो जायगा । तो यायावर में या के आ का लोप न होगा । 


अथवा वरेयलोप को एक पद न समझ कर वरे यह योगविभाग समझेंगे । 


` चेरे यह पृथक्‌ हे । यलोप पथक्‌ हे । वरे का अथ होगा कि वरच परे रहते जो भी 


लुप्त हुआ है वदद स्थानिवत्‌ नहीं होता। उससे यायावरः में वरच परे रहते 
अकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा। तो आतो लोप इटि च से. आछोप न होगा 
जर लोपो व्योवेलि से यलोप हो जायगा । यलोप विधि का अथै होगा कि यलोप 
करने में जो भी अजादेश है वह स्थानिवत्‌ नहीँ होता। उसका उपयोग वरच्‌ 
प्रत्यय से अन्यत्र भी हो सकेगा । 

यलोपविधि में क्या उदाहरण दै ? 

कण्डूयतीति कण्डूः । ( कण्ड्य-क्विप्‌ ) यहां इच्छाक्यजन्त कण्डूय धातु से 
क्विप्‌ प्रत्यय हुआ दै । कण्डवादिभ्यो यक्‌ से यके कर के यगन्त कण्डूय से तो 
क्विप्‌ नहीं होता । क्योंकि भाष्यकार ने कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ सूत्र पर स्वयं यह 
कहा है कि_-नेतेभ्यः क्विप्‌ हस्यते इति। अप्रत्यय का अर्थ अविद्यमान प्रत्यय 
हे । अविद्यमानः प्रत्ययः अप्रत्ययः । जो प्रत्यय सर्वथा. छुप्त हो कर विद्यमान नहीं 
रहता जैसे क्विप्‌ , विच्‌ , ण्विन्‌, बिट , ण्वि आदि, वह अप्रत्यय कहता दै । 
यहां कण्हूः में क्विप्‌ परे रहते य के अकार का अतो लोपः से लोप हुआ दै । 
उसको स्थानिवत्‌ मान कर लोपो व्योवेलि से य का लोप नहीं प्राप्त होता । यलोप 
दिधि में स्थानिवत्‌ का निषेध हो जाने से हो जाता हे । 


यह कोई उदाहरण नही । क्विळ्गपधात्वचङ्परनिहोसङुतवेषू- 


पसख्यानम्‌ CC-0. Pre के से “स्थानिवत्‌ 91801 Collection निषेध De किया Pifitized b "डस यहां 


> भष्टम आह्विक णजढ५ 
इदे तर्हि प्रयोजनम्‌। सौरी बलाका । 
नेतदस्ति । उपधात्वविधि प्रति न स्थानिवत्‌। 
इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । आदित्यः । 
नैतदस्ति । 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌’ । 
इद तहिं प्रयोजनम्‌ । कण्डूतिर्वल्गूतिः । 


अच्छा यहद उदाहरण लीजिंग्र । सौरी वलाका । सूयेण एकदिक्‌ सौरी 
(सूय-अण्‌-ङीप्‌) । यहां अण्‌ प्रत्ययान्त सूर्य शब्द स डीप्‌ परे रहते अण्‌ के 
अकार का और. अण्‌ परे रहते सूर्य के अकार का यस्येति च से लोप हुआ 
है। उन दोनों के स्थानिवत्‌ होने से यकार उपधा में न रहेगा तो सूर्य- 
तिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः से यकार का लोप नहीं प्राप्त होता । यछोप 
विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध हो जाने से अण्‌ के अकार लोप को समानाश्रय 
होने के कारण असिद्धवदत्राभात्‌ से असिद्ध मान कर यकार उपधा में मिल 
जायगा तो य का झोप दो जाता हे। ५४ 


यह भी कोई उदाहरण नहीं । यहां उपधा का कार्य होने से क्रिलुगुपधात्व 
चङ्पर्‌० से ही स्थानिवत्‌ का निषेध ददो जायगा । 


तो फिर यह उदाहरण छ॑ जिये । आदित्यः । आदित्ये भवः आदित्यः । 
आदित्यः (आदित्य-अण) यहां आदित्य शब्द से भव अथ में दित्यदित्यादित्य० 
से हुए ण्य प्रत्यय के परे रहते यस्येति च से आदित्य के अकार का लोप 
हुआ है। उस को स्थानिवत्‌ मान कर हलो यमां यमि लोपः से आदित्य के 


यकार का लोप नहीं प्राप्त होता । यलोप में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने स 
हो जाता है। 


यह भी कोई उदाहरण नहीं । यदा भी हलो यमां यमि लोपः यह 
सूत्र पूवेत्रासिद्धीय प्रकरण का है । और पूर्वन्नासिद्धीय .प्रकरण के कार्यों में 
पूवत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ इस वार्तिक से ही स्थानिवत्‌ का निषेध कहा गया 
है। उसी से सिद्ध हो जाने से इस की आवश्यकता नहीं । 


अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये । कण्डूतिः वल्गूतिः । (कण्डूय-क्तिन्‌) 
यहां यकृप्रत्ययान्त कण्ड्य धातु से क्तिन्‌ परे रहते अतो लोपः से यक्‌ के भकार 
का लोप हुआ है। उस को स्थानिवत्‌ मान कर कोपो व्यो० से यलोप नहीं 
प्राप्त होता । यलोप विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से हो जाता दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





पट्‌ 9 ध्याकरणमहाभाष्य 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । कण्ड्या वल्गूया इति भवितव्यम्‌ । 

इदं तर्हि-कण्ड्यतः क्तिच्‌ । ब्राह्मणकण्ड्ूतिः । क्षत्रियकण्डूतिः । 
प्रतिषेधे स्वरदीधेयळोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवत्‌ । 

प्रतिषेधे स्वरदीधयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवदिति 


चक्तब्यम्‌ । स्वर- आकर्षिकः । चिकीर्षकः जिहीर्षकः । यो ह्यन्य आदेशः 
स्थानिवदेवासौ भवति। पञ्चारत्नयो दशारत््यः। स्वर। दीर्ध प्रति- 


यह भी कोई उदाहरण नहीं । क्योंकि कण्ड्वादियगन्त कण्डूय धातु प्रत्ययान्त ` 
है । उस से स्त्रीलिङ्ग में स्त्रियां क्तिन्‌ को बाध कर अ प्रत्ययात्‌ से अ 


प्रत्यय द्दोगा। उस के बाद टाप्‌ हो कर कण्ड्या वत्गूया थे रूप बनेगें। कण्इतिः 
वल्गूतिः नहीं । 


तब तो ब्राह्मणकण्इतिः, क्षत्रियकण्हूतिः यद्द उदाहरण ढीजिये। यहां 
थगन्त कम्ड्रय घाउ से कता में क्तिचक्नी च संज्ञायाम्‌ से किच प्रत्यय हुआ है। 
उस के परे रहते अतो लोप; से हुए अकार लोप को स्थानिवत्‌ मान कर यलोप 
नहीं प्राप्त होता । यलोपविधि में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से हो जाता है । 
कण्डूति शब्द का ब्राह्मण सब्द के साथ षळीसमास मान कर ब्राह्मण फण्डूतिः 
'यद्द रूप बनता है । ् १ 


स्वर, दीघं और यलोपविधि में छोप रूप : अजादेश ही स्थानिवत्‌ नदी 
होता यह कहना चाहिये । लोप से भिन्न अन्य अजादेश तो स्थानिद्रत्‌ ही 
होते हैं। स्वर जैसे--आकर्षिकः । आकर्षण चरति (आकपे-प्ठल्‌ ). यहां आकर्ष 
शब्द से ष्ठल प्रत्यय परे रहते यस्येति च से आकर्ष के अकार का लोप हुआ 
है। उस को स्थानित्रत्‌ मान कर अकार का व्यवधान हो जायगा तो रिति 
से ककार के अकार को उदात्त स्थर नहीं प्राप्त होता । स्वर सें लोप रूप 
आदेश होने से स्थानिवत्‌ का निषेध द्वो कर ककार के अकार को उदात्त हो जाता 
है। इसी प्रकार विकीर्षक: जिहीर्षकः (चिकीर्ष जिदीषे-ण्बुळ्‌) यहाँ सन्नन्त चिकीर्ष 
धातु से प्वु परे रहते सन्‌ के अकार का अती लोपः से लोप हुआ दे उस 
को स्थानिवत्‌ मान क्र अकार का व्यवधान हो जाने से रिति से की शब्द के 
इंकार को उदात्त नहीं प्राप्त होता। स्वर में लोपरूप आदेश के स्थानिवत 
का निषेध होने से ईकार को उदात्त हो जाता है । किन्तु पन्चारल्यः दशारत्न्यः 
यहां तो लोपरूप आदेश नहीं दै इस लिये वह स्थानिवत्‌ ही हो जायया । पञ्चारत्नि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक ५८७ 


दीव्ना । प्रतिदीव्ने । यो ह्यन्य आददाः स्थानिवदेवासौ भवति । 
किर्योः गिर्याः । दीर्घ। यलोप- ब्राह्मणकण्डूतिः क्षत्रियकण्ड्ूतिः । यो 
ह्यन्य आदेशः स्थानिवदेवासौ भवति । वाय्वोः अध्वय्वाँः इति । 


तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 


न चक्तव्यम्‌। इह हि लोपोपि प्रकृतः । आदेशोपि। विघि- 
ग्रहणमपि प्रकृतमजुवर्तते। दीर्घादयोपि निर्दिइयन्ते। केवलं तत्राभि- 


शब्द से जस्‌ परे रहते जसादिषु छन्दसि वा वचनं प्राङ्णौ चड्युपधायाः इस 
वातिक से जसिंच से प्राप्त गुण का अभाव हो कर इको यणचि से वेद्‌ में 
यणादेश होता है । वह लोप रूप नहीं हे । उसके स्थानिवत्‌ होने से इगन्त हो 
जायगा तो इगन्तकालकपालभगाल० से पूर्वेपदप्रक्ृतिस्वर हो जाता है। दीधे का 
उदाहरण प्रतिदीव्ना, प्रतिदीव्ने है। यहां अन्नन्त प्रतिदिवन शब्द से टा ङे विभक्ति 
परे रहते अल्लोपोऽनः से अन्‌ के अकार का लोप हुआ हे । उस को स्थानिवत्‌ 
मान कर हरि च से दीधे नहीं प्रात होता । लोप रूप आदेश होने से स्थानिवद्भाव 
का निषेध हो जायगा तो दीध हो जाता हे । किन्तु कियो: गियोंः ( किरि गिरि- 
ओस ) यहां किरि गिरि शब्दों से ओस्‌ परे रहते इको यणचि से यण्‌ रूप 
आदेश हुआ है। उस के लोपरूप न होने से स्थानित्रत्‌ का निषेध न दोगा 
तो रेफान्त न मिलने से हरि च से दोघे नहीं होता। यलोप का उदाहरण 
ब्राह्ममकण्डूति: क्षत्रियकण्तिः यह कह ही चुके हैं। कण्डूति में यक्‌ के 
जकार का लोप हुआ है। उस के लोप रूप आदेश होने से स्था नवद्धाव का 
निषेध हो जायगा तो वळू परे मिलने से लोपो व्योबेलि से यलोप हो जाता है। 
किन्तु वाय्वोः अव्वर्य्योः यहां वायु अध्वर्यु शब्दों से ओस्‌ परे रहते इको 
यणचि ले यणादेश हुआ है। उस के लोप रूप न होने से स्थानिवद्भाव का 
निषेध न होगा तो स्थानिवत्‌ हो कर वढ परे न मिछेगा। उस से लोपो व्यो० से 
यलोप नही होता हे । 

तो क्या स्वर दीर्ध यलोप विधि में लोपरूप आदेश ही स्थानिवत्‌ होता 
हे अन्य नहीं यह वचन कहना हे गा ? 

इस वचन के अलग कहने की आवश्यकता नहीं । यहां लोप, आदेश, विधि 
ग्रहण और स्तर दीध यलोप आदि सभी पढ़े हुए हैं। सूत्र में सभी का 
निदेश है। केवल इन सब का आपस में सम्बन्धमात्र करना हे कि स्वर. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri,Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५८८ व्याकरणमहाभाष्य 


सम्बन्धमात्रं कर्तव्यस्‌। स्वरदीर्घयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानि- 
वदिति । 


' आलुफपृब्येण संनिविष्टानां यशेष्टमसिसस्बन्धः शाक्यते कलुंम्‌। 
न चैतान्यानुपूव्यॅण संनिविष्टानि । 


अनाजुपू्व्येणापि संनिविष्टानां यशेष्टमभिसस्बन्धो भवति । 
तद्यया 'अनड्वाहसुद्हारि या त्वं हरसि दिरा कुस्भं भगिनि सा- 


“ चीनमभिधाचन्तमद्राक्षीः इति । तस्य यथेष्ठमभिसस्वन्धो भवति- 


उद्हारि भगिनि या त्वं कुस्भं हरसि शिरसा अनड्वाहं साचीन- 
ममभिधावन्तमद्राक्षीः इति । 


दोघे और यळोप विधि में लोपरूप अजादेश ही स्थानिवत्‌ नहीं होता । अन्य आदेश 
तो स्थानिवत्‌ ही होते हैँ । . 


किसी आचुपू्वी एवं क्रम से रखे हुए शब्दों का ही आपस मैं यथेष्ट 
सम्बन्ध किया जा सकता दै । यहां झोप, आदेश, स्वर, दीर्घ आदि का कोई 
क्रम नहीं है। ये किसी आनुपूर्वी से निर्दिष्ट नहीं हैं इस लिये इन का अभीष्ट 
सम्बन्ध केले किया जा सकेगा कि स्वर दोघे यढोपविधि में ढोप रूप अजादेश 
स्थानिवत्‌ नहीं होता । 2 


` आनुपूर्वी अथवा क्रम से रद्दित रखे हुए शब्दों का भी वक्ता की इच्छा 
से यथेष्ट सम्बन्ध द्वोता है। जैसे--अनड्वाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्भं भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्षीः इस वाक्य में पदों का कोई आजुपूव्य 
नहीं हें । ये किसी उचित क्रम से नहीं रखे हुए हैं। फिर भी वक्ता अपनी बुद्धि 
से इनका उचित समन्वय कर के यू रखता है कि--उद्हारि भगिनि या त्व 
शिरसा कुम्भ हरप्ति साचीनमभिधावन्तमनडवाहमदराक्षी; । इस वाक्य का अर्थ 
दे कि हे जळ लाने वाढी बहिन! ` जो तू सिर पर जल का घडा ले जा रही है, 
क्या तू ने इधर उधर देढे मेढे दौड़ता हुआ बैल देखा है ? इस प्रकार वाक्य 
रचना में यद्यपि क्लिएत्व दोष तो है फिर भी अभीष्ट अर्थ का सम्बन्ध हो ही 
जाता है | यहां भी बिना कहे ही स्वर दीर्घ यलोप विधियों में लोप रूप 
अजादेश के स्थानिवद्धाव का निषेध समझ छिया जायगा। उस के लिये अलग 
वचन की आवश्यकता नहीं । सूत्रोपात्त शाब्दों का ही बुद्धिमान्‌ अपने अनुरूप 
कि के विवक्षित अर्थ निकाल छेगा। क्योंकि पाठकम से अर्थक्रम बलवान्‌ 

द्दा १ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आहिक ५८९ 


किळ्गुपधात्वचड्परनिहासकुक्वेषूपसंख्यानम्‌ । 


किुगुपधात्वचङ्परनिहासकुंत्वेषूपसंख्यानं कतेव्यम्‌। 
को किमुदाहरणम्‌ ? 

कण्ट्टयतेरप्रत्ययः कण्डूरिति । 

नेतदस्ति । यलोपविर्थि प्रति न स्थानिवत्‌ । 

इदं तहि पिपठिषतेरप्रत्ययः पिपठीः । . 

न्तदस्ति। दीर्घविधिं प्रति न स्थानिवत्‌ । 

इदं तर्हि लावयते छौँ: । पावयतेः पौः। 


क्विप्‌, झुकू, उपधाकार्यं, चङ्‌ परे होने वाला हृस्व, भौर कुत्व इन विषयों 
में स्थानिवद्भाव का निषेध कहना चाहिये । 

क्किप्‌ के विषय का क्या उदाइरण है ? 

क्यजन्त कण्डून्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके कण्डूः यह. रूप बनता है 
जो क्विप्‌ का उदाहरण हे । यहां क्विप्‌ परे रहते क्यच्‌ के अकार का अतो लोपः 
से छोप होता हे । उस अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान कर छोपो व्यो० से यलोप 


` नहीं प्राप्त होता । क्विप्‌ में. स्थानिवदूभाव का निषेध कहने से हो जाता है । 


यह कोई उदाहरण नहीं। यलोप विधि में स्थानिवदूभाव का निषेध 
कहा है उसी से यहद सिद्ध हो जायगा । 

अच्छा तो यह उदाद्दरण ढीजिये। पिपठीः। यहां सन्नन्त पिपठिष 
घातु से क्विप्‌ प्रत्यय परे रहते सन्‌ के अकार का अतो लोपः से लोप दोता है। 
उस को स्थानिवत्‌ मान कर वोरुपधाया दीर्घ इकः से दीर्ध नहीं प्राप्त होता । 
क्विप्‌ में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से ददो जाता है। 


यह भी कोई उदाहरण नहीं । दीेविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध कहा 


` है उसी से यह सिद्ध हो जायगा । 


अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये। छौ: पौः। ( ल-णिच-क्किप्‌ ) यहां णिजन्त 
लू घातु से क्विप्‌ परे रहते बृद्धि और आवादेश दो कर णिच्‌ का लोप हुआ है। 
उस को स्थानिवत्‌ मानने से णि का व्यवधान हो जायगा तो लाव्‌ के दकार 
को च्छवोः शूडनुनासिके च से उठू नहीं प्राप्त द्दोता। क्विप्‌ में स्थानिवत्‌ का निषेध 


कहन सर दो: जाता है tatya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५९० व्याकरणमहाभाष्य 
- नेतदस्ति। अछृत्वा वृद्धयावादेशो णिलोपः । प्रत्ययलक्षणेन 
वद्धिभविष्यति । 
इद्‌ तहिं लवमाचष्टे छवयति | ळवयतेरप्रत्यये छौः।॥ स्थानि- 
७ प्लोति ह £ ® ~~ 1 2 €>.१ [कन 
बद्भावाद्‌ णरूठू न प्राप्तोति। 'क्ो छुप्ते नर स्थानिवद्ति! भवति । 
एवमपि न सिध्यति । कथम्‌ । कौ णिळोपो णावकारलोपः। तस्य 
स्थानिवद्धावादूठ्‌ न प्राप्तोति । 


नेष दोषः । नैवं विज्ञायते कौ लुप्त न स्थानिबदिति। कथं तर्हि । 





"ण सिसि 0060 00 0 त 0 ooo 


` यह भी कोई उदाइरण नहीं। यहां ( लू:णिच-क्रिपे) इस अवस्था में 
लू को बृद्धि और. आवादेश न करके पहले णि का लोप करेंगे। उसको 
प्रत्यय लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ से प्रत्ययलक्षण मान कर लू को वृद्धि हो जायगी। 
एचोऽयवायावः से होने वाला आव्‌ आदेश तो अच्‌ रूप वर्ण के आश्रित होने 
से प्रत्ययलक्षण मान कर नहीं होगा क्योंकि वर्णाश्रय नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ इस 
परिभाषा से वर्णाश्रित कायं में प्रत्ययलक्षण नहीं हुआ करता। उस से लौः पौः 
बन जायेंगे। इस प्रक्रिया में स्थानिवद्भाव का प्रसङ्ग ही नहीं । 


अच्छा तो यह उदाहरण लीजिये। लवमाचष्टे लवयति । लवयतीति लौः । 
यहां लव प्रातिपदिके से तत्करोति तदाचष्टे इस वातिक से णिच प्रत्यय हुआ 
है। णिच परे रहते टः से टिसञ्चक छव के अकार का लोप: हो कर लव्‌-ह्‌ यद 
णिजन्त धातु बन जाता हे । उस से क्विप्‌ प्रत्यय परे रहते णि का लोप होता 
है। णिलोप को स्थानिवत्‌ मान कर च्छवोः गडनुनासिके च से होने वाला 
वकार को उठ नहीं प्रास होता। क्षिप्‌ परे रहते लुप्त में स्थानिवद्भाव का निषेध 
कहने से दो जाता है। 


उक्त प्रक्रिया में -भी लौः पौः में उठ्‌ नहीं सिद्ध होता है। क्योंकि 
( लूव-णिचू-क्षिपू ) इस अवस्था में क्किप्‌ परे रहते णिका लोप हुआ है। और 
णिच्‌ परे रहते उव के अकार का लोप हुआ है। णिलोप के स्थानिवद्भाव का 
निषेध होने पर भी अकारलोप के स्थानिवद्भाव से ऊद्‌ नह प्राप्त होता । कौ 
यह निषेध तो क्विप्‌ परे रहते हुए णिलोप के स्थानिवत्त्व को ही रोक सकेगा । 
णिच॒ परे रदत हुए अकारछोप. के स्थानियस्त को नहीं रोक सकता । 


यह कोई दोष नहीं । कि लगुप० इस वातिक से किप परे रहते जो लुस 
हुआ है उस्म, स्यातिवज्ाव,का; निषेध, सही माना हा बल्किथक्िंप्‌ परे रहते 


अष्टम भाह्विक ८५९१ ` 


को विधि प्रति न स्थानिवदिति । 

लुकि किस्ुदाहरणम्‌ ? 

विम्बम्‌। बदरम्‌ । 

नेतदस्ति। पुंबद्भावेनाप्येतत्‌ सिद्वम्‌। 

इदं तहि आमलकम्‌ । 
__ नैतदस्ति । वक्ष्यत्येतत्‌ “कूले. लुग्वचनानर्थक्यं प्रकृत्यन्तर- 
कोई भी विधि करने में स्थानिवद्भाव का निषेध माना जाता है। लौः पौः में 
किप्‌ परे है ही । उस के पर रहते णिच्‌ दै। णिच्‌ परे रहते अकारलोप हुआ दै 
वह किप्‌ परे रहते हुए विधि है उस में स्थानिवद्भाव का निषेध हो जायगा तो णिलोप 
और अकारलोप दोनों ही स्थानिवत्‌ न होंगे । फिर उदू निर्बाध है। 

लुक्‌ विषय में क्या उदाइरअ है ! 

लुकू विषय में बिम्बम्‌ । बद्रम.। ये उदाहरण हें । ( बिम्ब्या: बदयोइच 
फलम्‌ ) यहां विम्बी बद्री शब्दों से विकार अर्थ में अनुदात्तादेइच से अज्‌ प्रत्यय 
हो कर उस का फले छक्‌ से लुक होता है । साथ ही लुक्‌ तद्धितदकि से बिम्बी 
बद्री के डीप्‌ स्त्रीप्रत्यय का भी जुक्‌ हो जाता है। ङीष्‌ के लक्‌ को स्थानिवत्‌ 
मान कर यस्येति च से बिम्ब बदर के अकार का लोप प्राप्त होता है। झुकू में 
स्थानिवत्‌. का निषेध कदने से नहीं होता । 

यह कोई उदाहरण नहीं। यह तो पुंवद्भाव से भी सिद्ध है। बिम्बी 
बद्री से अज्‌ प्रत्यय हुआ है। वह अजादि है। उस के परे रहते पूवे की असंज्ञा 
हो जायगी तो भस्याढे तद्धित इस वार्तिक से बिम्बी बद्री को पुचत्‌ हो कर 
बिम्ब बदुर शब्द बन जायेंगे । तब डीप्‌ के छुक्‌ का प्रसङ्ग दी न होने से स्थानि- 
चद्धाव प्राप्त ही नही । - 

ता फिर आसलकम, यइ उदाहरण लीजिये । आमलक्याः फलम्‌ इस अर्थे 
में आमलकी शब्द के वृद्धसंज्ञक होने से ननत्यं वृद्धशरादिभ्यः से मयद्‌ प्रत्ययः 
हो कर उस का फले लुक्‌ से छुक्‌ दो जाता हे । मयद्‌ प्रत्यय के अजादि न होने 
घे उस के परे रदते पर्वे की भसंज्ञा न होगी तो आमह को भस्याढे तद्धिते 
से पंबत्‌ न दो कर लुक तद्धितलुकि से डाप्‌ का लुक ही करना छोगा। छक्‌ होने 
पर उसे स्थानिवत्‌ मान कर आमलक के अकार का लोप प्राप्त होता दै। लक्‌ 
में स्थानिवत्‌ का 'नषेध कदने से नहीं होता । 

यह भी कं ई उदाहरण नहीं । फले ठुक्‌ सूत्र पर कहेंगे कि फले डुक सूत्र 
की कोई आवश्यकता नहीं । आमलकम्‌ बिम्बम्‌ बदरम्‌ ये «द -आमलकी बिम्बी 
बद्री ढून/स्मीब्मि, पादा, क नो. प जगी, ॥बल्कि , स्वतन्त्र हैं । 





९२ व्याकरणमहाभाष्य 


-त्वादि'ति। २. : - 
इदं तर्हि पञ्चभिः पद्वीमिः क्रीतः पछ्चपडुः दरापड्ुुरिति । 
नजु चैतदपि पुंबद्भावेनैव सिद्धम्‌। 
कथे. पुंवद्भावः ? 
“भस्याढे तद्धिते” पुंबदू भवतीति । 
भस्येत्युच्यते। यजादौ च भसंज्ञा भवति ।.न चात्र यजादि पइ्यामः। 
प्रप्ययळक्षणेन यजादिः । 
' “वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययळक्षणम्‌'। 


स्वतन्त्र अलग शब्द हैँ । उन. में स्त्रीप्रत्यय के छुक का प्रश्‍न ही नह्ष उठता | 


अच्छा तो यह उदाहरण छीजिये। पञ्चभिः पट्वीभिः क्रीतः पञ्चपटुः । 
दशभिः पद्वीभिः क्रीतः दशपडु;। यहां क्रीत अर्थ में हुए आद्वींय ठकू प्रत्यय 
का अध्यधपूर्वद्रिगोलुंगसज्ञायाम्‌ से छुक हो कर छुक तद्धितलुकि से पट्वी के 
ङीप्‌ का ऊक्‌ हो जाता है। ङीपू के छुक को स्थानिवत्‌ मान कर इको यणचि 
से पड़ के उकार को यणादेश प्राप्त होता है । . टुक्‌ में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने 
से नहीं होता । 

पञ्चपडुः यह उदाहरण भी तो एुंबद्भाव से सिद्ध हो सकता है ? 

यहां पुंवद्भाव केसे दोगा ? 

भस्याढे तद्धिते इस वार्तिक से पञ्चपडुः में पट्बी को पुवद्भाव हो 
जायगा । इस वातिक का अर्थ है--ढभिन्न तद्धित परे होने पर भसंजक 
स्त्री शब्द को पुंवत्‌ होता दै । 

भस्याढे तद्धिते यह वार्तिक तो भसंज्ञक स्त्रीलिङ्ग शब्द्‌ को पुंचत्‌ करता 
है । और भसंज्ञा यचि भम्‌ सूत्र से यकारादि अजादि प्रत्यय परे रहते होती है। 
पञ्चपडुः भें यकारादि अजादि प्रत्यय कुछ नहीं दीखता । 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ से छुक्‌ हुए उक्‌ (इक) प्रत्यय को प्रत्ययलक्षण मान 
कर अजादि परे हो जायगा तो पूर्व की असंज्ञा दो जायगी । 


वर्ण के आश्रित कार्य में प्रत्ययक्षण नहीं होता । भसंज्ञा में यकारादि 
अजादि रूप वर्ण का आश्रयण किया है इस लिये भसंज्ञा में प्रत्ययलक्षण नहीं होगा 





। ह चो अजादि परे न मिलने से पूर्व की भलंशा न हो सकेगी । असंशा न होने से भस्याढे 
से पुवद्चात् नदीं प्रप्त होगा 


। 2 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colfbetion, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक ५९३ 
एवं तहिं 'ठक्‌ छ्सोइच' इत्येवं भविष्यति । 
ठक्छसोश्चेत्युच्यते । न चात्र ठक्छसौ पञ्यामः 
प्रत्ययलक्षणेन । 
न छुमता तस्मिन्निति’ प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधः 


न खटबप्यवद्यं ठगेव क्रीतप्रत्ययः। क्रीताद्यर्था एव वा तद्धिताः 
किं तर्हि, अन्येपि तद्धिता ये लुकं प्रयोजयन्ति। पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्येति 
पञ्चेन्द्रः । दशेन्द्रः । पञ्चाञ्चिः । दशाञ्चिः 


पञ्चपडुः में भस्याढे से न सही, ठक्छ्सोश्च इस वार्तिक से पवङ्गाव हो 


॥ ७1 


जायगा। इस में स्पष्ट ही ठकू और छस्‌ प्रत्यय परे रहते पुंवदूभाव का विधान 
किया गया है । पञ्चपडुः में उक्‌ प्रत्यय है ही । 


ठकृछसोश्च इस वार्तिक में ठक्‌ और छस्‌ प्रत्यय परे द्दोने पर पुवत्‌ 
कहा दै । पञ्चपडुः में उक्‌ छस्‌ कुछ नहीं परे दीखता। जो उक्‌ प्रत्यय किया 
था वह छुप्त हो चुका दै । 

प्रत्ययलक्षण मान कर पः्वपडुः में उक्‌ प्रत्यय परे दे। क्योंकि प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌ से झुप्त होने पर भी प्रत्ययनिमित्त कार्य हो सकता दै । 


न छमताङ्गस्य सूत्र पर कहे हुए न छमता तस्मिन्‌ इस वातिक से प्रत्यय- 
रक्षण का निषेध हो जायगा तो पश्चपडुः में उक्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर 
पुंबद्धाव नहीं हो सकता। वहां अन्ततो गत्वा उक्तद्धितलुकि से ङीष्‌ का 
छुक ही मानना होगा। डीष्‌ के लुक्‌ को स्थानिवत्‌ हो कर पड़ के उकार 
को यण्‌ प्राप्त होता है। उस को रोकने के लिये झुकू में स्थानिवद्भाव का 
निषेध कहना आवश्यक है । न केवल यह पश्चपडुः ही क्रीतार्थक आय 
उकू प्रत्यय वाला लुक्‌ का उदाहरण हे या फ्रीताद्यर्थक तद्धित दी लुक्‌ 

बय में स्थानिवद्भाव निषेध के उदाहरण हैं बल्कि और अथो वाले 
भी तदित हैं जो के उदाहरण में प्रयोजन रखते हैं। जैसे पश्चेन्द्रः । 
पञ्चाभिः।. यहां पञ्च इन्द्राण्यो देवता अस्य हविषः इस देवता अथे में सास्य 
देवता से अण प्रत्यय होता है । इन्द्राणी शब्द इन्द्रस्य स्त्री इस पयोग अर्थ 
भै इन्द्रवसण० से ङीष्‌ प्रत्यय तथा आनुकू आगम कर के बनता है। इसी 
प्रकार पञ्च अग्नाय्यः देवता अस्य स पन्चामिः । यहां अग्नायी शब्द बृषाकप्यमि० 
से अभेः स्त्री इस अर्थ में डीपू प्रत्यय तथा पकार आदेश करके बनता दै। 


देवता हस्प) वाहिता में, अह्चिन्द्राए तथा 1100 5 न, दोनों द्विगु साल दद ४ 





५९४ व्यांकरणेसहा माप्य 


डपधात्वे किसुदाहरणम्‌ ! 
पिपठिषतेरप्रत्ययः पिपठीरिति । 

नैतदस्ति | दीधविधि प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इद्‌ तर्हि सौरी बलाका । 


STEEN TT 
उस से विधीयमान अण्‌ प्रत्यय का द्विगोरुगनपत्ये से लुक हो जाता है। लुक 


तद्धितलुकि से पञ्चन्द्राणी में ङीष्‌ का तथा पञ्चाझायी में डीपू का लुक भी 
साथ ही हो जाता है । ङीष्‌ के साथ संनियोगशिष्ट आनुक्‌ आगम का तथा 


डीप के साथ संनियोग रिष्ट ऐकार आदेश का छुक्‌ स्वयमेव भ्रत्ययों के साथ 


ही हो जाता है। क्योंकि संनियोग सिष्टानामन्यतरापाये उभयोरप्यभावः इस परिभाषा 
से संनियोग़ शिष्ट-एक साथ विहित कार्यों में एक का अभाव होने पर दूसरे 
का अभाव भी स्वतः होता हवै । ङीष्‌ के ढुक्‌ को स्थानिवत्‌ मान कर आनुक्‌ 
आगम का श्रवण प्राप्त होता है । इसी प्रकार ङीप्‌ के लुक्‌ को स्थानिवत्‌ 
सान कर ऐकार का श्रवण प्राप्त होता है। छुक में स्थानिवद्ाव का निषेध 
कहने से नदीं होता । इन्द्राणी अग्नायी शब्दों के भाषितपुंस्क न होने से उन्हें 
झुंवत्‌ भो नदी हो सकता। इसलिये यहां आजुकू आगम अथवा ऐकार आदेश 
का श्रवण रोकने के लिये स्थानिवद्भाव के निषेध की अत्यन्त आवश्यकता हे । 
यदि ङीष्‌, ङीप्‌ के अभाव में आगुंक अथवा ऐकार आदेश नभी प्राप्त. हों 
तो भी ङीष्‌, ङीप्‌ के लुक्‌ को स्थानिवत्‌ मान कर पञ्चेन्द्रः पञ्चाग्निः मे 
अभि और इन्द्र के इकार अकार का यस्येति च से लोप तो सवथा प्राप्त 
है ही उस को भी रंकने के लिये झुकू में स्थानिवत्‌ का निषेध कहना 
भावइयक दै । ; : 

उपधा विषय में क्या उदाहरण है ?. 

पिपटी: यह उपधा विषयक उदाहरण हे । यहां सन्नन्त पिपठिष धातु 
से क्विप्‌ प्रत्यय परे रहते अतो लोप: से सन्‌ के अकार का लोप हुआ है। 
डस को स्थानिवत्‌ मान कर उपधा में इक्‌ न रहेगा तो वॉरुपधाया दीर्घ इकः 
से दीधे. नीं प्राप्त होता। उपधा कार्य में स्थानिवत्‌ का निषेध कदने से 
हो जाता दै । . 

यह कोई उदाहरण नहीं । दीधै विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध किया है यह 
उसी से सिद्ध हो जायगा । 


तो फिर सौरी बलाका यह उदाहरण लीजिये ।. सूयेण एकदिक्‌, सूयो देवता 


_ सस्यावा। (सय जणएबीप्‌) यहां होप. परे, रहते, आण. के:अकारलोप'फो}' जोर अण्‌ 


अष्टम आहिक ५९५ 
नेतदस्ति । यलोपविर्चि प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इद्‌ तर्हि पारिखीयः । 
“चङ्परनिह्वासि चोपसं ख्यानं’ कर्तव्यम्‌ । वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ । 
अवीवदत्‌ वीणां परिवादकेन | 
किं पुनः कारणं न सिध्यति ? 
योऽसौ णौ णिर्लुप्यते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हस्वत्वं न प्राप्नोति । 





प्रे रहते सूय के अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान कर उपधा में यकार न 
मिलने से सूर्यतिष्यागसत्य० से यकार का लोप नदीं प्राप्त होता । उपधाकार्य 
में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से हो जाता है । 

यह भी कोई उदाहरण नहीं । यलोपविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध 
कहा है उसी से यह भी सिद्ध हो जायगा। 

तो फिर पारिखीयः यह उदाहरण लीजिये । परिखायाः अदूरभवः पारिख: । 
पारिख भवः पारिखीयः । यहां. परिखा शब्द से अदूरभव अर्थ में चातुरर्थिक 
अणू प्रत्यय परे रहते यस्येति च से परिखा के आकार का लोप हुआ द्वै। 
फिर पारिख शब्द के वृद्धसंज्क और खकार उपधा वाला होने से उस से 
पेर वृद्धादकेकान्तखोपधात से शैषिक छ प्रत्यय होता है। पारखा के आकार 
लोप को स्थानिवत्‌ मान कर पारिख शाब्द के खकार उपधा वाळा न रहने 
से छ प्रत्यय नहीं प्राप्त होता । उपधाकार्य में स्थानिउद्धाव का निषेध कहने 
से हो जाता है ? द 

चङ्‌ परे रहते होने वाळे हस्व में भी स्थानिवद्धाव का निषेध कहना 
चाहिये वादितवन्तं प्रयोजितवान--अवीचद्त्‌ । यहां णिजन्त वद्‌ धातु से दूसरा 
णिच हुआ है। णरनिटि से दोनों णिच्‌ प्रत्ययों का छोप हो जाता है। चङ्‌- 


परक णि परे रहते णौ चङ्युपश्चाया हस्वः से वाद के उपधाभूत आकार को 


हस्व होता है । 
क्या कारण है जो अवीवदत. में चढ़ परे होने वाळा हस्व नहीं सिद्ध 
होता । जिस के लिये स्थानिवद्धाव के निषेध की आवश्यकता है। 


दत. में दूसरा णिच्‌ परे रहते जो पदे णिच का छोप हुआ है 
उस को स्थानिवत्‌ मान कर वादि में आकार के उपधा में न आने सो 
चङ्युपधायाः से उपधाहस्व नहीं प्राप्त होता । चढ परे होने वाळे हस्व में 
स्यान कोः निषेध केले से 'णिका 'च्यवधाम नाएदेसा पोइ दो जाता है। 








५९६ - व्याकरणमहाभाष्य 


नजु चैतदप्युपधात्वविर्धे प्रति न स्थानिवदित्येव सिद्धम्‌ । 


विशेषत पब तद्‌ वक्तव्यम्‌। क | प्रत्ययविधौ इति | इह मा भूत्‌ । 
पटयति लघयति। 


कुत्वे चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । अर्चयतेरकः | मचैयतेर्मकैः । 
नैतद्‌ घञन्तम्‌। औणादिक पष कम्रत्ययः। तस्मिन्‌ आष्टमिकं 
ङुत्वम्‌। 
_ एतदपि णिचा व्यवहितत्वान्न पराप्नोति । 
अवीवदत्‌ में उपधा हस्व भी तो उपधाकार्यं में स्थानिवद्भाव के निषेध 


कथन से हो सिद्र दै। फिर उस के लिये चङ्परक हस्व में प्रथक्‌ स्थानिवद्भाव 
के निषेध कथन की क्या आवश्यकता दै ? : १ 


उपधाकाय में स्थानिवद्धाव का निषेध विशेष कार्य के लिये कहना होगा | 
कहां ? जो प्रत्यय विधि है । अर्थात्‌ जहां उपधा मान कर प्रत्यय का विधान: किया 
जायया वहीं उपधाकार्य में स्थानिवद्धाव का निषेध होगा। सर्वत्र नहीं। जैसे-- 
पारिखीयः इस पूर्वोक्त उदाहरण में पारिख शब्द को खोपध मान कर छ प्रत्यय 
का विधान करने में आकारळोप को स्थानिवत्‌ नहीं माना गया है। किन्तु जहां 
डपधा कार्य में किसी प्रत्यय का विधान नहीं है वहां स्थानिवत्‌ का निषेध नहीं 
होगा । जैसे--पटयति लघयति। पढं लघु वा आचष्टे । ( पड़ रघु-णिच्‌ ) यहां 
उपधाइृद्धि रूप उपधाकार्यं में पड़ के उकार लोप में स्थानिवत्‌ का निषेध न होगा 
तो उकार लोप के स्थानिवत्‌ होने से उपधाब्ृद्धि नहीं होती । इस लिये अवीवदत्‌ 
यहाँ चङ्परक हस्व में प्रथक्‌ स्थानिवद्भाव का निषेध कहना आवश्य” दै । 


कुत्व में भी स्थानिवद्भाव का निषेध कहना चाहिये । अर्च्यते इति अर्फः । 
च्यते इति मर्कः । यहाँ णिजन्त अचे मर्च धातुओं से घन्‌ प्रत्यय परे रहते णेरनिटि 
से णि का लोप हुआ है । उस को स्थानिवत्‌ मान कर णि का व्यवधान हो जायगा 
तो चजोः कुघिण्ण्यतोः से अचं मचे के चकार को कुत्व नहीं प्राप्त होता । कुत्व 


- 


विधान में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से हो जाता है। . 


अर्क मेः इन उदाहरणों को घन्‌ प्रत्यय कर के नहीं बनायेंगे । अपि तु 
णिजन्त अच मच धातुओं से औणादिक क प्रत्यय करके बनायेंगे। क प्रत्यय के 
झलादि होने से उस के परे रहते अष्टमाध्यायस्थ चोः कुः से चकार को कुत्व सिद्ध 


हो जायगा । णिलोप भी क प्रत्यय परे रहते हो ही जायगा । 


चोः छः सि. विधीयमात, कुलाः भी, मखिट सँ णिच्‌/का ज्यवधान होने से 


अष्टम आह्निक ५९७ 
पूवत्नासिद्धे च । 
'पूवेत्रासिद्धे च न स्थानिवदिति’ वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । 


प्रयोजनं क्सलोपः सलोपे । 


क्सलोपः सलोपे प्रयोजनम्‌। अदुग्ध अदुग्धाः। 'ळुग्वा दुद्ददिदह- 
लिहशुद्दामात्मनेपदे दन्त्ये’ इति लुगग्रणं न कर्तव्यं भवति । 


दध आकारलोप आदितचतुर्थत्वे । 


दध आकारलोप आदिचितुर्थत्वे प्रयोजनम्‌ | धत्से धद्ध्वे धद्ध्यम्‌। 
द्धस्तथोइचेति चकारो न कर्तव्यो भवति । 


नहीं प्राप्त होता। इस लिये कुत्व विधान में स्थानिवद्भाव के निषेध की सर्वथा 
आवश्यकता है । 


ुवेत्रासिद्धम्‌ इस सूत्र से छे कर समासि पर्यन्त अष्टाध्यायी के पिच्छे तीन 
पाद पूर्वत्रासिद्ठीय या त्रिपादी कहाते हैं। उस प्रकरण के सूत्रों के कार्य में भी ` 
स्थानिवद्भाव का निषेध कहना चाहिय। क्या प्रयोजन है? क्स के अकार का 
लोप सलोप में प्रयोजन है। अदुग्ध, अदुग्घाः ( दुइ-क्स-लुङ त, थास्‌ ) यहां 
दुहू धातु से ठुड में च्छि को क्ल होता दै। त, थास्‌ परे रहते छावा दुहददि्दिहगुहा० 
से क्स का लुक न कर के यदि कंस के अकार का लोप करें तो भी दोष न होगा। 
पूरवैत्रासिङ प्रकरण में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से पूवंत्रासिद्वीय झलो झलि 
सूत्र से क्स के अरिष्ट सकार का लोप करने में क्स का अकार लोप स्थानिवत्‌ 
न होगा तो झल परे मिल जानि से क्स के सकार का लेप हो जाता है और 
छावा दुहदिहृ० सूत्र में ळुक ग्रहण भी नहीं करना पडता । यद्यपि अदुहृहि यहाँ 
बहि प्रत्यय के लिय तो छुक्‌ ग्रहण करना अनिवार है क्योंकि वहि में वकार के 
झल न होने से झलो झलि से वहां क्स के सकार का लोप नहीं दो सकता। 
फिर भी त थास्‌ ध्वम्‌ इन तीन दन्त्य आत्मनेपद प्रत्ययों के परे रहते झुकू ग्रहण र 
करना व्यै हे । वहां क्ल के लोप से भी काम चळ जायगा। क्स के अकार 
लोप में स्थानिवत्‌ का निषेध दो जायगा तो झलो झलि से सकार का लोप निबांध 


सिद्ध हो जायगा । 
द्वित्व हुए घा धातु के आकार का लोप उस के दकार को आदिचतुर्थ धकार 
अक्षर कने में प्रयोजन, Satya है पत्ते! दवे, घदुष्वमू । ( घा लदसे, धवे लोटू-ध्वम्‌ ) 





७९८ व्याक्रणसहाआष्य 


` हलो यमां यमि लोपे । 

हलो यमां यमि लोपे प्रयोजनम्‌ । आदित्यः | हलो यमां यमि 

छोपः सिद्धो भवति । 
अल्लोपणिछोपौ संयोगान्तळोपप्रश्वतिषु । 

प्रयोजनम्‌ । पापच्यतेः पापक्तिः। यायज्यतेर्यायष्टिः। पाचयतेः 

पाक्तिः | याजयतेर्याष्टिः । 
डिवेचनादीनि च | 
द्विर्वचनादीनि च न पठितव्यानि भवन्ति । पूर्थत्रासिद्धेनैव 


. सिद्धानि भवन्ति । किमविशेषेण ? नेत्याह । 





वहाँ धा धातु से उद्‌ छोटू में से ध्वे परे रहते शप्‌ को इछु हो कर द्वित्व हो जाता 


है। इनाभ्यस्तयोरातः से धा के आकार का लोप हो कर दध्‌ होता है । पूर्वत्रासिद्ध 
कार्य में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से पूर्वत्रासिद्धीय एकाचो वशो भष्‌० से दध्‌ 
के दकार को धकार करने में धा का आकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा तो झषन्त 
हो जाने से एकाचो बशो भप्‌० से द को ध हो जाता है। इस से दधस्तथोश्च में 


चकार भो नहीं लगाना पडता । क्योंकि से ध्ये परे रहते .एकाचो बशो भषू० से 
ही द को ध हो जायगा । 


हलो यमां यमि रेपः से यकार का लोप होना प्रयोजन है । आदित्यः । 


` आदित्ये भवः ( आदित्य-ण्य ) यहाँ आदित्य शब्द से भव अर्थ सें दित्यदित्या- 


= 


दित्य० से ण्य प्रत्यय परे रहते यस्येति च से आदित्य के अकार का लोप हुआ 


` है। पूर्वत्रालिद्धीय हलो यमांयमि लेपः से आदित्य के यकार का लोप करने में 


अकार का लोपं स्थानिवत्‌ न होगा तो यमू से परे व्यवधानरहित यम्‌ हो जाने से 
आदित्य के यकार का लोप हो जाता है । छ 


संयोगान्तलोप आदि करने में अकारलोप और णिलोप प्रयोजन हंत 
पापक्तिः । यायष्टिः । .पाक्तिः। याष्टिः। यहाँ यङन्त पापच्य . यायज्य धातुओं 
से क्तिन्‌ परे रहते अतो लोप: से यड के अकार का लोप हुआ है। इसी प्रकार 
पाक्तिः याऽ्टिः णिजन्त पच्‌ यज़ से क्तिन्‌ परे रहते णिलोप हुआ दै । पूर्वत्रासिद्धीय 
अकरण के चोः कुः व्ररचञ्रस्सजमुज० सूत्रों से कुत्व घत्व करने में अकार- 
झोप और णिलोप स्थानिवत्‌ न होंगे तो झळू परे हो जाने से पापक्ति में कुत्व 
और यायष्टिः में चत्व हो जाता है। इसी तरह पाक्तिः में कुत्त और याष्टिः में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्विक ५३९ 
वेर यलोपस्वरवर्जम्‌ । 
बरें यळोपं स्वरं च वर्जयित्वा । 
तस्य दोषैः संयोगादिलोपलत्वणल्ेषु । 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषः संयोगादिलोपळत्वणत्वेषु। संयोगा- 
दिलोपे-काक्यर्थम्‌। वास्यर्थम्‌। 'स्कोः संयोगाद्योरिति लोपः प्राप्नोति । 
षत्व होता है। स्क्रन्दयतीति स्कन्‌। काष्टं तक्षयती!त काष्ठतक्‌ । दोहयतीति 
धोक्‌ ।लेहयतीति लेटू । इत्यादि प्रयोगों में णिलोप को स्थानिवत्‌ न मान कर 
संयोगान्त होप घत्व दत्व आदि पूर्वत्रासिद्धीय कार्य हो जाते हैं। पदान्तविधि 
में स्थानिवद्भाव के निषेध से भी स्कन्‌ आदि में संयोगान्त लोप आदि सिद्ध हो 
सकते हैं इसी लिये भाज्यकार ने ये उदाहृत नहीं किये । 


पूर्वत्रासिडीय कार्य में स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से न पदान्त० सूत्र 
में हिवेचन आदि भी नदीं पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि प्रायः सभी पूर्वत्रासिद्ध प्रकरण 
के हैं। क्या सामान्यतया सभी नहीं पढ़ने पड़ेंगे ? नहीं । वरे यलोप और स्वर 
को छोड़ कर। न पदान्त सूत्र में द्विवचन सवर्णानुस्वार दीचे जश्‌ और चर्‌ 
विधियें सब पूरवत्रासिद्धीय प्रकरण की द्दोने से इन के पढ्ने की आवश्यकता 
नहीं । पर वरे यलोप स्वर विधि तो पूर्वत्नासिद्ध प्रकरण की न होने से सूत्र में 
पढ़नी ही होंगी । 

पू्व्ञासि प्रकरण के काये में स्थानिदद्भाव का निषेध कहने से 
संयोय़ादिछोप, छत्त्र शोर णत्व में दोष प्राप्त होता है। क्‍योंकि ये क़ भी 
पू्नन्नांसिह प्रकरण के हैं किन्तु इन में स्थानित्रद्भाव का निषेध इट नहीं 
है। संयोगादिकोप जैसे--काक्यश्रेम्‌ । वास्यर्थम्‌ । ( काकी] अप्रैम्‌ । वासी+अर्थम्‌ ) 
यहां इगो यणचि से यणादेश हुआ है। उस से क्य्‌ स्य इस पदान्त संयोग 
में ककार सकार के आदि में हो जाने से स्कोः संयोगायोरन्ते च से ककार 
सकार का झोप प्राप्त होता है । यणादेश को स्थानिवत्‌ मानें तो पूर्वत्रासिद्धे 
न स्थानिवत्‌ यद्‌ पूर्वोक्त निषेध प्राप्त होता दे। उस निषेध का संयोगादिलोप 
सें निषेध हो कर स्थानिवत्‌ हो जाता हे तो संयोगादि ककार सकार न मिल्ने 
से होप नहीं होता । त्व जैसे--निगायते निगाल्यते । ( नि गा णिच्‌ यक्‌-लद्‌ त ) 
यहां णिजन्त ग धातु से यक्‌ परे रहते णिच्‌ का लोप हुआ है । उस से अच्‌ 


१. दोषः=अतित्रसक्ति । संयोगादिलोप आदि विधियों में स्थानिवद्भाव का 
प्रतिभ्रसव (निषेध का निषेध) करना चाहिए । 


५ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६०५ व्याक्रणसहाभाष्य 


छत्वम्‌-निगार्यते निगाल्यते । अचि विसाषेति! लत्वं न प्राप्नोति। 
णत्वम्‌-माषवपनी । वीहिवपनी । 'प्रातिपदिकाल्तस्येति' णत्वं प्राप्नोति । 


ह्विवेचनेडचि ॥१।१।५९॥ 
आदेशे स्थानिवदनुदेशात्‌ तद्वतो हिवचनम्‌ | 


आदेशे स्थानिवदनुदेशात्‌ त८ तः | किंचतः । आदेशवतो द्विर्वचनं 
प्राप्नोति । 

तत्र को दोषः ? 

तत्राभ्यासरूपम्‌ | 

तत्राभ्यासरूप न सिध्यति । चक्रतुः चक्रुः इति । 
णिछोप को स्थानिवत्‌ मानें तो पूवेत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ यह पूर्वोक्त निषेध 
प्राप्त होता है | उस निषेध का लत्व में निषेध हो कर स्थानिवत्‌ हो जाता है तो 
अच्‌ प्रे मिळ जाने से छत्व विकल्प से हो जाता है। णत्व जैसे - माषवपनी 
त्रीहिवपनी। ( माषाणां . ब्रीहदीणां वा वपनी ) यदा ल्युडन्त वपन शब्द से ङीपू 
परे रहते यस्येति च से अकार का लोप हुआ हे । उस से वपन शब्द के नकारान्त 
हो जाने से प्रातिगदिकान्तनुम्विभकिछु च से वैकल्पिक णत्व ग्राप्त होता है । 
अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानें तो पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ यह पूर्वोक्त निवेध 
आप्त होता है। उस निषेध का णत्व में निषेध हो कर स्थानिवत्‌ हो जाता है 
तो प्रातिपदिक के अन्त में नकार न रहने से णत्व विकल्प नहीं होता । 

अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ की तरह इस सूत्र से विधीयमान स्थानिवद्‌भाव 
को भी कार्यातिदेश मानते हुए प्रश्‍न करते हैं कि आदेश में स्थानी के समान 
कार्य का अतिदेरा होने से तद्॒तः-उस वाळे को। किंवतः-किस वाहे को। 
आदेशवतः=भादेश वाळे शब्द को ही द्वित्व प्राप्त होता है। अथोत्‌ आदेद में 
स्थानी के कार्य का अतिदेश होने पर भी हित्व तो आदेश वाले शब्द को ही होगा । 

उस में क्या दोष है.? 

उस सं अभ्यास का रूप नदी सिद्ध होता । जैसे--चक्रतुः चनुः। यहां 
इ-भतुस्‌ इस अवस्था में इको यणचि से यण्‌ हो कर क में अच न रहने से 
लिटि धातोरनभ्यासस्य से द्वित्व नहीं प्राप्त होता । द्वियेचनेचि से स्थानिवद्भाव 
द्वारा यण्‌ में ऋ के अच्‌ कार्य का भतिदेश होने पर भी कृरूप न होने से यण 
युक्त कू को ही द्वित्व होगा, जिस से अभ्यास में अकार नदी सुनाई देगा । > 

१. यथपि स्थानिवद्भाव होने पर .हविवेचन नित्य है, यण्‌ भी तो. नित्य है 
तो भी पर होने से पहले यण्‌ होगा । के र 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आहिक १०१ 
अज्ग्रहणं तु ज्ञापकं रूपस्थानिवदूभावस्य । 


यदयमजूग्रहणं करोति तजूज्ञापयत्याचार्यो रूपं स्थानिवद्भवतीति। 
कथं कत्वा ज्ञापकम्‌ । अज्ग्रहणस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌। इह मा भूत्‌ जेघ्रीयते 
देध्मीयते। यदि च रूपं स्थानिवद्‌ भवति ततोऽउप्रहणमर्थवद्‌ भवति! 
अथ हि कार्य नाथोऽज्ञप्रदणेन । भवत्येवात्र द्विर्वचनम्‌ । 


तत्र गाड्ग्रतिषेधः | 


तत्र -गाङः प्रतिषेधो वक्तव्यः । अधिजगे । इवर्णाभ्यासता . 
प्राप्नोति । 


यह कोई दोष नहीं । द्विवेचनेचि सूत्र में अजग्रहण इस बात का ज्ञापक 
है कि इस सूत्र से पूर्व सूत्र के समान आदेश में स्थानी के कार्य का अतिदेश 
न होकर स्थानी के रूप का अतिदेश होता है। यद सूत्र कार्यातिदेश नहीं 
बल्कि रुपातिदेश हे । अज्ग्रहण कैसे ज्ञापफ हुआ? क्योंकि अज्म्रहण का यह 
प्रयोजन है कि जेघ्रीयते देःप्रीयते (प्रा, ध्मा-यङ्‌ ) यद्वां घा घातु से यङ्‌ परे 
रहते ई घ्राध्मोः से हुआ घ्रा के जा को इंकार आदेश स्थानिवत्‌ न द्दोवे। यङ्‌ 
प्रत्यय अजादि न होकर हरादि है इस लिये उस के परे रहते स्थानिवत्‌ नहीं 
होता। यदि यहाँ रूप स्थानिवत्‌ होकर इंकार आदेश में घा के आकार रूप 
छा अतिदेश होगा तो अभ्यास में इंकार का रूप इट कर आकार रूप 
झा जाने से जाघ्रीयते दाध्मीयते ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता हे. उस को रोकने 
के लिये अज्महण करना सार्थक वनता है। अन्यथा यदि कार्य का अतिदेश है 
तो देकार आदेश सं घरा स्थानी के अच्‌ कार्यका अतिदेश होकर प्री शब्द को ही 
द्वित्व हो जायगा । उस से जेघ्रीयते देध्मीयते यह शुद्ध रूप बने रहने से अज्महण 
व्यर्थं है। अच का कार्य द्विस्व तो घ्रीको हो ही रहा है। फिर अजू ग्रहण ने 
क्या व्यावर्त्य किया । इस लिये चक्रतुः चकुः में - कू रूप का अतिदेश होगा तो 
अभ्यास में अकार सुनाई दे जायगा ।' ; 


इस सूत्र से विधीयमान स्थानिवद्भाव सें रूपातिदेश मानने पर इछ के 
स्थान में हुए गाडू आदेश सें स्थानिवद्भाव का निषेध कहना चाहिये। अधि-. 
जगे । (अधि इङ्ग गाङ्क- लि्‌ त एशू ) यहां अधिपूर्वक इङ्ग धातु से छिद्‌ 
भें द्वित्वनिमित्तक अच्‌ प्रत्यय पञ परे. रहते गाडू लिटि से इङ को गाडू 
आदेश हुआ है । उसको द्विवेचनेचि से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो .अम्यास,में 


> 
इकार स्प्क्ा श्रवण प्राप्त होता है... New Delhi. Digitized by eGangotri 





न 


SS 


३०२ व्याकरणमहाभाप्य 


न वक्तव्यः | गाइ ल्लिटि इति द्विलकारको निर्देश! । लिरि 


-लकारादाविति । : 


कृत्येजन्तदिवादिनामधातुष्वम्यासरूपम्‌ । 
कृत्येजन्तदिवादिनामधातुष्वभ्यासरूपं न सिध्यति । कृति—अचि- 
कीतेत्‌। पजन्त-जर्छे मग्छे। दिवादि-दुधूषति। नामधातु--भवन- 


मिच्छति भवनीयति । भवनीयतेः सन्‌ विभनीयिषति ।' 


oo 


गाङ्‌ आदेश में स्थानिवद्भाव के निषेध कदने की आवश्यकता नहीं । गाङ्‌ हिदि 
में गाई ल्लिटि इस प्रकार दो लकार वाला निदेश समझ कर लकारादि हिदू की 
लावस्था में ही इड्‌ को गाङ आदेश किया जायगा । एश्‌ परे रहते नहीं । तो द्वित्व. 
का निमित्त अच्‌ परे न होने से स्थानिवद्धाव न होगा । 

द्विवचनेऽचि सूत्र का यदि यह अथ करते हैं कि अचू परे रहते हुआ 
जो अचू के स्थान में आदेश, वह दित्वे करने में स्थानिवत्‌ होता है तो णिजन्त 
कृति धातु, एजन्त, दिवादि, और नामधातुओं में अभ्यास का रूप नहीं सिद्ध 
दोता | ` कृति जैसे -अचिकीतत्‌। ( कुतू-णिचू-चडू- छळू ` तिप्‌) यहां चरादिगण- 
पठित कृत्‌ धातु से लुङ्‌ में णिच्‌ परे रहते उपंधायाइच से कृत्‌ के ऋकार को इकार 
आदेश हुआ दे। उश को द्वि्यचनेचि से दिस करने भें स्थानिवङ्गाव हो जायगा 
तो अभ्यास में इकार न सुनाई देकर अचदीतत्‌ ऐसा अनिट रूप प्राप्त द्वोता दै । 

एजन्त जैड--जग्छे मग्ले। ( रहै स्है-छिद्र त एच. ) यद्दां ग्लै भातु से 
कसेवाच्य छिद. में एच! परे रहते आदेच उपरेशेशात से र्लै के ऐ को आकार 
हुआ दै। उस को ।द्वयेचनेचि से दित्व करने में स्थानिवद्भा हो जायगा तो 
अभ्यास में आकार न सुनाई देकर जिरे मिम्छे ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता हुं। 

दिवादि जैसे -दुदूधति सुस्यूवति ( दिवू , सिव्‌-सन्‌ ) यहां सन्नन्त दिव 
धातु भें हलन्ताच्च से सन्‌ को कित्‌ होकर उस कें परे रहते च्छवोः -ञडनुनासिके 
च से दिव क वकार को उडू होता हे । उठू परे रते इको यणचि से हुआ यणादेश 
द्विवेचनेचि से द्वित्व करेन में स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अभ्यास में इकार सुनाई 
देकर दियूषति सिस्यूषति ऐसा अनिट रूप ग्राप्त दोता है । 

नामधातु जैसे --भवनमात्मन ३च्छति भवनीयति । ( भवन भस्‌-क्यच्‌) भवनी- 
यितुमिच्छति बिभवनीयिषति । यहां क्यजन्त भवनीय नामधातु से सनू. परे रहते भवन 
शब्द मे भू को हुए ओ गुण को द्विर्वचनेचि से द्वित्व करने में स्थानिवङ्गाव हो जायगा 
तो अभ्यास में उकार सुनाई देकर डुभवनीयिषति ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता द्दे 


१. इस सूत्र के अर्थ में पाँच पक्ष संभव होते हे. । (१) अच्‌ परे रहते हुआ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आह्निक ६०३ 
एवं तहिं प्रत्यय इति वक्ष्यामि । 
प्रत्यय इति चेत्‌ कृत्येजन्तनामधातुष्म्यासरूपम्‌ । 


प्रत्यय इति चेत्‌ कृत्येजम्तनामधातुप्वभ्यासरूपं न सिध्यति। ` 
दिचादय एके परिहृताः । 


एवं तहिं द्विवेचनतिमित्त अच्यजादेशः स्थानिवदिति वक्ष्यामि | 


अच्छा तो द्विवचनेऽचि सूत्र मै प्रत्यय शब्द जोड़ कर द्विवचनेऽचि प्रत्यये । 
ऐसा सूत्र बना देंगे। उसका अर्थ होगा--अजादि प्रत्यय पर रहते हुआ जो भच 
के स्थान में आदेश, वह द्वित्व करने म स्थानिवत्‌ होता है। उस से दोष ' 
न्‌ होगा । 
द्विवेचनेचि प्रत्यये । ऐसा सूत्र बना देने पर भी णिजन्त कृत्‌ धातु, एजन्त 
और नामधातुओं में दोष रहता है। केवल दिवादियों का ही परिहार हो सकेगा । 
क्योंकि दुशूषति सुस्यूषति में उठू अजादि प्रत्यय नहीं है बल्कि आदेश है । 
अचिकीतेत्‌ में णिच्‌, जस्ले मग्ले में पञ, और विभवनीयिषति में भवन शब्द 
का ढ्युट्ग (अन) प्रत्यय ये सब अजादि प्रत्यय हैं। इन में अभ्यासरूप नहीं 
सिद्ध होता । 
तो. फिर द्वियैचननिभित्तक अच्‌ परे रहते अच्‌ के स्थान में आदेश स्थानिवत्‌ 

होता है ऐसा कहँ । अचिकीतत में णिच्‌, विभवनीयिषति में ल्युट्‌, और दुदूषति 
में ऊठ्‌ द्वित्व के निमित्त नहीं हैं इस लिये स्थानिवत्‌ न होने से दोष न होगा । 
जग्ले मम्ले का परिहार तो अब भी न हो पाया क्योंकि पुश द्वित्व का निमित्त 
अच्‌ दै । उस का परिहार आगे करेंगे । 

जो अचा के स्थान में ओद्श, वह द्वित्व करन मै स्थानिवत्‌ होता है। (२) अजादि 
प्रत्यय पेरे रहते हुआ जो अच के स्थान्‌ में आदेश, वह द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ « 
होता है। (३) द्वित्व निमित्तक अचू परे रहते हुआ जो अच्‌ के स्थान में आदेश, 
वह. स्थानिवत्‌ होता है । (४) द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परे रहते अच्‌ क स्थान में आदेश 
का निषेध होता है । अर्थात्‌ आदेश नहीं होता । (५) द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परे रहते 
हुआ जो अचू के स्थान में आदेश, वह द्वित्व करने में ही स्थानिवत्‌ होता ढै उस 
के बाद नहीं । अथवा-द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परे रहते द्वित्व करने तक ही अच्‌ के 

` स्थान में आदेश नहीं होता । उसके बाद हो जाता है । इन में पांचवां पक्ष ही निर्दोष 
होने से स्वीकार किया गया हे क्रम से पांचों पक्षों को दिखाते हुए पहले प्रथम पक्ष 
को उपस्थित करते हैं--कृत्येजन्ख ० इत्यादि । 


CC-0. Prof. Satya Vat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६०४ ` व्याकरणमद्याभाष्य 


स तर्हि निमित्तदब्द उपादेयः । नह्यन्तरेण त्रिमित्तशब्द निमि- 
त्ताथों गम्यते । 


अन्तरेणापि निमित्तशब्दं निमित्तार्था गस्यते। तद्यथा दधित्रपुसं 
प्रत्यक्षो ज्वरः। उ्तरनिमित्तमिति गस्यते। नड्चलोद्कं पाद्रोगः । 
~ ~ ७५ 
पाद्रोगनिमित्तमिति गम्यते । आयुर्धतम्‌ । आयुषो निसित्तसिति-गञ्यते । 


अथवा अकारो मत्वर्थीग्रः । द्विविचनमस्मिन्‌ अस्ति सोऽयं द्विर्वचनः। 
द्विर्वचने इति । 


दविवैचननिमित्तक अच परे रहते स्थानिवत्‌ मानने में सूत्र मै निसित्त शब्द 
0 पढ़ना चाहिये। द्विवचनेऽचि के स्थान में द्विर्वेचननिमित्तेडचि ऐसा सूत्र बनाना 
| चाहिये । क्योंकि निमित्त शब्द बिना पढ़े निमित्त का अर्थ नहीं जाना जायगा । 


निमित्त शब्द बिना पढे भी निमित्त का अर्थ समझ छिया “जायगा । 

जैसे--दधित्रपुस प्रत्यक्षो ज्वरः, ऐसा कहते हैँ । उस का अर्थ हे--दददी और खीरे 

, का एक साथ ओजन प्रत्यक्ष उतरे हे । यहां निमित्त शब्द के बिना भी प्रत्यक्ष 

ज्वर का निमित्त है यह समझ छिया जाता है 1 नड्वलोदकम्‌=वरसाती नड़ों का पानी 

पैर का रोग है। निमित्त शब्द्‌ के बिना भी पैर के रोग का निमित्त समझ. लिया 

॥ . जाता है। घी आयु है। . यहां निमित्त शब्द के बिना भी आयु का निमित्त समझ 

र लिया जाता है । इसी प्रकार यहां भी द्विर्वचनेऽचि में द्विवैचननिमित्तक अच॒ समझ 

लिया ज.प्रगा । कीदश अचि। द्विर्वचने । द्विवेचननिमित्ते इत्यर्थ: ।' उस से द्वित्व 

का निमि + अच्‌ परे होने पर अजादेश स्थानिवत्‌ होता हे यह अर्थ निकल 
जायगा । 





, - अथवा दिवेचन शब्द में अशे आदि को | झाकृतिगण मान कर मत्वर्थीय 
अच्‌ प्रत्यय करेंगे तो अर्थ ह्वोगा- द्विर्वचनमस्मिन्‌ अस्ति स द्वि्कचनः प्रत्यय; । 
तस्मिन्‌ द्विर्वचने अचि प्रत्यये । द्विर्वचन जिस के परे होता है, जिस में द्विंबचन है, 
जो द्विवेचन का निमित्त है वह अजादि प्रत्यय द्विवचन कहावेगा । 'उस से द्विवचन 
वाले अजादि प्रत्यय परे होने पर अजादेश स्थानिवत्‌ होता है यह अर्थ _ निकल 
आयगा । 


\ 


१. द्विर्वचन-का निमित्त होने से अच्‌ को ही दिवेचन कह दिया गया है । 
अथवा अधिकरण में त्युट्‌ मान कर ( द्विरुच्यते$स्मिन्निति द्विवेचनम्‌ ) दिर्वचन 
अच का विशेषण हो जायगा । अस्मिन्‌ यह निमि भमी. समझी जागर हट 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New 





` अष्टम आहिक ९०५ 


एवमपि न ज्ञायते कियन्तमसौ कालं स्थानिवद्धवतीति। यः 
पुनराह क्विचेचने कर्तव्ये इति, कृते तस्य द्विर्वचने स्थानिवन्न भविष्यति । 


__ पर्बेतर्हि प्रतिषधः प्रकतः सोऽजुवर्तिष्यते । क प्रकृतः । न पदान्त- 
द्विचेचनेति । द्विवेचननिमित्त अचि अजादेशो न भवतोति। 


पचमपि न ` ज्ञायते कियन्तमसौ 'कालमजादेशो न भवतीति । यः 
पुनराह द्विवचने कतंव्ये इति । इते तस्य द्विवचने अजादेशो भविष्यति । 


एवं तहि उभयमनेन क्रियते : प्रत्ययइच विरोष्यते द्विवेचनं च। 


द्विवचन शब्द का अथै द्विवेचननिमित्त मान लेने पर यह नही मालूम होगा 
कि कितने संमय तक अजादेश स्थानिवत्‌ रता है। द्विवचन का अर्थ जो द्वित्व 
करना मानता दै उस के मत में तो द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ होगा । द्वित्व 
करने के बाद स्थानिवत्‌ न रद्देगा। किन्तु जब द्विवचन शब्द का अर्थ द्वित्व 
करना न होकर : द्विर्वचन का निमित्त हो गया तब द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ होता 

अर्थ “नहीं निकछ्‌ सकता । द्विर्वचनेऽचि में पठित--द्विवेचन शब्द एक ही 
हे उससे एक ही अर्थ निकल सकता हे। यातो द्विवचन का निमित्त अच 
था द्वित्व करना । द्विवेचन का निमित्त अच परे रहते अजादेश दित्व करने में 
स्थानिवत्‌. होता है यह अर्थ एक द्विवचन शब्द से नहीं निकलेगा तो कब तक 
स्थानिवत्‌ होता है यह नदी मालम हो सकेगा । 


अच्छा तो उपर से निषेध की अनुदृत्ति कर छेंगे। उपर कहाँ से निषेध 
आ रहा है? न पदान्तद्विवेचनवरेयलोप० “इस अनन्तर सूत्र से; निषेध की 
अनुवृत्ति कर के सूत्र का अर्थ होगा --द्वित्व निमित्तक अच. परे रहते अच्‌ के 
स्थान में आदेश नहीं होता। उस. अवस्था में आदेश का निषेध हो जने से 
आदेश ही न होगा तो स्थानिवद्भाव का प्रश्न ही न उठेगा कि कब तक स्थानिवत्‌ 
होता है । 


द्वित्व-निसित्तक अच परे रहते अजादेश का निषेध मानने में भी यहद 
नहीं साळूम होता कि कितने समय तक अजादेश का निषेध रहता है। जो तो 
द्विवचन शब्द का अर्थ द्वित्व करना मानता है उस के मत में तो द्वित्व करने में 
आदेश का निषेध होगा। ह्वित्व करने के बाद निषेध न होगा तो आदेश हो 
जायया । 


अच्छा तो द्विवचनेचि में पठित इस द्विर्वचन शब्द से दोनों बातें की जायेगी । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


To DR TN ENN SP 


५ 


क. ; समझने के लिए .सवादीनि स्वनामानि, सूत्र आपर, दी जाई (रिसणी देखिये । 





. ६०६ च्याकरणमदाभाष्य 


कथं पुनरेकेन यत्नेनोभयं रभ्यम्‌ ? 
ळभ्यमित्याह। कथम्‌! एकशषनिर्देशात्‌ । एकशेषनिर्देशोऽयम्‌ । 
द्विवचने च डिवचनईच हिवेचने। द्विर्वचने कर्तव्ये द्विवचने अचि 
प्रत्यये इति । 
द्विवचननिमित्तेऽचि स्थानिवदिति चेण्णौ स्थानिवद्दचनम्‌ | 
द्विचचननिमित्तऽचि स्थानिवदिति चण्णौ स्थानिवद्भावो वक्तव्यः । 
अवचुनावयिषति अवचुक्षावयिषति । 


यह अच्‌ प्रत्यय का विशेषण भी बनेगा और द्वित्व का वाचक भी होगा । द्विवचन- 
निमित्तक अजादि प्रत्यय पेर रहते द्वित्व करने में ही अजादेश स्थानिवत्‌ होगा । 


द्वित्व के बाद नहीं । 


एक द्विर्वचन शब्द से उक्त दोनों अर्थ केस निकल सकेंगे ? 

एक ही द्विवंचन शब्द से उक्त दोनों अर्थ निकर .आयेंगे। कैसे ? दो 
द्विवचन शब्दों सें एकशेष का निर्देश मानने से। द्विवचनेचि में जो द्विर्वचन 
शब्द है यद एकशेष का निर्देश दै । द्विवचनं च द्वियचनस्च इति द्विवचनम्‌ । 
तस्मिन्‌ द्विवचने । प्रत्यय का विशेषण एक द्विवचन शब्द पुलि$ है । द्विस्व वाची 
नपुंसक है। दिवंचनानिमेत्तत अच्‌ प्रत्यय परे रहते और द्विवचन करने से 
अजादेश स्थानिवत्‌ होता हे यह अर्थ एकशेषनिर्देश मान कर सिद्ध हो जाता ।' 

द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परे रहते स्थानिवत्‌ कहने में णि परे रहते भी 
स्थानिवत्‌ कहना चाहिये । क्योंकि णि द्वित्व का निमित्त नहीं है । अवनुनावयिषति । 
अवचुक्षावयिषति । ( अव नु, क्ष-णिच-सन्‌ ) यहाँ णिजन्त चु क्ष धातुओं से सनू 
प्रत्यय हुआ है। सनू परे रहते सन्यडोः से नु क्ष को प्राप्त द्वित्व बहिरङ्ग दै । 
णिच्‌ परे रहते जु क्ष को प्राप्त वृद्धि और आव्‌ आदेश अन्तरङ्ग हें । इस छिये 
बृद्धि और आव्‌ आदेश पहले हो जाते हैं । णिच्‌ के द्वित्व का निमित्त न 
होने से द्विवचनेचि से द्विस्य करने में स्थानिवत्‌ न होगा तो नाव्‌ क्षाव्‌ शब्दों 
को सन्यडोः से द्वित्व होकर अभ्यास में उकार नहीं सुनाई देगा। णि परे 
रहते स्थानिवद्भाव कने से स्थानिवद्भाव ह्रो जायगा तो नु क्ष का उकार अभ्यास 
में सुनाई दे जाता है । 


१. सहविवक्षा के अभाव में भी दो द्विवचन, शब्दों का किस प्रकार एकशेष 
हो सकता है और एकशेष से भाष्यकार का कुछ अन्य भी तात्पये हे इस विषय को 


` 


ष्टम भाहिक ६०७ 
न वक्तव्य: । ५ 
ओः पुयणूजिषु वचनं ज्ञापकं णौ स्थानिवद्भावस्य । 


यद्यमोः पुयणूज्यपरे इत्याह तउज्ञापयत्याचायों भवति णौ 
स्थानिवद्भाव इति। 
यद्येतज्‌ ज्ञाप्यते अचिकीतेत्‌ अत्रापि प्राप्नोति । 


तुल्यजातीयस्य ज्ञापकम्‌। करुच तुब्यजातीयः। यथाजातीयकाः 
पुयणुजयः। कथं जातीयकाइचैते । अवर्णपराः । 





णि परे रहते स्थानिवद्ाव कहने की आवस्यकता नहीं । ओः पुयण्ज्यपरे . 
सूत्र में पु अर्थात्‌ पवग, यण्‌ (यर ळव) प्रत्याहार, और उकार का ग्रहण 
करना इस बात का ज्ञापक है कि णि परे रहते स्थानिवत्‌ होता दै। अन्यथा 
विभावयिषति यियावयिषति रिरावयिषति छिलावयिपति जिजावयिषति (भू, यु, 
रु, छू, जु-णिचु-सन्‌ ) यद्वां णिच्‌ परे रते भू आदि को हुआ दाद्धि और आव्‌ 
आदेश द्वित करने में स्थानिवत्‌ न द्दोगा तो अभ्यास में उकार न मिळ कर 
अकार ही मिढेगा। वद्वा सन्यतः से दी इत्च सिद्ध हो जायगा। पवग यण्‌ 


प्रत्याहार और जकार ग्रहण करना व्यथै दै ।' 


यदि ओः पुयण्‌० के ज्ञापक से णि परे रते स्थानिवद्भाव द्दोता दै यदद 
बात ज्ञापित होती दै तो अचिकीतेत्‌ यहं भी स्थानिवद्वाव प्राप्त होता दै । ( कृत- 
णिच्-ळुङ तिए ) कत्‌ घातु से णिच परे रदते उपधायाइच से हुआ कृत्‌ की ऋ को 
इकारादेश स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अचशतेत्‌ ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होगा। 


ओः पुयणुज्यपरे यद ज्ञापक तुल्यजातीय का दै । अपने समान विषय वाळे - 
का है । तुल्यजातीय-कौन दै ? जिस प्रकार के पुयणूजि ( पवर्गे, यण्‌ , और जकार ) 


१, पिपविषते यियबिषति ( पूछ , यु-इट्‌ सन्‌ ) यहां पिपविषते में स्सि पूङ्‌- 
रज्ज्वशां सनि से सन्‌ को इद्‌ होता दै। यियविधति में सनीबन्तधं० से पाक्षिक इड 
` होता है । द्वित्वनिमित्तक अजादि सन्‌ परे रहते पू यु को हुआ सावेधातुकगुण और 
अवांदेश द्विव॑चनेचि से द्वित्व करने में स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अभ्यास में उकार 
मिलेगा उसे इकार करने के लिये ओः पुयण० में पू यु का ग्रहण करना आवश्यक है। | 
उस के लिये ओः पययोः इतना सूज्ञ पयोप्त है। शेष पवर्गे, यण्‌ प्रत्याहार तथा 
जकार का प्रण तो सवेथा इस बात का ज्ञापक है कि णि परे होने पर भी स्थानिवद्भाव 


होता हे: 
द है 10.0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





ERIE, 


Pe 





६०४ व्याकंरणमंद्दाभाष्यं 
कर्थं जग्ले मग्ळे । 
अनैमित्तिकमारवं, शिति तु प्रतिषेधः । 
कानि पुनरस्य योगस्यं प्रयोजनानि ? 
पपतुः पपुः। तस्थतुः तस्थुः। जग्मतुः जग्छुः। आटिडत्‌। 








हैं। पुयणजि किस प्रकार के हैं ? अवर्णपरक हैं । अर्थात्‌ पवसे यण्‌ जकार के 
तुल्यजातीय अङ्ग में ही.णि परे रहते स्थानिवद्भाव होगा । जिस प्रकार बिभावयिषति 
आदि में: णि परे रहते बृद्धि आव्‌ आदेश होकर भावू याव्‌ राव्‌ जाव में अवणेपरक 


` घुयणज़ हैं वैसे जहां अवण परे होगा वहीं णिच्‌ में स्थानिबद्धाव होगा । अचिकीतेत्‌ 


में इकारादेश के अवणे-परत्वसम्पादक न होने से वहां स्थानिवद्भाव नहीं होगा । 


जग्ले मग्ले केस बनेंगे । यहां द्वित्वनिभित्तक अच्‌ एश परे रहते आदेच 
' उपदेशोर्शशति से ण्ह के ऐ को. आकार हुआ है । द्विवेचनेचि से द्वित्व करने में 
स्थानिवद्भाव प्राप्त होता दै । 

जग्ले मग्ले में आदेच उपदेशे० से ग्ले को आकार आदेश अनैमित्तिक 
होता दै एश्‌ प्रत्यय को निमित्त मान. कर नहीं हुआ। बल्कि एश आने से 
पहले ही विना किसी निमित्त के हो जाता है। उस से [द्वित निमित्तक अच्‌ 
परे रहते आदेश न होने से स्थानिवद्वाव नहीं होगा। आदेच उपदेशेऽश्षिति में 
अशिति यद्द पयुदास न हो कर प्रसज्यप्रतिषेध है । शिदुभिन्न प्रत्यय परे रहते 
आकार नहीं होता। बल्कि बिना निमित्त के होता है। शित्‌ परे रहते आकार 
का निषेध होता है । इस प्रकार द्विवेचनेचि सूत्र के अर्थ में उक्त सभी दोषों का 
समाधान दो जाता है । 

इस सूत्र के क्या प्रयोजन हैं ? 


पपलु; पपु. । तस्थतुः तस्थुः । जग्मतुः जग्मुः । चक्रतुः चकुः। (पा, 
स्था, गम्‌, कु-ढिट्‌ अतुस्‌ उस्‌ ) य इस सूत्र के प्रयोजन हैं। ` 

पपतुः ` यहां पा-भतुस्‌ इस अवस्था में आतो लोप इटिच से आका 
छोप होकर अच न रहने से लिटि धातोरन से द्वित्व नहीं प्राप्त होता । ्विवेचनेंचि 
से द्वित्व करने में स्थानिवद्भाव हो कर स्थानिरूप पा को द्वित्व हो जाता है । 


जग्मतुः यहां गम्‌-भतुस्‌ इस अवस्था में गमहनजनखनघसां० से उपधा- 


` छोए हो कर अच्‌ न रहने से लिटि धातो० से द्वित्व नहीं प्राप्त होता । स्थानिवद्भाव 


ले हो जाता दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अष्टम आहिक . ३०९ 


` आशिशत्‌ । चक्रतुः चक्रुरिति । आल्लोपोपधालोपणिलोपयणादेशेजु 


कृतेष्वनच्कत्वाद्‌ द्विवैचनं न पराप्नोति । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति। 


नैतानि -सन्ति प्रयोजनानि । पूर्वविप्रतिषेधेनाप्येतानि सिद्धानि। . 
कथम्‌ ? वक्ष्यति ह्याचार्य:--'दविवचनं यणयवायाचादेशाल्लोपोपधालोपणि- 
लोपकिकिनो रुत्वेश्यः? इति । 


_ स पूर्वविप्रतिषेधो न पठितव्यो भवति । 


कि पुनरत्र ज्यायः ? 


चक्रतुः यहां कृ-अतुस्‌ इस अवस्था में इको यणचि से यणादेश होकर 


अच्‌ न रहने से द्वित्व नहीँ प्राप्त होता। स्थानिवद्भाव से हो जाता दै । 


आटिटत्‌ आशिशत्‌ यहां णेरनिटि से णि का लोप होकर अद्‌ धातु में दूसरा 
अच्‌ न रहने से चाडे से टि शब्द को द्वित्व नहीं प्राप्त होता । स्थानिवद्भाव से हो 
जाता है। इन सब उदाहरणों में द्वित्व की अपेक्षा आळोप उपधालोप आदि 
नित्य हैं इस लिये द्वित्व को बाध कर उस से पहले हो जायेंगे । फिर द्विव प्राप्त 
नहीं होता । उस के लिये इस, सूत्र से स्थानिवद्धाव की आवश्यकता है । 


कोई प्रयोजन नहीं । पूर्वे विप्रविवेध से भी ये सब सिद्ध हो जायेंगे । 
कैसे ? दाखान्‌ साह्वान्‌ मीढ्वांश्च सूत्र पर आचाय यह वातिक कहेंगे कि-- 
द्विर्वचनं यणयवायावादेश० इत्यादि । इस वार्तिक का अथे दै--यण्‌, अय्‌, अव्‌ 
आय आव आदेश, आकारळोप, उपधालोप, णिछोप और कि किन्‌ प्रत्ययो मैं 
उच्च इच सब को पूर्वे विप्रतिषेध से बाध कर द्वित्व होता हे । अह पूर्वविप्रतिषेध 
वाचनिक हे । अन्यथा अनित्य दित्व, नित्य भाकारलोप आदि से पहले कस दो 
सकता हे । इस वचन के सामथ्यै से आकारलोप उपघालोप आदि से पहले 
द्वित्व दो जायग। । उस के बाद आकारळोप आदि किये जायेंगे तो पपतुः पपुः आदि . 
सब ठीक बन जायेंगे । 


इस सूत्र से स्थानिवद्चाव का विधान कर देने से उस पूर्वविप्रतिषेध के पढ़ने 
की आवश्यकता नहीं रहती । 
इन दोनों बातों सें कौन अधिक उपयोगी है! यह स्थानिवद्धाव विधान 


करें या वह पूर्वविप्रतिषेध पढेँ ! 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६१० व्याकरणमहा भाष्य 
_ स्थानिवद्धाल एव ज्यायान्‌। पूर्वप्रतिषेथे हीदं बक्तव्य स्यात्‌-- 
ओदीदादेशस्य उद्‌ भवति चुड्तुशरादेरभ्यासस्येति । 
नज च त्वयापीत्त्वं वक्तव्यम्‌ । 
परार्थ मम भविष्यति सन्यत इद्‌ अवतीति । 
ममापि तहि उत्त्व परार्थं भविष्यति । उत्परस्यातस्ति चेति’ । 








इस सूत्र से स्थानिवद्भाव विधान करना ही अधिक उपयोगी है । पूर्वविप्रति- 

' षेध पढ़ने पर यह भी कहना होगा कि-ओदौदादेशस्य० इत्यादि । इस वचन 

का अथे है--जहां ओ औ को कोई आदेश हुआ हे ऐसे अङ्ग का जो चवगे खर्शी 

| तवर और - शर्‌ प्रत्याहार के अक्षर आदि में रखनेवाला अभ्यास दवै उस के 

| ` अकार को उकार होता। उस से चुक्षावयिषति ऊणुनावयिषति नुनावयिषति 

तुतावयिषति शुश्रावयिषति पुर्फारयिषति ( क्ष, ऊर्णु, चु, तु, श्र, स्फुर्‌-णिच्‌-सन्‌ ) 

इत्यादि में अभ्यास के अकार को उकार किया जाता है। यहाँ क्च चु आदि 

णिजन्त ` धातुओं से सन्‌ प्रत्यय हुआ है । सन्‌ पेर रहते हित्व प्राप्त है। 

| ओ ओर णिच्‌ परे रहते वृद्धि आय्‌ आदेश आदि प्राप्त हें । अन्तरङ्ग होने के 

` कारण पहले वृद्धि आव्‌ आदि आदेश, इस व्राचनिक पूर्वप्रतिवेध के होते हुए भी 

॥ किये जाते हैं। क्षाव्‌ नाव्‌ ताव्‌ स्फार्‌ आदि शब्दों को द्वित्व होकर अभ्यास में 

मिळे अकार को सन्यतः से दृत्व को प्राप्ति में उकार विधान किया गया है । 

स्थानिवद्भाव कहने से तो णिच्‌ परे रहते वृद्धि आय्‌ आदि आदेश को द्वित्व करने 

- सं स्थानिवत्‌ हो जायगा तो द्वित्व होकर अभ्यास सें उकार ही मिलन से ओदौ- 
'दादेशस्य० इस वचन की आवश्यकता न होगी । 










स्थानिवद्भाव मानने वारे आप को भी णिच्च में शापक द्वारा स्थानिवद्भाव 
“सिद्ध करने के लिये ओः पुयणूज्यपरे यह इत्त्व विधायक सूत्र बनाना पडेगा । ` 
अन्यथा णिच्‌ में स्थानिवद्भाव न होने से अवनुनावयिषति आदि में भी सन्यतः से 
इच प्राप्त होगा । 


$` स्थानिवद्भाव मानने वाळे मुझे ` ओः पुयण्‌० सूत्र द्वारा किसी नये इकार 
का विधान नहीं करना। किन्तु सन्यतः से कहा गया इकार ही मेरे मत में 
` °° परार्थं अर्थात्‌ दूसरे बिंभावयिषति आदि में करने के लिये और चुक्षावयिषति 
` आदि में रोकने के लिये ओः घुयणु० सूत्र में उपयुक्त होगा। ` 
 पूर्वेविषतिषेध मानने वाळे मुझे भी ओदौदादे 


दाद्शस्य [दशस्य ० | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized स्‌ उत्त बना कर 


अष्टम आदिक | ६११ 


इत्त्वमपि त्वया वक्तव्यम्‌। यत्‌ समानाश्रयं तदर्थम्‌ । उत्पिप- 
विषते of ¢ ८. 
विषते संयियविषतीत्येवमर्थम्‌ । ` तस्मात्‌ स्थानिवदित्येष एव पक्षो 
उ्यायान्‌। र 


किसी नये उकार का विधान नहीं करना । किन्तु उत्परस्यातः ति च इस सूत्र में 
कहा गया उकार ही मरे सत में परार्थ अर्थात्‌ दूसर अवनुनावयिषति आदि में 
करने के लिये और बिभावयिषति आदि में रोकने के लिये ओदौदादेशस्य० इस वचन 
सें उपयुक्त होगा । 


'पूवेविप्रतिषिध मानने वाळे आप को ओदौदादेशस्य० इस वचन के साथ 
ओः पुयण्‌० सूत्र द्वारा इकार भी कहना पडेगा । जहां द्वित्व और अव्‌ आदेश 
आदि ` दोनों समानाश्रय हँ । समान निमित्त वाले हें । दोनों में कोई अन्तरङ्ग 
नहीं है उस के लिये इत्व विधान करना होगा । जैसे - उत्पिपविषत । संयियविषति । 
( उद्‌ पूछ-इदू सन्‌ ) ( सम्‌ यु-इद्‌ सन्‌ ) यहां पूङ्‌ और यु धातुओं से सन्‌ परे 
रहते स्मिपूङ्रञ्ज्वशां सनि और सनीवन्तधञ्रस्ज० इन सूत्रों से यथाक्रम इट्‌ का 
आगम होता है । पू यु को सार्वधातुक गुण दो कर द्वित्व और अवादेंश दोनों 
एक साथ प्राप्त होते हैं । पूर्वविप्रतिषेध से अवादेश को बाघ कर पहले द्वित्व 
हो जायगा तो अभ्यास में पू.यु का उकार सुनाई देगा। उस को रोकने के लिये 
ओः पुयण्‌० सूत्र से इत्त्व विधान करना होगा । इस प्रकार पूवाविप्रातिषेध मानना 
गौरवम्रस्त हे । इस लिये उसे न मान कर स्थानिवद्भाव का मानना दी अधिक 
युक्त है । | 

१. यहां भाष्यकार ने अवनुनावयिषति, बिभावायिषति, दुथषति, अचिकीतेत्‌ 
इत्यादि प्रयोगों की इष्ट सिद्धि के लिये बहुत कुछ ऊहापोह कर के स्थानिवङ्काव का 
विधान ही श्रेयस्कर माना है । जो स्थानिवद्भाव से भी सिद्ध नहीं हुआ उसे तुल्यजातीय 
` ज्ञापक का आश्रयण करके समाहित किया है। परन्तु प्राचीन आचार्यो ने इस सूत्र से 
विधीयमान स्थानिवङ्काव पर आश्रित न रह कर पूर्वविप्रतिषिथ आदि द्वारा इष्ट 
प्रयोगों की सिद्धि का यत्न किया है । इन दोनों के मध्यस्थ होकर यदि हम अति सुगम 
- रीति से पक्षपात छोड़ कर प्रयोगसाधन पर विचार करें तो. कुछ अद्भुत तथ्यों का 
पता लंगता है । णिजन्त सन्नन्त आदि मिश्रित प्रकिया में अथवा सामान्य प्रयोगों में 
यदि इम मान रें कि अन्तरङ्ग एवं नित्य सभी विधियों को बाध कर पहले द्वित्व हो 
जाता है. तो इस में विचारना चाहिये कि कहाँ दोष आता दै। पपतुः चक्रतुः जग्मतुः 


आदि. नित्य आकारहोप, आदि को. बाध कर पहुले , दिल हो जायगा तो इष्ट दी सिद 





~ 


६१२ व्याक्रणमहाभाष्य 


इति भरीमङ्कगवत्पतञ्षलिविरचिते व्याकंरणसहाभाष्ये प्रथमस्या- 
ध्यायस्य प्रथमे पादेषष्टमाहिकम्‌ । 








यहाँ अष्टम आहिक का सविवरण अनुवाद समाप्त हुआ । 















होगा । अवनुनावयिषति ` आदि में अन्तरङ्ग बृद्धि को बाध कर द्वित्व होने से इष्ट सिद्धि ' 
ही होती है। बिभावयिषति यियावयिषति आदि में भी पहले द्वित्व होकर अभ्यास 
में उवणे को ओ: पुयण्‌ से इत्व किया गया हे । वस्तुतः भाषा विज्ञान की दृष्टि से 
बिभावयिषति आदि की अपेक्षा बुभावयिषति युयावयिषति आदि ही अधिक अच्छे 
जचते हैं । इसी प्रकार दुश्यूषति सुस्यूषति की अपेक्षा दिथूषति सिस्यूषति का प्रयोग 
ही अधिक अच्छा लगता हे । ओः पुयणज्यपरे यह सूत्र भी संकेत देता है कि अन्तरङ्ग 
और नित्य विधि को बाध कर पहले द्विव करो । फिर उस के बाद जो विधि प्राप्त 
, हो वह कर ली जावे । परन्तु समेत्र द्वित्व को प्रथम मानने से इयाय अचिकीत्‌ 
 _ इत्यादि रूप नहीं बनेंगे । इयाय में पहले द्वित्व कर के पिछले इ शब्द को बृद्धि करने 
स पर उसके स्थानिवत्‌ होने से पू अभ्यास के इ को इयङ्‌ नहीं प्राप्त होता । अचिकीर्तत्‌ - 
` कै स्थान में अचकीतेत्‌ प्राप्त होता है। इस लिये लक्ष्यानुरोध से द्वित्व गुण वृद्धि 
5 . आदि की व्यवस्था माननी होगी। उसके लिये कहीं स्थानिवद्भाव, कहीं 


विप्रतिषेध, क ये यथास्थिति सा 
हे ही अभ्यास को इत्व, कहीं उत्त ये सभी यथास्थिति समादूरणीय, हैं । 


< 


नवस आहिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


इस आहिक में अदशनं लोपः ॥१।१।६०॥ इस सूत्र से ले कर एक्‌ प्राचां 
देशे ॥१।१।७५॥ इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शाङ्कासमाधान सहित विचार किया 
गया है। क्रमशः प्रत्यक सूत्र के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार यह दै--- 


अदशैने लोपः ॥१।१।६०॥ (क) अद्शीन अर्थ की लोप संज्ञा सिद्ध. करके उसमें 


प्राप्त इतरेतराश्रय दोष का समाधान किया है । 


(ख) लोप संज्ञा में अतिव्यासि दोष को हटाने के लिये प्रसक्त के अदीन की 
लोप संज्ञा मानी है। 


प्रत्ययस्य लुक्‌ दळु छुपः ॥१।१।६१॥ प्रत्यय ग्रहण का प्रयोजन उत्तरसूत्रार्थ 
सिद्ध किया है । Ho 


ग्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥१।१।६२॥ (क) प्रथम प्रत्यय ग्रहण को अन्यथा 
सिद्ध कर के उस का खण्डन किया है । साथ ही द्वितीय प्रत्यय ग्रहण का प्रयोजन स्वीकार 
किया है। 


(ख) सूत्र का सामान्य प्रयोजन बता कर छुक्युपसंख्यानम्‌ इस वार्तिक का 
खण्डन किया हे । 


(ग) यथास्थित सूत्र में प्रास दोषां का समाधान करने के लिये स्थानिसंज्ञा- 
न्य्ूतस्यानळ्विधो इस न्यास को प्रदर्शित कर के उस का भी खण्डन कर दिया है। 
साथ ही वर्णाश्रय में प्रत्ययलक्षण का निषेध स्वीकार किया है । 


(घे)-सूत्र के विशिष्ट प्रयोजन बता कर उन की स्थानिवद्भाव से अन्यथासिद्धि 
की दै । स्थानिवद्भाव स सिद्ध होने पर सूत्र को नियमार्थ माना है कि जहां प्रत्ययलोप 
में प्रत्यय का असाधारण रूप आश्रीयमाण है वहीं प्रत्ययलक्षण होता है सवत्र प्रत्यय- 
लोप में नही । 


न ङुमताङ्गस्य ॥१।१।६३॥ यथास्थित सूत्र में प्राप्त दोषों के समाधान के 
लिये न मता तस्मिन्‌ इस न्यास को दिखाया है। साथ ही उत्तरपदत्वे चापदादि- 
विधौ इस वार्तिक की व्याख्या की है । अन्त में न छुमता तस्मिन्‌ का खण्डन करके 


क न कुमताइरुय से. ही, सब, दोषों का लाशभान करू, द्य है. by eGangotri 


६१४ व्याकरणमहाभाष्य 


१ 


अलोऽन्त्यात्‌ पूवे उपधा ॥१।१ ६५॥ (क) अल ग्रहण को अन्त्य का विशेषण 
मानने में प्राप्त दोष का समाधान लोक व्यवहार से किया है । 


` (ख) नानर्थकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इस परिभाषा के प्रयोजन बता 
कर उस का खण्डन भी साथ हो कर दिया हे । 


(ग) अलः को प्रथमा बहुवचन या षष्टी एकवचन न मान कर पञ्चमी का 
एकवचन स्वीकार किया हे । 


तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व॑स्य ॥१।१।६६॥ 


तस्मादित्युत्तरस्य ॥१।१।६७॥ (क) दोनों सूत्रों के सामान्य विशेष दोनों 
प्रकार के उदाहरण बता कर निर्दट ग्रहण का प्रयोजन बताया है । 


(ख) दोनों सूत्रों का प्रयोजन बता कर उभयनिदैशे विप्रतिषेधात्‌ पन्चमी- 
निर्देश: इस परिभाषा के प्रयोजन बताये हैं । 


, (ग) पक्षान्तर में दोनों परिभाषासूत्रों को नियामक न मान कर षष्टीविभक्ति का 
प्रकल्पक भी स्प्रीकार कर लिया है । 


स्वै रूप दाव्दस्याशब्दसंज्ञा ॥१।१।६८॥ (क) रूप ग्रहण को व्यर्थ कर के उस से 
खर्थवद्अहणे नानर्थकस्य इस परिभाषा को ज्ञापित किया है । 


(ख) सूत्र का प्रयोजन वता कर .उस का खण्डन कर दिया है । सत्र की सत्ता 
में भी सित्‌ पित्‌ जित्‌ झित य निर्देश कुछ विशेष सूत्रों के कार्याथ स्वीकार किये हैं। 


अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ॥१।१।६९॥ (क) अप्रत्ययः के स्थान में अप्रत्यया- 
देशटित्‌ किन्मितः को पढ़ कर उस का भी भाव्यमानेन सवणौनां ग्रहण न इस परि- 
भाषा द्वारा खण्डन कर दिया ह । फिर अप्रत्यय ग्रहण से ही उक्त परिभाषा ज्ञापित 
की है। 

(ख) सूत्र का प्रयोजन बता कर उस की सत्ता में भी अकः सवणे दीधैः इत्यादि 
अक्‌ प्रत्याहार में प्रत्याव्यमान इकारादि द्वारा अपने सवर्णी ईकारादि का अग्रहण ' रूप 
दोष दिखाया है। साथ ही अस्य च्चौ इत्यादि में अकार के प्रत्याहारचिहरंथ अण न 

- होने से वहां सवर्णप्रहण की अप्राप्ति दिखाई है। इस प्रकार व्यक्ति पक्ष में प्राप्त 
` उक्त दोषों के समाधान के लिये अन्त में जाति पक्ष को स्वीकार कर सूत्र का खण्डन 


. कर दिया है। 





तपरस्तत्कालस्य ॥१।१।७०॥ (क) तत्कालस्य निर्देश को शुद्ध सिद्ध कर के . 
` इस सूज को अण अनण्‌ सब्र तपरो में व्याष्टत मानते हुए क्रियां है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New De igitized by eGangotri 


नवम आह्विक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ६१५ 


(ख) ध्वनि और स्फोट ये दो. प्रकार के शब्द मान कर ध्वनि भिन्न होने पर 
भी स्फोट को अभिन्नता सिद्ध की है | उस से दुत विलम्बित आदि वृत्तियो के भेद 
होने पर भी शब्द में कोई भेद नहीं होता यह सिद्धान्त व्यवस्थित किया है । 

आदिरन्त्येन सहेता ॥१।१।७१॥ आदिरिता सह तन्मध्यस्य इस न्यास का 
लोक व्यवहार से खण्डन कर के यथास्थित सूत्र से ही संज्ञा के साथ संज्ञी का भी निर्देश 
अथादापन्न सिद्ध किया है । १ 

येन विधिस्तदन्तस्य ॥१।१।७२॥ (क) इको यणचि इत्यादि में तदन्तविधि 
रोकने के लिये बनाये गये प्रकते तदन्तविधिः इस नये न्यास का खण्डन किया है । 


(ख) ग्रद्णोपाधीनां तदुन्तोपाधिम्रसङ्गः इस वार्तिक का खण्डन कर के समास- 
प्रत्ययविधो प्रतित्रेधः, उगिद्वणैग्रहणवर्जस्‌ इन वार्तिकों को स्वीकार किया है । 

(ग) सवेके विदवके उच्चकैः नीचकैः, भिनत्ति छिनत्ति में तदन्तविधि सिद्ध 
करते हुए तदेकदेश भूतस्तद्ग्रहणेन गुह्यते इस परिभाषा को नेदमदसोरकोः इस 
ज्ञापक से सिद्ध किया है। 

(घ) सूत्र के प्रयोजन बताते हुए पूर्वोदिनिः सपूर्वाच्च इन सूत्रों से ब्यपदेशि- 
वद्भावोऽप्रातिपदिकिन यह परिभाषा ज्ञापित की है। 

(ङ) पदाङ्गाधिकारे तस्य तदुत्तरपदस्य च ग्रहणम्‌ प्रत्ययग्रहणं चापन्चम्याः 
अनिनस्मन्‌ ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इन परिभाषाओं के 
प्रयोजन बताते हुए अलैवानथकेन इस वार्तिक की सोदाहरण व्याख्या की है । 

(च) यस्मिन्‌ विधिस्तदादावछ्‌ ग्रहण इस परिभाषा के प्रये जन बताये हैं। 

बृद्धियैस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ ॥१।:।७३॥ (क) सूत्र का पदकृत्य दिखा कर 
बृद्धसंज्ञायामजसंनिवेशादनादित्वम्‌ इस वार्तिक का खण्डन किया हैं। . 

(ख) वा नामधेयस्य, गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ इन वार्तिकं की सोदाहरण 
व्याख्या की है । | 

` त्यदादीनि च ॥१।१।७४॥ पूर्व सूत्र से यस्याचामादिः ग्रहण की अलुवृत्ति मानी 
है किन्तु उस का इस सूत्र से असम्बन्ध सिद्ध किया दै । 

एङ्‌ गराचां देशे ॥१।१।७५॥ एङ्‌ प्राचां देशे शैषिकेषु इस वार्तिक की सोदाहरण ' 
व्याख्या की ह । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





नवस आहिक 
अदशनं लोपः ॥ १।१।६०॥ 


अर्थस्य संज्ञा कतेव्या । शाब्दस्य मा भूदिति। इतरेतराश्रयं च 
भवति । का इतरेतराश्रयता । सतोऽद्रीनस्य संज्ञया भवितव्यम्‌। 
संश्चया चादशनं भाव्यते-। तदितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च 
कार्याणि न प्रकल्पन्ते । 

_ छोपसंज्ञायामथेसतोरक्तम्‌। 

किझुक्तम्‌। अर्थस्य तावडुक्तम्‌--इतिकरणोऽर्थनिदेशार्थ? इति । 
सतोऽप्युक्तम्‌। सिद्ध तु नित्यशब्द्र्वाद्ति। नित्याः शब्दाः । नित्येषु 
शब्देषु च सतोऽदशैनस्य संज्ञा क्रियते: न हि संज्ञया अदशनं 

. आव्यते । 
अद्शेन शब्द का जो अर्थ है न /दीखना न सुनाई देना अर्थात्‌ वणे का 
विद्यमान न रहना इस अर्थ की लोप संशा कनी चाहिये जिस से अदन इस 
शब्द की लोप संज्ञा न हो। अन्यथा स्वे रपे शब्दस्य० के नियम से अदर्शन 
इस शब्द स्वरूप की लोप संज्ञा प्राप्त होती हे । इस के अतिरिक्त लोपसंज्ञा में 

इतरेतराश्रय दोष भी प्राप्त होता है। केसा, इतरेतराश्रय दोष ? अदन होने 
पर तो लोप संज्ञा होगी। और लोप संज्ञा द्वारा अदरीन होता दै। यह इतरेतराश्रय 
दोष है । एक दूसरे के सद्दार स हो सकने वाळा कार्य इतरेतराश्रय कहता है। 
इतरेतराश्रय या अन्योन्याश्रय से होने वाले कार्य निः्पन्न नदी हो सकते । 


- लोप संज्ञा में जो दोष कहे हैं उनके विषय में पहले समाधान कर चुके 
हैं। अदशन अर्थ की लोप संज्ञा कहनी चाहिये इस के विषय में तो नवेति विभाषा 
सूत्र में इत्करिरणो$थेनि्दशा्थः ऐसा कहा दै। जैसे नवेति० भै इतिः शब्द 
` छगने से निषेध और विकल्प इन अथौ की विभाषा संज्ञा होती है नवा शब्दों 
'की नहीं होती उसी प्रकार उस इति शब्द की यहां लोप संज्ञा में भी अनुशत्ति- 
कर के अदशनमिति लोपः ऐसा समझेंगे। उस का अर्थ होगा कि अदन इस 
शब्द से जो अर्थ निकलता है। लोक में. अद्शन कहने पर जोन दीखता अर्थ 
प्रतीत दोता दै उस की लोप संज्ञा दोती है उस से अदुशन शब्द की लोप (शा न 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ३१७ 


सबरप्रसज्ञस्तु सवैस्यान्यत्राइश्त्वात्‌ । 


सर्वप्रसङ्गस्तु भवति । सर्वस्यादरनस्य लोपसंज्ञा प्राप्नोति। कि 

कारणम्‌ । खचस्यान्यत्रादष्टत्वात्‌। सर्वा हि शब्दो यो यस्य प्रयोग- 

~ ¢ ७ ७ ce 

विषयः स ततोऽन्यत्र न इइयते । अपु जतु इत्यत्राणोऽदर्शानं तत्रादर्शन 
लोप इति लोपसंज्ञा प्राप्नोति । 


तत्र को दोषः । 
तत्र प्रत्ययळक्षणप्रातिषेधः । 
तत्र प्रत्ययलक्षण कार्य प्राप्नोति। तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 








होकर अदशेन अर्थ की लोपसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान 
अद्शेन की लोपसंज्ञा विधान में जो इतरेतराश्रय दोष कद्दाहै उस का भी समाधान 
पे .वृद्धिरादेच्‌ सूत्र पर कह चुके हैं सिद्ध तु नित्यशब्दत्वात्‌ । अर्थात्‌ हम शब्दों 
को नित्य मानते हे । नित्य शब्दों में पहले से विद्यमान अदीन अर्थ मान कर 
उस की लोपसंज्ञा की जाती है । छोपसंज्ञा द्वारा नये अदशैन अर्थ का विधान 
नहीं किया जाता । प्रागभाव तो अनादि हे । वर्णों का अभाव, अदर्शन, अश्रवण 
अनुच्चारण पहले से विद्यमान दै। उस को विद्यमान मान कर लोपसंज्ञा हो 
जायगी । लोपः कह कर किसी बणे का अदशन कहने में नये अद्शन का विधान 
नहीं होता, इस लिये इतरेतराश्रय दोष न होगा। 





सब अदुर्शन की लोपसंज्ञा प्राप्त होती है । क्योंकि सब शब्दों का अपने 
प्रयोगविषय ऐे अन्यन्न अद््शन है । जिस शब्द का जो प्रयोग का विषय है उस से 
अन्यत्रं बह दिखाई नहीं देता इस लिये अदशन होने से उस की वहाँ लोपसंज्ञा 
प्राप्त होती हे । त्रपु जतु ( त्रपु-जतु-सु ) यहां नपुंसक लि त्रपु जतु शब्दों में 
तद्धित अण्‌ प्रत्यय या कृदन्त आण्‌ प्रत्यय का अद्शंन है उस की लोपसंज्ञा हो 
जानी चाहिये । 


वहां क्या दोष दै । सभी अद्‌र्शनों की लोपसंज्ञा होने में क्या हानि दे? 
वहां प्रत्ययलक्षण कार्य प्राप्त होता है। उस का निषेध कहना दोगा। 
१. इतरेतराश्रय दोष को हटाने के लिये शब्द नित्यत्व पक्ष का आश्रयण करके 


स्वभाव से अप्रयुक्त का अन्वाख्यानमात्र शास्त्र करता है, अपूवे अदशन विधान नहीं 
करता है ऐसा मानने पर भी यह वार्तिकोक्त दोष आता है इसका समाधान 


होना चाहिये । ६ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६१८ व्याकरणमहा भाज्य 


अचो जिणतीति' वृद्धिः प्राप्नोति । 


नैष दोषः। डिणत्यज्ञस्याचो वृद्धिरुच्यते । यस्मात्पत्ययविधि- 
स्तदादि प्रत्ययेऽङ्गं भवति। यस्माच्च प्रत्ययविधिर्न तत्‌ प्रत्यये परतः । 
यच्च प्रत्यये परत', न तस्मात्‌ प्रत्ययविधिः । 


क्षिपस्तह्वीदशनम्‌ । तत्रादशनं लोप इति लोपसंज्ञा प्राप्नोति । 
तत्र को दोषः। तत्र प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः। तत्र प्रत्ययलक्षणं कार्य 
प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो बक्तव्यः । हृस्वस्य पिति कृति लुगिति तुक्‌ 
प्राप्नोति । 


सिद्धं तु प्रसक्तादर्शनस्य ` छोपसंश्ञत्वात्‌ । 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । प्रसक्तादर्शनं लोपसंज्ञं भवदीति वक्तव्यम्‌ । 





त्रपु जतु में अण के अदर्शन से भण्‌ की लोपसंज्ञा हो जायगी तो प्रत्ययलोपे प्रत्यय- 
“ लक्षणम्‌ से प्रत्ययलक्षण मान कर णित्‌ परे हो जाने से अचो ब्णिति से त्रपु जतु 
को वृद्धि प्राप्त होती है । 


त्रपु जतु में अचो ड्णिति से वृद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि जित्‌ णित्‌. 
प्रत्यय परे रहते अङ्ग को बडि कही है। और अङ्गसंज्ञा यस्मात प्रत्ययविधिस्तदादि 
प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इस सूत्र द्वारा जिस से जो प्रत्यय किया जाय उस प्रत्यय के परे रहते 
'ही उसकी होती है। त्रपु जतु में जिस त्रपु जतु शब्द से सु प्रत्यय किया है 
उस सु के परे रहते ही त्रपु जतु अङ्ग है । चह सुप्रत्यय शित्‌ णित्‌ नहीं है। और 
जो अण्‌ प्रत्यय नित्‌ णित्‌ हे वह त्रपु जतु से किया नहीं गया है इस लिये अण्‌ 
का अदशेन होने पर भी अङ्ग न होने से त्रपु जतु में वृद्धि नहीं होगी । 


अच्छा तो अण्‌ के अदशैन सें दोष न सही। त्रपु जतु में क्विप्‌ प्रत्यय का 
भी तो अदशन है । उस की लोपसंज्ञा प्राप्त हो कर प्रत्ययलक्षण कार्य का निषेध 
कहना होगा । त्रपु जतु हस्वान्त हैं। उस से परे क्विप्‌ मान कर हृस्वस्य पिति कृति 
तुकू से तुक्‌ प्राप्त होता है। दुकू वर्णाश्रय कार्य है, भाड़ नहीं हे इस लिये 
उस में अङ्ग का झगड़ा नहीं हे । क्किप्‌ परे रहते त्रपु जतु के अङ्ग.न होने पर भी 
युक्‌ हो जाता चाहिये । 


किसी से प्रसक्त अर्थात्‌ प्राप्त या विहित के अदशन की लोपसंज्ञा मानने 
से उक्त दोष न होगा । त्रपु जतु में क्विप किसी से प्रसक्त नहीं दै । विहित नहीं 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








नवम आह्विक ६१९ 


यदि प्रसक्ताद्शन॑ लोपसंज्ञं भवतीत्युच्यते । ग्रामणीः सेनानींः । 
अत्र वृद्धि: प्राप्नोति । 

्रखक्ताद्रीनं लोपसंश॑ भवति षष्ठीनिर्दिष्टस्य । पष्ठीनिर्दिएस्ये- 
त्युच्यत। 

पष्ठानेदष्टस्येत्युच्यत । चाहलोप पबेत्यबधारणम्‌। चादिलोपे 
विभाषा । अत्र लोपफसंक्षा न प्राप्नोति । 


अथ प्रसक्ताद्रीनं लोपसंज्ञं भवतीत्युच्यमाने कथमिवैतत्‌ सिध्यति? 
को हि शब्दस्य प्रसङ्गः । यत्र गस्यते चाथो न च प्रयुज्यते । 


हृ । अविहित दोने से उसका स्वत: अदर्शन हे । अतः ऐसे अदश्षन की लोपसंज्ञा 
न होगी तो तुक्‌ न होगा । 


यदि ध्रसक्त के अदशैन की लोपसंज्ञा मानते हैं तो ग्रामणीः सेनानी: 
यहां बृद्धि प्राप्त होती है । ग्रामं नयतीति ग्रामणीः । यहां ग्राम पूर्वक नी घातु 
से उपपदसमास में कर्मण्यण्‌ प्राप्त है। उस को बाध कर सस्सृद्विषद्रह० 
किप्‌ होता है। प्रसक्त अण का अदर्शन होने से लोपसंज्ञा हो जायगी तो प्रत्यय 


लक्षण से णित्‌ परे मान कर अचो ग्णिति वृद्धि हो जानी चाहिये । 


_ीनिर्दिए में ही प्रसक्त के अदर्शन की लोपसंज्ञा मानेंगे ग्रामणीः सेनानीः 
सें प्रसक्त अण का अदशैन पछी विभक्ति से निर्दिष्ट नहों हे इस लिये दृद्धिन 
होगी । 

यदि पष्टीनिदिष्ट में ही प्रसक्त के अदशेन की छोपसंज्ञा मानते हैं तो 2 
चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ चादिलोपे विभापा' यहां लोपसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 
यहाँ भी च आदि शब्दों में षष्ठी विभक्ति का निर्देश करके लोप नहीं कहा गया 
हे बल्कि जहां च आदि का अर्ध तो गम्यमान है पर च आदि शब्दों का प्रयोग 
नहीं होता उसे चादिळोप मान कर प्रथम तिङ विभक्ति का निघात विकल्प कहा 
हे । यहां लोपसंज्ञा न होने से शुक्ला ब्रीहयो भवन्ति श्वेता गा आज्याय दुहन्ति 
इस वाक्य से भवन्ति इस प्रथम तिङ विभक्ति को निधात विकल्प न हो 
सकेगा । व 

यदि षष्ठीनिर्दिश विशेषण हटा कर केवल प्रसक्त के अद्शन की ही लोपसंज्ञा. 
मानें तो भी चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ , चादिलोपे विभाषा यहाँ आप लोपसंज्ञा केसे 
सिद्ध करेंगे ? 


यहां हम शब्द का प्रसङ्ग या ग्रसक्ति क्या मानेंगे? यही कि जैसा आप 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५ 





$ 
. ६२० व्याकरणमहाभाष्य 


अस्तु तर्हि प्रसक्तादशनं लोपसंज्ञं भवतीत्येच । 
. कथं ग्रामणीः सेनानीः ? 
योऽञाणः प्रसङ्गः क्विपासौ वाध्यते । 


ग्रत्ययस्य लुक शछुलुप१ ।॥ १।१।६१॥ - 
प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्‌? 
लुमति प्रत्ययग्रहणमप्रत्ययसञ्ञप्रतिषेधार्थम्‌ । 


लुमति प्रत्ययग्रहणं क्रियते । अप्रत्ययस्यैताः संज्ञा मा भूवज्चिति । 
कि प्रयोजनम्‌ । 


पप्या NSN 
ने कहा जहां च का अथै तो गम्यमान है, प्रतीत होता है किन्तु च शब्द का 


प्रयोग नहीं द्वोता ।. यही शब्द की प्रसक्ति है। प्रसक्त च शब्द का अदीन होने 
से उस की लोपसंज्ञा हो जायगी । 

तो फिर प्रसक्त के अदर्शन की ही लोपसंज्ञा मान ळीजिरे । 

ग्रामणीः सेनानीः कैसे बनेंगे ? 

जो यहां प्राप्त अण्‌ का प्रसङ्ग है अथवा अण्‌ की प्राप्ति है वह क्विप्‌ द्वारा 
बाध छी जाती है । अतः अण्‌ असक्त ही नहीं हुआ। उस का विधान ही नहीं 
हुआ तो उसके अदशेन की लोपसंज्ञा केस होगी। ळोपसंज्ञा न होने से बृद्धि 
प्राप्तिरूप दोष भी न द्दोगा । इस प्रकार प्रसक्त के अदशैन की लोपसंज्ञा मानने 
स कही दोष नहीं आता । 

ग्रत्ययग्रहण किस लिये किया है ? 


झुकू स्छ लप्‌ इन तीनों छ शब्द वाळे अदशनों में प्रत्यय ग्रहण इस 


लिये किया है कि प्रत्ययभिन्न के अद्शन की ये संज्ञायें न हो जावें। केवल . 


प्रत्यय के अदरीन की ही छुक आदि संज्ञायें ददोवें। क्या प्रयोजन है? तद्धित 
.का छुक होने पर लक्‌ तद्धित़कि से विधीयमान स्त्रीप्रत्यय का ही छुकू हो' 
गोस्त्रियोर्पसजेनस्य से अचुदृत्त गो शब्द का न हो। क्योंकि गोस्त्रियोः की 


१. पन्च इन्द्वाण्यो देवता अस्य पन्चेन्त्रः यहां स्तरीप्रत्ययान्त इन्द्राणी शब्द 
में निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा से केवल आनुक्‌ आगम सहित 
-सत्रीपरत्यय डीप का ही हुक होता है। स्त्रीप्रत्ययान्त इन्द्राणी शब्द का छुक्‌ नहीं होता । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





नवम आह्निक ६२१ 
प्रयोजनं तद्वितळाके कंसीयपरशब्ययोकि च गोम्रकृतिनि वृत्त्यर्थम्‌ । 


तद्धितळुकि योनित्रत्यर्थम्‌ । केश्षीयपरशव्ययोइच छुकि प्रकृति- 
निवृत्त्यर्थम्‌ । 'लुकतद्धितल्लकी'ति गोरपि जुक्‌ प्राप्नोति । प्रत्ययग्रहणान्न 
भवति 'कॅसीयपरशब्ययोर्यञञ्ञौ लुक्‌ चे'ति प्रकृतेरपि लुक्‌ धाप्नोति । 
प्रत्ययग्रहणान्न भचति | 

गोनिवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थः । 


योगविभागात्‌ सिद्धम्‌ । 


योगविभागः करिष्यते । 'गोरुपसर्जनस्य' । गोन्तस्य प्रातिपदिकस्यो- 
पसजनस्य हस्वो भवति । ततः “स्त्रियाः । स्त्रीप्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक- 
स्योपसर्जनस्य हस्यो भवति । ततो 'लुक्तद्धितलुकी'ति। स्त्रिया इति 
वतत । गोरिति निङ्जत्तम्‌ । 
अनुवृत्ति से स्त्रीप्रत्यय की तरह गो शाब्द का लुक्‌ भी प्राप्त होता हे ।' 

इसी प्रकार कंप्रीयपरशव्ययोयननी इकू च से विधीयमान ढुक्‌ कंसीय 
और परशब्य में स्थित छ और यत्‌ प्रत्ययो का ही दो, कंस और परशु प्र्तियों 
का न हो । प्रत्ययग्रहण करने से लक तद्धितछुकि में गो शब्द का और कंसीय- 
परशध्यय़ो० सें कंस परु प्रक्कतियों का छुक न होगा । 

गोशब्द के लुकू की निश्वत्ति के लिये तो प्रत्ययग्रहण की आवश्यकता नहीं । 
गोस्त्रियोइपसञनस्य सूत्र से योगविभाग करेंगे । गोरुपसनस्य यह. एक सूत्र 
होगा। उस का अर्थ होगा--उपसजैन - गोशब्दान्त प्रातिपदिक को हस्व होता 
हे । अस--चित्रगु: । उस के बाद स्त्रियाः यह दूसरा सूत्र होगा। उसका 





१. यदि कहो छुकूतद्व्तिलुकि में गो शब्द का भी लुक मानने पर पञ्चभिः 
गोभिः कीतः पटः पञ्चगुः यहां कीतार्थक तद्धित ठक प्रत्यय का अध्य्धेपू्वद्धिगोढुंग० 
से लुक्‌ होने पर लुक्तद्धितलुकि से गो शाब्द का भी लुक हो जायगा तो गो शब्द 
अन्त में न रहने से गोरतद्धितछुकि से समासान्त टच्‌ प्रत्यय स्वतः ही प्राप्त न 
होगा उस के लिये अतद्धितळुकि यह निषेध व्यर्थ हो जाता है। वह व्यर्थ न हो 
इस लिय गो शब्द का ळक्‌ स्वयमेव, रुक जायगा सो भी बात नहीं। समासान्त 
टच्‌ करक फिर गो शब्द का लक्‌ संभव है। वह न हो वल्कि टच करने से 
पहले ही गो का छुक्र हो जावे इस लिये भी अतद्धितल॒कि यह निषेध रह सकता 
है। उस के व्यर्थ न. होने से वह इस वात में ज्ञापक नहीं हो सकता कि गो शब्द 
का लुक नहीं 'होता+ Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotti 








६२२ व्याकरणमहाभाष्य 


कंसीयपरराब्ययोविंरिष्टनि्देशात्‌ सिद्धम्‌ । 
केसीयपरशव्ययोर्विशिष्टनि्देशः कर्तव्य; । कंसीयपरशव्ययोर्यञञौ 
भवतञ्छयतोइचर लुग्‌ भवतीति। स चाचइयं चिरिष्टनि्देशः कर्तव्य; । 
क्रियमाणेऽपि वै प्रत्ययश्रहणे उकारसकारयोरमा भूदिति । कमेः सः 
कंसः | परान्‌ श्टणातीति परशुः इति । 


चैष दोषः। उणाद्योऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि । स एघोऽ- ` 


नन्यार्था चिशिष्टनिदैश; कर्तेव्यः । प्रत्ययग्रहणं वा कर्तव्यम्‌ । 





अथे होगा --उपसजैन स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक, को हस्व होता है। जैसे-- 


अतिखटूबः । निष्कोशाम्बिः । तदनन्तर लुक्‌ तद्धितलुकि सूत्र मे केवल स्त्रियाः 
सूत्र की अयुदृत्ति होगी। उस से स्त्रीप्रत्यय का ही लुक्‌ होगा। गो शब्द 
की अनुइत्ति न होने से उस का छुकू न होगा । कंसीयपरशव्ययो० में भी विशेष 
निर्देश करने से दोष न होगा । सूत्र का अर्थ ऐसा करेंगे-कंसीय परशव्य शब्दों 
से विकार अवयव अर्थ में क्रस से यञ्‌ अन्‌ प्रत्यय होते हैं साथ ही कंसीय परशव्य्‌ 
में स्थित छ और यत्‌ का लुक्‌ भी हो जाता है। उस से छ और यत्‌ का 
विशेष निर्देश कर देने से उन्हीं का लुकू होगा । प्रकृतियों का न होगा। छ 


और यत्‌ के झुकू का विशेष निर्देश करना आवश्यक भी हे । अन्यथा लुक्‌ में 


प्रत्ययप्रहण कर देने पर भी कंस और परशु ₹ब्दों में स्थित स और उ प्रत्ययों 
का भो छुक प्राप्त होता है। वह न हो इस लिये छ और यत्‌ का विशेष निर्देश 
करना चादियि। कमेः सः - और आङ्परयो खनिशभ्यां डिच्च इन उणादि सूत्रों 
से क्रमस स और ड प्रत्यय कर के कंस और परशु शब्द बनते हँ । काम्यते 
इति कॅसः, जो चाह की वस्तु है । परान्‌ श्रणाति इति परशुः। जो दूसरों का 
हनन करे वह परञ्जु है। प्रत्यय का झुक कहने पर स और उ प्रत्ययों का लक भी 
ग्राप्त होता है।' उसे रोकने के लिये छ यत प्रत्ययों का विशेष निर्देश 
आवश्यक है । 


यह कोई दोष नहीं । कंस और परशु में स और उ प्रत्ययों के लुक्‌ की 
तो प्राप्ति द्वी नीं । क्योंकि उणादयोध्व्युतन्नानि प्रातिपदिकानि' इस परिभाषा से 





१. यञ्‌ अञ्‌ प्रत्ययों का तो विधानसामर्थ्य से लुक न होगा। यदि लक्क च 
नेसे छ यत्‌ के साथ यज अन्‌ का भी लुक हो जावेतो उनका विधान करना 


ही व्यर्थ है । 


४ “हत ककस सकन से.क्रमि,.कंए दोनो, कागदा स्‌ निर्देश र 


FT PPP 





नवम आहिक ६२३ 


उक्तं वा | 
09 ६ ~ 1. ७. ७९ 
_किसुक्तम्‌ । 'ङथापूपातिपदिकग्रहणमङ्गभपदसंक्ञार्थं यच्छ्योइच 
लुगर्थमि'ति। 
पष्ठीनिर्देशार्थ तु। 


पष्ठीनिर्देशार्थ तहिं प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्‌। पष्ठीनिर्देशो यथा 
प्रकल्पेत । 


अनिर्देशे हि षष्ठचर्थाप्रासीद्विः । 


अक्रियमाणे हि प्रत्ययग्रहणे षष्ठधर्थस्याप्रसिद्धिः स्यात्‌ । कस्य । 
स्थानेयोगत्वस्य । 





से उणादि शब्द अत्युत्पन्न माने जाते हें । उन में किसी प्रकृति प्रत्यय का 
विभाग नहीं होता । इस लिये कंस और परशु शब्द स और उप्रत्ययान्त न 
होंगे तो स ओर उ प्रत्ययाँ का लक नहीं प्राप्त होगा । उस अवस्था में छ और 
यत्‌ प्रत्यय के विशिष्ट निर्देश का और कोई प्रयोजन नही रहता सिवाय इस 
के कि वह कंस और परशु इन प्रक्ृतियों के झुकू को रोके। उस के छिये यहां 
सूत्र में प्रत्ययम्रहण करें या वहां छ यत्‌ के छुकू का विशिष्ट निर्देश करें। कोई 
भेद नहीं पड़ता । 

कंसीयपरशव्ययो:० सूत्र मै छ यत्‌ का विशेष निर्देश किया ही हुआ है 
जो कि ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌ के अधिकार का प्रयोजन है ।. वार्तिककार ने स्वयं 
कहा है--ड्यापूप्रातिपदिकप्रहणमज्ञभपदसंज्ञाथ यच्छयोरच लुगथम्‌। इस लिये यहां 
प्रत्ययग्रहण व्यर्थे है । 

अच्छा तो षष्ठी विभक्ति के निर्देश के लिये प्रत्ययग्रदण करना चाहिये। 
प्रनयस्य कहने से पछी का निर्देश हो जाता है। उस से प्रत्यय के स्थान में 
हुआ जो अदर्शन उस की छुक इल ठप्‌ संज्ञायें दा जायेंगी। यदि प्रम्ययस्य 
नहीं पढ़ते दें तो षष्टी के अर्थ का अवगम नहीं होता। पष्ठी का अर्थ क्या दे? 
स्थानेयाग । पप्ठी स्थानेयोगा के नियम से प्रत्यय के स्थान में हुआ जो अदशन 
ह अर्थ बिना प्रत्ययग्रदण किये नहीं दो सकता । 








करना ही उणादयो5ब्युतपन्नानि प्रातिपदिकानि इस परिभाषा का शापक हे । अन्यथा 
कंस शब्द क कम्‌ धातु से व्युसन्न होने के कारण करग्रहण सें ही केस का ग्रहण 
भी हो जाता। दोनों का पृथक २ निईँश यह सिद्ध करता हे कि उणादि शब्द 


अव्युत्पन्न हाते 
डु CC-0 Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGahgotri 









६२४ व्याकरणसदहाभाष्य 


क्क पुनरिह घष्ठीनिर्देरोनार्थः प्रत्ययग्रहणेन यावता सर्चत्रेव 
षष्ठयुच्चार्यते-आणिञोः, तद्राजस्य, यञ्ञञोः, शाप इति । 


CEs 


इह न काचित्‌ षष्ठी । जनपदे छुविति’ । 

अत्रापि प्रकृतं प्रत्ययग्रहणमञुवर्तते । क प्रकतस्‌ । प्रत्यय; 
परइ्चेति। 

तद्वै प्रथमानिर्दिष्टं षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहार्थः । 


ङयापूप्रातिपदिकादित्येषा पञ्चमी प्रत्यय इति प्रथमायाः षष्ठीं 
प्रकल्पयिष्यति तस्मादित्युत्तरस्येति । 


९. इ टो os ~ 
प्रत्ययविधिरयम्‌ । न च प्रत्ययावध। पञचस्यः प्रकादपका भवान्त । 
नाय प्रत्ययावांचः । वाह्तः प्रत्ययः । प्रकतश्चाचुचतत. | 


आप (षष्टी के अथ को समझाने के लिये ) कहां षष्टी विभक्ति निर्देशा्थ 
प्रत्ययग्रण करना उचित समझर्ते है जब कि सर्वत्र ही लुक में षष्टी उच्चारित 
की हुई हे । उदाहरणार्थ देखिये-प्यक्षत्रियाषलितो यूनि लुर्गाणजोः, तद्राजरय 
हुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ । यअनोश्च । अदिप्रभृतिभ्यः शपः] यहाँ अणिभोः, तद्राजस्य, 
यञनोः, रापः य सब षष्टी निर्देश दे जिन का लुक होता हे । 


यहाँ कोई पछी नई दिखाई देतो । जैसे--जनपदे छप्‌ । 
. यहां भी उपर से प्रस्ययग्रण की अनुत्रत्ति आ रही है । कहां से? प्रत्ययः, 
परश्च से । 
वह तो प्रथमा विभक्ति से निर्दि है। यहां हमें षष्टी के निदेल से 
प्रयोजन हे । 
ङयापूभ्रातिपदिकात्‌ इस अधिकार सूत्र में प्रातिपदिक्रात्‌ यह पञ्चमी 
प्रत्ययः इस प्रथमा को तस्मादित्युत्तरस्य के नियम से षष्ठी में: बढ्छ देगी। उस 


से जनपदे छुप्‌ का अर्थ होगा--प्रातिपदिक स पर विहित चातुरर्थिक प्रत्यय का 
जनपद अथ मै छुप्‌ होता दै । 


जनपदे ठुपू सूत्र तो प्रत्यय विधान प्रकरण में है। प्रत्यय विधान में 
पन्चमी विभक्ति किसी विभक्ति को षष्ठी में नहीँ बदला करती । 


जनपदे लुप्‌ यद सूत्र प्रत्यय का विधान नहीं करता | प्रत्यय तो पहले से 
च विदित लिला INS उसकी २ We! ह गन, करनी, है... जो. चातुरार्थिक 


नवम आह्निक ६२५ 


सर्वादेशाध वा वचनप्रामाण्यात्‌ । 


सर्वादेशार्थं तह प्रत्ययअहणं कतेव्यम्‌। लुक इलु लुपः सर्वादेशा 
यथा स्युः 1 


प्रत्यय पूर्वे सूत्रों से विहित हे उसका जनपद अर्थ में प्‌ करने के ल्यि प्रत्यय 
यह प्रथमा षष्ठी सं बदर सकती हे । इस लिये स्त्र ष्टी उच्चारित होने से 
यहां तदु प्रत्ययग्रहण करना व्यधै दै । 

अच्छा तो सवादेश के छिये प्रत्ययप्रहण करना चादिये। जिस से लुक्‌ 
रछ छुप्‌ ये प्रत्यय के अदर्शेन सम्पूर्ण प्रत्यय के स्थान में आदेश हो । प्रत्यय के 
अन्तादेश न हो । 








१. वस्तुतः पष्ठीनि्देश।थ प्रत्ययग्रहण करना ही चाहिये । जिस से प्रत्यय 
के स्थान में हुए अद्शन की लुक आदि संत्ञायें होगें। इसी लिये वार्तिककार ने षह्दी- 
निर्देशाथ तु इस वातिक के पश्चात्‌ सर्वादेशार्थ वा इस वार्तिक में वा शब्द पक्षान्तर 
को दिखाने के ल्यि प्रयुक्त किया हे । अन्यथा आगस्त्यस्य छात्राः आगस्तीयाः यह 
रूप नहीं बनेगा । प्रत्ययग्रहण के अभाव में रुक प्रकृति का भी समझा जाने लगेगा 
तो आगस्त्यकोण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ इस सूत्र में यदि ऊपर से लुक्‌ की अनुवृत्ति 
करें तव अगस्ति कुण्डिनच्‌ और लुक ये तीन आदेश आगस्त्य और कोण्डिन्य 
इन दो शब्दों को अलग अलग प्राप्त होंगे जो कि सर्वथा अनिष्ट हेँ। यदि छुक की 
अनुद्रति न कर के केवळ अगस्ति और फुण्डिनच ये दो आदेश ही उक्त दोनों शड 
को बहुवचन में विधान करें तो आगस्तीयाः यहां वहुवचन में आगस्त्य शब्द को 
अगस्ति आदेश हो जायगा। तव आगसः के वृद्धसैज्ञक न रहने से बुदाच्छ से 
शेषिक छ प्रत्यय नहीं प्राप्त होगा । प्रत्ययग्रहण करने पर लुक्‌ प्रत्यय का ही होगा । 
प्रकृति को आदेश नहीं होगा तो आगस्तीयाः में शैषिक अजादि प्रत्यय की विवक्षा 
में गोत्रेडछुगचि से गोत्रप्रत्यय यञ्‌ का छक्‌ रुक जाने से आगस्त्य शब्द ब्रद्धसंज्क 
मिळ जायगा । उस से छ प्रत्यय हो कर आगस्तीयाः यह इष्ट रूप बन जाता है। 
छुक संनियोगशिष्ट अगस्ति आदेश प्रत्यय के लक्‌ के साथ ही होगा। यहां प्रत्यय 
का क्‌ न होने से अगस्ति आदेश भी नहीं होगा । भाष्यकार तो षष्टी निर्देशाथ 
्रत्ययग्रहण नहीं चाइते। उन के मत में कागस्त्यकोण्डिन्ययोः० सूत्र में यस्कादिः 
भ्यो गोत्र से गोत्रम्रहण तथा पूर्वाचुकान्त छक की अनुद्रत्ति आती है। जो. गोत्र 
में विहित हे उस का ळकू दो जायगा । गोत्र में विहित प्रत्यय ही ह। शेष प्रकृति 
भाग को अगस्ति ङुण्डिनच्‌ आदेश हो जायेंगे । आगस्तीयाः में गोत्र विहित यभ 
प्रत्यय का छक प्रतिषिद्ध हो जाने से अगस्ति आदेश नहीं होगा तो बृद्धाच्छः से छ 
प्रत्यय हिक दो जायगा हि yoni SO 





६२६ व्याकरणमहाभाष्य 


च है 

अथ क्रियमाणेऽपि प्रत्ययश्रहण कथमिव जुक्‌ इलु लुपः सवोदेशां 
लभ्याः। 

वचनप्रामाण्यात्‌ । प्रत्ययग्रहणसामथ्यात्‌ । 

ह 1०० र्थ (> हे 

एतद्पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति लुकू इ 
छुपः सर्वादेशा भवन्तीति। यदपरं 'छुग्वा दुहदद्हिलिहगुद्यमात्मनेपदे 
दन्त्ये? इति लोपे प्रकते लुकं शास्ति । 


उत्तरार्थं तु । 
उत्तरार्थ तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 
क्रियते तत्रैव प्रत्ययळोपे प्रत्ययलक्षणमिति । 


द्वितीयं कर्तव्यम्‌ | ऊत्स्नप्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं यथा स्यात्‌। 
एकदेशलोपे मा भूदिति । आघ्नीत । सं रायस्पोषेण ग्मीयेति। 


_ प्रत्ययग्रहण करने पर लुक इछ छप्‌ कैसे सवादेश हो सकेंगे ! 
वचन के प्रमाण से । प्रत्ययरय इस वचन के सामथ्ये से यह समझा 
जायगा कि अलोन्त्य की बाधा हो कर सम्पूर्ण प्रत्यय के स्थान में छुक इल छप्‌ 
आदेश होते दें । अन्यथा प्रत्ययस्य कहना व्यर्थ है । 


यद भी कोई प्रयोजन नहीं । आचार्य का व्यवहार इस. बात का ज्ञापक 
हे कि लुक इछू छुप्‌ ये सर्वादेश होते हे । क्योंकि आचार्य जो घोलौँपो लेटि वा 
से लोप की अनुवृत्ति आने पर भी ऊग्वा दुहदिहलिह० सूत्र में लुक ग्रहण करते 
इं उससे यह बात सिद्ध होती हे । यदि लोप के समान लुक आदि भी अन्त्य 
के स्थान में आदेश हों तो झुकू ग्रहण करना व्यथै है । 


अच्छा तो उत्तर सूत्र के लिये यह प्रत्ययम्रहंण करना चाहिये । जिस से 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इस उत्तरसूत्र में प्रत्यय की अजुबृत्ति हो सके । 


यह भी प्रयोजन नहीं। उत्तर सूत्र म प्रत्ययम्रहण किया ही हुआ दै । 
वहां दूसरा प्रत्ययग्रदण करने के लिये यहां प्रत्ययग्रहणं करना चाहिये । 
जिस से सम्पूर्ण प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्ययलक्षण हो। प्रत्यय के एकदेश या 
अवयव का छोप द्वोने पर प्रत्ययलक्षण न हो । आध्नीत ( आङ्‌ हन्‌- सीयुट्‌ लिङ्‌ त ) 
संग्मीय ( सम्‌ गम्‌-सीयुट्‌ रिङ्‌ इद्‌ ) यहां आङ्‌ पूवक इन्‌ धातु और सम्‌ पूर्वक 
it घातुओं ले, लिज म, $ युद रत्य क, पुकार, कापला ६। वद 


नवम आह्विक ६२७ 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥१।१।६२॥ 
प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इतीयत्युच्यमाने सौरथी वैहतीति गुरूपोत्तम- 
ळक्षणः ष्यङ्‌ प्रसज्येत । 


प्रत्यय के एकदेश का लोप हे । सम्पूण प्रत्यय का लोप नहीं है इस लिये वहाँ 
प्रत्ययलक्षण न होगा तो झलादि सीयुट्‌ को सान कर अनुदात्तोपदेश वनतितनोट्यादीनां० 
. से इन्‌ गम्‌ के अनुनासिक नकार मकार का लोप नहीं होता । 


प्रत्ययग्रहण किस लिये किया है ? 


लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इतना सूत्र द्वोने पर सौरथी बहती ( सुरथस्य विहतस्य 
चापत्यं गोत्रं स्त्री) यहाँ अणिजोरनाषेयोशुरुपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे से गुरूपोत्तम 
मान कर होने वाला ष्यङ्‌ आदेश प्राप्त होगा' । क्योंकि सुरथ विहत शब्दों से 
गोत्र में अत इन्‌ से इज प्रत्यय करके सौरथि वेहृति रूप होते दैँ। रम्‌ धातु 
से कथन प्रत्यय परे रहते मकार का लोप हो कर रथ शब्द बनता हे । और हन्‌ धातु 
से क्त प्रत्यय परे रहते नकार का लोप होकर हत शब्द बनता दे। मकार नकार 
प्रत्यय नही हे । उनके रहते गुरूपोत्तम होने से जेसे--इजन्त सौरथि वैहति शब्दों 
के इज को अणिओरनाधयोः० से स्त्री अपत्य भें प्य आदेश प्राप्त होता है 
( गुख्पोचस शब्द का अर्थ है िप्रशृतीनामन्त्यमक्षरभुत्तमम्‌। तस्य समीपे यत्‌ 
तदुपोत्तमम्‌ । उपोत्तमं गुरु यस्मिन्‌ प्रातिपदिके तदू गुरुपोत्तमम्‌। जिस प्रातिपदिक 
झं तृतीय आदि अक्षर के समीपस्थ द्वितीय आदि अक्षर गुरु हो उसे गुरूपोत्तम 
कहते हैं । ) वैसे लोप होने पर भी वह प्यङ्‌ आदेश हो जायगा । अर्थात्‌ ष्यङ्‌ 
प्रत्यय का प्रादुर्भाव दो जायया। जिससे सौरथ्या. वैद्या ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा । सिद्धान्ततः स्त्री अपत्य में इतो मनुष्यजातेः से ङीष्‌ होकर सौरथी वैहती 
ये इट रूप बनते हैं । र 





१. प्रत्ययस्य लक्षणे दशेने प्रादुभीवः प्रत्यय का लक्षण अर्थात्‌ दशन, 
प्रादुर्भाव ऐसा अर्थ कल्पनाकर यह कहा जा रहा हे । सूत्ार्थ यह होगा--जिस किसी 
का लोप है उसके रहते जो प्रत्यय होता है, उसका लोप होने पर भी उस प्रत्यय का 
प्रादुर्भाव हो जाता है 


॥ै 
(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





४२८ च्याकरणसद्दा भाष्य 


नेष दोषः | नेवं विज्ञायते लोपे प्रत्ययलक्षणं भवति प्रत्ययस्य 


प्रादुर्साच इति। कथं तर्हि प्रत्ययो लक्षणं यस्य कार्यस्य तत्‌ लुप्तेपि 


भवति। 
इद्‌ँ तर्हि प्रयोजनम्‌ । सति प्रत्यये यत्‌ प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययलक्षणं 
यथा स्यात्‌ । लोपोत्तरकालं यत्‌ प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययलक्षणं मा भूदिति । 
किं प्रयोजनम्‌ ? 


ग्रामणिकुळं सेनानिकुलम्‌ इत्यतरौत्तरपदिके हस्वत्वे छत हृस्वस्य 
पिति कृति तुगिति तुक्‌ प्राप्नोति स मा भूदिति । 


यदि तहिं यत्‌ सति प्रत्यये प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययळक्षणेन भवति, 





यह कोई दोष नहीं । प्रत्ययलक्षण का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्यय का 
लक्षण दर्शन अथवा प्रादुर्भाव होना । बलिः प्रत्यय है लक्षण निमित्त जिस कार्य 
का वह कायं प्रत्ययछक्षण कद्दाता हे । लोप हने पर प्रत्ययनिमित्तक कार्य का 
होना ही अत्ययलक्षण है। सौरथी वहती में प्रत्यय को निमित्त सान कर कोई 
कार्य नहीं करना है इस लिये मकार नकार का लोप होने पर भी प्रत्ययलक्षण 
दवा होगा । न 
- अच्छा तो प्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन है कि प्रत्यय के रहते जो कारय 
प्राप्त हो वह उस प्रत्यय के झोप होने पर भी प्रत्ययलक्षण अर्थात्‌ प्रत्यय को निमित्त 
मान कर हो जावे । प्रत्यय का लोप होने पर जो कार्य प्राप्त हो वह प्रत्ययलक्षण से 
न होवे ।? 

क्या प्रयोजन है! | 

ग्रामणिकुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ ( ग्रामण्यः सेनान्यः कुरूम्‌ ) यहां षष्ठी समास 
में कुछ शब्द उत्तरपद परे रहते क्विप्‌ प्रत्ययान्त ग्रामणी सेनानी शब्द को 
इको हस्चोऽङ्थो गालवस्य से हस्व करने पर हस्यस्य पिति कृति से तुक्‌ प्राप्त 
होता है बह न होवे । क्योंकि छिप प्रत्यय के रहते तुकू प्राप्त नहीं था बह क्रिप 
का लोप होने पर भी प्रत्ययलक्षण से नहीं होगा । 


यदि प्रत्यय के परे रहते जो कार्य प्राप्त हो वही ( प्रत्ययलोप होने पर ) 





१, प्रत्ययळोपे प्रत्ययलक्षणम्‌-यहाँ प्रत्ययलोपे में प्रत्यय शब्द से सप्तमी 
का छकू मान कुर, मृत्यये सति र, तल्ला, सा वाजय महणता. bGangotri 





क्यमकर्तुम्‌ । 


नवस आह्विक ६२९ 


लोपोत्तरकालं यत्‌ पराप्नोति तन्न भवति, जगत्‌ जनगदित्यत्र तुक्‌ न 
प्राप्नोति । लोपोत्तरकाळं ह्यत्र तुगागमः । तस्मान्नार्थ एवमर्थेन प्रत्यय 
ग्रहणेन । 

कस्मान्न भवति ग्रामणिकुळं सेनानिकुलम्‌ । 

वहिरङ्गं हस्वत्वम्‌ । अन्तरङ्गस्तुक्‌ । असिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्गे । 


इद्‌ तर्हि प्रयोजनम्‌ । कृत्स्नप्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं यथा स्याद्‌ 
एकदेशलोपे मा भूदिति । आघ्नीत । से रायस्पोपेण ग्मीय । 

पूर्वस्मिन्नपि योगे प्रत्ययग्रहणस्येतत्‌ प्रयोजनसुक्तम्‌। अन्यतरच्छ- 
प्रत्ययलक्षण से होता है और प्रत्यय का लोप होने पर जो कार्य प्राप्त हो वह 
प्रत्ययलक्षण से नही होता तो जगत्‌ जनगत्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ । जनं गच्छतीति 
जनगत्‌ । गम्‌ छिप्‌ ) यहां क्विप्‌ प्रत्ययान्त गम्‌ धातु से तुक्‌ नहीं प्राप्त द्दोता। 
क्योंकि यहाँ अन्तरङ्ग होने के कारण पहले किप्‌ का लोप हो जाता है। उसके 
बाद गमः कौ से गम्‌ के सकार का लोप होकर ` हस्वान्त बन जाने से तुक्‌ होता 
हे । क्वप्‌. प्रत्यय के परे रहते तुकू ग्राप्त नहीं था तो क्विप्‌ का लोप दोने पर 
सी प्रत्ययलक्षण से नहीं होना चाहिये । इस लिये एसे दोषयुक्त प्रत्ययग्रहण 
की कोई भावरयकता नहीं । लोप होने पर सवैत्र प्रत्ययरक्षण मान लेना चाहियि। 

आमणिकुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ में किप्‌ प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्ययलक्षण 
से तुक्‌ करों नहीं होता.? 

यहाँ इको हस्वो० से हुआ हस्व वहिरज्ञ है और तुक अन्तरङ्ग दै। 
असिद्ध परिभाषा से बहिरङ्ग हस्व असिद्ध हो जायगा तो तुक्‌ नहीं होगा । 

तो फिर प्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन हे कि सम्पूर्ण प्रत्यय का लोप होने पर 
प्रत्ययलक्षण हो । प्रत्यय के एकदेश या अवयव का लोप होने पर न हो. । आध्नीत 
से ग्मीय ( आळ हन्‌-पीयुट्‌ लिङ्‌ त। सम्‌ गमसीयुद्ध लिङ्‌ इद ) यहां सीयुद्‌ 
प्रत्यय के एकदेश सकार का लोप हुआ है सम्पूर्ण सीयुद्ध का लोप नहीं हुआ दै 
इस लिये प्रत्ययलक्षण नहीं होगा तो झलादि सीयुट्‌ को मान कर अनुदात्तोपदेश- 
वनति० से अनुनासिक नकार सकार का लोप नहीं होता । 

पहले सूत्र में भी प्रस्ययम्रदण का यही प्रयोजन कहा था । इस श्रत्ययम्रहण 


का भी आप यही कह रहे हैं। दोनों में से कोई एक प्रत्ययग्रदण अनावश्यक हे 


१, इस प्रकार भाष्यकार ने यहां प्रथम प्रत्ययग्रहण कां खप्डन कर दिया है। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६३० व्याकरणमहा भाष्य 


अथ द्वितीयं प्रत्ययग्रहण किमर्थम्‌ । 
प्रत्ययळक्षणं यथा स्यात्‌ । वर्णलक्षणं मा भूद्ति। गवे हिते 
गोहितम्‌ । रायः कुळं रैकुलमिति। 


द्वितीय प्रत्ययग्रहण किस लिये किया है ? 


प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्ययलक्षण कारय ही हो ! चर्णलक्षण कार्य न 
हो इस लिये प्रत्ययलक्षणम्‌ यह द्वितीय प्रत्ययग्रद्दण किया है । गवे हितं गोहितम्‌ । 
रायः कुल रैकुलम्‌ । यहां गो रै शब्दों के षष्ठीसमास में ढे ङसू विभक्तियों का 
लुक हुआ है । उस को प्रत्ययलक्षण मान कर अच्‌ परे हो जाने से एचोऽयवायावः 
से अबू आय्‌ आदेश प्राप्त होते हे । वे अच रूप वणे लक्षण कार्य है । प्रत्यय 
को निमित्त मान. कर होने वाले नहीं हैं इस लिये प्रत्ययलक्षण नहीं होगा तो 
अबू आय आदेश नहीं होते । 


१. एतन्मूलक ही वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ यह परिभाषा हे। जहां 
वर्ण का प्राधान्य है अर्थात्‌ प्रधान रूप से जहां वर्ण का आश्रयण किया हुं वहीं 
प्रत्ययलक्षण का निभेध होता हे । किन्तु. जहां वर्ण प्रधान न होकर प्रत्यय प्रधान है 
और अप्रधानता से वर्ण का आश्रयण किया है वहां प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं 
होता। जैसे- अतृणेटू । यहां तृद धातु स लङ्‌ भें तिप्‌ का लोप होने पर उसे 
त्ययलक्षण मान बर तृणह इम्‌ से इमागम हो जाता है। इमागम करने वाफे 
सूत्र मं हलाडि पित्‌ सावधातुक प्रत्यय की प्रधानता है हल रूप वर्ण की प्रधानता 
नहीं हैं । वहां हळु थण सावधातुक का विशेषण है इस लिये वर्ण की अप्रधानता 
होने स वर्णाश्रय होने पर भी प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं होता। वर्ण की प्रधानता 
में प्रत्ययलक्षण निषेध के समान ही लोपो व्योब्रॅलि से होने वाला यकार वकार 
का लोप वळू रूप वण को निमित्त मान कर होने से वर्णाश्रय कहलाता है, प्रत्ययाश्रय 
नहीं । इसील्यि आस्रेमाणम्‌ ( आङ्‌-स्मिव्‌-मनिन्‌ ) में छ्लिव के वकार का लोप 
होने पर न धातुलोप आर्धधातुके से प्राप्त सावैधातुक्गुण का निषेध प्रत्ययाश्रयत्वाद्‌- 
न्यत्र सिद्धम्‌ ऐसा कड कर रोका गया हे । वहां .छोपो व्योर्वलि से हुआ वकार का 
,लोप आधधातुक मनिन्‌ प्रत्यय को निमित्तं मान कर नहीं हुआ। वल्कि मनिन्‌ में 
वळू रूप वणे को. निमित्त मान कर हुआ है । आर्धधातुकनिमित्तक लोप न होने से 
गुण निषेध नहीं होता यह सिद्ध किया है । यदि इसी प्रकार सुपूर्वक धिन्व्‌ कृण्व 
धातुआं स .विच्‌ प्रत्यय करें और विच्‌ का सर्वापहारी लोप हो जाने पर प्रत्ययलक्षण 
से विच्‌ परे माने तो छोपो ब्यो० से होने वाला धिन्न्‌ कृण्वू के वकार का लोप 
आधधातुक विच्‌ प्रत्ययाश्रय न होकर बलू रूप वर्णाश्रय होगा। उस अवस्था में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम जाहिक ६३१ 
किमर्थ पुन रिदझुच्यते । 
ग्रत्ययळाप प्रत्ययळक्षणवचन सदन्वास्यानाच्छास्त्रस्य । 


- प्रत्ययछोपे प्रत्ययळक्षणसित्यच्यते । सदन्वाख्यानाच्छास्त्रस्य । 
सच्छास्त्रेणान्वाख्यायत । सतो वा रास्त्रमन्वाख्थायकं भवति । सदन्वाः 
ख्यानाच्छास्त्रस्य। 'उगिद्चां सर्वनामस्थानेऽधातोरि'ति इहेव स्याद्‌ 

. गोमन्तौ यचमन्तौ । गोमान्‌ यवमान्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ | इष्यते च 
स्यादिति। तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीत्यतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययळक्षण- 
वचन मित्येवमर्थमिदसुच्यते । 


यह सूत्र किस लिये बनाया है ? 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ यह सूत्र इस लिये बनाया है कि शास्त्र सन्‌ का 
ही निमित्तत्वेन अन्वाख्यान करता है | असत्‌ का नहीं । शास्त्र द्वारा विद्यमान 
का ही प्रतिपादन होता हे अविद्यमान का नहीं, या विद्यमान दी शास्त्र द्वारा 
प्रतिपादित किया जाता हे । जेसे उगिदचां सवेनामस्थानेऽघातोः इस शास्त्र से 
सर्थनासस्थान परे रहते नुम्‌ का विधान किया है वह गोमन्तौ, यवमन्तौ ( गोमत्‌, 
यवसत्‌-भो ) यहां सर्वेनामस्थानसंज्ञक ओ प्रत्यय के विद्यमान होने पर दी हदो 
सकता हे । गोमान्‌ यवमान्‌ ( गोमत्‌, यत्रमत-सु ) यहां सु सर्वनामस्थान के 
विद्यमान न होने से नुम्‌ प्राप्त नदरी हो सकता.। इष्ट हे यहां भी नुम्‌ हो । वह विना 
यत्न के सिद्ध नहीं होता इस लिये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ यह सूत्र बनाया है । 
आधधालुक निमित्तक धातुलोप न होने से न घातुलोप सूत्र से ल्धूपथगुण का. 
निषेध न हो सकेगा तो गुण होकर सुधेन्‌ सुकरण्‌ होंगे। प्रथमा एकवचन सु परे 
रहत स लोप नलोप हो जायेंगे तब सुधे सुकः ये इष्ट रूप बनेंगे। न घातुलोप से 
गुणनिषेध मान कर तो सुधिन्‌ में सौ च से इन्नन्त को दीघे होकर विद्याथी की तरह 
सुधी ऐसा अनिष्ट रुप प्राप्त होगा। और सुकृण्‌ में नाम्त की उपधा को सर्वना- 
सस्थाने चासम्बुद्धौ से दीर्घ होकर उपधायाइच से इत्व रपर हो जायगा तो वोरुप- 
धाया दीर्घे इकः से पदान्त में दीघ होकर गीः की तरह सुकीः यहद अनिष्ट रुप प्राप्त 
होगा । यद्यपि एचोऽयवायावः के उक्त उदाहरण गोहितम्‌ रैकुलम्‌ में अच्‌ रुप . 
वर्णाश्रय होने पर भी अन्ततः ङे इस्‌ प्रत्ययों का आश्रय भी है पर वह शब्दोपात्त 
नहीं ह इस लिये वहां मुख्य रुप से वणका ही आश्रय मान कर प्रत्ययलक्षण 
नहीं होता । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri ° 





६३२ व्याकरणमहाभाष्य 
अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तहींति । 
छुक्युपसंख्यानम्‌ | 
लुक्युपसख्यान कर्तव्यम्‌ । पञ्च सत्त । 
कि पुनः कारणं न सिध्यति । 
छोपे हि विधानम्‌ । 
लोप हि प्रत्ययलक्षणं विधीयत तेन छुकि न प्राप्रोति । 
न वा दर्शनस्य ळोपसंज्षित्वातू । 


न वा कर्तव्यम्‌। कि कारणम्‌। अद््शनस्य लोपसंक्षित्वात्‌ । 
अद्शंन रोपसंज्ञं भवतीत्युच्यते । लुमत्संञ्चाश्चाप्यदरीनस्य क्रियन्ते । 
तेन लुक्यपि भविप्यति । ` 

यद्येवम्‌ । ` 

प्रत्ययादर्शनं तु छुमत्संज्ञम्‌ | 
प्रत्ययादशीनं तु ळुमत्संक्षमपि प्राप्नोति । 





सूत्र का यह प्रयोजन तो है किन्तु लुक्‌ में भी प्रत्ययळक्षण कहना चाहिये । 
पञ्च सप्त ( पञ्चन्‌, सप्तन-जस्‌ शस्‌ ) यहाँ षद्‌ संज्ञक पञ्चन्‌ सप्तन्‌ शब्दों से 
प्रे षइभ्यो लुक से जस्‌ शस्‌ का छुछ हुआ हे । लोप नहीं हुआ है। इस लिये 
पत्ययळोप न होने से प्रत्ययलक्षण प्रास नहीं होता । प्रत्ययलक्षण न होने से पद - 
संज्ञा न होगी तो नछोप न हो सकेगा। झुकू में भी प्रत्ययलक्षण कहने से पद 
संज्ञा होकर नछोप हो जाता है । 





क्या कारण है जो छुक में प्रत्ययलक्षण नहीं प्राप्त होता ? 

लोप में प्रत्ययलक्षण कदा है इस लिये लुक्‌ में प्रत्ययलक्षण नहीं प्राप्त होता । 

ठुकू में अलग प्रत्ययलक्षण कहने की आवश्यता नहीं। क्योंकि अदशन 
की लोपसंज्ञा कही गई दै । छु शब्द वाळी लुक इळु लुप्‌ ये संज्ञायं भी अदशैन 


की ही होती हैं। उस से अदन सामान्य को छे कर ठुकू में भी प्रत्ययलक्षण 
दो जायगा । 


तब तो प्रत्यय के अदशैन सामान्य को छे कर ढुक्‌ इळु छुप्‌ संज्ञाय भी 
एक हो जानी चाहिये । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६३३ 
तेत्र को दोषः ? 
तत्र ढुकि इलुविधिः प्रातिषेध्य; | 
तत्र लुकि इलुविधिः पाप्नोति स प्रतिषेध्यः। अत्ति हन्ति । 
इलाविति द्विर्वचनं प्राप्नोति ।' 
न वा पृथक्‌ संज्ञाकरणात्‌। 


न वा एष दोघः। कि कारणम्‌ । पृथक्‌ संज्ञाकरणात्‌ । पृथक्‌ 
® ¢ | ७०३ 1 ६० Cc ~ 
संज्ञाकरणसामथ्योद्छुकि इलुविधिन भविष्यति । तस्माददर्शनसामान्याः 
र्लोपसंश्ञा लुमत्संज्ञा अवगाहते । 


~ e 
यथैव तर्हि अदर्शनसामान्याल्लोपसंज्ञा लुमत्सज्ञा अवगाहते एवं 
लुमत्लेशा अपि छोपसंशामवगाहेरन | 


वहां क्या दोष है? कक 

वहां लक्‌ में इळु का कार्य प्राप्त होता है। उसका निषेध कहना होगा । 
अत्ति हन्ति यहां अदिप्रभृतिभ्यः शपः से हुए शप्‌ के लुक्‌ को इछ मान कर 
दरौ से द्वित्व प्राप्त होता है । 








यह कोई दोष नहीं। लुक इछ लुप्‌ इस प्रकार अलरा २ संज्ञायें करने 
के सामर्थ्य से झुकू में छुविधि न होगी । लुक्‌ आदि संजशाओं में सांकये न होगा । 
इस लिये अदृशन सामान्य को लेकर लोपसंज्ञा लुक्‌ आदि संज्ञाओं को व्याप्त 
कर टेगी। उनको अपनी लपेट में छे छेगी। अथात्‌ लोप शब्द से लुक आदि का 
भी ग्रहण हो जायगा तो लुकू में प्रत्ययछक्षण के उपसंख्यान की आवश्यकता नहीं । 


जिस प्रकार अदशन सामान्य को लेकर छे'पसंज्ञा से लुकू आदि संज्ञाये 
गृहीत हो जाती हैं उसी प्रकार लुगादि संज्ञाओं से भी लोपसंक्षा गृहीत 
जानी चाहिये । 

१. यह उपलक्षण हे) रु में लक का, ठुपू में लुक का, लुक्‌ में छुप्‌ का इस प्रकार 
तीनों का सांकय प्राप्त होने से उसका निषेध करना होगा । जैसे-जुहोति में जुहोत्यादिभ्यः 
इकुः से हुए छु को लक्‌ मान कर उतो ब्रृद्धिलुकि लि से हु को बृद्धि प्राप्त होती 
है। हरीतक्याः फले हरीतकी, यहां हरीतक्यादिभ्यश्च से हुए अणू के छप्‌ को 
छुकू मान कर लुक्‌ तद्धितलुकि स हरीतकी में स्थित स्त्रीप्रत्यय का लुक प्राप्त होता _ 
है। लत्रणेन संस॒ष्टः लवण: सूपः यहाँ लवणाल्टुक्‌ से हुए ठक्‌ के झुकू को लुप्‌ मान 


~ ७ > 
कर कुपि युक्तवदूब्यक्तिवचने से युक्तवद्भाव प्राप्त होता है । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६३४ व्याकरणमहांभाष्य॑ 
तत्र को दोषः । 
अगोमती गोमती सम्पन्ना गोमती भूतेति 'लुकू तद्धितङुकी'ति 
- ङीपो जुक्‌ प्रसज्येत । 
नचु चात्रापि 'न वा पृथक्‌ संशञाकरणादित्ये'च सिद्धम्‌ । 
यथैव तर्हि पृथक्‌ संक्षाकरणंसामर्थ्यादञ लुमत्संज्ञा लोपसंज्ञा 


नावगाइन्ते एवं लोपसंश्ञापि लुमत्संज्ञा नावगाहेत । तत्र ख पच दोषो 
ळुक्युपसंख्यानमिति । 


अस्त्यन्यर्लोपसंज्ञायाः पृथक्‌ करणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । लुमत्संज्ञा 
च ~ [$ 
यदुच्यत तल्छोपमात्रे मा भूदिति। 








वहां क्या दोष है । 


अगोमती गोमती सम्पन्ना गोमतीभूता ( गोमती-च्वि,भू ) यहां अभूततद्भाव 
अर्थं में च्चिप्रत्ययान्त गोमती शब्द से परे च्विका सवीपहारी लोप हुआ है। 


उसे छक मान कर ऊक्‌ तद्धितलकि से गोमती में स्त्रीप्रत्यय डीपू का छुक प्राप्त 
होता है। 


यहां. भी लोपसंज्ञा और लुक्‌ संज्ञा के अलग २ विधान करने के सामर्थ्य 
` से लोपसंज्ञा में लुक संज्ञा का काये नहीं होगा । 


जैसे छोपसंज्ञा और लुक्संशा के अलग २, विधान करने के सामध्ये से 
यदा छोपसज्ञा में लुक्‌ संज्ञा का काये नहीं होगा वैसे ढुक्‌ आदि संज्ञाओं से 
भी रोपसंज्ञा का कार्य नहीं होना चाहिये । उस अवस्था में वही दोष है कि 
छुकू में प्रत्ययलक्षण का उपसंख्यान करना होगा । 


लोपसंझा के प्रथक्‌ विधान करने का तो एक अन्य प्रयोजन है। क्‍या? 


१. अमहती महती सम्पन्ना महद्भूता की तरह अगोमती गोमती सम्पन्ना 
गोमताभूता में पुंवद्भाव नहीं होता । क्योंकि नदीवाचक गोमती शब्द भाषितपुंस्क 
नहीं ह। महती शब्द तो विशेषण होने से भाषितपुंस्क है । प्रदीपकार श्रीकैयट जी 
की दृष्टि से तो अगोमती और गोमती भे सामानाधिकरण्य न होने से पुत्रद्धाव का 
अभाव है। वे अगोमती इस प्रकृति को गोमती इस विष्नत से एथक्‌ मानते हैं । यदि 
गोणी इत्ति से विक त को भी प्रकृति मान लें अथवा प्र ° 


गं कति विकृति में अभेद विवक्षा कर 
- ले तब तो सामानाधिकरण्य बन जाने से पुंबद्भाव प्राप्त है। वह भापितपुस्क न 
होने से ही रुक सकता है । ७ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम णाद्विक र ३३५ 


लुमति प्रतिषेधाद्वा । 


अथवा यदयं “न जुमताङ्गस्ये'ति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधं शास्ति 
तउज्ञापयत्याचायों भवति छुकि प्रत्ययलक्षणमिति । 


सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंज्ञाभावः । 


सन्‌ प्रत्ययो येषां कार्याणामनिमित्तं राज्ञः पुरुष इति, स जुप्तोऽ- 
प्यनिमित्तं स्याद्‌ राजपुरुष इति । 


अस्तु तस्या अनिमित्तं या स्वादौ पदमिति पदसंक्षा। या तु 
सुप्तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा सा भविष्यति । 


प्रत्यय और अप्रत्यय सभी के अदर्शन की लोप संज्ञा होती हे । लुक आदि 
संज्ञायें केवळ प्रत्यय के अदर्शन की ही होती हैं। जो कार्य लुक आदि संज्ञाओं 
में कद्दा गया है वह लोप मात्र में नहीं हो सकता। लोपसंज्ञा व्यापक है। वह 
अदुशैनसामान्य की होती है । उस से लुक्‌ आदि संज्ञायें व्याप्त हो जायेंगी किन्तु 
लुक्‌ आदि संज्ञाओं में लुक आदि शब्द से भावित प्रत्यय का अदशीन होता है 
इस लिये वे लोप संज्ञा में व्यापक नहीं दो सकतीं। अथौत्‌ लुक्‌ आदि से लोप 
का ग्रहण नहीं हो सकता । 





अथवा न लुमताङ्गस्य सूत्र द्वारा जो लुमान्‌ शब्द से लुप्त हुए प्रत्यय में 
प्रत्ययलक्षण का निविध किया है वह आचारय का व्यवद्दार इस वात का ज्ञापक 
है कि छुक में सी प्रत्ययसक्षण होता हें। इस छिये छुक में उपसंख्यान की 
आवश्यकता नहीं दे। 

विद्यमान प्रत्यय जिन कार्यों का निमित्त नहीं दे वह छुछ दोकर भी उनका 
निमित्त नहीं होना चाहिये । जैसे--राज्ञः पुरुषः यहां वाक्य में राज्ञः शब्द में 
विद्यमान ङस्‌ प्रत्यय राजन्‌ को पदसंज्ञा का निमित्त नहीं है वद्द राजपुरुषः इस 
समास में लस हुआ भी पदसंज्ञा का निमित्त नहीं द्दोना चाहिये । पदसंज्ञा न 
दोने से नलोप नहीं प्राप्त होता । 


ठीक है। राजपुरुपः में कुप्त हुआ ङस्‌ प्रत्यय स्वादिष्वसवनामस्थान से. 
होने वाली पूव की पदसैज्ञा का निमित्त न होवे किन्तु सुप्तिङन्तं पदम्‌ से होने 
वाढी सुबन्त की पदुसंज्ञा तो निर्बाध है । वह पदसंज्ञा रह जायगी तो नलोप 
हो जायगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६३६ उ्याकरणमद्दाभाष्य 


सत्यतत्‌ प्रत्यय आसीत्‌ । अनया भविष्यत्यनया न भविष्यति । 
लुत इदानीं प्रत्यये यावत एवावधेः स्वादौ पदमिति पदसंज्ञा ताचत 
एव सुबन्तं पद्मिति | अस्ति च प्रत्ययछक्षणेन यजादिपरतेति कत्वा भसंज्ञा 
प्राप्नोति । 


तुरदाधेत्ययारच विप्रतिषेधानुपपत्तिरेकयोगलक्षंणत्वात्‌ परिवीर्‌ इति । 


तुणदीर्घत्वयोइच विप्रतिषेधो नोपपद्यते। क्व । परिवीरिति। 
कि कारणम्‌ । एकयोगलक्षणत्वात्‌ । एकयोगळक्षणे हि तुगूदी घत्वे । 
इह लुप्त प्रत्यये सर्वाणि प्रत्ययाश्रयाणि कार्याणि पर्यघपन्चानि भवन्ति। 
तान्येतेन प्रत्युत्थाप्यन्तः। अनेनैव तुक्‌ । अनेनेव च दीर्घत्वमिति । 
तदेकयोगळक्षणं भचति । एकयोगलक्षणालि च कार्याणि न प्रकद्पन्ते । 





ङस्‌ प्रत्यय के विद्यमान रहते तो यह कहा जा सकता था कि इससे पद 
सज्ञा होगी इससे न होगी । क्योंकि ङस्‌ पर रहते स्वादिप्वसर्व० से प्राप्त पूर्व 
राजन्‌ शब्द की पदसंज्ञा को भसंज्ञा बाध लेती है। ङस्‌ सहित राज्ञः की 
सुबन्त होने से पदसंज्ञा स्पष्ट ही दै । इस लिये ङस्‌ की विद्यमानता में तो राजन्‌ 
की न होगी, राज्ञः की होगी यह जाना जा सकता है परन्तु जब ङस्‌ छुप्त हो 
गया तब राजन्‌ ही सुबन्त है और राजन्‌ ही पूर्व है। दोनों की एक राजन्‌ ही 
अवघि है । जितनी अवधि की सुबन्तं पदम्‌ से पदसंज्ञा होनी हे उतनी की 
स्त्र।द्ष्वसवे० से प्राप्त है । लुप्त हुए ङस्‌ को प्रत्ययलक्षण से मान कर अच्‌ परे हो 
जायगा तो यचि भम्‌ से दोनों पदसंज्ञाओं क्रो बाघ कर भसंज्ञा प्राप्त होती दै ।' 
इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह भी हे कि-- 


तुक और दीघेत्व में विप्रतिषिथ नहीं बनता । कहां ? परिवीः यहां ।. 
(परि च्येजु-क्किप्‌ ) परि पूर्वक व्येज धातु से क्षिप्‌ प्रत्यय हुआ दै। वचि स्वपि० 
से सम्प्रसारण तथा पूर्वरूप होकर इधर हल: से' दीघ प्राप्त होता है उधर 
हस्वस्य पिति इति तुक से तुक्‌ । क्विप के लोप को ध्रत्ययलक्षण से मान कर दोनों 
काये एक साथ प्राप्त होते हैं । तुक्‌ और दीघ यहाँ दोनों एकयोगलक्षण हैं। 
अत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इस एक सूत्र द्वारा ही होने वाले हें । क्योंकि यहां 
क्किप्‌ प्रत्यय के कुप्त हो जाने पर सारे प्रत्ययाश्रित कार्य नष्टप्राय से हो जाते 





Er १. स्वादिष्वसर्व० से प्राप पदसज्ञा को तो पर होने से असंज्ञा बाधेगी, 
सुबन्तं पदम्‌ से प्राप्त को अपवाद होन स बाधेगी 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





नवम आह्विक ६३७ 


सिद्धं तु स्थानिसंज्ञानुदेशादान्यभाव्यस्य | 


च 
मंतत्‌ । कथम्‌। स्थानिसंज्ञाऽन्यभूतस्य भवतीति बक्तव्यम्‌। 
एक कृत भवति। सत्तामात्रमनेन क्रियते। यथाप्राप्ते तुग्दीघत्व भविष्यतः 


तदू वक्तव्यं भवति । 


च च 
यद्यप्येतदुच्यते । अथवेतर्हि स्थानिवद्धाचो नारभ्यते। 'स्थानि- 
संज्ञान्य भूतस्पानल्‌विधावि'ति वक्ष्यामि । 


हैं। थे सव इस प्रत्ययलक्षण सूत्र से एक साथ पुनः उत्थापित किये जाते हैं। 
इसी से तुक्‌ और इसी .से दीर्ष। यह एकयोगलक्षण समस्या है । एक ही 
योग से एक साथ होने वाळे कार्य नहीं बन पाते । यहां क्रम तो कोई दै ही नहीं; 
केस जाने कि परिवीः में पहले दीध होगा, तुक्‌ न होगा । 





थानिसेज्ञानुदेश आन्यभाव्यस्य या स्थानिसंज्ञान्यभूतस्य ऐसा .( नया ) 
चचन बना देंगे। उस से उक्त दोष न होगा। इस वचन का अर्थ है कि आन्य- 
भाव्य (=अन्यभाव) अन्यभूत या अन्य वस्तु जो लोपादि आदेश दै उसको 
क्विप्‌ आदि रूप स्थानी की जो संज्ञा पित्‌ कृत्‌ प्रत्यय इत्यादि जो व्यपदेश 
उसका अतिदेश होता है । जाप पूछेंगे आदेश की स्थानिसंज्ञा का अतिदेश कहने 
से क्ष्या दोगा ता उसका उत्तर है--यह सूत्र प्रत्ययलक्षण काये न करके स्थानी 
को सत्ता मान्न कर देगा । ळुप्त हुआ क्किप्‌ स्थानी उपस्थित समझा जायगा। 
उसकी उपस्थिति सें विप्रलिपेथ्र परं कार्यम्‌ से तुक और दीर्घत्व में जो परत्वात 
पन होगा बह हो जायगा। पर होन से हलः से दीधे पहले हो जायगा तो परिवी: 
बन जायगा । 
यइ भो गोरव ही है कि प्रत्ययलक्षण की जगह स्थानिसंज्ञान्यभूतस्य यह 
बचन कहना द्दोगा । 


यद्यपि यह वचन कहना होगा फिर भी उस वचन से एक लाघव हो 
जायगा कि अलग स्थानिवक्वाव नहीं कहना पड़ेगा। स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल- 
बिधी ऐसा सूत्र बना देंगे। इसी से स्थानिवदादेशो$नळविधौ का काम चल 
जायगा । 

१. अनुदेशात-भतिदेशात । 

२. आन्यभाव्यस्य अन्यभाव एवान्यभाव्यम्‌ तस्य । स्वार्थे ष्यञ्‌ । अन्यभाव= 


६ ७. 
अन्यवस्तु, सक्षाप्र पकडा फे Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६३८ . व्याकरणमद्दाभाष्य 

यद्येचमाङो यमहन इत्यात्मनेपदं अवतीति इन्तेरेच स्यात्‌, वधेन 
स्यात्‌ । नहि काचिद्‌ हन्तेः संज्ञास्ति या वधेरतिदिइयेत । 

हन्तेरपि संज्ञास्ति का । हन्तिरेव । कथम्‌ । स्व रूपं शब्दस्या- 
शब्दसंज्ञेति वचनात्‌ स्वं रूपं शब्दस्य खंश्ञा अवतीति इन्तेरपि हन्तिः 
संशा भविष्यति ।१ 

भसंज्ञा-डापू-ष्फ-गोरात्वेषु च सिद्धम्‌ । 
असंज्ञा डीपूष्फ गोरात्वषु च सिद्धं भवति । 


भसंज्ञा-राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः प्रत्ययळक्षणेन यचीति भसंज्ञा 
प्राप्नोति । स्थानि संश्ञान्यभूतस्यानल्‌विधाविति वचनान्न भचति। 


ङीप्‌-चित्रायां जाता चित्रा । प्रत्ययळक्षणेनाणन्तादितीकारः 
प्राप्तोति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानलुविधविति वचनान्न भवति। ` 





स्थानिसेज्ञान्यमूतस्यानलुविधौ इस वचन में यद्द दोष होगा कि आडो यमहन 
में इन्‌ से कहा हुआ आत्मनेपद हन्‌ से ही हो सकेगा। वध से न हो सकेगा। 
क्योंकि हन्‌ की कोई संज्ञा नहीं जो उसके स्थान में हुए वध आदेश को अतिदिष्ट 
की जाय। 


इन्‌ की भी संज्ञा है। क्या! हन्‌ ही। केसे ? स्वे रूपं शब्द्स्य० इस 
वचन से शब्द का अपना स्वरूप संज्ञा होता है इस लिये हन्‌ की इन्‌ ही संज्ञा 
हो जायगी । इस वचन का यह लाभ भी हे कि असंज्ञा, डीप्‌ , प्फ और गो 
शब्द को आत्व करने में भी स्पानिसंज्ञान्यभूतस्यानळविधौ इस वचन से ही इष्ट 
सिद्ध हो जायगा। भसंज्ञा जैसे--राझः पुरुषः राजपुरुष: । यहाँ समास में ळप्त 
हुए डस्‌ को प्रत्ययलक्षण से मान कर यचि भर्‌ से असंज्ञा प्राप्त होती है। 
उससे नछोप न हो सकेगा | किन्तु स्थानेसंज्ञान्य० इस वचन में अनल्विधौ कहने 
से भसंज्ञा नहीं द्वोंगो। क्योंकि अजादि प्रत्यय का आश्रयण करने से असंज्ञा 
` अछ्विधि है। अविधि मं ढुक्‌ को स्थानीसज्ञा न होगी तो ङस्‌ परे न होने से 
असंज्ञा न होगी । उससे नलोप हो जायगा। ङीप्‌ जैसे--चित्रायां जाता चित्रा । 
यहां चित्रा शब्द से तत्र जातः अंथ में हुए अण्‌ का चित्रारेवतीरो हिणीभ्यः 
स्त्रियामुपसंख्यानम्‌ से लुक्‌ हुआ है । उस को प्रत्ययलक्षण से मान कर चित्र शब्द 
अण्णन्त हो जायगा तो टापू को बाध कर टिड्डाणन्‌० से डीप्‌ प्राप्त होता है । 


FINRA SS ISNT 
१ <तसत्रोप्रात दत्त, प्रसोसस्प दत्तर कौ. संता, हे... Digitized by eGangotri 


1 


नवम आहिके ६३९ 
ष्फ--वतण्डी । प्रत्ययलक्षणेन यज्ञन्तादिति प्फः प्राप्नोति। 
स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्‌्विधाविति वचनान्न भवति । 


गोरात्वम्‌-गामिच्छति गव्यति। प्रत्ययलक्षणेनामि 'औतोम- 
शासो'रित्यात्व प्राप्वोति। स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानळुविधाविति वचनान्न 


भवति । 
तस्य दोषो डो नकारळोपेत्तेम्‌ विधयः । 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषः | डौ नकारलोपः । आहरे चर्मन्‌ लोहित 

° ~ ७ ~ < 
चमंन्‌। प्रत्ययलक्षणेन यचीति भसंज्ञा सिद्धा भवति। स्थानिसंज्ञान्य- 
भूतस्यानळ्विधाचिति वचनान्न प्राप्नोति । इस्वम्‌- आशीः । प्रत्यय- 








स्थानिसज्ञान्य० इस वचन में भनळ्विधौ कहने से न होगा । क्योंकि टिड्ढाणजू ० 
सूत्र सै अजाद्यतष्टाप्‌ से अकारान्त की अनुवृत्ति आने से ङीप्‌ अलूविधि है। 
इस छित्र झुकू की अण्‌ संज्ञा न होगी तो अण्णन्त न होने से छीपू न होगा। 
एफ जैसे--व॒तण्डी । ( वतण्डस्य गोत्रापत्य स्त्री ) यहाँ वतण्डाच्च से यज प्रत्ययान्त 
चातण्डय शब्द से स्त्री अपत्य अर्थ सँ इकू स्त्रियाम्‌ से यज्‌ का लुक हुआ है । 
उसे प्रत्ययलक्षण से यजन्त मान कर आवट्यायनी की तरह प्राचां ष्फ तद्धितः 
से ष्फ प्राप्त होता है। स्थानिसंज्ञान्य० इस वचन में अनलविधो कहने से नहीं 
होता । क्योंकि प्राचां प्फ० में अजाद्यतटाप्‌ से अकार की अलुबृत्ति आने से पफ 
अलूविधि हे। इस लिये झुकू की यन्‌ संज्ञा न होगी तो यजन्त न होने से प्फ 
न होगा। गो झाड को आरव जैसे--गामिच्छति गव्यति । ( गो अमू-क्यच्‌ ) यहां 
नामात में सुपो घातुप्रातिपऱिकयोः से अस्‌ का लुक्‌ हुआ दे । उसे प्रत्यय- 
लक्षण से मान कर औतोमूशसोः से गो शब्द झो जात्व प्राप्त होता है। 
स्थानिसेज्ञान्य० इस वचन में अनछूविधो कहने से नदीं होता । क्योंकि भोतोम्‌- 
सो. सै इको यणचि से अच्‌ की अजुबृत्ति आने से आत्य अळ्विधि है। इस 


लिये छुक की जम्‌ संज्ञा न होगी तो अम्‌ परे न होने से आत्व नहीं होगा । 


स्थानिसंज्ञान्यसूतस्यानझविधौ इंस वचन के बनाने में भी दोए दे। छि 
पर रहते नकारलोप, इषव और इमूविधि नहीं सिद्ध होती । आद्रे चमेन यहां 
चर्मन-झि इस अवस्था में खुपां सुळकू« से छुकू हुए छि को प्रत्ययरक्षण से 
मान कर यचि अम्‌ से चर्मन्‌ की असंज्ञा हो जाती है तो नलोप का अभाव सिद्ध 
दो जाता है। किन्तु स्थानिसंज्ञान्य० इस वचन में अनछूविधौ कहने से भसंज्ञा 
नहीं प्राप्त होती। क्योंकि वदद अजादि प्रत्यय का आश्रयण करने से अनझ्विधि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६३८ . ब्याकरणमद्दाभाण्य 

यद्येवमाडो यमहन इत्यात्मनेपदं भवतीति इन्तेरेच स्यात्‌ , बघेने 
स्यात्‌ | नहि काचिद्‌ हन्तेः सज्ञास्ति या वधेरतिदिछ्येत । 

हन्तेरपि संक्ञास्ति । का । हन्विरेव । कथस्‌ । “सुवं रूपं शब्दस्या- 
शब्दसंज्ञेति वचनात्‌ स्व रूप शाब्दस्य संज्ञा अवतीति इन्तेरपि हन्तिः 
संज्ञा भविष्यति । 

भसंज्ञा-डापू-ष्फ-गोरात्वेषु च सिद्धम्‌ । 
भसंज्ञा डीपूष्फ गोरात्वषु च सिद्धं अवति । 


भसंज्ञा--राझः पुरुषः राजपुरुषः प्रत्ययलक्षणेन यचीति असंज्ञा 
प्राप्नोति । स्थानिसंश्ञान्य भूतस्यानल्विधाविति चचनान्न भवति। 


ङीप्‌—चित्रायां जाता चित्रा। प्रत्ययळक्षणनाणन्तादितीकारः 
प्राप्नोति । स्थानिसंज्ञाम्यभूतस्यानल्विधविति वचनान्न भवति। ` 





` स्था्नसंज्ञान्यभूतस्यानळूविधौ इस वचन में यह दोष होगा कि आङो यमहनः 
सें इन्‌ से कहा हुआ आत्मनेपद हन्‌ से ही हो सकेगा। वभू सेन हो सकेगा। 
क्योंकि हन्‌ की कोई संज्ञा नहीं जो उसके स्थान में हुए वध आदेश को अतिदि्ट 
की जाय। 

हन्‌ की भी संज्ञा हे) क्या? इन्‌ ही। केले? स्वं रूपं शब्दस्य० इस 
वचन से शब्द का अपना स्वरूप संशा होता दै इस लिये न्‌ की इन्‌ ही संज्ञा 
हो जायगी। इस वचन का यह लाभ भी हे कि असंज्ञा, डीप्‌ , प्फ और गो 
शब्द को आत्व करने में भी स्प्रानिसंज्ञान्यभूतस्यानळ्विधौ इस वचन से ही इष्ट 
सिद्ध हो जायगा । भसंज्ञा जैसे--राज्ञः पुरुषः राजगुरुषः। यहाँ समास में छप्त 
हुए ङस्‌ को प्रत्ययलक्षण से मान कर यचि भम्‌ से असंज्ञा प्राप्त होती है । 
उससे नछोप न हो सकेगा । किन्तु स्थाननसंज्ञान्य० इस वचन में अनल्विधौ कहने 
से भसंज्ञा नदीं होंगो । क्योंकि अजादि प्रत्यय का आश्रयण करने से असंज्ञा 
अल्विधि हे । भअळविधि म डुकू को स्थानीसज्ञा न होगी तो ङस परे न होने से 
असंज्ञा न होगी । उससे नरोप हो जायगा। ङीप्‌ जैस--चित्रायां जाता चित्रा । 


यहाँ चित्रा शब्द से तत्र जातः अथे में हुए अण्‌ का चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः ` 


्त्रियामुपसंख्यानम्‌ से लक्‌ हुआ है। उस को प्रत्ययलक्षण से मान कर चित्र शब्द 
झण्णन्त हो जायगा तो टाप्‌ को बाध कर टिइढाणन० से डीप. प्राप्त होता है| 


ऱ्य“ 
१. लसन्नोप्रात दत्त, पयोसस्य दच की.संज्ञा हे... Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६३१ 
ष्फ--वतण्डी । प्रत्ययलक्षणेन यञन्तादिति प्फः प्राप्नोति। 
स्थानिसंज्ञान्य भूतस्यानळ्विघाविति वचनान्न भवति । 


गोरात्वम्‌--गामिच्छति गब्यति। प्रत्ययलक्षणेनामि 'औतोम- 
शसोः रित्यात्व॑ प्राप्तोति। स्थानिसंश्ञान्यभूतस्यानल्विधाविति चचनान्न 
भवति । 


तस्य दोषों डो नकारछोपेत््ेम्‌ विधयः | 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषः । डौ नकारलोपः । आद्रै चर्मन्‌ लोहिते 

गो ८ < (oS 
चर्न्‌ | प्रत्ययलक्षणेन यचीति भसंक्षा सिद्धा भवति । स्थानिसंज्ञान्य- 
भूतस्यानळूविधाविति वचनान्न प्राप्नोति । इच्चम्‌-आशीः । प्रत्यय- 








स्थानिसज्ञान्य* इस वचन में अनळ्विधौ कहने से न होगा । क्योंकि टिडढाणजू० 
सूत्र में अजाद्यतष्टाप्‌ से अकारान्त की अनुवृत्ति आने से डीप्‌ अळ्दिधि है । 
इस छिभ झुकू की अण्‌ संज्ञान होगी तो अण्णन्त न होने से डीप्‌ न होगा। 
पफ जैसे--वतण्डी । ( वतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री ) यहां वतण्डाच्च से यञ्‌ प्रत्ययान्त 
वातण्डय शब्द से स्त्री अपत्य अर्थ सें छक्क स्त्रियाम्‌ से यञ्‌ का लुक्‌ हुआ है। 
उस प्रत्ययलक्षण से यजन्त मान कर आवरयायनी की तरह प्राचां ष्फ तद्धितः 
से ष्फ प्राप्त होता है । स्थानिसंज्ञान्य० इस वचन में अनळूविधौ कहने से नहीं 
होता । क्योंकि प्राचां प्फ० में आजाद्यतशाप्‌ से अकार की अलुदृत्ति आने से प्फ 
अछूविभि है । इस लिये छुकू की यन्‌ संज्ञा न होगी तो यजन्त न होने से प्फ 
न होया । गो शब्द को आस्व जैसे--गामिच्छति गव्यति। ( गो अम्‌-क्यच्‌ ) यहां 
नासधात भें सुपो घातुप्रातिपरिक्योः से अम्‌ का लुकू हुआ हे । उसे प्रत्यय- 
लक्षण से मान कर आऔतोमूशसोः से गो शब्द को आत्व प्राप्त होता है। 
स्थानिसज्ञान्य० इस बचन में अनलविधो कहन से नदी होता । क्योंकि औोतोम्‌- 
रासो. में इको यणचि से अच्‌ की अलुबृत्ति आने से आतव अळूविधि है। इस 
लिये ळुळ की अम्‌ संज्ञा न होगी तो अम्‌ परे न होने से आत्त नहीं होगा । 


स्थानिलंज्ञान्यसूतस्यानळविधो इंस वचन के बनाने में भी दोप है। छि 
पर रहते नकारलोप, इत्त्व और इसूचिधि नहीं सिद्ध होती। आदे चर्मन्‌ यहाँ 
चर्मनू-डि इस अवस्था में सुपां सुछकू० से ळुकू हुए ङि को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर यचि अम्‌ से चर्मन्‌ की असंज्ञा दो जाती है तो नलोप का अभाव सिद्ध 
दो जाता है। किन्तु स्थानिसंज्ञान्य० इस वचन में अनळूविधौ कहने से असंज्ञा 
नही रासत्‌. होती... क्यों कि, दव ८आजाहि अत का. शाशयण:, करते से अनळूविधि 





६४० व्याकरणमहाभाष्य 


लक्षणेन हलीति इत्व॑ सिद्धं भवति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्विधाविति 
चचनान्न प्राप्नोति! इम्‌-अतृणेट्‌ । प्रत्ययळक्षणेन 'हळी'ति इम्‌ 
सिद्धो भवति । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्विधाविति वचनान्न प्राप्नोति। 
सूत्र च भिद्यते । 


यथान्यासमेचास्तु । 


नज चोक्तं सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंश्ञाभावः। तुग्दीर्धत्वयोइच 
विप्रतिषेधानुपपत्तिरेकयोगळच्तणत्वात्‌ परिवीरिति । 


नेष दोषः । वक्ष्यत्यत्र परिहारम्‌ । इहापि परिवीरिति । शास्त्र 
परविप्रतिषेधेन परत्वात्‌ दीर्घत्वं भविष्यति । 


NN NN 
है। भसंज्ञा न होने से नछोप प्राप्त होता है उसके लिये न डिसम्बुद्धयोः यह 
सूत्र बनाना पड़ता है। आशीः ( आशास-किप्‌ ) यहां लुप्त हुए क्विप्‌ को 
मत्ययलक्षण से मान कर हल परे हो जाता है तो शास इदङ्हलोः से शास की 
उपधा को इत्त्व सिद्ध हो जाता हे । किन्तु स्थानसंज्ञान्य० इस वचन में अनळ्विधौ 
कहने से इत्त्व नहीं प्राप्त होता । क्‍योंकि इलादि प्रत्यय का आश्रयण करने से 
इतत अळविधि है । उसके ल्यि आझासः कावुपसंस्यानम्‌ यह वार्तिक बनाना 
पड़ता है। अतृणेट्र ( तृह्द इनम्‌-लङ्क. तिप्‌ ) यहां हलब्यापू० सूत्र से छुप्त हुए 
तिप्‌ को प्रत्ययलक्षण से सान कर हळू परे हो जाता हे तो दृण इस्‌ से इनसू- 
विशिष्ट तृढ धातु को इमागम सिद्ध हो जाता है। किन्तु स्थानिसंञ्चान्यभूत० 
इस वचन में अनलूपिधो कइने स इस्‌ नहीं प्राप्त होता । क्योंकि देलादि पित्‌ 
साउधातुक का आश्रयण करने से इस्‌ -अल्‌विध हे। इन दोनों के साथ 
स्थानिसंज्ञान्यभूत० इस वचन के बनाने से प्रत्ययलक्षण सूत्र भी हूटता ह । 


अच्छा तो यथान्यास ही रहन दीजिये। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमू यह सूत्र 
ही ठीक हे। 


प्रत्ययळक्षण सूत्र म॑ सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंज्ञाभावः और तुर्रीधेःवयोश्च 
विप्नतिपेधानुपपत्तिः ये जो दोष कद्दे थे उनका क्या समाधान हे? 


यद कोई दोय. नहीं। सतो निमित्ताभावान्‌ पद्स>भावः इस दोष का 
समाधान तो अभी इसी सूत्र पर आगे कहेंगे। वृग्दीषत्वयोश्च वाळे परिबीः में 


सी उपदेश शास्त्रों के विप्रतिषेध में पर होने से दीघ हो जायगा तक न होगा । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGahkotri 


नवस आहिक ६४१ 
प्रयाजनमपृक्तशिळापे नुममामौ गुणबृद्धी दाधलिमडाट्रनमृविधयः । 


अपक्तलोपे शिलोपेच इते जुम्‌ अमामौ गुणबृद्धी दीर्घत्वम्‌ 
इम्‌ अडाटौ इनम्‌विधिरिति प्रयोजनानि । 


जम--अग्ने ची ते वाजिना त्री षधस्था । ता ता पिण्डानाम्‌ 
अमामौ-हे अनड्वन्‌ । अनड्वान्‌। 

गुणः-अधोक्‌ । अलेट्‌ । बृद्धि-न्यमाई । 

दीर्घत्वम्‌-अग्ने ची ते वाजिना त्री षधस्था । ता ता पिण्डानाम्‌ । 
इम्‌--अदणेट्‌ । 

अडाटौ-अधोक्‌ । अळेद्‌ । पेयः । औनः । 


इनम्‌विधिः-अभिनोऽत्र । अच्छिनोऽत्र। अपृक्तशिलोपथोः इतयो- 
रेते विधयो न प्राप्नुवन्ति । प्रत्ययलक्षणन भवन्ति । 


परिवीय ( परि व्येजू-ल्यप्‌ ) इत्यादि में प्रत्यय की अविद्यमानता में भी दीधे ही 


होगा । यद्यपि हृस्वस्य पिति कृति तुकू और हल: ये दोनों प्रत्ययछक्षण से 
उत्थापित होते हैं । उनके एकयो गलक्षण होने पर भी प्रवृत्ति में पूर्व पर का क्रम 
बन जायया । दोनों के क्रम में पर होने से दीर्घ ही हो जायया तुक्‌ न होगा । 


अप्रक्त का लोप और शि का लोप द्वो जाने पर नुम्‌, भम्‌, आम्‌, गुण, 
वादि, दीर्घ, इस्‌ , अद्‌, आद्‌ और इनम्‌ का दोना प्रयोजन है। अनने त्री ते इस 
चेद्सम्त्र में त्रीणि के स्थान में त्री यह वैदिक प्रयोग दै। दोइछन्द्सि बहुलम्‌ से 
शि का लोप होकर फिर नुम्‌ उपधादीर्ध और नलोप हो जाता दै। लुप्त हुए 
शि को अस्यसलक्षण से मान कर सत्रैनामस्थान परे हो जायगा। तो नपुंसकस्य. 
झलचः से चुर्‌ और सर्वनामस्थान चासम्बुद्धौ से उपघादीधे हो जाता है । इसी 
प्रकार वाजिनानि=््राजिना। सधस्थानि=सश्षस्था । तानि तानि-ता ता। ये समझने 


` चाहिये । हे अनइवन्‌। यहां अनडुह शब्द से परे सम्बुद्धि के सु का हलूङ्याप्‌* से 


लोप होता हे । उसे प्रत्ययलक्षण से सान कर सम्बुद्धि परे हो जायगा तो अभसम्बुद्धौ 

से अनडुद्द को अमागम दो जाता है। अनइवान्‌ में हळूझ्याप्‌० से हुए सुलोप को 

प्रत्ययलक्षण से मान कर चतुरनडुद्दोरामुदात्तः आमागम हो जाता है। अधोक्‌ अलेट्‌ 

( इह्‌, लिह-छड्टः तिप्‌ ) यहाँ हल्ङयाप्‌० से हुए तिपू के लोप को प्रत्ययलक्षण से 
~ ० > इवडुद ० औै 

मान कर. ढुइ्,ड्द्र धातुओं को ळघपधणण, भोर डुडल, „ळू वुइदात्त से अडागम 





६४२ ध्यादरणमहाभाष्य 
नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । स्थानिवद्भावेनाप्येतानि सिद्धानि। 
न सिध्यन्ति। आदेशः स्थानिवदित्युच्यते । न च लोप आदेशः । 


- लोपोऽप्यादेशः | कथम्‌ । आदिश्यते यः स आदेशः । लोपोऽप्यादि- 
[> ०५ 
इयते । दोषः खल्वपि स्याद्‌ यदि लोपो नादेशः स्यात्‌ । इहाचः 
~ ववि ha ~ 
परस्मिन्‌ पूर्वविधावित्यंतस्य भूयिष्ठानि लोप उदाहरणानि तानि न स्युः । 


यत्र तहिं स्थानिद्भावो नास्ति तदर्थमयं योगो वक्तव्यः । 


हो जाता है। न्यनार्‌ ( नि स्रज छङ्क तिप्‌ ) यहां हळूङ्याप्‌० से हुए तिप्‌ के 
लोप को प्रत्ययलक्षण से मान कर मज को सजेबृद्धि: से बृद्धि हो जाती हे । अतृणेट्‌ 
( तृणह-ळळू तिप्‌ ) यहाँ हूब्याप्‌० से हुए तिप्‌ के लोप को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर दादि सार्वधातुक परे हो जायगा तो तृणह इम्‌ से इमागम हो जाता 
है। ऐयः औनः ( ऋ-छछ तिप्‌ । उन्दू-छङ्‌ सिप्‌ ) यहां हल्ङ्याप्‌० से हुए 
- तिपू सिप्‌ के लोप को प्रत्ययलक्षण से मान कर आडजादीनाम्‌ से ऋ और उन्द्‌ 
को आद्‌ आगम दो जाता है। अभिनः अच्छिनः ( भिद्‌ छिद्‌-छङ्‌ सिप्‌) यहां 
हल्ङ्थाप्‌० से हुए सिप्‌ के झोप को प्रत्ययलक्षण से मान कर सावधातुक परे 
हो जायगा तो रुधादिभ्यः इनम्‌ से इनम्‌ हो जाता हे । सर्वप्रथम अपृक्तसंशक 
सु ति(स का लोप तथा शिका कोप होने पर नुम्‌ आदि उक्त विधियां नहीं 
सिद्ध होतीं । प्रत्ययलक्षण स सिद्ध हो जाती हैं । 


_, ये कोई प्रयोजन नहीं हैं । ये तो स्थानिवद्धाच से भी सिद्ध हैं । 


स्थानिवद्गाव से ये सिद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि आदेश को स्थानिवत्‌ 
कहा हे । और लोप आदेश है नहीं । 


खोप भी आदेश है। कैसे ? जो आदिथ किया जाय वही आदेश है । 
लोप भी आदिथ किया जाता हे, विधान किया जाता है इस लिये वह भी 
आदेश है । यदि लोप को आदेश नहीं मानेंगे तो दोष भी होगा । यहाँ पहले 
व्याख्यात अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ इस सूत्र में बहुत अधिक उदाहरण लोप 
रूप आदेश के ही हैं वे सब गड बड़. हो जायेंगे । इस लिये लोप को भी आदेश 
मानना चाहिये । 


अच्छा जहाँ स्थानिवद्भाव नहीं हो सकता वहां के लिये यह प्रत्ययङक्षण 
सूत्र कहना चाहिंये । ु 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम आह्निक ६४३ 


क च स्थानिवद्भावो नास्ति । . 
योऽळ्चिधिः । कि प्रयोजनम्‌ । 
प्रयोजनं झै नकारलोपेत्वम्‌विधय: । 
भसंज्ञाडीपृष्फगोरालेषु च दोषः । 
भसंज्ञा ङीपूष्फगोरात्वेषु च दोषो अवति। 


असंज्ञायां तावन्न दोषः । आचार्यप्रबृत्तिज्ञापयति न प्रत्ययलक्षणेन 
भसंज्ञा भवतीति। यदथं 'न ङिसस्बुद्धघोरिति ङी नलोपप्रतिपेधं 
शास्ति। डीप्यपि नैवं विज्ञायते अण्णन्तादकारान्तादिति। कथं तहि! 
अण्‌ योऽकार इति। प्फोऽपि नैवं विज्ञायते यञन्तादकारान्तादिति । 
` कथं तर्हि यज्ञ योऽकार इति। गोरात्वेऽपि नैवं विज्ञायते अमि अचीति। 
कर्थं वर्हि अच्यमीति । 


स्थानिवद्भाव कहां नहीं हो सकता ? 


जो अळविथि है। अलसस्बन्थी विधि में भनविधौ इस वचन से 
स्थानिवद्धाव का निषेध हो जाता है इस लिये वहां प्रत्ययलक्षण सूत्र की आवश्यकता 
हे! क्था प्रयोजन दै? पूर्वोक्त कि परे रहते नकार का लोप, इस्व, और 
दलविधि । ; 

परन्तु प्रत्ययछक्षण सूत्र में, पूर्वोक्त भसंज्ञा, डीपू, प्फ और गो शब्द के 
शार में दोष भी तो है? 

असंज्ञा सै कोई दोष नहीं । भाचाये का व्यवहार इस बात का शापक 
है कि प्रत्ययलक्षण से असंज्ञा नही. होती। यद जो न डिसम्बुद्धधोः सूत्र द्वारा 
कि परे रहते नछोप का निषेध करते हें । उस से यह बात सिद्ध होती है। अन्यथा 
आद्रे चर्मन्‌ यहां चर्मन-छि इस अवस्था में सुपां सुछुक्‌ पूरवे सार्यणा० से डि का 
झुकू होने पर प्रत्ययलक्षण से ढि परे द्दो जायगा तो यचि भम्‌ से चर्मन्‌ की 
असंज्ञा होकर पद न रहने से नझोप की प्राप्ति ही नहीं रहती । फिर छि परे रहते 
नळोप निषेध करना व्यै है। उपसे राजपुरुषः यहां प्रत्ययळक्षण से असंजा 
न होगी तो सुबन्त की पद संज्ञा होने से नलोप निर्बाध सिद्ध हो जायगा। 
सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंज्ञाभावः इस पूर्वोक्त दोष का यहाँ यह समाधान हो 
जाता है । डीप्‌ में भी दोष नही है। क्योंकि दिड्ढाणन्‌ सूत्र का यदद अर्थ नहीं . 
करेंगे (क्ति ",आएणालत जो अकळरारान्त-'आतिपनिक ससे, परे, छीए होता है बल्कि 





६४४ च्याकरणमहा भाज्य 


प्रयोजनान्यपि तर्हि नैतानि सन्ति । यत्तावदुच्यते डौ नकारलोप 
इति। क्रियते पतन्न्यास एव, न ङि सम्बुद्धयोरिति । इत्त्वमपि, 
बक्ष्यत्येतत्‌-शास इत्वे आशासः काविति । इमूचिधिरपि हलीति 
निवृत्तम्‌ | 

यदि हलीति निवृत्तम्‌ । दणहानि अत्रापि शाप्नोति । 


एवं तर्हि अचि नेत्यनुवर्तिष्यते । 


प्रातिपदिक के अण्‌ का जो अकार उससे परे डीप होता है । उससे चित्रायां 
जाता चित्रा यहां ङीपू न होगा । क्योंकि अण रूप अकार के वर्ण होने से 
तदाश्रय कार्य में प्रत्ययलक्षण नहीं होगा । यह प्रत्ययग्रहण का प्रयोजन पहले 
कह चुके हैं कि वर्णाश्रय कार्य में प्रत्ययलक्षण नहीं होता | यही बात प्फ में भी 
समझ लेनी चाहिये । वहां प्राचां प्फ० का यद अथे नहीं करेंगे कि यजन्त जो 
अकारान्त प्रातिपदिक उससे परे प्फ होता हे बल्कि यञ्‌ का जो अकार उस 
से परे प्फ होता है। उससे वतण्डी में ष्फ न होगा । अकारख्प वर्ण का आश्रयण 
करने से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा। गो. शब्द के आत्व में भी दोष 
नहीं । आत्व करने वाळे औतोमूशसोः सूत्र का यह अर्थ नहीं करेंगे कि अजादि 
अम्‌ प्रत्यय परे रहते पूव पर को आत्त होता दै बल्कि अस्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे 
रहते पूवे पर को एकादेश आत्व होता है। उससे गव्यति में आत्व नहीं होगा । 
क्योंकि अच्‌ रूप वर्ण का आश्रयण करने से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जायगा । 





= 


इस प्रकार तो प्रत्ययलक्षण सूत्र के प्रयोजन भी अन्यथासिद्ध हो जाते 
हैं। यह जो छि परे रहते नकारलोप प्रयोजन कहा हे उसके लिये न ङिसम्बुद्धयोः 
यह सूत्र बनाया ही हुआ है । आशी में इव के लिये भी शास इदङ्हलोः सूत्र 
पर आशासः काचुपसंस्यानम्‌ यद वार्तिक कहँगे । अतृणेट्‌ सें इमूविधि भी सिद्ध 
हो जायगी । हम तृणह इम्‌ में उतो इद्धिलेकि हरि से इलि की अनुबृत्ति नहीं 
करेंगे । पित्‌ सायैधातुक परे रहते तृणह को इम्‌ कह देंगे। उससे तिप आदि 
पित्‌ सायंधातुक का लोप होने पर भी उसको स्थानिवत्‌ सान कर इसागम हो 
जायगा । 

यदि तृणहृ इमू सें इलि की अनुवृत्ति नहीं करेंगे तो तृणद्वानि ( तृणह- 
छोटू आद्‌. सिपू ) में अजादि पित्‌ सार्वधातुक परे रहते भी इमागम प्राप्त होगा। 

तो फिर नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके से अचि न की अनुवृत्ति करेंगे 
उसका अथे होगा- अजादि पित्‌ सावधातुक परे रहते इमागम नहीं होता उससे 
तृहणानि में इम्‌ नहीं होगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम आहिक ६४५ 


न तहादानोमय योगो वक्तव्य! । वक्तव्यद्च। कि प्रयोजनम्‌ | 
प्रत्ययं ग्रहीत्वा यदुच्यत तत्‌ प्रत्ययलक्षणेन यथा स्यात्‌ । शब्द 
होत्या यदुच्यते तत्‌ प्रत्ययलक्षणेन मा भूदिति। कि प्रयोजनम्‌। 
शोभना दषदोऽस्य ब्राह्मणल्य सुद्दषद्‌ घ्राणः । 'सोर्मनसी अळो- 
मोषसी' इत्येष स्वरो मा भूत्‌ । 


न छुमताङ्गस्य ॥१।१।६२॥ 
छुमति प्रतिषेधे एकपदस्वरस्योपसंख्यानम्‌। 
लुमति प्रतिपेधे पकपदस्वरस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । एकपदस्वरे च 


लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । 


तो क्या फिर यह सूत्र नहीं बनाना चाहिये। हम तो समझते हैं कि 
बनाना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? प्रत्यय का नाम लेकर जो कार्य कहा 
गया है वही प्रत्ययलक्षण हो। जो प्रत्यय अप्रत्यय साधारण शब्द को लेकर कार्य 
कहा गया है वहां प्रत्ययलक्षण न द्दो।' स्थानिवद्भाव से सिद्ध होने पर यह सूत्र 
नियमार्थ है कि जहाँ प्रत्यय का असाधारण रूप आश्रीयमाण है वहीं प्रत्यय 
लक्षण होगा । जहां तो प्रत्यय और अप्रत्यय दोनों के साधारण रूप का आश्रयण 
है वहां प्रत्ययलक्षण न होगा। उससे शोभना इषदोऽस्य ब्राह्मणस्य स सुदषदू 
ब्राह्मण; यहां बहुत्रीहि समास में शोभन (सु) जसु-दधद्‌ जस्‌ इस अवस्था में 
सुपो धादुप्रातिपदिकियोः से छुक्‌ हुए जस्‌ को प्रत्ययछक्षण से मान कर सुदषद्‌ 
यह असन्त नहीं बनेगा तो सोमेनसी अलोमोपसी से विधीयमान उत्तरपद आशुदात्त 
स्वर नहीं होगा। यह इष्ट सिद्ध हो जायगा । क्योंकि सोमेनसी० सूत्र में अनिनसूमन्‌ 
ग्रहणान्यर्थैवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इस परिभाषा बळ से मन्‌ और 
अस्‌ ये अथेवान्‌ या अन्थैक प्रत्ययाप्रत्ययसाधारण शब्द लिये गये हें । अस्‌ 
प्रत्यय भी हो सकता है और प्रत्ययभिन्न भी । केवळ प्रत्यय का ही असाधारण 
रूप यहाँ आश्रीयमाण नहीं है। इस लिये लुप्त अस्‌ वाले सुदपद्‌ शब्द में 
स्थानिवङ्गार से उत्तरपदरव होते हुए भी प्रत्ययलक्षण से असन्तत्व न होगा तो 
उत्तरपद आइुद्रात्तस्वर न ` होकर नजूपुभ्याम्‌ से उत्तरपद अन्तोदात्त स्वर सिद्ध 
हो जायगा। 

खुमानू के प्रत्ययलक्षण प्रतिषिध में एकपदाश्रय स्वर में भी प्रत्ययलक्षण 
का निषेध कहना चाहिये । अर्थात्‌ एक पद के स्वर में जहां लमान शब्द से. 


प्रत्यय छप्त हुआ है वहां भी प्रत्ययलक्षण नहीं होता ऐसा कहना चाहिय । 





१. स्वर का कार्य अङ्गाधिकारीय न होने से वहां न लुमताङ्गस्य यह निषेध 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६४६ व्याकरणमहाभाष्य 
किमविशेषेण ? 
नेत्याह । 
स्वामन्त्रितसिज्ळुकूस्वरवर्जम्‌ । 


सर्वस्वरमामन्त्रितस्वरं सिज्लुकर्वरं च वर्जयित्वा.। सर्वस्वर-- 
सवेस्तोमः सर्वपृष्ठः । 'सर्वस्य सुपी'त्यायुदाचत्य यथा स्यात्‌ । 
आमन्त्रितस्वर-सर्पिरागच्छ। सप्तागच्छत। “आमन्त्रितस्य चेत्याञ्च- 





क्या सामान्यतया सभी एकपद के स्वरों में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहना 
चाहिये ? 
नहीं । सर्वस्वर आमन्त्रितस्वर और सिज्लुक्स्वर को छइ कर । 


` सर्वस्वर जैसे- सबेरतोमः सर्वषृष्ठः । ( सर्वः स्तोमः पृष्ठ वा सस्य सः ) यहां 
बहुब्रीदिसमास में बहुन्रीहौ: प्रकृत्या .पूवेपदम्‌ से होने वाला पूर्चपद्र प्रकृति स्वर 
सवेस्य सुपि से सुप्‌ परे विहित आश्यदात्त है। समास में विभक्ति का लक्‌ हो 
जाता है। उससे यह छुमान्‌ शब्द से प्रत्यय का अदुशन है । सुप्‌ परे न रहने से 
सर्व इस एकपद को विधीयमान आद्युदात्त स्तर नहीं प्राप्त होता । एकपद्स्वर 
` में प्रत्ययलक्षण का निषेध सर्वस्वर को छोड़ कर होगा तो यहां प्रत्ययलक्षण से 
सुप्‌ परे मान कर हो जाता हे । सर्वस्तोमः सवेपृष्ठः में भ्रत्ययलक्षण होकर जिससे 
आद्युदात्त हो सके इस लिये एकपद के स्वर विषयक प्रत्ययलक्षणप्रतिषिध में सर्वस्व॒र 
को छोड़ा गया है । 


आमन्त्रितस्वर जैसे -सापिरागच्छ। सप्तागच्छत ( सर्पिस-सु । सप्तन्‌-जस्‌ ) 
यहाँ सपिस्‌ सप्तन्‌ शब्दों के सम्बोधन में विभक्ति का लुक्‌ हुआ है । वह लुमान्‌ 
शब्द से प्रत्यय का अदन हश उससे आमन्त्रित (=सम्बोधन प्रथमा) परे न 


प्राप्त नहीं होता इसी' लिये सूह एकपदाश्रय स्वर में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहा जा 
रहा है । एकपद स्वर में ही प्रत्ययुलक्षण का निषेध कहने से द्विपदाभ्रय स्वर में 
्रत्ययलक्षण हो ही जायगा । उससे दधि तिष्ठति यहां तिङ्‌ अतिङ; से विधीयमान 
अतिङ्‌ से परे तिङ्‌ को निघात द्विपदाश्रय है इस लिये दधि से परे छुप्त हुए सु में 
मरत्यपलक्षण हो जाय' तो दधि के पद्‌ बन जाने से उससे परे तिष्ठति को निघात : 
सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अह्नो रविधौ यह आगे आने वाला वार्तिक भी 
अङ्गाधिकारीय कार्य से बाहर होने के कारण प्रत्ययलक्षण निषेध की अप्राप्ति में विधान 
क्रिया गया समझना चाहिये । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri, 


नवम आह्विक ६४७ 


दात्तत्व यथा स्यात्‌ । सिज्लुकस्वर--मा हि दाताम्‌। मा हि धाताम्‌। 
'आदिः सिचोऽन्यतरस्यामि'त्येष स्वरो यथा स्यात्‌ । 


कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनं जिनिकिर्छाकि स्वरा: | 


जिनिकित्स्वरा छुकि प्रयोजयन्ति। गर्गा वत्सा: । विदा उवोः । 





रहने से षशाध्यायस्थ आमन्त्रितस्य च इस सूत्र से सापिंस्‌ सप्तन्‌ आदि एकपद 
को विधीयमान आद्युदात्तस्वर नहीं प्राप्त होता । एकपदरूर में ध्रत्ययरक्षण का 
प्रतिषध आमन्त्रितस्वर को छोड़ कर होगा तो यहां प्रत्ययलक्षण से आमन्त्रित 
परे मान कर हो जाता है । 


सिज्लुकृस्त्रर ज्ञेले--मा हि दाताम्‌। मा हि धाताम्‌ । (माङ्‌ हि दा, घा- 
सिच्‌ छुङू तस्‌ ताम्‌) यहां दा धा धातुओं से लुङ में अडागम निषेध के लिये 
साळू का योग हे । तिङ्ङतिङः से निघात रोकने के लिये हि शब्द का योग है। 
हिच सूत्र से तिङ के निघात का निषेध होता हे । गातिस्थाधुपा० से सिंच 
का लुक्‌ हुआ है । सिच्‌ परे न रहने से आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ से विधीयमान 
दा धा आदि एकपद को आश्रदात्तस्वर नहीं प्राप्त हेता। एकपदस्वर सें 
मत्थयछक्षण का निषेध सिज्लुकू स्वर को छोड़ कर होगा तो यहां प्रत्ययलक्षण से 
सिस परे सान कर हो जाता हवे। 


एकपद के स्वर में प्रत्ययलक्षण प्रतिषेध का क्या प्रयोजन हे ? 


~ 


प्रत्यय का छुक होने पर प्रत्ययलक्षण से प्राप्त नित्‌ नित्‌ कित्‌ इन 


एकृपद के स्वरों का न होना प्रयोजन है । 





१. सा दि दाताम्‌, मा हि धाताम्‌ यहां सिचूछुकूस्वर में तो ज्ञापक से भी 
` प्रत्ययलक्षण का होना सिद्ध हो जाता है । क्योंकि गातिस्था० सूत्र में च्लि का लुक्‌ 
न विधान करके जो सिच्‌ का लुकू विधान किया है वह इस बात का ज्ञापक है कि 
सिचूछक्‌ में प्रत्ययलक्षण होता है। अन्यथा च्छि के लक्‌ में लाघव था। मन 
घसहरणरा० इस उत्तर सूत्र में लेः ग्रहण भी न करना पडता। लाघव को छोड कर 
जो गौरव का आश्रयण किया है वह सिच का लक होने पर भी सिच के कार्य करने में 
ही ज्ञापक हो सकता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६४८ व्याकरणमहा भाष्य 


उष्ट्रग्रीवा वामरज्जुः । डिनितीत्याञ्चदात्तत्वं मा भूदिति। इह चात्रयः 
“कित' इत्यन्तोदात्तत्वे मा भूदिति । 


पथिमथोः सर्वनामस्थाने लुकि | 


पथिमथोः सर्वनामस्थाने लुकि प्रयोजनम्‌ । पथिमथोः सर्वनाम- 
स्थाने लुमता लुप्त प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । पथिपियो 
मथिप्रियः । पथिमथोः सवेनामस्थाने इत्येष स्वरो मा भूदिति । 


नित्स्वर जैसे--गर्गा वत्साः | बिदा उवाः उष्ट्रग्रीवा वामरज्जुः । (गर्गस्य दत्सस्य 
च गोन्नापत्यानि बहूनि ) यह गगोदि यजन्त गर्गं वत्स शब्दों से प्रथमाबहुवचन 
जस्‌ परे रहते यजजोरच से यञ्‌ का छुक्‌ हुभा है। उसको प्रत्यरलक्षण से मान 
कर नित्‌ यन्‌ परे हो जायगा तो डब्नित्यादिनित्यम्‌ से गर्गे वत्स को भाच्युदात्त 
स्वर प्राप्त होता हे । एकपद के स्वर में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहने से नहीं 
होता इसी प्रकार विदा उर्वाः ( बिद्स्य उवैस्य च गोज्नापत्यानि बहूनि ) यहां 
बिदादि अर्जूप्रत्ययान्त बिद्‌ उर्च शब्दों से जस्‌ परे रहते यजजोश्व से अञ्‌ का 
छुक्‌ हुआ दे । उसको प्रत्यय्रकक्षण से मान कर जित्‌ परे हो जायग्य तो ज्नित्य़ादिर्नि- 
त्यमू से आयदात्त प्राप्त होता है। पुकपदस्वर में प्रत्ययलक्षण का [नषध कदने 
से नहीं दोता। 


उष्टूम्रीवा इव उष्ट्रग्रीवा । वामरज्जुरिव्‌ वामरज्जुः । यहां उष्ट्ग्रीवा वामरज्जु 
शब्दों से इवार्थ में इवे प्रतिकृतो ते हुए कन्‌ प्रत्यय का देवपथादिभ्यश्च से छुप 
हुआ दें। उसको प्रत्ययरूक्षण से मान कर नित्‌ पर हो जायगा तो ञ्नित्यादि० 
से आद्युदात्त प्राप्त होता हे । एकपदस्वर में प्रत्यययक्षण का निषेध कहने से 
नही होता । 


अत्रयः यहां कितः से अन्तोदात्त न .हो इस लिये भी पुकपदस्वर में 
प्रस्ययरूक्षण का निषेध कहा दै । अत्रेरपत्यानि बहूनि इस अर्थ में इतश्चानिञः से 
ढकू प्रत्ययान्त अन्नि झब्द से अस्‌ परे रहते अत्रिमगुकुतव० से ढकू का लुक्‌ हुआ दे । 
उसको प्रत्ययलक्षण से सान कर कित्‌ परे हो जायगा तो कितः सूत्र से अन्तोदात्त 
प्राप्त होता है। पुकपदस्वर में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहने से नहीं होता.। 

पथिमथोः सवेनामस्थाने से होने वाळे एकपदुखर में भी प्रस्ययलक्षण का 
निषेध प्रयोजन दै ' पथिप्रियः, मथिप्रियः ( पन्थाः मन्थाः प्रियो यस्य ) यहां बहुनी हि 
समास मं पथिन्‌ मथिन्‌ से परे सु विभक्ति का छुकू हुना है। उसे प्रत्ययलक्षण से मान 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri ° 


नवम आहिक ६४५ 
अह्णो रविधौ । 
अह्नो रविधाने लुमता लुप प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌। 
अहदर्ददाति। अहर्भुङ्क्त। रोऽसुपीति प्रत्ययलक्षणेन प्रतिषेधो मा 
भूदिति। क 
उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ । 
उन्तरपद्त्वे चापदादिविधौ लुमता छुपे प्रत्ययलक्षणं न भवतीति 


कर सर्वनामस्थान परे हो जायगा तो पथिमथोः सवेनामस्थाने से आद्युदात्त प्राप्त 
होता हे । पूत्रपदप्रकृतिस्वर में वही सुनाई देना चाहिये, किन्तु प्रत्ययलक्षण का 
निषेध कहने स आद्युदात्त न होकर अन्तोदात्त पथि मथि शब्द ही पूरवपदप्रकृति- 
स्वर से रहं जाते हैं । 
अहन्‌ शब्द के नकार को रेफ विधान करने में भी छुमान्‌ शब्द से 
छप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण का निषेध कहना चाहिये। अहदंदाति। अहुङ्क्त 
( भहन्‌-सु ) यहां अहन्‌ शब्द से परे स्वमोनेपुंसकात्‌ से सु का छुक्‌ हुआहै। 
. उसको प्रत्ययलक्षण से मान कर सुपू परे हो -जायगा तो रोऽसुपि से विधीयमान 
रेफ का असुपि यह निषेध प्राप्त होता है । प्रत्ययलक्षण का निषेध कहने से सुप 
परे न होगा तो रेफ सिद्ध हो जाता है। 


उत्तरपद को पद बनाने में भी ळुमान्‌ शब्द से लुप्त हुए प्रत्यय में 


१, रोऽसुपि में असुपि यह प्रसज्यप्रतिषेध माना गया है। पर्युदास नहीँ । 
प्रसञ्य सै अर्थ होगा--अहन्‌ के नकार को सुप्‌ परे रहते रेफ नहीं होता। और 
पयुदास में अर्थ हंगा--अहन्‌ के नकार को , सुपूभिन्न परे रहते रेफ होता है । पर्युदास 
मानने मै यह दोष होगा कि दीघमहः यस्मिन्‌ निदाघे स दीघांहा निदाघः यहां 
सुपूभिना निदाघ शब्द परे रहते भी रेफ हो जायगा तो दौर्घाहर्निदाघः ऐसा अनिष्ट 
रुप प्राप्त होता है। वस्तुतः यहाँ अहन्‌ सूत्र से नकार को रुत्व इष्ट हे। क्योंकि 
दीर्घाहन्‌, से पेर सु का इळूड्याप० से लोप होकर प्रत्ययलक्षण हो जायगा तो सुप्‌ 
परे हो जाने से असुपि यह. निषेध लग जायगा। उससे रेफ न होकर रत्व होगा । 
अइदेदाति यहां तो स्वमोनैपुस्कात्‌ स सु का छुक हुआ है। वह लुमान्‌ शब्द से 
प्रत्यय का अद्शन है इस लिये भङ्गो रविधौ इस वचन से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो 
जायगा तो सुप्‌ परे न रहने से रेफ ही होगा । भहुरद्दो रौति। यहां तो अहन अहन- 
रौति इस अवस्था मै रोऽसुपि से प्राप्त रेफ रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌ इस 
वचन द्वारा बाधित हो जाता है। वहां रूप आदि शंब्द रेफमात्र के उपलक्षण हे । 
पक्षान्तर मेँ तो बसरा, समाधान हेडा हो, | 0001. 1८.८५, ००००३०० 





(६७० ब्याकरणमहाआप्य 


वक्तव्यम्‌ । परमवाचा परमवाचे । परमगोदुहा परमगोदुहे । परमश्य- 
लिहा परमशचलिहे । पदस्येति प्रत्ययलक्षणेन कुत्वादीनि मा भूवन्निति । 


अपदादिविधाबिति किमर्थम्‌ ? 
दधिसेचौ दधिसेचः । 'सात्पदाद्योरिति प्रतिषेधो यथा स्यात्‌। 


.यद्यपदादिविधावित्युच्यते उत्तरपदाधिकारो न प्रकल्पेत । 





प्रत्ययलक्षण का निषेध कहना चाहिये | पदादिविधि को छोड़ कर। जहां पद के 
आदि अक्षर को कोई कार्य करना हो वहाँ उत्तरपद में प्रत्ययलक्षण का निषेध 
नहीं होता । भथांत्‌ वहाँ उत्तरपद्‌, प्रत्ययलक्षण से पद्‌ बना नहीं रहता है । परमवाचा 
परमवाचे । परमगोदुहा परमगोदुहे । परमश्विहा परमरवलिहि। ( परमा चासौ 
' वाक, परमश्चासौ गोधुक्‌ , परमश्चासौ इवलिटू ) यहां कमेघारय समास में उत्तरपः 
बाच्‌, गोदुह, इंवलिद्द को प्रत्ययलक्षण से सुबन्त मान कर क्रम से चोः कुः, 
दादेीतोधेः, होढः से कुत्व घत्व ढत्व प्राप्त होते हैं। उत्तरपद के पदत्त्र में 
्रत्ययलक्षण का निषेध कदने से नहीं होतें। टा डे विभक्ति परे रहते तो भसंज्ञा 
होने से कुत्वादि प्राप्त ही नही । 


पदादिविधि को क्यों छोड़ा गया ? 


०८ 


जिससे दधिसेचौ, दधिसेचः यहां षष्ठीसमास भै उत्तरपद सेच शब्द 
को प्रत्ययछक्षण से सुबन्त मान कर पदादि सकार ददो जायगा तो सात्पदाद्योः 
से षत्वनिषध सिद्ध हो जाता हे । दधिसेचौ यहां षष्ठीसमास हे | उपपदसमास 
नहीं । पहले सिञ्चतः इति सेचौ । इस प्रकार निरुपपद सिच्‌ धातु से विच्‌ 
प्रत्यय करके गुण होकर सेचौ बनाया । फिर दध्नः सेचौ दधिसेचौ यह षष्ठी 
समास किग्रा। द्धि सिब्चतः इस प्रकार उपपदसमास में विच्‌ प्रत्यय करके 
बनाने में तो गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः इस परिभाषा 
के नियम से सुबुत्पत्ति से पूव सेच इस विच्‌ प्रत्ययान्त कृदन्त स ही दधिका 
समास हो जाने से सेच शब्द पढ्‌ न बनेगा तो पदावि सकार के अनाव में 
सात्पदाद्योः से षत्वनिषेध नं हो सकेगा । 


यदि उत्तरपद के पद्त्व में पदादिविधि को छोड़ कर प्रत्ययलक्षण का 
' निषेध कहत हें लो उत्तरपदादिः यह समासस्वरविषयक उत्तरपद के भधिकार 
चाला प्रकरण ही गडबड ददो जायगा । क्योंकि वहां भी उत्तरपद के आदि अक्षर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम आहिक . ६५१ 


तत्र को दोषः ? 
"कर्णो वणळक्षणादि'त्येचमादिविधिनं सिध्यति । 
१०५ 


यदि पुनर्नलोपादिविधौ प्लुत्यन्ते लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न 
भवतीत्युच्येत । 


नैवं दाक्यम्‌ | इह राजकुमायौ राजकुमार्यः इति शाकलं प्रसज्येत । 


नैष दोषः । यदेतत्‌ सिति शाकलं नेति। पतत्‌ प्रत्यये शाकलं 
नेति वक्ष्यामि । 


को कोई विधि नही करनी इस लिये प्रत्ययलक्षण का निषेध होकर उत्तरपद नहीं 
बनेगा | उत्तरपदादिः सूत्र का अथे हे उत्तरपद के आद्यदात्त का यहां से अधिकार 
किया जाता हे । 





वहां क्या दोष होगा ? 


कर्णो वर्णलक्षणात्‌ इत्यादि सूत्रों से कणे आदि उत्तरपद को विधीयमान 
आद्युदात्त स्वर नहीं सिद्ध होगा । 


यदि उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ की जगह नलोपादिविधौ प्लुत्यन्ते ऐसा कह 
दें तो केसा रहेगा ? इस वचन का अर्थ होगा--नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य से विहित - 
नलोप से लेकर वाक्यस्य टेः प्लत उदात्तः इस प्लुतप्रकरण की समाप्ति तक 
सब विधियों से लमान शब्द से लसत हुए प्रत्यय में प्रस्ययलक्षण नहीं होना | 
उस से चोः कुः आदि त्रिधियों के तदन्तर्गंत हो जाने से परमवाचा आदि में. 


प्रत्यग्ररक्षण का निषेध होकर कुत्वादि न होंगे.। 


ऐसा नहा. कह सकते ! तव तो राजकुमायौ राजकुमार्यः यहां उत्तरपद 
कुसारी में प्रत्ययलक्षण का निषेध न होकर कुमारी पदान्त बन जायगा तो 
इकोऽसवणे शाकल्यस्य हृस्वश्च से शाकल एवं प्रकृतिभाव प्राप्त होगा । इकोऽसवर्णे 
` यह सूत्र नलोपादि प्लुत्यन्त विधियों से बाहर दै । 


यह कोई दोप नहीं । इकोऽसवणे० सूत्र पर जो सिति शाकलं न यह वचन 
पढ़ा हे उसकी जगह प्रत्यये शाकलं न ऐसा पढ़ देंगे । उसका भर्थे होगा--न 
केवळ सित्‌ प्रत्यय परे रद्दते प्रकृतिभाव का निषेध होता है, बल्कि प्रत्ययमांत्र 
के परे रहते प्रकृतिभाव का निषेध होता हे । उससे राजकुमायौँ राजकुमार्यः में औ 
, जस्‌ प्रत्यय पर रहते प्रकृतिभाव का निषेध होकर यण्‌ हो जायगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३५२ व्याकरणमहाभाष्य 
> यदि प्रत्यये शाकलं नेत्युच्यते, दधि अघुना । मधु अधुना। 
अत्रापि प्राप्नोति । 
प्रत्यये शाकलं न भबति, कतरस्मिन्‌, यस्माद्यः प्रत्ययो 
` इति। 
इह तर्हि परमदिवा परमदिवे। दिव उदित्युस्वं प्राप्नोति। 
. अस्तु तहांचिशेषेंण । 
ननु चोक्तम्‌ उत्तरपदाधिकारो न प्रकरपेतेति । 
वचनादुत्तरपदाधिकारो भविष्यति । 


हित 








यदि प्रत्यये शाकलं न पढ़ेंगे तो दधि अधुत्ता मधु अधुना यहां अधुना प्रत्यय 


परे रहते भी प्रकृतिभाव का निषेध प्राप्त होगा । 


प्रत्यये शाकलं न भवति यह निषेध किस प्रत्यय के परे रहते लगेगा । जिस 
से नो प्रत्यय विधान किया. गया होगा, न कि प्रत्येक प्रत्यय के परे रहते । राजकुमायौं 
भै तो आ प्रत्यय राजकुमारी से ही विधान किया गया हे इस लिये वहां प्रकृति भाच 
का निषेध हो जायगा । किन्तु दधि अधुना में अधुना प्रत्यय दधि से नहीं किया 
गया हे इस लिये यहां प्रकृतिभाव का निषेध नहीं होगा । 


तो फिर परमदिवा परमदिवे ( परमा यौः) यहां कमंधारयसमास में 
"उत्तरपद्र दिव्‌ शब्द मे प्रत्ययछक्षण का निषध न होकर दिव्‌ पदान्त बन जायगा 
तो दिव उत्‌ से उकार प्राप्त होता हे । क्योंकि दिव उत्‌ भी * नलोपादिप्लत्यन्त 
विधियों से बाहर हे । 

क्षच्छा तो नलोपादिविधौ प्लत्यन्ते यह वचन न मान कर सामान्य रूप से 
उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ यही वचन मान लीजिये । 


` उस वचन में उत्तरपदाधिकार की असिद्धि का जो दोप कद्दा था उसका क्या 
समाधान दे ? 


 . वचनसामर्थ्यं से उसरपदाधिकारविहित कार्यों की सिद्धि हो जायगी । 
यदि उत्तरपद्राधिकारविहित . उत्तरपद के आधुनदात्तस्वर में प्रत्ययलक्षण का 
'निषध हो जावे तो उत्तरपद न मिलने से किसे आद्युदात्त करेंगे। इस लिये भी और 
वस्तुतः पदादिविधि होने से भी उत्तरपदाधिकार में प्रत्ययलक्षण का निषेध न होगा । 
` कर्णो वर्णलक्षणात्‌ इत्यादि स्वरविधायक सूत्र . उत्तरपद के भादि अक्षरको ही 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





नवम आह्निक ६५३ 


तत्तहिं वक्तव्यम्‌ । 

न वक्तव्यम्‌ | अजुद्वत्तिः करिष्यते ॥ इद्मस्ति, 'यस्मात्प्रत्यय- 
चिधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌? । 'सुप्तिडन्त पदम्‌? यस्मात्‌ सुप्तिङ्विधि- 
स्तदादि सुवन्तं तिङन्तं च। 'नः क्ये’ । नान्तं क्ये पदसंज्ञं भवतीति । 
यस्मात्‌ क्यविधिस्तरादि स्रबन्तं च | सिति च । पूर्व पदसंज्ञं भवति । 
यस्मात्‌ सिद्विधिस्तदादि सुवन्तं च । स्वादिष्वसर्वतामस्थाने पूर्व 
पदसंज्ञं भवति । यस्मात्‌ स्वादिचिधिस्तदादि सुबन्तं च। यचि भम्‌। 
. यजादिप्रत्यये पूर्व भं भवति । यस्मादू यजादिविंधिस्तदादि सुवन्तं च ।. 


इदे तर्हि परमवाक्‌ । असर्वनामस्थाने इति प्रतिषेधः प्राप्नोति । 


अस्तु तस्याः प्रतिषेधः या स्वादौ पदमिति पद्संज्ञा। या तु 
सुवन्ते पदमिति पदसंज्ञा सा भविष्यति । 


उदात्त करते हें । स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ इस परिभाषा से झुक्लकर्णः 


इत्यादि मै ककार व्यञ्जन के भविद्यमानत्रत्‌ होने से स्वर पदादिविधि हो 
च्य 
जाता हे । 


तो फिर उत्तरपदत्वे चापदादिविधो यह वचन कह दिया जाय १ 

कहने की कोई आवश्यकता नही । हम परमवाचा परमवाचे इत्यादि का 
समाधान अन्य ढंग से करेंगे । वह यह हे कि अनुवृत्ति की जायगी। पहले 
यस्मात्मत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ यह सूत्र हे । इसके बाद सुप्तिङन्तं पदम्‌ है । 
उसमें यस्माठाःययविधि० से तदादि ग्रहण की भनुवृत्ति करके जिससे सुप तिङ्‌ 
किये जायें बह, और तदादि वह द्दे आदि। में जिसके ऐसे सुबन्त तिङन्त भी 
पद संज्ञक होते हैं ऐसा भ करेंगे। आगे 'नः क्ये, सिति च, स्वादिष्यसवेनाम- 
स्थाने, यचि भम्‌ इन सब सूत्रों मै तदादि ग्रहण की अनुव्रत्ति होगी तो यचि भम्‌ 
का अर्थ होगा--यादि अजादि प्रत्यय परे रहते पूव की तथा जिससे यादि अजादि 
प्रत्यय किये हैं वह हे आदि में जिसके ऐसे सुबन्त की भी असंजा होती दै । 


उससे परमवाचा भादि में टा परे रहते पूव सुबन्त की भसंज्ञा होकर पदसंज्ञा की 
बाधा हो जायगी तो कुत्वादि न होंगे । 


फिर भी परमवाक्‌ यहां प्रत्ययलक्षण से सु सबैनामस्थान पर रहते 


असवैनामस्थाने यह निषेध हो जायगा तो स्वादिष्वसवैनामस्थाने से सुबर्त की 
पदसंज्ञा नहीं प्राप्त होती । 


हो जावे उस पदसंज्ञा का निषेध, जो स्वादिष्वसने० से होती है । जो तो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६५४ व्याकरणमहाभाष्य 


सत्येतत्‌ प्रत्यये आसीत्‌। अनया भविष्यत्यनया न भविष्य- 
तीति । छुप्त इदानां प्रत्यये याचत पवावधेः स्वादौ पदमिति पद्संच्चा, 
ताबत पत्राऽवधेः खुबन्ते पदमिति।. अस्ति च प्रत्ययलक्षणन सचनामः 
स्थानपरतेति कृत्वा प्रतिषेधाइच बलीयांसो भवन्दीति प्रतिषि प्राप्नोति। 


नाप्रातिषेधातू । 
नायं प्रश्षज्यप्रतिपेधः सर्वनामस्थाने नेति। किं तहिं पर्थुदासोऽये 
~ र (a > त्‌ 
यदन्यत्‌ सर्वनामस्थानादिति । सर्वनामस्थाने अव्यापारः । यदि कनाचि 
प्राप्नोति तेत भविष्यति । पूर्वेण च प्राप्नोति। 
अप्राप्तवी । 
लद है छि 
अथवा अनन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यते । कुत पतत्‌ । 


“अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वे'ति । पूर्वी प्राप्तिरप्रतिषिद्धा तया 
भविष्यति । 





परमवाक्‌ में परम सु वाच्‌ सु=्परमवाक्‌ । परमवाच-ड यहां सुबन्तं पदम्‌ से 
परमवाच की होने वाळी पदसंज्ञा है वह रह जायगी । 


सु प्रत्यय की विद्यमानता में तो यह कहा जा सक्ता था कि इससे पदसंज्ञा 
होगी, इससे न होगी । अब्र जब कि सु प्रत्यय छुप्त हो गया हे परमवाक्‌ यह 
अवधि दोनों की अर्थान्‌ स्वादिष्वसव० की भी और सुप्तिङन्तम्‌ की भी समान 
है। उस अवस्था भे स्वादिप्व की भी प्राप्ति हो जाती है। छुप्त हुए सु प्रत्यय 
को प्रत्ययळक्षण से मान कर सर्वेनामस्थान परे हो जायगा तो निषेधाश्च बलीयांसो 
भवन्ति इस परिभाषा से असर्वनामस्थाने यह निषेध प्राप्त होगा ही । 


असईनामस्थनि को हम प्रसञ्यप्रतिपेध नहीं मानेंगे जिसस यह अर्थ हो 
कि सर्वनामस्थान परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा नहीं होती । अपितु पर्युदास मान 
कर यह अर्थ करेंगे कि सवेनामस्थानमिन्न प्रत्यय परे रहते पूर्वे की पदसंज्ञा होती 
है। पयुदास मानने से सर्वेनामस्थान में पदसंज्ञा का व्यापार नहीं रहता । 
उस पक्ष मे सबेनामस्थानभिन्न में पदसंज्ञा का व्यापार रहेगा। सव॑नामस्थान में 
यदि किसी से प्राप्त होती है तो हो जायगी। सुप्तिङन्तं पदम्‌ इस पूर्व सूत्र से 
, प्राप्त होती हे चह हो जासगी। यदि पक्षान्तर में असवनामस्थाने को प्रसज्य 
प्रतिषिध ही मान ले तो भी परमवाक्‌ में पदसंज्ञा का निषेध न होगा । क्योंक्रि : 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





नवम आह्विक ६५५ 
तजु चेयं प्राप्तिः पूर्वा प्राप्ति बाघेत । 
नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती वाघितुम्‌ । ८ 
. यद्येवं परमवाचौ परमवाच इति सुप्तिङन्तं पदमिति पद्संशा 
प्राप्नोति । 
2 «र 0 ® 
एवं तर्हि योगविभागः करिष्यते। स्वादिषु पूव पदसश भवति 
ततः सर्वनामस्थाने अयचि। पूर्व पदसश भवति । ततो भम्‌। भसंक्षं 
भवति यजादावसवनामस्थाने इति । 


लत ता 





oo जता चना 


अनन्तरस्य विधिवी भवति प्रतिषधों वा इस परिमाषाबल से अनन्तर कस्या 
जो पदसंज्ञा है उदी का असवनामस्थाने से निषेध होगा । व्यवहित पदसंज्ञा का 
नहीं । स्वादिपु से प्राप्त पदसंज्ञा अनन्तर हे 1 सुस्तिङन्तम्‌ से प्राप्त व्यवहित 
^ | इस लिये स्वादिषु की पदसंज्ञा का निषेध होने पर भी इपिडन्तम्‌ की पदसंज्चा 
रह जायगी । वह अप्रतिषिद्ध है । 


स्वादिषु वाळी पदसंज्ञा सुसिङन्तम्‌ वाढी पदसंज्ञा को बाध लेवे और 
_ ` w = © ~ 
सर्वनामस्थान में स्वयं निषिद्ध हो जावे तो परमवाक्‌ में कसे पदसंज्ञा हो सकेगी ! 


अस्चनामस्थाने से प्रतिषिद्ध होने वाली स्वादिषु यदद पदसंज्ञा सुप्तिङन्तम्‌, 
[मर्थ wt 
इस पदसंज्ञा को केसे बाध सकरी है। जो स्वय बाध्य हे वह दूसरे को बाधक 
पि ८ (1 च 
कैसे होगी इस लिये परमवाक्‌ में सुप्तिङन्तम्‌ वाली पद्संज्ञा निबाघ सिद्ध दे । 
इस प्रकार तो परमवाचौ परमवाचः यहां औ, जस्‌ परे रहते परमवाक इस 
(1 चै (यु 
सुबन्त की सुत्तिङन्त पद्म, से पदसंज्ञा प्राप्त होती है । उससे कुत्व प्राप्त होगा । 


अच्छा तो योगविभाग करेंगे । स्वादिष्वसर्वनामस्थाने में स्त्रादिषु इतना 
एक सूत्र होगा । उसका अर्थ होगा-_स्वादिप्रत्यय परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा द्दोती ` 
है। इसके बाद असवनामस्थाने का अकार यचि भम्‌ के यचि में मिला कर 
सर्वनामस्थाने अयचि ऐसा सूत्र बनायेंगे । उसका अथ होगा--यादि अजादि भिन्न 
सर्वनामस्थान परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा द्दोती है । या यों कहिये कि यादि अजादि 
सर्वनामस्थान परे रहते पूर्व की पदसंज्ञा नहीं होती । उससे परमवाचौ परमवाचः 
परमवाचम्‌ इन सब अजादि सर्वनामस्थानों के परे रहते पूवे की पदसंज्ञा न 
होगी । केवळ परमवाक्‌ यहां इलादि सु सवनामस्थान कें परे रहते पुष की पदसंज्ञा 
होगी । यह कितने छाघव से इष्ट सिद्ध किया गया है । इसके बाद भम्‌ यह सूत्र 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६५६ ध्याकेरणमहा भाष्ये 


यदि तहि सावपि पदं भवति। पचः प्लुतविकारे पदान्तश्रहणं 
चोदयिष्यति। इह मा भूत्‌ भद्रं करोषि गौरिति । तस्मिन्‌ क्रियमाणेपि 
' प्राप्नोति । 

वाक्यपद्योरम्त्यस्येत्येवं तत्‌। 

इह तहि दधिसेचः' 'सात्पदाद्यो'रिति पदादिछक्षणः पत्वप्रतिषेधो 
न प्राप्तोति । 

मा भूदेवं पद्स्यादिः पदादिः पदादेनेति। कर्थं तर्हिं पदादादिः 
पदादिः पदादेनेत्येषं भविष्यति । 


TO) TD DID मोरा एला प्रा 
होगा। जिसका अर्थ होगा--संवनामस्थानभिन्न यादि. अजादि परे रहते पूत की 


असंज्ञा होती है । पदसंज्ञा में नन्‌ का सम्बन्ध यचि के साथ हे। भसंज्ञा 
भें सबैनामस्थान के साथ है । इस प्रकार भ पद संज्ञाओं का सांक्य हट कर कदी 
` दोष न होगा । 


उक्त प्रकार से यदि सु सर्वनामस्थान परे रहते भी पूव की पदसञ्चा मानते 
हैं तो एचोऽप्रह्स्यादूराद्धूते पूवोधस्यादुत्तरस्येदुतौ इस सूत्र में जो एचों को इकार 
उकार रूप प्छुतविकार करने में पदान्त ग्रहण किया हे जिससे भई करोषि गोः 
यहां गोशब्द्स्थ औकार के पदान्त न होने से वहां उकार रूप प्छुत विकार 
नहीं होता वह अब पदान्त ग्रहण करने पर भी प्राप्त होता है । क्योंकि गो 
यहां सु परे रहते गो की पदसंज्ञा दो जायगी तो औकार के पदान्त हो जाने-से प्लुत- 
विकार प्राप्त होता हे । 

समस्त वाक्य्रस्थ पदों के अम्त मे आने वःळे एचों को वह प्लुत्तविकार 
- कहा गया दे) गौः यहां गौ का औकार पदान्त होने पर भी भद्रे करोषि गो 
इस समस्त वाक्य के अन्त में नहीं है। वाक्य के अन्त में तो विसगे दवे । इस 
लिये सु परे रहते पदसंज्ञा होने पर भी गोः में प्छुतविकार न होगा । 


| फिर भी दधिसेचो दधिसेचः यहां औ जस्‌ परे रहते उत्तरपद सेचु 

शब्द की पदसंज्ञा न होने स पद के भादि सकार को मान कर होने वाळा सात्पदाद्योः 
से षत्व का निषेध नहीं प्राप्त होता । 

सात्पदाद्योः में पदस्य्रादिः पदादिः पदादेः ( पद का थादि ओ सकार) इस 


१. उत्तरपदत्वे इस वार्तिक के रहने पर भपदादिविधो एसा कहने से यह 
दोष नहीं आता । वातिक्र का प्रत्याख्यान होने पर दोष है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम भाहिक ६७७ 


नेव शक्यम्‌ । इहापि प्रसज्येत । ऋक्षु वाक्ष कुमारीपु किशोरी- 
ष्विति। ` क 

सात्प्रतिवेधो ज्ञापकः स्वादिछु पदत्वेन येषां पद्संशा, न तेभ्यः 
प्रतिपधो भचतीति । 

इह तहि वहुसेची बहुसेचः । वहुजयं प्रत्ययः! तत्र पदादादिः 
पदादिः पदादनेत्युच्यमानेऽपि न सिध्यति । | 

एवं तहिं । 

'उत्तरपदत्व च पदादिविधौ । 

छुमता छुप्ते प्रत्ययळक्षणं भवतीति वक्ष्यामि । तन्नियमार्थे 

भविष्यति पदादिविधावेव । न पदान्तविध।विति । 








DiS ee 
प्रकार घष्टी समास मान कर दधिसेचौ में पदत्व न होने से पत्वनिषेध न द्दोवे 
किन्तु पदात्‌. आदिः पदादिः पदादेः ( पद॒ से परे जो आदि सकार ) इस प्रकार 
पञ्चमी समास मान कर घत्वनिषेध हो जायगा। क्योंकि दधिसेचो में दधि इस 
प पद से परे सेच्‌ का आदि सकार है। 


ऐसा नहीं हो सकता। सात्पदाद्योः में पदादादिः पदादिः इस प्रकार पञ्चमी 
समास नहीं मान सकते। ऐसा मानने पर कनु वाक्षु कुमारीषु क्रिशोरीषु यदा भी 
स्वादिष्वसर्व० खे पद्संशक ऋच्‌ वाच आदि से परे सुप का आदि सकार दोने 
से पत्वमतिबेध प्राप्त होगा । 

यातदाद्रोः में सात्‌ प्रत्यय परे रइते जो षत्वनिपेध किया हैं बह इस 
बात का ज्ञापक है कि स्वादिः्वसयै० से जिनकी पदुसंज्ञा है उनसे परे सकार को 
घत्वनिषध नहीं होता । अन्यथा अग्निसात्‌, यहाँ भी साति प्रत्यय परे रहते आग्नि 
शब्द की खादिष्वसबै० से पदसंज्ञा होने से पदाद्यो से ही षत्वनिषध सिद्ध द्दे 
तो सात ग्रदण व्यथ है । - 

फिर भी बहुसेचौ बहुसेचः ( इैघदसमाप्तौ सेचो बहुसेचौ) यहां सेच्‌ 
शब्द से ईबद्समाप्ति अर्थं में विभाषा *सुपी बहुच्‌ पुरसताउ से बहुच्‌ प्रत्यय 
हुआ है। वह प्रातिपदिक से पूस विहित होता है । प्रत्यय है । पद नहीं दै। 
उससे परे सेच के सकार को पदादादिः पदादिः इस प्रकार पञ्चमी समास मानने 
पर भी घत्वनिषेध नही ग्राप्त होता । स 


अच्छा तो उत्तरपदत्वे च पदादिविधौ प्रत्ययलक्षणं भवति । ऐसा वचन कद. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६५८ : व्याकरणमद्दा भाष्य 
' कथे बहुसेचौ वहुसेचः। 
बहुच्पूवेस्य च | 
यहुच्पूर्वस्य च पदादिविधावेव । न पदान्तविधाविति । 


इन्द्वेऽन्त्यस्य | 


इन्दे$न्त्यस्य लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । 


चाक्स्रकृत्वचम्‌ । 


देंगे। वह नियमार्थं होगा कि उत्तरपद के पदत्व में पदादिविधि में ही छुमान्‌ 
शब्द से लुप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण होता है। उससे परमवाचा परमवाचे 
इत्यादि में प्राप्त कुत्वादि पदान्ततरिधियों में प्रत्ययलक्षण न होगा तो वहां पद 
न होने से कुत्वादि न होंगे। दधिसेचौ इत्यादि पदादिविधियो में प्रत्ययलक्षण 
होने से पत्वनिषध सिद्ध हो जायगा । 





. बहुसेचौ बहुसेचः यहां बहुच प्रत्यय के पद्‌ न होने से पदादि मान कर 
होने वाला सातदाद्योः से षत्रनिषेध कैसे होगा ? वहुसेच शब्द में समास न 
होने से न पूर्वपद है न उत्तरपद दै । 


>. 


बहुचप्रत्ययपूवैक में भी पदादिविधि में ही लमान शब्द से ळुप्त हुए 
प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण कह देंगे। उससे बहुसेचौ में घत्वनिषेध हो जायगा और 
चहुवाचा वहुवाचे में कुत्वादि न होंगे । 


इन्द्र समास में कहै पद संभव होने पर अन्तिम पद में ही छुमान शब्द 
से लुप्त हुए प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण का निषध कहना चाहिय |! उससे वाक्ख्कूःवचम्‌ 
(चाकू च स्रक्‌ च त्वक्‌ च ) यहाँ समाहार इन्द्र में वाच खज इन पूर्यपद त्था 
मध्यम पदों में प्रत्ययरक्षण का निषेध न होने से कुत्वादि हो जाते हैं । त्वच 
इस अन्तिम पद में प्रत्ययलक्षण का निषेध होकर पदत्व न होने से ऽ 
नहीं होता। 





_ 0, अदीपकार श्री केयर के मतमै इन्देडन्त्यस्य यह वचन अनावश्यक है । 
वे कहते हैं कि उत्तरपद शब्द की झुख्यश्ति अन्तिम पद में ही होती है। इस लिये 
पूवप्रद की अपेक्षा मध्यमपद को उत्तरपद नहीं माना जायगा तो उत्तरपदत्वे चापदादिः 
ह ह इसी पूर्वोक्त वचन से इन्द्र के अन्तिम पद में मी प्रत्ययलक्षण का निषेध सिद्ध 
ओ है जायगा | ु पु 


_ (९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





नवम आह्विक ६५५ 
इहाभूचन्निति प्रत्ययलक्षणेन जुसूभावः प्राप्नोति । 


` सिचि ज्ञसोऽप्रसङ्घ आकारप्रकरणात्‌ | 


सिचि ज्ञुसोऽप्रसङ्गः । किं कारणम्‌ । आकारप्रकरणात्‌ । आत इति 
वर्तते तन्नियमार्थ भविष्यति । आत एव सिज्ळुगन्तान्नान्यस्मादिति । 


इह च इति युष्मत्पुत्रो ददाति । इत्यस्मत्पुओो द्दाति इत्यत्र प्रत्यय- 
ळक्षणेन युष्मदस्मदोः पष्ठीचलु द्वितीयास्थयोर्वानाचौ इति वांनावादयः 
प्राप्नुचन्ति । 
युष्मदस्मदोः स्थग्रहणात्‌ । 
स्थग्रहणं तत्र क्रियते । तच्छ्यमाणविभक्तिविशेषणं विज्ञास्यते । 


अभूवन्‌ ( भू-सिच लइ झि) यहां भू धातु से छुछ में गातिस्था० से 
सिच का छक हुआ है। उसे प्रत्ययलक्षण से मान कर सिच परे हो जायगा 
तो सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च से झि को जुस्‌ आदेश प्राप्त होता है । 

अभवन्‌ में सिच को मान कर जुस्‌ का अप्रसङ्ग है! जुस्‌ की अप्रा 
हे । क्योंकि आकार का प्रकरण हे । आतः यद सूत्र नियमार्थं दै कि सिच का 
लक्‌ होने पर यदि झि को जुस्‌ हो तो आकारान्त धातु से ही दो । भू के आकारान्त 
न होते खे जुस न होगा । यदि प्रत्ययछक्षण से सित्र मान कर सिजभ्यस्तविदि- 
भ्यश्च से जुस करें तो आतः यह सूत्र व्यर्थं हो जाता है। अदुः अधः आदि 
आकारान्तों में भी प्रत्यग्रझक्षण से सिच मान कर सिजभ्यस्त० से जुस्‌ द्द सकता 
है । इस लिये आतः सूत्र के नियमा होने से अभूवन में जुस्‌ नदी होगा । 

इति युप्मत्पुत्रो ददाति, इत्यस्मत्पुत्रो ददाति यहाँ युष्माकं पुत्रः युष्मत्पुनः । 
अस्माकं पुत्रः अस्सत्पुत्रः एस पष्टीसमास में युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे विभक्ति 
का एक्‌ हुआ है । उसे प्रत्ययलक्षण से परे मान कर युष्मदस्मदोः षष्टी० की अनुबृत्ति 
द्वारा बहुवचनस्य वस्नसौ से वस्‌ नस्‌ आदेश प्राप्त होते हैं। पद्‌ से परे 
युष्मदू अस्मद्‌ को दिखाने के लिये इति झब्द का प्रयोग किया दै । 


युष्मदस्मदोः षष्टीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः° इस सन्न हण स युष्मतुत्र 
अस्मत्पुत्रः में वस्‌ नस आदेश नहीं होंगे। सूत्र में स्थप्रहण किया है। उसका 
यही प्रयोजन है कि विभक्ति के श्र्यमाण होने पर ही वाम्‌ नौ आदि आदेश - 
हों। षष्टी चतुर्थी द्वितीया विभक्तिस्थ युष्मद्‌ अस्मदू को आदेश कहने से उक्त 
विभक्तियां लुप्त होने पर आदेश नहीं होंगे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 






६९० व्याकरणसहा भाष्य 


अस्त्यन्यत्‌ स्थप्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । सविभक्तिकस्य 
वांनावादयो यथा स्युरिति । 


` नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ | पदस्येति चतेते । विभक्त्यन्तं च पदम्‌ । तत्र 
अन्तरेणापि स्थग्रहणं सविभक्तिकस्यैव भविष्यन्ति । ९ 


> Co 


भवेत्‌ सिद्धं यत्र विभत्त्यन्तं पदम्‌ । यत्र खलु विभक्तो पदं तत्र 
न सिध्यति। ग्रामो वां दीयते। ग्रामो नौ दीयते । 


सर्वग्रहणमपि प्रकृतमचुवर्तत । तेन खविभक्तिकस्येच भविष्यति । 
इह चक्षप्कामं याजयांचकारति तिङ्ङतिङ इति तस्य च निघातः 


तस्माच्चानिघातः प्राप्नोति। - ॒ 


वहां स्थम्रहण का तो अन्य प्रयोजन है । क्या ? विभक्तिः सहित को वाम्‌ नौ 
आदि आदेश दों । अकेले युप्मद्‌ अस्मदू को न हों । 


स्थग्रहण का यह कोई प्रयोजन न! । पदस्य सूत्र के अधिकार से विभक्तयन्त 
पद को आदेश होंगे तो बिना स्थग्रण के भी विभक्ति सहित युष्मद्‌ अस्मर्‌ को 
ही वाम्‌ नौ आदि आदेश हो जायेंगे.। 


जहाँ चिभक्तयन्त पद है वहां स्थग्रहण के बिना भी विभक्तयन्त को ही 
आदेश सिद्ध हो जावें किन्तु जहां विभक्ति के परे रहते पद है वहां पदाधिकार के 
होते हुए भी केवळ युष्मद्‌ अस्मदू को ही आदेश प्राप्त होते हैं उसके छिये 
स्थग्रदण, रह सकता है। जैसे ग्रामो वां दीयत। नौ दीयते। यहां युवाभ्याम्‌ 
आवाभ्याम्‌ की जगह वाम्‌ नौ आदेश होते हैं । चतुर्थी का द्विवचन भ्यास्‌ परे रहते 
, युष्मद्‌ अस्मदू की खारिष्व० से पदसंज्ञा है। यहाँ पदसं्ञक केवल युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
को ही आदे प्राप्त हैं । [ 


पदस्य के अधिकार के साथ अनुदात्तं सर्वमपादादौ से सबै शब्द का अधिकार 
. भी तो आ रहा है। उससे सारे पद के स्थान में वाम्‌ नौ आदि आदेश सिद्ध 
हो सकते हैं जिसमें त्रिभक्ति भी संमिलित हे । उस अवस्था में स्थम्रहण करना 
व्यथै है । वह श्रूयमाण विभक्ति के लिये ही चरितार्थं हो सकता हे । उसके सामर्थ्य 
स छस विभक्ति में प्रत्ययछक्षण से विभक्ति मान कर आदेश नहीं होंगे । 


यहां चक्षुष्कामं याजयांचकार इस प्रयोग में चक्षुष्कामम्‌ इस अतिङन्त से 
परे याजयाम्‌ को प्रत्ययलक्षण से तिङन्त मान कर तिठूङतिङः से निघात प्राप्त 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri , 


जित त 


“नवस आह्निक ६६१ 


आमि छिलोपात्‌ तस्य चानिघातस्तस्माच्च निघातः । 
आमि छिलोपात्तस्य चानिघातः तस्माच्च निघातः सिद्धो 
यि 


अङ्गाधिकार इटो विधिप्रतिषेधौ । 


अङ्गाधिकारे इटो विधिप्रतिषेधो न सिध्यतः । जिगमिष। संवि- 
बृत्स । अङ्गस्येतीटो विधिप्रतिषेधौ न प्राप्लुतः | ` 


कमेदीधेत्वं च | 
किं च। 
इटक्च विधिप्रतिषेधौ । 


SS "~ Cs sie ONS 
होता है। और याजयाम्‌ के अतिङन्त न होने से उससे परे चकार इस तिङन्त 


को निधात नहीं ग्राप्त होता | याजयाम्‌ में णिजन्त यज .घातु से लिट्‌ परे रहते 
कासप्रत्ययादाम० से आम्‌ विकरण हुआ हे । आमः से प्राप्त लिटू के लुक्‌ को परत्वेन 
बाध कर पहले लिट्‌ के स्थान में तिप्‌ करके फिर उसका आमः से झुकू करने 
से याजयाम्‌ यह प्रत्ययलक्षण से तिङन्त बन जाता है। 


याजयापू में लिटू के स्थान में तिप्‌ करने से पहले ही आमः से लिट्‌ का 
छुक हो जायगा तो याजयाम्‌ के तिङन्त न होने से उसे निघात न होगा और. 
उससे परे चकार इस तिङन्त को निघात सिद्ध हो जायगा। 


% 1 


अङ्गाधिकार में प्रत्ययलक्षण का निषेध मानने पर इट्‌ का विधान और 
निषेध नहीं सिद्ध होते । जिगमिष ( गम्‌ सन-छोट्‌ सिप्‌ ) यहाँ सन्नन्त गम्‌ धातु से 
छोट्‌ मै अतो हः से हि का छुक करने पर परस्मैपद परे न रहने से गमेरिट्‌ परस्मै- 
देषु से सन्‌ को इट्‌ नही प्राप्त द्दोता। प्रत्ययलक्षण से परस्मैपद परे मानें तो 
उसका न ठुमताङ्गस्य से निषेध प्राप्त होता है । इसी तरह संवित्रत्स ( सम्‌ बृत्‌ सन्‌- 
लोट्‌ सिप्‌ ) यहां सम्‌ पूर्वक सन्नन्त बृत्‌ घातु से ब्रृद्भ्यः स्यसनोः से परस्मैपद्‌ 
होता है। लोद में अतो हेः से दि का लुक्‌ होने पर परस्मैपद परे न रहने से 
न वृदूभ्यश्चतुभ्यैः से सन्‌ को इद्र का निषेध नहीं प्राप्त होता । प्रत्ययलक्षण का 
न छमताङ्गस्य से निषेध ददो जाता दै । इसके अतिरिक्त क्रम्‌ धातु को दीर्घत्व भी 
दीं सिद्ध होता | 


और क्या नहीं सिद्ध होता ? 
इट्‌ का विधान और निषेध । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


>, 


६६२ व्याकरणमहाभाष्य 

नेत्याह । अदेशेऽयं चः पठितः । क्रमेश्च दीर्घत्वम्‌ । उत्क्राम 
संक्रामति । 

इह किंचिदङ्गाधिकारे झुमता जुप्ते प्रत्ययलक्षणेन भवति | किचिच्चा- 
न्यत्र न भवति । यदि पुनन ळुमता तस्मि न्नित्युच्यते । 

अथ न छुमता तस्मिन्नित्युच्यमान किं सिद्धमेतद्‌ भवति, इटो 
चिधिप्रतिपेधो क्रमे दीर्घत्वं च । 


वाढं सिद्धम्‌ । न इरो विधिप्रतिषेधो परस्मैपदेष्वित्युच्यते। कथं 








नहीं, ऐसा नही । क्रमदीधत्वे च यहां च शब्द अयुक्त स्थान में पढ़ा गया 

है। उसके स्थान में क्रमेश्च दीर्भत्वम्‌ पेसा पढना चाहिये । उससे समुच्चीयम!न 
क्रम्‌ धातु की ठीक प्रतीति द्वोगीं। अर्थ यह निकलेगा कि इट्‌ का विधान और 
निषेध तो अन्यत्र अङ्गाधिकार से सिद्ध नहीं होता और क्रस धातु में केवल . 
दीर्घत्व नहीं सिद्ध होता । उत्क्राम, संक्राम । यहां उद्‌ सम्‌ पूर्वक कम्‌ धातु से 
छोटू में हि का लुक्‌ होने पर परस्मैपद परे न रहने से क्रमः परस्मेपदेषु सें क्रम को 
दीर्घ नहीं प्राप्त होता। प्रत्ययकक्षण से परस्मैपद परें मानें तो उसका न ठुमताङ्गस्य 
से निषेध प्राप्त होता दे । 

यहाँ कुछ तो ऐसे डायरे हैं जैसे जिगमिष संवित्रृत्स उत्काम आदि जो 
अङ्गाधिकारीय हैं फिर भी वे छुमान्‌ शब्द से लुप्त प्रत्यय में प्रत्ययलक्षण से हो 
रहे हैं । अथात्‌ वहाँ न ठमताङ्गम्य यह ननिषेध नहीं लग रहा । और कुछ ऐसे कार्य 
हैं जैसे पूर्वोक्त जित. नित. कित स्वर आदि जो अङ्गाधिकार से बाहर हैं फिर भी 
च लमान शब्द से लुप्त प्रत्यय सें प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जाने से नहीं हो 
रहे । इन सब के समाधान के लिये यदि न ठुमताङ्गस्य की जगह न लुमता तस्मिन्‌० 
ऐसा सूत्र बना दें तो केस रहेगा । न ळूमता तस्मिन्‌ में अङ्गाधिकार का झगड़ा 
न रह कर उसका भर्थ सत्र के छिथे समान २५१ कि छुमान्‌ शब्द स लुप्त हुए 
प्रत्यय को निमित्त आन कर जो कार्य प्राप्त है चाह वह अङ्गाधिकार का हो या 
उससे बाहर का हो प्रत्ययलक्षण से नहीं होता । 

न ळुमता तस्मिन, बना देने पर भी क्या जिगमिप संवित्रृत्स उत्क्राम संक्राम 
ये रूप सिद्ध हो जायेगे । क्या वहां प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं प्राप्त होगा । 


हां, अवश्य सिद्ध दो जावेंगे। जिगमिष सवित्रत्स मे. कम से इद्‌ का 
विधान और इट्‌ का निषेध परस्मैपद प्र रहते नहीं कहा गया हे बल्कि सकारादि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


वि 000 0000 000 





नवम भाहिर ६६३. 


तर्हि । सकारादाविति । तद्विरोषणं परस्मैपद्श्हणम्‌ । न खल्वपि 
क्रसेदीर्घत्बं परस्मेपद्ष्वित्युच्यते । कशं तहिं। शितीति। तद्विशेषणं 


परस्मैपदग्रहणम्‌ 
न लुमता तस्मिन्निति चेद्‌ हनिणिडादेशास्तलेपे । 


न लुमता तस्मिन्‌ इति चेद्‌ - हनिणिङादेशास्तलोपे न सिध्यन्ति । 
अवधि भवता दस्युः । अगायि भवता प्रामः । अध्यगायि भवतानुवाकः 
तळोपे छते छुङीति हनिणिङादेशा न प्राप्चुवन्ति | 


नेष दोषः। न लुङीति हनिणिङादेशा उच्यन्ते। किं तर्हि । 


- आर्धधातुक इति । तद्विशेषणं छुङ्ग्रहणम्‌ । 





परे रहते कहा गया है । परस्मपद्‌ तो सकारादि का विशोषण हे । मुख्य निमित्त 
तो सकारादि हे । बह सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे है ही) दिका लक्‌ हो जाने पर 
भी कोई हानि नहीं । प्रत्ययलक्षण की भी आवश्यकता नहीं । इसी तरह उत्काम 
संक्राम में क्रमः परस्मैपदेषु से होने वाळा दीध भी परस्मैपद परे रहते नहीं कहा 
गया बल्कि झित्‌ परे रहते कहा गया है। परस्मैपद तो शित्‌ का विशेषण दै । 
सुख्य निमित्त शित्‌ ही है । उत्ाम संक्राम में शित प्रत्यय झपू परे दै ही । 


यदि न छमता तस्मिन्‌ बनाते हैं तो यह दोष है कि तछोप होने पर इन्‌ 
इण्‌ इङ्‌ धातुओं के स्थान में क्रम से वध, गा, और गाङ्‌ आदेश नदीं सिद्ध 


होते। अवधि यदाँ हन्‌ धातु से कर्मव्राच्य लुङ्‌ में चिण हुआ दै। उससे 
पेर चणो ळक से तश्रत्यय का छुक हो जाता है । त का लुक्‌ होने पर न लमता 


'तरिमन्‌ से प्रत्यमलक्षण का निषेध हो जायगा तो लुक परे न रहने से ठठि 


स दन्‌ को वध आदेश नहीं प्राप्त होता । अगायि यहां इण घातु से कसेवाच्य 
छुक में चिण से परे तका छुक होने पर न लुमता तस्मिन्‌ से प्रत्ययलक्षण का 
निषेध हो जायगा तो लुङ्‌ परे न रहने से इणो गा छङि से इण को गा आदेश 
नहीं प्राप्त होता । अध्यगायि यहां अधिपूर्वक इङ्‌ धातु से कमेवाच्य लङ में 


-चिण्‌ से परे त का छुकू डोने पर न ठुमता तस्मिन्‌ से प्रत्ययछक्षण का निषेध हो 


य 


जायगा तो लङ परे न रहने से विभाषा छुक्ळडोः से इङ को गाङ आदेश नहीं 
प्राप्त दोता । 


ये कोई दोष नही । अवधि आदि में उक्त सूत्रों से वध आदि आदेश लङ 
पर रइते नहीं कहे गये हैं बल्कि आर्धधातुक परे रहते कहे गये दै । ङ्ङ तो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६६३ व्याकरणमहाभाअ्यं 
इह च सचस्तोमः सर्वपृष्ठः “सर्वस्य सुपीःत्याद्य॒दात्तत्वं न प्राप्नोति। 
तच्चापि चक्तव्यम्‌। न चक्तव्यम्‌। न छुमताङ्गस्यत्यच सिद्धम्‌। कथम्‌। 
न लुमता लप्तेऽङ्गाधिकारः प्रतिनिदिइयत । कि तहिं। योऽसो लुमता 
छप्यते तस्मिन्‌ यदङ्गं तस्य यत्‌ कार्ये तन्न भवति । 

एवमपि स्ेस्वरो न सिध्यति। 

कर्तव्योऽञ यत्नः । 


——— 


अलोऽन्त्यात्‌ पूर्व उपघा ॥१।१।६५॥ 
किमिद्मलूत्रहणसम्त्यविशेषणम्‌ । 





आर्धधातुक का विशेषण दै । मुख्य निमित्त आधेधातुक ही द्दे । अवधि आदि 
में आधेधातुक प्रत्यय चिण परे हे ही। 


इसके अतिरिक्त न लुमदा तस्मिन्‌ इस नये सूत्र में यह भी दोष हे कि 
सर्वस्तोमः सर्वपृष्ठः यदाँ पूर्वोक्त सवस्य सुपि से होने वाळा आश्युदात्त स्वर नहीं 
प्राप्त होता । साथ ही न लुमताङ्गस्य सूत्र छोड़ कर नया न लुमता तस्मिन्‌ सूत्र 
बनाना पडता दै! इस से अच्छा तो यही है कि यह नया सूत्र न बनाया जाय। 
न लमनाङ्गस्य से ही सब इष्ट सिद्ध हो जायेंगे। केसे ? न लुमताङ्गस्य में अन्नस्य 

» का अभे अङ्गाधिकारीय कार्य नहीं छेंगे बल्कि छुमान्‌ शब्द से जो प्रत्यय छुप्त 

हुआ दै उससे पेरे रहते जो अङ्ग दे उसका जो कार्य अङ्गाधिकारीय है या अङ्गा- 
घिक्ार से बाहर दै वह प्रत्ययलक्षण से नहीं होता ऐसा अर्थ करेंगे । इससे सर्वत्र 
लमान में प्रत्ययळक्षण का निषेध दो जायगा । लछमति 'प्रतिषेधे' एकपदखरस्योपसख्यानतू, 
भहो रविधौ, उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ, : द्वन्दवेऽन्त्यस्य इत्यादि वचनों की कोई . 
आवश्यकता न हांगा । ` 

न लमताङ्गस्य सत्र द्वारा सवत्र छुमानू मे प्रत्ययलक्षण का निषेध मानने 
पर भी सर्वस्तोमः सर्वपृष्ठः मै स्वस्य सुपि से आशुदात्त स्वर नहीं सिद्ध होता । 

इसके लिये यत्न करना चाहिये । 


क्या यह अळ्ग्रण अन्त्य का विशेषण है अर्थात्‌ क्या अन्त्यात्‌ के समान 


१. वह यत्न यही है कि द प्रइ बल यही हे कि सोवर्यः सप्तम्यस्तदन्तसप्तम्य: मानी गई हैं। 
उससे सुबन्त समे शब्द को आदुदात्त होगा। छुप्‌ परे रहते न होगा तो संवैसतोम 
के सुबन्त होने से सवखर सिद्ध हो जायगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








नवम आह्विक ६६५ 
एवं भवितुमईति । $ 
उपधासंज्चायामलपग्रहणमन्त्यानेर्देशश्चेत्‌ संघातप्रतिषेध: । 


उपधासंज्ञायामलूग्रहणमन्त्यनिर्देशशचेत्‌ प्रतिषेधो वक्तव्यः । ` 
संघातस्य उपधासंजा प्राप्नोति । 

तत्र को दोषः ? 

“शास इदङ्हलोः शिष्टात्‌ शिष्टाम्‌ । संघातस्येस्वं पराप्नोति । 

यदि पुनरलन्त्यादित्युच्यते । 





अलः यह पञ्चमी का एकवचन दै या प्रथमा बहुवचन अथवा षष्टी का एकवचन 
है। अन्त्य विशेषण में सूत्र का अर्थ होगा--अन्त्य अल्‌ से पूव की डपधासंज्ञा 
होती है। प्रथमा बहुवचन में अर्थ हेगा--अन्त्य से पूव अको की उपधासंज्ञा 
होती है। उस पक्ष में पूर्वे उपधा इस सन्धि में पूरः के समान पूर्वे भी निकल 
सकता हे । अन्त्यात्‌ पूर्वे अलः उपधा। षष्टी के प॒कवचन में अर्थ द्दोगा-अळू के 
मध्य में जो अन्त्य है उससे पूर्व की उपधासंज्ञा होती दै । इस प्रकार तीनों पक्ष 
संभव हैं । 
ऐसा हो सकता है । अन्त्य का विशेषण अळू संभव है । 


उपधासंज्ञा में भछूग्रहण यदि अन्त्य का विशेषण है तो संघात की उपधा 
संज्ञा प्राप्त होती है। उसका निषेध कहना होगा । संघात का अर्थ अळ्ससुदाय है। 

अळूखसुदाय की उपधासेज्ञा होने मै क्या दोष है £ 

शास इदङ्हलोः से शास्‌ की उपधा को इत्त्व कहा हे । ज़ैसे शिष्टात्‌। 
शिष्टाम्‌ ( झास्‌-खोट्‌ तातङ्‌ ताम्‌ ) यहाँ अन्तिम अल्‌ शास्‌ का सकार है। उससे 
पूव शा यह झळूससुदाय है। उसकी उपधासंज्ञा प्राप्त होगी तो शां को इस्व 
दोकर अनिष्ट रूप प्राप्त होता हे । 


यदि अलः के स्थान में अळू यह प्रथमा का एकवचन पढ़ कर अलन्त्यात्‌ 
पूवे उपधा ऐसा सूत्र बनायें तो कैसा रहेगा उस पक्ष में अन्त्य से पूवै जो अळू 
उसकी उपधा संज्ञा द्दोगी। संघात की उपधा संज्ञा न होने से इष्ट सिद्ध दो 
जायगा । 


१. अन्त्यनिर्देशः— निर्दिश्यतेऽभिघीयतेऽनेनेति निदेशः : जिसका अभिधान 
> ५ 
है अर्थात्‌ यदि अल्प्रहण से अन्त्य का बोध होता है । अळू अन्त्य का विशेषण रहा, 


. पूव का विशेषण नहीं रहता । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६६६ व्याकरणमहाभाष्य 


पवमप्यन्त्योऽविशेषितो भवति । 
तत्र को दोषः ? 
- संघातादपि पूर्वस्योपधासंज्ञा प्रसज्येत । तत्र को दोषः। शास 
इद्ङ्हलोः। दिष्टः शिवान्‌ । शकारस्य इत्वं प्रसञ्येत। सूत्रं च भिद्यते । 
यथान्यांसमेवास्तु । 


ननु चोक्त॑मुपघासंज्ञायामल्ग्रहणमन्त्य निदेशइचत्‌ संघातप्रति- 
षेध इति । 


नेष दोषः। 





अन्त्यात्‌ पढ़ने में भी अन्त्य विशेषित नहीं होता। अन्त्य का विशेषण 
अळू नहीं रहता। अन्त्य जो है वह अळू लेना है या अल्समुदाय लेना दे इसका 
परिज्ञान कुछ न हो सकेगा । अलः इस पञ्चमी के एकवचन में तो निःसन्देह 
झन्त्य विशेषित हो जाता-था । 


वहां क्या दोष हे। यदि अन्त्य से पूव अल की उपधा संज्ञा मानें तो क्या ' 


हानि है? 


उस पक्ष में संघात से भी पूर्व की उपधा संज्ञा प्राप्त होती हे । वहां क्या 
दोष है £ शास इदड्हलोः से विधीयमान इस्व रिष्टः शिष्ठवान्‌ ( शास्‌-क्त क्तवतु ) 
यहां शास्‌ में अन्त्य आस्‌ से पूव अळू शकार को प्राप्त होगा। इसके साथ 
सूत्रभेद तो होगा दी । अलोन्त्यात्‌ की जगह अलन्त्यात्‌ पढ़ने में सूत्र टूरता है । 


च्छा तो जैसा सूत्र है वेसा ही रहने दीजिये । अलन्त्यात्‌ न पढ़िये । 


अलोन्त्यात्पूव उपधा इस यथान्यास सूत्र में जो संघात की उपधासंजा 
प्राप्ति रूप दोष कहा था उसका क्या समाधान है ?' 


यह कोई दोष नहीं। संघात में भी जो अन्त्य ह उसकी उपधासंज्ञा समझ 


अळ्समुदाय . की उपधासंज्ञा नहीं होती इस विषय में ज्ञापक भी है। पिबति 
में पिब आदेश को जो अदन्त माना है वही इस बात का ज्ञापक है कि अळसंघात 
की उपधासंज्ञा नहीं होती । अन्यथा पिब के हलन्त मानने पर भी अळसंघात की 
उपधासंज्ञा पक्ष में पिब के इकार के उपधा न होने से लघूपध गुण की प्राप्ति ही 
नहीं तो उसकी निवृत्ति के लिये पिब को अदन्त मानना व्यर्थ है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


oe SNES 


नवम आह्निक ६६७ 


अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ । 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अलोन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यन्त्यस्य 
भविष्यति | 


अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धमिति चेन्नानर्थकेऽछोन्त्यविधिरन भ्यासविकारे | 


अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धमिति चेत्‌ तन्न । कि कारणम्‌ । नानथेकऽ- 
लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे। अनर्थकेऽलोन्त्यस्य विधिनैत्येषा परिभाषा 
कतेव्या । । ु 
किमविशेषेण । 
. नेत्याह। अनभ्यासविकारे । अभ्यासविकारान्‌ वजैयित्वा । 
भ्रञामित्‌ । अर्तिपिपत्त्याँइचेति । 


. कान्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि ? 


ली जायगी । अलोन्त्यस्य इस परिभाषा के नियम से अन्त्य अळू से पूवं जो 
अल्‌ संघात उसके अन्त्य अक्षर की उपधा संज्ञा हो जायगी तो रिट: शिष्टवान्‌ 
में शास्‌ के अन्त्य अळू सकार से पूर्व शा संघात के अन्त्य माक र की उपधामंज्ा 
हो जाने से उसे इत्त्व होकर इष्ट रूप बन जायगा। 


यदि संघात के अन्त्य की उपधारंज्ञा मानेंगे तो वह नहीं बनती। क्योंकि 
अनथक शब्द में अलोन्त्यविधि नहीं हुआ करती | शासू यहद समुदाय अर्थवान्‌ 
है। उसका.एकदेश आस्‌ या शा ये अनर्थक हें । उनमें अलोन्त्य० का नियम 
नहीं हो सकता । नानर्थकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे यह परिभाषा हे । ` इसका 
अर्थ हे--भनथेक शब्द भे अलोन्स्य परिभ।प्रा नहीं लगती । 


क्या सामान्य रूप से सभी अनथकों में अलोन्त्य परिभाषा नहीं लगती ? 


नही । ऐसा नहीं । अभ्यासविकारों को छोड़ कर ।. अभ्यास भें क्योंकि शब्द 
की ही भावृत्ति होती हे, अर्थ की नदी । इस लिये अभ्यास अनथैक माना जाता 
है । उस में तो अलोन्त्यविधि इष्ट दै । अन्य अनर्थकों में नद । जैसे- श्रमामित, 
अर्तिपिपरत्योश्च इन भभ्यासविकार सूत्रों के उदाहरण बिभर्ति पिपर्ति में ख पृ 
के अनर्थक अभ्याप्त जो भ प हैं उनके अन्त्य अक्षर अकार को इकार होता है । 


नानथकेऽसोरत्यनिधिरनभ्यासविकारे"इस. परिभाषा केःक्या जयोजन हैं ? 





६६८ व्याकरणसद्दा भाष्य 


प्रयाजनमव्यक्तानुकरणस्यात इतो । 
अव्यक्तानुकरणस्यात इतावित्यन्त्यस्य प्राप्नोति। अनर्थकेञ्लोन्त्य- 
विधिनेति न दोषो भवति। `| ै 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌। आचार्यप्रचुत्तिज्ञापपति नान्त्यस्य पररूपं 
भवतीति । यदयं 'नाघ्रेडितस्यान्त्यस्य तु वे'त्याह । 


्वसोरद्भावम्यासळोपश्च । 
घ्वसोरद्धावभ्यासलोपडचेत्यन्त्यस्य प्राप्नोति। अनर्थकेऽलोन्त्य- 
विधिनेति न दोषो भवति | 


पतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । पुनरलोपवचनसामर्थ्यात्‌ सर्वस्य 
भविष्यति । 


अन्यक्तानुकरणस्पात इतौ यह सूत्र प्रयोजन हे ।. पटत-इति पटिति | यहाँ 


,देति शब्द परे रहते अग्यक्तानुकरण पटत्‌ शब्द के अनथक अत्‌ शब्द को कहा 
हुभा पररूप उसके अन्त्य तमार को प्राप्त होता है.। नानर्थकेऽलोन्त्य० से अन्त्य 
को न हो कर सर्वादेश दो जाता हैं । 

यह कोई प्रयोजन नहीं । आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक हे 
कि पटत्‌ के अन्त्य तकार को पररूप नहीं होता । यह जो नाप्नेडितस्यान्त्यस्य तु वा 
इल उत्तर सूत्र द्वारा अन्त्य तकार का विकल्प से पररूप विधान करता है। 
उससे यह बात सिद्ध होतो हे । 


ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपरच यह सूत्र प्रयोजन हे । दहि धेहि यहां घुसंशक दा 

धा धातुओं से लोट भें हि परे रहन घ्वसोरेद्धा> से विधीयमान दा धा के अभ्यास 

- का लोप उनके अन्त्य अक्षर आकार को प्राप्त होता है। नानर्थकेऽलोन्त्य० से 
अन्त्य को न ददोकर सवादेश हो जाता है।' 

यह भी कोई प्रयोजन नहीं। ठोपो यि से लोप की अनुवृत्ति .आने पर 


` १. नानर्थेकेऽछोन्त्यविधिः० इस परिभाषा में अनभ्या्तविकारे यह निषेध 
अभ्यासलोप में नहीं लगेगा । क्योंकि वह निषेध अभ्यास के रूपवान्‌ विकार में ही 
है॥ अभ्यास का लोप तो रूप रहित होता है ` इस लिये अभ्यास विकार में अभ्यास 
का लोप नहीं माना जायगा तो घ्यसोरेद्वा० से विधीयमान अभ्यासलोप भी नानर्भके० 
` इस परिभाषा का प्रयोजन बन जाता है। लोप और विकार में भेद होता है इस विषय 
ह गम वश विकारण: यह साकार वचन्‌ ०३६५ ४००४४ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 


नवम आह्विक | न ६६९ 


अथवा शिल्लोपः . करिष्यते । स शित्सवस्येति सर्वादेशो 
भविष्यति । 
ख तहिं शकारः कतेव्यः । 


न कतेव्यः । क्रियते न्यास एव । द्विशकारको निर्देश; । “घ्वसो- 
रेद्धावभ्यालोपश्षदचेति' । 


आपि छोपोऽकोऽनाचे । 
तिष्ठति सूत्रम्‌ । 
अन्यथा व्याख्यायते । 


आपि हलि लोप इत्यन्त्यस्य प्राप्नोति । अनर्थकऽलोन्त्यविधिनेति 
न दोषो भवति । 


र््...:फफफसससिससस सेक्स ”)5:ड:5क5सससनजफफण ममरफउफउक्‍उनक्‍पक्‍स्‍फ1पउक्‍प०5पउ-फफफ स सफन अर्चना 
घ्वसोरेद्धा० में फिर जो लोप वचन कहा दै उसके सामथ्य से सर्वादेश हो जायगा । 


अथवा अभ्यास लोप को. सित्‌ किया हुआ समझेंगे । उससे अनेकाल्शित्सवेस्य 
से सर्वादेश हो जायगा । 


तो फिर अभ्यास लोप में शित्‌ निर्देश करना चाहिये । 


` शित्‌ निर्देश की अळग भावइयकता नहीं। घसोरेद्धा० सूत्र में ही दो 
शकारवाळा अभ्यासलोपश्‌ श्च इस प्रकार निर्देश किया हुआ हे। एक इ.कार सर्वादेश 
के लिये समझ लिया जायगा । 
आपि लोपोऽकोऽनचि यह सूत्र प्रयोजन है। यह हलि लोपः (७२1११३) 
सूत्र का भथालुवाद है । 
बया आपि लोपोकोऽनचि से हलि लोपः सूत्र की सत्ता रह जाती है। 
हलि लोपः सूत्र की स्थिति तो यह नहीं है। उसकी भाकृति अन्य हे 


हलि लोपः यह सूत्र ही आपि लोपोडञकोड्नचि कह कर अन्यथा व्याख्यात 
किया हे । हलि लोपः सूत्र को ही तदर्थक अन्य शब्दों में कह दिया हे । अनाप्यकः 
से आपि, अकः ये दो पद लेकर हरि के स्थान में अनचि करके आपि लोपोऽ 
कोऽनचि यह निर्देश कर दिया हे । हमारा तात्पय हरि लोपः सूत्रसे दी द्दै। 
ओभ्याम्‌ यहां इदम्‌ शब्द से हछादि विभक्ति भ्याम्‌ परे रहते हलि लोपः से 
विधीयमान इदम्‌ के इद्‌ भाग का लोप इदू के अन्त्य दकार को प्राप्त होता हे 
नानथेकेडलोन्त्य > से अन्त्य दकार का लोप न होकर सम्पूर्ण इद्‌ भाग का लोप हो 


>. 
जाता द्व ॥ (९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६७० ` य्याक्ररणमद्दाभाष्य 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । अन एच लोपं वक्ष्यामि । 

तदनो ग्रहण कतंव्यम्‌ । 

न कर्तव्यम्‌ । प्रकृतमनुवर्तते । क प्रकृतम्‌ । अनाप्यक इति । 

तह प्रथमानि दिएं पष्टीनिर्दिएन चेहार्थः । 

हलीत्येषा सप्तमी अनिति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति तस्मि- 
न्निति निर्दिए पूवस्येति । 

अत्र छोपोऽभ्यासस्य | 
अन्त्यस्य प्राप्नोति । नानर्थकेःलोन्त्यविधिरिति न दोषो भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । अत्र ग्रहणखामर्थ्यात्‌ सर्वस्य ` 


ˆ भविष्यति । 


यह भी कोई प्रयोजन नहीं । हलि लोपः सूत्र से इद्‌ भागका लोप न 
कहद कर अनाप्यकः से हुए अन. आदेश का ही लोप कह देंगे । आभ्याम्‌ में इदम्‌ 
के मकार को त्यदाद्यत्व पररूप होकर "इद-भ्याम्‌ इस स्थिति में अनाप्यकः से इद्‌ 
को भन्‌ आदेश होकर हरि लोपः से क्षन्‌ के भन्त्य नकार का लोप हो जायगा 
तो शेष दोनों अकारों के पररूप हो जाने से आभ्याम्‌ यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा । 

फिर तो हरि लोपः भें अन्‌ ग्रददण करना होगा । 


अन्‌ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। ऊपर से प्रकृत चला आ रहदा हें। 
कहां स? अनाप्यकः से । उसी को अनुवृत्ति हलि लोपः में हो जायगी । 

चद्द तो प्रथमाविभक्ति से निदिए है । यहां षष्ठी से प्रमोजन हें । 

इरि लोपः में इलि यह सप्तमी अन्‌ इस प्रथमा को तस्मिन्निति निदिट्रे पूर्वस्य 
के नियम से षी मं बदल देगी तो अर्थ होगा--हलादि विभक्ति परे रहते इद्म्‌ 
के स्थान में हुए अन्‌ का लोप होता है । 

अत्र लोपोऽभ्यासस्य यह सूत्र प्रयोजन है । पित्सति दित्सति इत्यादि सन्नन्तों 
भंमीमाघु आदि धातुओं के अभ्यास का अन्त्य अक्षर का लोप प्राप्त होता है । 
नानर्थकेलोन्त्य० से भन्त्य का न होकर सम्पूर्ण अभ्यास का लोप हो जाता हे । 


यह भो कोई प्रयोजन नहीं । अत्र लोपोऽभ्यासस्य में अत्र ग्रहण के सामथय 


——— ee 


१. क दम" यह साक अब्द रुप हे, इसका इदू-ऊर्प हे भाग अनेका हे i 


नवम आह्विक ६७१ 


स्त्यन्यदत्रश्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । सन्नधिकारो5पेद्दयत । 
इह मा भूत.ददी दधौ 


अन्तरेणाप्यत्र ग्रहणे सन्नधिकारमपेक्षिष्यामहे । 


संस्तर्हि सकाराद्रिपक्ष्यते । सनि सकारादाविति! इह मा 
भूत-जिज्ञपयिषति इति । 


अन्तरेणाप्यत्रग्रहण सनं सकारादिमपेक्षिष्यामहे । 


प्रक्रवयस्तल्लैपेक्ष्यन्ते ।. पतासां प्रकृतीनां लोपो यथा स्यात्‌ । 
ह मा भूत्‌-पिपक्षति । यियक्षति। 


1077 = 


सेर सम्पूण अभ्यास का छोप.द्दो जायगा । 

अन्न ग्रहण का तो अन्य प्रयोजन हे । क्या? सनि मौमाघुरभलभ० से 
प्रक्रान्त सन्‌ प्रत्यय का अधिकार अपेक्षित है। अत्रऱ्यहां । अर्थात्‌ सन्‌ प्रत्यय 
में ही अभ्यास का लोप हो । ददौ, दधौ यहां सन्‌ भिन्न प्रत्यय में अभ्यास का ळोप 
न हो इसके लिये अत्र ग्रद्वण रह सकता है। 

अत्र ग्रहण के बिना भी सन्‌ प्रत्यय का अधिकार स्वरितत्व प्रतिज्ञा से 
अपेक्षित किया जा सकता हे । 

तो फिर अम ग्रहण का प्रयोजन यद्द हे कि सकारादि सनू में ही अभ्यासलोप 
हो । इडादि सन्‌ सें न हो । जैसे--ज्ञपयितुमिच्छति जिज्ञपयिषति यद्वां णिजन्त ज्ञपि 
धातु से लन पर रहते सनीवन्तर्धभ्रश्जदम्भु० से पक्ष में इडागम हुआ है । सकारादि 
सभ्‌ परे न होने से अभ्ग्रासलोप नहीं होता । इडभाव पक्ष मै सकारादि सन्‌ दोने 
से शीप्सति यहाँ अभ्यासलोप हो जाता है। 


अग्न ग्रहण के बिना भो सकारादि सतू की अपेक्षा हो जायगी । 


लो फिर अत्र ग्रहण का प्रयोजन यद्द हे कि मीमा घुरभू लमू भादि 
प्रकृतियों ले ही सन्‌ में अभ्यासलोप हो। अन्य प्रकृतियों से न हो। जेसे-- 


पक्तुमिच्छति पिपक्षति। यष्टुमिच्छति यियक्षति यद्दा पच यज्ञ घानुओं से सन्‌. 


परे रद्दते अभ्यासलोप नहीं होता । 





२. अत्र ग्रहण के सामर्थ्य से। सनि मी मा- इत्यादि सूत्रों में सन्‌ का निर्देश 
होने पर जो दुबारा अन्न शब्द से सन्‌ का परामश किया है उसका यही प्रयोजन है 
कि सन्‌ . परे रहते जितना भी अभ्यास करके शहीत होता है, उस सारे का लोप 


होता ह्‌ ८००. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६७२ व्याकरणमहाभाष्य 


अन्तरेणाप्यत्रग्रहणमेताः प्रझतीरपेक्षिष्यामहे । 
विषयस्तहापेक्ष्यत । 'सुचोऽकमेकस्य गुणो वे'ति। इह मा सूत्‌-. 
सुसुक्षति गाम्‌ इति। 


अन्तरेणाप्यत्रग्रहणमेतं विषयमपे क्षिष्यामहे । कथम्‌। अकर्मक- 
स्येत्युच्यते । तेन यत्रैवायं मुचिरकर्मकस्तञ्रैव भविष्यति । तस्मा- 
` न्नाथांऽनया परिभाषया नानथकेऽलोन्त्यविधिरिति । 


अळोन्त्यातूर्वोऽछ्पधेति वा । 


अथवा व्यक्तमेव पठितव्यम्‌। अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वोऽल्‌ उपधासंशो 
भवतीति। 


अत्र ग्रहण के बिना भी मीमा घु रभु ल्भ्‌ आदि प्रकृतियां प्रकरण से समझ 
ली जायेंगी । 


तो फिर अत्र ग्रहण का यह प्रयोजन है कि निङ्चित विषय में ही निश्चित 
प्रकृतियों से सन्‌ में अभ्यास का लोप हो। जैसे-मुचोऽकर्मकस्म गुणो वा इस 
सूत्र से अकमक विषय में ही सुच धातु से सन्‌ में अभ्यासलोप होता हे । 
मोक्षते वत्सः स्वयमेव यहाँ अकर्मक होने से अभ्यासलोप हो गया । किन्तु मुमुक्षति 
गाम्‌ यहां सकमक होने से सुच्‌ घातु के अभ्यास का लोप नहीं होता । 





झन्न अहण के बिना भी निड्चित विषय समझ छिया जायगा। केसे? 
झुचोऽकर्मकस्य० सें अकर्मकस्य कहा दै तो जहां सुच धातु अकर्मक होगी. उसी 
विषय से अभ्यासलोप होगा | अन्यन्न न होगा । इस लिये सब प्रयोजनों के 
अन्यथा सिद्ध हो जाने से नानर्थकेऽोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इस परिभाषा की 
कोई क्षावइयकता नहीं है ।' 


अथवा अलोन्त्यात्‌ पूर्वोचछू उपधा इस प्रकार स्पष्ट ही एक और अल 
ग्रहण करं देना चाहिये। जिससे उपधा संज्ञा में अन्त्य भी अळू ही ल्या 
जाय और उससे पूर्व भी अळू ही छिया जाय । तब कही दोष न होगा । ; 





१. यहां भाष्यकार ने प्रयोजनों की अन्यथासिद्धि दिखा कर नानर्थके० इस 
` परिभाषा का खण्डन कर दिया है। इससे अळ्संघात में भी अलोन्त्यविधि 
शिष्ट: शिष्टवान्‌ इत्यादि बन जायेंगे ऐसा भाष्यकार को संमत मालूम होता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri * 


मान कर _ 





नवम भाहिक ३७३ 
तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 
न चक्तब्यम्‌ । 
अधचनाल्छोकविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ । 


अन्तरेणापि वचनं लोकविज्ञानात्‌ सिद्धमेतत्‌। तद्यथा लोके 
अमीषां ब्राह्मणानामन्त्यात्पू्च आनीयतामित्युक्ते यथाजातीयको ऽन्त्यस्त- 
थाजातीयकोऽन्त्यात्पूर्व आनीयते । 


तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवेस्य ॥१।१।६६॥ 


तस्मादित्युत्तरस्य ॥ १।१।६.७।॥ 
किसुदाहरणम्‌ ? 


पाल 


तो फिर अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वोञ्छुपधा ऐसा कह देना चाहिये । 








नहीं कहना चाहिये। बिना कहे ही लोकल्यवदार से यह बात जान ली 
जायगी । जैसे लोक में इन ब्राह्मणों में अन्त्य से पूर्व को लाइये ऐसा कहने पर 
जिस प्रकार का अन्त्य हे उसी प्रकार का उससे पूर्व छाया जाता है। बाह्मणों 
सं अन्त्य यदि ब्राह्मण है तो उससे पूर्व भी ब्राह्मण ही लाया जायगा । 
अथवा जैसे ब्राह्मणों भें अन्त्य मजु॒य्य है तो उससे पूव भी मनुष्य ही लाया. 
जायगा, पछ आदि नहीं छाया जायगा । यहाँ भी अन्त्य अळ से पूवं अळ ही लिया 
जायगा, अळू सकुदाय नही । इस प्रकार सूत्र से ही इष्ट उपधासंज्ञा होकर काम 
चल जायया ।' 


इस सूत्रों के क्या उदाहरण हैं ? 


१, भाष्यकार ने यहां अळू ग्रहण को अन्त्य विशेषण मान कर उक्त दोष के 
समाधान द्वारा अछः यह पञ्चमी एकवचन स्वीकार किया है। यदि अळः को 
प्रथमा बहुवचन या निर्धारण षष्ठी का एकवचन मान लें तो भी उक्त लोकव्यवहार 
सेदोष न होगा । प्रथमा पक्ष में अरः यह जाति में बहुवचन निर्देश है। अवधि 
और अवधिमत्‌ को तुत्यजातीय मानने से अन्त्य अळू से यही अर्थ अवगत होगा । 
षष्ठी पक्ष मै निर्धारण तुल्यजातीय का होता है इस कारण अलो में जो अन्त्य है 
वह अरू ही लिया जायगा। उससे पूर्व भी तज्जातीय अळू ही ग्रहीत द्योगा इस 

. भ्रकार तीनों पक्ष-निर्देष5सिद्ध/हो जाते दैँ1॥०४००, New Deni. Digitized by eGangotri 





६७४ व्याकरणमहाभाष्य 


इह तावत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति इको यणचि’ दध्यत्र 
मध्वत्र। इह तस्मादित्युत्तरस्येति “दथन्तरुपसर्गश्यो5प ईत्‌’ । द्वीपम्‌। 
अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । 
अन्यथाजातीयकेन राब्देन निर्देश! क्रियते । अन्यथाजातीयक 
उदाहियत । 
` कि तह्योदाहरणम्‌ ? 


इह तावत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति “तस्मिन्नणि च युष्माका- 
स्माकाचि'ति। तस्मादित्यृत्तरस्येति। तस्माच्छसो नः पुंसी'ति । 


इद्‌ चाप्युदाहरणम्‌ इको यणचि, इधन्तरुपसगेभ्योऽप ईदिति । 
कथम्‌ । सर्वनाम्नायं निर्देशः क्रियते। सर्वनाम च सामान्यवाची । 
` तत्र सामान्ये निर्दिष्टे विशेषा अप्युदाहरणानि भवन्ति । 


कि पुनः सामान्यं, को विशेषः ? 


तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवस्य के तो इको यणचि दध्यत्र मध्वत्र ये उदाहरण 
हैं । और तस्मादिःयुत्तरस्य के यन्तरुपसंगैभ्योऽप ईत्‌ । द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । 
ये उदाहरण हें । इको यणचि में अचि सप्तमी है। उसके परे रहते अव्यवहित 
पू इक्‌ के स्थान में यण्‌ हो जाता दै तो दध्यत्र मध्वत्र बन जाते हैं । हृयन्तरुप- 
'स्गेभ्योऽप इत्‌. मै द्वधन्तरुपसगेभ्यः यह पञ्चमी दै । उससे अव्यवहित परे अप्‌ 
शब्द्‌ के अकार के स्थान में इंकार हो जाता है तो द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ समीपम्‌ 
बन जाते हैं । 

अन्य प्रकार के शब्द से सु». में निर्देश किया है ।. अन्य प्रकार के आप 
उदाहरण दे रहे हैं । ये सूत्र निर्देशानुकूल उदाहरण नहीं हैं । 

फिर सूत्र नि्देशानुरूप उदाहरण क्या होने चाहिये ? 


तस्मिन्निति निर्दिष्ट० का तो तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ और तस्मादित्युत्तरस्य 
का तस्गाच्छसो नः पुंसे ये उदाहरण दोने चाहिय । 


ये भी उदाहरण ठीक हें- इको यणचि, द्रयन्तरुपसगेभ्योऽप इत । क्योंकि 
तस्मिन्‌ तस्मात्‌ ये सर्वनामसंज्क तद्‌ शब्द के निर्देश हैं। और सर्वनामशब्द 
सामान्य अर्थ के वाचक होते हैं। उनसे सभी का बोध हो जाता है। उसमें 
सामान्य तद्‌ शब्द के निर्देश में विशेष उदाहरण भी हो सकते हैं । 
सामान्य क्या हे और 


क्या दै ? 
C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





नवम आह्निक ६७५ 
गौः सामान्यं छृप्णो विशेषः । 
न तहीदानीं कृष्णः सामान्यं गौर्विशेषो भवति | 
भवति च। 
यदि तर्हिं सामान्यमपि विशेषो, विशेषोपि सामान्यं, सामान्यः 
विशेषौ न प्रकल्पेते । 


प्रकल्पेत च। कथम्‌। विविक्षातः। यदास्य गौः सामान्येन 
विवक्षितो भवति कृष्णो विरोषत्वेन, तदा गौः सामान्य, कृष्णो विशेषः 
यदाऽस्य कृष्णः सामान्येन विवक्षितो भवति गोर्विशेषत्वेन तदा कृष्णः 
सामान्यं, गोर्विशेषः 


कृष्ण (काला) बैल यहां गौ सामान्य है कृष्ण विशेष दै । 





क्या कृष्ण गौ यहां कृष्ण सामान्य और गौ (बैल ) विशेष नहीं दो सकता ? 
दो भी सकता है । 


जब सामान्य विशेष और विशेष-सामान्य हो सकता है तब सामान्य विशेष 
का ही निरचय नदी होता । इनकी निड्चित व्यवस्था नदी बनती । 


बनती भी है। केसे ? विवक्षा से। जब वक्ता की इच्छा गौ को सामान्य 
और कृष्ण को विशेष कहने की होती है तब गौ सामान्य और कृप्ण. विशेष हो 
जाता है । और जब वक्ता की इच्छा कृष्ण को सामान्य और गौ को विशेष कहने 
की होतो है तब कृष्ण सामान्य भोर गौ विशेष हो जाता दै। ताप्पयै यह दै 
कि जहां गो परिच्छेद्य दै और कृण्णत्व परिच्छेदक है वहां कृष्णत्व विशेष दै 
गोत्र सामान्य हे । जहां हृष्णत्व परिच्छेद्य है, गोत्व परिच्छेदक है वहां गोत्व 
विशेष है कृश्णत्व सामान्य है। इसी बात को अन्य आचाय इस प्रकार कहते 
हैं कि सामान्य विदोष की व्यवस्था बन सकती हे । किस प्रकार ? पिता पुत्र 
की तरह । जैसे वही किसी के प्रति पिता और किसी के प्रति पुत्र होता है वैसे 
यहां भी वही किसी के प्रति सामान्य आर किसी के प्रति विशेष हो जाता है । 
अर्थबोध के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों में ये सब से उत्तम प्रयोग हैं. जो 
सवैनाम सेज्ञक शब्दों के होते हें । इन से बहुत अधिक विषय व्याप्त हो जाता 
है। इसी लिये सप्तमीनिर्दिटे पूर्वस्य पम्चमीनिद्ट उत्तरस्य ऐसा निर्देश न 
करके तिन सक्षी थह सदना से निर्देशे कयां है ०५ by eGangotri 





६७६ व्याकरणमहाभाष्य 


आह--प्रकल्पेते च । कथम्‌। पितापुच्वत्‌ । तद्यथा स एच 

कंचित्‌ प्रति पिता भवति। कंचित्‌ प्रति पुत्रो अवति। एवमिहापि स 
एच कचित्‌ प्रति सामन्य कंचित्‌ प्रति विशषः। एते खल्वपि 
नेदेशिकानां वाततरका भवन्ति ये सर्वनास्ना निर्देशाः क्रियन्ते । एतहि 
बहुतरकं व्याप्यते । 

अथ किमर्थमुपसर्गनिर्देशः क्रियते ? 

शाब्दे सप्तम्या निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यं यथा स्यात्‌। अर्थे मा भूत्‌ । 
जनपदे अतिशायने इति । 


कि गतमेतदुपसर्गेण । आहोस्विच्छन्दाधिक्यादर्थाधिक्यम्‌ । 


गतमित्याह । कथम्‌ । निरयं बहिर्भावे । तद्यथा निष्क्रान्तो ` 
देशात्‌ निर्देशः | बहिदेंश इति गम्यते। .शब्दशच शब्दाद्‌ बहिभूंतः 


अर्थोऽबहिभूतः । 


` निर्दिष्ट शब्द में निर्‌ उपसर्ग सहित दिश धातु का निर्देश किस लिये 
किया दै । अर्थात्‌ सूत्र में निर्दिष्ट म्हण का क्या प्रयोजन दे ? तस्मिगिति पूर्वेस्य 
इतना ही सूत्र क्यों न बना दिया ! 


तस्मिन्निति पूर्वस्य इतना सूत्र होने पर सप्तमी के अर्थ में भी अब्यत्रहित 
पूवे को कार्य प्राप्त हो जायगा। इष्ट है कि सप्तमी विभक्ति निर्दिष्ट रुब्द में 
ही अव्यवहित पूवे को काय़ हो। सप्तमी से कह हुए अर्थ में पूर्वको काये न हो । 
जैस--जन५दे छप्‌ , अतिशायने तमविष्ठणो यहां जनपद अतिशायन ये सप्तमी 
निर्दिष्ट अ्ै हैं. इको यणचि आदि में अचि आदि की तरह शब्द नहीं हैं। इस 
छिपे यदा जनपद परे रहते या भतिशग्र परे रहते अव्यवद्त पूथ को कारय होता 
है यह अर्थ न होगा । 


क्या यद्द अर्थ उपसग विशिष्ट निर्दिष्ट शब्द से निकर भी जाता है या 
केवळ शब्द के आधिक्य से अर्थ के आधिक्य की कल्पना की जा रही है । 


निर्दिष्ट शब्द. से यह अर्थ निकल आता है। क्योंकि निर यह उपसर्ग 

बहाव अथै में प्रयुक्त होता है। जैसे --देशात निर्गतः निदेशः। यहां देस 

स बाहर निकला हुआ अर्थ समझा जाता दै। शब्द से शब्द ही बाहर निकला 

, हुआ होता दै अर्थ नहीं। अर्थ तो शब्द के साथ नित्य सम्बद्ध रहता हे इस 
' लिये निर्दिष्ट ग्रहण से सप्तमी दिभफि वाळे शब्द में ही अच्यवहित पू को 
__ काये होगा । सप्तमी के अर्थ में पूर्व को कार्य न होगा 


C-0. Prof. Satya पू hastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 







नवस आहिक ६७७ 
अथ निर्दिष्टग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
निर्दिष्टग्रहणमानन्तर्याधम्‌ । | 
निर्दिष्टग्रहणं क्रियते । आनन्तर्यार्थम्‌। आनन्तर्यमात्रे' कार्य यथा 


स्यात्‌। इको यणचि। दध्यत्र | मध्वत्र । इह मा भूत्‌ समिधो । समिघः। 
दृषदो । दृषदः । 


किमर्थ पुनरिदमुच्यते ? 
तस्मिस्तस्मादिति पू्वोत्तरयोर्योगयोरविरेषान्नियमार्थं वचनं 
दध्युदकं पचत्योदनम्‌ । 


तस्मिन्‌ तस्मात्‌ इति पूर्वोत्तरयोयागयोरविरोषान्नियमाथाऽ- 





$ 


फिर भी सूत्र में विशेषरूप से निर्दिष्ट ग्रहण ही क्यों क्रिया । तस्मिन्निति 
शब्दे पूयस्य ऐसा सूत्र क्यों न बनाया । उससे. अर्थ की व्यातृत्ति हो जाती । 

निर्दिशम्रहण विशेष रूप से इस लिये किया है कि सप्तमी निर्देश में 
अव्यवद्वित पूवे को कार्य हो। व्यवधान में पूर्वको कार्य न हो। आनन्तये का 
अर्थ अव्यवधान है । इक्रा रणचि से विधीयमान यण्‌ दष्यत्र मध्वत्र यद्वां दुधिम-भत्र, 
मधु+अत्र इस अवस्था सें अन्न का अकार अच्‌ परे रहते अय्यत्रादित पूवे इक 
के स्थान में होता हे । किन्तु समिधौ समिधः दघदी दपरः यहाँ समिश्+ओ 
जस्‌ । ध्यदू+भी जस्‌ इस अवस्था में भौ जस्‌ अच्‌ परे रहते धकार दकार भकार 
पकार से व्यवहित पूर्व इक्‌ के स्थान में नहीं होता । तस्मिन्निति शब्दे कहने पर 
अव्यवद्िित अर्थ नहीं निकल सकता था क्योंकि अच्‌ शब्द परे रहते इक्‌ शब्द 
तो व्यवहित भी प्रु होता है । निर्दिग्रहण से इक्‌ और अच दोनों निरन्तर 


उच्चारित होंगे तो अव्यवधान में ही पूर्वी को कार्य होगा। व्यवधान में नदी । 
व्यवधान में दोनों का साक्षात्‌ उच्चारण एवं निर्देश नहीं बनता ।' 


य सूत्र क्यों बनाये हें । ` ; 
तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य और तस्मादित्युत्तरस्प ये दोनों सूत्र क्रम से 
पू और पर को का! का नियम करने वाळे इस लिये बनाय हैं कि लोक में 





१. आनन्तर्यमेय=भानन्तभैमात्रम्‌। मात्रै कारस्न्ये्वधारणे । मयूरव्य॑स- 
कादि समास है। 
२०८ निदि सहजो जिरता, अर्थ, मे.दै, दिउ हर्‍्जापएणार्थक है । 


३७८ ओज. च्याकरणमहाभाष्य 


यमारस्भः । ग्रामे देवदत्तः । पूर्वः पर इति सन्देहः । ग्रामाद्‌ देचद्‌त्तः 
पूर्वः पर इति सन्देहः । एवमिहापि दध्युदकं पचत्योदनम्‌। उभाविकौ । 
उभावचौ । अचि पूर्वस्य अचि परस्येति संदेहः । तिङ्ङतिङ इति 
अतिङः पूर्वस्य अतिङः . परस्येति सन्देहः। इष्यते चाचि पूर्वस्य 
स्यात्‌ । अतिङश्च परस्येति । तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति नियमार्थ 
वचनम्‌ । एवसर्थमिदमुच्यते । 
अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तर्हीति । अथ यत्रोभयं निर्दिश्यते , 
` कि तत्र पूर्वस्य कार्य भवति आहोस्वित्‌ परस्येति । 


OT 


उभयनिर्देशे बिप्रतिषेधात्‌ पञ्चमीनिर्देशः । 


उभयनिदैरे विप्रतिषेधात्‌ पञ्चमीनिर्देशो भविष्यति । 





सप्तमी और पञ्चमी के निर्देश में पूवे पर का सन्देह दे । ग्रामे देवदत्तः या 
ग्रामात्‌ देवदत्तः ऐसा कहने पर यह नहीं पता लगता कि ग्राम में देवदत्त पूवं है या 
पर है। ग्राम से देवदत्त पूतने है या पर है। पूर्व और उत्तर अर्थात्‌ पर इन 
दोनों अथौ में अविशेष हे । कोई विशेष नहीं मालम होता। इसी तरह यहाँ 
भी दध्युदकम्‌ ( दधिञ+उदकम्‌) पचत्योदनम्‌ ( पचति+ओदनम्‌.) में दोनों दी 
इक्‌ हैं। दोनों ही अच हें । दधिका इकार इक्‌ भी है अच भी है। उदकम्‌ 
का उकार इक्‌ भी है अच भी है। इको यणचि से इक्‌ को यण्‌ करने में सन्देह 
हे कि अच्‌ में इक्‌. को यण्‌ हो। पूर्वे इक्‌ को या पर इक्‌ को। पचति ओदनम्‌ 
या ओदनं पचति य़ा तिङ्ङतिङः से तिङ्‌ को निघात करने में सन्देह है कि 
अतिङ्क से पूर्व तिङ्‌ को निघात हो या पर तिङ्‌ को। इष्ट दै कि अच्‌ परे 
रहते पूवे इकू को यण्‌ हो, पर इक्‌ को न हो। अतिङः से परे तिङ को निघात 
हो। पूं तिङ को निघात न हो। यह बात बिना यत्न के सिद्ध नदीं होती 
इस लिये ये दोनों सूत्र नियमाथे बनाये हैं । 


सूत्रों का यद प्रयोजन ठीक है किन्तु जहां सप्तमी और पन्चमी दोनों 
विभक्तियों का एक साथ निर्देश है वहां क्या पूर्वे को कार्य होता है या पर को? 

दोनों विभक्तियों के एक साथ निर्देश में तस्मादित्युत्तरस्य इस पञ्चमी- 
निर्देश के सूत्र कम में पर होने से विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ के नियम से पञ्चमी 
का निर्देश ही बलवान्‌ माना जायगा उससे पूते को कार्य न होकर पर को ही 
कार्य होगा । उभयनिदेशर,. निश्नतिषिधा तप ज्तमी शिश; यह, परिभाषा, है... 





नवम आहिक ६७६ 
कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनमतो ळसावेधातुकानुदात्तत्ने । 


वक्ष्यति 'तास्यादिभ्यो ऽचुदात्ततवे सप्तमीनिदैशो ५भ्यस्तसिजर्थ' 
इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे तास्यादिभ्यः परस्य छसावंधातुकस्य लसाचे- 
घातुके परतस्तास्यादीनामिति सन्देइः। तास्यादिभ्यः परस्य लसार्व- 
घातुकस्य । 2 
बहोरिष्ठादीनामादिलोपे । 
बहोरुत्तरेषामिष्ठमेयसाम्‌ । इष्ठेमेयःखु परतो. वहोरिति सन्देहः । 


` बहोरूत्तरेषामिप्ठे पेयसाम्‌ । 


गोतो गित्‌ । 


गोतः परस्य सवेनामस्थानस्य सर्वनामस्थाने परतो गोत इति 
सन्देइः | गोतः परस्य सर्वनामस्थानस्य! 





उभयनिर्देशे विप्रतिषेधात्‌० इस परिभाषा के क्या प्रयोजन हैं ? 


तास्यनुरात्ते न्ङइदुपदेशाल्लसार्वधातुक्रमनुदात्तमहिन्वङोः यहद सूत्र प्रयोजन है। 
तास्यनुदात्तेत्‌० सूत्र में तासि अनुदात्तेत्‌ छित्‌ अदुपदेशात्‌ यद्ग पञ्चमी निर्दिष्ट है। 
लसार्वधातुकम्‌ यह प्रथमान्त हे । किन्तु आगे अभ्यस्तानामादिः आदिः सिचः 
सूत्रों के लिये लसावधातुकम्‌ इस प्रथमान्त को सप्तम्यन्त बनाने के लिये यह 
वचन कहेंगे कि--तास्यादिभ्योऽनुदात्तत्वे सप्तमीनिर्देशोऽभ्यस्तसिजथ ईत। उससे 
लसावंधातुके यह सप्तमी निर्दिष्ट हो जायगा । तब दोनों में सन्देह होता दै 
तासि आरि ले परे लूसावंधातुक को अनुदात्त हाँ या लसार्वधातुक परे रहते तासि 
आदि को अनुदात्त हो । ` पञ्चमी निर्देश के बलवान्‌ द्वोने से पर को कार्य होगा 
तो लसावंधातुके यह सप्तमी षष्टी में बदल जायगी। उससे लसार्वधातुक को 
अनुदात्त हो जाता है । 


बहोलोपो भू च वहोः यह सूत्र प्रयोजन है । यहाँ बहोः यह पञ्चमी है । 
पूर्वीनुक्रान्त इष्टेमेयःसु यह सप्तमी है । दोनों में सब्देह दै कि बहु शब्द से परे 
इछन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ का लोप हो या इष्ठन्‌ आदि परे रहते बहु शब्द का 
झोप हो, पन्चमीनिर्देश के बलवान्‌ होने से पर को कार्य होगा तो बहु शब्द से 
परे इष्टन्‌ आदि का झोप हो जाता हवै । 


गोते... णिव.. यह, सूत्रञसयोजत है), ओत यह, प्रलचमी दवै पूर्वानुक्रान्त 





६८० र व्याकरणमद्दाभाष्ये 
रुदादिम्यः सार्वधातुके । 
रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य । सावंधातुके परतो रुदादीना- 
मिति सन्देहः । रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य । 
आने मुगीदासः । 


आस उत्तरस्यानस्य । आने परत आस इति सन्देहः! आस 
डत्तरस्य आनस्य । | ; 


आभि सत्रैनाम्नः सुट्‌ । 


सर्वनाम्न उत्तरस्यामः। आमि परतः सचनास्न इति सम्देहः । 
सवेनास्न उत्तरस्यामः । 





सर्वनामस्थाने यह सप्तमी दे । दोनों में सन्देह है कि गो शब्द से परे सर्वनाम- 
स्थान को णिद्वत्‌ होता है या सर्वनामस्थान परे रहते गो शब्द को णिद्वत्‌ होता 
हे । पश्चमी निर्देश के बलवान्‌ होने से पर को काये होगा तो गो शब्द से परे 
सर्वनामस्थानं को णिद्वत्‌ हो जाता दै । 


रुदादिभ्यः सावधातुक ` यह सत्र प्रयोजन हे । रुदादिभ्ग्रः यह पञ्चमी हे । 
सावधातुके सप्तमी ई। दोनों भे सन्देह है कि रुदादि से परे सार्षधातुक को 
इट्‌ हो या सावधातुक से परे रुदादि. को इट द्दो। पञ्चमीनिदेश के बलवान 
होनेः से पर को. कार्य होगा तो रुदादि से परे वलादि सार्वधातुक को इट्‌ हो 


जाता हं । 


ईदासः यह सूत्र प्रयोजन हे । आसः यह पञ्चमी हे । आने सुक्‌ से अनु- 

बृत्त आने सप्तमी है । दोनों मे सन्दइ है कि आस से परे आन को इंकार दो 

या आन परे रहते आस्‌ को इंकार हो। पञ्चमीनिर्देश के बलवान्‌ होने से पर 
को कार्ये होगा तो आस्‌ से परे आन को ईकार हो जाता है। 


आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ यह सूत्र प्रयोजन है । आमि यह सप्तमी है । 

सवेनाम्नः पन्चमी है । दोनों में सन्देह है कि सर्वनाम से परे आम्‌ को सुट्‌ हो 

या आम्‌ परे रदते सर्वनाम को सुट्‌ दो। पब्चमीनिर्देश के बलवान होने 
सपर को काय होगा तो सर्वनाम से परे आम्‌ को सुद हो १ र 
ew 6. Digitized by eGangotri 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectio, 





नवम आह्िक | ६८१ 


घर्डित्याणू नद्याः । 
नद्या उत्तरेषां ङितां, ङित्छु परतो नद्या इति सन्देहः । नद्या 
उत्तरेषां ङिताम्‌ । 
याडापः । 


आप उत्तरस्य ङितः, ङिति परत आप इति सन्देहः। आप 
उत्तरस्य ङितः 


.ङमो हृस्वादचि डमुण्‌ नित्यम्‌ । 
ङम उत्तरस्याचः, अचि परतो ङम इति सन्देहः । डम उत्तरः 
स्माचः। 
विभाक्तिविशषनिर्देशानवकाइत्वादाविप्रातिषेधः 
विभक्तिविरोषनिदेशस्यानवकारात्वादयुक्तो विप्रतिषेधः । सर्वः 


जचात्र कृतसामथ्या सतमी। अकृतसामर्थ्या पञचपीति कृत्वा पञ्चमी 
शो भविष्यति । 





आणू नयाः यह सूत्र प्रयोजन है । नद्याः पञ्चमी है । घोडिंति से अनुतत्त 
ङिति सप्तरी हे । दोनों में सन्देह है कि नदी संक से परे ङित्‌ विभक्ति को 
आटू हो या ङित्‌ विभक्ति परे रहते नदीसंशक को आर्‌ हो। पञ्चमीनिर्देश के 
बलवान्‌ होने से पर को कार्य होगा तो नदीसंज्ञक से परे कित्‌ विभक्ति को आद्‌ 
हो जाता है । 

याडापः यह सूत्र योजन है । आपः पञ्चमी हे । घोर्डिति से अनुवृत्त 
ङिति सप्तमी हं । दोनों में सन्देह है कि आइन्त से परे ङित्‌ विभक्ति को याट 
हो था ङित्‌ विभक्ति परे रहते आवन्त को याट्‌ हो। पञ्चमीनिर्देश के बलवान्‌ 
होने से पर को कार्य होगा तो आबन्त स परे डित्‌ विभक्ति को याद हो जाता दै । . 


ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ यह सत्र प्रयोजन हे । ङमः यह पञ्चमी है । 
अचि सप्तमी है। दोनों में सन्देह हे कि ङम्‌से परे अच्‌ को ङमुट हो या 
अच परे रहते ङम्‌ को डसुट्‌ हो । पञ्चमीनिर्देश के बलवान्‌ होने से पर को कार्य 
होगा तो ङम्‌ से पेर अच को ङमुट्‌ हो जाता है ।! २ 


उक्त सूत्रों वारे सप्तमी पन्चमी विभक्तियो के एक साथ निर्देश में 


१. ये प्रयोजन उदाहरणमात्र हे । परिंगणन नहीं किया गया है। दीको 
युडचि क्किति,(डः खि. छुट» "इस्वनद्यांपो'सुट्‌"आदि' अन्यः भनेक अंयोजनः ह 





६८२ व्याकरणमहाभाष्य 


यथार्थं वा षष्टीनिर्देरा:.! 


यथार्थ वा षष्ठीनिर्देशः कर्तव्यः। यत्र पूर्वस्य कार्यमिष्यते तत्र 
पूवस्य षष्ठी कर्तव्या | यत्र परस्य कार्यमिष्यते तत्र परस्य षष्ठी कतेब्या | 


स तहिं तथा निर्देशः कतंब्यः । 

न कर्तव्यः । अनेनैव प्रक्लप्तिर्भविष्यति । तस्मिन्निति निर्दि्ट पूर्वस्य 
षष्ठी | तस्मादित्युत्तरस्य षष्ठीति। 

तत्तर्हि षष्ठीग्रहणं कतेव्यम्‌। 

न कतेव्यम्‌ । प्रकतमनुवतते । क प्रकृतम्‌ । 'षष्ठी स्थानेयोगे'ति। 


पञ्चमी विभक्ति के विशेष रूप से अनवकाश होने के कारण यह विप्रतिषेध 
अयुक्त दे । दोनों .का विप्रतिषिध ठीक नहीं बनता । जब. दोनों सावकाश हों तभी 
विप्रतिषेध होता है । यहां उक्त सभी उदाहरणों में सप्तमी कृतसामर्थ्य है, 
सावकार दै। उसका साम्यं अन्यत्र क्षीण हो चुका हे । किन्तु पञ्चमी अकृत- 
सामथ्यं दे । उसका सामथ्ये कहीं उपक्षीण नहीँ हुआ। वह अनवकाश है । 
इस लिये अनवकाश होने से अपवाद होकर सप्तमी की स्वत: बाधक हो जायगी । 


'या फिर अर्थोनुसार षष्ठी विभक्ति का निर्देश कर देंगे। जहां पू को 
कार्ये इष्ट है वद्दां पूर्व में षष्ठी और जहां पर को कार्य इष है वहां पर में षष्टी 
विभक्ति लगा देंगे । 


फिर भअर्थांनुसार षडी विभक्ति का निर्देश कर दें । 


षष्ठी का निर्देश करने की आवश्यकता नहीँ । इन्ही सूत्रों से षष्टी की 
निष्पत्ति हो जायगी। प्रक्ळ'प्तःसिदि, निव्पत्ति) सप्तमी के निर्देश में पूवे को 
कार्य होने से पूरै में षष्टी और पञ्चमो के निर्देश में पर को कार्य होने से पर 
में षष्टी इन्द्र सूत्रों से सिद्ध हो जायगी । 


तो फिर इन्दर सूत्रों में षष्ठी का ग्रहण कर दें। जिससे ये ष्टी की निः्पत्ति 
कर सकें । 


उसकी भी आवश्यकता नहीं। षषी ग्रहण प्रकृत चळा भा रदा है । कहां 
से ? षष्ठी स्थानेयोगा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवस आह्विक १८३ 


प्रकरपकमिति चोन्नियमाभावः । 
प्रकल्पकमिति चेत्‌ नियमस्याभावः । उक्तं चैतन्षियमार्थोऽयमारम्भ 
इति । प्रत्ययविधौ खल्वपि पञ्चस्यः प्रकहिगकाः स्युः । तत्र को दोषः । 
'गुप्तिज्ञकिद्‌भ्यः सन्‌'। गुप्तिज्किद्भ्य इत्येषा पञ्चमी. सन्निति 
प्रथमायाः षष्ठीं प्रकरपयेत्‌ तस्मादित्युत्तरस्येति । 
अस्तु । न कडिचदन्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यते तत्रान्तर्यतः सनः 
सन्नेव भविष्यति । 


नैवे शक्यम्‌ । इत्संज्ञा न प्रकल्पेत । उपदेश इतीत्संश्ोच्यते । 


प्रककतिविकारान्यवस्था च । 


प्रकृतिविकारयोइच व्यवस्था न प्रकरपते। इको यणचि, अचीत्येषा 
सप्तमी यणिति प्रथमायाः षठ प्रकल्पयेत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति। 








यदि इन सूत्रों को षष्ठी का प्रकल्पक या निष्पादक मानते हैं तो ये 
नियम सूत्र नहीं रहते । जहाँ षष्ठी नहीं दै वहां ये षष्ठी निव्पन्न करेंगे । किन्तु 
हां षष्टी पहले से विद्यमान है जैसे-इको यणचि यद्वां इकः, वहां षषी प्रक्ळूष्ति की 
आवश्यकता न होने से नियम न हो सकेगा। एक साथ दो व्यापार ये सूत्र नहीं 
कर सकते । इधर षष्टी का निप्पादन भी और उधर नियम भी । अभी उपर कह - 
चुके हें कि ये नियमार्थ बनाये हैं। प्रकलपक मानने पर ये नियमार्थ नहीं 
रहते । दै 2 व 

दूसरा दोष यह भी है कि प्रत्ययविधि म भी पञ्चमी विभक्तियां षही 
की प्रकढिपका बन जायेंगी । उसमें क्या दोष हे? यही कि गुप्तिज किदूभ्यः सन्‌ 
में गुपृतिज्ञक्रिदूम्यः यह पत्रचमी सन्‌ इस प्रथमा को तस्मादित्युत्तरस्य के वचन 
से षष्ठी बना देगी। 


अच्छा बना देवे। सन्‌ को और कोई आदेश तो. कहा ही नहीं इसलिये 
अन्तरतम परिभाषा से सन्‌ के स्थान में सन्‌ ही आदेश हो जायगा। 


ऐसा नहीं हो सकता । आदि हुए सन्‌ में नकार की इत्संज्ञा नहीं हो 
सकेगी । इलन्त्यम्‌ से उपदेश में हळू को इत्संज्ञा कडी गई है। आदिष्ट सन्‌ 


उपदेश नहीं है । तीसरा दोष यह भी है कि- , 
: (कार ri Collection, ठं बनेगी i. Digitized by.eGangotri 
बर रे को व्यस्था नही यानी । विकार 





१८४ दु ग व्याकरणमद्ाभाण्य 
सक्षमीपञ्चम्योरच भावादुभयत्र षष्ठी प्रकढ्प्तिस्तत्रोभयकार्यप्रसङ्गः । 


सप्तपीपञ्चस्योइच भावादुमयत्र पष्ठी प्राप्नोति। तास्यादिभ्य 

येषा पञ्चमी लसार्वधातुके इत्यस्याः पष्ठी प्रकल्पयेत्‌ । तस्मादि- 

त्यत्तरस्येति। तथा लसात्रधातुक्े इत्येषा सप्तमी तास्यादिभ्य इति 

पञ्चस्याः पछी प्रकल्पयेत्‌ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्पेति। तत्र को 
दोषः । तत्रोभयकार्यप्रसङ्कः । तत्र उभयोः काय प्राप्नोति । 


नेष दोषः। यत्तावदुच्यते प्रकल्पकमिति चेन्नियमाभाव इति! 
मा भून्नियमः। सप्तमीनिदिष्ट पूवस्य पष्ठी प्रकल्प्यते । पञ्चमीनाद 
` परस्य । यावता सप्तमीनिर्दिष्टे पूर्वस्य पष्ठी प्रकल्प्यते पञचमीनिर्दिष्ट 
परस्य नोत्सहत सप्तमीनिर्दिए परस्य कार्य भयितुम्‌। नापि पञ्चमी 
निर्दिष्ट पूयस्य । यदप्युच्यते प्रत्ययविधो पञ्चम्यः प्रकल्पिकाः स्युरिति । 


आदेश । इको यणचि में इक यह प्रकृति है । यण्‌ विकृति है। अचि यह सप्तमी 
यण्‌ इस प्रथमा को षही बना देगी तो इक्‌ के समान यण्‌ भी प्रकृति हो जायगी । 
चौथा दोष यह भी हे कि-- 


सप्तमी पञ्चमी दोनों विभक्तियां जहां एक साथ निर्दिष्ट हैं वहां दोनों 
एक दूसेर को षष्टी बना देंगी तो दोनों के काय एक साथ प्राप्त होंगे । तास्यनु- 
दत्तेत्‌० सूत्र में तासिअनुरातेनडिदूअतुमदेशात यह पञ्चमो वक्ष्यमाण लसार्वधातुके 
यह सप्तमी को तस्मादत्युत्तरस्य के वचन से षष्ठी बना देंगी और लसार्वधातुके 
यह. सप्तमो तास्यनुदात्तेन्‌ङिददुपदशात्‌ इस पञ्चमो को तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य 
क वचन" से षष्ठी बना देंगी तो वहाँ दनां विभक्तिया के कार्य एक साथ 


कन 1 


प्राप्त होते हैं । 

ये कोई दोष नहीं हैं। यह जो पहला दोष कहां कि इन सूत्रों को षष्ठी 
का प्रकल्पक मानने पर य नियम नहीं रहेंगे। सो नियमार्थ न रहें। प्रकल्पक 
दी रहें। सप्तमी निर्देश में पूव को पी प्रक्ळूप्ति होगी पञ्चमीनि्देश में पर 
को । उस अवस्था म जहाँ षळी की प्रक्ळूप्ति हुई हे उससे अन्य को कार्य 
कैसे दो सकता है। सप्तमी निर्देश में पू! को षळी बनाया हुतो पूथे को ही 
कार्थ होगा, पर को कदापि नहीं हो सक्तता । पञ्चमी निर्देश में पर को घळी 
बनाया दै तो वहां पर को ही कार्य होगा। पू को कदापि नहीं हो सकता । 


जहां ष्व्ही पहले से, विद्यमान a Vrat हु. तहा ol ॥,सपुतुसी, निर्देश. मे. पते कोही? षष्ठी भोर 





नवस आह्विक , ३८५ 


सन्तु प्रकल्पिकाः। ननु चोक्तं णुप्तिज्किद्भ्यः सन्‌ इत्यषा. पञचमी 
सन्निति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकट्पयेत्‌ तस्मादित्युत्तरस्येति। परिहते- 
सतत्‌ । न कर्चिइन्य आदशः प्रतिनिदिइयत तत्रान्तर्यतः सनः सन्चव 
भविष्यति । नचु चोक्तं नेवे शक्यमित्संज्ञा न प्रकल्पेत! उपदेश इति 
इत्संज्ञोच्यते । स्यादेष दोषो यदीस्संज्ञा आदेश प्रतीक्षेत । तत्र खलु 
कृतायामित्मज्ञायां लोपे च कृते आदेशो भविष्यति। उपदेश इति 
होत्लंक्षोच्यत । अथवा नायुतपन्ने सनि प्रक्लप्त्या भवितव्यम्‌। यदा 
चोत्पन्नः सन्‌ तदा कन सामर्थ्या पञचमीति कन्या प्रक्लप्तिन भविप्यति। 
यदप्यच्यते प्रकृतिविकाराव्यवस्था चेति। अत्रापि प्रकृती षष्ठी इक 
इति। बिक्रतो प्रथमा यणिति। यत्र च नाम सौत्री षष्ठी नास्ति तत्र 
प्रकत्दरप्त्या भवितव्यम्‌ । अशवास्तु तावदिको यणिति यत्र नाम ओत्री 
पष्ठी । यदि चेदानीम चीत्येषा सप्तमी यणिति प्रथमायाः पष्ठी प्रकल्पयेत्‌. 
तस्मिन्निति निर्दैछ पूर्वस्यति। अस्तु । न कर्चिदन्य आदेशः प्रतिः 
निर्दिश्यते तत्रान्तर्यदो यणो यणेच भविष्यति। यदप्युच्यत सप्तमी- 
पञ्चस्योशच भाधादुभयत्र षष्ठीप्रकलसतिस्त त्रोभयदरर्यप्रसङ्क इति। नैष 
दोपः । आचायप्श्रृत्तिज्ञापयति नोभे युगपत्‌ मकल्पिके भवत इति। 
यद्यसेकः पूर्वपरयोरिति पूर्वपरग्रहणं करोति । 


पन्चप्नीनिरॅश में पर को ही पळी बनाया जायगा। इस प्रकार ये दोनों सूत्र षष्ठी 
प्रकलूप्ति रूप एक ही व्यापार करेंगे। जो कार्य नियम मान कर होना है वह 
प्रकत्यकत सान कर हो जायगा। दूसरा जो दोष कडा था कि प्रत्ययविधि में 
थी पञ्चमी विथर्कियाँ घळी की प्रकल्पिका बन जायगी सो बन जावे । क्या हानि 
है। यई जो कदा था कि गुपूतिज्ञकिद्म्पः सन्‌ में गुप्तिजकिद्भ्यः यह पञ्चमी 
सन्‌ इस प्रथमा को पडी बना देगी तो उसका उत्तर दे दिया गया था कि 
सन्‌ को सनू दी आदेश हो जायगा । फिर जो कहा था कि आदेश हुए सन्‌ 
में नगर की इत्संज्ञा न हो सकेगी तो उसका उत्तर यद है कि यद दोष तब 
दा जब इतसज्ञा आदेश की प्रतीक्षा कर। सन्‌ में आदेश होने से पहले 
1 उपदेशावस्था सं नकार की इत्संज्ञा और लोप होकर फिर स को स आदेश 
जायगा । इत्सशा उपदेश काळ मं ही हो जाती हे। वह आदेश की प्रतीक्षा 
नश करता । अथवा गुप्तिनुक्रिभ्यः सन्‌ इस सूत्र से जब तक सन्‌ उत्पन्न 
नहा हुना तब तक उसे परी नदी बनाया जा सकता। जभ उत्पन्न दो गया 
तब गुःतू'कदूभ्यः यह पञ्चमी चरितार्थं हो चुकी इस लिये प्रत्ययविधि सें 
स्वतः ही एल्चमो०:व्रिक्रक्ति/ घष्ठी' (की--प्रकस्पिकाः।नह "यने संकतीश तीसरा जो 





६८६ व्याकरणमहाभाष्य 


स्व रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा' ॥१।१।६८॥ 


रूपग्रहणं किमर्थम्‌ ? न स्वं शाब्दस्याराब्दसशा भवतीत्येच 
रूपं शब्दस्त्र संज्ञा भविष्यति। न ह्यन्यत्‌ स्वं शब्दस्यास्ति, अन्यदतो 
रूपात्‌ । 
दोष कहा था कि प्रकल्पक मानने पर प्रकृति और चिकार की व्यवस्था नहीं 
बनती । यहां भी यह उत्तरं हैं कि प्रकृति में तो इकः यह घण्डी ह । विकृति 
में यण यह प्रथमा है। दोनों की व्यवस्था स्पष्ट हे । जां किसी सूत्र में षष्ठी 
नही है वहीं ये दोनों घळी के प्रकल्पक हागे । इको यणचि सूत्र में तो सौत्री 
बष्टी श्रयमाण है वहां प्रमळप्ति की क्या आवश्यता है । यदि मान भी ळें कि सौत्री 
षष्ठी में भी प्रक्ठृप्ति होती है तो भी इको यणचि में दोष नहीं । अच्‌ परे 
रहते थण यह प्रथमा तस्मिन्चिति० के वचन से षष्ठी बन जायगी। बन जावे! 
यण के स्थान में अन्य कोई आदेश कथित न द्वोने से आन्तये से यण ही 
हो जायगा । चौथा जो दोष कहा था कि सप्तमी पञ्चमी दोनों के एक साथ 
निर्देश में दोनों प्रकल्पिका बन जायेंगी तो दोनों के कार्य एक साथ प्राप्त 
होंगे वह भी कोई दोष नहीं। आचाय का व्यवहार इस बात का ज्ञापक हैं 
कि सप्तमी पञ्चमी दोनों एक साथ घडी प्रकल्पिका नहीं बनता । एकः पूवपरयो 
सें जो पूव पर ग्रहण किया है उससे यह बात सिद्ध होती है। अन्यथा आदूगुणः 
इत्यादि मै आत यह पन्चमी पूर्वानुक्रान्त अचि इस सप्तमी को षष्ठी वना 
देगी और अचि यइ सप्तमी आत्‌ इस पञ्चमी को घः्ठी बना देगी तो पू 
पर के स्थान में एकादेश स्वतः सिद्ध हो जाने से पुवे पर ग्रहण व्यथे है । 


रूपग्रहण किस लिये किया दै । क्यों न स्वं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इतना ही 
सूत्र बना दिया। उससे शब्द का अपना रूप ही संज्ञा दा जायगा | क्योंकि 
रूप से अन्य शब्द का अपना कुछ नहीं दे । 


१. किमी.को यह आन्ति हो सकती है कि दीर्घात्‌ छे च यहां दीर्घात्‌ यह 
पञ्चमी अनवकाश होने स छे इस सावकाश सप्तमी को बाध लेगी तो तस्मादि- 
्युत्तरस्य के नियम से दीध से पेरे छ को तुक प्राप्त होना चाहिये उसका 
समाधान यह है कि दीघांत यह पञ्चमी नहीं है बल्कि षष्टी हे । व्यत्यय से षष्टी 
की जगह पञ्चमी कर ली ह । इस में विभाषा सेनासुराच्छाया० सूत्र में सुराच्छःया 
, यह छ पेरे रहते तुक्‌ ही ज्ञापक है। इस लिय छ परे रहते दीध को तुक होता 
है । दीधे से परे छ को तुक नहीं होता । 


छः ह, व्याच्याका क मत में यह परिभापा-सून / क्यों कि श के उच्चारण 


नवस आह्विक ६८७ 
एवं तर्हि सिद्धे सति यद्‌ रूपग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यः-- 
अस्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ स्वं शब्दस्येति । कि पुनस्तत्‌ । अर्थ 
किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । 
अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्येत्येषा परिभाषा न कतेव्या भवति । 


तो फिर रूपग्रहण के बिना भी सिद्ध होने पर जो रूपग्रहण किया दै वह 


आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि रूप से अन्य सी शब्द का कुछ 


- है। वह क्या है ? अर्थ है । 


इस बात के ज्ञापक करने का क्या प्रयोजन है ! 
अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य यद्व परिभाषा इस रूपग्रहण से स्वतः सिद्ध 


भै उसके स्वरूप, उसके पर्यायवाची, विशेषवाची शब्द, तथा अर्थ इन सबका 
- ग्रहण प्राप्त होने पर केवल शब्द के स्वरूप को ग्रहण करने के लिये यह नियमार्थ 


~ 


बनाया गया है। अन्यों कें मत में यह संज्ञा सत्र ही है। क्योंकि परिभाषा का 
कोई लिङ्ग या विध्यन्तर शेषभाव. इसमें प्रतीत नहीं .होता । इसे संज्ञा सूत्र मानते 
हैं। इसका अर्थ है--शब्द का अपना. रूप संज्ञा होता है, ग्राहक होता है। 
शब्द संज्ञा को छोड कर। यहां शब्दस्य यह संज्ञी है। स्वं रूपं यह संज्ञा है। 
सिद्धान्तक्रौमुंदीकार ने जो स्ते रूपं को संज्ञी माना है वह भाष्य विरुद्ध होने से 
चिन्त्य है। आगे भी अणुदित्‌ यह संज्ञा है सवर्णस्य संज्ञी हे । तपरः यह संज्ञा 
है, तत्कालस्य संजी है। येन. विभ्रिः संज्ञा हे तदन्तस्य संज्ञी हे। आदिरन्त्येन 
सहेता यह सम्पूर्ण सूत्र संज्ञा हे उसमें संज्ञी का निर्देश नहीं हे । दृद्धियंस्याचामादिः 
में यस्थ संज्ञी हे बुद्ध संजा है । व्याकरणशास्त्र में जो टि घु भ आदि संज्ञायें की 
गई हैं वहां स्वरूप ग्रहण नहीं होता। बल्कि जिनकी वे संज्ञायें ह उन संज्ञियों का. 
वहां ग्रहण होता है । अन्यत्र सर्वैत्र शब्द विषय में. उसके स्वरूप का ग्रहण होगा। 
न तो उसके पयीयों का, न विशेषवाची शब्दौं का और न अर्थका। शब्द का 
अपना स्वरूप क्या ह इस विषय में भी बहुत कुछ मत भेद है। कुछ लोग व्यक्ति 
को ही शब्द का स्वरूप कहते हैं। कुछ जाति को। जैसा कि वाक्यपदीय में भतृहरि 
ने कहा है-स्वे रूपमिति केर्चित्त व्यक्तिः संज्ञाभिधीयते इत्यादि । वस्तुतः 
व्यक्ति पदार्थ में भी जाति पदाथ अवश्य अपेक्षित हे। और जाति में भी व्यक्ति 
की नितान्त अपेक्षा हे इस लिये व्यक्ति और जाति उभयमिध्रित पदाथ ही शब्द 
का स्वरूप मानना उचित हे । सस्पसूत्र में भाष्यकार ने स्वयं कहा भी है--न ह्याकृति- 


पदाथकस्य द्रव्यं न पदार्थः, न वा द्रव्यपदार्थकस्याकृतिने पदार्थः उभयोरुभयं 
पदार्थः इत्यादि । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangofri 


६८८ र ध्याकरणमहांभाष्य 
किमर्थे पुनरिद्सुच्यत ! 
शब्देनार्थीवगते; अर्थ कार्यस्यासंभवात्‌ तद्वाचिनः संज्ञाप्रतिषधार्थ स्वरूपवचनम्‌ । 


दाब्देनोच्चारितेनाथा गस्यते । गामानय दृष्यशानेति अर्थ 
आनीयते अर्थदच भुज्यते । अर्थ कार्यस्यासंभचात्‌। इद्द च व्याऊरणे 
अर्धे कार्थस्यासभचः । अग्नेढेगिति न शावयतेऽङ्ग/रेभ्यः परो ढक्‌ 
कतुम्‌ । शाब्देनाथौयगतेरर्थे कार्यस्यासंभवात्‌ याबन्तस्तद्वाचिनः दाब्दा- 
 स्ताबदूभ्यः सर्वेभ्य उत्पत्तिः प्राप्नोति | इष्यते च तस्मादेव स्यादिति । 
तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति तद्वाचिनः संज्ञाप्रतिषधाथ स्वरूप 
बचनम्‌ पवमर्थमिदसुच्यते । 


Oo ४० 
न वा शब्दपूषको झ्थे सम्प्रत्ययस्तस्मादरथनि वृत्तिः । 
नै 


न वा पतत्‌ प्रयोजनमस्ति । किं कारणम्‌! हाब्दपूर्वको ह्य 


MR DISS ONS SS नि बा छ ळी 
होकर अढग नहीं बनानी पड़ेगी । इसका अर्थ हे कि अर्थवान्‌ शव्द के 
ग्रहण में अनर्थक का ग्रदण नहीं दोता। शब्द के स्वरूप के साथ नित्य 
सम्बद्ध अर्थ भी हे इस लिये अर्थ वाळे शब्द स्वरूप के ग्रहण में अनर्थक का 
अहण नहीं होगा तो कारो कुरो वंशे में अनर्थक शे शब्द का दो सूत्र में महण 
न होने से वहां प्रगृहसज्ञा नहीं होगी । किन्तु डित आत्मनेपदानां टेरे यहां 
अनर्थक टि को एत्ब विधान में तथा अनर्थक वणग्रहण से. यह परिभाषा नश 
छगती इस लिये पचेते आदि मै अनथैक टि को भी टेरेत्व हो जाता है । 
यद्द सूत्र किस लिये बनाया हे) 


~ 


क्योंकि लोक में उच्चारित किये हुए शब्द से अर्थ की प्रतीति होती 
है। गामानय दध्यशान यह. शब्द कहने पर गो पदाथ ही लाया जाता है । 
दही पदार्थ ही खाया जाता है! किन्तु यद्वां व्याकरण शास्त्र में कथित कार्य 
का अर्थ में असंभव हे । अग्नेढेक्‌ सूत्र द्वारा अग्नि शबद से परे ढक प्रत्यय 
कहा है । चह अग्नि शब्द के अर्थ जो अंगारे हैं उनसे परे नहीं किया जा 
सकता । तो उस शब्द के जितने पर्यायवाची शब्द हैं उन सब से ठक्‌ 
की उत्पत्ति प्राप्त होती हे। दृष्ट हे कि उसी अग्नि शब्द से ही ढक हो 
यह जात बिना यत्न के सिद्ध नहीं होती इस लिये शब्द के पर्यायवाची अन्य 
शब्द खे बह काई रोकने के लिये स्वरूपसंज्ञाविधाय्रक यद सूत्र बनाया दै । 


बह छो॥. प्रयोजन बह है! ततक शन? खक «दी लै -का ज्ञान होता हे ॥ 





नवस आह्विक ६८९ 


सम्प्रत्ययः। आतश्च शाब्दपूर्वकः । योपि ह्यलावाहूयते नाम्ना। नाम 
च यदानेन नोपळव्धं भवति तदा पूच्छति कि भवानाहति । शब्द 
ूर्वकश्चार्थस्य सम्प्रत्ययः । इद च व्याकरण शब्दे कार्यस्य संभव: 
अर्थेऽसंभवः तस्मात्‌ तदर्थं निद्गत्तिभायष्यातं । 


~ 


तर्हि प्रयोजनम्‌। अशब्द्संशति वक्ष्यामीति। इह मा भूत 
दाधा च्वदाप्‌ । तरप्तमपौ घ इ।त । 


शब्दसंज्ञाग्रतिषधानथक्यं वचनप्रामाण्यात्‌ । 


शब्दसंज्ञायाः प्रतिषेधोऽनर्थकः । ` शब्इसंज्ञायां स्वरूपविधिः 
कस्मान्न भवति | वचनप्रामाण्यात्‌ । दाब्दसंज्ञावचनसामथ्यात्‌। | 


नलु च वचनप्रामाण्यात्‌ संशिनाँ सम्प्रत्ययः स्यात्‌ स्वरूपः 
ग्रहणाच्च संज्ञायाः । 
पहले शब्द बोळा जाता द तत्परचात्‌ उससे अर्थबोध होता हं। इस दतु 
सेतो और भी अच्छी तरह दाव्दपूवैक अथे का बोध होता हे कि जिस 
केली को सी आप नाम लेकर बुलाते दें उसे जब तक अपना नाम नहां सुनाई 
देता वह तब तक यह पूछता है कि आप ने क्या कहा । इससे मालूम हुआ कि 
` दादू श्रवण के बाद अर्थ का ज्ञान होता है। उससे पू न्दी । किन्तु 
व्याकरण शास्त्र में केवळ शब्द में ही काय का सभव ह, अर्थं में असंभव 
हे इस किये अथ में कार्य का सवथा असभतर हान से अथै की निवृत्ति 
स्वतः ह्‌ यासत्या उच्चारित शब्द के स्वरूप कां ही प्रण हा जायया । 


तो फिर इस सूत्र का यह प्रयोजन है कि सूत्र म झशब्दुसञ ल्या 
कर शब्दसज्ञा में स्वरूपप्रहण का निषेध कहेंगे। जिससे दावा घ्वदाप्‌, तरपू- 
तमपौ घः इन घु, घ आदि रब्दसज्ञाओ म स्वरूप का अहण न हो। 


झावदुसंहा ळगा कर शाब्दसंशा म स्वरूपग्रहण का निषेध करना भी 
व्यथं हे। आप पूछेंगे कि फिर घु घ आदि दशब्दसज्ञाओं में स्वरूपग्रहण 
क्यों नहीँ होदा तो उसका उत्तर दै-वचनप्रमाण से। शाब्दसंशा के चचन- 
सामर्थ्य से वहां स्वख्पग्रदण नहीं होता । संज्ञियां का अहण होता हे । 


शब्दसक्षाओ में शब्दसंज्ञा के वचनसामथ्य से तो संज्षियों का ग्रहण 
हो जावे. किस्तु स्वरूप से संज्ञा का भी ग्रहण हो जावे जो कि अनिष्ट 


tya अ hastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६९० व्याकरणसदां भाष्य 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रदच्तिज्ञापयति न शाब्द्‌- 
संज्ञायां स्वरूपविधिर्भवतीति। यदयं ष्णान्ता षडिति षकारान्तायाः 
संख्यायाः षट्संज्ञां शास्ति । इतरथा हि वचनप्रामाण्याच्च नकारा- 
न्तायाः संख्यायाः सम्प्रत्ययः स्यात्‌ । स्वरूपग्रहणाञ्च षकारान्तायाः । 


नैतदस्ति शापकम्‌। नहि षकारान्ता संज्ञा | का तर्हि | डकारान्ता । 
असिद्धं जश्त्वं, तस्यासिद्धत्वात्‌ षकारान्ता | 


मन्त्राधर्थ तहाँदं वक्तव्यम्‌ । मन्त्रे ऋचि यजुषीति यदुच्यत 
तन्मन्त्रशान्दे ऋकूशब्दे यजुःशब्दे च मा भूत्‌ । 





हे. उसे रोकने के लिये अशब्दसंज्ञा लगाना अत्यावश्यक होगा । उसके सामर्थ्य 
से संहाओं में स्वरूपग्रहण रुक जायगा । अतः सुत्रारस्भ भ्वान्‌ दै । 


ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है 
कि घु घ आदि शब्दसंज्ञां में स्वरूपप्रहण नहीं होता । यह जो ष्णान्ता षट्‌ 
सूत्र में षकारान्त संख्या घष्‌ शब्द की षट्‌ संज्ञा की है उसंस यह बात सिद्ध 
होती है। अन्यथा संज्ञा वचन सामर्थ्यं से तो नकारान्त संज्ञी का अहण हो 
जायया और स्वरूप ग्रहण से षकारान्त षष्‌ संज्ञा का। उस अवस्था में षकार- 
ग्रहृण व्यथै है | नान्ता षट्र इतना सूत्र ही पर्याप्त है । 


यह कोई ज्ञापक नही । षकारान्त कोई संज्ञा नहीं है। कौन है? 
डकारान्त है । षट्‌ संज्ञा है, षष्‌ नहीं दै । संज्ञी घष्‌ दे । उसका अहण षट्संज्ञा 
से नहीं हो सकता । 


- षद्‌ संज्ञा में षष्‌ को झला जशोन्ते से हुआ जशत्व असिद्ध है। उस 
के असि होने से घष्‌ दी दीखेगा तो षष्‌ का स्वरूपप्रहण षष्‌ संज्ञा से 
संभव हे । इस लिये षकारप्रहण व्यथ होकर इसी बात का ज्ञापक रहा कि शब्द 
संज्ञा मे स्वरूपग्रहण नहीं होता । 


अच्छा तो मन्त्र आदि इब्दसंज्ञाओं में स्वरूपग्रहण रोक़ने के लिये 
अदब्द संज्ञा अहण करना चाहिये । मन्त्रे ऋचि यजुषि आदि शब्दों से जो 
` संज्ञायें सूत्रों मे कायोये उपात्त हैं वहां सन्त्रादि शब्द स्वरूप में कार्य न हो 
` अपि तु उनके वाच्य अर्थ में दो। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





नवम आहिक ६९१ 


मन्त्रायर्थमिति चेच्छास्त्रसामर्थ्यादर्थगतेः सिद्धम्‌ । 


अन्त्राद्यर्थमिति चेत्‌ तन्न। किं कारणम्‌ । शास्त्रस्य सामथ्यो- 
दर्थस्य गतिर्भविष्यति। मन्त्र ऋचि यजुषीति यदुच्यते मन्त्रशाब्दे 
ऋक्‌ शब्दे यजुःशब्दे च तस्य कार्यस्य समवो नास्तीति इत्वा मन्त्रादि- 
सहचारितो योऽथेर्तस्य गतिर्भविष्यति साहचर्यात्‌ । र 


सित्तद्विशेषाणां क्षाम्‌ । 


सिन्निर्देशः कतेव्यः । ततो वक्तव्यं तद्विशेषाणां ग्रहणं भवतीति । 
कि प्रयोजनम्‌ । वृक्षाद्यर्थम्‌ । विभाषा वृक्षस॒गेति। प्लक्षन्यग्रोध प्लक्षः 
न्यग्रोधाः । 


मन्त्र आदि संज्ञाओं के लिये भी अशब्द संज्ञा की आवश्यकता नही । 
क्योकि शास्त्र के सामथ्य से वहां मन्त्र आदि शब्द! न लेकर उनके सह- 
चरित अभै* लिय जायेंगे। मन्त्र आदि शब्द परे रहते विधीयमान कार्य का 
असंभव है इस लिये मन्त्रादिसद्दचरित अथे लेकर उसमें कार्य हो जायगा ।_ 


सित्‌ निर्देश करना चाहिये । वृक्षस॒ गस्‌ इस प्रकार सकार लगाना 
चाहिये और फिर कंहना चाहिये कि यहाँ शब्द के स्वरूप का म्रण न होकर 
उसके विशेषवाचियौ का ग्रहण होता है। किस लिय ? इक्ष आदि के ल्यि । 
विभाषा वृक्षम्गतृणधान्यव्यन्जनपशु० यदव सूत्र उदाहरण हे । यहां दक्ष मग 


ee ST TENT 


१. ऋचितु चुघ, मन्त्र घसहरणश०, देवसुम्नयोयेजुषि इत्यादि स्थलों 
सं ऋच आदि शब्द पेरे होने पर शास्त्र की प्रबृत्ति का सम्भव ही नहीं, अतः 
वहाँ ऋच्‌ आदि का स्वरूप ग्रहण नहीं होगा । 


२. शब्द का अर्थ के साथ ऐसा साहचर्य है कि शब्द से अनुविद्ध ( ओत 
प्रोत) अथे का बोध होता है, शब्द से एथक्‌ अर्थ का कहीं नहीं। अतएव 
भगवान्‌ भर्तृहरि वाक्यपदीय में कहते हैं-- 


न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञाने सवै शाब्देन भासंत ॥ 


३. इस प्रकार स्वे रूपं शब्दस्य के माथ ही अशब्दसंज्ञा की भी आवश्यकता 
नहीं है. यह कह कर भाष्यकार तथा वार्तिककार दोनों ने सूत्र का खण्डन कर 
दिया है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६९२ व्याद्रणमंहा भाष्य 
पित्पयीयवचनस्य च खाचर्थम्‌ । 


पिन्निदेंशः कर्तव्यः । ततो वक्तव्यम्‌ । पर्यायचचनस्य च तद्वि- 
शेषाणां च ग्रहणं भवति स्वस्य च रूपस्येति । किं प्रयोजनम्‌ । 
साद्यर्थम्‌। “स्वर पुषः'। खपोष पुष्यति । रैपोषम्‌। धनपोषम्‌ । अइच- 
पोषम्‌ | गोपोषम्‌ । 


जित्पयोयवचनस्येव राजादयर्थम्‌ | 


जिन्निदेंशः । कर्तव्यः । ततो वक्तव्यम्‌ । पर्यायचचनस्येब ग्रहणं 
भवति । किं प्रयोजनम्‌। राजाद्यथेम्‌ । सभा राजाउमलुष्यपूर्वा । 
इनसभम्‌ । ईश्वरसमम्‌। तस्यैव न भवति । राजसभा । तद्विशेषाणां 
च न भवति | पुष्यमित्रसभा । चन्दगुप्तलभा । 





ओ। प्रकार राजन के विदोपवाचियो का ग्रहण न 





आदि शब्दों का अहण न होकर वृक्षादि के विशेषवाचियों का ग्रहण होता हे । 
जञस--प्लक्षन्यम्रोधंप्लक्षन्यम्नोथा: । ( प्छक्षाइच न्यग्रोधाशच ) प्लक्ष न्यग्रोध 
ये वृक्षविश्ष हैं इनके इन्द्र में विकल्प से एकवद्भाव हो जाता है । 


पित्‌ निर्देश करना चाहिये । स्वप॒ इस प्रकार पकार लगाना चाहिये । ई 
और फिर कहना चाहिये कि यहां उसके पर्यायवाची विजषेघवाची तथा उसके 
` स्वरूप का भी ग्रहण होता है। किस लिये। स्व. आदि के छिये। स्व पुषः 
यह सूत्र उदाहरण हे । यहाँ स्व शब्द्‌ के स्वरूपप्रहण के साथ उसके पर्यायवाची 
तथा विशेषवाची. शब्दों के उपपद होने पर भी पुष्‌ धातु से णमुरू हो जाता 
है । स्वपोषम्‌ रैपोषम्‌ धनपोषप्त इत्यादि । क 


जित्‌ निर्देश करना चाहिये । राजन्‌ ज्‌ इस प्रकार जकार लगाना चाहिये 
और फिर कहना चाहिये कि यहां उसके पर्यायवाचियों का ही अहण होता 
हे) किस लिये । राजादि के ल्यि। .सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा यह सूत्र उदाहरण 
है। यहां राजन्‌ झब्द के पर्यांयवाचियों का ग्रहण होकर इनसभम्‌ , ईश्वरसभम्त्‌ 
_ इस समाशब्दान्त षष्ठी तत्पुरुष समास में नपुंसकलिङ्ग हो जाता है। राजन शब्द 
क स्वरूप का ग्रहण न होने से राजसमा यहाँ नपुंसकलिङ्ग नहीं होता । इसी 
व दीने से पुग्यमित्रसभा चन्द्रगुप्तसभा 
ओ- युद्द भी नएंसकलिङ्ग नहीं होता 


॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


_ नवम आहिक 1 ६९३ 


चित्तस्य च तद्विरोषाणां च मत्स्यादार्थभ | ` 


झिन्निदेशः । कर्तव्यः । ततो वक्तव्यं तस्य च ग्रहणं भवति 
तद्विशेषाणां चेति। किं ्रयोजनम्‌ । मत्स्याद्यर्थम्‌ । पक्षिमत्स्यम्हगान्‌ 


हन्ति’ । मात्स्यिकः । तद्विशोषाणाम्‌शाफरिकः । शाङुलिकः । पर्याय- 


चचनानां न भवति। अजिह्मान्‌ हन्ति। अनिमिषान्‌ इन्ति। अस्यै 
कस्य पर्यायवचनस्येष्यते -मीनान, हन्ति मैनिकः । 


~ 


[दत ८ नना ३ 
अणुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः ॥१। १।६९॥ 
अप्रत्यय इति किमर्थम्‌ ! 
सनाशंसभिक्ष उ; । अ सास्प्रतिके । 
अत्यल्पमिदसुच्यते अप्रत्यय इति । अप्रत्ययादेशटित्‌किन्मितः 
इति वक्तव्यम्‌ । प्रत्यये-उदाह्ृतम्‌ । आदेशे-इदम इशू । इतः इह। 


रिति--ळविता लवितुम्‌ । किति--बभूव । मिति- हे अनड्वन्‌ | 


कक म आन कत 

झित्‌ निर्देश करना चाहिय। मत्स्य झ इस प्रकार झकार छगाना चाहिये 
और फिर कहना चाहिये कि यहाँ उसके स्वरूप का तथा विशेषदाचियों का 
ग्रहण होता है। किस लिये? मत्स्य आदि के छिये। पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति 
यइ सूत्र उदाहरण है। यहाँ मत्स्य के स्वल्प का तथा विशेषवाचियों का 
अहण होकर मात्स्यिकः झाफरिकः शाक्ुलिक में ठक्‌ प्रत्यय हो जाता ह 
पर्यायरराचियो का ग्रहण न होने स अजिह्ान्‌ इन्ति अनिमिषान्‌ हन्त यदाँ उक न 
होऋर वाक्य ही रह जाता हे । अजिह्य अनमिप ये मत्स्य के पयाये । 
इस एक पर्यायवाची सीन शब्द से तो ठकू प्रत्यय इष्ट हे । मीनान्‌ हन्ति मेनिकः 
यहां ठक हो जाता है । 


अप्रत्यय ग्रहण किस छिये किया दै! क्‍या जो केवळ प्रत्ययसज्ञक अण्‌ 
हैं उसका ही सवर्णप्रहंण भ निषेध है या जो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः 
इस प्रकार प्रत्यय शब्द को यौगिक मान कर कोई भी विधीयमान अण्‌ द्ध 
उनका सी सवर्णप्रहणमे निषेध हे? 

सनादोसभिक्ष उः; अ साम्प्रतके इन सूत्रों से विधीयमान उ ओर अ 
थे प्रत्ययसंज्ञक अण हैं इनमें सवर्ण्रहण का निषेध हो जाता है तो दोघे प्लुत 
उ भ नहीं होते । 


अप्रखच्रनः अहु. को. बडुत्त त्योड़ा.. कहा गया है... इससे केवळ प्रत्यय में द्दी 


३९४ व्याकरणमहाभाप्य 
रितः 'परिहारः- आचायंप्रवृत्तिज्ञापयति न रिता सचर्णानां 
ग्रहणं भवतीति। यदयं ग्रहोऽलिटि दीर्घत्वं शांस्ति। 


नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । नियमार्थमेतत्‌ स्यात्‌ । ग्रहोऽलिटि - दीर्ध 
प्वेति । 


यत्तर्हि 'वृतो वेति विभाषां शास्ति। सर्वेषामेष परिहार+-- 
भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहण नेत्येवं न भविष्यति। प्रत्यये भूयान्‌ 








सवर्णप्रहण का निषेध होता है । इसकी जगह अप्रत्ययादेशटितूकिन्मितः ऐसा 
कहना चाहिये। उससे प्रत्यय आदेश रित्‌ कित सित्‌ इन सब में भी सवर्णप्रहण 
का निषेध हो जायगा। प्रत्यय में तो अभी सनाइशंस० यइ उदाहरण दिये हैं। 
आदेश मै- इद्म इश सूत्र का इतः, इह यह उदाहरण हैं। यहां इदम्‌ के 
स्थान में इश आदेश हुआ दे उसमें सवर्णप्रहण का निषेध हो जान से 
त्रिमात्रिक इकार नहीं होता । टित्‌ में लबिता लवितुम्‌ ( ठज-इट्‌ तच, चुसुन्‌) 
यहां छ धातु से तृच तुसुन्‌ को इडागम हुआ द्दे । वह टित्‌ है। उसमें सवणे- 
ग्रहण का निषेध हो जाने से दीर्घ प्लुत इकार नहीं होता। कित्‌ में--बभूव । 
यहां भू घातु से लिट्ट में भुवो वुगछङ्लिटोः से बुक का आगम हुआ है । वह 
कित्‌ है । उसमें सदर्णप्रहण का निषेध हो जाने से सानुनासिक वकार नहीं होता । 
मित्‌ में - हे अनड्वन्‌! यहां अनडुह शब्द से सम्बोधन में अम सम्बुद्धौ से 
अम्‌ हुआ है । वह सित्‌ दै । उसमें सवर्णप्रदण का निषेध हो जाने से दीर्घ प्लुत 
अकार नहीं होता । - - 


प्रत्यय के साथ आदेश टित्‌ कित्‌ मित्‌ में भी जो आपने सवर्णप्रहण का निषेध 
कहा है उनमें टित्‌ का तो यह समाधान हे कि आचार्य के व्यवहार से टित्‌ 
अपने सवर्णियाँ का ग्रहण नहीं करेगा। यह जो ग्रहोऽलिटि दीः सूत्र से इट्‌ 
को दीघ विधान किया है उससे यह बात सिद्ध होती है। अन्यथा टित्‌ इद्‌ 
का आगम अपने सवर्णी दोघे का ग्रहण कर ही लेता तो दीर्घविधान व्यर्थ है । 


यह कोई ज्ञापक नहीं । ग्रहोऽलिटि० में दीर्घ विधान तो नियमार्थ भी 
हो सकता दै कि ग्रह से परे लिदमिन्न इद्‌ को दीध ही हो। इस्व या प्लुत 
न हो। 


ग्रहोऽलिटि० सूत्र न सद्दी। उससे आगे आने वाले वृतो वा सूत्र में 


के स्थान सें'तिभात्रिक आदेश आर्त होता है प्र Delhi. Digitized by eGangotri 





१. इश्‌ के विरोष्रविहित होने से त्यदाद्यत्व का बाध होकर त्रिमात्रिक इद्म्‌ 


नवम आह्निक ६९५ 


परिहार'--अनमिधानात्‌ प्रत्ययः सवर्णान्‌ न ग्रहीष्यति। यान्‌ हि 
प्रत्ययः सवर्णान्‌ ग्रह्लीयात्‌ न तैरर्थस्याभिधानं स्यात्‌ । अनभिधानान्न 
भविष्यति । 

इद तर्हि प्रयोजनम्‌ । इह केचित्‌ प्रतीयन्ते केचित्‌ प्रत्याय्यन्ते | 
हस्वाः प्रतीयन्ते दीर्घाः प्रत्याय्यन्त। यावच्च ब्रते प्रत्पाय्यमानन 
सवणानां ग्रहणं नेति तावदप्रत्यय इति । 


NEA कक Se PM 
जो इट्‌ को दीधे विकल्प कदा हे वह इस बात का ज्ञापक हूँ कि इद्‌ अपने 


सवर्णियों का ग्रहण नहीं करता। अन्यथा सवणग्रहण होकर हस्व और दीर्घ 
दोनों प्रकार का इट्‌ स्वयमेव सिद्ध हो जाता तो विकल्प विधान व्यर्थ ह्वे। 

अत्र न केवळ टित्‌ का अपितु प्रत्यय आदेश कित्‌ मित्‌ सभी का 
यह समाधान सुनिये कि भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणे न इस परिभाषा से 


` प्रत्यय आदि में सवर्णप्रहण नहीं होगा । इस परिभाषा का अथै हे जो आव्य- 


सान अर्थात्‌ विधीयमान है उससे सवणियों का ग्रहण नहीं हुआ करता। 
प्रत्यय आदेश आदि सभी विधीयमान हैं भाव्यमान हैं इस लिये इनमें सवर्ण- 
ग्रहण न होगा । प्रत्यय में ता. विशेष समाधान यह भी दै कि प्रत्यय अन- 
भिधान से सवर्णप्रहण नदी करेगा। यदि प्रत्यय सवर्णप्रहण करे तो वह प्रत्यय 
ही ( प्रत्यायक ) न रहै । प्रत्यय अपने जिन सवर्णियों का ग्रहण करेगा उनसे 
उस अर्थ का अभिधान एवं बोध नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्यय यदद अन्वये 
संज्ञा है । प्रतियन्ति अथ थेन स प्रत्ययः! जिससे अर्थ का सम्प्रत्यय हो ज्ञान हो 
उसे प्रत्यय कहते हें । सनाशंसभिक्ष उ: में उ .प्रत्यय जिस अर्थ को कहता है 
उसका सबर्णी दीधे प्लुत उकार उस अर्थ को नहँ कह सकता। इस ल्यि 
प्रत्ययत्व विहत हो जाने के कारण प्रत्यय अपने सवणे का ग्रहण नहीं करेगा तो 
प्रत्यय में सवर्णप्रहण निषेध के लिये सूत्र में अप्रत्यय प्रण सवैथा अनावश्यक दै । 


अच्छा तो अप्रत्ययम्रदण का यह प्रयोजन हे कि यहाँ कुछ तो प्रतीयमान 
ह । साक्षादुच्चारित हैँ । कुछ प्रत्याय्यमान हैं। साक्षादुच्चारित वर्ण द्वारा ग्रद्दीत 
किये जाते हैं। अइ उ आदि हस्व प्रतीयमान दें। आई ऊ आदि दीधे 


, प्रत्याय्यमान हैं । जितना अर्थे प्रत्याय्यमान से सवर्णो का प्रहण नहीं होता इस 


वचन का है उतना ही अप्रत्ययः यह कहने से अवगत होता है । अर्थात्‌ अप्रत्याय्य- 
मानः न कह कर अप्रत्ययः कह दिया है। इंस अवस्था में अप्रत्याथ्यमान 
और अप्रत्यय समानार्थक हैं । अतः जो प्रतीयमान नहीं बल्कि प्रत्याय्यमान 
हैं उनमें सवर्ण का ग्रहण नहीं होता ऐसा सूत्रार्थ हो जायगा। यह अप्रत्यय म्रहण का 


प्रयोजन हो सकता: दवै. Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६५४ व्याकरणमहासाष्य 


के पुनर्दीधः सचर्णग्रहणेन ग॒ढीयात्‌ ? 
इस्वम्‌। 

यत्नाधिक्यान्न प्रहीष्यति। ` 

प्लुते तहिं णुह्णीयात्‌ । 

अनणात्वान्ञ ग्रहीष्यति ! 


पब तर्हि सिद्ध सति यदप्रत्यय इति प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञाप- 
यत्याचायी भवत्येषा परिभाषा भाव्यमानेन सघर्णानां अहणं नेति । 


प्रत्याय्यमान दीध अपने किस सवर्णी को ग्रहण करेगा !. 
हस्व को। - 


द्रिमाच्रारप यत्न के आधिक्य से वह एकमात्रिक हृस्व को ग्रहण नहीं 
कर सकता । 


तो फिर प्छुत को ग्रहण कर लेवे । 


° 

अण न होने से प्छुत को भी ग्रहण नहीं कर सकता । अण्‌ प्रत्याहार स 

हस्व अकार ही पठित है ! दोघे नहीं। इस लिये दीर्घे अकार अण॒ न दोन से 
प्छुत को ग्रहण नहीं करेगा । 


तब तो सिद्ध होने पर जो अप्रत्ययग्रहण किया है वद्द इस बात का 
ज्ञापक है कि भाव्यमानेन सवणानों ग्रहण न यहद परिभाषा होती. हे । अर्थात्‌ प्रत्यय 
शब्द यहां रूढि न मान कर प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय: इस प्रकार यौ शिक 
' . नेग तोजो अप्रत्यय है अविधीयमान है वह अण्‌ अपने सवणे का ग्रहण करेगा 
विधीयमान नहीं करेगा। उससे भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणंन यह परिभाषा 
स्वतः सिद्ध हो जाती दै ।' न 
न १. यई परमाषा अण्‌ कें सबर्णग्रहण में ही भाव्यमान का निषेध करती 
। ` है। उदित्‌ के सबणग्रदण मै यह निषेध नहीं करगी तो कुहोइचः चोः छुः यहां 
विधीयमान चुत्व कुत्व आदि में सवर्णे का ग्रहण होता हो है। इसी लिये कुछ लोग 
भाव्यमानोऽण्‌ सवणोन्न गृह्वाति इस प्रकार इस परिभाषा क्रा स्वरूप मान कर पढ़ते 
` हें । इसकी अपवाद-रूप भाव्यमानोप्युकार: सवणान्‌ गृह्णाति यह परिभाषा है जो 
द्वि उत्‌ में डकार के तम करन से ज्ञापित होती है Neh, Digitized by eGangotri 








CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri (S 





नवम जाहिक ` ६५७ 
किमर्थं पुनरिदसुच्यत ? 
अण सवर्णस्येति स्वरानुनासिक्यकाळभेदात्‌ । 


अण्‌ सवर्णस्येत्युच्यते। स्वरभेदादनुनालिकभेदात्‌ कालभेदाच्च 
अण सवर्णान्न ग्रह्वीयात्‌। इष्यते च ग्रहण स्यादिति । तच्चान्तरण 


-यत्ने न सिध्यतात्येवमर्थमिदसुच्यत । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 
तत्र प्रत्याहारग्रहणे सवर्णाग्रहणमनुपदेशात्‌ |. 


तत्र प्रत्याह्दारग्रहणे सवणीनां ग्रहण न प्राप्नोति। अकः सतणे 
दीर्घ इति। कि कारणम्‌ । अडुपदेशात्‌। यथाजातीयकानां संज्ञा कता 
तथाजातीयकानां सम्प्रत्यायिका स्यात्‌। हृस्वानां च क्रियते हृम्यानामेव 
सस्प्रत्यायिका स्यात्‌ दीघांणां न स्यात्‌ । 





यह सूत्र किस लिये बनाया हे? 


अण सवर्णस्य० यइ सूत्र इस लिये बनाया है कि उदात्तादि स्वरभेद 
अचुनासिकसेद तथा मात्रा आदि काळ भद्‌ से अण अपन सवर्णियों को ग्रहण 
नहीं कर सकता । इष्ट है कि वह अपने सतर्णियों को ग्रहण करे । यह बात बिना 
यत्न के सिद्ध नहीं होती इस लिये यह सूत्र बनाया है । 


सत्न का यह प्रयोजन है ते', किंतु अकू आदि प्रत्यादारों के महण में. 
प्रतीयमान इकारादि के द्वारा अपने सबणियों का इण नहीं प्राप्त होता । क्योंकि 
झक आदि में इकारादि का भनुपदेश है । साक्षात्‌ उच्चारण नदीं है। अकः 
सवर्णे दीर्धः में साक्षादुच्चारित अकार अण्‌ तो अपने दीधेप्छुतादि सवर्णियो को 
ग्ण कर लेवे किन्तु अक्‌ में साक्षात्‌ अनुपदिष्ट किन्तु प्रतीयमान इकार उकारादि 
अण अपने दीर्घप्लुतादि सवणियों का ग्रहण नटी कर सकते। “7. डारअदृण 
सवणाग्रहण० इस वातिक का यह भाइ भी है कि अक्‌ में अनुपदिष्ट इंकार 


का अक्‌ ग्रहण से ग्रहण नहीं प्राप्त होता । क्योंकि वणमाळा या प्रत्याहार में 


१. यह केवल अण्‌ के विषय में प्रश्‍न है। उदित्‌ के विषय में नहीं । अण 
के सवणेग्रहण के सम्बन्ध में ही विचार करना दै । उदित्‌ में तो सवणग्रदण अभीष्ट 
तथा वाचनह प्विद्ध माना ,है..; Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६९८ व्याकरणमहाभाष्य 
नजु च हस्वाः प्रतीयमाना दीर्घान्‌ संप्रत्याययिण्यन्ति । 


स्वसम्प्रत्ययादिति चेढुच्चायेमाणशब्दसम्प्रत्यायकत्वाच्छन्दस्यावचनम्‌ । 


हस्वंसप्रत्ययादिति चेडुच्चार्यमाणः शाब्दः ` सस्प्रत्यायको भवति 
न सम्प्रतीयमानः । तयथा ऋगित्युक्ते संपाठमात्ं गस्यते । 


एवं तहि वर्णपाठ एवोपदेशः करियष्त ।' 
वर्णपाठ उपदेश इति चेदवरकाळलयात्‌ परिभाषाया अनुपदेशः । 


ः वर्णपाठक्रमे उपदेश इति चेद्‌ अवरकालत्वात्‌ परिभाषाया 
` अनुपदेराः । 








दीथै प्लुत इंकार अनुपदिए हें । प्रत्याहार संज्ञा जिस प्रकार के वणौ की की गई 
है वद्द उसी प्रकार के वर्णी की ग्राहिका या बोधिका होगी । हस्वों की संज्ञा की 
गई है तो अक्‌ से हृस्व इकार ही गृहीत होना चाहिये, दीधे प्छत नहीं 


` अकः सवणे० में प्रतीयमान हस्व इकारादि अपने सवर्णी द्रीधे प्छत 
इकारादि का सम्प्ररयायन करा देंगे । अक्‌ से हस्व इकार प्रतीत होकर अपने 
'सवर्णी दीघे प्छुत इकार को भी प्रतीत करा देगा । 


अक्‌ मै प्रतीयमान इस्त इकारादि अपने सवर्णियाँ का प्रत्यायन नहीं 
करा सकते । क्योंकि साक्षादुच्चायमाण वर्ण ही अपने सवर्णी का प्रत्यायक होता 
हे । प्रतीयमान नहीं । जैसे ऋक ऐसा कहने पर 'केवळ आकू शब्द से सहिता- 
पाउ मात्र ही गम्यमान होता दै और उसमे अग्निमोळे इत्यादि मन्त्र संनिवेश विशिष्ट 
ऋतचा नही जानी जाती । 


अच्छा तो वर्णमाला में दी हस्त अकारादि के साथ दीर्ध अकारादि का 
भी उपदेश कर देंगे! उपदेश से यहां तात्पर्य प्रत्यायन से हे । हस्व अकारादि 
. अपने सचणेग्रण सहित प्रत्याहार में उपदिष्ट समझे जायेंगे । 


यदि वर्णमाला में ही सबर्णग्रहण सहित अकारादि वर्णी का उपदेश 
मानेंगे तो यह बनता नहीं । क्योंकि स्वेणप्रहण कराने वाले इस सूत्र की 
निप्पत्ति अवरकार दै । प्रत्याद्दारसंज्ञा के बाद सवरणेम्रहण होने से प्रत्याहार में 


cap. करि प्यतेरन्यारूयास्यते ८५०1, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ६९९ 


कि परा सूत्रात्‌ कियते इत्यतोऽवरकाला । 


नेत्याह । सर्वथावरकालेव । वर्णानासुपदेशस्तावत्‌ । उदेशो 
त्तरकाला इत्संज्ञा | इत्संज्चोत्तरकाल -आदिरन्त्यन सहते'ति प्रत्याहारः । 
प्रत्याहारोत्तरकाळा सवरणंसंशा । सवर्णसंशञोत्तरकाळ'मणुदित्सवणंस्य 
चाप्रत्ययः इति । सेपषाऽवरकाला उपदेशोत्तरकाला वणीनासुत्पत्ता 
निमित्तत्वाय कल्पिष्यते इत्येतन्न । _ 


तस्मादुपदेशः । 
कर्तव्यः । 
तत्राबुवृत्तिनिर्देशा सत्रणाग्रहणमनणूतात्‌ । 


© 


तत्राचुवृत्तिनिदैशे सथर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति । ‘अस्य च्वौ’ । 
वयस्येति च'ति। कि कारणम्‌ । अनणात्वात्‌। नह्मतऽणो ये. बबी । 
के तर्हि ! येऽक्षरसमाम्नाये उपदिइयन्ते । 


SO व ननी 220: क न विक जानकी 
ही सवणेग्रहण कैसे होया । प्रत्याहार विधायक सूत्र स यह सवर्णग्रहणपःरभावा- 
शास्त्र अथत्रा ग्रहणकशास्त्र पश्‍चात निष्यन्न होता है । इस शिवि प्रत्याहार मै 
इस सूत्र से सवर्णम्रहण नहीं हो सकता । क 


क्या प्रत्याहार सूत्रों के बाद इसका क्रम है इस लिये यह सूत्र अवरकाळ हुं? 


नहीं, सवेथा यह सूत्र अवरकाल'दी है। न केवल सूत्र पाठ के क्रम से 
अपितु आर्थिक क्रम से भी इसकी उत्पत्ति बाद में है। पहले वर्णी का उपदेश 
होता हे । उपदेश के बाद इत्संशा। इत्संज्ञा के बाद आदिरन्छ्न सहेता से 
प्रत्याहार । प्रत्याहार के बाद सवर्णसज्ञा । सवर्णसंज्ञा के बाद कठी जा कर 
अणुदित्सूत्र से सबर्णप्रहण होत! दै । इस प्रकार उक्त चाक्यपरिसमाप्ति से सब 
के बाद में होने चाला यह महणकशास्त्र वणौ के उपदेशकार में ही सवणंग्रहण 
कराने सें निमिस बन जायगा ऐसा नदीं हो सकता । इस छिये प्रत्याहार म ही 
इस्त अकारादि के साथ दीर्ध पछत अकारादि भी उपदिष्ट कर देने चाहिये । 
हस्व अकारादि का पाठ दीधप्छृतों का उपछक्षक होगा । उससे दीधेप्छुत भी 
उपदिए समझे जायेंगे तो अकू में उच्चायेमाण अकर से आकार के समान 
प्रतीयमान इकार से इंकार का भी अहण स्वतः हो जायगा तो ग्रत्याद्वारों के 


लिये इस प्रहणक शास्त्र फी कोई आवस्यकता नदीं । इसके साथ दी 


C८ भनुषूत्षि/निर्देशो मे भी। हस, छुक्र इछन सिदित्लही, होती । शास्त्रप्रदत्ति 


७०० व्याकरणमंहाभाष्य 


एवं तहिं अनण्त्वादचुदत्तो न, अजुपदेशाच्च प्रत्याहार न। 
उच्यते चेदमण्‌ सवर्णान्‌ गृह्णातीति तत्र वचनाद्‌ भविष्यति । 


- बचनादू यत्र तन्नास्ति । 

- नेदे वचनाल्लभ्यम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ ! 
किम्‌। य एत प्रत्याहाराणामादितो चर्णास्तैः सवर्णानां ग्रहणं यथा 
स्यात्‌। 

एवं तहि । 
सवर्णेऽणृग्रहणमपरिभाष्यमाङ्कतिग्रहणात्‌ । 
सवरणऽणग्रहणम्रपरिभाप्यम्‌। कुतः। आकृतिग्रहणात्‌ । अवर्णा- 


के अनुकूल निर्देश को अनुवृत्ति निर्देश कहते हें । जैसे अस्य च्वौ । यस्येति च । 
यहां जो अकार इकार है इन में णु क्‌ ङ्‌ आदि प्रत्याहार. चिह्ट न होने से 
ये अण्‌ नहीं कडे जा सकते अण म होने से अणुदित्सूत्र से सवर्णप्रहण नहीं 
प्राप्त होता । भणादि प्रत्याहारो में तो प्रतीयमानों के अनुपदिष्ट दोने से वहां 
इसकी प्रश्‍त्ति नहीं होती और अस्य च्वौ आदूगुणः इत्यादि अचुवृत्ति निर्देशों में 
अकारादि के अण न होने से इसकी प्रवृत्ति नदी होती इस प्रकार यह सूत्र 
दोनों भोर से गया । ये अण नहीं हैं जो अस्य च्वौ यस्येतिच आदि अनुवृत्ति 
निर्देशों में हैं । क्योकि इनमें प्रत्याहार का कोई चिह्न नहीं दै जिससे दस इन्हे 
अण्‌ समझ । अण्‌ कोन हें ? जो अक्षरसमाम्नाय अथवा वणंमाला में प्रत्याहार 
. सेज्ञक पढ़े हैं। [ 

अच्छा तो अनुवृत्ति निर्देशों म भण्‌ न होने से प्रत्याद्दारों में अनुपदिष्ट 
होने से यदि यदृ सूत्र नहीं रगेगा तो 'अण्‌ सवर्णो का ग्रहण करता है, यह 
वचन व्यर्थं हो जायगा। उस अवस्था में वचन सामथ्यं सं अस्य च्वौ आदि 
के अकार को भा अण्‌ मान कर सवर्णप्रहण कर लिया जाब्गा। 





नवम आह्विक ७०३ 


कृतिरुपदिष्टा सर्वमवर्णकुलं अहीष्यति । तथेवर्णाक्कतिः । तथोवर्णाकृतिः 
नचु चान्या आकृतिरकारस्य । अन्या चा55कारस्य । 
'अनन्यत्वाच्च । 
अनन्याकृतिरकारस्याकारस्य च | 
अनेकान्तो ह्यनन्यत्त्वकरः । 


यो ह्यनेकाम्तेन भेदो नासावन्यत्त्व करोति । तद्यथा न यो गोइच 
गोइच भेदः सोऽन्यस्वं करोति । यस्तु खलु गोइचाइवस्य च भदः 
सोऽन्यत्त्वं करोति । अपर आह-- 


सत्रणऽणृग्रहणमपारिभाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्तम्‌ | 


सब्णेऽणुग्रहणमपरिभाष्यम्‌ । आक्कतिग्रहण।दनन्यत्वं भविष्यति। 
अनन्याङतिरकारस्याकारस्य च। 


अनेकान्ता ह्यनन्यत्त्तकरः । 
यो झेनकान्तेन भेदो नासावन्यत्त्व करोति । तद्यथा न यो गोशच 


गोइच भेद: सोऽन्यत्त्वं करोति। यस्तु खलु गोश्च अइवस्य च भदः 
सोऽन्यस्वे करोति । 


को छोड़ कर आङ्गतिपक्ष एवं जाति पक्ष मान लिया जाय । उस पक्ष म इस 
न्न को सताक्रिचित्‌ भी आवश्यकता नदी होगी । सवणेग्रहण करने के लिये अण्ग्रहण 
वाळा यह अणुदिरसूत्र अपरिभाप्य दै । अवक्तव्य है। यह सूत्र नहीं बनाना 
चाहिये । क्योंकि आङ्गति पक्ष को मान टेंगे । भाकृति का अर्थ एकाकारानुगत 
जाति है । स्त्र अवणे की जातिका उपदेश मानेंगे ब्द अखजाऱयाक्ान्त अवर्ण 
मात्र को ग्रहण कर लेगी। हस के साध दीर्घप्छुत आदि सब का ग्रहण हो 
जायगा। इसी प्रकार इवण उवणे की आकृति का ग्रइण होने से सभी प्रकार के 
इ, उ का ग्रहण हो जायया । 


जब अकार की आकृति ( आकार) अन्य हे और आकार की अन्य द्द 
तो अकार से आकार का ग्रहण केसे होगा । 


अकार और आकार की आइति अन्य नहीं है। एक ही है । जो अनियम 
से भद है उससे अन्यता नहीं दोती। अ और आ के श्रवण छखन में 
मात्रा भद, होते सर जी SMSC RR, ज्ञातरि हे... मेदजा दे अनेकान्त= 


७०२ 2 ब्याकरणमद्दाभ।ष्य 


तदूच्च हळ्म्रहणेषु । 
एवं च कृत्वा हळग्रहणेषु सिद्ध भवति। झलो झलि | अवात्ताम। 
. अवात्तम्‌। अवात्त । यत्रेतन्चास्ति-अण्‌ सवर्णान्‌ गृह्णातीति। 


अनेकान्ता ह्यनन्यत्त्वकर । 
इत्युक्तार्थम्‌ । 
द्रतविळम्बितयोर्चानुपदेशात्‌ । 


द्रतचिळम्बितयोइचानुपदेशान्‌ मन्यामहे आङ्ृतिग्रहणात्‌ सिद्ध- 
` मिति। यदयं कस्यां चिद्‌ ब्र॒त्तौ वर्णानुपदिइय सर्वत्र कृती भवति । 





झनिप्रत'। अवयवाननुगत जो भेद है वह अनन्यत्वकर-अभेद कारक होता ह । 
जो काली गो या सफेद गो का भेद है वह दोनों गौओं में भेद नहीं करता 
किन्तु जो. गौ और घोड़े का भेद है वह दोनों में भद करता दै । दूसरे आचाय 
इसी बात को यू कइते हैं-सवणंप्रइण के लिये अणुदित्सूत्र अवक्तव्य है । 
क्योंकि आकृति पक्ष से त्रणो मं अनन्यता एवं अभिन्नता हो जायगी। अकार 
खोर आकार की अत्र जाति एक ही है । आगे की च्याल्या पूर्व के समान है । 


आकृति या जाति पक्ष को मान कर ही इळ प्रहणों में भी कार्य सिद्ध 
किया जाता दै ' जहां अण न होने से अणुदित्सूत्र से सवण ग्रहण होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता | जसे झो झछि, का उदाहरण अवात्ताम्‌ अत्रात्तम्‌ अवात्त हे । 
( वस्‌-लिच-लुङ ताम्‌ , तम्‌, त) यहां वस्‌ धातु से लुङ्‌ में सिच्‌ परे रहते 
` स्‌ः स्याथंधातुक से यस्‌ के सकार कः तकार हुआहे। दो तकारों के मध्य में 
स्थित सिच्‌ के सकार का झे झरि से लोप करने में यह अड्चन आती है 
कि झळू स परे झल नहीं है। क्योंकि झळ प्रत्याहार में एक ही तकार. पढ़ा है । 
दूसरे तकार को भी आकृतिपक्ष श्र झळ मानकर झलो झलि से लोप सिद्ध हो 
जाता हे । भद अभेद दी रोता है यह पहले कड चुके दे । 


आचायै द्वारा द्रुत और विलम्बित. बृत्तियों में वणौ का उपदेश न 
करने से भी मध्यम वृत्ति में वणों का उपदेश करके सर्वत्र कृताथ हो .जाते हैं 
उसका कारण यदद आङ्गतिग्रइण ही हे । 


१. जहाँ कवल भद की ही प्रतीति न हो किन्तु अभेद की भी ह्दो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





नवम आहिक ७०३ 
अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 
वृत्तिपृथक्त्व॑ तु नोपपद्यते । 
वृत्तः पृथक्‌त्वं नोपपद्यते । 
तस्मातू तत्र तपरनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । 
! तस्मात्‌ तत्र तपरनिर्देशः कर्तव्यः। न कर्तव्यः । क्रियत न्यास 
एव । अतो भिस पस्‌ इति । 
तपरस्तत्कारस्य ॥ १। १।७०॥ 


अयुक्तोऽयं निदेशस्तत्कालस्येति । तदित्यनेन कालः प्रति 
निर्दिश्यते । तदित्ययं च वर्णः । तत्रायुक्तं वर्णस्य कालन सद्द सामाना- 
धिकरण्यम्‌ । 


re टेट  ््  ््सिँरी्‌ 





आकृति पक्ष का यह प्रयोजन तो ठीक है किन्तु उस पक्ष को मानने पर 
बृत्तियों की पृथकता नहीं बनती। मात्रा भेद से होने वाठी हृस्व दीघे प्लतादि 
वृत्तियों का भेद तो आवश्यक है! वह प्रयोगसाधन में आपको भी अभीष्ट दै । 
परन्तु आकृति पक्ष को मानन्ने पर वह भेद सिद्ध नहीं होता । हस्व अकार से 
परे जो कार्य विहित है वह आकृति पक्ष में दीध अकार से परे भी प्राप्त होता 
उससे खट्वाभिः यहां खद्वा शब्द के आकार से परे भिस्‌ को ऐस्‌ ददो जाना 
चाहिय। ४ 

हस्त्र दीघोदि वृत्तियों के भद के लिये वहां तपरनिर्देश कर देंगे। 
तपर होने ले तपरस्तत्काटस्य के नियम स तत्काल का ग्रहण 'हो जायगा तो 
आगति पक्ष से प्राप्त दोष न रहेगा । वैसे तपरनिर्देश करने की आवश्यकता 
भी नहीं है। जहां तपर अभीष्ट है वहां सूत्र से पहले से किया हुआ ही है। 
जैले--अतो भिस एस्‌ यद्वां अतः में तपर करने से हस्त वृत्ति वाळा अकार ही 
छिया जायगा । दीधै वृत्ति वाला न लिया जायगा तो खट्वाभिः में .मिस्‌ को 
ऐस्‌ न होगा । 

तत्कालस्य यद्द निर्देश ठीक नहीं है। क्योंकि तद्‌ शब्द से आप काळ 
को समानाधिकरण रूप से विशेषित करते दै । स कालो यस्य स तत्कालः । वह . 
वर्ण हर काळ जिसका यहां तदू शब्द वणे का परामशक्र, बोधक है। उसमें 
वणे का काळ के साथ सामानाधिरण्य नहीं बनता । वर्ण काळ केसे दो सकता दै ! 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri ~ 








. ७०४ व्याकरणमदाभाष्य 


कथं तहिं निर्देशः कर्तव्यः । 

तत्काळकालस्येति । 

किमिदं तत्कालकालस्यति । 

तस्य काळः तत्कालः । तत्कालः कालो यस्येति सोऽयं तत्काल: 
कालः तत्कालकालस्येति । 


सतर्हि तथा निदेशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः! उत्तरपदलोरोऽत्र 
दृष्टव्यः। तद्यथा उष्टूसुखामच सुखमस्य सोऽयमुष्ट्मुखः। खरमुखः । 
एवं तत्कालकालः तत्कालः तत्कालस्यति। अथवा साहचर्यात्‌ ताच्छब्यं 
भविष्यति । काळखहचरितो चर्णोपि काळ एव । 


कि पुनरिदं नियमार्थमाहोस्वित्‌' प्रापकम्‌ ? ` 
कथं च नियमार्थे स्यात्‌ कः वा प्रापकम्‌ । 


तो फिर केसा निर्देश करना चाहिये । 
तलालकालरय ऐसा । 
यह तत्कालकालस्य क्या हे ? 


उस वर्ण का जो काळ है । वह तत्काल हुआ | फिर उस वर्ण के काळ 


के समान दद काल जिसका वढ तत्कालकाल बना । यहां काळ के ससान काळ 
हो सकता हे इस लिये यह निर्देश ठीक है । 


७.० 


च > 
तो फिर तत्कालकाळस्य ऐसा निर्देश कर दिया जाय । इम तो समझते हे 
कोई आदड्यकता नहीं । यहां उत्तरपद का लोप हुआ समझना चाहिये। 
जसे-उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य स डष्ट्रमुख:, यदां सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य वाच्यो वा 


= 


` चोत्तरपदलोपः इस वातिक से बहुघीदि समास होकर उत्तरपद सुख शब्द का : 


0० च को ७ ७ क. 
छोप द्वोता है वस यहां तत्काल के उत्तरपद काल शब्द का लोप हो गया है। 
दूसरे काल शब्द का अर्थ गम्यमान होन से उसका अप्रयोग ही यहां लोप 
समझि वे थे से वणे को र 

झिये । अथवा काळ क साइचय से वणे को भी उपचार से काळ शब्द का 
ब्यपदेश हो जायगा । ताच्छब्यम्‌=तच्छन्द्ता । उस शब्द का प्रयोग । ४ 


क्या यह सूत्र नियमाथै है या प्रापक है अर्थात्‌ विध्य है । 
कसे यह नियमार्थ हो सकता है भोर केसे विध्यर्थ ? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम भाह्िक ७०५ 


यद्यत्राणग्रहणमचुवतते ततो नियमार्थम्‌। अथ निवृत्ती ततः 
प्रापकम्‌ । 
कदचात्र विशेषः । 


तपरस्तत्काळस्यति नियमार्थमिति चेद्‌ दीधग्रहणे खराभेन्नाग्रहणम्‌ । 


तपरस्तत्क्राळस्येति नियमार्थमिति चेद्‌ दीर्घग्रहणे खरभिन्नानाँ 
ग्रहणं न प्राप्नोति । केषाम्‌ । उदात्तानुदात्तखरितानुनासिकानाभ्‌ । 


अस्तु तर्हिं प्रापकम्‌ । 


ग्रापकमिति चेद्‌ इखग्रहणे दीर्धप्छुतप्रतिषेधः । 
प्रापकमिति चेद्‌ हृस्वग्रहणे दीर्घप्लुतयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । 


यदि इसमें पूर्वे सूत्र से अण्‌ ्रहण को अनुबृत्ति लात दें तो नियमार्थ 
है। और यदि अणु की अनुवृत्तिन छा कर अण्‌ अनग्‌ सभी तपरों में इसकी 
प्रबृत्ति मानते हैं तो विध्यर्थ है । 

इन दोनों पक्षों मै क्या विशेष है? 

यदि यह सूत्र नियमाथ हे तो इसकी प्रवृत्ति तपर अणों में ही होगी । 
दपर अनणों में न होगी तो वृद्धिरादेच्‌ में आत. यह तपर अनण्‌ है। उसमें 
तत्काल का नियम न होगा तो उदात्त अयुदात्त स्तरित अनुनासिक भेद भिन्न 
छः प्रकार के सवर्णी आकारों की वृद्धि संज्ञा न हो सकेगी। केवळ किसी एक 
दीधे आकार की ही वृद्धि संशा होगी । अणुदित्सूत्र तो अण्‌ में ही सवणेम्रदण. 
करने से आत. इख अनण्‌ में लग. नहीं सकता। इस प्रकार नियमाथे म।नने 
पर दीध के ग्रहण में स्वर मिओों का ग्रदण नहीं प्राप्त होता । 

तो फिर इसे प्रापक या विध्यर्थ मान लीजिये | 

यदि इस सूत्र को विध्यथ मानत हैं तो इसकी प्रबृत्ति अण्‌ अनण्‌ सभी 
तपरों में होगी। तब हस्व तपर अणों में भणुदित्सुत्र से सत्रणेग्रद्दण होकर 
दीधैप्छुत का ग्रहण भी प्राप्त होता हे उसका निषेध कहना होगा । जैसे अतो 
भिस ऐस्‌ में हस्व तपर अणु अतः में भकार दै। उसमें सदर्णप्रहण होकर 
दीघेप्छुत अकार से पर भी भिस्‌ को ऐस्‌ प्राप्त होगा । "परस्तत्कालस्य यहद 
सूत्र तो वहां तत्काळ का नियम कर नहीं सकता क्योंकि यह दीर्घे अनण्‌ 
तपरों में छगने से चरिताथै है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





७०६ व्याकरणमहाभाष्य 


न वक्तव्यः । 
विप्रतिषेधात्‌ सिद्धम्‌ । 


अण्‌ सवर्णान्‌ गृह्णातीत्येतदस्तु । तपरस्तत्कालस्य वा । तपर- 
स्तत्काळस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषेधेन । अण्‌ सवणान्‌ यृह्वातीत्यस्या- 
वंकाशः हृस्वा अतपरा अणः। तपरस्तत्काळस्येत्यस्याचकाशः दीर्घास्तपराः 
हखषु तपरघूभयं प्राप्नोति । तपरस्तत्काळस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषधेन । 


यद्येवं । 
डतायां तपरकरणे मध्यमविळामितयोरुपसंख्यानं काळभेदातं । 


दुतायां तपरकरणे मध्यमविलस्बितयोरुपसंख्यानं कर्तव्यं, तथा 
मध्यमायां दुतचिळम्वितयोः, तथा चिळस्वितांयां डुतमध्यमयोः। कि 
पुनः कारणं न सिध्यति। काळभेदात्‌। ये हि दुतायां वृत्तो वर्णोस्त्रि- 
भागाधिकास्ते मध्यमायां, ये च मध्यमायां वर्णास्त्रिभागाधिकास्ते 
विळम्वितायाम्‌। 


हस्व तपर अणों में दीर्घप्लुत के ग्रहण का निषेध कहने की आवश्यकता 
नहीं । विभ्रत्षिध से सिद्ध हो जायगा। अतो भिस ऐस्‌ यहां अतः में अणुदित्सूत्र 
से सवणग्रदण करें या तपरस्तत्कालस्य से तत्काल का विधान करें। दोनों 
“को प्राप्ति में परविप्रतिबेध से तपरस्तत्कालस्य ही हो जायगा तो तत्काल का 
' विधान होकर दीर्घप्छुत अकार से परे भिस्‌ को पुस न होगा । अणुदित्सूत्र का 
अवकाश हस्व अतपर अण्‌ हैं।' तपरस्तत्कालस्य का अवकाश दीर्ध तपर हैं। 
हृस्व तपरों में दोनों प्राप्त होते हैं । पर होने से तपरस्तत्कालस्य हो जायगा । 


यदि यद सूत्र तत्काळ का विधान करके भिन्न काळ की व्यावृत्ति 
करता है तो दुत बृत्ति में तपर करने पर मध्यम और विछम्बित वृत्तियों में 
तत्कालता नहीं ग्राप्त द्दोती। वहां तत्काइता कहनी होगी । इसी प्रकार मध्यम 
के तपर में दुत विलम्बित में और विलम्बित के तपर में दुत मध्यम में तत्कालता 
कहनी होगी । क्या कारण हे जो उक्त वृत्तिया में तत्कालता नहीँ सिद्ध होती? 


१. जिस उत्ति मे तपर किया हो उससे भिन्न इतति में प्रयोग में भिस्‌ को 
पुस्‌ आदेश की प्राप्ति न होने स ऐस आदेश का उपसंख्यान करना चाहिये यह 
वार्तिकार्थ है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवम आह्विक ७०७ 


सिद्धं त्ववस्थिता वर्णा बक्तुश्चिराचिखचनाद्‌ दृत्तयो विशिष्यन्ते । 


सिद्धमेतत्‌। कथम्‌। अवस्थिता बणी दुतमध्यमविलस्विताखु । 
किक्रतस्तहि वृत्तिविशोषः । वक्तुश्चिराचिरवचनाद्‌ बच्यो विशिष्यन्ते । 
वक्ता कर्चिदाइवभिधायी भवति। आशु वर्णानभिधत्ते। कश्चि- 
.ब्िरेण । कडिचब्चिरतरेण । कङिचश्चिरतमेन। तद्यथा तमेवाध्वानं 
` कडिचदाशु गच्छति। कश्चिब्चिरेण कश्चिब्चिर्तरेण कड्चिच्चिरतमेन । 
रथिक आशु गच्छति । आदिवकडिचरेण । पदातिश्चिरतरेण । शिशु- 
इिचरतमेन । 

विषम उपन्यासः । अधिकरणमत्राध्वा त्रजिक्रियायाः । तत्रायुक्तं 
यदधिकरणस्य वृद्धिहासौ स्याताम्‌ । 


grr CNG REE य कक SE 
कालभेद होने से | दुत बृत्ति में जो वर्ण बोले जाते हैं मध्यम वृत्ति में उससे 
तीन दिस्से अधिक काळ लगता है । और मध्यम बृत्ति में जो वणे बोले जाते 
हें विछम्बित बृत्ति में उससे भो तीन हिस्से अधिक काळ लगता है। 





दुत आदि बृत्तियों जे तत्कालता सिद्ध दो जायगी । क्योंकि तीनों इत्तियों 
झं वर्ण उसी प्रकार अवस्थित रहते दें। उनका अपना अपना नियत काल है। 
फिर वृत्तिभेद क्यों प्रंतीत होता. है? वक्ता के देर या जल्दी में बोलने के 
कारण। वस्तुतः उच्चारण में ही भेद हैं। वणे की स्थिति में कोई भेद नहीं । 
कोई वक्ता जल्दी बोलने वाछा होता है। जल्दी वणी को बोल जाता है। 
कोई देर में । कोई उससे देर में। कोई उससे भी देर में। जैसे एक ही 
रास्ते को कोई जल्दी पार कर जाता है। कोई देर में। कोई उससे देर में। 
कोई उससे भी देर में पार कर जाता है। रथवाला जल्दी पार कर जाता है। घोड़े 
बाला देर में । पेद उसके देर में । और बच्चा उससे भी देर में पार करता है। 


यह मार्ग का दृष्टान्त ठीक नहीं बनता। मागे तो जाने का स्थिर स्थान 
बना हुआ हे । वह बनाया नहीं जाता । जल्दी या देर में जाने से उसका क्या 
घटना बढ़ना । यहाँ तो वणौ का उच्चारण प्रयत्न से करना होता दै। उसमें 
जल्दी या देर करने से वणौ पर प्रभाव पड़ता दै। प्रयत्न भेद से बृत्ति भद 
हो जाने से वर्णे के काल में भेद दो जाना चाहिये ।' 


eee आ 


१. चिर और अचिर काल परथन्त उपलब्धि का निमित्त बृद्धि व हास वर्णो 


में होना चाहिये ऐसा आक्षेपक का भाव है। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


७०८  वऱ्याकरणसहाभाज्य 
एवं तर्हि स्फोटः शब्द: । ध्वेनिः शब्दशुणः | कथम्‌ । 
भेर्याघातवत्‌ । 


तद्यथा भेयोघातः भेरीमाहत्य कश्चिद्‌ जिंशति पदानि गच्छति। 
कदिचत्‌ निशत्‌ । कर्चिद्चत्वारिंशत्‌ । स्फोउस्ताचानेब भवति । 
ध्वनिकृता वृद्धिः । | 
ध्वनिः स्फोटइच शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते । 
अल्पो महांश्च केषांचिदुभयं तत्‌ स्वभावतः ॥ 


——- 








अच्छा ठो स्फोट को शब्द मान लीजिये ध्वनि शब्द का गुण हे । व्यञ्जक 
होने से उसका उपकारक दे । कैसे? भेर्याघात की तरह। भेरीमाइन्तीति 
भर्याघातः । नगाड़ा बजाने वाला । जैसे कोई नगाड़ा बजाने वाळा नगाड़ा बजा 
कर उसकी ध्वनि को सुनाता हुआ बीस कदम जाता है, कोई तीस कोई चाळीस । 
( जितनी दूर तक नगाड़े' की आवाज़ जा सकती है वहां तक जा कर भागे 
आवाज़ पहुंचाने के लिये फिर नगाडा बजाता है ) स्फोट अर्थात्‌ नगाड़े का विस्फोट 
सर्वत्र एक समान है । केवल ध्वनि ही घटती बढ़ती प्रतीत होती हे । ध्वनि 
और स्फोट व्यञ्जक और व्यङ्ग्य- थे दो पदार्थ हैं। शब्दों की व्यञ्जक ध्वनि 
केवळ बाहर श्रवणेन्द्रिय से अल्प अथवा. मद्दान्‌ लक्षित होती दै । स्फोट सब 
ध्यांनया में अभिन्न ही रहता है । व्यङ्ग्य और व्यब्जक दोनों स्वभाव से 





१. ध्वनि दो प्रक्रार की ह--प्राकृत तथा वैकृत । भबेहरि ने इनका ऐसे 
लक्षण किया है-- 


वर्णस्य ग्रहण हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिः्यते । 
वृत्तिभेदे निमित्तत्वं वेक्कतः प्रतिपद्यते ॥ 
शब्दस्योध्वेमभिव्यक्तेतूंत्ति भेदाय चेकृत: । 


२. स्फोट व्यङ्ग्य है । ध्वनि व्यञ्जक है। स्फोट का अर्थ यही है कि 
स्फुरत्यथोऽस्मात्‌। जिसके उच्चारण करने से अर्थ की स्फुट प्रतीति होती है वह 
अर्थ का प्रत्यायक व्यञ्जक वाचक जो पदरूप या वाक्यरूप है वही स्फोट है । वह 

„ नित्य है । अथ शब्दानुश्षासनम्‌ सूत्र पर भाष्यकार ने येनोच्चारितेन सास्नालाडूगूल- 
ककुदखुरविधाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स॒ शब्दः और अथवा प्रतीतपदाथैको लोके 
ध्वनि: शब्द इत्युच्यते यह कह कर दो प्रकार के शब्द के लक्षण पहले स्पष्ट किये 
हैं उन्ही को लह स्मरण रखता, जाहिये.0, New Delhi. Digitized by eGangotri 





नवम भाहिक ७०९ 


मिर 
८) 


आदिरन्त्येन सहेता ॥१॥१॥७?१॥ 


आदिरन्त्येन सहेतेत्यसम्प्रत्ययः संज्ञिनोइनिर्देशात्‌ । 
आदिरन्त्येन सहतति अलम्म्रत्ययः । कि कारणम्‌ । संशिनो५- 
निर्देशात्‌ । नहि संज्ञिनो निर्दिश्यन्ते । 
सिद्धं चादिरिता सह तन्मध्यस्येति वचनात्‌ । 
सिद्धमतत्‌ । कथम्‌ । आदिरन्त्येन सहेता गृह्यमाणः स्वस्य च 
रूपस्य ग्राहकः तन्मध्यानां चेति वक्तव्यम्‌ | 
०३ ४ 
सम्बन्धिशब्दवा तुल्यम्‌ | 


सम्वन्धिदाब्दरैर्चा तुल्यमेतत्‌। तद्यथा सम्बन्धिशब्दः मातरि 
वर्तितव्यम्‌ । पितरि शुश्रूषितब्यमिति। न चोच्यते स्तरस्यां मातरि 





अवस्थित हें । ( इनके अस्तित्व में प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं ) व्यक्त शब्दों में 


तो स्फोट और ध्वनि दोनों विद्यमान होते हैं । क्योंकि वहां अर्थ का बोध होता 
है। किन्तु अव्यक्त शब्दों में अथैवाचकत्व रूप शक्ति न होने से स्फोट नहीं 
होता । केवल ध्वनि ही होती है ।' 


आदिरन्स्येन सहेता इस संज्ञा सूत्र में संज्ञी का निर्देश न होने से सूत्र 
का आरै स्पष्ट अवबुद्द नहीं होता। इतना कहा है कि आइिरन्स्येन सहेता। 
इसको आअन्वित करके बाले तो अन्त्येन इता सह आदिः यह होता है। मंज्ञा 
का प्रकरण होने से सूत्र का इतना दी अर्थ समझ में आ सकता दै कि-- 
अन्तिम इत्संज्ञक के साथ जो आदि वह संज्ञा होता हे । किसकी संज्ञा होता 
है, उस सेज्ञी का निर्देश ही न! किया। जैसे सवं रुप शब्दस्य में शात्दग्य, 
अणुदित्सवर्णस्य में सवर्णस्य, तपरस्तत्कालस्य में तत्कालस्य, थेन विधिस्तःन्तस्य में 
तदम्तस्य वृद्धिर्यस्याचामादिः में यस्य, इन षषी विभक्तियों से संशी का निर्देश 
किया दै वैसे यहं भो पड़ी विभक्ति से संजी का निर्देश करना चाहिये । 


ठीक हे । आदिरिता सह तन्मध्यस्य ऐसा सूत्र बना देंगे। उससे तन्मध्यरय 


१. यहाँ भेयांघात का इष्टान्त उपलब्धि की समानता दिखाने के लिये 
दिया गया हे । जिस प्रकार प्रयःन विशेष से उत्पन्न हुआ भरी का शब्द कोई 
तो थोड़ समय तक सुनता है । कोई चिर तक और कोई अधिक चिर तक, इसी 
प्रकार हुतादि इृत्तिपों मे हरि का भेद हे तणे स्फोट.) का भद न 





७१० व्याकरणमहा भाज्य 


स्वस्मिन्‌ पितरीति । सम्बन्धाश्च गस्यते या यस्य माता यो यस्य पितेति। 
पवमिहापि आदिरन्त्य इति सस्बन्धिशब्दाबेती । तत्र सम्बन्धादेतद्‌ 


गन्तव्यम्‌ | ये प्रति य आदिरन्त्य इति च भवति तस्य ग्रहणं भवति 
खस्य च रूपस्यति । : 


इस संज्ञी का निर्देश स्पष्ट हो जायगा । अर्थ होगा-अन्तिम इत्संज्ञक के साथ 





जो आदि वर्ण वह अपने मध्यगामी वणो का तथा स्वरूप का संज्ञा या 


ग्राहक होता है । संशाभूत आदि अन्त्य वणौ में स्वरूप आरी आदि का ही छिया 
जायगा, अन्त्य का नहीं । वह तो संजी के प्रत्यायन में /उपक्षीण द्दोकर स्वयं 
निवृत्त हो जायगा । इस प्रकार तन्मध्यस्य इस संजी के निर्देश से! अन्य संज्ञा 


सूत्रों के समान इस संज्ञा सूत्र की रचना हो जायगी तो सूत्र का अर्थे स्पष्ट हो 
~ 
जाता है । , 


अथवा आदिरन्त्येन सहेता यही सूत्र रहने दीजिये। सम्बन्धी शब्दों 
के समान वहां भी संज्ञी का निर्देश स्वयं समझ लिया जायगा। जैसे--माता 
की आज्ञा माननी चाहिये । पिता की सेवा करनी चाहिये इन वाक्यों में साता 
पिता ये सम्बन्धी शब्द हें । यहां अपनी माता या अपने पिता इस प्रकार 


अपना शब्द न लगाने पर.भी माता पिता के सम्बन्ध से यह बात समझ ळी 
जाती है कि जो जिसकी माता या जो जिसका पिता दै उसको उसकी आज्ञा 
माननी या सेवा करनी चाहिये। इसी प्रकार यहां भी आदि और अन्त्य ये 
दोनों सम्बन्धी शब्द हें । वहां सम्बन्ध से यह बात जान ली जायगी कि जिसके 
प्रति जो आदि अन्त्य हो सकता है वद यहाँ संज्ञी दै। -आदि और अन्त्य ये 
समुदित संज्ञा अपने मध्यगत संज्ञियों का आक्षेप स्वयं करा देंगी। उससे 
अन्त्य इत्संञक सद्दित आदि वणे अपने मध्यवती वणौ और अपने स्वरूप 
का ग्राहक हो जायगा .? | 


१. यद्यपि भाष्यकार तथा वार्तिककार ने इस प्रत्याहारसंज्ञा विधायक सूत्र 
में संज्ञी के निर्देश के लिये उचित शङ्का उठा कर उसका समाधान. कर - दिया ह 
तो भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट दीख रहा है कि संज्ञी निर्देश के 
बिना इस सूत्र का अर्थ सर्वथा अस्पष्ट रहता हे । आदिरिता सह तन्मध्यस्य इस 
न्यास में कितना लाघव तथा अर्थ गौरव है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह वातिककार 
कात्याय्र कराः तिक सतहमा. थितिः के इस"सून/सवस्युतः अधिक*ईछुंट हे । 


es 


नवम भाहिक ७१३ 
येन विधिस्तदन्तस्य ॥ १।१।७२॥ 


इद कस्मान्न भवति । इको यणचि । दध्यत्र मध्वत्र | 
अस्तु। अलोन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यन्त्यस्य भविष्यति । 


नैवं शक्यम्‌ । यऽनेक्काल आदेशास्तेषु दोषः स्यात्‌-'प्‌चोऽयवा- 
याव इति। 


चैष दोषः। यथैव प्रकतितस्तदन्तविधिर्भवति एंचमादेशतोऽपि 
भविष्यति । तत्रैजन्तस्यायाद्यन्ता आदेशा भविष्यन्ति । 


यदि चैवं क्कचिद्‌ वैरूप्यं तत्र दोषः स्यात्‌ । ब्रहोदकम्‌। त्रह्मेन्दः । 





यहां दध्यत्र, मध्वत्र में यण्‌ करने वाले इको यणचि में येन विधिस्तदन्तस्य 
सूत्र से तदन्तविधि क्यों नहीं होती ! तदन्तविधि होकर इगन्त के स्थान में 
यण हो अजादि परे रहते पेसा अर्थ हो जाना चाहिये । अचि में सप्तमी दने 
से यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्प्रहणे से तदादिविधि होकर अजादि अर्थ हो जायगा । 


दो जाव । अलोन्त्यस्य के नियम से इगन्त द्धि मधु शब्दा. के अन्त्य इकार 
उकार के स्थान में यण्‌ दो जायगा। 


ऐसा नहीं हो सकता । इको यणचि में दोष न सही । परन्तु जो अनेकाळ 
आदेश हैं तदन्तविधि मानने पर उनमें दोष हो जायगा। जैस--एचोय -यावः 
हाँ अय्‌ अब्‌ आदि आदेश अनेकाळ हैं। एचोड्यंवायावः में तदन्तविधि होने 
पर एजन्त के स्थान में अयादि आदेश होंगे तो अनेकाल्शित्‌ सवस्य के नियम 
से अलोन्त्य को बाध कर सवादेश प्राप्त होंगे । उस अवस्था में चयनम्‌ के स्थान 
में अयनम्‌ यह अनिष्ट रूप प्राप्त होता है । 


यह कोई दोष नहीं । जैले प्रकृति स तदन्तविधि होगी चेसे आदेश से 
भी हो जायगी तो एजन्त के स्थान में अयादन्त आदेश होकर चयनम्‌ . यही 
छु रूप रहेगा । प्रकृति=स्थानी । 


यदी इस प्रकार प्रकृति और आदेश दोनों भें तदन्तविधि मानने से 
कहीं शब्द में विरूपता आ जायगी तो वहां दोष प्राप्त होता है। जसे-ब्रह्मनद्रः। 
ब्रह्मोदकम्‌ । यहां आद्गुणः स हाने वाले गुण एकादेश में पूर्व पर दोनों में 
तदन्त तदादिविधि हो जायगी तो सूत्र का अर्थ होगा--अवर्णान्त समुदाय से अजादि 


समुदाय परै प्यहुततूदे पर के स्थान झा गुणे पुक्कादेश” दीत तो अवर्णाम्त 


७१२ ऽ्याकरणम दाभष्यं 


अपि चान्तरङ्गवहिरङ्ग न प्रकण्पेयाताम्‌ । तत्र को दोषः। स्योनः 
स्योना | अन्तरङ्गलक्षणस्य यणादेशस्य बहिरङ्गलक्षणो गुणो बाधकः 
प्रसज्येत । ऊनशब्दमाशित्य यणादेशो नशब्दभाश्चित्य गुणः | 
८ अलविधिइच न प्रकल्पेत। द्यौः पन्थाः स इति। तस्मात्‌ 'प्रकृते 
तदन्तविघिरि'ति वक्तव्यम्‌ । 








समुदाय ब्रह्म स एर अजादि समुदाय इन्द्र उदक के रते पूव पर के स्थान 
में गुण होकर ए ओ रूप ही सुनाई देंगे । 


इसके अतिरिक्त सर्वत्र तदन्तविध मानने पर अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भी सिद्ध 
नह होंगे। वे भी गइबड़ा जायेंगे। जो अब अन्तरङ्ग है वह तदन्तविधि 
होने से बहिरङ्ग दो जायया और जो बहिरङ्ग है वह अन्तरङ्ग हो जायगा। वहां 
क्या दोष है ? स्योनः स्योना ( सिवू-न ) यहाँ अन्तरङ्ग दणादेश को बाघ कर 
बहिरङ्ग लघूपधगुण होने लगेगा। सिव्‌ धातु से औणादिक न प्रत्यय परे रहते 
ढघूपघगुण, लोपो व्योर्वलि से वकार का लोप, और -च्छूवोः शूडनुनासिके च से 
वकार को ऊठ्‌ आदेश ये तीन कार्य एक साथ ग्राप्त होते हैं । उनमें ऊद्‌ आदेश 
'बळोप को अपव-द होने स और छघूपधगुण को अन्तरङ्ग होने स बाध लेता हे। 
उट्‌ करने पर सिऊ-न इस अवस्था में लघूपघगुण और यणादेश प्राप्त होते 
हैं। अब तो इको यणचि इस यणददेश के अन्तरङ्ग होने से रघूपधगुण को बाध 

इले यण्‌ हो जाता दै। स्यू बनने पर साउँधातुक गुण हकर स्योनः बन 
जाता है। किन्तु इको यणचि में तदन्त-तदादिविधि मानने पर इगन्त के स्थान 
में अजादि परे रहते यण्‌ होगा तो सिऊन इस स्थिति म अजादि ऊन श 
को मान कर सि को यण प्राप्त होता है और न शब्द को निमित्त मान कर सिङ 
को लघूपधगुण प्राप्त होता है । दोनों में गुण के अन्तरङ्ग हो जाने से बहिरङ्ग 
यण्‌ को बाध कर पहले रूघूपधगुण ह. जायगा तो अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


` सर्वत्र तदन्तविधि मानने पर अळ्विधि भी नहीं बनेगी । द्यौः पन्थाः सः 
( दिव्‌ , पथिन्‌, तदू-सु ) यहाँ दिव औत्‌, पथिमध्युभुक्नामात्‌, त्यदादीनामः से 
होने वाळे यथाक्रम औ, आ, अये आदेश अब तो अढोन्त्य परिभाषा के नियम 
से दिव के वकार, पथिन्‌ के नकार, तदू के दुकार के स्थान में द्वोते हे । किन्तु 
अलोन्त्यस्य सूत्र में भी तदन्तविधि होने पर सूत्र का अर्थ होगा--जो षष्टी- 
(निर्दिष्ट द उसका अन्य अछ्‌ हे अन्त में जिसके ऐले अन्त्य अळन्तसञ्ुदाय को 
आदे त दोता.दै?: हयौ ऽभ्विः०में'भन्स्यः अर के: स्थॉन में" आदेश न होकर 


नवम आहिक ७१३ 


न वक्तव्यम्‌। येनेति करण एषा तृतीया | अन्येन चान्यस्य 
विधिर्भचति। तद्यथा देवदत्तस्य समाशं शरावैरोदनेन च यज्ञदत्तः 
प्रतिविधत्ते। तथा संग्रामं हस्त्यशवरथपदातिभिः । णयमिहाप्यचा 
धातोर्यतं विधत्ते । अकारेण प्रातिपदिकस्य इञं विधत्ते | 


.येन विधिस्तदन्तस्येति चेद्‌ ग्रहणोपाधीनां तइन्तोपायिम्रसङ्गः । 


येन विधिस्तद्न्तस्येति चेद्‌ ग्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिताप्रखङ्गः । 





दिव्‌ आदि अन्त्य अलन्तसमुदाय को आदेश प्राप्त होंगे तो अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा। इस लिये प्रकृत में तदन्तविधि कहनी चाहिये । प्रकृत प्रस्तुत अर्थात्‌ 
जहाँ तदुन्तविधि अभीष्ट है उस प्रस्तुत विषय में ही तदन्तविधि होती है 


' सर्वत्र नहीं होती ऐसा कहना चाहिये । 


प्रकृत सें तदन्तविधि कहने की आवश्यकता नहीं । येन विधिस्तदन्तस्य 
यहाँ येन यह करण कारक सें तृतीया है, कर्ता में नही है। करण कारक कतौ 
का साधकः या उपकारक होता है। लोक में अन्य से अन्य का कार्य हुआ करता 
है । जैसे देवदत्त के घर होने वाले सददभोज को यजदत्त ओदन शकोरे आदि 
पदार्थों से तैयार करता है। शत्रु के प्रति उसके संग्राम को हाथी घोडे रथ 
तथा पेदळ सवारों से तैयार करता है। वैसे यहाँ भी अचो यत्‌ कंद कर अच्‌ 
लावन के द्वारा धातु से यत्‌ विधान किया है। यहां अच्‌, घातु का विशेषण 
बन कर उसका उपकारक होता है। उससे विशेषण में तदन्तविधि हंती है 
यह वात सिद्ध हो आती है । इसी प्रकार अत इन्‌ कह कर अकारविशेषण द्वारा 
प्रातिपदिक से इञ विधान किया हे । तो अकार प्रातिपदिक का विशेषण बनता 
है। जहाँ विशेष्य को किसी विशेषण से विशेषित किया जायगा वहां उस 


“विशेषण में तदन्तविधि हो जाययी सर्वत्र नहीं होगी यह बात सूत्र से ही 


निकल आती दै। उससे इको यणचि एचोऽयवायावः में इक आदि के विशेषण न 
होने से तदन्तविधि न होगी । जहाँ घातु या प्रातिपदिक का कोई विशेषण 


या उपकारक होगा वहां विशेषण में तदन्तविधि होगी सवेत्र न होगी इस 
लिये प्रकृतेः तदन्तविधिः कदने की कोई आवश्यकता नदीं । 


यन विधिस्तदन्तस्य यद सूत्र होने पर यहद दोष हे कि जो ग्रहण की 
उपाधियां हैं वे तदन्त की उपाथियां प्राप्त होती हैँ । सूत्र में जो शब्द ग्रहण 


किया हे उल्लकी नोः ङपापि, सूं, विशेषण, दै वे तदातविधि ७ ने, प्र, सूत्राग्रद्दीत 












| ७१४ ब्याकरणतदा नॉज्य 


थे अहणोपाधयः ते तदन्तोपाधयः स्थुः । तत्र को दोपः। उतश्च 
प्रत्ययादसंयोगपूर्वादि'ति असयोपफूपेशइसजुकारात्तचिशेषण स्यात्‌ । 
तत्र को दोष: । असँयोगपूर्वप्रहणन इहच पजुदासः स्यात्‌ अदणुहीति। 
इह न स्यात्‌--अफ्नुद्दि शक्नुहीति। तथा डदोप्यपूर्वस्यंति ओम्नय- 
पूर्वग्रहणमृकारान्तविशेषणे स्यात्‌ । तण को दोपः। ओध्यपूर्वअहणेन 
इह प्रसज्येत। सेकीएण संगीणेमिति। इह च न स्यात्‌ निपूर्ताः पिण्डा 
इति। 
सिद्धं तु विशेपणवि शेष्ययोयथेषटत्वांत्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । यथेष्टं विशेषणविशेष्ययोथौगो. भवति । 


यावता यथेष्टम्‌ इह तावढुतइच श्र्ययादसंयोगपूवाद्रिति नास॑योगपूर्व 
ग्रहणेन उकारान्तं विशोप्यत । कि तहिं । उकार एव विशेष्यते | उकारो 


NT TT TDS 2s NS का 
शब्द हैं अन्त में जिसके उसकी उपाधियाँ प्राप्त होती इं । वहाँ क्या दोप हे । 


उतरव प्रत्यया इसंयोगपूर्वात्‌, यहां असंयोगपूर्वात्‌ यद्द विशेषण अब तो सूत्र भें पठित 
उतः अर्थात्‌ उकार का है । तदन्तविधि होने पर उकारान्त का हो जायया तो 
असंयोगपूवप्रहण से अश्णुहि, तक्ष्णुहि. ( अक्ष, तक्ष-इनु-छोट सिप्‌ ) यदाँ डी हिळुक्‌ 
का निषेध हो सकेगा । आप्नुहि शक्र्नुह्व ( आप्‌ , शक्‌-शनु-डोट्‌ सिप्‌ ) में न द्वो 
सकेगा । क्योंकि अक्ष्णुहि में उकारान्त इनु प्रत्यय से पू! क्ष का. संयोग है। 
किन्तु आप्नुहि में उकारान्त इनु से पूर्व कळ आपका पकार है, धह संयोग 
नहीं हे। उकार से पूर्वी संयोग मानने पर तो दोनों अगइ संयोग पूर 
में हो जाने से हिलुक्‌ का निषेध सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार उदोष्ठयपूर्यस्य 
में ओष्ठयपूव यह बिरशपण अब तो सूत्रयठित ऋकार का है। तदन्तविधि 
होने पर ऋकारान्त का दो जायगा तो संकीणम्‌ सेर्गणेमू (सम्‌ कृ ग-क्त ) 
यहां इत्व प्राप्त होगा । क्‍योंकि ऋकारान्व कू ग से पूव खम्‌ का मकार 
ओोष्ठयवणे पूर्व में है। किन्तु निपूर्ताः (नि पन्त ) यदा ऋकारान्त प्‌ से पूर्व 
नि का इकार ओषधवण पूर्वे में नहीं दं, हस किये यहाँ उत्त न हो सकेगा । ऋकार 
से पूर्वं ओउ्यवणे मानने में तो निपूताः में उत्व हो जायगा। संक्रीगप्‌ में 
नहीं दोगा । - " 

विशेषण और विशेष्य का सम्बन्ध यथेष्ट होने से उक्त दोष न होगा। 
जब विशेषण विशेष्यभाव हमारी इच्छा के अधीन दै तो हम उतर्च प्रत्यया० में 
असंयोगपूवे ग्रहण को उकारान्त का विशेषण न बना कर उकार का ही विशेषण 
बनायेंगे। सूत्र का अये होगा-- असंये.गपूयंक जो प्रत्यय का उकार तदंन्त अङ्ग 


हि का झुक्‌ होता दै। उससे अक्ष्णुद्दि और आप्नुहि दोनों जगह 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नवभ आ।ह्विक 2 ७१७ 


यो$संग्रोगपूर्बरतदन्तात प्रत्ययादिति । तथा उद्रोष्ठधपूर्वस्येति 
नोष्टयपूर्वप्रहणेल अहक्ारान्तं विशेष्यते। ऋकारान्तो यो धातुरोष्ठयपूर्व 
इति। किं तहिं। ऋकार एव विशेष्यत । ऋकारो ' य ओष्ठयपूर्वस्त- 
दन्तस्य धातोरिति। 


समासम्रत्ययांवधा प्रातषघः | 


समासचिधो प्रत्पयविधो च प्रतिपेधो वक्तव्यः। समासविधौ 
तावत्‌ । द्वितीया ध्वितादिभिः समस्यते। कष्टश्रितः । नरकश्चितः। कष्टं 
परमध्चित इत्यत्र सा भूत्‌। प्रत्ययविधौ । नडस्यापत्यं नाडायनः। इह 
न भवति । सूत्रनडस्यापत्य सौत्रनाडिः । 


किप्रविशेषेण ? 


उकार से पूर संयोग होने से दिका लुक्‌ नहीं होगा। उदोष्टयपूर्वस्य में भी 
इम ओष्ठय्पूर्दवप्रहण को ऋकारान्त का विशेषण न बना कर ऋकार का ही. 
बनायेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा--ओष्टयवणे दे पूर्वे सें जिसके ऐसा जो ऋकार 
तदन्त धातु को उत्त्व होता है। उससे निपूर्ताः में उक्त हो जायगा । सेक्रीर्णमू 
संगीणम्‌ में नहीं होगा । 


समासत्रिधि और प्रत्ययचिधि में तदन्तभ्रहण का निषेध कहना चाहिये । 
समासविधि में जैसे - द्वितीया श्रितातीतपतित० सूत्र से द्वितीया सुबन्त का 
श्रित आदि सुवर्न्ता के साथ सत्पुरूष समास होता हे । वद कष्टं श्रितः कष्टश्रितः 
` नरं श्रितः नर्‌ऋश्रितः यद्दा केर पित के साथ हो जायगा किन्तु करं परम- 
श्रितः यहां श्रितान्त के साथ न दोगा । समास न होकर कष्ट परमश्रित: यह 
वाक्य ही रह जायगा। ३त्ययचिधि में जञेसे--नडस्यापत्ये नाडायनः। यहां 
नडादिभ्यः फकू से गात्रापत्थ में विधीयमान फक्‌ प्रत्यय केवल नड से तो 
हो जायगा परन्तु सूत्रनड यां नइशब्दान्त से न द्वोगा। तो सूत्रनडस्यापत्यं 
सौत्रनाडिः यहां फक न होकर अत इञ्‌ से इज हो जाता है। अनुशतिकादीनां च 
से उभयपद वृद्धि हो जाती है । 


` 


क्या सामान्य रूप से सभी प्रत्ययविधियों में तदन्तविधि का निषेध 
होता है! 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


७१६ व्याकरणमहाभाष्य 


~ 

नेत्याह । 

| उगिदर्णग्रहणवर्जम्‌ । 
| उगिद्ग्रहणं वर्णग्रहणं च चर्जयित्वा । उगिद्ग्रहणम्‌ उगितइच' । 
। भवती । अतिभवती । महती अतिमहती । वर्णग्रहणस्‌ अत इस्‌ । दाक्षिः 
व ७ 
. प्लाक्षिः । 


२९. OO 


अस्ति चेदानीं कश्चित्‌ केवलोऽकारः प्रातिपदिकं यदथां विधिः 
स्यात्‌ । 








नहीं । उशिदूभ्रण और वर्णप्रहण वाडी प्रत्ययविधियों को छोड़ कर। 
उगिदूध्रहण जैसे उगितऱच से विधीयमान ङीपूप्रत्यय भवती यहां डवतु 
प्रत्ययान्त भवतु शब्द से तो होता ही हे । तदन्तम्रहण होकर अतिभवतु सॅ 
। “ भी हो जायगा तो अतिभवती बन जाता है । अतिरायिता भवती अतिभवती । 
भवन्तम्‌ अतिक्रान्ता अतिभवती । उभयश्रा समास इष्ट हे । शत प्रत्ययार्त 
ES महती में जैस डीप्‌ होता है वैसे तदन्तप्रण होकर अतिमहती में भी हो जाता 
`! है। महान्तमातक्रान्ता अतिमहती यह प्रादि समास है। उगितर्‍च सूत्र में 
अनुपसजेनात्‌ का अधिकार न होने से उपसजैन में भी डीपू हो जाता है।? वर्णग्रहण 
जैस-अत इन सूत्र के उदाहरण दाक्षिः प्लाक्षिः हैं । ( दक्षस्य प्छक्षस्य 
| अपत्यम्‌ ) यहां अत इञ्‌ सूत्र में अतः यह अकार वर्ण का ग्रहण है। उसमें 
है तदन्तविधि हो जायगी तो अकारान्त दक्ष प्कक्ष शब्दों से इन्‌ होकर . दाक्षिः 
॥ प्लाक्षिः बन जाते हैं । 


च 


क्या कोई अकेला अकार रूप प्रातिपदिक भी है जिसके लिये अत इज्‌ 





१. जो मद्दत्‌. शब्द का गौरादिगण में पाठ मानते हे उनके मत में महती 
में डीप्‌ होने पर भी अतिमद्दती में ङीपू नहीं प्राप्त होता । क्योंकि वहां 
अनुपसजनात्‌ का अधिकार होने से उपसजन में ङीप्‌ न. होगा । उगितङ्च से 
विधीयमाने डीप्‌ तो उपसर्जन से भी हो जाग्रगा! वहां अनुपसर्जनात्‌ का अधिकार 
नहीं है। वस्तुतः गौरादिगण में मदत्‌ शब्द का पाठ प्रामादिक है इसमें शतरनुमो 
नद्यजादी पर कहा गया बृहन्महतोरुपसंख्यानम्‌ यह स्वरविपयक वातिक ही . 
ज्ञापक है । अन्यथा डीपू होने पर नदी को उदात्तस्वर स्वतः सिद्ध था उसके 
लिये महत्‌ शब्द का उपसंख्यान करना व्यर्थ है। इस लिये अतिमहती के समान 
महती में भी:८दीपए ही करना: इष-है।॥छीपू सही का. Digitized by eGangotri 





नवस आह्विक ॥ ७१७ 


कै 


अस्तीत्याह ¦ अततेडं:, अः । तस्यापत्यम्‌ इ! । 


अकच्‌ श्नमवतः सर्पनामाव्ययधातुविधावुपसंख्यानम्‌ । 


अकजूबतः सर्वनामाव्यंयविधो इनस्त्रतो थातुविधाज्ुपसंख्यानं 
कर्तव्यम्‌ । अकज्वतः--लर्वके । विश्वके । अव्ययविधो--उच्चकैः नीचकैः । 
झनस्वतः--भिततत्ति छिनत्ति । 





सूत्र चरितार्थं हो सकता हे । यदि नहीं तो स्वयमेव अकारान्त ग्रातिपदिक 
लिया जायगा उसके लिये बर्णप्रहण में तदन्तविधि का वचन कहना व्यर्थ ठे । 


हे। अकेला अकाररूप प्रातिपदिक भी है। .जिसके छिये अत इन्‌ सूत्र 
से इश्‌ विधान चरितार्थं हो सकता दै। जैसे --अततेड़। अः | तरयायत्यम्‌ इः । 
अत्‌ धातु खे उ प्रत्यय करके अ बनता है। उस अ शहद से अपत्य अर्थ मे 


इन्‌ होकर इः वन जाता दे । यस्पेतिच से भ शब्द का लोप होकर इज 
प्रत्ययमात्र शोष रहता है । 


७, € (अ ७. ~ ७०७ 
अकच चाले शब्द की सवनाम ओर अव्ययसंज्ञा करने स तद्न्तविभि 


कहनी चाहिये । और इनस्‌ चाले शव्द की धातुसंज्ञा करने में तदन्तविधि 


कहुनी चाहिये । अकचू वाले की सर्वनामसंज्ञा में जेस--सरके विश्वके। अज्ञातः 
सर्वः सर्वकः। यहाँ सर्व शब्द से अज्ञातादि अर्थ में अम्ययमर्वनाम्मामकच्‌ प्राक्टेः 
से अकय इभा है। वह सवै की टि से पू होने से सदे के मध्य में आ गया 
है। यह सर्वक शब्द न तो सवे ही है और न सर्वशव्दान्त हे । दोनों से विलक्षण है । 
इसे तदन्तविधि से सर्वशब्दान्त मान कर सवोदीन सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा 
हो जायगी तो जसः शी से जस में शी होकर स्के विएवके बन जाते हें । 
अव्ययविधि सें जेले-उच्चकेः नीचकेः । यहां भी उच्चे नीचैस्‌ अब्ययों से 
अव्ययसर्वनाम्नाम्‌२ से टि से पूर अकच हुआ है । उच्चकैस्‌ शब्द न तो उच्चेस्‌ 
है ओर न उच्चेस झब्दान्त दे। तदन्तविधि से उच्चेस्‌ रुब्दान्त मान कर 
स्वरारिनिपातमव्ययमू से अब्ययसंश। सिद्ध हो जाती है । इनम्‌ वाळे की धातु. 
संज्ञा में जेले--भिनत्ति छिनत्त। यहां भिद्‌ छिदि धातुओं से लट में तिपू 
परे रहते इनम्‌ विकरण हुआ है। वह मिदचोऽन्त्यात परः के नियम से सिदू 
छिद्‌ .के अन्त्य अच्‌, से परे होकर भिनदू छिनदू ऐसा बनता है। यद भिनदू 
न तो भिदू है और न ही भिद्‌ शब्दान्त है। तदन्तविधि से भिद्‌ शब्दान्त 
मान कर घातु- संज्ञा हो जायशी..वो,॥.वातो* षे अस्तोद्वात्, उतरु, सिद दो जाता 


७१८ ु . व्याक्ररणसद्दाभाग्य 


कि पुनः कारणं ल सिध्यति । 

इह्‌ तस्थ वा ग्रहणं भवति तदन्तस्थ वा। न चदे तत्‌ । नापि 
तदन्तम्‌ । ४ | 
सिद्धं तु तदन्तान्तवचनात्‌ । 

सिद्धमतत्‌ । कथम्‌ । तदन्तान्तवचनात्‌ । तदन्तान्तस्येति 
वक्तव्यम्‌ । 

किमिदं तदन्तान्तस्येति । 
| तस्यान्तः तदन्तः । तदन्तोऽन्तो यस्य तदिदं तदन्तान्त, तदम्ता- 
। न्तस्येति । 
हर ख॒ तर्हि तथा निर्देश! कर्तव्यः । ` 





| लि RNR SS NO पा न्ड 
दै। यहाँ इनम्‌ प्रत्यय होता हुआ भी मितं होने से आगम हें। इस लिये 
| आगमा अनुगता शवान्श इस परिभाषा. से प्रत्ययस्वर को बाधा होर यद 


. अनुदात्त रहेगा तो सतिशिष्ट धातुस्वर ही एटश्‍टव्य होगा। यदि थातुस्वर को 
| बाब कर यहां सति इनसू प्रत्यय का स्वर ही एटव्य साने तो अभिनः 
( भिनदू-लङ सिप्‌ ) य लड़ से सिप्‌ परे रहते दश्च से दकारान्त धातु को 


| विधीयमान सत्तर करने के लिव शिनदू की धातुसंज्ञा लवेथा आवश्यक दै । 
क्या कारण दे जो अकच घाले ओर इनम्‌ वाले शब्द की उक्त संज्ञाने नहीं 
सिद्व होता ? 

यहां या ता उस पठित ₹ब्द का ग्रहण होता हे या तदन्त का। ( बहू हैं 
अन्त में जिसके उसका ) अकच और इनम्‌ वाला इब्द नतो वह हे और न 
तद्न्त दे । 

थेन विविस्नदन्तस्प की जगह यन विधिरतदन्तान्तरय कहने से उक्त दोष 
न द्दोगा। 

यह तरन्ताम्तस्य क्या दै । 

उस शब्द का अन्त तदन्त हुआ। उह टे अन्त में जिसके वह 
तदन्त[न्त होणा । सत्र शब्द का अन्त अकार हे | बह अकच वाळे सरक दार 
के अन्त म॑ इं ही। भिद्‌ का अन्त दकार हे । वह भिनर के अन्त से ही 
इस प्रकार अकच चाळ आर ३नमू वाळे शाब्द में भी उक्त सञ्चाय सिद्ध हो जायगी । 


हो) फ्रि: यूर. सिङ्ञिसततालास्म. ऐसप+ सूच बना देके hy eGangotri 





DN 


नवस आह्लिके ७१९ 


न कर्तव्य । उत्तरपद्लोपो5च द्रव्य: तद्यथा ,उष्टूसुखमिव 


खुखमस्य उष्टूमुखः । खरयुखः । एवमिहापि तदन्तः अन्तो यस्य 
सोऽयं तदन्तः तद्त्तस्थति र 
तदेकदगनिज्चानाद्वा सिद्धम । 


Da 


तदेकदेशविज्ञानाह्वा पुमः सिद्वमेतभ्‌। तदेकरेशभूतःतद््रहणेन 
युह्यते । तद्यथा गङ्गा यमुना देवदर असेका सदी गङ्गां यमुनां च 
घ्रविष्या गल्लायम्ुनाग्रहणेन ग्रह्मत । देयदसास्थो यभा देवदत्ताअहणेन 
सुहास ! 


वियभ उपत्यासः । इह केचिच्छब्दा अक्तपरिमाणातामर्थानां 
वाचका भवषन्ति। य एते संख्यादाव्याः परिमाणशब्दाश्च । पञ्च 
सप्तेति! पकेनाप्यपाये न. अवन्तिः द्रोणः खारी आढकमिति नेवा- 
श्षिक्रे भबन्ति न न्यूने; केखिद्‌ यावद्य तदू भवति तावद्वाहुः। 
या पते जातिशाब्दा गुणशब्दाइच। तेलं घृतमिति! खार्यारपि भवति 
दोणनि। राइको नीला झष्ण इति हिम्रचत्यपि भवति वडकणिका- 
माजेदपि रम्य । इमाश्चाषि सद्धा अक्तपरिमाणानामर्थांनां क्रियन्ते ताः 
केन।धिकस्य स्घुः 


बडे आमश्यक्षता सहीं। येम विधिस्तदस्तस्थ में उसरपद अन्य छब्द 
का खोप हुआ! स्मझिये । नेस उग्ट्रमुखा्् मुखं यस्य स उष्ट्सुखः खरमुखः 
यहाँ डल के उत्तरपद सुखका कोप होता है पेसे यहां मी तदन्त शब्द 


~ ० 


के उस्तरपद झाल. शब्द का लोप हो गया हे | उससे तदन्तान्त का ही अर्थ 





ह 


तकल झाया । 

अधा तदकेदसभूतस्तदअहशन ग्रप्रते इस परिभाषा से दोघ न दोगा। 
इस परिभाषा का आरभ द जो जिसका ,एकदेश पुर्व अघयत्र बना होता दे वह 
उस मण से ग्रह्दीत हो जावा दे । उसे गङ्गा यमुना देवदत्ता इन उदाइरणों 
1 देखिये । अनेक नदियां गडा यसुना से मिलने पर गला ग्रमुना कहलाती 
दे । देवदता स्त्री में स्थित गर्ने देवदत्ता कहलाता ३ । वहाँ. सत्र म स्थित 
अकच और सि में स्थित इभ मी समै एवं भिदू के ग्रहण से गृहीत हो 
जायेंगे । 





यह दशामद ठीक नदीं। यश कुछ शब्द .निरिचत परिमाण वाळे द्रव्य 
के वाचक हूते. हेण: 5केस रज हाम्येो संख्या” शब्दए0त्या 0प्ररिमाण, व्यब्छू दें । पांच या 












ed i) sites, sti is te rad 


७२० र व्याकरणमहाभाष्य 
एवं तह्याचार्यप्रवृत्तिक्षींपयति--तदेकदेराभूते तद्‌ ग्रहणेन गह्यते 
०५ ७० eS ~ cs [थ - 
इति । यद्यं 'नेदमदसोरकोरि ति सककारयोरिदमदसोः परतिषेधं शास्ति । 
_ कथं त्वा ज्ञापकम्‌ ! 


इद्‌मदसोः कार्यछुच्यमानं कः प्रसङ्गो यत्‌ सककारयोः स्यात्‌। 
पश्यति त्वाचार्यस्तद्‌कदेशभूतं तदूश्रहणेन ग्रह्मत इति ततः सककारयो 
प्रतिषधे शास्ति । ` 


कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि 





सात इन संझ्या शब्दों में एक भी संख्या कम होने पर पांच या सात नहीं 
रहत । द्रण=' १६ सर ) खारी ( ६४ सर ) आढक ( ४ सर ) ये प.रमाण शब्द 
हे. ॥ जो अपने निश्चित परिमाण से न तो अधिक में प्रयुक्त होते हैं न न्यून में। 
कुळ ऐसे शब्द हाते हैं जो अधिक या न्यून जितना भी हो उस सब में प्रयुक्त 
हो जाते दे । जैसे जो ये जातिः.ब्द या गुणराव्द हैं । तैळ या घी ये जातिवाचक 
शब्द्‌ दे । ये चाहे. खारी भर तल हो या द्रोण भरं हो दोनों में समान खूप से 
व्यवह्त होते दें। सफेद काळ नीळा यें गुण वाचक शाब्द हैं| ये भी चाहे 
हिमालय सफेद दो या वटवृक्ष का बीज़कण सफेद हो दोनों में समान रूप 
से प्रयुक्त होते हें । यदां व्याकरण शास्त्र में थे सर्वनाम आदि संज्ञाय भी 
निश्चित परिमाण वाळे ४८दों की, की जाती हैँ चे अधिक की केसे हो सकती 
हें। सनाप्रसंज्ञक सवौदिगण में समै शब्द का निड्चित परिमाण है। सईक 
को से केस समझ सरते दें । इसो प्रकार मिनदू को भिदू नहीं समझ सकते। | 





अच्छा तो .आचाये का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि तदेकदेशभूत- 
स्तदूम्रहणेन ग्रद्मते यद परिभाषा होती हे । यह जो नेदमदसोरकोः में अकोः कह 
कर कक्रारभि् इदम्‌ अदस्‌ से परे भिस्‌ को ऐस्‌ का निषेध किया हे उससे यह 
बात सिद्ध होती 


नेदमदसोरकोः में अंक्रो: केसे ज्ञापक हुआ ? 
कल इद्म्‌ अदस्‌ को कहा हुआ काय ककारसहित इदम्‌ अदस्‌ को प्राप्त 
.हो सकता दे । किन्तु आचार्य देखते हैं कि जो जिसका पकदेश या अवयव बन 
है वइ उसके प्रण से गृदीत दो जाता है तो अकच्‌ सहित इदम्‌ अदस 
भी इदम्‌ अदस्‌ के ग्रहण से गदीत दोते दें । उनसे परे भिस को ऐस रोकने 
` के लिये अग्रोः यद्व ग्रतिषेध करते दै । 


इस (सूक के सा, अ्रयोजन। हूँ ०००४०, New Delhi. Digitized by eGangotri 


मात तक तक TT OT Soe 


अवस भाद्विक ७२३ 


प्रयोजनं सर्बनामाव्ययसंज्ञायाम्‌ । 


सर्वे परमसर्वे । विइये परमविद्ववे । उच्चैः परमोच्चैः। नीचैः 
परमनीचरिति । 


उपपदविधौ भयाइ्चादिग्रहणम्‌। 


प्रयोजनम्‌ । भयंकरः। अभयंकरः। आढ्यंक्रणम्‌। स्वाढ्यं- 
करणम्‌। | 


ङीब्विधावुगिद्ग्रहणम्‌ । 
प्रयोजनम्‌ । भवती अतिभवती । महती अतिमहती । 
` प्रतिषेधे स्वस्रादिग्रहणम्‌ । 
प्रयोजनम्‌ । स्वता । परमखसा । दुहिता । परमदुहिता । 


सनामसेज्ञा और अव्ययसंज्ञा में तदुन्त का ग्रहण होना प्रयोजन है! 
ज्ञेसे-- सर्वे यदाँ सर्वनामसंज्ञा होकर जसः गो द्दो जाता है बसे सवैशब्दान्त 
परमसर्चे में भी हो जाता है । उच्चैः यदा जैसे स्वरादिनिपात० से अव्ययसज्ञा 
होकर सुप्‌ का छक होता हवे वैस तदन्तविधि से उच्चैस्‌ शब्दान्त परमोच्चेंसू ` 
से भी हो जादा है । 

सय आडथ आदि उपपद वाळे कदन्ता में तदन्त का ग्रहण होना 
प्रयोजन है । जैसे भयकरः यहां मेघर्तिभयेषु कः से भय उपपद होने पर 
खच्‌ प्रत्यय होता है वैसे तदन्तविधि से भयशव्दान्त अभय शाब्द डपपद्‌ 
होने पर भी खच्च प्रत्यय होकर अभयकरः बन जाता ई। आइथकरणम्‌ स नस 
झाढध उपपद होने पर आब्य सुभग स्थूळ० से ख्युन्‌ प्रत्यय हाता है वस तदन्त 
विधि से आढय शाब्दान्त स्वाढतं करणम्‌ म भो हो जाता ह । 

उगितश्च से डीप करने में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन हूं । भवती 
में जेस उंगतश्व से डोप होता दे बसे तदन्तविधि से अतिभवती में भी हो. 
जाता है । महती के समान अतिगहती भें भौ हो जाता ई । 

. न पटू स्वलादिऱ्यः से ङीप्‌ निषेध में तदन्त का मदग हना प्रयो जन 

है। स्वसा में अले न पटू स्व० से डीप का निषेध होता है यैसे तदन्तविधि 
स परमस्त्रसा में भी दो जांता है। दुदिता. की तरद परम हिता में भी दो 


जाता है ८८०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


७२२. व्याकरणमदा काष्य 


अपरिमाणबिस्तादिग्रहणं च । 
अपरिमाणबिस्तादिग्रहणं च ङ्ीपूप्रतियेश्रे प्रयोजमस्‌। 'अएरि- 
माणबिस्ताचितकस्बल्येश्यो न तंद्धितलुकी ति । किविस्ता ड्विपरसबिस्ता । 
त्रिबिस्ता त्रिपरमबिस्ता । दृघाचिता द्विपरसचिता । 
दितिं । 
दितिग्रहणं च प्रयोजनम्‌। दितेरपत्यं दैत्यः। अदितेरपत्यमा दित्यः । 
दित्यदित्यादित्यत्यदितिश्रहणं न कर्तब्य भवति । 
रोण्या अण्‌ । 
रोण्या अण्‌ ग्रहणं च प्रयोजनम्‌ । आजकरोणः । सें हिकरौणः 
ते ग्‌ ग्रह्‌ ग्रोजनम्‌ । हेकरीणः । 


Sr हा दो शान "1 00 0000 = क ~ es ree 















` ङोप्‌ का निषेध करने वाळे अपरिमार्णाबस्ताचितकम्बल्यभ्यो न. तद्धिलकिं 
इस. सूत्र में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन है । जैसे द्विबस्ता हृथाचिता महा 
दिगुसमास में बिस्त आधित शब्दों से परे तद्धित का छुक होने पर अपारमाण- 
विश्वाचित० से ङीप्‌ फा-निेध होता है वैसे तदन्तविधि से बिस्त आचित 
झब्दान्त द्विप!मचिस्ता द्विपरमाचिता में भी हो जाता है । 


> 


. दिति शब्द में तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन दे । दितेरपत्यं दूत्यः । 

जैसे दिति शब्द खे अपत्य अर्थ से दिग्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः से ण्य 

अत्यय होता है वैसे तदन्तविधि से दिति इृब्दान्त अदिति से भी होकर आदित्यः 

बन जाता है । दित्यदित्या० सूत्र में अदिति ग्रहण भी नहीं करना पड़ता । तदन्तविधि 
से दिति शब्द से ही अदिति का भी ग्रहण हो जायगा । 


है 


रोणी शब्द से अण करने में तदन्त का प्रहण होना प्रयोजन है। रोण्या 
अदूरभवः रौणः जैसे यद्वां केवळ रोणी शब्द से रोणी इस 'सूत्र से चातुराथिंक 
अण्‌ प्रत्यय होता है वैसे तदन्तविधि से आजकरौणः सेंद्विकरोणः झे भी हो 
जाता है ।' र र 

१. आजकरोण: सेंदिकरोण: यहाँ अनुशतिकादि के आक्रतिगण होने से 
उभयपद वृद्धि माननी चाहिय । अन्यथा आजकरोणः सेंहिकरोणः यह पाठ 
भाप्यसम्मत मानना चाहिये । सभी मुद्रित भाष्य पुस्तकों में उभयपद वृद्धि वाला 

ही पाठ उपर होता इ सोढ विदाने ाहा०न्िसृक्या हवे. ६४० ७५ ००००४०० ` 


नवम क्षाह्विक ७२३ 


तस्य च । 
७५ १ को 
तस्य चेति वक्तव्यम्‌ । रीणः । 
[a ए ७ €~ द ~ ~ ° 
. किं पुनः कारणेन सिध्यति। न तदन्ताच्च तदन्तविधिना सिद्धं 
Nr ~ 
केवलाश्च व्यपदेशिवद्भावेन । 
व्यपदेरिवद्कावोऽप्रातिपदिकेन । 
कि पुनः कारणं व्यपदे शिवद्कावोऽ प्रातिपदि केन । 
इह सूत्रान्ताटटुगू भवति। दशान्ताड्डो भवतीति केबलादुत्पत्तिमा 
भादात । 
द्र १ 





तदुन्तम्रण के साथ उस दाब्द के अपने स्वरूप का भा. ग्रहण हाता दै 
यह कहना चाहिये । उससे केवछ रोणी शब्द से भी अण प्रत्यय ह.कर रौणः 
बन जाता है । 

क्या कारण हे जो रोणी आदि शब्दों में तदन्त के साथ उसके स्वरूप 
का भी ग्रहण नहीं सिद्ध होता) क्या तदन्तविधि द्वारा रोणी शब्दान्त से 
और व्यपदेशिवद्धाव द्वारा केवळ रोणी को ही राणोशब्दान्त मान कर केवळ राणी 
से अण्‌ सिद्ध नहीं हो सकता १ 

असुख्य में सुख्यवत्‌ व्यवहार को व्यपरदेशिवज्ञाव कहते इं ! व्यपदेशिवद्धाच 
से रेणी को रोणोशब्दान्त मान कर उससे भण्‌ नहीं कर सकते। क्योंकि 
व्यद वोऽप्रातिपदिठेन यह परिभाषा दै । इसका अर्थ है-प्रातिपदिक को छोड 
कर व्यपरदेशिवद्धाव होता है । अर्थात्‌ प्रातिपदिक से प्रत्यय करने में व्यपदेशि- 
बद्धाव नहीं होता। उससे केवळ रोणी शब्द रोणीहाब्दान्त की तरह नही माना 
जा सकता । केर से अण्‌ करने कें लिये तस्य च यद वचन भादश्यक हवे 

क्या कारण है जो प्रातिपदिक मै ब्यपदेशिवद्धाव नहीं होता ? 

यदा. कतूक्यादिसूतान्ताठकऊ इस सूत्र द्वारा सूत्र शब्दान्त से उक कहा 
हे । और तद॒स्मिननधिकमित दशान्ताइ: इस सूत्र द्वारा दशन्‌ शब्दान्त से ड 
कहा है उसका प्रयोजन यह दे कि केवळ सूत्र या दशन्‌ शब्द से ठक या 
ड प्रत्यय न हो । यदि प्रातिपदिक में व्यपदेशिवद्धात होवे तो केवळ सूत्र या 
दशन्‌ शब्द को भी सूक्रान्त दुतान्त मान कर उच्च प्रत्यय प्राप्त हो जाने चाहिये 
उस अवस्था में अत्तप्रहण व्यथ हे । यहो अन्तग्रहम इस बात का ज्ञापक है 


कि प्रातिपदिक में व्यपदेशिनड्धान नही होचा । 
{Ue Nard ie NE 


०९२०. मफ़्फ न्यारा झला अकत हे! Digitized by eGangotri 


७२४ व्याकरणमहाभाष्य 


नतदस्ति ज्ञापकम्‌। सिद्धमत्र तदस्ताच्च तदन्तविधिला केबळाञ्च 
व्यपदेशिवद्भावेन । सोऽयमेवं सिद्धे सति यदन्तथ्रहणं करोति तज्ज्ञाप- 
.- यत्याचार्यः सूत्रान्तादेच दृशान्तादेवेति । 


७ ७ 


नाच तदन्तादुत्पत्तिः प्राप्नोति | इदानीमध हुक समासप्रत्यय- 
विधी प्रतिषध इति । 


ध्छ 


सा तह्यपा परिभाषा कर्तव्या । 












0 ८ ~ 1. ` १. 0 ~ 
न कतञ्या । आचायंप्रबृत्तिज्ञापयति भवत्यघा परिभाषा व्यपदेशि- 
बद्धावोष्प्रतिपदिकेन ते । यदयं 'पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च त्याह । 





यह कोई ज्ञापक नहीं। यहां सूत्र इब्दान्त या दशन्‌ शब्दान्त से तो 
तबन्तवरिधिद्वारा उक्त प्रत्यय सिद्व हैं। केवळ सूत्र या दशन्‌ से व्यपदशिव- 
ज्ञाबद्वारा सूत्राम्त या दंसन-शब्दाल्त मान कर सिद्ध हैं फिर जो. दोनों सत्रों 
में अन्तप्रहण किया हे वह इस बात का ज्ञापक है कि यहां सून्रशव्दान्त या 
दसचूरव्दान्त से ही उक्त प्रत्यय हो। केवळ को व्यपदेशिवज्ञाव ले सूत्रान्त 


१५, 


दशान्त मान कर न हो । 


उक्त दोनों सूत्रों में अन्तग्रहण के यिना तो तदन्त से उक्त प्रत्यय प्राप्त 
ही नहीं हत । क्योंकि अभी उपर कद चुके हैं समासप्रत्ययविधौ प्रतिमेधः। 
अर्थात्‌ प्रत्ययविधि में प्रातिपदिक से तदन्तविधि नहीं होती। इसी को दूसरे 
शब्दों में इस परिभाषा के नाम से कहते हें अहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त- 
विधिनास्ति । जब प्रत्ययविधि में प्रातिपदिक से तदन्तरिधि का निषेध 
है तो उक्त दोनों सूत्रों में अन्तप्रहण किये: बिना सूत्रान्त या दशान्त से 
प्रत्यय न होकर केवल सूत्र या दशन्‌ शब्द से प्राप्त होंगे। वे केवळ से न 
। बल्कि सूत्रान्त या दशान्त से ही हों इस लिये वहां अन्तप्रदण करना सफल 
हो जाता दै। उसमें भी यदि प्रातिपदिक में व्यपदेशिवज्ञाव द्वारा केवल सूत्र 
«या दशन्‌ को भी सूत्रान्त या दशान्त सान कर उक्त प्रत्यय करना चाहे तो 
अन्तअदृण सदेथा व्यर्थै हो जाताहै। इस प्रकार इसी अन्तग्रहण से ये दोनों 
परिआघ्राये ज्ञापित हो जाती हैं. कि-- ग्रहणवता प्रातिपदिकेन _ तदन्तविधिना स्ति 
और व्यपदेशिवद्भावो ऽग्रातिपदिकेन । | 


तो फिर व्यपदेशिवज्ञावो$प्रातिपदिकेन यह परिभाषा बना देच । 


कोई आवश्यकता न 4४ सजक भी. भाजाये के ब्यबहार नले०यह परिभाषा 


प्लाजा 711 उल _ 


नवम भाहिक ७२५ 


नतद्स्ति ज्ञापकम्‌। अस्ति ह्यन्यदेतस्य बचने प्रयोजनम्‌। किम्‌ । 
सपूर्वादिनि चक्ष्यामीति । 

यत्त योगविभागं करोति। इतरथा पूर्वात्‌ सपूयादिनिः इत्येव 
बरूयात्‌ । 

कि पुनरयमस्यैच शेषस्तस्य चेति । 

नेत्याह । यव्यानुक्तान्ते यव्याचुकेस्यते सबेस्बैव शोषस्तस्य चेति । 


ज्ञापित क जाती है। आचाय ने जो पूर्वादिनिः, सपूर्वाच्च यह दो सूत्र बनाये १ 
वडी इस परिभाषा का ज्ञापक हे । यदि प्राज्पिदिक सें व्यपदृशिवद्धाव होता त 
केवळ पूर्वशब्द को ही ब्यपदेशियद्धाव से. सपूदैक ( विद्यमानपूर्वक ) Re क्र 
सपूर्वाच सूत्र से ही केवळ पूर्व शद से भी इनि सिद्ध दो जाता । र पूर्वात्‌ 
यद व्यै होता ।' 

यइ कोई ज्ञापक नहीं । पूर्वादिनिः सूत्र के बल बनाने जज तो अन्य 
प्रयोजन है। क्या? यह कि आगे सपूर्वादिनिः ऐसा पढ़ेंगे उसमे पूर्वादिनिः 
के अभाव में विद्यमान पूर्वक पूर्वशब्द व्यतिरिक्त से भी इनि त्यय, होने 
लगेगा, जो अनिट होगा । पूवाद्निः के रहने पर ता उसकी अनुवृत्ति होने 2४ 
विद्यमानपूर्वक पूर श्‍ब्दान्त से ही इनि होगा जिससे कृतपूर्वी ( कटम्‌ ) इत्या हि 
दृष्ट प्रयोग सिद्ध हो जायेंगे । अतः पूवोत. यह अंश व्यै न होने से ज्ञापक न 
हो सकता । 
| पूवोदिनिः के बनाने का यदि यही प्रयोजन है तो योगविभाग न न 
किया है । फिर तो पूर्वादिनः सपूर्वाच्च ये दो सूत्र न बना कर पूत. सपूवा दिनः 


३ भी पूर्वा ओर कृतपूर्वी 
. यह एक सूत्र बनाना ही पर्याप्त है। उस एक सूत्र से भी पू 


यहाँ दोनों जगह इनि हो सकता है । योगविभाग खे स्पष्ट है कि कतल 
पूर्व को 'व्यपदेशिवद्धाव से सपूव नहीं माना जायगा। पूर्वादिनिः सूत्र केवळ 


~ 


पू स ही इनि करेगा। इष्ट है कि विद्यमानपूर्वक से भो इनि हो। उसके 


लिये सपूर्वाच्च यह एथकू सूत्र बनाना सफर हो जाता है। 4 
तस्य च यह वचन क्या केवल रोणी शब्द के ही स्व॒रूपप्रहण के लिये है ? र 
नहीं। जो कहे जा चुके या कहे जायेंगे उन सभी के स्वरूपम्रहण के 
लिये तस्य च यह वचन है । 
१, पूर्वादिनिः सूत्र में पूर्वात्‌ यह अंश ज्ञापक है । 


CC-0. री . Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
















. शब्दों से भव अर्थ में जनपदतदवः 


_ एकृदेशि तत्पुरुष समास से 
` निदाघे भवम्‌ नैदाघम्‌ । पूर्व 
 पूरवेनैदाघम्‌ बन जाता है । इन सुच में 


७२६ व्याकरणम द्वाभाष्य 


रथसीताहळेभ्यो यद्विधौ | 


= 


रथसीताहरेभ्यो यद्विधौ प्रयोजनम्‌ । रथ्यः। परमरथ्यः । सीत्यं 
परमसीत्यम्‌ । हल्या परमहल्या । 


सुसर्वार्धदिकू शब्देभ्यो जनपदस्य । 


सुखर्वोर्धद्क्शब्देभ्यो जनपदस्य प्रयोजनम्‌ । खु--सुपाङचालकः 
सुमागधकः । सर्व--सर्वपाञचालकः सर्वमागधकः । अर्ध-अर्धपाञचालकः । 
भर्धमागधकः। दिक्‌राब्द-पूर्वपाञचाळकः। अपरपाङचाळकः। पूर्वमागधकः। 
अपरमागधकः । 


ऋतोदईद्विमाद्िधाववयवानाम्‌ | 


ग ऋतोइद्धिमद्विघावययवानां प्रयोजनम्‌ । पूर्वशारदम्‌। अपरशारदम्‌। 
पू्नेदाघम्‌ । अपरनेदाघम्‌। 





Onn NNN : 0 —— 


रथ सीता हल शब्दों से यत्‌ करने में तदुन्त का ग्रहण प्रयोजन हे । जैसे 
रथ्यम्‌ , सौत्यम्‌, हल्या यहाँ क्रम से तद्वति रथयुराप्रासङ्गम्‌ , नौवयोधर्म विपमूळ- 
सूछ०, मतजनहलात्‌ करणजल्पकयेषु इन सूत्रों ले रथ सीता हल इाब्दों से यत. 
< > ~ 3 
होता दै वैसे तदन्तविधि से परमरथ 'परमसीता परमहळ से भी हो जाता हा 
सु सवे अध दिक-शब्दा से 
से 


परे जनपद्वाची शब्द से प्रत्यय करने में 
तदन्त का ग्रहण प्रयोजन है। जै 


पान्चालक;ः मागधकः यहां पञ्चाल मगध 
रचध्योख से अलुद्धत्त अइद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ 
वस तदन्तविधि से सुपञ्चाल सुमगध, सर्वपञ्चाल, सर्वमगध, 
पूवभञ्चाल, पूर्यमगध शब्दों से भी हो जाता दै । इन सब में 


फल जः स्य 21 ~ 
Fl दिशोऽमद्राणम्‌ इन सूत्रों से यथाविद्वित उत्तरपद वृद्धि भी हो 
जाती दै । 


से बुन्‌ प्रत्यय होता है वैसे तद 
अधेपञ्चाल अर्धमगभ, 


i अवययाइतोः से दोने वाली उत्तरपदवृद्धि में ऋतु के अत्रयवों का तदन्त 
अदण म प्रयोजन द्‌ । पूवशारदम्‌ इत्यादि । जैसे शरदि भवं शारदम्‌ यहां संघिवेला- , 
दुतुनक्षत्रे्योषण से अण्‌ होता है देले शरदः पूर्वो्वयवः पूर्वशरत्‌ । यहां 
शरत शब्दान्त से भी तदन्तविधि- से हो जाता है । 
निदाघे भवम्‌ यहां भी सन्धिवेला० से क्षण द्दोकर 


CC-0. Prof. Satya Vrat शष म अनयुनुदतो;, सि. तरपः डृक्विहोलीः है 1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


नवम आह्निक ७२७ 
ठञूविधौ संख्यायाः । 
उड्बिधौ संख्यायाः प्रयोजनम्‌ । द्विषाष्टिकम्‌। पञ्चषाष्टिकम्‌। 
धर्मोन्नञः | 


धर्मान्नञः प्रयोजनम्‌। घमं चरति घामिक: । अधमं चरति आधर्मिकः। 
अधमोच्चे'ति न वक्तव्यं भवति । 


पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च । 
पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य चेति वक्तव्यम्‌ । 


संख्यायाः सेज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेपु इस सूत्र से संख्यावाची शब्द से 
ठन करने में तदन्त का अदण प्रयोजन है । जैसे पष्टः परिमाणमस्य षाष्टिकम्‌ 
यहाँ घटि शब्द से प्राग्वतीय ठन्‌ होता दै बैसे तदन्तविधि से द्विषष्टि से भी 
हो जायगा तो द्विषाष्टिकम्‌ बन जाता है। संख्यायाः संबत्सरसंस्यस्य च से यहाँ 
उत्तरपद वृद्धि भी हो जाती है । द्विपष्टि इस तद्विताथे द्विगु समास में हुए उन्‌ 
प्रत्यय का अध्यर्थपूर्वदविंगोळगसेज्ञायाम्‌ से छुक्‌ तो नहीं होता । क्योंकि तदस्य- 
परिमाणम्‌ में तदू यह पुनः समथेदिभक्ति का जो निर्देश किया दै उससे 
लुक का अभाव ज्ञापित होता है। अन्यथा सोऽसा से सोऽस्य की 
अनुद्दृत्ति आ ही रदी दै। फिर तदस्य कहना व्यर्थै दै । 





नन्‌ से परे धम शब्द से प्रत्यय करने में तदन्त कां प्रहण हक 
है। जैसे धर्म चरति धार्मिकः यहाँ धर्म शब्द से चरति अथे म्‌ ठ्क्‌ > ) 
है वैसे तदभ्तविधि से नन्‌ पूर्वक अधर्म शब्द स भी हो जायगा तो आध वतर 
बन जाता हे । तदन्त का प्रदण दो जाने से यई लाम भी होगा कि अधमाच 
यह वासिक नदी बनाना पड़ेगा । 


पदाधिकार और अक्गाधिकार में उस पठित शब्द का तथा वह पठित 
2 ; म मेता है ऐसा कहना चाहिये ।' 
शब्द दै उत्तरपद में जिसके उसका भी ग्रहण हाता ६ स ह 





१. यहां पदाधिक्रार शब्द से दोनों पद के अधिकार लिये गये हैं ड ले 
पद्स्य सूत्र से विहित अश्माध्यायस्‍्ष्य पदाधिकार । दूत लत हज 
उत्तरपदाधिकार । उत्तरपद में उत्तर शब्द का लोप करके उसे भी प र न हे 
गया है। षछाध्यायस्थ समस्त तृतीय पाद उत्तरपदाधिकार एवं पद 


-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





७२८ घ्याकरणमहाभाष्य 
पदाधिकारे कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनमिष्रकेषीकामाढाना चिततूळभारिषु । 


इश्केषीकामालानां चिततूलभारिछु प्रयोजनम्‌ । इष्टकचितं 
चिन्वीत । पक्केए्कचिते चिन्चीत। इषीकतूलेम । झुडजेषीकतूलन । माळ- 
भारिणी कन्या । उत्पलमालभारिणी कन्या । 


अङ्गाधिकारे किं प्रयोजनम्‌ ? 


A 


प्रयाजन महदपूस्वसुनप्तुणा दाधाववधा । 


| कने 


* सहान्‌। परममहान्‌। अप्‌-आप' तष्छान्त स्वापस्तिछन्ति । 

ख--स्वसा स्वसारौ स्यसारः । परमस्वसा । परमस्वसारा | परम- 

स्वसारः । नप्तृ-नप्ता नप्तारां नप्तारः। एव परमनप्ता एरमनप्तारौ 
परमनप्तारः । 


पदूयुष्मदस्मदर्थ्या्नडुहो नुम ।' 
पदूभावः प्रयोजनम्‌ । द्विपदः पश्य । 





पदाधिकार में क्या प्रयोजन हूं ? 


इष्टकेपीकामालानौ चिततूलभारिषु इस सूत्र मे तदन्त का ग्रहण प्रयोजन 
है। जैसे इष्टकाचितम्‌ इत्यादि चित आदि उत्तरपद परे रहते हस्य होता 
* ळे. 
६ वसे तदुत्तरपद का ग्रहण होने से पक्केट्टचतम्‌ आदि में भी हो जाता दै । 


अङ्गाधिकार में क्या प्रयोजन दे ? 


महत्‌ अप्‌ स्त्रस नप्तृ शब्दों को दीर्ध करने में तदुत्तरपद्‌ का ग्रहण 
च ~ ® ० 

प्रयोजन हे । जेसे सहान यहाँ महत अङ्ग को सान्तमहतः संयंगस्य से दीर्घ 
0.2. 

होता दै वेसे परभसदान्‌ यद्षां महद॒त्तरप्‌ पद्‌ में भी हो जाता है। आपः स्वसा 


नप्ता यहां जले अपूतृनतृ वस्वस० से दीधे होता हे वसे स्वापः परमस्वसा 
परमनप्ता यहाँ तदुत्तरपद में भी हो जाता है.। १ 


अङ्गाधिकार में पद्‌ आदेश, युप्मद्‌ अस्मदू के आदेश, अस्थि आदि के आदेश, 


विवक्षित है । अङ्गाधिकार तो अङ्गस्य से विद्वित घष्ठाध्यायस्थ चतुर्थपाद से लेकर 
सम्पूर्ण सममाध्याय तक प्रसिद्ध ही दै । 


१. यहाँ पद्थुग्मद्स्मदस्थ्यादि यह एक समस्तपद है, भअनडद्दः यह दूसरा 
असमस्त एक्‌ मद हे.,८एसा. होने, पर ही, चुसएको अन्नयाअनडददः साथ ही होता है। 





नवस 
आह्विक ~ 


अस्ति चेदानीं कदचित्‌ केबलः पाच्छब्दो यदथा विधिः स्यात्‌ 
नास्तीत्याह । 


एवं तर्हि अङ्गाधिकारे' प्रयोजनं नास्तीति कृत्वा पदाधिकारस्य 
प्रयोजनसुक्तम्‌ । “दिमकाषिहतिषु च'। यथा पत्कापिणौ पत्काषिणः। 


पच परमपत्काषिणो । परमपत्काषिणः । 


`यदि पदाधिकारे पादस्य तदन्तविधिर्भवति । “पादस्य पदाज्याः 
तिगोपहतेछुः यथेद्द भवति पादेनोपहतं पदोपहतम्‌ । अत्रापि स्यात्‌- 
दिग्यपादेनोपहतं दिग्धपदोपहतम्‌ इति । 

और अनडुद शब्द को चुम्‌ आगम थे तदन्त ग्रहण के प्रयोजन हैं.। पद्चाव 
जैसे--द्विपदः परंय । यशां पाद्‌ शब्दान्त द्विपाद्‌ शब्द को पादः पत्‌. से पदू 
आदेश हो जाता हे । द्वौ पादौ यस्य स द्विपाद्‌ । बहुत्रीदि समास में संख्या मुपूवस्य 
सै पाद शब्द के .अन्त्य अकार का होप होकर पादू बन जाता है। उसे शस्‌ 
में पद्‌ दोता है । 


क्या कोई अकेला पादू शब्द भी है जिसके लिये पादः पत्‌ यद्द सूत्र 
सरिताओ हो सकता हो। यदि नहीं है तो स्वयमेव उत्तरपद में पद्‌ आदेश 
दोगा उसके लिये पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च इस वचन द्वारा 
पद्भाव प्रयोजन बताना व्यथै दे । , 


नहीं दै । अकेला पादू शब्द कोई नहीं द्दै। 


इस लिये अङ्गाधिकार में यदि पदू आदेश प्रयोजन नहीं है तो 
झ . छीजिये। हिमकाषिहतिषु 


पदाधिकार में पदादेश का प्रयोजन कदा हुआ सम 
च सूत्र से जैसे पत्काषिणौ पत्काषिणः यही केवल पाद शब्द को पवू आदेश 
होता है देखे . पादशब्दोत्तरपद परमपत्का 
हिमकाषिहतिघु च यद सूत्र पष्ठाध्यायस्थ वृत्तीय पाद 
यदि पदाधिकार में पाद शब्द से तदन्त का महण ह र र 

` पांदनोपहत॑ पदोपहतम्‌ यहाँ पादस्य पदाज्याति० से पद आदेश दी ० 

दिग्धपादेनोपहतं यहां पादशब्दान्त से भी होकर दिगधपदोपहतं बन जाना चादिये । 
पाद से तदन्तविधि 


COO Po Satya V "दश नमे मं 
atya Vrat प गाकरन' मेनी जातिक by eGangotri 


के उत्तरपदाधिकार का हे 


१. वस्तुतः इलन्त 


पिणौ परमपत्कॉषिणः यहां मीहोजाताहै। 


SONI SST 





७३०. व्याकरणमंहा भाज्य 
एवं तहीङ्वाधिकार पव प्रयोजनस्‌ । 
नजु चोक्तं न केवलः पाच्छन्द इति । 
अयमस्ति पादयतेरप्रत्ययः पात्‌ | पदः । पदा | पदे । 


युष्मदू अस्मद्‌ । यूयम्‌ वयम्‌ । परमयूयम्‌। परमवयम्‌ । अस्थ्यादि। 
अस्थ्ता दध्ना सक्थ्ना। परमार्थता । परमद्ष्ना । परमसक्थ्ना । 
अनडुद्दो चुम्‌। अनड्वान्‌। परमानड्वान । 





ठीक है। इस लिये पदाधिकार को छोड़ कर अङ्गाधिकार में द्वी पदू 
आदेश प्रयोजन समझिये । 


यह जो कदाथा कि अकेला पादू शब्द कोई नहीं है जिसके लिये पदू 
नदेश प्रयोजन बनता हो । 


अकेळा पाद्‌ शब्द भी है देखिथ--पादयतेरप्रत्ययः .पादू । णिजन्त पादि 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय परे रहते उपधाद्ृद्धि और णिलोप होकर पादू बन जाता 
है। क्किप्‌ का सर्वापद्दारी लोप हो जाता है । अप्रत्ययः=अविद्यमानः प्रत्यय:-क्षिप्‌ 
आदि ।- पाद्‌ शब्द से शस्‌ आदि परे रहते भसंज्ञा होकर पद्‌ आदेश हो 
जायगा तो पदः पदा पदे इत्यादि रूप बन जायेंगे । इस प्रकार पद्धाव प्रयोजन 
अङ्गाधिकार में बन जाता है । 


इसके अतिरिक्त--युष्मदू अस्मद्‌ के आदेशों मै तदन्त का ग्रहण प्रयोजन 
है । जैसे यूयम वयम्‌ यहां युष्मद्‌ अस्मद्‌ को यूय वय आदि आदेश होत हैं 
बेसे परमयूयम्‌ परमवयम्‌ यहां तदन्त में भी हो जाते हैं। अस्थिदधि० सूत्र से 
अनङ्‌ करने में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन है । 


जैसे अस्थ्ना दध्ना सक्थ्ना में केवळ अस्थि आदि शब्दों से भसंज्ञा से 
अनङ्‌ होता है वैसे परम।स्थ्ना आदि तदन्त में भी हो जाता है । 


अनडुह को नुम्‌ करने में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन है । जैसे अनइवान्‌ 
में सावनडुहः से नुम्‌ होता दे वैसे तद्न्तप्रहण द्दोकर परमानइवान्‌ में भी हो 


' जाता हू । 


2 च 'का प्रयोजन कहा है । अजन्त पद्‌ आदेश करने में नहीं कहा गया है इस लिये 
____ दिग्धपादेनोपदबस में पादराब्दाऱल ते, एद आदेश को. मातित्यक्ाही.अतुपपन है । 


५6 


नवम आह्विक ७३१ 
दुपथिमथिपुंगोसखिचतुरनडुलिप्रहणम्‌ । 


प्रयोजनम्‌ । चौः : सुद्यौः । पन्याः सुपन्थाः । मन्थाः परममन्थाः। 
पुमान्‌ । परमपुमान्‌ । गोः । सुगौः । सखा । सखायो । सखायः । सुसखा । 
स॒सखायो। सुसखायः | परमसखा । परमसखायौ । परमसखायः । 
चत्वारः । परमचत्यारः । अनड्वाहः । परमानड्बाहः । याणां 
परमत्रयाणाम्‌। 


~ ५ 


त्यदादिविधिभस्त्रादिस्त्रीग्रहणं च । 


प्रयोजनम्‌ । सः | अतिसः । भस्ञ्मका । भस्त्रिका । बहुभस्त्रका । 
बहुभरित्रका। निर्भल्का निभेखिका । स्त्रीमरहर्ण च प्रयोजनम्‌ । खियौ 
खियः । राजर्त्रियी राजख्त्ियः | 

वर्णग्रहणं च सवत्र । 

प्रयोजनम्‌ । क । सयंत्र । अङ्गाधिकारे चान्यत्र च। अभ्यत्रोदा- 
हृतम्‌ । अङ्गाधिकारे “अतो दीर्घौ यञ्ञि सुपि च' । इहव स्यात्‌ आभ्याम्‌ । 
घटराभ्याम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । 

दिव्‌ पथिन्‌ मथिन्‌ पुस मो सखि चतुर्‌. भनडुहू और त्रि शब्दों में 
झङ्गाधिक्ारीय कायै करने में तदुन्त का अदण प्रयोजन है । यौः सुयौः आदि 
सब उदाहरण स्पष्ट हैं। सब में तदन्तविधि होकर यथाबिहित कायं हो रहे 
हें। सुपन्थाः सुगौः सुसखा यहां तत्पुरुष समास में न पूजनात्‌ से समासान्त 
बिषेध हो जाता दै। परमसखा परमसखायौ - में बहुत्नीदि समास दै । तत्पुरुष में 
तो समासान्त टच्‌ प्राप्त होता दै।. क 

त्यदादि भख्नादि और खी शब्द के अङ्गाधिकारीय कार्य में तदन्त 
का ग्रहण प्रयोजन है। सः। अतिसः। शोभनः सः। यहाँ पूजार्थक अति शब्द 
सें तदू शब्द उपसजन नहीं है तो तदन्त ग्रहण से सवेनामसंज्ञा के काये 
हो जाते हैं । बहुभस्त्रका बहुभस्त्रिका मे अस्मैषाजाज्ञाद्वास्वा नन्‌ पूर्वाणामपि से 
इस्व-विकल्प हो जाता है । तदन्तविधिका यह लाभ भी है कि नमूपूर्वाणाम्‌ 
ग्रहण नहीं करना पड़ता । राजखियौ राजस्त्रिय: में खियाः से इयङ्‌ हो जाता है । 

वर्णप्रहण में तदन्त का ग्रहण सब जगद प्रयोजन है । सब जगह कहाँ ! 


CS EY CR म न्य 
3. न पूजनात से यहाँ समासान्त का निषेध है। पूजार्थ में यहाँ सु भति 
का ही ग्रहण इष्ट है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





७३२ . व्याकरणम द्वा भाष्य 


प्रत्ययग्रहणं चापञ्चम्या: 


प्रत्ययग्रहणं च अपञ्चम्याः प्रयोजनम्‌। यज्ञिजञों! फग्‌ भवति । 
गाग्योयणः । वात्स्यायनः । परमगा्ग्यायणः । परमवात्स्यायनः । 
दाक्षायणः । परमदाक्षायणः । 


~~ [ ? 
अपश्चम्पा इति किमर्थम्‌ ! 


च 


अङ्गाधिकार में और अङ्गाधिकार से बादर भी। अङ्गाधिकार से बाहर के 
उदाहरण पहले अत इन्‌ दाक्षिः प्लाक्षिः ये दिये जा चुके हैं। अङ्गाधिकार 
का उदाहरण अतो दीघो यजि, सुपिच यह है। सुपि च में अतो दीर्घो यनि 
से अतः की अनुवृत्ति आती है। अत: में अकार यह वणंग्रइण है। उसमें 
तदन्तविधि यदि न हो तो आभ्याम्‌ ( इदम्‌, इद्‌, अ+भ्याम्‌) यदाँ इदम्‌ के 
भकार रूप वणे में ही सुपि च से दीर्घ होता । घराभ्या!्‌ यहां अकारान्त घट 


शब्द्‌ में न दोता तदन्तग्रहण से हो जाता दै । 


य 


जहाँ पञ्चम्यन्त से परे प्रत्यय को काये विधान किया गया हे उसे छोड़ 


_ कर अन्यत्र सर्वत्र प्रत्ययग्रदण में भी तदुन्त का ग्रहण प्रयोजन है।” यजिनोश्च 


से युवापत्य में फक्‌ होता दै वह जैसे गाग्यायणः वात्स्यायनः यहां गार्ग्य वात्स्य 
शब्दों से होता दै वैसे परमगाग्यायणः परमवात्स्यायनः यद्वां गाग्य वात्स्य शब्दान्त 
प्रातिपदिक से भी हो जाता है ।* 


पन्चम्यन्त से परे कार्य विधानाथे गृद्दीत प्रत्यय में तद॒न्तग्रहण का निषेध 
क्यों किया गया दै । 


१, पुतन्मूलक ही प्रत्ययग्रदण यस्मात्‌ स विहितरतदादेस्तदन्तस्य ग्रहण 
अवति। यह परिभाषा ह। जो कि यस्मात्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययञङ्गम्‌ सूत्र 
का परिशेष हे । उसी का भावानुवाद है । नवीन लोग प्रत्ययप्रहणे तदन्ता ग्राह्याः 
ऐसा भी पढ़ते हैं । दे 


इस वातिक का यह अर्थ नहीं कि जहाँ पश्चम्यन्त मे प्रत्यय का विधान है 
बाँ तदन्तविधि नहीं होती, किन्तु यह कि जहाँ पञ्चम्यन्त से परे कार्यान्तर 
बिधान के लिये प्रत्यय का प्रण ( अनुवाद ) है वहाँ तदन्तविधि नहीं होती । 


२. . प्रत्ययप्रहण यस्मात्‌ स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहण भवति इस 


यर परिभाषा के नियमास: गप,” वयज्स्तःतो 0 त्रय :ही-हे ७ ८्पर्शगाग्ये नहीं 


नवम आहिक ७३३३ 
इषचीर्णा । परिषत्तीणों । 

DN च 

अलैवानथकेन । 
अलैचानर्थकेन तदन्तविधिर्भवति नास्येनानर्थकेनेति वक्तव्यम्‌ । 


कि प्रयोजनम्‌? हनग्रहणे प्लीहन्‌ भ्रहणं मा भूत्‌ । उद्‌अहणे गर्सुदू- 
ग्रहणम्‌ । स्रीग्रहणे दाखत्ीग्रहणम्‌ । संग्रहणे पायसं करोतीति मा भूत्‌। 


i ररर” २ 





दवत्‌ तौर्णा, परिषत्‌ तीणी यहां निष्ठा नत्व करने में केवळ क्त प्रत्यय 
के तकार को ही नत्व होवे। क्तप्रत्ययान्त तोण शब्द के तकार को नत्व न होवै 
इस लिये अपञ्चम्माः यह निषेध किया गया हे । रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य 
च दः सूत्र में रदाभ्याम्‌ इस पञ्चमी से परे नत्वविधानाधै निष्ठा प्रत्यय को 
ग्रहण किया हे उसमे तदन्तविधि न होगी तो केवर तु थाहु से विहित निष्ठा 
प्रत्यय क्त को ही नत्व होंगा । निशाप्रत्ययान्त तीण के तकार को नत्व न होगा । 

अनधैक से यदि .तदन्तविधि हो तो अळू रूप अनर्थक वर्ण से ही हो। 
अन्य अनर्थक से न हो यइ कइना चाहिये। क्या प्रयोजन है? इन्‌ के ग्रहण 





है इस लिये फक्र प्रत्यय यजन्त गाग्ये से ही होगा परम शब्द छूट जायगा। यदि 
परमगाग्ग को यजन्त मानें जो कि सर्वथा असंभव है तो उससे फक करने पर 
परमशब्द को आदिश्ृद्धि होकर पारमगाग्यौयणः ऐसा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है। 
इस लिये भाष्यकार का यहाँ यही तासय समझना चाहिये कि यजन्त स फक्‌ 
करने में तदन्तविधि द्वारा यजन्तान्त प्रातिपदिक भी रख सकते हैं।. किन्तु फक 
प्रत्यय तो तदादिनियम से यज'त से ही होगा । इसी प्रकार दाक्षायणः परस- 
दाक्षायणः ये इजन्त के तथा इजन्तान्त से फक करके बने उदाहरण हैं। प्रत्यय- 
ग्रहणे यस्मात० इस परिभाषा से लभ्य तदन्तग्रहण का यन विधिस्तदन्तस्य से 
लभ्य तदन्त ग्रहण से फलभेद नहीं होना चाहिय । प्र॒त्ययग्रहण परिभाषा का 
निषेध करने वाली दो परिभाषायें अन्यत्र प्रसिद्ध हैं । संशाविधौ प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तम्रदृणं नास्ति। और उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति। 
इन में संज्ञांविधो० यह परिभाषा सुतिडन्ते पदम्‌ में अन्तग्रहण से ज्ञापित होती 


` हे। और उत्तरपदाधिकारे प्रत्यय० यद हृदयस्य हल्छेखयदणडासेपु में किये 


लेख ग्रहण से ज्ञापित होती है। अन्यथा लेख शब्द के अणुप्रत्ययान्त हने से अणू 
ग्रहण से ही सिद्ध ह तो लेखप्रहण व्यथे है । स्त्री प्रत्यये चानुपसजेने न यइ परिभाषा 
भी प्रत्ययग्रहण परिभाषा का निषेध करती है। इस प्रकार उक्त तीनों परिभाषाओं . 


के विषयको छोड कर समेन अत्ययभ्रेदण' में अत्यवधरदणपरिभाषा अइ होती हैं। 


७३४ व्याकरणमद्दाभाष्य 

किमर्थमिदसुच्यते ' न पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य 
चेत्येव सिद्धम्‌ । न चदं तत्‌ , नापि तदुत्तरपद्म्‌। 

तन्न वक्तव्यं भवति ¦ 

कि पुनरत्र ज़्यायः ! 


तदन्तविधिरेव ज्यायान्‌। इदमपि सिद्धं भवति। परमाति- 
महान्‌। पतद्धि नेय तत्‌ । नापि तदुत्तरपदम्‌। 














es 


में प्डीहन्‌ में स्थित अनर्थक इन्‌ का ग्रहण न होगा । क्योंकि यह अळरूप 
नहीं है अठ्समुदाय है। उससे इन्‌ हन्‌ पूषायेम्णां शौ, सौ च यह इन्‌ का दीघे- 
नियम प्लीहन्‌ में न छगेगा तो प्लीहानी प्लीहानः यहां उपधा दीधे हो जाता 
है। उद्‌ के अहण में गर्नुद्‌ के अनर्थक उद्‌ का प्रण न होगा। क्योंकि यह 
अनर्थक अक्रूप नहीं है अछ्समुदाय हे । उससे गर्मुत्‌ स्थाता यहां उदः 
स्थास्तभ्मोः पूर्व्य से पूर्वसवर्ण नहीं होता है। स्त्री के महण में शस्त्री के 
अनर्थक स्त्री शब्द का ग्रहण नहीं होगा। क्योंकि यहद अनर्थक अळू रूप नहीं 
है। उससे दास्त्र्यौ शस्त्रः यहां लिया: से इयङ्‌ नहीं होतादे। सम्‌ के 
ग्रहण में पायसम्‌ करोति के अनर्थक सम्‌ का ग्रहण नहीं होगा । क्योंकि यह 
अनर्थक अळूरूप नए है! उससे पायसं करोति यहां सम्‌ से. परे कृ को 
सम्परिभ्यां करोतौ भूषण से सुट्‌ नहीं होता है । 


अलैवानर्थकेन यह नियमार्थ व्रचन विशेषरूप से किस लिये बनाया 
है? क्या यदाज्ञाधिकारें तस्य च तदुत्तरपदस्य च से दृष्ट सिद्ध नहीं हो सकता १ 
| क्योंकि प्लीदन इत्यादि में इन्‌ इत्यादि न तो इन्‌ आदि रूप ही हे और न 
| इन्‌ आदि उत्तरपद वाहे हैं | प्छीहन्‌ में समास न होने से इन्‌ उत्तरपद में 
नहीं दै । इसी प्रकार गर्मुद्‌, शस्त्री, पायसम्‌ में उद्‌, स्त्री और समू उत्तरपद 

नहीं हैं । 


अलैवानर्थकेन इस नियम - वचन के बना देने पर पदाङ्गाधिकारे तस्य? यह 
वचन नहीं बनाना पड़ेगा । इसी से सर्वेत्र काम चल जायगा । 


इन दोनों वचनों में कौन अधिक उपयुक्त दै । 


अछैवानथकेन इस नियम वचन द्वारा विधि करना ही अधिक उपयुक्त 
है । इससे..प्रमातिभहान्‌, सी... लिद...हो जाता है, अतिशयितो महान्‌, अतिमहान्‌ । 


611. Digitized by eGangotri 


 परमश्वासौ अतिमहान, परमातिमहान्‌। यहां न तो केवल महत, शब्द है । और 





श्रुवः इत्यत्र न स्यात्‌ । 


नवम आाह्विक ७३५ 


अनिनस्मन्प्रहणानि च । 


अनिनसूमनश्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोज- 
यन्ति । अन्‌--राशेत्यर्थवता, साम्नेत्यनर्थकेन । इन--दण्डीत्य थेवता, 
त 


चाग्ग्मीत्यनर्थकेन । अस्‌-सुपयाः इत्यर्थवता, सुख्नोताः इत्यनर्थकेन । 
मन- सुश्मा इत्यर्थवता, सुप्रथिमा इत्यनर्थकेन । 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहणे । 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादाविति वक्तव्यम। कि प्रयोजनम्‌? अचि 
इलुघातुञ्चुवां य्वोरियडुवडाविति इहैव स्यात्‌ थियौ । श्रुवौ। थियो 





न ही महत्‌ शब्द उत्तरपद में हे । उत्तरपद में तो अतिमदृत्‌ र्द दे । इस लिये 
पदाङ्गाधिकारे तस्य च० से यह गुद्दीत नहीं होगा तो सान्तमहतः संयोगस्य से दीर्घ 
नहीं सिद्ध होता । अलेवानर्थकेंन से तदन्तविधि होकर दीधै सिद्ध दो जाता है । 


अन्‌ इन्‌ अस्‌ सन्‌ ये अथैवान्‌ या अनथेक केसे भी दों तदन्तविधि में 
छ लिये जाते हें । अन्‌ जैसे--राझा । यहां राजन्‌ मै अन्‌ शब्द कनिन्‌ प्रत्यय 
रूप होने से अर्थवान्‌ हे । साम्ना यहाँ सामन सें सन्‌ प्रत्यय का अवयव 
होने से जनथैक हे । दोनों को झन्नन्त मान कर अल्लोपोऽनः से अकारलोप हो 
जाता है । दन्‌ जेसे-दण्डी। यहां दण्डिन्‌ में इन्‌ प्रत्यय अर्थवान्‌ है । _ वागमी 
यहाँ वाग्ग्सिन्‌ में ग्सिन्‌ प्रत्यय का अवयव होने से अनर्थक है । दोनों को 
इन्नन्त सान कर सौ च से दीधे हो जाता हे । अस्‌ जैसे- सुपयाः । यहाँ असुन्‌ 
प्रत्यय का अस्‌ अर्थवान्‌ हे । सुल्लोताः यहां तुद्‌ आगम सदित अनर्थक दै । 
दोनों को असन्त मान कर अत्वसन्तस्य चाधातोः से दीधै हो जातादै। मन्‌ 
जैसे--सुशमों । यहां मनिन्‌ प्रत्यय का मन्‌ अर्थवान्‌ दै । सुप्रथमा यहां इमनिच्‌ 
का अवयव होने से अनथैक है । देना को नान्त मान कर सपैनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
से उपधादीध दो जाता है । 


वर्ण सम्बन्धी ससम्यन्त विशेषण परे रहते यदि कोई विधि की जावे तो 
उस विशेषण में तदादिविधि होती हे ऐसा कदना चाहिये । क्या प्रयोजन दै ! 
अचि स्नु घातु० में अचि यद अच वर्ण सम्बन्धी सप्तमी विभक्ति प्रत्यय का 
विशेषण दै उसमें तदादिविधि होकर अजादि प्रत्यय परे रहते यह अर्थ दो 
जायगा | नहीं तो” “मेंस “परे रहते" यही" सैः. एह्ता५ ७ उससे. /लियो झुवौ यहाँ 








७३६ व्याकरणम दाभाष्य 


वाद्धियस्याचामादिसदू इद्धम्‌ ॥ १।१।७३॥ 

वृद्धिग्रहणं किमर्थम्‌ ? 

यस्याचामादिस्तद्‌ बुद्धम्‌ इतीयत्युच्यमाने दात्ताः राक्षिताः 
अत्रापि प्रसज्येत | बुद्धिग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो अबति । 

अथ यस्यग्रहणं किमर्थम ? 

यस्येति व्यपदेशाय । . 

अधथाज्ञग्रहणं किमथस्‌ ? 

चृद्धिर्यस्यादिस्तद्‌ बुद्धम्‌ इतीयत्युच्यमाने इहेव स्यात्‌--पेति- 


कायनीयाः । औपगबीयाः। इह न स्यादू--गागीयाः वात्सीयाः, इति । 
अज्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । 





शौ रूप अच पर रइते दी इयङ्‌ उवङ्‌ होते। किन्तु श्रियः 'मुवः यहां जस्‌ 
परे रद्दते न दोते। क्योकि जस्‌ अजादि तो है पर अच नहीं है। तदादिविधि 
हो जाने से अजादि जस्‌ परे रत भी इयङ उवङ्‌ हो जाते हैं । 


बृद्धिग्रहण किस लिये किया दै? 


यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ इतना सूत्र होने पर दात्ताः राक्षिताः ( दत्तस्य 
रक्षितस्य च छात्राः। दत्त रक्षित-अण्‌ ) यहां भी वृद्धसंज्ञा प्राप्त द्दोती हैं। इडसंज्ञा 
होकर वृद्धाच्छः से भण्‌ का बाधक छ प्रत्यय प्राप्त होगा । व्रद्धिग्रण करने पर 
दोष नहीं होगा क्योंकि दत्त रक्षित शब्दों में आदि अच्‌ इदिसंशक नहीं है। 

यस्य ग्रह्ण किस लिये किया दै ? 

यस्य ग्रहण संडी के व्यपदेश एवं बोध के लिये किया है। जेसे-- 
स्व॑ रूपं शाब्दस्य, अणुदित्सवर्णस्य, तपरस्तत्कालस्य, येन विधिस्त३न्तस्य इत्यादि भे 
षी विभक्ति से संजी का निर्देश हे ऐसे दी यहाँ दृद्धसंक्षा में भी यस्य यह 
षष्टी विभक्ति संश के निर्देश के लिये है । उससे सूत्र का अर्थ होगा--जिस 
शब्दससुदाय के अचों में आदि अच बृद्धिसंशक हे वह शब्द समुदाय वृद्धसज्ञक 
होता है । 

अच्‌ ग्रहण किस लिये किया दै ? 


बृद्धिय/रादिखद्‌, अद्गम इसत सूज्ञ. पर. ऐतिकायतीदयाः; आपगवीयाः 


नवम आहिक हे ७३७ 
अथादिग्रदणं किमर्थम्‌ ! 


बृद्धियस्याचाँ तद्‌ वृद्धम्‌ इतीयत्युच्यमाने सभासंनयने भवः 
साभासंनयनः इत्यत्रापि प्रसज्येत । आदिग्रहणे पुनः क्रियमाण न दोषो 
भवति । 


बृद्धसंज्ञायामजसँनिवेशादनादित्वम्‌ | 


बुद्ध संज्ञायामजसंनिवेशाद्‌ आदिरित्येतन्नोपपद्यते । नह्यचां 
सं निवेशो ऽस्ति । 
नलु चैवं विज्ञायते अजेवादिरिति। 

( ऐतिक्ञायनस्य औपगवस्य छात्राः। ऐ।तकायन, औपगव-छ ) यहां दृद्धसंञ्चा दो 
सकेगी । गार्गीयाः वात्सीयाः ( गाग्यैस्य वात्स्यस्य छात्राः ) यहां न हो सकेगी । 
क्योंकि अच्‌ ग्रहण के अभाव में सूत्र का अर्थ द्दोगा-जिस समुदाय का 
आदि अक्षर बृद्धि संज्ञक है वह समुदाय बृद्ध संज्ञक होता है। उससे ऐतिका- 
यन औपगव के आदि में. ऐ औ थे वृद्धिसक्ञक अक्षर हैं इस लिये यहां तो 
वृद्धसज्ञा हो जायगी किन्तु गाग्ये वातस्य के आदि में गकार वकार हैं वह 
बुद्धिसंज्ञक नहीं हैं इस लिये वहां बृद्धसंज्ञा न हो सकेगी । अच्‌ ग्रहण करने 
पर दोष नहीं होगा । क्योंकि समुदाय में विद्यमान अचों के मध्य में आदि अच्‌ 
लिया जायगा तो गाग्ये वारस्य समुदाय में विद्यमान अचों में आकार के आदि 
अच्‌ होने से बृद्धसंञ्चा सिद्ध दो जाती दै । - 





. आदिअदृण किस लिये किया दै? 2 

बृद्धियैस्थाचां तद्‌ बद्धम्‌ इतना सूत्र होने पर सभासंनयने भवः साभा- 
सनयनः यहां सभासंनयन की भी वृद्धसंज्ञा प्राप्त होगी । क्योंकि इस समुदाय 
खै विद्यमान अंचों में भी शब्द का आकार बृदिसंशक है। आदिम्रहदण करने 
पर तो दोष नदी होता। सभासंनयन में भ शब्द का आकार बृद्धिसंज्षक होता हुआ 
भी अच्‌ समुदाय के आदि में नहीं दै। 

वृद्धसंज्ञा में केवल अचों का ही समुदाय संनिविष्ट न होने से अचों के 
मध्य में आदिं होना न£। बनता । हळू रदित केवल अचों का क्रमवान्‌ समुदाय 
- दो कदी ( किसी प्रातिपदिक में) संनिविष्ट है नदी । उस अवस्था में आदि अच्‌ | 
का होना केसे संभव है । 532 

यदि ऐसा मान के कि अजदळ्ससुदाय में जहां आदि अच्‌ इद्धि दै वहां 
वृद्धसंज्ञा दोरी है, तो जहान ता. Digitized by eGangotri 


७३८ ब्याकरणमहांभाष्य 
नैवं शक्यम्‌। इहैव प्रसज्येत औपगवीयाः । हद्द न स्याद्‌ गार्गीयाः । 
एकान्तादित्वं तद्दि विज्ञायते । 
एकास्तादिल्ले च सर्वप्रसङ्गः । 
इद्दापि प्रसज्येत--सभासंनयने भवः साभासंनयन' इति । 
सिद्धमजाकृतिनिदेशात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। अच आहृतिनिर्दिश्यते । 





i दृस्ता भी नहीं हो सकता। वैसा मानने पर औपगवीयाः में ही बृद्धसञ्चा 
हो सकेगी । गागाँयाः मे न हो सकेगी। क्योंकि औपगव और गाये इन दोनों 
अजदळ्समुदायो में औपगव में ही आदि अच्‌ शकार वृद्धिसंज्ञक दै । गार्गीयाः में 
नहीं है। | 

तो फिर अजूहरूसमुदाय -मै एकान्त एवं अवयव बना हुआ आदि अच्‌ 
` उद्धिसंज्ञक देख कर बृढसंज्ञा मान ळें । ः 


अजहलसमुदाय के अवयवभूत आदि अच्‌ को वृद्धिसंज्ञक देख कर यदि 
समदाय की वृद्धसंज्ञा मानेंगे तो उन सभी समुदायों की वृद्धसंज्ञा प्राप्त होगी 
जिनमें कहीं भी वृद्धिसंञक आदि अच्‌ अवयव बना हुआ हैं। उस अवस्था 
क्च समातनयन शाब्द की भी वृद्धसंज्ञा प्रात दो जायगी। क्योंकि सभासंनयन 
इस अजइल्समुदाय में भी वृद्धिसंज्ञक भा का आकार संनयन का आदि अवयव ' 


बना हुआ दे । 


अच्‌ की आकृति का निर्देश मान कर उक्त दोष न होगा। यहां हस - 
अच्‌ व्यक्ति न लेकर सम्पूण अच्‌ जाति लेंगे। जिस भजहळससुदाय में अच जाति 
की अपेक्षा आदि अच्‌ डृद्धिसंज्ञक होगा उस समुदाय की वृद्धसंज्ञा मानेंगे तो 
सभास॒नयन की वृद्धसंज्ञा न दोगी। क्योंकि सभासंनयन सं भा का आकार 
सम्पूर्ण अचों के आदि मे नहीं दै ।' 


१. यद्यपि प्रातिपदिक अजूहलरूप समुदाय है, तो भी अचाम्‌ इस वचन 


| - सि अजाकृति का ग्रहण होगा । हलाकृति विद्यमान होती हुई भी विवक्षित नहीं 





होगी तब झव होगा--जिस शाब्द फा उसमें होने वाले सभी अचों की अपेक्षा 


<0..210[1 


ल 522 द बह Vrat Shastri Coyection, होता है” Digitized by eGangotri 
आदि अच्‌ इडिसंजञकं हे वह शब्द बुद्ध संज्ञक होता है। 
लर जू ७ r 


नवम आद्विक * ७३९ 
पएवमपि व्यञ्जनैवर्यवहितत्वाच्न प्राप्नोति । 


व्यञ्जनस्याविद्यमानत्वं यथान्यत्र । 
व्यञ्जनस्याविद्यमानवद्भावो वक्तव्यो यथान्यत्रापि व्यञ्जनस्या- 
विद्यमानवद्भाचो भवति | कान्यत्र । स्वर। 
बा नामधेयस्य । 


वृद्धसंज्ञा वक्तव्या | देवदत्तीयाः 1देवद्त्ताः । यशद्त्तीयाः | याशदत्ताः। 


गोत्रोत्तरपदस्य च । 


गोत्रोत्तरपदस्य च वृद्धसंज्ञा वक्तव्या । कम्बळचारायणीयाः । 
ओदनपाणिनीयाः । घृतरौढीयाः 


जीती 











फिर भी व्यञ्जनों की आकृति का व्यवधान होने से अच अच--भाकृति 
के झादि में न सिल सकेगा । 


ब्यन्जना की आकृति अविद्यमान मानी जायगी। जसे अन्यत्र भी 
व्यञ्जन अविद्यमानवत्‌ माने जाते हैं। अन्यत्र कद्दां ? स्वरविषय मै । इस प्रकार 
सत्र इष्ट विषय में दृद्धसंज्ञा सिद्ध दो जायगी । 


पौरुषेय नाम की घृुझूसंज्ञा विकल्प से कहनी चाहिये । देवदत्तीया 
दैवदत्ताः । यज्ञदत्तीयाः याज्ञद्त्ताः। यहां देवदत्त यज्ञदत्त इन पुरुषनामों की 
विकल्प से वृड्धसेज्ञा होकर बुद्धसंजा पक्ष में शेषिक छ प्रत्यय दो जाता है। 
बृद्धसज्ञा के अभाव में शषिक अण्‌ हो जाता हे 


गोत्र प्रत्यय हे उत्तरपद में जिसके ऐसे शब्द की भी बृद्धसज्ञा कहनी 
चाहिये । कम्बलचारायणीया: । ओदन गाणिनीयाः । घुतरौडीयाः । यहाँ चरस्य गात्रापत्य 
चारायणः॥ पाणिनस्य गोत्रापत्ये युवापत्य॑ वा पाणिनि: । रूढस्य गोत्रापत्यं रौढिः 
गोत्रप्रत्ययान्त हैं । कम्बलप्रियः चारायणः कम्बश्चारायणः । ओदन प्रिय 
पाणिनिः ओदनपाणिनिः । छृतप्रधानो रौढिः घतरौढिः। तेषां छात्राः कम्बलः 
चारायणीयाः इत्यादि। यहाँ उत्तरपदलोपी कर्मघारय समास में वृदसंज्ञा 
होकर शेषिक/छ अत्यय/होपजाता है।4:0००, New Delhi. Digitized by eGangotri 





त व्याकरणमहाभाष्य 


गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ । 
गोतरान्ताद्वा असमस्तवत्‌ प्रत्ययो भवतीति वक्तव्यम्‌ । एतान्येवोः 
दाहरणानि । 
किमविशेषेण ! 
नेत्याह ।' | 
जिह्वाकात्यहरितकात्यवर्जम्‌ । 
जिह्वाकात्यं हरितकात्यं च वर्जयित्वा । जैह्वाकाताः | हारितकाताः । 
कि पुनरत्र ज्यायः । [ 


“नोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवदि' त्येव ज्यायः। इदमपि सिद्धं भवति । 
पिङ्गळकाण्व्यस्य छात्राः पेङ्गलकाण्वाः । 





अथवा गोत्रप्रत्ययान्त को असमस्त की तरह समास रदित की तरह 
स्वतन्त्र मान कर उससे यथाविहित प्रत्यय होता हे ऐसा कहना चाद्विये। यही 
पूवोक्त कम्बल्चारायणीयाः आदि उदाहरण हें । कम्बर्चारायण आदि में 
' गोत्रप्रत्ययान्त चारायण आदि को असमस्तवत्‌ मानने पर चारायण आदि स्वयमेव 
बृद्धियस्याचामादि:० से वृद्धसज्ञक हो जायेंगे । अरग वृद्धसज्ञा कहन की आवश्यकता 
न होगी । 


क्या सामान्य रूप से सभी गोत्रप्रत्ययान्तो को असमस्तवत्‌ मान लेना 
चाहिये। / 

नही । जिह्वाकात्य और हरितकात्य को छोड़ कर क्रतश्य गोत्रापत्यं कात्यः । 
जिह्वाप्रधानः कात्यः जिह्वाकात्यः । हरितवर्ण; कात्यः हरितकात्य: । तस्य छत्राः 
` जैह्वाकाताः, हारितकाताः । यहाँ गोत्र प्रत्ययान्त कात्य शब्द को असमस्तवत्‌ 
नहीं माना जायगा तो कात्य के बृद्ध न होने से वृद्धाच्छः से रौधिक छ प्रत्यय 
` नहीं हुआ। बल्कि कण्वादिभ्यो गोत्रे स शैषिक अण्‌ प्रत्यय हो गया । आपत्यस्य च 
तद्धितेऽनाति से कात्य के यकार का लोप हो जाता है । | 


गोत्रोत्तरपदस्य च और गोव्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌. इन दोनों वचनों में कौन 
भधिक उपयुक्त है ! 


गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ यदी वचन अधिक उपयुक्त है । उससे पिल्नल- 
0. Prop Satya Vrat Shastri Co 


भी tio! सड Deki. Digitizedy eGangotri 
काण्व्यस्य छात्रा; पेजञलकाण्वाः यह भी सिद्ध हो जाता है। क्वस्य गोत्रापत्यं 


नवम आह्विक . ७४१ 
त्यदादीनि च ॥१।१।७४॥ 
यस्याचामादिग्रहणमनुवतते उताहो न। 


कि चातः । 


यद्ययुवर्तत, इह च प्रखज्येत त्वत्पुत्रस्य छात्राः त्वात्पुत्रा | इह च 
न स्यात्‌ त्वदीयो मदीय इति । 


अथ निवृत्तम्‌ , पङ्‌ प्राचां देशे यस्याचामा दिग्रहणं कतव्यम्‌ । 
एवं तह्य॑नुवतंते । 
कथं त्वात्पुत्रा मात्पुत्रा इति ? 








काण्व्यः। पिङ्गलश्चासौ काण्व्यः पिज्गलकाण्व्यः। तस्य छात्राः पेङ्गलकाण्वाः। यहाँ 
गोत्र प्रत्ययान्त काण्ब्य शब्द को असमस्तवत्‌ मानने से काण्च्य शब्द स्वतन्त्र 
हो जाता है तो दृद्धाच्छः से ग्राप्त छ को कण्वादिभ्यो गोत्रे स विहित अण्‌ 
प्रत्यय बाघ लेता है । यदि असमस्तवत्‌ न मान कर गोत्रोत्तरपदस्य च से 
ब्ृद्धसंञ्चा कर दें तो काण्व्य शब्द के स्वतन्त्र न होने से कण्वादिभ्यो गोत्रे से 
छ प्रत्यय की बाधा न होगी । तब वृद्धाच्छः से छ द्दोकर अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


पूर्वसूत्र से यहाँ यस्याचामादिग्रहण की अनुदृत्ति आती है या नहीँ? 


इससे क्या ? , र 

यदि अनुवृत्ति आती है तो सूत्र का अर्थ होगा--जिस समुदाय के 
अचों के मध्य में त्यदादि शब्द आदि में हों उस समुदाय की वृद्धसंज्ञा होती 
है । उससे त्वत्पुत्रस्य छात्राः त्वात्पुत्राः यहाँ त्वत्पुत्र इस समुदाय के आदि 
में त्यदादि होने से दृद्दसज्ञा हो जायगी तो इद्धाच्छः से अण्‌` को बाघ कर 
जेषि छ प्रत्यय प्राप्त होगा । और त्वदीयः मदीयः ( तव मम इदम्‌) यहाँ 
त्यदादि के किसी समुदाय के आदि में न होने से बृद्धसंज्ञा न होगी तो 
छ प्रत्यय न हो सकेगा । यदि यस्याचामादि ग्रहण की अनुद्रत्ति यहाँ नहीं आती 
तो आगे आने वाळे एड्‌ प्राचां देशे सूत्र में यस्याचामादि ग्रहण करना होगा । 


यस्याचामादिग्रहण की अनुवृत्ति यहाँ भाती दै । 


£ बनेंगे 
त्वात्पुत्नाः-मास्ुत्रा? कैसे रने १-०१. New Delhi. Digitized by eGangotri 





७४२ व्याकरणमद्दाभाष्यं 


सस्बन्धमञुवर्तिष्यते । द्धियस्याचामादिस्तद्‌ चुद्धम्‌। त्यदा- 


दीनि च वृद्धसंज्ञानि भवन्ति । बृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ दुद्म्‌। 
. पङ्‌ प्राचां देशे यस्याचामादिग्रहणमचुवतते । बृद्धिग्रहणं निवुत्तम्‌ । 


तद्यथा कडिचत्‌ कान्तारे सस्रुपस्थिते सार्थस्ुपादत्ते। ख यदा 
निष्क्रान्तकान्तारो भवति तदा सार्थ जद्दाति। 


एङ्‌ प्राचां देशे ।१।१।७५॥ 


एङ्‌ प्राचां देशे शैषिकेष्विति वक्तन्यम्‌। 
सेपुरिकी सैपुरिका स्कीनगरिकी स्कौनगरिकेति | 








“ee 


MRR क्या 
सम्बन्ध का अनुवतैन करेंगे । ब्रद्धिय्रेस्याचा यहद पहला सूत्र है। उसके 
बाद त्यदादीनि च यह सूत्र दै। इसमें पूर्व सूत्र की सम्पूणी अचुद्रत्ति आने 
पर भी केवल वृद्धमू इतने अंश का ही सम्बन्ध करेंगे । अन्य अंश का सम्बन्ध 
उसी के साथ रदेगा। तो इस सूत्र का अश होगा-त्यदादि शब्दों की बुद्ध 
सज्ञा होती है । आगे एङ्‌ प्राचां देश यह सूत्र है। उसमें पूर्वे सूत्र के यस्या- 
चामादिप्रण का ही सम्बन्ध होगा । बृद्धिअहण की निवृत्ति हो जायगी तो अर्थ 
होगा--जिस समुदाय के आदि म एक हे वह समुदाय प्रागदेश के अभिधान 
सें बृद्धसज्ञक होता है ' जैसे कोई मनुष्य भयक्रर जंगल आ जाने पर साथी 
को सहारे के लिये ळे लेता दै। वह जब जंगल से निकल जाता हे तब आवश्यकता 


न होने से साथी को छोड़ देता है। इसी प्रकार यद भी जावश्यकताजुआर 


'सम्बन्ध का अनुवर्तन होगा । 


एङ्‌ प्राचां देशे विधीयमान इदसंज्ञा केवळ शैषिक प्रत्यय करने में ही 
कइनी चाहिये। जिससे अपत्य विकारादि अन्य अथौ में बृद्सज्ञचा न हो। 
सैपुरिकी सैपुरिका । स्हौनगरिकी । स्कौनगरिका । ( सेपुरे स्कोनगरे च भवा ) यहां 
सेपुर स्कोनगर ये प्राचीन वादीकप्रामवाची शब्द हैं। उनकी शैषिक प्रत्यय 
विधान में वृद्धसज्ञा हो जायगी तो वाहीकग्रामेभ्यश्च से भव अर्थ में उन निद 
प्रत्यय हो जाते दें ।' हे 

१. यहाँ प्रदीपकार श्री कैयट लिखते है कि कुणि नामक किसी प्राचीन 
व्याख्याकार ने इस सूत्र में प्राचाम्‌ का अर्थ प्राचीन आचायों के मत में ऐसा 
किया हैं।" अम्य5'व्यांख्याकारों' 'ने|-प्राचाम: को” देहा का! ४विक्लेत्रण मान कर प्राच्य 


सवम आाह्विक ७४३ 


नवाहिक महाभाष्य सम्पूर्ण हुआ । 





1 


देश के अभिधान में या प्राच्य देश के कथन में एसा अर्थ किया है। 'प्राचाम 
को आचार्य का विशेषण मानने पर तो चाहे प्राच्यग्राम हो या उदीच्य द्दोया 
दोनों से बहिभूत वाहीकप्राम हो सर्वत्र इृद्धसंज्ञा हो जायगी। क्रोडे भवः क्लौडः 
यहां उदीच्यग्राम भें और देवदत्ते भवः दैवदत्तः यहां वाहीक ग्राम में प्राप्त 
बृद्धसंझा व्यवस्थित-विभाषा से नहीं हुई। जिनके मत में देवदत्त यह माच्यम्राम 
है और जो प्राग्‌ देशाभिधान में इडसंज्ञा मानते हैं उनके मत में देवदत्त की 
वृद्धसंज्ञा होकर काइयादिगण में पठित होने से छ को वाध कर काऱ्यादिभ्य- 
प्ठण मिलै से ठन्‌ जिठ्‌ हो जायेंगे तो दैवदत्तिकी दैवदत्तिका ये रूप बनेंगे ॥ 


छान्राणामुपकुबती भशमिय दषं हृदस्तन्वतो 
व्याख्या बोधमभीप्सितं प्रदिशती पूर्वापरं युन्जती । 
भाष्याथ च विवृण्वती सुविशदं प्रइनानभिव्यम्जती 


राराज्यातसततं चिमत्सरच्ुधां स्वान्तं परं प्रीणती ॥ 


इति श्रीचारुदेवशास्त्रिणः कतिषु नवाहिकस्य व्याकरणमददाभाष्यस्य 
सविवरणो हिन्यनुवादः पूर्तिमगात्‌ । 


CC-0. Prof. Satya “अमे. सादश्ापकातामासागरकानों एक... 


|| ब 


TET "पेट लिसपा>क नाप 





- eee enti 
4 


1 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


sare जिनगवाण्यमामविमन्ताछ अनमनन पि 
>> 





MIAN SAN, SOT, 























गु 


त्रिमुनि व्याकरण में पातञ्जल व्याकरण 
महाभाष्य का उच्चैस्तम स्थान है। पाणिनि 
सूत्रों पर लिखे गये उक्त, अनुक्त, दुरुक्त रूप 
अर्थो का चिन्तन करने वाले वातिकों का यह 
सर्वप्रथम उपलभ्यमान विमर्शक ग्रन्थ है। सभी 
उपयूज्यमान न्याय बीजों का यह निधान है। 
सूत्रार्थ-व्याख्यान में उपकारक परिभाषाश्रों का 
स्वरूप तथा उनकी प्रवृत्ति का विषय-विवरण 
यहीं मिलता है । सूत्र-पद-कृत्य सूत्रन्यास के लाघव- 
गौरव पर गम्भीर चिन्तन भी यहीं मिलता है । 
लौकिक दृष्टान्तों द्वारा शास्त्रीय अर्थ का समर्थन 
भी इसका अपूवे लक्षण है। व्याकरण सिद्धान्तों 
का इदंप्रथम निरूपण भी प्रसन्न शब्दावली में 
यहीं हुआ है । सूत्रों व वातिकों से अव्युत्पाद्य' पदों 
का साधुत्व भी इष्टिरूप वचनों द्वारा यहीं किया 
गया है। समस्त नव्य व्याकरण का एकमात्र 


'आधार भी यही भाष्य है। 


ऐसे गम्भीराशय, बहुविषयावगाही इस भाष्य 
को हिन्दी भाषा में विशद करने का यह प्रथम 
प्रयास है। यह अक्षरार्थानुवादमात्र नहीं है । 
यह भाष्यार्थ का सप्रपञ्च विवरण है । प्रतिपत्ति- 
सौकर्यं के लिए प्रत्येक आह्विक के प्रारम्भ में 
उसके प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार दिया 
गया है । परिभाषाझों की प्रवृत्ति व प्रयोजनादि 
दिखाते हुए उनका अर्थ भी दिया गया है जो 
उनकी प्रवृत्तिविषय का अवधारण करने में 


अत्यन्तोपकारक है। कैयट तथा नागेश की 
को करतलामलकवत्‌ विस्पष्ट 





